सप्तम परिच्छेंद 
पुराणों का वण्यं विषय 


पुराणों का मुख्य वण्ये विषय पच्चलक्षण ही है--प्तग, प्रतिसगं, वंश, 
मन्वस्तर तथा वंशानुचरित । इन लक्षणों के स्वरूप का समीक्षण पुराणों के 
समभने के लिए नितान्त आवश्यक है। पीछे दिखलाया गया है कि पुराण का 
यही सर्वप्राचीन लक्षण है। इस परिच्छेद और अगले परिच्छेद में इत पांचों 
विषयो की समीक्षा संक्षिप्त रूप में ही प्रस्तुत है। साथ ही साथ इतर विषयों 
का सामान्‍य निर्देश करने के अनन्तर पुराणनिदिष्ट भुगोल का भी विवरण अन्त 
में दिया जायेगा। 


(१) 
पौराणिक सृष्टितत्त्व 

पुराण मे सुष्ठि-विद्या का बड़े वैशद्य से वर्णन किया गया है। 'सर्ग' (सृष्टि) 
पुराणों के पश्चलक्षणो में से आद्य तथा मुख्य लक्षण है। पौराणिक सुष्ठि-विद्या 
में सांस्य-दर्शन के द्वारा निर्दिष्ट सृष्टि-विद्या का विशेष अवलम्बन तथा आश्र- 
यण लिया गया है। सांख्य का प्रभाव पुराणों के ऊपण विशेष रूप से पडा है; 
इसका प्रत्यक्ष प्रत्येक आलोचक को अल्प प्रयास से ही हो सकता है । ध्यातव्य 
तत्व यही है कि पुराण के सूष्टिप्रकरण पर सांख्य का विपुल प्रभाव पड़ा है 
अवश्य, परन्तु पौराणिक सृष्टितत्व सांख्यीय सूष्ठितत्व का अक्षरश) 
अनुवाद नही है। पौराणिक सुष्टिविद्या का अपना वैशिष्य्य है, स्वातन्त््य 
है, साख्य मत से प्रभावित होने पर भी उसमें अपना व्यक्तित्व हैँ। पुराणों 
में वणित सुष्टितत्व महाभारत तथा मनुस्मृति के एतद-वर्णय के अन्तर 
किया गया है । वैदिक सृष्टितत्व का भी प्रभाव इन तीनों ग्रन्थों के सृष्ठि- 
वर्णन में ऊपर विभेषद्पेण दृष्टिगोचर होता है। पुराणकालीन सांख्य 
निरीश्वर दर्शन न होकर सेश्वर दर्शन है अर्थात्‌ साख्य-वेदान्त में किसी 
प्रक्रार का विरोध या वैषम्य इस प्राचीन काल में लक्षित नही होता जैसा वह 
बवान्तर काल में स्पष्टतया प्रतीत होता है । यहाँ तो सांख्य तथा वेदान्त का 
मज्जुल सामरस्य है बर्थात्‌ प्रकृति-पुरुष के द्वत का प्रतिपादक सांख्य अद्यय 
ब्रह्म के द्योतक वेदान्त के साथ मिलकर पौराणिक दर्शन की मूल भित्ति तैयार 
करता हैँ। प्रकृति तथा पुरुष दो भिन्‍न तत्त्व नहीं है, प्रत्युत वे दोनों ब्रह्म के 
द्वारा प्रेरित होकर ही अपने कार्य के सम्पादन में समर्थ होते है। ब्रह्म इन 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वण्य विषय २७५ 


दोनो का भ्रध्यक्ष है और इस ब्रह्म को वैष्णव विष्णु से तादात्म्य करते हैं, शेव 
शिव से, शाक्त शक्ति से--अर्थात्‌ प्रत्येक मत अपने अभीष्ट परदेवता के साथ 
उसकी अभिन्नता मानता है। 
साख्य में सृष्टि का विकास प्रधान तथा पुरुष इन दोनों तत्त्वों के पारस्प- 
(रिक प्रभाव तथा सयोग का परिणत फल है। सांख्य मे ये दोनों ही अनादि 
तथ्य नित्य तत्त्व है, परन्तु पुराण में वे दोनो ही विष्णु के दो रूप माने गये 
है अर्थात्‌ इनकी उत्पत्ति विप्णु की सत्ता पर आधारित है। विष्णुपुराण का 
स्पष्ट कथन है कि विप्णु के परम (- उपाधिरहित ) स्वरूप से प्रधान और 
पुरुष दो रूप होते है और विष्णु के एक तृतीय रूप--कालात्मक रूप--के 
द्वारा ये दोनो सुध्टि-समय मे संयुक्त होते है तथा प्रलय-दशा मे वियुक्त होते 
हैं। भगवान्‌ विष्णु कालशक्ति के द्वारा ही विश्व की सृष्टि तथा प्रलुय किया 
करते है* । विषयो का रूपान्तर या बदलना ही काल का आकार है। काल 
तो स्वयं अनादि, अनन्त तथा निरविशेष है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान्‌ 
खेल-खेल में अपने आप ही को सुष्टिरूप मे प्रकट कर देते हैं। पहले यह समग्र 
विश्व भगवान्‌ की माया से लीन होकर ब्रह्महप मे स्थित था। उसी को अव्यक्त 
शूति काल के द्वारा भगवान्‌ ते पुनः थक रूप से प्रकट किया । 
पुराण के अनुसार यह विश्व ब्नादि तथा अनन्त है। इस समय में बह 
जैसा है, वह पहले भो वैसा ही था और भागे भी वह इसी रूप सें रहेगा । 
यथेदानी तथाग्रे च पश्चादप्येतदोदृशम्‌ । 
--( भाग० ३॥१०११३ ) 
तब प्रलय की सम्भावना कैसे ? यह जगतु कतिपय वर्षों में वलीन तथा 
नष्ट हुआ दृष्टिगोचर होता है--इसका रहस्य क्या है? इसका उत्तर हैं 
अवाहनित्यता । गंगाजी में ड्ुगकी लगानेवाला व्यक्ति उसी जल मे फिए ड्रुबकी 
नहीं लगाता, जिसमे वह एक क्षण पूर्व डुबकी लगा चुका था। जल तो सन्तत 
प्रवहणशील है--वह निरन्तर परिवर्तनशील है, एक क्षण के लिए भी उसमें 
विराम नही है, तब गंगा के उसी जल मे डुबकी लगाने का ताह्पयं वया है ? 
जल प्रतिक्षण अवश्य बदलता रहता है, परन्तु वह प्रवाह, वह धारा जिसका 
१, विष्णो: स्वरूपातु परतो हि ते द्वे 
रूपे प्रधान पुरषश्च विप्र। 
तस्येव॒तेउ््येन घते वियुक्ते 
रूपान्तरं यद्‌ द्विज कालसंज्ञमु ॥--विष्णु १॥२।२४ 
२. वही १४२२७ 


२७६ पुराण-विमर्श 


वह भविभाज्य भंग है, कभी भी उच्छिन्न नही होती है । वह नित्य होती है। 
सृष्टि के विषय मे भी यही प्रवाहनित्यता का सिद्धान्त कार्यशीकल सावना 
चाहिए । 

प्रकृति, पुरुष, व्यक्त ( -जगत्‌ ) तथा काल---ये चारो रूप उसी परमात्मा 
विप्णु के है, परन्तु वह इन्ही के द्वारा सीमित वही होता । वह इनसे परे भी 
वर्तमान रहता है | जग॒त्‌ की सुप्टि उस विष्णु की क्रीडा ही सम झनी चाहिए, 
अन्यथा उस आप्तकाम के लिए इस विचित्र विश्व के उत्पादन का तात्पयें ही, 
उद्देश्य ही कौन सा हो सकता है ? पुराणों ने विश्व के सृप्टितत््व का वर्णन 
कम या अधिक सात्रा में बहुशः किया है।' साख्य के सुष्टितत्व का पौराणिक 
सुप्टितत्व के ऊपर प्रभाव का विश्लेषण अनेक विद्वानों ने किया है। वह इस 
प्रसंग मे अनुसन्धानयोग्य है।* 
नवसर्ग 

पुराणों मे सुप्टि के नव प्रकार बतलाये गये है। इन नव सर्गो का सक्षिप्त 
वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। सर्ग मुस्यतया तीन प्रकार के होते है-- 
( १ ) प्राकृतसर्ग, (२) बेकृतसग तथा (३) प्राकृत चैकृत । प्राकृत तथा 
वेक्तत सर्ग के पार्थकय के विषय में पुराणो का कथन है कि प्राकृत सर्य अवुद्धि- 
पूर्वक होता है अर्थात्‌ उसकी सृष्टि नैसगरिक रूप मे होती है और उसके निमित्त 
ब्रह्मा को अपनी बुद्धि या विचार को कार्यरूप में छाने की भावश्यकता नही 
होतो । इसके विपरीत, बेकृतसर्ग वुद्धिपुवंक होता है अर्थात्‌ ब्रह्मा ने खुब सोच- 
समभझकर इस सर्ग के प्रकारो का निर्माण किया-- 


१. द्रष्टव्य ब्रह्म, अ० १; विप्णु १२-४५; वायु ३-६ अ०, भाग० ३॥१०, 
३-२०; नारदीय १४२ अ०, मार्के० ४७-४८ अ०; भविष्य २५-६, ३॥५-१०; 
कूर्मे १४-१०, गरुड शा् अ०, मत्त्य २-३ अ०; देवी भाग० ३३१-७; 
हरिवंश १॥१-३ । 

२. द्रप्टग्य ॥॥6 82879:9ण7 20079 ० ४98 किकाक्ा207 /2000:7९ 
शीठ्शा व ७ (दरपााटको ग०ए88 एण कब्झांड छए फि, ९, मंग्लच्छा 
(?िप्प्थ्यन क्रैणालक, ध०ण २, ऐ० 2 ??ए, 28--338? 962, ्ध्ा- 
ग्रव847 ) 

३. नवसगंविषयक श्लोक विष्णुपुराण अ८ ५१-२४ से तथा माकेप्डेय 
( अ० ४७ ) में बिलकुल एक समान ही है। दोनो में बहुत ही कम अन्तर है। 
विप्णु २१ का पाठ है इत्येब प्राकृतः सर्ग: सम्भूतो बुद्धिपुवक है जो 
मार्कण्डेय तथा शिवपुराण के पूर्वोक्त इलोक-पा5 के स्वारस्य से “अवुद्धिपू्वक:” 
ही होना चाहिए। 


सप्तम प्रिच्छेद : पुराण का वण्यं विषय २७७ 


प्राकृताश्च त्रये पूर्व सर्गास्तेड्बुद्धिपुवका:। 

बुद्धिपूर्व॑प्रवर्तन्ते मुख्याद्या: पश्च वेकृता:॥ 

प्रातसर्ग की संख्या है तीन, वैकृतसर्ग की पाँच तथा प्राकृत-बैक्ृतकी 
'एक । इस प्रकार सर्गो की सम्मिलित संख्या नव (९ ) है ।* 


आकृत सर्ग--- 

( १ ) ब्रह्मसगं--महत्‌ तत्व के सर्ग को ब्रह्मा का प्रथम सर्ग कहते है । 
ब्रह्मस्गं' मे ब्रह्मनू शब्द गीता के अनुसार महत्‌ ब्रह्म अर्थात्‌ बुद्धितत्व का 
बोधक है ( गीता १४॥३ ) साख्य-दशंत के अनुसार बुद्धि या महत्तत्त्व ही प्रकृति- 
पुरुष के सयोग का प्रथम परिणाम है। वही मत यहाँ भी स्वीकृत है । 


(२ ) भूतसर्ग--पत्च तम्मात्राओं की सृष्टि का यह अभिधान है। तंन्‍्मात्राएँ 
पृथिव्यादि पत्र भृतो की अत्यन्त सुक्ष्मावस्था के च्योतक तत्त्व हैं । ये 'अविशेष 
नाम से भी सांब्य मे प्रस्यात है । 

( ३ ) वेकारिक सगं--इच्द्रियसम्बन्धी सूष्टि का यह नाम है। सांख्य- 
शास्राभिमत प्रक्रिया यहाँ पुराणो को अभिमत है कि अहंकार के तामस छूप से 
तो पच्च तन्मात्रो का जन्म होता है तथा सात्त्विक रूप से इन्द्रियों का जन्म होता 
हैं। राजसरूप दोनो की सृष्टि मे समान-भाव से क्रियाशील रहता है भौर 
इसीलिए उस रूप से किसी पदार्थ का उदय नहो होता । पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पॉच 
कर्मेन्द्रियाँ तथा उमयरूपात्मक संकल्प-विकल्पात्मक सन को मिलाने से इन्द्रियों 
की संख्या एकादश होती है । 

वेकत सर्गं--( पाँच संख्या मे ) 

(४ ) मुख्यसगं--विष्णुपुराण के कथनानुसार ( १।५३-४ ) सर्ग के 
आदि मे ब्रह्मा जी के पूव॑ंवत्‌ सुष्टि का चिन्तन करने पर पहिले अवुद्धिपूर्वेक 
तमोगुणी सृष्ठि का भाविर्भाव हुआ पत्ञपर्वा अविद्या के रूप मे । तम 
( भज्ञान ), मोह, महामोह ( भोगेच्छा ), तामित्न ( क्रोध ) तथा अन्धतामिस्र 
( अभिनिवेश )--ये अविद्या के पच्च पवे या पश्च प्रकार हैं। पुनः ब्रह्मा जी के 
ध्यान करने पर जो सुष्ठि हुई चह ज्ञानशुन्य, भीतर-बाहर से तमोमय तथा 
जड नगादि ( वृक्ष, गुल्म, ऊता, तृण, दीरुध्‌ ) रूप पाँच प्रकार के जड़ पदार्थों 
की थी । यह जडसुष्टि मुख्यसग्ग के नाम से इसलिए अभिहित की गयी है कि 





१. बहुततर पुराणों में यही संख्या मान्य है, परन्तु श्रीमद्भागवत ने 
इसमे एक सर्ग जोड़कर इसे दश संख्या बतलाया है ( द्रष्व्य भाग ० ३१०२८ ) 


--शिवपुराण, वायवीय ११९१८ , 


हि 


२७८ पुराण-विमश 


भूतल पर चिरस्थायिता की दृष्टि से पर्ब॑तादिको की मुख्यता है ( मुख्या दें 
स्थावराः स्मृताः, विष्णु, १५२१ ) । 

(५४ ) तियेंक्‌ स्ग--न्नह्मा ने इस सुष्टि को पुरुषार्थ के लिए असाधिका 
जानकर पुनः ध्यान किया, तो तिर्यग्योनि के जीवों का उदय हुआ । तियंक 
ताम का स्वारस्य यही है कि इस योनि के प्राणी वायु के समान तिरछी गति से 
चलते है। इस सर्ग में आते है--पक्षी तथा पशु। ये सब प्रायः तमोमय 
( भज्ञानी ), विवेक से रहित ( अवेदिनः ), बनुचित सा्ग का अवलम्बन करने 
वाले ( उत्पथग्राहिण: ) और विपरीत ज्ञात को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले 
होते हैं । ये सब अहंकारी, अभिमानी, अट्ठाइस प्रकार के वधो " से युक्त, अन्त:- 
प्रकाश तथा परस्पर मे एक दूसरे की प्रवृत्ति को न जानने वाले होते हैं | स्थावर- 
सुष्धि के बाद जंगम सुष्टि का यह प्रथम रूप उदय में जाया । 

( ६ ) देवसगं--तियंक्योनि की सृष्टि से ब्रह्मा को प्रसनन्‍्तता नहीं हुई 
उनकी प्रसन्नता का हेतु वह सर्ग है जो परम पुरुषार्थ मर्थाव्‌ मोक्ष का साधक 
सिद्ध हो। तियंक्‌ ज्ञोत का सं इस तात्पयं मे सहायकन होने से उन्होंने 
ऊध्वंखोत वाले प्राणियों का सर्जन किया । यह ऊष्वे लोक में निवास करने 
वाला सात्विक वर्ग है। इस सुष्टि के प्राणी विषय-सुख की प्रीति से सम्पन्न 
, होते है, बाह्य तथा आन्तर दृष्टि से युक्त होते है। ये भीतरी-बाहरी प्रकाश से 

युक्त होते हैं । 

( ७) सानुषसगं--पुर्व सगे भी ब्रह्माजी की दृध्ि मे पुरुषार्थ का असाधक 
ही निकका। इसलिए सत्यसंकल्प प्रह्म ने फिर अपने व्यान से एक नवीन 
प्राणिवर्ग का निर्माण किया जो प्ृथ्वीपर ही भ्रमण करने वाले जीव थे 
( भर्वाकृस्नोत्स: ) । इनमे सत्त्व, रज तथा तम--इन तीनो गुणो का आधिक्यः 
रहता है। इस वेशिप्टच के कारण वे दुःखबहुल होते है ( तमोद्रेकातु ), वेः 





१. “दघ” का अर्थ है अशक्ति | सांख्यकारिका ( कारिका ४९ ५१) मे इस 
समस्त वधो का रूप निदिष्ट हैं। अनावश्यक होने से ये यहाँ नही दिये जाते; 
जिज्ञासुजन इन्हे साव्यकारिका तथा उसकी टीका मे विस्तार से देखे । 


श्रीमद्सागवत ३१०२० का पाठ है--'तिरश्चामध्म: सर्ग: सो5प्टाविश- 
विधो मतः' जहाँ तियंकूसर्ग २८ प्रकार का बतलाया गया है। भाग० ने २० 
श्लो ०-२४ इलो ० तक इन अट्ठाइस प्रकार के पशु-पक्षियों का नाम्ता निर्देश भी 
किया है। लेखक की दृष्टि मे “अहंकृता भहम्माना अष्टाविशद्‌ू-वधात्मका:” इस: 
विप्णुपुराणीय पाठ मे वध” को 'चिध' पढ़ने का यह दुष्परिणाम है। कहता ना 
होगा कि विष्णुपुराण का यह वर्णन प्राचीन है जिसकी छाया भागवत पर है । 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वण्यं विषय २७९, 


अत्यन्त क्रियाशील है-- सदा काय॑ में संलग्न रहते हैं ( रजोद्रंकात्‌ ) तथा बाह्य 
आभ्यन्तर ज्ञान से सम्पन्न होते हैं ( सच्वोद्रेकात्‌ ) इस सर्ग के प्राणी मनुष्य! 
कहलाते हैं ( विप्णु १५१५-१८ ) 

(८ ) अनुग्रह सरगें--विप्णुपुराण ने इसे साच्विक-तामस कहकर केवल 
सामान्य संकेत कर दिया है ( विप्णु १।५।२४ )। इसके स्वरूप का निर्देश 
मा्क॑ण्डेय ने स्पष्टतः किया है* (४७ अ०, २८-२९ इलो० ) जहाँ यह चार 
प्रकार का बतलाया गया है--विपयंय, सिद्धि, शान्ति तथा तुष्टि] ( ६६७। 
६८ ) वायु मे इन चारो की व्यवस्था भी की गयी है--स्थावरों मे रहता है 
विपर्यास, तियंग्योनि मे शक्ति, मनुप्यो मे सिद्धि तथा देवों मे तुष्टि । 

यहाँ भावों की सृप्टि अभीष्ट है। सांख्य में यह प्रत्ययें सर्ग कहा गया है 
जिसके चार भेद विपयंय, अशक्ति, तुप्टि तथा सिद्धि नाम से प्रख्यात है 
( द्रष्टव्य साख्यकारिका, कारिका ४६ )। वायु-पुराण की दृष्ठि कुछ भिन्‍न ही 
है । समस्त प्राहृतसर्ग प्रकृति के अनुग्रह से जायमान होने के कारण ही भनुग्रह 
सर्ग कहलाता है। वायुपुराण का यह वर्णन बड़ा ही रोचक तथा साहित्यिक 
सेमदकार से मण्डित है* । 


संसार रूपी वृक्ष 
बीज अव्यक्त ( प्रकृति ) 
स्कन्घ बुद्धि 
अंकुर इन्द्रिय 
शाखा सहाभूत ( पतच्च ) 
पत्र विशेष ( ८ पच्चविषय ) 
फुष्प धर्म तथा अधर्स 
फेल सुख तथा दुःख 
पक्षी सब प्राणी 


१. पश्चमोध्तुग्रहः सर्गेश्चतुर्धा स व्यवस्थित: 

विपयंयेण शकत्या च तुष्ठया सिद्धघा तथैव च ॥ 

“मार्क ० ४७२८ #« वायु ६५७ 

२. अव्यक्तबीजप्रभवस्तस्य॑वानुग्रहोत्यित। ॥ 

शुद्धिस्केन्थसयश्च॑व इन्द्रियांकुरकोटर: ॥ ११४॥ 

महाभृत्तप्रशाखश्च विक्षेपै; पत्रवास्तथा । 

घर्माधमंसुपुष्पस्तु सुखदुःखफलोदयः॥ ११५ ॥। 

आजीव; सर्वेभुतानामयं वृक्ष; सनातनः । 

एतद्‌ ब्ह्म॒वन चैव ब्रह्मुवृक्षस्य तस्य तु ॥ ११६ ॥ 


र्‌८० पुराण-विमर्श 


वायुपुराण इस समस्त प्राकृत सर्म को अनुग्रह सर्ग बतलाता है। 

(९ ) फौमार सर्ग--यह अन्तिम सर प्राकृत--वैक्ृत उभयात्मक माना 
गया है। इस शब्द से सनत्कुमार के उदय वा संवेत है, क्योकि भाग० १॥३।६ 
में कौसार सर्ग” शब्द का प्रयोग इसी अर्थ मे किया गया हें--- 

स्‌ एव प्रथम देव: कौमारं सर्गमास्थितः | 
चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचयंमखण्डितम्‌ ॥ 
“भाग० १॥३॥६ 
सनत्कुमार भगवान्‌ विप्णु के ही मन्‍्यतम अवतार माने गये हैं । 
( भाग० २७ ) 


यह सगे उभयात्मक अर्थात्‌ प्राकृत-बेकृत उभयरूप माना गया है। इसके 
विषय में टीकाकारो मे ऐकमत्य नही है। विश्वनाथ चक्रवर्ती का कबन है कि 
व्यानपुत मन से ही अन्य व्यक्तियों की सुप्टि हुु--यह्‌ कथन इसका प्रमाण है 
कि कुमारों की सृष्टि भगवद्व्यानजन्य है तथा भगवज्जन्य भी है। और 
इसीलिए वे प्राकृत-बैक्ृत कहे गये है* । सुबोधिनी में वलल्‍्लभाचार्य जी ने इन्हें 
देव और मनुष्य मानकर इस द्विविधत्व का हेतु खोज निकाछा है। इसका 
भागवत के निम्थार्की व्याख्याकार शुकदेवाचार्य ने खण्डत किया है कि सनत्कु- 
मार कभी मनुष्यकोटि मे नही माने गये हैं। ये ज्ञानभक्ति-सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
हैं। इनका एक बार जन्म तो ब्रह्मा से हुमा तथा प्रत्यहं प्रादुर्भाव होने से ये 
चिरस्थायियों मे अन्यतम परिगणित किये गये हैं। इसीलिए वे द्विविधरूप मे 
अगीक्षत है--प्राकृत भी तथा बैकृत* भी । 

प्राणिसृप्टि में नाना प्रकार के प्राणियों का निर्माण किस प्रकार हुआ ? 
इस प्रश्त का भी समाधान पुराणों से प्राप्त होता है प्राणियों में असुर, सुर, 
पितर तथा मनुष्य मुख्य होते है। इसलिए इनकी उत्पत्ति का प्रकार भी 
बड़ी सुन्दरता से पुराणों में बतलाया गया है। सृप्टि को कामना करने पर 





अव्यक्त कारणं यत्तु नित्यं सदसदात्मकम्‌ 
इत्येघो्नुप्रह: सर्गो ब्रह्मण: प्राकृतस्तु यः ॥ ११७ ॥ 
“-वायुपुराण, नवम अध्याय 
१. तेषा “भगवद्व्यानपूतिेन मनसाइन्यॉस्ततोब्सूजदिति अग्रिमोक्तेंगवद- 
व्याचजन्यत्वेत भगवज्जन्यत्वाच्च प्राकृतो वैक्ृतश्चेति । 

“विश्वनाथ चक्रवर्ती की व्याख्या ( भाग० ३॥१०॥२६ ) 

२. इन टीकाकारो के मतो के लिए द्रष्टव्य दशटीका समन्वित 

भागवत, तृतीय स्कत्च, छ० २५२ ( वृन्दावन से प्रकाशित ) 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वण्यं विषय २८१ 


जब ब्रह्माजी दत्तचित्त हुए तब प्रथमतः उनमे तमोगरुण का जआधिक्य हुआ । 
-उस समय सबसे पहले उनकी जंघा से असुर उत्पन्न हुए। असुर के निर्माण के 
अनन्‍्तर ब्रह्माजी ने उठ तामसिक देह का परित्याग कर दिया जो तुर्त रात्रि 
के रूप मे परिणत हो गया । अनच्तर सात्विक देह का आश्रय करने प्र बहा 
के मुख से सत्त्वप्रधान सुरों की उत्पत्ति हुई॥ उसके वाद प्रजापति के द्वारा 
परित्यक्त वह शरीर दिन के रूप से परिणत हो गया। इसके बाद उन्होने 
आंशिक सत्त्वमय देह को घारण किया और अपने पाश्वे से' पितरों का निर्माण 
किया । वह छोड़ा गया शरीर दिन और रात के बीच सच्च्या बस गया। तब 
इन्होने रजोमय देह का आश्रयण किया जिससे रज:प्रधाव भनुष्यो की सृष्टि 
हुईं । प्रजापति के द्वारा छोड़ा गया वह शरीर ज्योत्स्ता अर्थात्‌ प्रभातकाल बन 
गया । इस प्रकार चार प्राणिवर्ग का सम्बन्ध चार काल-विभाग से है, क्योकि 
“उनकी बलुशालिता उसी काल मे देखी जाती है। इस प्रकार--- 


अधुर का सम्बन्ध है रात्रि से 


सुर हे दिन से 
पितरो , साथ॑ सच्ध्या से 
भनुंप्यप ,, प्रातःकाल से 


सृष्टि के विषय में एक विशिष्ट तथ्य का पुराण वर्णन करता है जो मनु- 
स्मृति ( १२६ ) में उल्लिखित है तथा जिसका प्रामाण्य आचार्य शद्भूर ने 
शारीरक भाष्य ( ११३॥३० ) मे स्वीकार किया है। यावत्‌ स्थावर-जंगम की 
रचना ब्रह्माजी के द्वारा ही की जाती है । इन जीवों का यह वेशिष्व्य है कि 
-प्राक्‌ कल्प में उनका जैसा स्वभाव था, ज॑ंसी प्रवृत्ति थी, इस सुष्टि में भी बही 
उन्हें प्रा्त होता है--बैसा ही स्वभाव तथा दैसी ही प्रवृत्ति । उस समय हिंसा- 
अहिंसा, मुदुता-कठोरता, घर्म-अधमं, सत्य-अनुत--ये सब अपनी पूर्व भावना 
के अनुसार ही उन्हें प्राप्त होते हैं तथा उन जीवों को थे अच्छे लगने भी 
लगते है--- 
तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्सृष्टयां प्रतिपेदिरे | 
तास्येव ते प्रपद्चन्ते सुज्यमाना: पुनः पुनः ॥ 
हिलाहिले मूदु-क्ररे. धर्माधर्मावृत्तानते। 
तड्भाविता: प्रपच्चच्ते तस्मात्‌ तत्तस्य रोचते ॥ 
“विष्णु १५४६०-६१ 
हे इसी प्रकार के श्लोक सनुस्मृति भे भी उपलब्ध होते है ( मनुस्पृत्ति १२९ 
-में द्वितीय श्लोक किखित्‌ भिन्न रूप मे उपलब्ध है--'यचस्य सोड्दधातु से तत्‌ 
“तस्य स्वयमाविशत्‌', परन्तु इसका तात्पयँ वही है )। इस प्रकार पुराण की 


र्पर पुराण विमर्श 


दृष्टि में कर्मानुसार सृष्टि है। इसमे ब्रह्मा पर न तो क्रूरता का और न बैपस्था 
का दोष आरोपित किया जा सकता है। पूर्व कर्म के कारण ही इस जन्म में 
प्राणियों की विभिन्न प्रवृत्ति तथा विभिन्‍न प्रकृति है। पुराणों का यह तथ्य 
कथन भारतीय दर्शन की सुचिन्तित परस्परा के अन्‍्तर्भुक्त है--इसे कौन स्वीकार 
न करेगा ? 
ब्राह्मी सृष्टि 

भगवान्‌ विष्णु की प्रेरणा से उतके ही नाभिकमल पर बैठे हुए ब्रह्माजी ने 
दिव्य शतवर्ष तक तपस्या की । तब उन्होने देखा कि वहु जरूू तथा उनका 
आसनभूत कमल प्रवल वायु के वेग से काँप रहा है। सुष्टि से प्राक काल में यह 
उस दशा का सुचरक है जब एकाणंव--समस्त समुद्र के ऊपर वायु का दी प्रवल 
आधाद होता रहता है । तपस्या तथा अव्यात्म ज्ञान के बल पर ब्रह्मा में विज्ञान 
शक्ति का प्रावल्य हो गया और इसी शक्ति के वल पर उन्होने उस प्रवल वायु 
को तथा विशाल जलराशि को पान कर डाला । अवशिष्ट बचे हुए वियद्व्यापी 
कमल को देखकर प्रह्या ने विचार किया कि इसी के द्वारा पूर्व काल में प्रकृति 
में लीन लोको की रचना करूँगा । फलत: उन्होने उच आकाशब्यापी कमल में 
स्वयं प्रवेश कर उसे तीन भागो में विभक्त कर दिया, यद्यपि वह चौदह भागों 
में विभक्त होने के योग्य था । इन्ही भागो का नाम है--भूः, भ्रुवः तथा स्व: ॥' 
कर्म का राज्य इन्ही लोको में सीमित है । इसके ऊपर जो चार हछोक मवशेपः 
है महः, जनः, तपः, सत्यं, इनमें उन छोगी का निवास होता हैं जो निष्काम 
कर्म के सस्पादक होते हैं ॥ इन चारो छोको की समप्टि का एक सामुहिक अभि-- 
धान है--परमेट्टी लोक या ब्रह्मलोक* ॥ 

इन्ही ब्रह्मा ने पृवंवणित जीवों की--स्थावर से लेकर देवपर्यन्त--सृप्टिः 
की, परन्तु जब उस सृष्टि की वृद्धि आगे न वढ सकी और उत्तकी सृष्टि का 
तात्पयं ही सिद्ध न होने लगा, तब उन्होने मान्रसपुत्रों का सर्जन किया--अपने 
समान ही शक्तिसम्पन्त तथा अध्यात्ममण्डित । प्लह्मया के इन मानसनपुत्रों को 
तत्समान होने के द्वेतु ब्रह्मा' के ही नाम से भागवत पुकारता है। ये संख्या में 
नव ( £ ) है--भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अज्धिरस्‌, मरीचि, दक्ष, अग्नि तथा 
वसिष्ठ । थे नव ब्रह्मा के नाम से पुराणों में विख्यात हैं। व्याति, भूति श्ादि 
नव कन्याओ को भी उत्पन्न कर इन्हे ही पत्नी होने के लिए प्रदात किया जिससे: 


भागे चलकर सुष्टि का विस्तार हुआ । 
नम कलर लक अमर हज 


१. भागवत ३॥१०४-९ 
३, द्रप्टव्य, विष्णुपुराण १॥७।१--८ 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वण्य विषय र्‌८र 


सानसी सृष्टि 
ब्रह्म/ की सुध्टि मानसिक ही होती है। वे शरीर-संयोगधुर्वक बैजी सृष्टि 

नही करते । जीचो के पूर्व जन्म मे किये गये कर्मो को जानकर ही न्रह्मा उन्हें 
उत्पन्न करते है। प्रह्मा इन कर्मो की भगवत््‌-प्रदत्त ज्ञान द्वारा ही जानकर 
सुष्टि करते हैं। ब्रह्मा की मानसी सुष्टि द्वारा उत्पादित मरीचि, कश्यप आदि: 
अनेक अधिकारी पुरुष होते है जो ब्रह्मा के संग-साथ मे मिलकर उन्ही की प्रेरणा 
मे सुष्टिका्ये का सम्पादन करते है। इसीलिए तो ये नव मानसपुत्र कार्य के 
साम्य के कारण नव ब्रह्मा के नाम से भागवत मे पुकारे गये ह। इसी कारण 
प्रजापति कश्यप से देव-देत्य, पशु-पक्षी, स्थावर-जंगम--सब जन्तुओं का उदय 
होता है। कश्यप की निरुक्ति भी उनकी सुप्टि-शक्ति की पर्याप्त चोतिका है । 
ब्राह्मणग्रस्थो ने 'कश्यप: पश्यको भवति” कहकर कश्यप का अर्थ निर्वंचन किया 
है---देखनेवाला बर्थातु अपनी दृष्टि से सुप्टि करनेबाला/। महाभारत में भो 
सानसी सुष्टि की परिभाषा इसी तथ्य की पोषिका है-- 

प्रजापत्तिरिदं सर्व॑ सनतसेवासुजत्‌ प्रभु:। 

तथैव देवाच, ऋषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ 

आदिदेवसमुद्भूता ब्रह्ममूलाक्षयाव्यया | 

सा सृष्टिमनिसी नाम धर्मेतल्त्रपरायणा॥ 


मानसी सुप्ठि की परिभाषा है वह सुष्टि जो आदि देव ब्रह्माद्वारा वेदमुलक,. 
अक्षय, अव्यय तथा धर्मानुकूल हो । 

' मानसी सृष्टि के अनन्तर हो बैजो सुष्टि होती है जिसका वर्णन वैक्षत सर्ग: 
के प्रस॒द्भ में ऊपर किया गया। 
रोद्री सृष्टि 

इनसे पूर्वे सनन्‍्दन, सनातन आदि चारो कुमारों की सुप्टि ब्रह्मा ने सुप्टिः 

की वृद्धि के लिए ही की थी; परन्तु सन्‍्तान तथा ससार के प्रति उनके औदासीन्य 
तथा निरपेक्षमाव को देखकर पितामह के क्रोध का ठिकाना नही रहा । उसी 
समय क्रोधदीपित तथा भ्रुकूटि-कुटिल छलाट से प्रच्रण्ड सुये के समान प्रकाश- 
मात्त रुद्र का आविर्भाव हुआ । रुद्र के शरीर का वेशिप्ट्य यह था कि उनका 
आधा शरीर नर के आकार मे था बौर अपर जाघा शरीर नारी के आाकार मे 
था। ब्रह्माजी के जादेश से रुद्र ने भपने शरीर का द्विषा विभाजन किया--सत्री 
रूप मे और पुरुष रूप मे । पुरुषभाग को ग्यारह भागो में पुतः विभक्त किया 
तथा ज््री भाग को सौस्य-क्रूर, शान्त-अशान्त, श्याम-गौर आदि अनेक रूपो में 


२८४ पुराण-विमर्ं 


विभक्त किया। रुद्र के द्वारा आविर्भावित यह सृष्टि रीद्री सृष्टि के नाम से 
पुराणों में अभिद्वित की गयी है । 


पोराणिक सृष्टितत््व की सीमसांसा 

पुराण में वर्णित सुष्टितत्व की यह एक सामान्य झूपरेखा हे। इसका 
विश्लेषण करने से भागवतों को समन्वय दृष्टि का पूर्ण परिचय प्राप्त होता है । 
ब्रिदेवो का सुप्टि के उत्पादन में सहयोग है। प्रधानतः सृष्टि तो ब्रह्माजी का ही 
कार्य है, परन्तु इस सुप्टिकार्य के लिए उन्हें प्रेरणा प्राप्त होती है विष्णु के द्वारा 
ही । विष्णु के नाभि-क्मल के ऊपर ब्रह्मा का निवास होता है। वे अगोचरा 
वाक के द्वारा तप करने के लिए प्रेरित किये जाते है और सी वर्षों तक निष्पन्न 
तपस्या के फलरूप उन्हें सुष्टिकायं की योग्यता प्राप्त होती है और विष्णु के 
हारा प्रेस्‍्णा पाकर ही प्रह्मा इस विशाल विश्व के सर्जून मे प्रवृत्त होते है । 
विष्णु-पुराण इसीलिए ब्रह्मा को हरि का ही रूपान्तर मानता हे। धर्थात्‌ वह 
परम शक्तिशाली भगवान्‌ विष्णु ही अपने प्रह्माख्पी भरृत्यन्तर से बिश्व का 
निर्माण करते है । शैव पुराणों मे शिव की प्रेरणा से यह कार्य होता है; परल्तु 
व्यान देने की बात यह है कि सुष्टिकाय॑ मे रुद्र का भी सहयोग अनिवाय है। 
भागवत तथा माकेण्डेय ते रुद्रस्ग की चर्चा की है जो अर्धनारी-स्वरूप होने से 
अपने ही देह का दो विभाग करके विश्व नर तथा नारी आर्थात्‌ मानवदम्पति 
की सृष्टि करते है। पुराणो की समन्वय-हृष्टि नितान्त आवजनीय है । भागवत 
सम्प्रदाय का यही वैशिप्टच रहा है भौर इस सम्प्रदाय का प्रभाव वैष्णव तस्व- 
नमीमांसा के ऊपर विशेष रूप से पड़ा है--इस तथ्य को धामिक इतिहास का 
जिज्ञासु अपने हृकृपथ से ओकलछ नहीं कर सकता । 

भारतीय पड्दर्शनों से साख्य का विपुल प्रभाव सुष्ठि-प्रक्रिया के ऊपर पड़ा 
हैं। कपिल आदि विद्वानु के रूप मे उपनिषदो मे गृहीत किये गये है । तत्वों को 
मीमांसा उनका सहान्‌ वैशिष्टय है। उनकी अपनी सृष्टि-प्रक्रिया हैं। इसका 
प्रा प्रभाव पीराणिक सृष्टिवाद पर है; परन्तु उसका अक्षरशः पालन यहाँ नही 
है। साख्य तो प्रकृति तथा पुरुष को मूल तत्व मानता है, परन्तु पुराणो की 
दृष्टि मे ये दोनो परमात्मा से ही विनिःसृत होते हैं और प्रलय-दशा में ये दोनों 
उसी मूल तत्व पे लीन हो जाते है । विष्णु-पुराण का स्पष्ट कथन है-- 

प्रकृतिरया ममाख्या व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी । 
पुरुपश्चाप्युभावेती लीयेते परमात्मनि॥ 





३, द्रष्टव्य विष्णु, १॥७।११-१५;---मार्कण्डेय ५२ अध्याय २-१० श्लोक । 


सप्तम परिच्छेदं : पुराणों का वण्य विषय २्‌८५- 


परमात्मा च सर्वेपामाधार: परमेश्वर: । 
विष्णुनामा स वेदेषु वेदान्तेपु च गोयते ॥ 
--विंप्णु० ६१४॥३९--४० 


निष्कर्ष यह है कि सांख्य का वहुश। आधार लेने पर भी पौराणिक सुष्टि- 
प्रक्रिया अपनी मौलिकता से मण्डित है। आएचर्य नही कि उस युग की लोक- 
सस्क्ृति के सिद्धान्त भी यहाँ यृहीत किये गये । पुराण अध्यात्मवादी दृष्टिकोण 
रखने पर भी अपने विवरणो में एकाड़ी नही रहता। यह लोक-सामान्य के 
मंगल-साधन की प्रेरणा से निर्मित हुआ है । फलतः लोक की दृष्टि सदा पुराण- 
कार के सामने जागरूक रहती हैं। इस तथ्य का अविस्मरण सर्वेदा आवश्यक है।. 
(२) 
प्रतिसर्ग 
प्रतिसग का वर्णन प्रायः समस्त पुराणों मे किया गया * है। इन पुराणों के 
स्थलनिर्देश यहाँ संक्षेप में दिये जाते है ॥ 'प्रतिसर्ग' के विषय में बहुत से विशिष्ट 
शब्द पुराणों के द्वारा व्यवहृत हैं--अन्तर प्ररुय ( ब्रह्म २३२११), भन्तराला 
उपसंहृति: ( विष्णु ६२।४० ); आशभूतसंप्छव, उदाप्लुत (भाग० ३॥5८१० ), 
निरोघ, संस्था (भाग० १२७॥१७); उपसंहृति, एकाणणंवावस्था, तस्वप्रतिसंयम 
( वायु १०२॥४७ ), प्रतिसंक्रम:, प्रतिसंचर:,; प्रतिससर्गः, संप्लव ( भाग० 
१२४६४ ) आदि । 


प्रलय चार प्रकार का होता है ( १ ) नैभित्तिक प्रलय, ( २ ) प्राकृत प्रलय, 
(३ ) आत्यन्तिक प्रढझय तथा ( ४) नित्य प्ररूय | श्रीम:ड्रागवत के १२ वे 
स्कन्ध के चतुर्थ अध्याय मे यह विषय बड़ी सुन्दरता और विशदता के साथ 
वर्णित हैं। उसी के आधार पर यह संक्षिप्त विवेचन यहाँ प्रस्तुत है :-- 


( १ ) नेमित्तिक प्र 

मन्वन्तर के वर्णन के अवसर पर कल्प का संक्षेप मे निर्देश क्या जायेगा। 
मनुष्यमान से या देवमान से हो, एक हजार चतुर्यगी ब्रह्मा का एक दिन माना 
जाता है। वर्षो की गणना ऊपर दी गयी है ' ब्रह्मा के एक दिन का ही नाम 
कल्प है जिसके भीतर १४ सनुओ का काछ वीतता है । कल्प के अन्त हो जाने 








१. पुराणों में प्रतिसग का उल्लेख-ब्रह्म २३१।१-२३३।७४५, विए 
ह३॥९--७१०४, वायु १००११३२-१०२।१३५, भागवत १२ सक , ४» 
भारके० ४६६१-४४, कूंम॑ २।४५।४-४६।६४; गरुड श२१५४४-२१७।१७- 
ब्रह्माण्ड ३१।१२८-३।११३। 


२८६ पुराण-विमर्श 


प्र उतने ही काल के लिए प्रलय भी होता है। इसी प्ररुय को प्राह्मी राध्रि 

(> ब्रह्मा जी की रात ) भी कहते है। इस समय तीनो लोको-भुरु भरुवर्‌, 
स्वरु--#ऋा प्रलय हो जाता है, परन्तु इनके उपरितत चारो छोक--भहः, जनः, 
तप: सत्यम--अपने स्थान स्थित रहते है। इस प्रछय के बवसर पर 
सारे विश्व को अपने अन्दर समेटकर आर्थात्‌ अपने में छीन कर ब्रह्मा और 
ततृपश्चात्‌ शेषशायी भगवान्‌ चारायण भी शयन कर जाते है। ब्रह्मा जी के 
इस शयन को निमित्त मानकर इस प्रढय का उदय होता है । इसोलिए यह 
'प्रलय नेमित्तिक कहलाता है । 


एप नैमित्तिको नाम मेत्रेय प्रतिसंचर: | 
निमित्तं तत्न यच्छेते ब्रह्महपधरो हरि: ॥ 
++-विषण्णु ६॥४॥७ 


( २ ) प्राकृत प्रलय 
यह प्रलय नैमित्तिक प्रलुय की अपेक्षा अधिक वर्षो के अनन्तर होता है । 
प्रह्मा की आयु उनके मान से एक सौ वर्ष की होती है, तथा मानव-मान से 
बह दो पराध॑ वर्षों की होती है | प्रह्मा की इस आयु के समाप्त होने पर एक 
महान्‌ प्रलय संघटित होता है । उस समय सातो प्रकृतियाँ पश्चतन्मान्रायें, 
अहंकार भौरु महत्तत्त---अपने कारणभूता अव्यक्त प्रकृति में लीन हो जाती है । 
उस प्रलूयके उपस्थित होने पर विश्व में भीषण सहार का दृश्य उपस्थित हो 
जाता है | पंचमहाभूतो के भिश्रण से बना हुआ यह समग्र प्रह्माण्ड अपना स्थल 
रूप छोड़कर कारणरूप मेस्थित हो जाता है। भागवत ने इस प्ररूय का 
बडा ही रोमांचकारी वर्णन प्रस्तुत किया है। प्रढय का समय आ जाने पर 
भेष सो वर्षों तक वृष्टि ही नही करते, अन्न न उपजने के कारण क्षुत्क्षामकण्ठ 
बाली प्रजा एक दूसरे को देखने लगतो है। प्रजा पमृत्यु का ग्रास बनकर अपनी 
जीवन-लीला समाप्त करती है। ऊपर चमकता है प्रचण्ड तिम्मांशु की 
'किरण और नीचे चमकती है पातालस्थ संकर्षण के सुख से निकलने बाली 
तीव्र अग्ति की ज्वाला । प्रचण्ड पवन बडे वेग से सैकड़ो वर्षो तक बहता है | उस 
समय का आकाश धूम तथा घूलि से भरा ही रहता है। असंख्यो रंगबिरंगे 
बादल आकाश में बडी भयडूरता के साथ गरज-गरजकर सैकड़ों वर्षों तक 
वर्षा करते है। अखिल भरुवत 'एक महाणंव बन जाता है । तब पृथ्वी के गुण गन्ध 
१. विष्णुपुराण (६ अश, ३ अ० तथा ४ अ०) में इसी प्रकार का साहि- 


त्यिक विवरण उपलब्ध है जो वैज्ञानिक दृष्टि से बड़ा ही संपस्न, सुव्यवस्थित 
तथा विस्तीर्ण है। दोनो की तुलना जिज्ञासुजन करे | 


सप्तम परिच्छेद : पुराणो का वर्ण्य विषय र्८छ 


नो जल तत्त्व ग्रस लेता है जिससे भूमि का जल में प्रलय हो जाता है। इस 
अकार तत्तत्‌ विशिष्ट गुणों के लीन हो जाने से जल त्तेज मे, तेज वायु में, वायु 
आकाश में लीन हो जाता है। आकाश का लय हो जाता है बहद्धार में, अह- 
छ्वार का महत्तत््व मे बौर महत्तत्त्व का प्रकृति मे । उस समय प्रकृति ही केवल 
शेष रह जाती है । प्रकृति जगत्‌ का मूल कारण है, वह अव्यक्त, भनादि, अनन्त, 
'नित्य जौर अविनाशी हैं। उस समय किसी प्रकार की सत्ता नही रहती । उस 
समय प्रकृति तथा पुरुष दोनो की शक्तियाँ काल के प्रभाव से क्षीण हो जातो है 
और अपने मल कारण मे विछीन हो जाती है। इसी का नाम है--प्राकृतिक 
अलय* ॥ 


( ३ ) आत्यन्तिक प्ररुय 

प॒ववर्णित दोनो प्रलयों का काल नियत है । नैमित्तिक प्रलय कल्प के अन्त 
में अर्थात्‌ ब्रह्माजी के एक दिन व्यतीत होने पर होता है । उसी प्रकार प्राकृतिक 
अल्य ब्रह्माजी के आयु-शेष हो जाने पर सम्पन्त होता है। परन्तु आत्यन्तिक 
'प्रलय को काल की परिधि या सीमा में बाधा नहीं जा सकता | यह आज भी 
इसी एक क्षण मैं सम्पन्न हो सकता है अथवा कोटिन्कोटि वर्षो के अन्तराल 
होने पर भी नहीं सस्पन्‍्त हो सकता है। उसके उदय की साधनसामग्री जब 
भी उपस्थित हो जाय, तभी वह हो सकता है। इसमें काल कोई व्याघातक 
तत्त्व नही है । ' 


आत्यन्तिक प्रऊुय आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति का ही अपर नाम है। त्रिविध 
दुःखो की निवृत्ति लौकिक-आनुश्रविक उपायो से हो सकती है तथा होती है; 
परन्तु वह सदा-सबंदा के लिए कहाँ होती हैं? कुछ समय तक तो वह निवृत्ति 
दुःखो से अवश्य होती है, परन्तु फिर दुःख के साधन उपस्थित होने पर बह 
दुःख पुनः आविर्भृेत होता है। तो यह दुःख का कारण क्या है? आत्मा- 
अनात्मा-वित्रेक या वेदान्त के शब्दों में अध्यास | अनात्मा को आत्मा रूप 
से समझना ही सब अनर्थो का बीज है। भागवत में अध्यास तथा तत्निवारक 
ज्ञान का वर्णन बड़े ही मोहक शब्दों में किया गया है। वादल तथा सूर्य के 


१, दिपरार्थें त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 
तदा प्रकृतय: सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वै ॥ 
एप प्राकृतिको राजन प्रलयो यत्र लीयते । 
आण्डकोशस्तु संघातो विधात उपसादिते ॥॥ 
“++भाग० १२॥४॥५-६, 


२८८ पुराण-विमर्श 


व्यवहार पर हृष्टिपात कीजिए ।* बादल सूर्य से ही उत्पन्त होता है और सूर्ये 
से ही प्रकाशित होता है। फिर भी वह सूर्य के ही बंशभूत नेभो के लिए सूर्य 
का दर्शन होने में घाघक बन जाता हूँ । ठीक यही दशा अह॒द्धार तथा ब्रह्म की 
भी है। भहड्भार ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है और प्रह्म से ही प्रकाशित होता । 
ब्रह्म के अंशभूत जीव के लिए प्रह्मस्वरूप के साक्षात्कार में वाधक बन जाता 
है । जब सूर्य से प्रकट होने वाला मेघ तितर-वितर हो जाता है, तब नेत्र 
अपने स्वरूपभूत सूर्य का दर्शन करने में समर्थ होता हैं। ठीक उसी प्रकार जब 
जीव के हृदय में जिज्ञासा जगती है, तब आत्मा की उपाधि-भहद्यूतर नप्ड हो 
जाता हैं और जीव को अपने सच्चे स्वकूप का साक्षावृकार हो जाता हैं ।* श्स 
प्रकार अहुद्भार का हटाना ही मुट्य, साधन ठहरा औौर यह कार पघिद्ध होगा 
विवेकछपी ज्ञान से । 

“जब जीव विवेकरूपी तलवार से आत्मा को बाँघने वाले मायामय बहं- 
जार का वन्धन काट डालता हैँ, तव वह अपने एक रस आत्मस्वरूप के साक्षा- 
त्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा को यह मायामुक्त वास्तविक स्थिति ही 
भात्यन्तिक प्रलय कही जाती है” :-- 


यदेवमेतेत विवेकहेतिना 
मायामयाह द्वूरणात्मवन्धनम्‌ ॥ 
छित्वा>च्युतात्मानुभवोश्वतिष्ठते 
तमाहुरात्यन्तिकमजु संप्लवस्‌ ॥ 


“-भाग० १२।४।३४ 


(४ ) नित्यप्रलूय 

पुराणो के अनुसार सृष्टि भी नित्य होती है और प्रलय भी नित्य होता है। 
तत्वदर्शी लोगो का कहना है कि प्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने प्राणी या 
पदार्थ होते है, वे सभी हर समय पैदा होते रहते है भौर मरते रहते है अर्थात्‌ 


५. यथा घनोऊक॑प्रभवो5कंदर्शितो 
हार्काशभूतस्य चर चक्षुपस्तमः । 
एवं त्वहं ब्रह्मगरणस्तदीक्षितो 
प्रह्माशकस्यात्मन आत्मवन्धन:॥॥ --भाग० १२॥७॥३२ 
२. धनो यदाकंप्रभवो विदीय॑ते 
चक्षु: स्व॒रूप॑ रविमीक्षते तदा। 
यदा हाहड्भार उपाधिरात्मनो 
जिज्ञासया नश्यति तहयेनुस्मरेतु ॥ --बही १२।४३३ 





सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वर्ण्य विषय २८५९, 


नित्यरूप से सृष्टि तथा प्रछय होता ही रहता है। संसार के परिणामी पदा्थे 
नदी-प्रवाह और दीपशिखा के समान प्रतिक्षण बदलते रहते है, परन्तु यह 
परिवरतंव दृष्टिगोचर नही होता । आकाश में तारे हर समय मे चलते रहते है, 
परन्तु उनकी गति स्पष्ट रूप से हप्टिगोचर नही होती । प्राणियों के परिवर्तन 
की भी यही दशा है । इस परिवर्तन का कारण भगवानु की स्वरूपभूता काल- 
शक्ति है जो मनादि है और अनन्त है । उस शक्ति के कारण परिवर्तन क्षण- 
क्षण मे होता रहवा है, परन्तु वह इतना सुक्ष्म तथा दुर्वोध है कि वह माचव- 
वृद्धि से स्पष्ठतः भ्राह्म नही होता । प्रतिक्षण जायमान इस विनाश को “नित्य 
प्रलयँ के वाम के पुकारा जाता है। 

पोराणिक सृप्टि तथा प्रलय के विवेचन का यह संक्षिप्त रूप है । विस्तार के 
लिए पुराणों के तत्तत्‌ प्रसड़ देखना चाहिए । 


१० ए० वि० 


श्८ निरभेष 

३० काप्ठा 

३० कला 

२ घटी ८ ६० कला 

६० घटी ८ ३० मुहूर्त 
१४ दिन रात 

२ पक्ष 

६ महीने 

६ महीने 

२ अयन 

१ दक्षिणायन 

१ उत्तरायण 

३० वर्ष 

३६० वर्ष 

३०३० वर्ष 

९०६९० व 

९६,००० वर्ष 
२७,२८५,००० वर्ष 
१२,९६,००० व॒पं 
८5,५४,००० वष 
४,२२,००० वर्ष 
४३,२०,००० वर्ष 
३०,६७,२०,००० वर्ष 
४,२९,४०,८०,००० वर्ष 
२,५९,२०,००० वर्ष 
१,९७, २९,४९, ० ६४ वर्ष 
<४,२२,००,००,००० बर्ष 
४3ड,२३२,००,००,००० वर्ष 


५) 


मन्वन्तर का विवरण 
पुराणकार के मत्त से समय का स्वरूप 
( भनुष्यमान ) 

( 'सिद्धान्तशिरोमणि' फे अनुतार ) 


कनन्‍»न 
मजे 


॥॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


॥॥ ॥ 


॥ ॥॥]॥ ॥ 


॥ 


काष्ठा 
१ कला 
१ घटी 
१ मृह्त 
१ दिन-रात ( दिवस ) 
१ पक्ष 
१ महीना 
१ दक्षिणायन 
१ उत्तरायण 
१ वर्ष 
१ दिव्य रात 
१ दिव्य दिन 
१ दिव्य मास 
१ दिव्य वर्ष 
१ सप्तवि वर्ष 
१ श्रृव ब 
१ दिव्य वर्षसहत् 
१ सत्ययुग ( कृतयुग ) 
१ च्रेतायुग 
३ द्वापरयुग 
१ कलियुग 
१ चतुयुंगी 
१ मन्वन्तर (८७१ चतुर्युगी ) 
१४ मन्वन्तर 
सन्वन्तर संज्याश 
सृष्टि भुक्तताल (सं० २०२१ तक) 
१ प्राह्मदिन सहस चतुयुंगी 
१ ब्राह्मरात्रि 


१, सिं० शि० १९७२९४७१७६ --शक संवत्सर-१९७२६४७ १७९ -- 


श्प्पश्‌ 
१,६७,२६,४६,०६४ 


-+पिद्धान्तशिरो मणि ( कालमानाव्याये ) २८ श्लोक 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वर्ण्य विषय श्थ्१्‌ 


इस विवरण के अनुसार मनुष्यमान से एक चतुयुंगी ४३ लाख २० हजार 
वर्षों की होती है । एक हजार चतुर्यगी वीनने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है 
चार धभरव वत्तीस करोइ वर्षो का और ब्रह्मा की एक रात्रि का भी यही परि- 
माण हैं चार बरव बत्तीस करोड़ ठर्षों का । एक ब्वाह्म दिन ही एक कल्प माना 
जाता है। इस प्रक्ार एक कल्प में (अर्थात्‌ एक ब्राह्म दित में ) १४ मनुओं 
का साम्राज्य-काल माना जाता हैं । एक मनु के बोतने तथा दूसरे मतु के आने 
के समय के बीचवाले समय को--अच्तराल को--एक मन्वन्तर कहते हैं । 
एक हजार चतुर्यंगो के काल में १४ मन्वन्तरों की सीमा होने से एक मन्वन्तय 
का काल निर्धारित किया जा सकता है। 
हु १००० चतुर्युगी वर्ष 
१ड 
» . नई ७१७ चतुर्यगी वर्ष 
एक मन्वन्तर की काल-गणना बतलाते समय पुराण का एक बहुचचित 
वाक्य है'--पन्वन्तरं चतुयुंगानां साधिका ह्ोकसप्ततिः। एक मन्वतर 
७१ चतुयुंगी का होता है और उससे कुछ अधिक, परन्तु कितना अधिक ? इस 
प्रश्त का उत्तर पुराणों में नहीं दिया गया हूँ। अनेक पुराणों मे ७१ चतुर्युगी का 
काल वर्षो में गिनाया गया हैं। यथा--- 
( के ) विष्णुपुराण ( ३३२०-२१ )-- 
त्रिशत्‌ कोट्यस्तु सम्पूर्णा: संख्याता: संख्यया द्विज । 
सप्तपष्टिस्तथान्यानि नियुतानि महामुने ॥ २० ॥ 
विशतिस्तु सहत्नाणि कालो&्यमधिक॑ विना। 
मन्वन्तरस्य संख्येय॑ मानुषेवंत्सरेद्विज ॥ २१॥ 
( ख ) वायुपुराण से-- 
एवं चतुयुंगार्या तु साधिका होकसप्तति:। 
कृतत्रेताद्युक्कला सा मनोरल्तरमुच्यते ॥ 
मन्वन्तरस्य संख्या तु वर्षाग्रेण निबोधत। 
त्रिशत्‌ कोट्चस्तु वर्षाणां मानुषेण प्रकीतिताः ॥ 
सप्तपश्स्तिथाहत्यांनि नियुतान्यधिकानि तु। 
विशतिश्च सहल्लाणि कालो&्यं सन्धिकं विना* ॥ 
--( वायु, अ० ५७, ३३-३५ एलो० ) 
१, जागे दिये गये वायु ( ५७३५ ) के स्वारत्य पर यहाँ शुद्ध पाठ 
'सन्धिकं होना उचित प्रतोत होता है । 
२. ये हो श्लोक इसा रूप में अनेक पुराणों में उपलब्ध होते हैं । वायु मे ये 
ही पुवरुक्त हुए हैं--द्रथ्व्य वायु ६१।१३८-६१४० ॥ 


२. सन्व॒च्त्र ८+ 


५०२ पुराण-विमर्श 


इन दोनो पुराणों मे मन्वन्तर का जो कालमभान दिया गया हैं बह एक समान 
ही हैँ--तीस करोड, सड़सठ लाख, बीस हजार। परल्तु यह मान 'सन्धिक बिना 
हैँ भर्थात्‌ दो मन्वन्तरो के बीच जो सन्धिकाल होता ह उसे छोड़कर ही 
पूर्वोक्त गणता है। १४ मनुओ का ७१ चतुर्युगी प्रत्येक की मानने पर पूरा योग 
है ९९४ चतुयुंग और ६ चतुर्युग अवशिष्ट रह जाता है और यही हैं १४ मच्च- 
न्तरो का सन्धिक्राल | विष्णुपुराण के निम्नलिखित एलोक पर श्रीधरी में इसका 
संकेत-मात्र है । 

चत्युंगाणां संख्याता साधिका ह्ोकसप्ततिः । 

मन्वन्तरं मनो: काल: सुरादोना च सत्तम ॥ 

“+-विप्णु०, १।३।१७: 
श्रीधरस्वामा ने 'साधिका' शब्द को व्याख्या मे ल्खा है :-- 
चतुयुंगसहस्रप्रमाणस्य ब्रह्मदिनस्थ चतुर्दशधा विभागे प्रति- 

विभागमेकसप्ततिश्चतुयंगानि भवन्ति । अवशिष्यन्ते चतुयुंग पढद- 
कान्तरस्य चतु्दंशाशों यथा गणित" प्रतिमन्वन्तरमेकसप्ततेरधिक 
इत्यथ: | 
श्रीधरस्वामी के सामने विष्णुपुराण का 'साधिका ह्यकसप्ततिः पाठ था 
और इसी पाठ की उन्होने व्याख्या की है। परन्तु, इस पाठ मे निश्चित काल 
की सूचना भी नही है । मेरी दृष्टि मे 'सन्धिक बिना! पाठ के द्वारा गणना का 
निश्चित रूप खड़ा किया जा सकता है। ज्यौतिष शास्र की सहायता इसमे 
नितान्त कपेक्षित है। किसी भी पुराण मे 'साधिका' या 'सन्धिक्क! के निश्चिचत 
काल-मान का निर्देश सम्भवतः उपलब्ध नही होता । 
सुर्य-सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक मन्वन्तर मे एक सन्धिकाल होता है जो 
एक कृतयुग के मान के वराबर होता हूँ ( अर्थात्‌ ४८०० दिव्यवर्ष ) बौर 
प्रत्येक कल्प के आरम्भ मे भी एक सन्धिकाल उतने ही वर्षो का होता हैँ | इस 
प्रकार प्रत्येक ४८०० दिव्यवर्ष के पन्द्रह सन्धिकाल होते हैं जो गणना मे 
७२,००० दिव्यवषं होते है और यही ६ महायुग के बराबर होता हैं। इस 
प्रकार सूर्य-सिद्धान्त के श्लोको द्वारा पुराण के इस स्थल को अपेक्षित व्याख्या 
की जाती है :-- 
युगानां सप्तत्ति: सैका मन्वन्तरमिहोच्यते । 
कृताब्दसंख्या तस्यान्ते सल्चविः प्रोक्तो जलप्लव: ॥ 
ससन्धयस्ते मनवः कल्पे ज्ञेयाश्चतुदंश | 
कृतप्रमाण: कल्पादौ सन्धि: पश्चदशः स्मृत्त: ७ 
रे -:  >-सूरयसिद्धान्त ११८5-१९. 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का व्य विषय श्थ्रे 


इन इलोको में एक नवीन तथ्य की भी सुचना मिलती है । वह यह है कि 
अ्रत्येक सन्धिकाल मे एक जलूप्लव--जलप्लावन--[ बड़ी वाढ ) आता है । यह 
पत्स्यपुराण के कथन ( प्रथम अध्याय ) की पुष्टि करता है कि वैवस्वत मन्वन्तर 
के आरम्भ होने से पूर्व एक बड़ा ही दीघ जलप्छावन आया था जिसमें मत्स्य 
की अनुकम्पा से मनु से सृष्टि के समस्त बीजो को बचा लिया था। 

मन्वन्तर की कालगणना में पुराणों ने सन्धिकाल को उसमे सम्मिलित न 
कर उसे अलग ही छोड़ दिया हैं। यह रीति बिलकुल ठोक है, क्योकि सन्धियाँ 
होती है पन्द्रह तथा मन्वन्तर होते है चौदह । दो मच्वन्तरों के बीच मे सन्धि 
होती है; परन्तु कल्प के आरम्भ मे भी तो एक सन्धि होती है। इस प्रकार 
सन्धियों की संख्या १५ हैं। यदि सन्धियों का भी काल मन्वन्तर के साथ 
सम्मिलित किया जायेगा, तो कल्प” की संख्या-गणना में बड़ी गड़बड़ी मच 
जायेगी । इसे हटाने के लिए पुराणों ने 'सन्धिका ह्ोकसप्ततिः मन्वन्तर को 
परिभाषा तो अवश्य कर दी, परन्तु सन्धि के काल को मन्वन्तर के साथ जोड़ने 
की आवश्यकता को स्वीकार नही किया। फलूतः पुराणों की मन्वन्तर परिभाषा 
ज्यौतिषशास्त्र के साक्ष्य पर बिलकुल यथार्थ हैं । 
अन्वन्तर के नाथ 

चौदह मन्वन्तरो के नाम पुराणों मे प्रायः एकाकार ही है । 

(१ ) स्वायस्भ्रुव मनु 

(२ ) स्वारोचिष ,, 

(३)उत्तम ,, 

(४ )तामस ,, 

(५) रैवत. ,, 

(६)वचाक्षुपष ,, 

(७ ) वेवस्वत मनु ( >श्राद्धदेव 

(८ ) सार्वाग मनु 

(९ ) दक्षसार्वाण ,, 

(१० ) ब्रह्मसार्वाण जन शिल 

(११) घमंसावणि 

(१२ ) रुद्रसावणि 

( १३ ) देवसाव्णिरे 

( १४ ) इन्द्रसार्वाणि 

१. विष्णु० ३१ तथा ३३२; भागवत ८।१३ 

रे, अन्तिम दो मनुओ का पूर्वोक्त नाम श्रीमल्भागवत के अनुसार हे। 
विष्णुपुराण में अन्विन मनुओ की संज्ञा रच तथा भौम है, माक॑ण्डेय ( ६४ भ० 
तथा ९९ क्ष० ) में रोच्य तथा भौत्य नाभ मिलते हैं । 


२०४ पुराण-विमश 


मन्वन्तर के अधिकारी 


प्रत्येक मन्वन्तर में अधिकांश पुराणों के अनुसार पाँच ( भागवत के अनु« 
सार छः ) अधिकारी होते है जो अपना विशिष्ट कार्य सम्पादित करने बाते 
हैं और उस कार्य के अवसान होने पर, मन्वन्तर के परिवर्तंत होने पर, वे अपने 
अधिकार को छोड़कर निवृत्त हो जाते है। उनके स्थान पर नये मन्वतर में नये 
अधिकारी नियुक्त किये जाते है । इन अधिकारियों के रूप मे मगवान्‌ विष्णु की 
ही शक्ति समर्थ तथा क्रियाशील रहती हैं और इन अधिकारियो को विप्णुपुराण 
स्पष्ट शब्दो मे विप्णु की विभूति मानता है' । “विष्णु शब्द की निष्पत्ति विश्‌ 
प्रवेशने घातु से होती है भौर इसलिए यह समग्र विश्व जिस परमात्मा की शक्ति 
से व्याप्त है, वही विप्णु नाम से अभिहित किये जाते है । 

7 इन अधिकारियों के नाम विप्णुपुराण ( ३१४६ ) के अनुसारु हैं-- 
(१ ) मनु, (२) सर्पाव, (३३) देव, ( ४ ) देवराज इन्द्र तथा ( ५ ) मनुपुत्र । 
श्रीम-द्रागवत में इन पॉँचौ अधिकारियों के साथ ही हरि के अंशावतार की भी 
कल्पना कर संख्या में एक की वृद्धि की गयी है-- 

मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपृत्रा: सुरेश्वर:। 
ऋषयो5शावतारश्च हरे: षड्विधमुच्यते ॥ 
“भागवत, १२॥७।१४५ 
इन अधिकारियों का कार्य वड़ा ही विशिष्ट तथा भदतत्त्वपूर्ण है। विप्णुपुराण 
के कथनानुसार जब चतुयुंग समाप्त हो जाता है, तव वेदों का विप्लव--लोप- 
हो जाता है । उस समय वेदो का प्रवर्तत नितान्त भावश्यक हो जाता है भौर 
इस राष्ट्रहित के कार्यनिमित्त सप्तपि छोग स्वगं से भूतल पर आकर उन 
उच्छिल्त तथा विप्लुत वेदों का प्रवतंन करते है। अत: सप्तपि प्रत्येक मन्वन्तरु 
मे वेदों के प्रवतंक रूप से अधिकारी है | सुय॑-सिद्धान्त के मत का प्रतिपादन ऊपद 





१. विष्णुपुराण ३॥१४।६ 
२. तत्रेव ३३१४५ 
३. चतुर्युगान्ते वेदाना जायते किल विप्लव: । 
प्रवर्तयन्ति तानेत्य भ्रुव॑ ससपंयो - दिव: ॥ 
इते छते स्मृत्ेविप्र-प्रशेता जायते मनु: । 
देवा यज्ञभुजरते तु यावन्मन्वन्तरं तु तत्‌ ॥ 
“+विष्णु० ३।२॥४६-४७ 


सप्तम परिच्छेंद : पुराणों का वण्यं विषय र्ण्श्‌ 


किया गया है जो चतुर्युग के अन्त मे जलप्लावन की घटना का अवश्यस्भावी रूप 
से उल्लेख करता है । इसलिए प्रत्येक सत्ययुग के आदि मे मनुष्यों की धर्मंसर्यादा 
स्थापित करने के निमित्त स्मृत्ति के प्रणयनकायें के लिए मनु का जन्म 
होता है। फलतः स्मृति-रचयिता के रूप में मनु का अधिकारी होना 
उचित ही है। मनु की व्यवस्था में द्विजो के लिए यज्ञ का सम्पादन नित्तान्त 
आवश्यक कृत्य है । फलतः मन्वन्तर के अन्त तक देवता लोग यज्ञयागो के फल 
भोगने का कार्य करते हैं और इस प्रकार वे अपने अधिकार को चरितार्थ करते 
हैं। देवो के राजा होने से इन्द्र का भी अधिकारी होना स्वभावसिद्ध है। संसार 
की वृद्धि तथा अभ्युदय के लिए बीज का पर्याप्त उद्गम होना आवश्यक होता 
है और इस कार्य को जल की बृष्टि कर भगवान्‌ इन्द्र ही करते है। फलतः 
मन्वन्तर मे उनका एक विशिष्ट अधिकारी होना न्याय्य है ( भाग० ८१४७ )। 
समुपुन्न से तात्पयं क्षत्रिय राजाओं से है जो उच समय पृथ्वी का पालन तथा 
प्रजावर्ग का संरक्षण करते है | 'मनुपुत्र' की अन्वर्थंता इस हेतु से है कि ये राजा 
लोग परस्परया मनु की सन्तान है अथवा तदीय वंश मे बन्‍तर्भक्त न होने पर 
भी मनु-प्रणीत व्यवस्थापद्धति का समाश्रयण करते है दण्डन्नीति के विधान से 
और इस प्रकार प्रजाओो के सरक्षण मे वे सर्वंधा कृतकार्य होते है । भागवत के 
कथनानुसार प्रति मन्वन्तर मे हरि के अंशावतारु का भी उदय होता है। भव- 
तार का काये विश्वुत ही है--घर्मं का संरक्षण तथा अधर्म का विनाश । प्रत्येक 
काल मे ऐसी विषम परिस्थिति के उपस्थित होने पर भक्तवत्सल भगवानु इस भुतल 
पर भपने प्रतिज्ञानुसार स्वयं अवतीर्ण होते हैं और भक्तो का क्लेश स्वयं ध्वस्त 
कर देते हैं। अतएव भागवत द्वारा अंशावत्तार को षष्ठ अधिकारी मानने में 
सर्वंधा औचित्य उदभासित होता है। 
निष्कर्ष यह है कि पुराण सनु को एक विशिष्ट दोधकाल के लिए सम्राट्‌ 
तथा शास्ता समानता है। मनु आदि पाँचों व्यक्ति भगवान्‌ विष्णु के सात्विक 
भंश है जिसका कार्य ही है जगतु की स्थिति करना--- 
भनवो भृभुजः सेन्द्रा देवा: सप्तषँयस्‍्तथा । 
सात्तविकोंईश: स्थितिकरो जगतो द्विजसत्तम ॥ 
विष्णु, ३३२५४ 
फलत; जगत के संरक्षण के कार्य में सहायक जितने भी अधिकारी होते हैं, 
वे मनु के साथ ही उत्पन्न होते है, जपना विशिष्ट कार्य सम्पादित करते है 
जिससे छोक मे रूुव्यवस्था वी शीतल छाया मानवों का मंगल करती है । 
इस भ्रकार मन्वन्तर की कल्पना छोकंमंगल की भावना का एक जाग्रतु 
प्रतीक है। बिना सुब्यवस्था हुए विश्व का कल्याण हो नही सकता भौर 


२०६ पुराण-विमर्श 


मन्वन्तर सुव्यवस्था के निर्धारण का एक सुचाह सावन है--यही उसका 
सांगलिक पक्ष है ।* 


अधिकारियों के नाम 


मन्द्तरों के आदिम आठ मन्वन्तरो का वडा ही विशद विवरण माक्कंण्डेय 
पुराण में दिया गया है। इसमे प्रत्येक मनु का वैयक्तिक जीवनचरित 
बड़े विस्तार से दिया गया है जो अन्य पुराणों में उपलब्ध नही होता । यथा 
स्वारोचिष मनु को कथा ६१ अ० से आरम्भ कर ६७ अ० तक, उत्तम मन की 
कथा ६६ अ० से ७४ अ० तक, तामस की कथा ७४ भअ० में, रेैवत की कथा 
७५ अ०, वैवस्वत मनु को ७० अ० से लिकर ७९ भ० तक है। अप्टम मनु 
सावरणि के चर्ति-प्रसग में ही देवी-माहात्म्य का विशद विवरण तेरह अध्यायो 
मे (5१ अ०--&३ अ०) दिया गया हैं जा मार्कण्डेयपुरण का प्रकृष्ट वेशिष्टय 
है । अन्य पुराणों में यत्र-तत्र इन मन॒ओ की जीवनलीलाओ का सामान्‍य संकेत 
ही उपलब्ध होता हैं, इतना विस्तार नही। 

प्रथम पाँच मनुओ का सम्बन्ध एक ही व्यक्ति के साथ निश्चित रूप से 
चहित माना गया है और वह व्यक्ति हैं मानवो के आदि स्रष्टा स्वायम्भ्रुव मनु । 
इन्ही के ज्येष्ठ पुत्र थे प्रियन्नत | और इन्ही प्रियत्रत के वंश में विष्णुपुराण 
स्वारोचिष, उत्तम, तामस तथा रैवत की गणना करता हैं । विप्णुपुराण इस 
सामान्य निर्देश से ही सन्‍्तोष करता है कि ये चारो मनु प्रियत्नरत के अच्वय या 
वश मे उत्पन्त ये, परन्तु श्रीमद्भागवत का उल्लेख अधिक स्पष्ट तथा विशद 
हे | वह कहता है कि प्रियक्नषत की अन्य जाया ( वहिप्मती से भिन्न भार्या 3 
स उत्पन्न पुत्र उत्तम, तामस तथा रैबत तीनो ही क्रमश) तृतीय, चतुर्थ तथा 
पंचम मन्वन्तरों के अधिपति थे । 

इसका तात्पय॑ यह है कि स्वायम्भुव मनु ही निश्चित रूप से इस मन्वन्तर 
परम्परा के प्रवतंक है और उन्ही के वंशवर ही इस महनीय तथा मान्य 


१. द्रप्टव्य, भागवत अष्टम स्कन्ध, १४ अध्याय जहाँ विष्णुपुराणोक्त तथ्य 
वा पर्याप्त समर्थंव किया गया है। 
२. स्वारोचिपश्चोत्तमश्च तामसो रवतस्तथा । 
प्रियव्नतान्वया हां ते चत्वारो सनवः स्मृता३ ॥ 
--विष्णु, ३३१।२४ 
३. अन्यस्यामपि जायायां त्रयः पुत्रा आसन उत्तमस्तामसो रेवत इति 
मन्वन्तराधिपतयः ॥ --भागवत ५॥१।१८ 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वण्यं विषय २०.७ 


उपाधि के घारण करने की योग्यता रखते थे और इसी कारण यह पद इसी 
चँंश में कम से कम पाँच मन्वन्तरो तक अवश्यमेव वर्तमान था| मन्वन्तर की 
-काल-गणना तीस करोड़ वर्षो से भी अधिक ही है । ऐसी दशा में उत्तम, तामस 
तथा रैवत जैसे सहोदर भ्राताओं के क्रमशः विभिन्न मन्वन्तरों के अधिपति 
होने की घटना पर ऐतिहासिक विपयेय का दोष इसलिए नही लगाया जा सकता 
“कि भागवत के अनुसार प्रियत्नत ने एकादश अर्वृद ( अरब ) वर्षो तक अकेले 
ही राज्य का निर्वाह किया था ।* तब ऐसे दीघजीवी पिता के पुत्रो को अलौकिक 
'दोध भायु मिलना कोई विलक्षण वस्तु नही मानी जा सकती। जो कुछ भी 
हो, इन तीनो का प्रियक्नतान्वय मे अस्तर्भुक्त होना विप्णुपुराण के आधार पर 
भी सान्‍्य है । 

प्रत्येक मन्‍्चन्तर के अधिकारियों का न'मनिर्देश अनेक पुराणों मे उपलब्ध 
है। विष्णुपुराण का विवरण बड़ा ही सुव्यवस्थित तथा विशद है" । भागवत 
“में भी यह अनेक अध्यायो में है । विस्तृत होने से यह सूची यहाँ नहीं दी गयी 
है । केवल बतंमान मन्वन्तर के अधिकारियों का ही नाम यहाँ दिया गया है । 
वर्तमान मन्वन्तर सप्तम है--वैवल्वत मन्वन्तर जिसके मनु सुर्ये ( विवस्वान ) 
के पुत्र महातेजस्वी तथा बुद्धिमान्‌ भ्राद्धदेव है । इस मन्वन्तर में आदित्य, बसु 
स्तथा रुद्र, विश्वेदेव, मरुदगण, अश्विनों और ऋभु--ये देवगण हैं। देवराज इच्द्र 
-का नाम पुरन्दर है। कश्यप, अन्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्ति तथा 
भरद्वाज--ये सप्तषियों के नाम है जो वर्तमान मन्वन्तर में अपने विशिष्ट कार्य 
-का निर्वाह करते है। मनु-पुत्रो की संख्या मे मतभेद है। विष्णुपुराण के 
अनुसार वँवस्वत मनु के ९ पुत्र है--इक्ष्वाकु, नुग, इष्ट, शर्याति, नारिष्यन्त, 
नाभाग, अरिष्ट, कहष तथा प्रषत्न ( ३३१।३३-३२४ ) । भागवत के अनुसार 
प्यह संख्या १० है और पूर्व॑ेसुची मे “वधुमान्‌' का नाम परिगणित कर यह संख्या 
पृर्ण की गयी है ( भागवत ८१३॥२-३ )। 

भागवत ने प्रत्येक मन्वन्तर मे भगवान्‌ के विशिप्ठ अगावतार का भो निर्देश 
'किया है। भगवान्‌ स्वयं अवतार लेकर उम्र मन्चन्तर में होनेवाली धामिक 
अव्यवस्था को दूर करते है, जगत्‌ मे मंगल का साधन करते हैं जिससे प्राणिमात्र 
-का कल्याण होता है | तथ्य तो यही है कि समस्त मच्वन्तरों पे देवरूप मे स्थित 
-होनेवाले भगवान्‌ विष्णु की अनुपम और सत्त्वप्रधाना शक्ति ही ससार की 
स्थिति में उसकी अधिष्ठात्री होती है--- 

१. भागवत २१।२९ | 

२. विष्णुपुराण अंश हे, अब्याय १ तथा २१ 

३. भागवत्त स्कन्‍्ध ८, अध्याय ५ तथा १३ [| 


श्थ्द पुराण विमर्श 


विष्णुशक्तिरनौपम्या सत्त्वोद्रिक्ता स्थितों स्थिता । 
मन्वस्तरेष्वशेषेषु देवत्वेनाधितिछत्ति ॥ 


“+विष्णु, हु | ९ | ३३ की 
प्रत्येक मन्वन्तर में विप्णुपुराण के अंशावतारों का विवरण विष्णुपुराण मे मिलता 
है ( ३१३६-४५ )। वर्तमान मन्वन्तर के आराध्यदेव वामत है जो 
कश्यप ऋषि के द्वारा अदिति के गर्भ से विष्णु के अंश से प्रकट हुए है* । 


सृष्टि का आरम्भ 


प्रत्येक हिन्दू अपने संकल्पवाक्य में सृष्टि के आरम्भ से लेकर वर्तमान समय 
तक होनेवाले काल का संकेत करता है । यह सकल्पवाक्य है-- 

3० तत्‌ सत्‌ । बद्य ब्रह्मणों द्वितीयपराघें श्रीश्वेतवाराहकल्पे जम्बृद्वीपे भरत-- 
खण्डे आर्यावर्तेकदेशान्तरगते कुमारिका नाम क्षेत्रे वेवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविशति- 
तमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे बौद्धावतारे' * **** | 


इस संकल्पवाक्य को समभने के लिए यह जानना जरूरी है कि च्रह्माजी 
की अपने मान से सौ वर्षो की आयु होतो है। इसका तात्पय॑ है कि ब्रह्माण्ड 
की सृष्टि से लेकर महाप्रलय तक इतना काल व्यतीय होता है। ब्रह्माजी का 
पूर्व पराध॑ अर्थात्‌ आधा जीवन बीत गया है। अपनी आयु का ५० बषं व्यत्तीतः 
कर वे अपने ५१वें वर्ष मे इस समय वर्तमान है। द्वितीय परावे का प्रथम 
कल्प ( दिन ) श्रल रहा है जिसका नाम है-- 'बवेतवाराह कल्प” । इस प्रथम” 
दिन की भी १३ घड़ियाँ, ४२ पल, ३ विपल, ४३ प्रतिविपल बीत जुके हैं । 
जानना चाहिए कि चारो युगो की वर्ष सख्या दो प्रकार की होती है दिव्यमाना 
से और मानुष मान से । मनुस्मृति ( ११६८-७४ तथा ७९-८० » महाभारत 
का वत्पर्व (अ० १८८।२२-२४,२६ ), शान्तिपवे ( अ० २३१।१६-३१ ) तथा 
भागवत ( ३॥११॥१८-२० तथा २९-२४ ) मे चतुर्युगो के माल दिव्य वर्षों मे 
दिये गये हैं। हमारा एक वर्ष होता है देवो का एक अहोरात्र । इस प्रकार 
देव ( दिव्य ) वर्ष मे ३६० अंको से गुणा करने पर मानुष वर्ष बनते है।' 








१. मन्वन्तरे5्न्र संप्राप्त तथा बैवस्वते द्विज । 
वासन: कश्यपाद विष्णुरदित्या संवभूव ह ॥ 
विष्णु ३३१४२. 
इसकी तुलना कीजिए भागवत ८।१३॥६ से :-.... 
अन्नापि भगवज्जन्म कश्यपाददिते रभूत्‌ । 
आदित्यानामवरजो विष्णुर्वासनरूपधृक्‌ ॥ 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वर्ण्य विषय २००. 


इसका प्रमाण ज्यौतिष तथा उससे भिन्न ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। मासेन' 
स्थादहो राज पैत्र:, वर्षण देवत/ ( अमर १॥४२१ ), एक वा एतद देवाना- 
महयंत्‌ संबत्सर/ ( तैत्ति० ब्रा० ३॥६२२१ )-इसी प्रकार के प्रमापक- 
वाक्य है । 


यूगों का सान 


देव वर्ष सानुष बे 
कलियुग १२०० | ४,३२,००० 
छापर २४०० प,६४,००० 
त्नेता ३६०० | ९९,६६९,००० 
सत्यपुग ४८०० | १७,२८,००० 


योग १२,००० | ४३,२०,००० 


शब्दों मे लैंतालीस लाख बीस हजार वर्ष । ७१ चतुयुंगो का एक मन्वन्तर 
होता है, इसका सप्रमाण वर्णन ऊपर किया ही गया है। एक मभनन्‍्वन्तर की 
मानुषवर्ष की गणना ऊपर दी गयी है--३०,६७,२०,००० ( तीस करोड़, 
सरस॒ठ लाख, बीस हजार ) | एक कल्प मे १४ भन्वन्तरों की सत्ता होने से कल्प 
की संख्या है--४,२६,४०,८५०,००० | सूये सिद्धान्त का बचन उद्धृत किया हैं 
जिसके अनुसार १४ मन्वन्तरी की १५ सन्धियाँ होती है और प्रत्येक सन्धि का 
वर्ष परिमाण सत्ययुग के वर्ष के बराबर होता है ( १७ छाख २८ हजार वर्ष)। 
इस प्रकार सब सन्धियों के वर्ष सिलकर होते है-+१७ राख २८ हजार वर्ष» 
१५८२,५६,२०,००० ( दो करोड़ उनसठ लाख बीस हजार )। भव मन्दवन्तरों 
के काल के साथ सन्धिकारल को मिला देने पर एककाल अथवा ब्रह्मा के एक 
दिन का वर्षमान हो जाता है--एक सहस्र चतुर्युगी-४,३२,००,००,००० ' 
मानुष वर्ष ( चार मरब वत्तीस करोड़ वर्ष )। इतने ही वर्षो की ब्रह्मा की रात्रि 
भी होती है, परन्तु कल्प की गणना मे ब्वह्मा की रात्रि की गणना नहीं की 
जाती । तात्पयं यह है कि ब्राह्म दिच ही एक कल्प का बोधक होता है। ब्रह्मा 
के अहोरात्र के बे होते हैं---भाठ अरब चौसठ करोड | इस संख्या में ३० 
अँको से गुणा करने पर ब्राह्म मास का काल निकलता है और उसमे १२ 
का भुणा करने से प्राह्म वर्ष के समय का पता चलता है । इन अंको में एक सौ 
से गुणा करने पर ब्रह्म की पूरी आयु निकलती है--३१ नील, १० खरब, 
४० अरब व्षे । इस पूरी बायु मे से बीते हुए काल का निर्देश ऊपर किया गया 
हैं। इस काल के भक्त वर्षो को जानकारी अब आवश्यक है-- 


३०० पुराण-विमर्श 


( विक्रम सं० २०२१, कलियुग ५०६४, सन्‌ १६६४-६५ ) 
भुक्त कल्प के वर्षों का विवरण 
१,८४८,० २३,२० ;700 


०.९६,००० 
ड़ ५ ध्त 


गत छः मन्वन्तरों के वर्प 
इनकी सात सन्धियों के वर्ष 
सातवे मन्वन्तर फे गत २७ 
चतुयुंगी के वर्ष 
२८ नियुगी के भुक्त व 
२८ कल का मुक्त वर्ष पद ५ 


०,२१,६८६,१४०,००० 





रे शब्दों में एक अरब, सत्तानवे करोट, 
उनतीस लास, उनचास हजार चौसठ 
कल्प के भोग्य वर्षो की गणना कतप के वर्षों से ड्परवाली संग्या घटा 


देते से सरलता से निकल सकती ह। इस प्रकार पुराणों के अनुसार एग्वी की 
आयु दो अरब वर्षों के आासपास है। यह गणना आधुनिक वैज्ञानिक गणना से 


मेल खाती है ।* 


बज 20८<०८+ 





१. नये मतो के लिए द्रष्टव्य महाराज नारायण मेहरोत्रा:--प्रृथ्वी की भायु 
( हिन्दी समिति, लखनऊ द्वारा प्रकाशित, १९६२ ) 


(४) 
पुराण सें धर्मशास्त्रीय विषय 

पुराणों ने सव वर्णो के लिए छोक तथा परलोक मे भानन्द से जीवन प्राप्त 
करने का सबसे सुगम उपाय बतलाया है । वेदो मे भी उस जीवनमय जीवन की 
उपलब्धि के साधन बतलाये है अवश्य, परन्तु वे कलियुगी जीवो के लिए कष्ट- 
साध्य तथा शौचसाध्य हैं । कलियुग का प्राणो न तो इतना अर्थ॑सम्पन्त हे और 
न इतना पवित्र है कि यज्ञों के लिए अत्यावश्यक उपकरण का भी वह संचय 
कर सके । इसलिए कलियुग मे पुराणों के द्वारा प्रतिपात्र धर्म के ऊपर मनीषियो 
का इतना अधिक आग्रह है | पद्मपुराण मे व्यासजी युधिष्ठिर से ये सारगर्भित 
वचन कहे है---कलियुग मे मनु द्वारा प्रतिपादित तथा वेद द्वारा निर्दिष्ट धर्मो 
का आचरण नही किया जा सकता; परन्नु पुराणों में प्रतिपादित एकादशी ब्रत 
का अनुष्ठान सुखपुर्वंक अल्प धन से तथा स्वल्प क्छेश से किया जा सकता है 
तथा फल भी उससे महान उत्पन्त होता है। इसलिए यमलछोक से निवृत्ति पाने 
की अभिलाषा से प्रत्येक मनुप्य को यावज्जीवन एकादशी ब्रत करना चाहिए * |” 
सूतसंहिता में भी इसी तथ्य का निरूपण किया गया है ( १७।२२ )। फलूतः 
पुराणों ने अल्प प्रयास से सर्वंवाधारण के लिए मुक्ति-प्राप्ति के सुलभ साधनों 
को बतलाया और आजकल पुराण की लोकप्रियता का रहस्य इसी घटना में 
छिपा हुआ है । 


अपने पूर्वोक्त सिद्धान्त को पुष्टि के लिए पुराणो ने महाभारत तथा मनुस्मृति 
के कतिपय नियमों का उल्लंघन भी कभी-कभी किया है। बौधायन घम्मसृत्र, 
मनुस्मृति तथा वशिष्ठघर्मसूत्र ने श्राद्ध मे विस्तार करने का इसलिए निषेध 
किया है कि यह पाँच वस्तुओं का झअपकर्ष करता है--सत्कार--निमन्न्रित 
व्यक्तियों के प्रति पृर्ण सत्कार का दिखलाना, देश तथा काल का ओऔचित्य, 
शुचिता, योग्य ब्राह्मणों की प्राप्ति। इन्ही कारणों से श्राद्ध में विस्तार कह 
करना चाहिए--- 





१. श्रुता ते सानवा धर्मा वैदिकाश्च श्रुतास्त्वया । 
कलौ युगे न शक्‍्यन्ते ते वे कतुँ नराधिप ॥ 
सुखोपायमल्प्धनमल्पक्लेश महाफलमु । 
पुराणानां, च सर्वेषां सारभृतं॑ महामते। 
एकाद््या न -मुझ्लीत पक्षयोरुभयोरपि ॥ 

« आापझ ६॥४३॥४-६ 


३०२ पुराण-विमर्श 


सत्क्रियां देशकाली च शौच ब्राह्मणसम्पदः | 
पञ्चेतान्‌ विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम्‌ ॥ 


( मनु ३१२६; वौ० घ० सू० राडा४०; पूमंपुराण २२२२७ ) 
अनुशासन पर्व तथा अन्यत्र श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मणों के पाप्रत्व का 
विचार बलपूर्वक उद्घोषित द्वै" । द॑व कर्म में ब्राह्मण की योग्यता का विचार 
नही करना चाहिए, परन्तु पितृकर्म मे योग्यता को परीक्षा एफान्त आवश्यक 
है । मनुशासन के इध तथ्य का उद्घोप तायुपुराण में भी उपल्य होता है । 
परन्तु, पुराणो मे इन दोनो सियमो के उल्लंघन के प्रति अपना पूर्ण आग्रह 
दिखलाया है! श्राद्ध के अवसर पर प्रभूत घन व्यय करने की शिक्षा देते हुए 
पुराण कभी नही थकते । 'वित्तशात्य' की इस अवसर पर पुराणों में वी निन्‍्दा 
हैं। सम्पत्ति होने पर श्राद्ध तथा एकादशी के अवसर पर व्यय करने मे कमी 
नी शठता या कृपणता न करनी चाहिए। टस प्रसद्भ में विष्िणुपुराण में एलद- 
विपयक एलोक स्मरणीय है जिनमे पितृगणो ने अपनी कामना अभिव्यकत की 
हैं। ऐसे नव एलोकों ( ३४१४।२२-३० ) में से एक-दो श्लोक ही यहाँ दिये 
जाते है-- 

अपि धन्य: कुले जायात्‌ अस्मा्क मतिमान्‌ नरः | 

अकुव॑न्‌ वित्तशादयं यः पिण्डान्नो निवंपिष्यति ॥ 

रत्न॑ वस्त्र महायान॑ सर्वभोगादिक॑ वद्ु | 

विभवे सति विप्रेभ्यो योञ्स्मानुदिश्य दास्यति ॥ 
“विष्णु ३३१४।२२-२३ 
पितरो को यह भावना नितान्त सुन्दर हे । इन रलोकों का आशय है कि 
हमारे कुल मे क्या कोई ऐसा मतिमान्‌ धन्य पुरुष उत्पन्त होगा जो वित्त की 
लोलुपता को छोडकर हमे पिण्डदान देगा ? तथा जो सम्पत्ति होने पर हमारे 
उद्देश्य से ब्राह्मणो को रत्न, वस््र, यान और सम्पूर्ण भोगसाम्मग्नी देगा ? वित्त- 


१. ब्राह्मणात्त परीक्षेत क्षत्रियों दानधमंथित्‌ । 
देवे कमंणि पिछ्ये तु स्याय्यमाहु: परीक्षणम्‌ ॥ 
--अंनुशासन ९०।२ ( हेमाद्रि द्वारा उद्धृत ) 


२. न त्राह्मणान्‌ परीक्षेत सदा देये तु मानवः। 
देवे कणि पिच्ये च॒ श्रूयते वे परीक्षणम्‌ ॥ 





ह रे --वायु० ८5५३।५१ 
रै. ये नच श्लोक वाराहपुराण १३४४०-५१ में भी अक्षरशः समाम ही हैं । 
'३॥१४।२४-३० श्लोक श्राद्धक्रियाकौमुदी से उद्घृत हैं तथा व्यास्यात भी हैँ । 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वण्य विषय ३०३ 


आव्य की निन्‍्दा एकादशो-न्रत के अनुष्ठान के अवसर पर पद्मपुराण में भी 
की गयी है ( पद्म १६।१८१; ६३९२१ )। तोर्थ॑स्थ ब्राह्मणों की पात्रता, अपा- 
अता का भा विचार पुराणो ने हेय माना है। ब्राह्मण की योग्यता का विचार 
पुराणों की सामान्य दृष्टि से सवंइ्ा भोकड रहता है। वायु पुराण ने गया तीर्थ 
के प्राह्युण के कुल, शोल, विद्या तथा तप के परीक्षण को अनावश्यक बतराया 
है। ब्राह्मण के पूजन मात्र से हो मुक्ति प्राप्त होती हैं' । वराह-पुराण ने इसी 
प्रकार मथुरा के ब्राह्मणो को पात्रता के समीक्षण से वहिभुत ही रखा है* । इस 
प्रकार पुराणो ने महाभारत में निर्दिष्ट दोनो नियमों का अपवाद उपस्थित 
किया है । 
व्राह्मणों के सदगुणों को अपवाद मानने में पुराणो का एक गम्भीर तात्पयं 
लक्षित होता है जिसे काणे महोदय ने अपने ग्रन्थ मे सफुटीकृत किया है । बौद्ध 
वर्म को राजकीय आश्रय प्राप्त होने पर वैदिक धर्म की रक्षा की समस्या मनी- 
पपयो के सामने प्रस्तुत हुई । ब्राह्मण ही ऐसा वर्ग था जो वेदिक धर्म के सरक्षण 
का सहचीय कार्य करता था, परन्तु उसके योगक्षेम की व्यवस्था होनी चाहिए । 
यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था राजा या सम्पन्न गृहस्थ नहों करता, तो वेद का 
संरक्षण क्योंकर सम्पन्न हो सकता है? इसी अभिप्राय को लक्ष्य मे रखकर 
हो--अपने युग की एक विषम समस्या के सुलकाने के निमित्त ही पुराणों ने 
ऐसी व्यवस्था दी है। तभो तो पद्मपुराण का यह वचन सुसद्भत होता है-- 
तीथेंपु ब्राह्मणं नव परीक्षेत कथंचन | 
अन्नाथिनमनुप्राप्तं भोज्यं त॑ मनुरत्रवीत ॥ 
--प्म ५१२९॥२१२ 
इसी तात्पर्य की मुख्यता को ध्यान मे रखकर पुराणों ने दान, श्राद्ध, ती्थ- 
यात्रा तथा पवित्र नदियों में स्तानादि व्रत, भक्ति, अहिंसा, भगवन्नामकोतंन 
आदि को सद्यृहस्थों के लिए आवश्यक कर्तव्यों के अन्तर्गत स्वीकार किया है ॥ 
'पू्ते धर्स 
वैदिक समाज मे इछापूर्त की महिमा विशिष्वपेण मान्य तथा ग्राह्म है। 
'दृछापूर्त) शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के एक मन्त्र मे ( १०१४८ ) उपलब्ध 





१, न विचार्य कुल शीर्ल विद्या च तप एव च। 

पूजितैस्तैस्तु राजेन्र ! मुक्ति प्राप्तोति मानवः ॥._ --चायु ८२२७ 
२. अनुग्‌ वे माथुरो यत्र चतुर्वेदस्तथाउपर+। 

वेदश्चतु्िन -च॒ स्थान्माथुरेण सम; क्वचित्‌ ॥| - --वराह १६५॥५५ 


३०४ पुराण-विमर्श 


होता है परन्तु इसकी व्याख्या या अर्थ-संकेत यहाँ नही मिलता । पुराणों में इन 
शब्दों की व्या्या मिलती हे जिससे इ८ वेद द्वारा प्रतिपाद्य कर्म है तथा पू्ते. 
पुराणों द्वारा प्रशंसित कर्म हैं-- 
अग्निहोत्रं त्तपः सत्यं वेदानां चेव साधनस्‌ | 
आतिथ्यं वेश्वदेव॑च इप्टमित्यभिवीयते ॥ 
वापीकृपतडागानि देवतायतनानि च। 
अन्नप्रदानमर्थिभ्य:. पूर्तमित्यभिधीयते ॥। 
--मार्कण्डेय, १६११२३, १२४ तथा अग्नि, २०९।२-३ 
न्‍न्भत्रिसंहिता, ४३-४४ 
तात्पर्य यह है कि जनता के कल्याण के लिए वापी, कूंप, तालाव का 
खोदघाना, मन्दिर का निर्माण करना, याचको को अन्न प्रदान करना (पत्ते 
कहलाता है । और इसी धमं का अनुष्ठान पुराणों के द्वारा बहुशः प्रशंसित है । 
पुराणों मे ऐसे बहुत से विचार है, जो बिल्कुल गाघुनिक प्रत्तीत होते है, जैसे 
समाज की सेवा तथा आर्तो-पीडितो के दुःख का अपनयन सर्वश्रेष्ठ धर्म के रूप 
मे परिगणित किया गया है । परोपकार को ही मुख्य घर्म बतलानेवाले कत्तिपयः 
पुराण-वचन द्रष्व्य हैं । 


अवता रवाद पुराणो का महनीय दाशंतनिक सिद्धान्त है जिसका विस्तृत 
विवेचन पीछे किया गया है। अवतार के साथ ही भक्ति का सिद्धान्त भी पुराण 
में वैशचेन प्रतिपादित है। भक्ति एक वैदिक तत्व है और इसके ऊपर किसी 
बाहरी प्रभाव को खोज निकालना नितान्त आन्‍्त हैं--इसकी सूचना अन्यत्र 
दी गयी है । इसी से सम्बद्ध क्रतों का भी पुराणों मे बड़ा विस्तार है। व के 
कतिपय मास जैसे वैशाख, अगहन तथा भाघ भादि नितान्त पविन्न माने जाते 
है | तिथियो मे एकादशी तो वेष्णवो के लिए तथा प्रदोष ब्नरत शैचों के लिए, 
नितान्‍्त उपादेय माने जाते है। 





१. न ख्वर्गे ब्रह्मलोके वा तत्‌ सुख प्राप्यते नरैः । 
यदातंजन्तुनिर्वाण दानोत्यमिति में सति: ॥ 
“--मार्क॑ण्डेय, १५५७ 
प्राणिनामुपकाराय. यर्थवेह परत्र च। 
कर्मणा मनसा वाचा तदेव सतिमान्‌ बदेतु ॥ 
हे ++विष्णु, ३१२४५ 
जीवितं सफल तस्य यः परार्थोद्योतः सदा ॥ 


“बहा, १९०।३६ 


सप्तम परिच्छेंद : पुराणों का वर्ण्य॑ विषय ३०५ 


दान का भी वैश्ेन विवरण पुराण का अपना विषय है। निबन्धकारों में 
अन्यतम वल्लालसेन ने अपने दावसागर में दान का बड़ा ही विशद तथा 
प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत किया है जिसमे पुराणों के आवश्यक श्लोक उद्घृत 
किये गये हैं ॥ पोडश महादानों का विशिष्ट वर्णव भी अनेक पुराणों मे उपलब्ध 
होता है । 

आद्ध का विषय भी बड़ा उपादेय माचा जाता है। तीर्थों में श्राद्ध का 
विधान आवश्यक माना जाता है । गरुडपुराण का उत्तर खण्ड प्रेतकल्प के नाम 
से विख्यात है ( ३४ अध्यायो में ) जिसमे ओऔब्वंदेहिक क्रियाओं से सम्बद्ध 
हिन्दू-मावनाओ का एक विस्तृत प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत किया गया 
श्राद्ध के विषय में स्वंमान्य होते स गयातीर्थ की महिमा प्राचीन काल से ही 
प्रतिष्ठित है । महाभारत के वनपर्व में गया तथा वहाँ के अक्षयव॒ट का गौरव 
बड़ी सुन्दरता से वणणित है। वहाँ पितृगणो का वह लोकश्रिय बचन भी उद्घृत 
है जिसमे वे लोग गया में श्राद्ध की संस्तुति करते हैं -- 

एष्टव्या बह॒व: पुत्रा यद्येकोअपि गयां ब्जेत्‌। 
यजेत्त वाह्श्वमेघेन नील वा बृषमुत्सूजेत्‌ ॥ 
“-बन्तेपव 5४। ६७ 

तीर्थ-माहात्म्य 

पुराणों मे दीर्थो की महिमा का विपुल वर्णन मिलता है। यह इतना 
साड्ोपाड़ुरूप से वरणित है कि उस प्रदेश का विस्तृत भौगोलिक चित्र रुचिरता 
से प्रस्तुत किया जा सकता दे । तीर्थयात्रा के पौराणिक प्रसद्ध को भूगोल का 
पूरक मानना चाहिए। उदाहरण,र्थ स्कन्दपुराण के रेवाखण्ड का समीक्षण 
कीजिए । रेवा--नमंदा के तीर पर वरतंमान तीर्थों का यह साज़ः विवरण उस 
प्रदेश के भौगोलिक वृत्त की सर्वंधा पूति करता है | फाशीखण्ड की भी दशा ऐसी 
ही है । इस खण्ड में काशीस्थ शैवलिजड्भी का इतना सुचारु वर्णन है कि उसकी 
सहायता से काशी के प्र्यात स्थानों का स्थलू-निर्देश भलछी भाँति आज भी 
किया जा सकता हैँ। किसी स्थान पर किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा की गयी 
तपश्चर्या से परिपृत स्थलूविशेष की संजा तीर्थ है। तीर्थ” का मूल अर्थ है वह 
स्थान जहाँ पर किसी नदी को पार किया जा सकता है। ऐसे स्थानों पर: 
जनता का एकत्र होना स्वासाविक है । धीरे-घीरे नदीतट होने से पवित्रता की 
दिव्य भावना से मण्डित होने पर वही स्थान घामिक तात्पयंबाले तीर्थ! के रूप 
से परियृहीत हो जाता है । तीर्थ मुछतः नदी से सम्बद्ध है। तदनन्तर अन्य भी 
पवित्र स्थल, जो पव॑तो के ऊपर भी वर्तमान रहते हैं, तीर्थ की संज्ञा पाने लगते 


है। तीर्थे भारतवासियो को एकता के सूत्र मे बॉधनेवाले साधनों मे अन्यतम' 
२० पु० चि० 


पुराण-विमर्श 


९8] 


३० 


। ऐसा कोई दिव्य सुन्दरतामण्डित नदी-तीर, पर्वत-शिखर, कील या जल- 
प्रपात नही है जहाँ भारतीयता के प्रसारक न पहुँचे हो और पहुँचकर जिन्हेँ वे 
तीथं के रूप में दिव्य रूप प्रदान न किये हो । 

तौथ की महिमा का प्रतिपादन महाभारत के समय से ही हैँ । बनपर्व में 
एक वडा दीघ॑ अवान्तर पर्व छिह्त्तर अध्यायो का है ( ५० अ०-१५६ अ० ) 
जो तीर्थयात्रा पर्व के नाम से विख्यात है । इन अध्यायों में तीर्थों के तीन वर्णन 
हे जिनका भौगोलिक क्षेत्र क्रमशः विस्तृत तथा विस्ती्ण होता गया है । प्रथम 
तीर्थों का वर्णन है पुलस्त्य के हारा ( 5० अ०-८५ अ० ), दूसरा है धौम्य के 
द्वारा (८५६ अ०--१० अ० ) तथा तीसरी और पूर्ण विकसित सूची त॑र्थों की 
हुँ लोगश के द्वारा व्याख्यात ( ६९ अ०-१५४६ अ० )। प्रथम दोनो सूचियो में 
स्थानों का निर्देशमात्र है तथा घामिक चूणिका स्वल्प मात्रा मे है । तृतीय सूची 
में अधिक्रतम स्थलो का ही निर्देश नहीं है, प्रत्युत उनसे सम्बद्ध ऐतिहासिक 
महत्त्वशाली घटनाओ का भी विस्तृत विवरण तीर्थों के महत्त्व को भूरिशः प्रकट 
करता है । यथा वनपर्व के १३५ अध्याय में कनखल तीर्थ तथा गंगा का 
माहात्म्य बणित हे । वहाँ प्रसद्भतः रैभ्याश्रम की सुचना है जहाँ भरद्वाज के 
पुत्र यवक्रीत का नाश हुआ था । इसी प्रसद्धभ की व्याख्या मे यवक्रीत का वह 
विश्वत उपाल्यान यहाँ चार अध्यायो मे (१३५ अ०-१३८ अ०) बणित है जिसे 
महाभाष्यकार पतझ्ञलि ने ४/२।६० सूत्र के भाष्य मे निदिष्ट किया है और जो 
किसी समय लोगो में नितान्त प्रख्यात था । 
पुराणों ने महाभारत की इस शैली को भ्पनाकर तीर्थों के माहात्म्य-वर्णन 
के अवपर पर प्राचीन आख्यानों का भी विशद उल्लेख किया हैं। जैसे ब्रह्म- 
पुराण में तीर्थों का बडा विशाल विवरण है वहाँ प्राचीतच आख्यानों का निर्देश 
करना पुराणकार कभी भूलते नही ! ब्रह्मपुराण के १३१ अ० में यमतीथ्थ के 
चर्णन-प्रसद्ध मे सरमा के वैदिक आख्याव का पूरा विवरण दिया गया है। 
१३६ अ० में विष्णुतीर्थ के प्रसड् में मौदगल्य का भाखरुयान वर्णित हैं। 
१७१ अ० में उ्चशी तीर्थ के अवसर पर पुछरवा का आख्याव है। यह तीथे- 
वर्णव १०९ अध्याय से प्रारम्भ कर १७८ अ० तक फैला हुआ है । अम्निपुराण 
ने १०६ अ० में तीर्थों की सूची एकत्र देकर इसके अग्रढे अध्यायों मे तीथ्थ- 
विशेषों का--गड्ढा, प्रयाग, वाराणसी, नमंदा, गया--का पृथक्‌-पृथक्‌ विवरण 
संक्षेप में दिया है। देवविशेषों से सम्बद्ध तीर्थों की एकत्र सूची पुराणों में उप- 
लब्ब होती हें--पितृतीर्थ सूची (मत्स्य २२ अ०), देवीपीठ सूची (मत्स्य १३ भ०), 
त्ह्मतीर्थ सूचो ( प्रभासक्षेत्र १०५ भ०) । अग्निपुराण ने अत्यन्त संक्षिपर विवरण 
केवल प्व॑र्निदिश पाँच तोर्थो का ही दिया है। प्रतोत होता है कि ये तीर्थ- 
पच्चुक-गगा, प्रयाग, वाराणदी, नमंदा तया गया--आअत्यच्त प्राचीन काल 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वण्ये विषय ३०७ 


से ही प्रव्याति पाते आते है ।* घोरे-घोरे यह संख्या बढ़कर समग्र भारतवर्ष 
को ही अपने में समेटे हुई है । 
राजधमं 

पुराणों मे राजधरमं का विवरण अनेक स्थलों पर बहुशः उपलब्ध है । राजा 
की उत्पत्ति प्राचीन काल में क्यो हुई ? उसके सहायक कितने अज्भ तथा उपाजू 
होते है ? साम,दाम, दण्ड भेद राजा के ये चार मुख्य धर्म कब उपयोग में लाये 
जाते है ? आदि प्रश्नों का समुचित समाधान पुराणों में किया गया है। मत्स्य- 
पुराण मे (२१६९ अ०---२२६ अ० ) यह विषय संक्षेप मे विवृत है। राजकुमार 
को शिक्षा-दीक्षा किस प्रकार देना चाहिये इसका विस्तृत विवरण २१६ अ० 
में यहाँ दिया गया है। राजा के सात प्रसिद्ध अंग यहाँ भी निर्दिष्ट है--स्वामी, 
अमात्य, जनपद, दुर्ग, दण्ड, कोश तथा सित्र ( सहायक राजागण )। साम 
(२२१ अ०), भेद ( २२२ अ० ), (२२४ अ० तथा २२६ अ० ) के प्रयोग के 
अनन्तर, राजा का साम्य विभिन्‍न देवो के साथ किस प्रकार न्‍्याय्य तथा उचित 
है--इस विषय का सुन्दर वर्णन भी यहाँ एक पूरे अध्याय ( २२५ ) में उपलब्ध 
हैं। अग्विपुराण ( २१८ अ०---२१३७ अ० ) में भी यह विषय विस्तार से' विवृतत 
है ।* वक्ता है पुष्कर जो विष्णुवर्मोत्तर ( २१॥७-९ ) के साक्ष्य पर वरुण के 
पुत्र है तथा वोधव्य हैं परशुराम | यहा पुष्करनीति विप्णुधर्मोत्तर के कई 
बव्यायों में वणित है ( २६५-७२; १४५-१६५ भ० )। वक्ता तथा वोधव्य 
दोनो ही वे ही है जैसे मम्निपुराण मे निवन्धकारों ने अपने-अपसे निवन्धों 
में अग्निपुराणस्थ इन प्रकरणों के अतेक एलोकों को उद्धृत किया है। अग्नि- 
'पुराण के कई अध्यायों में राम के द्वारा लक्ष्मण जी को प्रतिपादित नीति 
का विवेचन है ( २३८ भ०---२४२ अ० तक ) | यहाँ राजधर्मं का ही विशेष- 
रूप से वर्णन है । यह रामनीति कौठिल्य के अर्थशास्त्र का बहुशः अनुसरण करती 
है। राम के द्वारा प्रतिपादित होने पर भी इसमे उदात्तता तथा महनीयता' 
का नितान्द बभाव है, जिन्हे हम राम के साथ सम्बद्ध मानते आते है | तथ्य 
यह हैं कि यह कामन्दकीय नीति का सास्संकलन प्रस्तुत करता है जो अग्ति- 





१. पुराणों मे विविध स्थानों पर विवृत तीर्थमाहात्म्य को एकत्र करु काशे 
महोदय ने बड़ी सुन्दरतया प्रदर्शित किया है। देखिए उनका 'हिस्टी भाव धर्मे- 
शास्त्र' चतुर्थ खण्ड जहाँ पुराणो तथा नवीन इतिहास के आधार पर प्रधान 
तीर्थों के महत्वपूर्ण विवरण भी है 

२, विशेष के लिए द्रश्व्य ?णप०० पक्रृ०प्शीफ बाते 2? ६००6 ३४ (7७ 
87 शिपाथा4 एण पता 779, 35-37 


३०८ पुराण-विमर्श 


पुराण की संग्राहक शैली के साथ पूर्ण सामझस्य रखता है। गदडपुराण के करे 
श्रध्यायों मे ( १०८-११४५ अ० ) से भीतिसार नामक उपन्यस्त प्रकरण इसा 
विषय से भी संवन्ध रखता है। इसमे धर्म, अर्थ तथा काम बर्थाव्‌ पुरुपार्थ 
से सम्बद्ध फुटकल एलोको का सग्रह तो है ही । साथ ही साथ राजधर्म तथा 
राजतन्त्र से सम्बद्ध इलोक भी उपलब्ध होते हैं। इस नीतिसार प्रकरण के 
एलोक अन्यान्य पुराणों तथा सुभाषित ग्रन्यों से अविक्ल अथवा किच्चित्‌ पाठ- 
भेद के साथ यहाँ उद्धृत किये गये है । नीतिसार प्रकरण से अनेक एलोक गनढ- 
पुराण का नाम लेकर 'राजनीतिप्रकाश' मे उद्धृत किये गये है । राज्या/भेपेक 
का प्रसंग अग्तिपुराण में आता है, जहाँ अभिषेक के निम्मित्त अनेक पौराणिक 
मन्त्र भी उपन्यस्त किये गये हैं ( २१८--२१६ अव्याय )। इन प्रकरणों मे 
राजनीति के तथ्य सम्बन्धी बातों का भी अन्वेषण क्या जा सकता ह, यद्यपि 
प्राच्चीन ग्रन्थों के संक्षेप प्रस्तुत करने के हेतु मौलिकता की विशेष आशा नहीं है) 
राजनीतिविषयक वर्णन मत्स्य, अग्नि तथा गरुड के अतिरिक्त मार्क॑ण्देय 
जैसे पुराण मे तथा औौर विप्णुधर्मोत्तर जैसे उपपुराणो में भी प्राप्त होते है । 
इन अध्यायो के परिशीरलून से पौराणिक राज-धर्म का स्वरूप भली भात्ति 
अभिव्यक्त होता है जो महाभारत आदि ग्रन्यो मे प्रतिपाथ राजनीति से भिन्‍न 
नही है । राजा के विपय मे मत्स्यपुराण एक बड़े पते की गात वतलाता हूं । 
वह इस प्रकार है--- 
क्ृपणानाथवृद्धानां विधवानां चयोपिताम्‌ | 
योगक्षेम॑ च वुत्ति च त्तथेव परिकल्पयेत्‌ ॥ 
“मत्स्य २९५६४ 
इसका तात्पयं है कि कृपण, अनाथ, वृद्ध तथा विघवाओ के योगक्षेम तथा 
वृत्ति का प्रवन्ध करता राजा का महनीय धर्म होना चाहिए । यह श्लोक महा- 
भारत के एक एइलोक की ओर संकेत करता है जिसमे नारदजी ने युधिप्ठिर से 
अनाथ, नन्ध तथा बद्धहीन लोगो की वृत्ति नियत करने का उपदेश किया है--- 
कच्चिदन्थांश्व मूकाश्च पडगून्‌ व्यद्भधानवान्धवानू- 
पितेव पासि धर्मज्ञ ! त्तथा प्रव्नजितानपि। ॥॒ 
“संभापत ५१२४ 
इस प्रकार के राज्य को, जिसमे वृद्धों, अनाथों, लुलो, लेंगडों की वृत्ति का 
प्रबन्ध होता है जिससे वे भी संसार मे जीवन निर्वाह कर सकते हैं, भाजकल 
की भाषा से 'वेलफेयर स्टेट” आर्थात्‌ कल्याण राष्ट्र कहते है। यह आजकल के 
नितान्‍्त समुन्नत राष्ट्र के विकसित रूप का प्रतीक माना जाता है। आश्चये 
की बात है कि पुराणो ने राष्ट्र का यही समुज्ज्वल आदर्श प्रस्तुत रखा है 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वण्यं विषय ३०९, 


उसमे किसी दोष के कारण कोई भी प्राणी जीने के अधिकार से वंचित न रह 
जाय । गरुडपुराण के नीतिसार का प्रकरण अपनी नैतिक शिक्षा के लिए बड़ा 
ही उपोदय तथा संग्रहणीय है | संस्क्रत के नीतिवाक्यों के भीत्तर शत्ताब्दियों से 
संचित अनुभव अपनी अभिव्यक्ति पाता है। वाक्य तो होते हैं छोटे, परन्तु उनके 
भीतर गम्भीर अर्थ भरा रहता है। बुढापे के छप पहिचानने के लिए यह श्लोक 
कितना सारवानु है-- 
अध्वा जरा देहवतां पव॑तानां जल जरा। 
असम्भोगरच नारोणां वस्त्राणामातपो जरा ॥ 
यहाँ चार पदार्थो के वा्धक्य या जीण॑ता का विवरण है और ये चारों बातें 
गम्भीर अनुभूति के ऊपर आश्रित है । इसी प्रकार गाहेस्थ्य जीवन के आदर्श का' 
संकेत इस छोटे से पद्च मे कितनों रुचिरता से दिया गया है :--- 
यस्य भार्या विरुपाक्षी कश्मछा कलहुप्रिया । 
उत्तरोत्तवादास्या सा जरा, न जरा जरा॥ 
“-गरुड १०८२३ 
पुराणों में नीति के ये स्थल बड़े ही मामिक सारवबानु तथा उपादिय हैं* । 
'युराणों में विज्ञान 
लोकोपयोगी अनेक विद्याओं का वर्णन पुराणों मे, विशेषतः विश्वकोशीय 
कअषग्ति ०, गरुड० तथा चारदीय० मे प्रचुरता से उपलब्ध होता है। इन विद्याञ्ं 
का विवरण इनके प्रतिपादक मौलिक ग्रन्थो के आधार प्र किया गया हैं। वर्णन 
है तो संक्षिस ही, परल्तु पर्याप्त प्रामाणिक है । लोक-व्यवहार के लिए इतनो 
भी जानकारी कम उपयोगी नही है । कुछ विद्याएँ तो इतनी, बिलक्षण हैं कि 
उनके मूल ग्रन्थ आज बड़े परिश्रम से खोजे जा सकते है। पुराणों ने इन विद्याओं 
के आचार्यों के भी नाम तथा मत दिये है जो अज्ञात या अल्पज्ञात हैं। अत॥ 
संस्कृत के वैज्ञानिक साहित्य का भी परिचय पुराणों के गस्भीर अध्ययन से 
सर्वथा सुलभ है। इसी दृष्टि से भी पुराणों का अब्ययन लछोकोपयोगी तथा 
कल्याणकारी है । इस विषय की स्थुल सामग्री संक्षेप मे यहाँ दी गयी है। 
(१ ) अश्वज्ञास्त्र--यह प्राचोत विद्या है। सभापव के ५१०९ में 
अश्वसूत्र तथा हस्तिसुत्र का उल्लेख हैं। अश्वों की चिकित्सा के निमित्त एक 


२, ब्रष्टग्य ९ 7०४१४ 40 ४7०७ ९प्र/७795 सम्पादक जगदीश 
लाल शास्त्री ( लाहौर )। इस ग्रन्थ मे मत्स्य, अग्वि, मार्कण्डेय, गरुड, कालिका 
तथा विष्खुधर्मोत्तर के राजनीतिपरक अध्याय पूरे रूप मे संगृहोत्त हैं, तथा 
विष्णुधर्मोत्तर के राजनीतिकपरक अध्याय पूरे रूप मे संग्रहीत है, तथा उनके 
आधार पर पुराणों के एतद-विषयक विचार संक्षेप मे दिये गये है । 





३५२ पुराण-विमर्ण 


वास्तुविद्या | 

मन्दिर तथा राजप्रासाद की निर्माणविधि को वास्तुशास्त्र के नाम से 
पुकारते है । यह बहुत ही उपयोगी विद्या है । सामान्य गृहस्थो के लिए तो कम, 
परन्तु राजाओं के लिए अत्यधिक । मत्स्यपुराण ने इस विषय का बड़ा ही 
विस्तृत वर्णन भठारह अध्यायों मे दिया है (२५२ म०-२७० अ०) | बग्निपुराण 
ते भी यह विषय अनेक धध्यायों में विकी्ण रूप से प्रस्तुत किया है (४० ण०, 
९३-९४ अ०, १०५-१०६ भ०, २४७ अ० )। विष्णुवर्मोत्तरपुराण मे भी 
इन विषयों का विवेचन है ( २६-३१ ) | संक्षिप्त विवेचन गरुठ में भी उप« 
लव्घ होता है ( १४६ ) | इन सबसे विस्तृत विवेचन होने के कारण मत्स्य का 
विवरण विशेष महत्त्व रखता है। प्रतीत होता है कि मत्स्य ने किसी विशिष्ट 
वास्तुशास्त्रीय निवन्ध का सार अपने अध्यायो मे;प्रस्तुत किया हैं। यहाँ चार 
विपयो का विवेचन पुराणकार करता है--( १ ) वास्तुविद्या के मूल सिद्धान्त; 
(२) स्थान का चुनाव तथा उसपर निर्माण की रूपरेखा; (३) देवों की 
मू्ियों का निर्माण तथा ( ४) मन्दिर तथा राजप्रासादों की रचना। मत्स्य के 
२५२ अ० में इस शास्त्र के १८ आचार्यों के नाम दिये गये हैं ( भृगु, अभि, 
विश्वकर्मा, मय, नारद आदि ); इनमे से कतिपय नाम काल्पनिक हो सकते हैं, 
परन्तु जेसा अन्य स्रोतो से सिद्ध होता है अनेक नाम वास्तविक हैं। इन बाचार्यों 
ते वास्तव मे इस शास्त्र के विपय में ग्रंथों का प्रणयन किया था । 

गृहनिर्माण का काल ( २५३ अ० ), भवन-निर्माण ( २५४ अ० ), स्तम्भ 
का मान-निर्णय ( २५५ अ० ) आदि विपयो का विवरण देने के अनन्तर इस 
पुराण ने देवप्रतिष्ठा की विधि तथा प्रासाद-निर्माण की विधि का विवेचन 
विस्तार से क्या है। इसी प्रसद्ध में प्रतिमा लक्षण की भी चर्चा पुराणों में है। 
अग्निपुराण ले ४६-४५ अध्यायो में पूज्य देवता को प्रतिमातओ्रो के लक्षण तथा 
निर्म'ण का विवरण दिया है। मत्स्य ने भी यही विषय २५८-२६४ ब० में 
दिया है* | विष्णुधर्मोत्तरपुराण के तृतीय खण्ड मे भी यही विषय विवृत है। 





१. श्री तारापद भट्टाचाये ने वास्तुविद्या के अपने अनुशीलून (एथ्शा075 
० [एव27 &7०॥॥0००८प०४ नामक गंथ मे इन अठारहो आचार्यों की ऐति- 
हासिकता का तथा उनके ग्रंथो का समोक्षण प्रस्तुत किया है ( १६४७ ई० में 
प्रकाशित ) । 

२, मत्स्य के इत परिच्छेदों की विस्तृत तथा चित्रसमन्वित व्याख्या के 
लिए द्रष्टनभ्य डा० वासुदेवशरण अग्रवाल रचित मत्स्यपुराण--ए स्टडी--नामक 
अंग्रेजी ग्रन्थ ( पृष्ठ ३४२--३७० ) । इन प्रष्ठो मे यह विषय बड़ी सुन्दरता तथा 
विशदता के साथ विवेचित किया गया है । 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वर्ण्य विषय ३१३ 


'यूराणों के अतिरिक्त यह विषय मौलिक रूप से मानसार, चतुर्वेग चिन्तामणि, 
सूत्रधारमण्डन, रूपमण्डन तथा बृहत्संहिंता ( ५८ अ० ) में विस्तार से दिया 
न्गया है। 
ज्योतिष--ज्योतिष का भी विवरण पुराणों में यत्र-तत्र उपन्यस्त है, खगोरलू 
तो भूगोल के साथ संवलित होकर बनेक् पुराणों में अपना स्थान रखता है 
यथा श्रीम-द्रागवत के पच्चम स्कन्‍्ध मे (१६ अ०-२५ अ०) और इसो के अनु- 
-करण पर देवीभागवत के स्कत्थ ८ (५अ०-२० अ०) मे । गरुडपुराण में पाच 
अध्याय (५९ ल०-६४ अ०) इसी विषय के बतंमात्र है जिनमे फलित ज्योत्तिष 
-का ही मुख्यतया विवरण है। नक्षत्रदेवताकथन, योगिनोस्थिति का निर्णप, 
सिद्धियोग, जमृतयोग, दशा विवरण, दशाफल, यात्रा में झुभाझुभ का कथन, 
- राशियों का परिमाण, विभिन्न रग्तौ में विवाह के फल आदि विषयों का विव- 
रण'इन अध्यायों मे दिया गया हैं। नारदीयपुराण के नक्षत्रकल्प मे भी 
( १४५५-४३ ) नक्षत्र सम्बन्धी वात दी गयो है। इस पुराण के ५४ अ० में 
>गणित का विवरण है। अग्निपुराण के कत्तिपय अध्यायों मे (१२१ अ०) शुभा- 
-शुभ विवेक के विषय में वर्णन उपलब्ध है । 
सामुद्रिक शास्त्र--स्त्री-पुषयो के शारीरिक लक्षणों के विषय मे किसी समुद्र 
“नामक प्राचीन आचाय॑ का ग्रन्थ था| भाज भी सामुद्रिक शास्त्र के नाम से एक 
“ग्रन्थ उपलब्ध है, परन्तु यह उतना प्राचीन नही प्रतीत होता। स्त्री-पुरुषो के 
“विभिन्न अंगो के स्वरूप को देखकर, उच्चता-हस्वता-दीघंता-लघ्बुता आदि की 
“परीक्षा कर उनके जीवन की दिशा को वतलाना इस विद्या का अद्भ है। सुन्दर- 
-काण्ड के एक विशिष्ट सर्ग में रामचन्द्र के अद्भुविन्यास का विवरण बड़ी सचेश्ता 
से दिया गया है । यह बद्भविद्या ( प्राकत्त अद्भ बिज्जा ) का विषय है अद्भू- 
विद्या सामुद्रिक विद्या के साथ सम्बद्ध एक प्राचीन विद्या थो जिसके द्वारा नर- 
-नारी के शरीर का विस्तृत वर्णन झुभ या अशुभ सूचन के साथ उपस्थित किया 
जाता था। वीरमित्रोदय के लक्षणप्रकाश” में मित्रमिश्न ने इस विद्या से 
सम्बद्ध प्रचुर सामग्री प्राचीन आचार्यों के वचनो के उद्धरण के साथ उपस्थित 
-की हू। पुराणों ने धद्भुविद्या का भो सकहन अपने अध्यायों मे किया है। 
अग्तिपुराण के २४३-२४५ अध्यायों मे तथा गरुडपुराण के १।६३-६५ 
भष्यायी में यही विद्या प्रपंचित हैं। जैन धर्म मे अनेक ग्रंथ इसी अजद्भविदा 
६ रभज्धुविज्जा ) से सम्बन्ध रखनेवाले उपलब्ध हुए है जिनमे एक प्राकृत 
नअथ प्राकृत अ्न्यसाला ( काशी ) से हाल में ही प्रकाशित हुआ है । 
धनुविद्या 


प्राचीन काल मे यह विद्या अत्यन्त प्रख्यात थी, परन्तु देश के परतन्त्र हो 
-जाने के कारण इस विद्या से सम्बद्ध ग्रन्थों के नाम ही यत्र-तत्र उपलब्ध होते 


३१४ पुराण-विमर्श 


है | प्रपंचहदय में इस शास्त्र के वक्तास्प मे ब्रह्मा, प्रजापति, इखद्र, मनु तथा 
जमदग्ति के नाम निर्दिष्ट हैं। महाभारत के अन्य पर्वी में इस विद्या के आचार्यो 
के नाम सस्मृत है, अगस्त्य का नाम आदिपव में ( १५२१०, कुम्मकोण सं० ) 
तथा भरद्वाज का नाम शामन्तिपव मे ( २१०२१ ) धनुविद्या के आचार्यरूप में 
उल्लिखित ह । जमदग्नि का उल्डेख डल्हूण करते है। अभ्निपुराण के चार 
अध्यायों मे ( २४६-२५२ अ० ) इस विद्या का सार सद्भूलित किया गया हू । 
मधुसूदन सरस्वती ने 'प्रस्थानभेद” मे विश्वामित्रकृत धनुर्वेद का उल्लेख किया 
है, परन्तु यह ग्रंथ उपलब्ध नही है । 

पुराणों में वणित विचित्र विद्याएँ 

पुराणों में ऐसी विद्याएँ आख्यानको के प्रसद्भ मं ब्रणित हैं जिनपर बाधु- 
निक मानव प्राय: विश्वास नही करता, परन्तु उस युग में वे सच्ची थी तथा 
उनका उपयोग जनसाधारण के बीच किया जाता था। सस्द्धत में मन्त्र, शास्त्र, 
माया और विज्ञान तथा पाछी में मन्त्र और विज्जा विद्या के ही पर्यायवाचरी 
शब्द हैं । इन विद्याओ में से कुछ का संकेत यहाँ दिया जाता है 

( १) अनुलेपन विद्या -मा्कंप्डेय ( अ० ६१, ८-२० इलोक ) में ऐ+ 
विशिष्ट पादलेप का सकेत हे जिसे पैर में लगाने से आधे दित में ही सहल 
योजलन की यात्रा करने को शक्ति आती थी। इसके उपयोक्ता एक ब्राह्मण की 
चर्चा है जिसते एक अन्य ब्राह्मण को यह पादलेप दिया । इसके प्रभाव से वह 
हिमालय पहुच गया, परन्तु सुरज की धूप के कारण तप्त बरफ पर पैर रखने से 
वह लेप घुल गया जिससे यात्रा की वह अलौकिक शक्ति न हो गयी । 

( २ ) स्वेच्छारूपधारिणो विद्या--मार्केण्डेय. ( द्वितीय अ० ) मे. इसका 
सुन्दर दृशन्‍्त है । जब कन्चर ने अपने आ्राता कक के बब का बदला छुकाने के 
लिए विद्युदृर्प राक्षत का वध किया, तब उसकी पत्नी मदनिका ने कन्चर के: 
निकट आत्मसमपंण किया । मदनिका को यह विद्या आती थी जिससे स्वेच्छया 
अभीष्ट रूप का धारण किया जाता था । वह कन्चर के घर मे आकर यक्षिणी 
बन गयी ( द्वितीय अ० )। महिपासुर ने स्वेच्छा से सिंह, योद्धा, मतद्भू तथा 
महिष का रूप धारण किया था इस विद्या के प्रभाव से (मार्कं० ८५३२०; स्कन्द 
श्रह्मतण्ड ७3१५-२७) । पद्मपुराण के सुध्खिण्ड में राजा धमंमूर्ति की प्रशंसा मे 
कहा गया है कि वह “यथेच्छुरूपधारी' था ( २१॥३ )।॥ 

( ३ ) अस्त्रग्राम हृदय विद्या--इसके द्वारा अस्त्रो का रहस्य जाना जाता 
था जिससे शच्चुओ की पराजय अनायास होती थी। मनोरमा नामक विद्याघरी 





१. द्ष्टग्य डा० रामशकर भट्टाचाये ; अग्तिपुराण विषयानुक्रमणी छु०- 
५६-५७ जहाँ अनेक उल्लेख दिय गये है । 


सप्तम परिच्छेंद : पुराणों का वर्ण्य वियप ३१४५. 


के इस विद्या के ज्ञान की कथा मार्कण्डेय (६३ अ० ) मे दी गयी है जिसने अपने 
आक्रमणकारी राक्षस से मुक्ति पाते के निमित्त राजा स्वारोचिषु को यह विद्या दी 
थी । वहाँ इस विद्या के उपदेशक्रम का त्ञी वर्णन है। रुद्र स्वायस्थुव संतु-- 
वसिष्ठ--चित्रायुध ( इसी विद्याधटी का मातामह )--इंच्धीवराक्ष (इस 
विद्याधरी का पिता )--मनो रमा ( सा्क० ६३२४-२७ ) | मनोरमा ने इसे 
पात्रान्तरित करते समय जलस्पश कर आगम और निगम के साथ इसे राजा 
स्वारोचिए को दिया। 

( ४ ) सर्वभूतरत विद्या--इस विद्या के प्रभाव से मनुष्य सभी प्रकार 
के अमानवीय जीवजन्तुओ की ध्वनियों का अथ समझ छेता है। विद्याबर 
मन्दार की कन्या विभावरी ने यह विद्या राजा स्वरोचियप्‌ को दहेज मे दो थी 
( माक॑० ६४॥३ ) | मत्स्यपुराण ( २०२५ ) राजा ब्रह्मदत्त को इस विद्या का 
ज्ञाता बतलाता है जिसने सर-मादा चीटियो के परस्पर मनोरज्ञक्र प्रेमालाप 
को समझ लिया था । इसी राजा के विषय में इस घटना का उल्लेख पद्मपुराण 
( सृष्टिखण्ड १०)८५ ) भी करता है | आजकल बन्दरो की बोली समभने तथा 
उसका रेकार्ड कर उपयोग करने वाले जमनी के वैज्ञानिकों की बाते सुनी जाती 
हैं । सम्भव है भविष्य मे अन्य पशुओ को वोलियो पर भी इसी प्रकार के 
अनुसन्धानो मे सफलता मिले । 

(४५ ) पश्चिती विद्या--इस विद्या के प्रभाव से निधियों को वश में 
किया जाता था जिससे इसके ज्ञाता को कभी भो घन की कमी नहीं होती 
थी । कलावती के द्वारा राजा स्वारोचिपु की इसके दाव की कथा माक० 
( ६४१४ ) में दी गयी हैं । 

( ६) रक्षोष्त विद्या--यज्ञों को अपवित्र बनाने वाले राक्षसों को दूर करने 
की विद्या । माके ७०२१ मे बलाक राक्षस का हनन इस विद्या के द्वारा 
वाणित है । 

(७ ) जालन्धरी विद्या -महषि वाल्मीकि ने कुशलव को इस विद्या 
की शिक्षा दी थी ( पद्मपुराण--पातालखण्ड ३७।१३ )। इसके रूप का ठीक 
परिचय नही मिलता । सम्भवतः अन्तर्घान से इसका सम्बन्ध हो । 

( ८ ) विद्यागोपाल मन्‍्त्र--भसगवान्‌ शंकर ने काश्यपवंशो पुण्पश्रय 
मुनि के पुत्र को यह मन्त्र दिया था ( पाताल खण्ड ४१।१३२) इस मन्त्र 
के प्रभाव से जिसमे इक्क़रीस अक्षर हाते है, साधक को वाक-सिद्धि प्राप्त 
होती थो । 

( £ ) परा बारा विद्या--सर्वसिद्धि प्रदायिनी इस विद्या के प्रभाव से 
अर्जुन को कृष्णछीला का रहस्य समझ मे आवा था। भगवती त्रिपुरासुन्दरों ने 
इस विद्या का प्रथम उपदेश अजुव को किया था। ( पाताल खण्ड ४३।४० ) 


३१६ पुराण-विमर्श 


( १० ) पुरुष प्रमोहिनी विद्या--इस विद्या के प्रभाव से स्त्रियाँ पुरुषो 
को मोहित कर अपने वश में कर छेती हैं । यमराज की कन्या सुनीया को रम्मा 
द्वारा इस विद्या के शिक्षण का वर्णन भूमिखण्ड, ( ३४।३८ ) में हैं जिससे 
बह प्रजापति अन्रि के पुत्र अश की घमंपत्नी तथा वेण की माता बनी 
( भाग० ) | वल्यीकरण विद्या का वर्णन अग्तिपुराण ( १९३॥२६ ) में है। इसके 
कई नुसले भी दिये गये है । शिन्‍त-भिन्‍त उद्भिद्‌ द्वव्यों एक-एक साथ पीसकर 
तिलक करने का विधान है जिसके लगाने से मनुष्यों को कौन कहें, स्वयं देवता 
भी वश में हो जाते है । 

(११ ) उल्लापत विधान विद्या--इस विद्या के प्रभाव से टेढ़ी वस्नु 
सीधी की जा सकती थी । श्रीकृष्ण ने इसी विद्या फे बल से मथुरा की प्रत्यात 
कुबडी कुछबजा को सरल, सीधी तथा स्वस्थ बना दिया था ( विष्णुपुराण 
४२०१९--शौ रिरल्लापन विधानवित्‌ ) । 

( १२ ) देवहूति विद्या-दुर्वासा द्वारा कुन्ती की दी गयो विद्या जिससे 
देवता भो बुलाने पर प्रत्यक्ष होते थे | सूर्य भगवान्‌ के स्मरण करने पर उनके 
सशरीर प्रकट होने की कथा प्रसिद्ध ही है ( भाग० ६।२४३२ ) 

( १३ ) युवकरण विद्या--स्पशंमात्र से ही जीर्ण वस्तुओं का युवक 
बनाने को विद्या । राजा शन्तनु को यह विद्या बाती थी जिसके बल पर वह 
स्पशंमान्र से ही वृढ़ो को नवयुवक बना देता था ( भागवत्त &२२॥११ ) 

( १४ ) वज्ञवाहनिका विद्या--युद्ध क्षेत्र मे शब्युओ को परास्त करने के 
लिए यह विद्या अचूक मानती जाती थी ( लिगपुराण ५१ अ० ) इसी प्रकार 
अनेक चमत्कारिणी विद्याओ के सकेत पुराणों मे मिलते हैं जिनमे से कुछ के 
नाम तथा स्थान इस प्रकार हैं--सिह॒विद्या ( अग्नि ४३॥१३ ), नर्रासहविद्या 
'( अग्ति० ६३।३ ), गान्धारी विद्या ( अग्नि १२४।१२ ), सोहिनी तथा जुम्भणी 
विद्या (अग्नि ३३३६४--२०), अन्तर्घान विद्या (भाग० ४॥१९१॥१५), वंप्णवी 
विद्या या नारायण कवच ( भाग० ६।८ ), त्रेलोक्यविजय विद्या [ न्न० बे०- 
गणेश खण्ड ३०११--३२ ) भादि* । 

पुराणों के गम्भीर अनुशीलूत से यदि इन विद्याओ के स्वरूप का परिचय 
मिल सके, तो इस वैज्ञानिक युग मे नवीन चमत्कार आज भी दिखलाये जा 
“सकते हैं । 





१. द्रष्ठय कल्पना, फरवरी १९५२; पृष्ठ १३२--१३६ 


ह 0) 
पौराणिक भूगोल 


पुराण मे भूगोल और खगोल एक अत्यन्त सारवान्‌ विषय है। पुराणकारों 
ते भूगोल का विवरण दो दृश्यों से किया है--एक तो है समस्त संसार का 
भूगोल और दूसरा है भारतवर्ष का भूगोल । इन दोनो के बीच प्रथम में कल्पना 
का प्राचुर्य है और द्वितीय मे पूर्ण यथार्थता का सखद्भाव--ऐसी धारणा अनेक- 
विद्वानों की है। मेरी दृष्टि में संसार के पौराणिक भू-विवरण मे कल्पना का 
उतना समावेश नही है, जितवा साधारणतया समभा जाता है। आजकल के 
वैज्ञानिक युग में परिज्ञात तथा बहुश। वणित समस्त भूमिखण्ड पुराणकारो को 
सर्वथा ज्ञात थे और उन्होने इसका विवरण बड़ी यथार्थंतरा से दिया है। चुटि 
इतनी ही है कि उन स्थानों की पहचान आजकल निःसन्दिग्ध रूप से ज्ञात नही 
हो रही है । पृथ्वी के सप्तद्वीपो की कल्पना पौराणिक भूगोल की निजी विशिष्टता 
है । इन द्वीपो मे से तीन--कुशद्वीप, शकद्ठीप और जस्बूद्वीप---क्रोी पहचान बड़े 
ही साज्ोपाड्ध रूप से यथार्थंतः हो सकी है । पुराणो की भौगालिक यथार्थता 
का परिचायक यह घटना कथमपि विस्मरणीय नहीं हैं कि कप्तान स्पीक से 
पुराणस्थ संकेत को आधार मानकर ही मिन्र देश मे बहनेवाली अफ्रीका की 
नील नदी के उद्गम का पता रगाया । पुराण मे नदी का उद्गमस्थान कुणद्वीप 
वतलाया गया है। कुश देश तथा कुश लोगो का उल्लेख प्रख्यात पारसीक 
सम्राट दारियवहु ( ५२२-४८६ ईस्वी पुर ) के अनेक फारसी अभिरेखो मे 
मिलता है। कुशद्वीप को आधुनिक तुविया मानकर पौराणिक बर्णन का झअनु- 
सरण करते हुए कप्तान स्पीक ने नील नदी का स्लोत खोज निकाला। यह 
पौराणिक भूगोलीय यथार्थता का विजयघोष है । 
चहाँ कुश लोगो का राज्य २२००-१८०० ई० पृ० मे था। शक द्वीप की 
हचान यूनानी लेखको द्वारा वणित 'सिथितरा” से की जाती है। पुराणों के 
हारा वणित शक देश की अवान्तर जातियो का, वहाँ के दृूधजागर का तथा 
नदियों का विवरण इतना यथार्थ है कि यह स्पथ्तः कल्पनाप्रमुत न होकर ठोस 
मनुभव पर आश्वित है | भारतवर्ष के नवीन उपनिवेश, जहाँ हिन्दुओं ने जाकर 
अपनी सम्पता और संस्कृति की बैेजयन्ती फहरायी थी, पुराणो मे विशदता के 
साथ उल्लिखित और वर्णित है। एशिया की, व्यापारिक दृष्टि से महत्वशालितो 
बड़ी-बड़ी सात नदियों का वर्णव भी उतना ही यथार्थ है। पाताल की पहचान 
पश्चिमी गोलाघ॑ से की गयी है जिसमे नियामक वर्णन है मध्य अमेरिका के 
मयसंस्कृति के क्रोडाक्षेत्र मेक्सिको और पेरू के भू-वृत्त का । 


इश्८ पुराण-विमर्श 


उस प्रकार पौराणिक भुगोल यथार्थ है, काल्पनिक नहीं; उतना होने पर भी 
अभी भी उसकी कुछ भौगोलिक सामगी इतनी उलकी हुई और गोलमाल है कि 
उसके आधार पर विश्व का पुरा नकशा अभी भी ठीक-ठोक तैयार नहीं किया 
जा सकता । यहाँ इस पौराणिक भूगोल फे मुरब अंगों की एक संक्षिप्त स्परेपा 
प्रस्तुत की जा रही है । 

पुराण में भुवनकोश एक महत्त्वपूर्ण विषय है। इससे समग भुवतों का 
भौगोलिक नाम, विस्तार तथा स्वरूप का विशद वर्णन पुराणों मे उपस्विद 
किया गया हे । इस भूवृत्त को समझने के लिए इसके क्रेखस्थानोय पर्वत भेद का 
स्वरूप जानना परम आवश्यक है। 


समस्त पृथ्वा की कमठ का रूप स्वीकार फिया गया हु जिसकी कंणिएा 


हा 
बडे 


( मूल मध्य जहाँ से पंखुड़ियाँ निकलकर चारो ओर फैलती हैं ) में भेद 
वी स्थिति मानी गयी है । 
अव्यक्तातू पृथिवीपद्म॑ मेहपर्वत कणिकम्‌ | 
““वायू ३४॥३७ 
वायुपुराण का अन्यत कथन है कि उस महात्मा प्रजापति का सोने का 
बना ( हिरण्मय ) मेरुपवंत गर्भ है, समुद्र गने से नि.स्यन्दमान उदक है बौर 
शिराएँ तथा हट्टियाँ पंत है--- 
हिरण्मयस्तु यो मेरुस्तस्योल्य॑ तन्महात्मन: । 
गर्भोदिक समुद्राश्च सिराचस्थीनि पव॑ताः ॥ 
-+( वायु" ५८० ) 
इसी प्रकार मत्यपुराण में मेस अव्यक्तजन्मा ब्रह्मा का नाभि-वन्धन माना 
“गया है--नाभिवन्धन संभूतो ब्रह्मणोध्व्यक्तजन्मन। (मत्स्य १२१४) | तात्पयं 
यह है कि मेरु पर्वत पृथ्वी की नाभि होने से वह केनद्र हें जिसे मूछ मानकर 
“श्रुवतकोश का विन्यास किया गया है। 
भेरु पर्वत पुराण परम्परा के अनुसार इलावृत्त वर्ष के मध्य मे स्थित है जो 
जम्बूद्वीप का केद्ध माना जाता है*। इलावृत्त के चारो ओर चार पर्वत मेरु 


- कुँमंपुराण ने वायु के इस वचन को परिष्कृत रूप में उपस्थित किया है- 
मेरुतल्वमभूत्‌ तस्य जरायुश्चापि पव॑ताः। 
गर्भोदर्क समुद्राएच तस्यथासन्‌ परमात्मना ॥ 
-+#ूँमे ४४० 
२. इलावृत्त तु तन्‍्मष्ये सौवर्णो मेहरुच्छित:॥ भग्नि १०८॥६॥ 
जम्बूद्वीपो द्वीपमष्ये तन्मब्ये भेरुचच्छितः। तत्नैव १०८३ | 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वर्ण्य विषय ३१९, 


को आलम्बन देने वाले खम्भों के समान फैले हुए है"--पूरव दिशा में सन्दर 
पव॑त, दक्षिण में है गन्धमादन, पश्चिम में है विपुल पर्वत तथा उत्तर मे है 
न्युपादव | मेह को चारों ओर से घेरने वाले अन्य पव॑तों का भी उल्लेख 
मिलता है। मेढ के उत्तर मे है दोल पंत, उसके उत्तर में है ब्वेत पर्वत 
जिसके उत्तर मे है श्ूंगी पर्वत । पूरव ओर है जठढर तथा देवकूट। दक्षिण 

में है निषय पव॑त, जिसके दक्षिण में है हेमकूट और इसके भी दक्षिण में 
हिमवान ( हिमालय )। पश्चिम ओर है दो पर्वत माल्यवान तथा गन्थमादन । 
इन पर्वतों के नाम तथा स्थान पुराणों मे इतनी भिन्‍नता से वर्णित है कि मेरु 
की स्थिति समझने में बडी गडबडी तथा कठिनाई का सामना करना पड़ता 
है। परन्तु पुराणो में मेर पर्वत के वर्णनों मे इतनी विस्तृत बातों का विवरण 
दिया गया है कि उसे हम कल्पना-प्रमृत पंत नही मान सकते । मेंरु के वर्णन 
में वायु पुराण ( ३४॥१६-१८ ) का कयन हैं कि वह 'प्रजापतिगुणान्वित्तः 
है अर्थात्‌ प्रजापति के गुणो से युक्त है । पुरव ओर वह श्वेत रंग का है जिससे' 
उसका ब्वाह्मण्य प्रकट होता है; दक्षिण ओर वह ऐीतवर्ण का है जिससे उसका 
वेश्यत्व ब्यापित होता है; पश्चिम ओर वह भ्रृज्धराज के पत्र के समान हे 
[ श्यामरंग का ) और यह इसके श॒द्र॒त्व का ख्यापक है। उत्तर ओर यह 
रक्तवर्ण का है जो उपके क्षत्रियत्व का संकेत करता हे । प्रजापति की समत्ता 
तो इससे अवश्य सिद्ध होती है, परन्तु इन विभिन्‍न रंगो का वास्तविक तात्पयें 
समझना एक विकट समस्या है । परन्तु इतना तो निश्चित है कि मेरु वास्तव 
में एक विशिष्ट पर्दे था जिसकी पुराणबवर्णित भौगोलिक स्थिति के आधार 
पर वर्तमान स्थिति का अनुमान किया जा सकता है । 


भेरु की पहिचान 


मेर की पहिचान के विषय में विद्वानों ने नाना मत्त माने है। मेर एक 
ऐसा विशिष्ट पव॑त है जहाँ से पर्वत्तश्वेणियाँ निकलकर चारो दिशाओ मे फैलती 
है । फलत: अनेक विद्वानों ने इसे पामोर पव॑त का ही प्रतिनिधि माना है। 
डा० हें ने अपने एक सुचिन्तित लेख में मेह पर्वत को अलूताई पव॑त के क्षेत्र में 
स्थित माना हैं। यह अलूताई पर्वत-श्रेणी एशिया के नकशे मे पश्चिमी साइवे- 





२, विष्कम्भा रचिता मेरायोजनायुत-विस्तृता:॥  *-+ 
पूर्वेण मन्दरों नाम दक्षिणे गन्धमादनः। 
विएुलः पश्चिमे पाश्वें सुपाएवे सुपाश्व॑श्चोत्तरे स्मृतः ॥ 
“गावाबु १३५११,१६॥ अस्ति १०६११-१२ | कूमे ४५॥ १४-१६ 


३२० पुराण-विमर्श 


रिया तथा मंगोलिया मे स्थित देखी जा सकती है । हिमालय के उत्तर में मेरः 
परवृ॑त की स्थिति पुराणों में बतछायी गयी हैं बर्थात्‌ हिमालय तथा मेरु के बीच में 
हैमकूट और निपध दो पर्वतों की स्थिति ह। एशिया के नकशे में कुदनलुन' 

तथा थिएनशान' पव॑त की श्रेणियाँ देखी जाती है इन्हें ही क्रमशः हेमकूट तथा 

निषध पवतो का वतंमान रूप माना जा सकता हे । डा० हर्पे ने अपने सिद्धान्त 

को स्थिर करने मे अनेक प्रौंढ युक्तियाँ दी हैं और इस मेरु पवत को ही आर्यों 

का मूल निवास बतलछाया हं। उनके तकों में बहुत वलू और बाधार है। 

आलताई! शब्द मंगोलिन भाषा का है ( आल्तेन-उला ) जिसका अर्थ है--- 

सुवर्ण का पव॑त | और पुराणों ने प्रायः सर्वत्र मेरु को सुवर्ण पर्वत कहा है-- 

हिरण्मय तथा सौवर्ण पंत । नास का ही साम्य नहीं है, प्रत्युत पुराणों मे 

वर्णित मेरु का भौगोलिक विवरण आसबन्पास की नदियों तथा चारो ओर फैलमे 
वाले पहाड़ो का वर्णन भी--इस साम्ण को पुष्ट करने के लिए प्राणभूत माना जा 

सकता है । मेरु पर देवो का निवास माना जाता हे और इसलिए वह भूतल- 
का स्वर्ग है। इन सब तथ्यो का भी जआाधार खोजा जा सकता है। निष्कर्ष 

यह है कि मेरु पवेत हिमालय के उत्तर में स्थित हैँ औौर बहुत सम्भव है कि बह 

पश्चिमी साइवेरिया में वत्तमान भालताई पहाड़ ही हो । 


चतुद्दीपा वसुसती 
पुराणों के 'भुवतव कोश के समोक्षण करने पर प्रतीत होता हैँ कि उसमे 

वसुमती के द्विविध विवस्णो का संमिश्रण हो गया है। प्रथ्वी के विषय में 
प्राचीन मत ( वायु पुराण मे निर्दिष्ट ) था कि पृथ्वी मे चार द्वीप है भेरु की 
चारो दिशाओ मे, परन्तु आगे चलकर उप्तद्वीपा वसुमती की कल्पना भी कभी 
जागरूक हुई और पुरानी चतुद्दीपी कल्पना के साथ इस अभिनव कल्पना का 
समिश्रण हो जाने से वर्णनों में बड़ी गडबड़ी तथा मिलावट दीख पड़ती हूँ 
जिसकी छानवीन कर मूल रूप को भी पहचाना जा सकता है। वायु पुराण के 
इस कथन पर चतुर्दीपा वसुमती की कल्पना स्वप्राचीन कल्पना प्रतीत 
होती है :--- ९ 

पद्माकारा समुत्पन्ना पृथिवी सघनद्र॒मा। 

तदस्य लोक-पद्मस्य विस्तरेण प्रकाशितस्‌ ॥ ४५ || 





१. विशेष के लिए द्रष््व्य डा० मार० जी० हें : 'मेर होमलैण्ड भाव दी 
आरियन्स' नामक लेख । विश्वेश्वरानन्द-भारतभारती लेखभाला १० ९५ 
होशियारपुर, पंजाव, १९६४ | 


संप्तम परिच्छेद : पुराणों का वण्य विषय २२१ 


महाद्वीपास्तु विख्यात्ताश्वत्वार: पत्रसंस्थिता: । 
ततः: कणिकसंस्थानो मेरुनाम महाबलः॥ ४९॥। 
+-ायुपुराण, अध्याय ३४। 


भेह्ठ से महाद्वीपो की स्थिति संकरेतित की गयी है। पूरव की ओर भद्राइव 
महाद्वीप, दक्षिण मे है जम्बुद्यीप ( जो भारतवर्ष के नाम से भी ब्णित है ), 
पश्चिम में केतुमाल तथा उत्तर में उत्तरकुर : 
स॒ तु मेरु: परिवृतोी भुवनेर्भूतभावने:। 
यस्थेमे चतुरो देशा नाता पार््वषु संस्थिता: ॥ 
भद्राइवं भारतं चेव केतुमालं च पश्चिमे | 
उत्तराश्ववः कुरव: कृत्तपुण्य-प्रतिश्रयाः ॥ 
मत्स्य, ११२ अ०, ४३-४४ एशलो० 


( ये दोनो श्लाक इसो रूप मे वायु पुराण अ० ३ ४, श्लो० ५६-५७ शलो० 
में भी उपलब्ध होते है । वायु० का ३४ अ० मेरु परत के विशद तथा विस्तृत 
विवरण के लिए नितानन्‍्त मननीय है ) । 


इन चारो महाद्वीपों को वर्तमान स्थिति का अनुमान्त किया जा सकता है। 
्षद्राशधव' का शाव्दिक अर्थ है कल्याणकारी घोड़ा । सम्भवतः यह चीन देश 
को सूचित करता है । भारत तो हमारा भारतवर्ष है। भारत हेमवत व के 
नाम से कभी इसलिए विस्यात था कि वह हिमालय की दक्षिण दिशा में 
वर्तमान है। वंक्षुददी ( आकस नदी-आमू दरिया और सिर दरिया) का 
प्रदेश केतुमाल महाद्वीप है जो मेर के पश्चिम मे बतंमान है। उत्तर कुरु बह 
विशाल देश है जो आलताई पव॑त से लेकर उत्तरी समुद्र तक फेला हुआ है। 
इसकी सौख्य-समृद्धि के विस्तृत वर्णव को पुराणों मे पढ़कर यह काल्पनिक 
स्वगं-भ्ृमि के समान प्रतीत होता है, परन्तु वह एक यथा भौगोलिक क्षेत्र था 
जो मेरु के उत्तर में स्थित था। साइवेरिया का पूरवी तथा उत्तरी भाग इस 
क्षेत्र के भीतर आता है । भौगोलिक परिवर्तेनो के कारण आज यह प्रदेश बत्यन्त 
शीतमय तथा हिममय होने से सानवों के निवास के लायक नही रहा, परन्तु 
कभी यह बड़ा ही समृद्धिशाली प्रदेश था और गाज भी वहाँ की खानो से 
निकलने वाली बहुमूल्य घातुओं की सत्ता से उसके वेभव का संकेत समका जा 
छकता है। यही है चतुर्दीपा वबसुमती का सामान्य पौराणिक निर्देश । 

इन प्रत्येक महाद्वीप मे एक विशिष्ट पवेत, एक नदी, एक वृक्षकुंज, एक 
भील, एक वृक्ष तथा आराधना के निमित्त एक विशिष्ट रूपधारी भगवान्‌ की 

२१ पु० वि० 


श्श२ 


पुराण वि मंश 


भी स्थिति थी | फलतः ये महाद्वीप सर्व प्रकार के भौगोलिक साधनौ से सम्पन्ते 
भी थे | इनकी स्थिति इस नवशे मे देखिए* :-- 


१ केतुमाल 

२ ऋषभ, पारियात्र पर्वत 
३ चक्षु ( वक्षु ) नदी 

४ वेशआ्राज्य वन 

५ शीतोद सरस्‌ 

६ वराह भगवान्‌ 

७ अश्वत्थ वृक्ष 


सप्तद्वीपा वसुसती 











घतुष्पत्नी भुवनपद्य 
७ बटवृक्ष 
६ मत्स्य भगवान्‌ 
५ महाभद्र सरस्‌ 
४ सावित्र वन 
३ सामा नदी 
२ 'ऊज्भी पर्वत 
१ उत्तरकुर 
| १ भद्राएच 
मेरु २ देवकूट पव॑त 
“| इलाबृत्त वर्ष |. २ सीता नदी 
नल ४ चंनरथ वन 
५ अरुणोद सरस्‌ 
६ हयग्रीव भगवान्‌ 
७ भद्रकदस्व वृक्ष 
१ भारतवपं 
२ कैलास-हिमवत्‌ पव॑त 
३ अलकनन्दा 
४ नन्दन 


५ मानस सरस्‌ ( स्ूसान सरोवर ) 
६ कच्छप भगवान 
७ जस्वू वृक्ष 


भ्रुवनकोप के विषय मे प्राचीन मत यही था कि प्रृथ्वी चार द्वीपो से घिरी 
है, परन्तु पुराणो के नवीन संस्करण में सात द्वीपो का सिद्धान्त मान लिया गया। 
इन सात द्वीपो के क्रम के विषय मे पुराणों से ऐकमत्य नही दृश्गोचर होता, 


१. डावंटर वासुदेव शरण अग्रवाल के अंग्रेजी ](७0898 एपफश०8 : /+ 
50009 नामक ग्रन्थ से उद्घृत, ० १८७। ([ प्रकाशक अखिल भारतीय 
काशिराज न्यास, रामनगर, वाराणसी, १९६३ )। यह वर्णन विष्णुपुराण के 
श३२। पर तथा श्रीमद्भागवत्त पंचम स्कन्धच, १६ अ० पर भाधूत है । 


धप्तम परिच्छेद : पुराणों का वण्यं विषय श्श्३े 


परन्तु सप्तद्वीपा बसुमती का सिद्धान्त समग्र पुराणो का एक नितान्‍न्त महनीय 
तथा मान्य रहस्य है। जम्बूद्वीप इस कल्पना के द्वारा मध्य में हैं और यह 
सात द्वीपो के द्वारा वेश्ति है भौर ये द्वीप आपस में एक-एक समुद्र के द्वारा 
पृथकुकृत किये गये हैं । इनके नाम इस प्रकार हैं-- 

( १ ) जस्वूद्वीप ( क्षार समुद्र या छवणोदधि द्वारा वेश्ति )। 

(२) प्लक्ष ( गोमेदक ) द्वीप ( इक्षुरस समुद्र द्वारा वेश्ति ) । 

(३ ) श्ञाल्मलि द्वीप ( सुरा समुद्र के द्वारा वेश्ति ) 

( ४ ) कुशद्वीप ( धृत समुद्र द्वारा वेध्ति )। 

(५ ) क्रौद्च द्वीप ( दघि समुद्र द्वारा वेश्ति ) 

(६ ) शाकद्वीप ( क्षीर समुद्र के द्वारा वेश्ति ) 

( ७ ) पुष्फरद्वीप ( स्वादु जल समुद्र द्वारा वेश्ति ) । 

इनमे प्रथम या मध्यस्थित जम्बू द्वीप का विस्तार--एक लक्ष योजन है। 
प्रत्येक द्वीप अपने पूर्व ढीप से आयाम में द्वियुणित है। फलत॥ प्लक्ष द्वीप का 
विस्तार द्विलक्ष योजन माना जाता है । इसी प्रक्रार अन्य ढीपो का भी विस्तार 
समभना चाहिए। प्रत्येक द्वीप मे सात नदियाँ तथा सात परववेत होते है ।* 
द्वीपो का यह क्रम वायु, विष्णु ( २४ ), भागवत ( ५।२० ) तथा माकक॑ण्डेय 
(५४६ ) के अनुसार है । मत्स्य ( अ० १२१ तथा १२२ ) के अनुसार द्वीपो 
का क्रम इस प्रकार है--( १ ) जम्बू द्वीप, ( २) शाक, (३ ) कुश, ( ४ ) 
क्रो, ( ५) शाल्मल, (६ ) गोमेद तथा ( ७ ) पुष्करद्वीप । इन द्वीपो की 
वर्तमान भौगोलिक स्थितियों का पता लगाना नितान्‍्त दुःसाध्य है। कुशद्वीप के 
विषय में संकेत सूत्रमात्र उपलब्ध होता है, परन्तु शाकद्वीप के विषय मे यूनानी, 
अरब तथा ईरानी लेखको के ग्रंथो के साहाय्य से बड़ो ही उपादेय तथा निर्णायक 
सामग्री मिलती हैं। 


कुदद्वीप 
कुश नामक देश तथा वहाँ के निवासी कुशीय लोगों का उल्लेख अनेक 


प्राचीन फारसी शिलाछेखो मे मिलता है। उदाहरणार्थ दारयबहु ( अंग्रेजी मे 
डेरियस; ५२२-४५६ ईस्वी पूर्व ) के हमदान लेख में उसके राज्य की सीमा 


१. इन नदियों और पर्वतो के नाम मे बड़ी भिन्नत्ता दृष्टिगोचर होती है । 
स्थानाभाव से इस विषय की समीक्षा यहाँ नहीं की जा सकती । केवल ह्थूछ 
बाते ही दी जाती हैं । 

२. इस मूल लेश्न के लिए द्रष्ठव्य डा० डी, सी, सरकार रचित 'जियाग्रफी 
गाव ऐनशण्ट ऐण्ड मथिएवल इण्डिया? नामक अंग्रेजी ग्रन्थ पृष्ठ १६४ | 


३२४ पुराण-विमर्श 


इस प्रकार बतलायी गयी है :--सोरिदयाना ( सिरदरिया और आमूदरिया के 
बीच का बुखारा प्रान्त ) से पर पार मे रहने वाले शको के देश से--वहाँ से 
लेकर कुश तक--सिन्घु ( सिन्धु प्रदेश,--भारतवर्प का सिन्‍्ध नदी से प्रवाहित 
प्रदेश ) से लेकर स्वर्दा तक ( 'एशिया माइनर' मे सारडिस नामक स्थान ) ये 
प्रदेश उसके राज्य की सीमा है । यहाँ कुशदेश का नाम स्पष्टत: उल्लिखित है । 
कुशदेश है कहाँ ? कुछ विद्वान इथोपिआ से इनका समीकरण मानते है और 
दूसरे विद्वान इसे मिश्रदेश के मध्यभाग में स्थित मानते हैं। प्राचीन फारस 
सम्राटो के राज्यो के प्रान्‍्तो की गणना में कुश तथा मुद्राय ( इजिप्त या सिश्र- 
देश ) दोनों को अलग-अलग ग्रिनाया गया है। अतः कुश की स्थिति मिश्र से 
बाहर अफ्रिका के पूर्वोत्तर भाग मे कही पर मानना उचित होगा । यही कुश 
हमारी दृष्टि मे पुराणो का कुशद्वीप है । 

शकद्वीप या दाकद्वीप 


शकद्वीप विषयक पौराणिक सामग्री बड़ी महत्त्वपूर्ण तथा भौगोलिक तथ्यी 
से सर्वथा परिपूर्ण है । इसमे पुराण रीत्यनचुसार सात पव॑त तथा सात नदियों 
के नाम दिये गये है। मत्स्यपुराण ( अध्याय १२१ ) इनके दो-दो नाम देता 
है ( हिनामानः ) | इन द्विविध नामो का रहस्य यही प्रतीत होता है कि एक 
नाम तो भारतीय ( पुराणस्थ ) हैं और दूसरे नाम विदेशी ( अर्थात्‌ शकीय ८ 
शक जाति के लोगो द्वारा प्रदत्त )। पुराणों ने इस द्वीप का वर्णन इतना 
सांगोपाग किया है कि उनके आधार पर इसकी पहिचान पूर्ण प्रामाणिक रीति 
पर की जा स4ती है। 

शकद्वीप मे सात पवेत, सात वर्ष तथा सात नदियों का उल्लेख मिलता है 
( मत्स्य अध्याय १२१ )। शाकटद्वीपो के पव॑तो के नाम ये है--मेरु ( दूसरा 
नाम उदय ), जलघार ( चन्द्र नाम से भी ख्यात, विष्णु मे जलाघार ), दुगँ 
शैल (नारद से भी प्रख्यात ), श्याम ( अपर नाम दुन्दुसि ), अस्तगिरि 
( अपर नाम सोसक ), भआस्विकेय ( अपर नास सुमनस्‌ ), विश्राज ( अपर 
नाम केशव ) | विष्णुपुराण मे रैवतक तथा केशरी दो नाम इनमे से किन्‍्ही दो 
पव॑तो के लिए दिये गये है । 

शकट्टीप के सात वर्षों के नाम है :---१, उदय वर्ष ( उदय पर्वत का 
प्रदेश ), २. सुकुमार वर्ष (अपर नाम शैशिर, जलूघार पत॑त का प्रदेश ), 
३. कौमार ( अपर नाम सुखोदय; नारद पव॑त का प्रदेश ) ४, मणिचक ( अपर 
नास आनन्दक, श्याम पव॑त का प्रदेश ), ५. कुसुमोत्कर ( अपर नाम असित 
सोमक पर्वत का प्रदेश ), ६, मेनाक ( क्षेमक भी रु्यात, आम्बिकेय पर्वत का 
देश ), ७, विश्ाज ( ध्रुव” नाम से भी ख्यात; विश्राज पवेत का देश ) 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वर्ण्यं विषय रेर५ 


शक्रद्वीप की सात नदियाँ--१. सुकुमारी ( 'मुनितप्ता! भी ), २. कुमारी 
( तप:सिद्धा नाम से भी प्रस्यात ), ३े. नन्‍दा (अपर नाम पावनी), ४. शिविका 
( द्विविधा नाम भी ), ५. इक्षु ( अपर नाम कुह ), $- वैखुका ( अपर नाम 
अमृता ), ७. सुकृता ( अपर नाम गभस्ति )। 

शकह्ीप का यह भूगोल 'हिरोदोतस” नामक यूनानी लेखक द्वारा बणित 
शकों के निवास-प्रान्त के भुगोल से विलकुल मिलता है। नन्दलाल दे ने अपनी 
पुस्तक में अनेक पौराणिक नामों की पहचान इस प्रकार दी है--- 


संस्क्षत नाम यूतानी नाम 

शकद्वीप सी दिया 

कुमुद कौमेदेइ 

सुकुमार कोमारोई 

जलूधार सल्तेरोई 

द्क्षु आक्सस नदी 

श्यासगिरि मुश्तामूग ( जिसका अर्थ है 


काला पर्वत और जो 
अवेस्ता मे निर्दिष्ट श्यामक 


गिरि से भिन्न नही है ) 
सीता सिर दरिया 
मूंग मरगिआतना (वर्तमान मं”) 
मशक मस्सगेताइ 


शकद्वीपीय जातियाँ 
भविष्यपुराण का कथन है कि इस द्वीप में चार जातियाँ निवास करती 
थी जो भारत के चतुरंणों की प्रतिनिधि मानी जा सकती हैं--- 
तत्र पुण्या जनपदाइचत॒र्वणंसमन्विता:। 
मगाश्च मगगाश्चंव गानगा मन्दगास्तथा | 
मगा: ब्राह्मणभूयिष्ठा मगगा: क्षत्रिया: स्मृता:। 
वश्यास्तु गानगा ज्ञेया: शृद्रास्तेपां त मन्दगा; ।) 
-+भविष्य ११३९ 
भविष्य के इन बचनों के आधार पर शकद्वीप की जातियाँ चार वर्णोंमे 
विभक्त हैं--मग ब्राह्मण हैं, मगग राजन्य क्षत्रिय हैं, गानग वैश्य हैं तथा मन्दग 
शुद्र हैं। महाभारत मे इन लोगो के नाम कुछ भिन्‍न ही हैं-- 
त्तत्र पुण्या जनपदाइचत्वारों लोक संमिता: । 
मगाञ्च मशकाश्चेव सानसा सन्दगास्तथा |॥। 
“महाभारत ६॥१२॥३३ 


३२६ पुराण-विमर्श 


महाभारत मे प्रदत्त इन अभिषानों में आादि तथा अन्त नाम तो मत्स्य- 
पुराणवाले ही है, केवल बीचवाले नाम भिन्‍न पड़ते है। 'मगगा' के स्थान १२ 
'मशका? पाठ मिलता है तथा गानगा के स्थान पर 'मानसा!। इन चारो 
नामो के विभिन्‍न पाठान्तर महाभारत के पूना सं० मे दिये गये हैं ( क्रिटिकल 
संस्करण, भाग ७, पृष्ठ ६० )। इन चारो की पहचान शकदेशीय चार विभिन्‍न 
जन-जातियों के साथ बड़ी आसानी से की जा सकती है। 'शक्र' एक सामुदायिक 
जातीय अभिधान है जिसके भीतर बनेक जातियाँ सम्मिलित थी | प्रथम शती 
ईस्वी में भारतवर्ष मे अपना शासन स्थापित करनेवाले कुधाण लोग भी शक- 
जाति से ही मूलतः सर«द्ध थे। शक लोग एक धुमक्कड़ जाति के थे जो अपने 
आरम्भिक जीवन में एक स्थान पर स्थिरतया प्रतिष्ठित न होकर उदंर भूमि 
फी खोज में घूमा करते थे । कभी ये मध्य एशिया में भी रहते थे, परन्तु वहां 
से चलकर ये ईरान ( फारस ) के समीपस्थ कास्पियन ( काश्यपीय ) सागर के 
तीरस्थ भुमिखण्ड मे निवास करने लगे थे। यूरेशिया द्वीप मे एक समय दुनाई 
नदी ( डेन्यूब ) से लेकर त्यानुभान-आल्ताई (परवेतश्रेणी) तक फैली शक जाति 
की भूमि ही भारतीय भाषा के अनुसार 'शकद्वीप' है, पुराते ईरानी शब्दानुसार 
इसे 'शकानवेइजा” ( शकारनां वीज: ? ) या पीछे की भाषा के अनुसार दाकः 
स्तान भी कह सकते हैं, लेकिन ई० पू० द्वितीय शती में शकों के बस जाने के 
कारण ईरान के पूर्वी भाग को शकस्तान या सीस्तान कहा जाने रूगा | काश्यप 
समुद्र के तीरस्थ प्रदेश को आदि-शकस्तान कहा जाना चाहिएरँ। पु णोका 
शक ( या शाक ? ) ढीप यही भूभाग है--इसे ही आगे सप्रमाण्य सिद्ध किया 
गया है । 

( क ) शाकद्वीप की प्रथम जाति जिसका उल्लेख पुराणों मे संग (या मक) 
है । इस शब्द के दो पाठान्तर भी मिलते है---सग और सद । सग तो 'शकः 
का ही भ्राकृत रूपान्तर हैं तथा मद “'माद' का रूपान्तर है। माद एक ईरानी 
जाति थी जिसका उल्लेख असुरिया के नवम शती ईस्वी पूर्व के अभिलेखों मे 
गा होता है । ईरानी ऋत्विज या पुरोहित की ईरानी संज्ञा है--मभगुस और 
हक ड्सी शब्द का संस्कृत रूप है। पुराणों मे 'मग” की एक व्युत्पत्ति* दी गयी 
हं-मे मकर-सूय, गच्छतीति भगः अर्थात्‌ सूर्योपासकः:। अवेस्ता मे 

१. शको के रीति-रस्म के बारे मे देखिए, राहुल सांझत्यायन : मव्य एशिया 
का इतिहास, खण्ड प्रथम ( पटना, १९६० ) पृष्ठ ६४-७० 

२, मकरो भगवान्‌ देवो भास्करः परिकीतितः। 

म॒कारध्यान-योगाचच मगा हचेते प्रकीतिता: ॥ 


"-संविष्यपुराण, १३६ अ० 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वर्ण्य विषय ३२७ 


-मगुस्‌ः का प्रयोग कम बतछाया जाता है । इसके स्थान पर अश्व॒वनु, एथंग या 
एथ्रपति शब्द का ही बहुल प्रयोग इसके ऋत्विज अर्थ की ही अभिव्यंजना करता 
है। यज्ञों में इनका यह कार्य विशेष महत््वका था और इसके भतिरिक्त वे 
अर्थ तया न्याय के शासन में अधिकारी रूप में भो पाये जाते है। यही ईरानी 
मगरुस्‌! शब्द यूनानियो के यहाँ 'भगि' या 'मागि! या मेगास के रूप में गृहीत 
किया गया है | वाइविल मे भी इसका प्रयोग 'पुरव के विहज्जन! के अर्थ में 
किया गया है जो ईसा के जन्म लेने प्र महनोय भविष्यवाणी करने के लिए 
उनके पिता के पास पहुँचे थे। फलत; मंगा: ब्राह्मणभूयिष्ठा/ सग लोगो के स्वरूप 
का यथार्थ प्रमापक वाक्य है ॥ 

ये ही मग लोग भारतवर्प में भी कुषाण राजाओ के संग में आये होगे-- 
यह मानना ऐतिहासिक दृष्टि से सुसंगत प्रतीत होता है। गरुडपुराण के 
अनुसार भारतवर्ष मे इन्हें लाने का श्रेय श्रीकृष्ण के एच्र साम्ब को है जिन्होने 
अपने कुष्ठ रोग की निवृत्ति के हेतु चन्द्रभागा नदी ( चेनाव ) के तीर पर सूर्य 
का मन्दिर बनवाया, परन्तु भारत मे उचित पुजारी के न मिलने पर इन 
ब्राह्मणों को शकद्वीप से गरुड द्वारा बुलवाया और भारत में सुर्य की तान्त्रिक 
पूजा का तभी अवतार हुआ । 

( ख ) गोग त्था सगोग नामक अत्यन्त उग्र आक्रामक शक जातियाँ थी 
जिनके आक्रमण के कारण समग्र ईरान प्रदेश भय के कारण थर-थर कांपता 
था। ये बड़ी क्रूर, अत्याचारी तथा हिस्न जातियां थी। इनका उल्लेख यहूदियों 
के ओल्ड टेस्टामेण्ट ( पुरानी वाइबिल ) मे इन्ही नामो से तथा कुरान मे इन्ही 
शब्दों के विकृत रूप याजुज्‌ तथा माजुज नाम से अनेकशः किया गया है | गोग 
झभौर मगोग यहूदी भाषा के शब्द है जिनका अर्थ है बाहर की बवबंर जातियाँ? । 
इन्ही शब्दों के साथ पुराणो मे उल्लिखित गानग” या गनका और “मगग! 
शब्दों का समीकरण करना कथमपि अनुचित नहीं है। इन भयंकर, घुमन्तू, 
लड़ाकू जातियों को शकद्वीप का क्षत्रिय तथा वेश्य जाति मानना भी स्वंधा 
शोभन है। पुराणो भे निर्दिष्ट मन्दग माद! सामक ईरानी जाति का भारतीय 
प्रतिनिधि हैं । ये ईरान से सुदूर पूरव से आने वाले लोग बतलाये जाते है । 
'माद' लोग ही 'मीडीज” के नाम से यूरोपीय इतिहास में अपनी आक्रमणकारी 
प्रवृत्तियो के कारण नितान्त विख्यात है। हिरोदोत्स नामक ग्रीक इतिहास- 
लेखक ने भी शक लोगो में चार जातियो की सत्ता मानी है जो भारतीयो के 
पूर्वॉक्‍्त वर्णन से भली भाँति मेल रखता है। 

(ग) केसपियन सागर के विषय मे अधिक जानकारी की जरूरत है । यह आज 
संसार भर मे सबसे विस्तृत, वडा अन्तर्देशी समुद्र है, जिसका क्षेत्रफल एक छाख 
उनहत्तर हजार ( १,६९,००० ) वर्गमील है। किसी प्राचीन युग मे यह अपने 


झ्र८ पुराण-विम्श 


से पश्चिम मे स्थित कृष्णतागर से आरम्भ होकर साइवेरिया के उत्तरी भाग में 
फँछे हुए आर्केटिक समुद्र तक फैला हुआ था । इस प्रकार यह निताभ्त विशाल 
विस्तृत क्षेत्रफलवाला उन्पुक्त सहार्णव था जो उत्तर में फैलने वाले साइवेरिया 
के घाव वाले मेंदान ( जिसे स्टेपीज के नाम से अंग्रेजी मे पुकारते हैं ) के ऊपर 
से होकर बहता था । उस युग मे यह एक महासमुद्र था। महान हिंम युग में 
यह अपने क्षेत्रफल मे घटने लगा जिससे कृष्णसागर ( पश्चिम ) तथा बराल 
सागर ( पूरब ) के साथ इसका भीगोलिक सम्बन्ध विच्छिन्न हो गया । अपनी 
विशालता के ही कारण यह यूरेशियन भूमष्य सागर ( यूरेशियन मेडिटरेनियन ) 
के ताम से विख्यात था । फलतः ऐसे विशाल समुद ने शक्र प्रदेश को उत्तर और 
पश्चिम की ओर से घेर रखा था," तो इसमे आश्चयं ही क्या है ? बाज 
इसका पानी खारा ही है, परन्तु प्राचीन युग मे इसका पानी बहुत ही मीठा था। 
इसका प्रमाण यह है कि इस विस्तृत केसपियन सागर से पृथकुकझृत बालकश 
झील संसार भर मे जाज मीठे पानी फा विशालृतम कील माना जाता है। 
किसी समय ये दोनो जलाशय एक ही साथ संलसन थे | और बालकश कील की 
वर्तमान दशा से हम भली भाँति अनुमान कर सकते हैं कि उस युग मे कैसूपियन 
सागर अपने मीठे स्वादिष्ट पानी के लिए प्रख्यात था। इसीलिए इसे ईरान वाले 
शीरवान' नाम से पुकारते थे | पुराणों में वणित 'क्षीरसागर” से इसकी पहि- 
धान करना कथमपि अनुचित या अप्रामाणिक नही है । 


शकद्वीप पुराणों मे क्षीरससागर ( दूध समुद्र ) के हारा आवृत बतलाया 
गया है । साधारण जन तो 'क्षीरसागर' के नाम से चमत्कृत होकर इसे भौगो- 
लिक अभिधान न मानकर केवल काल्पनिक जगत मे इसकी सत्ता मानते हैं, 
परन्तु तथ्य यह हैं कि यह वास्तव जगत्‌ का ही एक समुद्र है। 'मार्कोपोलो! 
नामक सुप्रसिद्ध यात्री ने अपने यात्राविवरण में शीरवान! नामक समुद्र की 
चर्चा की है जो कास्पियन भमुद्र से भिन्‍न नही माना जाता यह शीरवान क्षीर- 
सागर का प्रतिनिधि हे । फारसी 'शीर” शब्द सस्कृत 'क्षीर! ही है। इस प्रदेश 





१. 77ण्ाएड्ट 6 एाशेकर00९७6 4668 88९ ए85़ंबा गी0एछते 0५७ 
गा 86७968 पिवा उपाए बजबए 0 ग्रणागा बाते छध5 [700 20)9 
8] ८077668ते छाए चाल छाब्टटी5 8९०, 3६९ ६४७ शाह्वां 706 049 
॥98 गा०जल्ते 6 (द्वड्यूअ्रंड0 9९टुव7 40 घानंग्रोर बंत 69 बाते भीरप- 


[पर०्रेए बं5 ०णााढढाणा5 छाती पार फछाइ०६ 8०७ बगत +96 8९७ 
खोज 5०एटा ते, 


"ाजि5एल०एब्ध्ता० फ्रेलपकाणंणन ए०, एए, ए?, 969. 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वर्ण्य विषय ३२०, 


मे क्षीर मदी की कल्पना आज भी जागरूक हैं। ईरान की एक नदी का भी 
नाम है--शीरी तथा रूस के इस भुभाग में प्रवाहित होने वाली “मोलोकन्या 
नामक नदी क्षीरनदी की ही प्रतिनिधि है। इस नदी का नाम रूसी शब्द- 
मो-लो-को” से तिकला है जिसका अर्थ है दूध और जो अंग्रेजी शब्द मिल्क' 
से भली-भ ति शब्द साम्य की दृष्टि से मिलता-जुलता है । पुराणों मे उल्लिखित 
शकद्वोपीय सरिताओं का भी नाम साम्य शक स्थान की नदियों के साथ खोजा 
जा सकता है। ईरान के प्रबी प्रान्त का नामकरण साइस्तान (या शकस्तान ) 
इन्ही शको के निवासस्थान होने के कारण ही माना जाता है। ऐतिहासिको 
का कथन है कि ई० पू० प्रथम-द्वितीय णती में इनके उपलब्ध उल्लेखीं से पूर्व 
ही शक्क इस प्रान्त से मध्य एशिया के यूचि लोगों के दबाव के कारण आकर 
बस गये थे । शकों का प्रभाव अफगानिस्तान के कबीलों की भाषा पर भाषा: 
शास्त्री अब मानने लगे है। पश्तो भाषा की यह विशिश्ता---द' के स्थात पर 
ला का परिवतुन-शक भाषा का ही प्रभाव माना जाता है। फारसी पिदर ८ 
पश्तोी पिलर ( पिता ), फारसी दुखतर ( दुहितर, पुत्री ) > पश्तोी लुर। यह 
लकार की पवृत्ति शक भाषा की विशिश्ता मानी जाती है। 


( ध ) शकों मे सूर्य की ही मुख्यरूपेण उपासना होती थी जिसे वे स्वलियु 
के नाम से पुकारते थे जिसमे 'र' के स्थान पर “छः के साथ शकों के अत्यन्त 
प्रेम को हटा देने पर 'सू्” शब्द साफ दिखाई पड़ता है । शकीं के परम प्ज्य 
देवता सूर्य ही थे, इसका परिचय यूनानी ग्रन्थों से ही चही चलता; प्रत्युत 
पुराणों से भी भली-भाँति चलता है । विष्णुपुराण का प्रमापक वचन है--- 

शाकद्वीपे तु तैविष्णु: सूर्यरूपधरो मुने। 
यथोक्तेरिज्यते सम्यक्‌ कर्मंभिनियतात्मभिः ॥ 
--विष्णु २।४॥७० 
शकद्वीप से सूर्योपासक ब्राह्मणो का भारत भे आगमन ( गरुडपुराण ), 
भारत में शको जैसे चूटवारी सूर्य प्रतिमाओ का व्यापक प्रसार तथा ईसाई धर्म 
स्वीकार करने से पू्े रूसियो की सूर्य में एकान्त भक्ति इस बात की साक्षी है 
कि शको के पूज्य देव सूर्य ही थे। यह स्वलियु देव दिवू ( यो: ) पिता और 
अधिया माता का [( द्ावापथिवी का ) पुत्र था । 

पुराण ने शकद्वीप की जातियो, नदियो, पर्वतो का कितना यथार्थ भौगोलिक 
विवरण सुरक्षित रखा है-- यह देखकर पुराणो के भ्रुवनविन्यास बाले परि- 
च्छेदो पर हमारी पूर्ण आस्था जमती है| पौराणिक भूगोल के केवल तीन द्वीपो 
कीौ--जम्बूद्दीप, कुशद्दीप तथा शाकटह्वीप-की ही पूरी जानकारी कभी तक्‌ 


३३० पुराण-विमर्श 


मिलती है । हमारा विश्वास है कि अन्य द्वीप भी काल्पनिक न होकर भौगोलिक 
तथ्य हैं। इस विषय में विशेष अनुसन्धान की आवश्यकता है ।* 


जस्बूद्यीप के नो वर्ष 


जम्बूद्वीप आरम्भ काल मे भारतवर्ष का ही सूचक देश था, परन्तु शकों 
तथा कुषाणो के आगमन से भारतीयों की भौगोलिक दृष्टि विशेषहूप से 
विस्फारित हुई और उस युग तक बहुत से अज्ञात देश भी भारतीयों की ज्ञान- 
सीमा के भीतर विराजमान हो गये। ऐसे ही युग में जम्बुद्ीप के नव वर्षों 
की कल्पना हमारे पुराणकारों ने की जिसमें नवीन भौगोलिक सूचताएँ एकत्र 
कर सुव्यवस्थित बनायी गयी है । इन वर्षो की जानकारी * के लिए इस रेखा- 
चित्र को देखिए । 

उत्तर कुरु ( शद्धी परत ) 


हिरण्यम ( श्वेत पर्वत ) 
रम्यक ( नील पर्व॑त ) 


सुमेरु 


ु --मे द्रा श्च रू 
वंदना मे द्राएव वर्ष 


केतुमाल--- 








हरिवर्ष ( निषयथ वर्ष पव॑त ) 
किपुरुष वर्ष ( हेमकुंट ) 


भारतवषं ( हिमालय ) 
इन नव वर्षो के भीतर भारतवर्ष के बाहरी देशो का भी समावेश अब भारत 
की विस्तृत सीमा के भीतर किया जाने रूगा । इन वर्षों की पहिचान नि:संदिग्ध 


१. शकट्ठीप के विवरण के लिए द्रव्य डा० बुद्धप्रकाश का सुचिन्तित लेख 
पुराण पत्रिका ( भाग ३, खण्ड २ जुलाई १९६१) पृष्ठ २५३-२८५७ | इसी के 
आधार पर हमारा संक्षिप्त वणंन ऊपर दिया गया है। शको के विषय मे 
द्रष्व्य राहुल सांझृत्यायन ; मध्य एशिया का इतिहास, प्रथम भाग, पृष्ठ ७४-- 
८० ( पटना, १९६० ) 

२. द्रव्य विष्णुपुराण अंश २, अध्याय २; श्रीमद्भागवत, स्कन्ध ४५ 
अध्याय १६; देवीभागवत, स्कन्ध प्र] ह 


सप्तम परिच्छेद : प्राणो का वर्यं विषय ३३१ 


रूप से नही की जा सकती । उत्तर कुरु तोलोमी का 'ओत्तोरी कोराई' देश है जो 
सम्मवतः चीनी तुकिस्तान की तारिम घाटी को द्योतित करता है। हरिवषं 
सम्भवतः सुग्द ( या बोखारा प्रान्त ) है जो घोड़ों के लिए सवृदा प्रसिद्ध था । 
इलावृत्तवर्ष सम्भवतः इलि नदी की घ्यटी है जो सा बेरिया के पर्वत से निकल- 
कर वालकण में गिरती है। भद्राश्व सम्भवतः चीन का सूचक है। चीन का 
जातीय चिह्न है सफेद ड्रेगन । 'ड्रेगन! अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ 
है अपने मुँह से ज्वाला उद्गीणं करनेवाला मकर या सर्प जो अक्सर घोटक* 
मुख--घोड़ा मूँहवाला-- बताया जाता है। इसीलिए कल्याणकारी घोटकवाले 
देश---भद्राइव--से चीन की पहचान भी भाँति की जाती है । 

केतुमाल चक्षु या वक्षु नदी के द्वारा पहचाना जा सकता है जो उससे 
होकर बहती थी । चक्षु या वक्षु-आक्सस+--आमू दरिया जो बराल सागर मे 
आज गिरती है और यही वा भूभाग वेतुमाल की संज्ञा से अभिह्ित था। 
किपुरुषवर्ष तो किन्नरों का देश है जो हिमालय प्रान्त का सूचक है । हिरण्मय- 
वर्ष एशिया के 'बदक्शा” प्रदेश का द्योतक है, जो हीरा, जवाहरात तथा कोमती 
घातुओं की थानों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसी प्रकार रम्यकवण सुदूर पूर्व के 
रमि या रम्नि टापुओ का सम्भवतः सूचक है | तात्पयें यह है कि यह समस्त 
नव वर्षो की कल्पना एशिया के विशाल प्रदेश को ही अपने में गताथ नही 


करती, प्रत्युत सुदूर पूरवी प्रदेशों से सम्बन्ध रखती है। इन वर्षो का भौगोलिक 
विवरण अभी विशेष अनुसन्धान की अपेक्षा रखता है । 


एशिया की नदियाँ 


ऋतुद्दीपी वसुमती की प्राचीन कल्पना में गंगा की चतुर्दिशा मे प्रवाहित 
होनेवाली चार धाराओं का समुल्लेख बड़े महस्व का है। पहली घारा सीता 
है, जो प्रव मे भद्गाश्व से होकर समुद्र मे गिरती है, द्वितीय घारा अलकनन्दा 
है जो दक्षिण में भारतवर्ष से होकर दक्षिणी समुद्र में, तृतीय धारा चक्षु (या 
स्व॒रक्षु ) है जो पश्चिम में केतुमाल से होकर पश्चिमी सागर में गिरती है। 
चतुर्थ धारा भद्रा उत्तर कुरु को पार कर उत्तरी समुद्र मे गिरती है। इनमे से 
दो नदियों की पहचाव तो निः:सन्दिग्धरूपेण की जा सकतो है। अलकनन्दा से 
तो हम परिचित ही है । यही है हमारी गंगा को मूलभूत घारा । चक्षु, स्वरक्षु 
या वक्षु एक ही नदी के विभिन्‍न अभिधान हैं जिसे यूनानी आवसस कहते थे 
और आज आमू दरिया कहलाती है और पामीर पठार से निकलकर अराल 


के सागर मे गिरती है। सीता तथा भद्रा की पहचान अभी तक निश्चित 
नही हो सकी है । 


१. इन द्वीपों की पहचान के लिए द्रष्टव्य क्ृष्णमाचार्ल ; दी क्रैण्ड्ल भव 
इण्डियन हिस्द्री ( अड्यार लाइब्रेरी ग्न्थ संख्या ५६, १९४७ ), पृष्ठ ३५-६३ । 


रेश२ ह पुराण-विमर्श 


गंगा की सप्त धारा की कल्पना मत्स्यपुराण ( आ० १२१४२ ) तथा वायु 
(४७॥३७-५६१ इलोक ) मे जो दी गयी है वह भारतीयो के भौगोलिक ज्ञान के 
विस्तार को सूचित करती है। भारतीयों का ज्यो-ज्यों एशिया के विभिन्‍न 
प्रदेशों से आना-जाना शुरू हुआ, उनकी इन देशों के विषय मे जानकारी वढने 
लगी और इन नवीन भौगोलिक जागृति के युग मे निबद्ध पुराणो का कलेवर इस 
अभिनव जानकारी से सर्वतः परिपुर्ण है। एशिया की ये सात नदियाँ परिमाण 
तथा विस्तार क्षेत्र मे ही बड़ी नही है, प्रत्युत इतिहास तथा व्यापार की दृष्टि 
से उनका विपुल माहात्म्य है। इन सातो बदियों को गंगा की सात घाराएँ 
मानना गंगा पर पृज्यवुद्धि रखनेवाले भारतोयों की धामिक श्रद्धा का एक 
विलास है । इन सात नदियों मे पश्चिम समुद्र मे गिरनेवाली तीन है तथा 
पूरबी समुद्र मे गिरनेवाली भी तीन हैं और इन दोनो के बीच में प्रवाहित होने- 
वाली दक्षिण समुद्र मे गिरनेवाली एक है । इन नदियों के वर्णन मे वायुपुराण 
का वर्णन बड़ा ही सटीक और यथार्थ है। मत्स्य का वर्णन पाठो की अशुद्धि के 
कारण विक्ृत है | इनमे सीता, चक्षु तथा सिन्धु तो पश्चिसी समुद्र मे गिरती 
हैं। चक्षु तो आक्सस का ही नामान्तर है, सीता पूरवी भाग मे भद्राश्ववर्ष से 
होकर गिरनेवाली इस नाम से प्रसिद्ध सीता नदी से नितान्त भिन्‍न है। वायु 
कहता है कि सीता सिन्धु मरु ( विस्तृत रेगिस्तान ) को पार कर स्लेच्छ देशो 
से--चीन, वर्बर, पवन तथा रूषाण आदि से होकर पश्चिमो समुद्र मे गिरती 
है । ये म्लेच्छ जातियाँ एशिया के पश्चिमी भाग में अफगानिस्तान से उत्तर से 
निवास करती थी ॥ रूषाण जाति कोन है ? क्या यह रूसी ( रशियन ) छोगो 
का संस्कृत नाम तो नही है ? सीता की पहचान सिरदरिया से की जा सकती 
है, चक्षु वड़ी विशाल नदी थी जो चानमरु ( चीनी तुकिस्तान ), शुलिक ( शूले 
या काशगर ) तुपार, बवर तथा पारद और शक जातियो के प्रदेश से होकर 
बहती थी । उत्तरापथ के मुख्य चौरास्ते इसी के प्रान्त में आकर मिलते थये। 
सिन्धु तो हमारी सिन्‍्व ही जो पंजाब से होकर बहती है। छ्वादिनी पूरवी एशिया 
की कोई विशाल नदी होगी जिसकी पहचान आज नही हो सकती। नलितों 
सम्भवतः वरमा को इरावदी है जो इन्द्रढ्दीप के पास समुद्र में गिरतो है। पावनी 
सम्भवतः मेका हू; ( माई गंगा ) नदी हो जो स्थाम के दक्षिण मे प्रवाहित होती 
है। गंगा तो अपनी चिर॒परिचित भागीरथी है । ये है सभ्यता का विस्तार 
करनेवाली एशिया की सप्त नदियाँ । 


भारतवर्ष 


(क) भारतवर्ष नाम पड़ने से पहले यह देश झजनाभ ( भाग० ५॥७।३ ) 
तथा हेमवरतवर्ष ( वायु ३५५२) वाम से प्रस्यात था। हेमवतवर्ष 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वर्ण्य विषय ३३३ 


नाम का हेतु तो यह है कि इस वर्ष में सीमा विभाजन करने वाला हिमवत्‌ 
गिरि ( हिमालय या हिमाचल ) प्रधान रूप से अवस्थित है और वह वर्षपवंत 
है । फलत: हिमवत्‌ के द्वारा उत्तर में वेश्ति होने के कारण यह नाम स्वाभाविक 
रीति से इस देश को दिया गया है। परन्तु अजनाभ अविघान का तात्पय 
बहुत ही गम्भीर तथा अन्‍्तरंग है | , बजनार्भा का च्युत्पत्तिलम्य अथ॑ है--- 
अज ( अजन्मा भगवान्‌ विष्णु ) के नाभि कमल पर स्थित देश । इस शब्द का 
स्वारस्य यह है कि ब्रह्मा ने भगवान्‌ के नाभि-कम॒ल पर निवास करते हुए जिस 
प्रथम छोक का निर्माण किया, वही है यह भजनाभवर्ष । यह शब्द प्रदर्शित 
कर रहा है कि आदि सूद्टि यही अजनाभवर्ष मे ही हुई । मानवो की उत्पत्ति का 
स्थान यही वर्ष है। मानव सर्वप्रथम यही उत्पन्न हुआ और यही से भिन्‍न- 
सिन्‍त दिशाओं में फैलकर उसने सभ्यता का विस्तार किया। यह व्युत्पत्ति 
सनुस्मृति से उपलब्ध इस पद्य की प्रामाणिकता प्रदर्शित करती है-- 

एतद्देश-प्रसूतस्थ सकाशादग्रजन्मनः | 

स्वं स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवंमानवा:॥ 
फलत: आये जाति का मूलस्थान यही भारतवर्ष है; अन्य स्थान से आकर 
आर्यों ने भारतवर्ष को अपना उपनिवेश बनाया आदि नवीन कल्पनाएंँ सबंथा 


अप्रामाणिक है। पुराणों मे आर्यो के मूलस्थान के विषय मे यही सिद्धान्त 
सर्वतोभावेन मान्य है । 


भारत' नाम की निरुक्ति 


भारतवर्ष इस देश का नाम क्‍्योकर पड़ा ? इस विषय मे पुराणों के 
कथन प्राय: एक समान हैं। केवल मत्स्यपुराण ने इस थाम की निरुक्ति के 
विपय में एक नया राग अलापा है । 'भरत' से ही 'भारत' बना है, परन्तु भरत 
कौन था ? इस विषय में मत्स्य मनुष्यों के आदिम जनक मनु को ही प्रजाओ 
के भरण और रक्षण के कारण 'भरत' की संज्ञा दी है--. - 
भरणात्‌ प्रजानाच्चैव मनुर्भरत उच्यते। 
निरुक्तवचनैश्चेव वर्ष तद भारतं स्मृत्तम ॥| 
“मत्स्य ११४५-६ 
प्रतीत होता है कि यह प्राचीन निरुक्ति के ऊपर किसी अवान्तर युग की 
निरुक्ति का आरोप है। प्राचीन निरुक्ति के अनुसार स्वायस्भुव मनु के पुत्र थे 
प्रियन्नत जिनके पत्र थे नाभि । नाभि के पुत्रंथे ऋषभ जिनके एकशत्त पन्नों 
मे से ज्येष्ठ पुत्र भरत ने पिता का राजधिहासन प्राप्त किया । और इन्ही राजा 
भरत के नाम पर यह प्रदेश “अजनाभ से परिवरतित होकर भारतवर्ष कहलाने 


३२४ पुरॉण-विमर्श 


लगा । जो लोग दुष्यन्त के पुत्र भरत के नाम पर यह तामकरण मानते हैं, वे 
परम्परा के विरोधी होने से अप्रमाण हैं--- 
(क ) ऋषभात्‌ भरतो जज्ञे वीर: पुत्रशताग्रजः। 
सो5भिषिच्याथ भरतं पुत्र॑ प्रान्नाज्यमास्थित: ॥ 
हिमाह्“ं दक्षिणं वर्ष भरताय न्यवेदयत्‌ | 
त्स्मात्तद भारतं वर्ष तस्य नाम्ता ।वर्दुवुधा: ॥ 
+-वायु ३३५१-४२; माके० ५३।३ १३-४० 
(ख ) प्रियकज्तों नाम सुतो मन्तोः स्वायभुवस्य यः। 
तस्याग्नीध्रस्वतो नाभि: ऋषभस्तत्युत्त: स्मृतः || 
अवतीर्ण॑ पुत्रशत॑ तस्यासीद्‌ ब्रह्मपारगम्‌ | 
तेषां वे भरतो ज्येष्ठो नारायण-परायण:। 
विख्यातं वर्षमेतद्‌ यन्‍्नाम्ना भारतमुत्तमम्त ॥ 
“»भाग० ११।१५,१७ 
( ग) भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवतावनितल परिपालनाय 
सब्िन्तितस्तदनु शासनपर: पश्चजनी विश्वरूप-दुहित रमुपयेमे | 
अजनाभं नामैत्तद्‌ वर्ष भारतमिति यत्त आरभ्य व्यपदिशन्ति । 
--भागवत शा७ १-३ 
भारतवर्ष का भूगोल दो रीतियो में पुराणों में अभिव्यक्त हुआ है--( क ) 
कामुक संस्थान तथा (ख़) कूम संस्थान । कामुंक संस्थान से अभिप्राय 
है कि समग्र भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति कामुंक अर्थात्‌ धनुष के समान है 
जिसकी प्रत्यंचा था डोरी स्वयं हिमाचल उत्तर मे है तथा जिसका खीचा हुआ 
दण्ड दक्षिण की ओर फैला हुआ है । कार्मुक संस्थान का निर्देश पुराणों में बहुशः 
किया गया मिलता है--- 
दक्षिणापरतो ह्यस्य पूर्वेण च महोदधिः। 
हिम्नानुत्तरेणास्यथ कामुंकस्य यथा गुणा: ॥ 
>>माक० ५७६० 
माकण्डेयपुराण ने अपने ५७ अध्याय मे इसी संस्थान को लक्ष्य कर भारत- 
वर्ष के सात कुलूपवेत, नदियों तथा जनपदों को एक विस्तृत सूची दी है। 
पुराणों के भुवतकोशो का यही प्राचीन भूगोल था जो कूम ( पूर्वार्ध अध्याय 





१. यही श्लोक ब्रह्म०ण २७।६५॥६६। मे उपलब्ध है। ब्रह्म के २७ ब० मे 
भारतवषं के पर्वत, नदियों तथा जातियो का विस्तृत विवरण है। अन्त मे 
भारत की उत्कृष्ट महिमा प्रतिपादित है ( श्लोक ७१-७८ )। 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का वर्ण्य विषय ३३५ 


४६ ), ब्रह्माण्ड ( अ० ४६ ), मत्स्य ( अ० ११४ ), वायु (अ० ४४) भर 
वामन ( अ० १३ ) तथा श्रीमद्भागवत के पचचमस्कनन्‍्ध ( १६-२० अ० ) में 
उपलब्ध होता है । मार्क॑ण्डेयपुराण का वर्णव अनेक दृष्टियों से महत्त्वशाली है। 
यहाँ सात कुलपबतो का तथा उनसे निकलने वाली नदियों का पर्वतों से सम्बद्ध 
कर सुचारु वर्णन है। साथ में इस देश के विभिन्‍न भागो के जन्पदों का तथा 
वहाँ रहने वाली जातियो ( जिन्हें 'फिरके” शब्द से सुचित किया ज। सकता 
है ) का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। जनपदो की चामावली भारतवर्ष 
को साठ विभागों में वाँटकर की गयी है। इन विभागों के ताम इस प्रकार 
हैं--( १ ) मध्य देश्य, (२) उदीच्य, ( ३) प्राच्य, (४) दक्षिणापथ, 
(५ ) अपरान्त, ( ६ ) विष्ध्यपृष्ठ और ( ७) पव॑ताश्रयों 

कर्म संस्थान--भा रतवर्ष मे आराध्य देव भगवान्‌ कच्छुप हैं । प्रतीत होता 
है कि इस भावना को आघार मानकर समग्र भारतवर्ष को कच्छुप की आकृति 
माना गया है और कच्छप के भिन्‍न अंगो के साहश्य पर भारतवर्ष को नव 
भागो में विभक्त किया गया है। ये विभाग इस प्रकार है--(१) मध्यभाग, (२) 
भुख, (३) पूर्व-दक्षिणी पैर, (४) दक्षिण कुक्षि, (५) पश्चिम दक्षिणी पैर, (६) 
पुच्छ या प्रष्ठभाग, (७) पश्चिमोत्तरी पर, (८) उत्तर कृक्षि, (९) पूर्वोत्तरी 
पैर । इन्ही नव विभागो मे भारतीय जतपदों का विभाजन किया गया है। कूरम 
संस्थान का विवरण माक्क॑ण्डेय के श्८वे अध्याय मे विस्तार से है। इस प्रकार 
दो संस्थानों का विवरण एक ही पुराण मे एक ही स्थान पर मिलता है--- 
मार्केण्डेयपुराण मे । भारतीय जनपदों की इस नवीन सुची को पूर्व अध्याय की 
प्राचीन सूची से मिलाने पर अनेक नूतन नाम सिलते हैं जो भारतीय इतिहास 
की बदली हुईं परिस्थिति मे कुषाण तथा गुप्तकाल में प्रथमबार उपलब्ध मिलते 
है। इतिहासविदों की यही मान्य सम्मति है । इस कुर्मस्थानीय भारत का 
मुख पूरव की ओर है और इसी दिकूसूत्र को पकड़कर अन्य अवयवों की 
आपेक्षिक स्थिति निश्चित की जा सकती है। कुमंसंस्थान पर भाधारित जन- 
पद सूची ज्यौतिरषशास््र के ग्रन्थों मे उपलब्ध होती है--वराह -मिहिर की 
बूहत्संहिता के नक्षत्र कूर्माव्याय (अ० १४ ), नरपति जयचर्या नामक मग्रन्ध 
से तथा पराशरादि मुनियो द्वारा निर्मित प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों मे है । 
भारत--कमंभूमि - 

पुराणो मे भारतवर्ष की प्रकृष्ट प्रशस्ति दी गयी है। जो आधुनिक मतवाले 
भारतवषं के प्राचोन साहित्य के ऊपर देशप्रेम के अभाव का लाञ्छन लगाते 
है, उन्हे पुराणो में दो गयी भारत-प्रशस्ति का अनुशोलन करना चाहिए । इस 
प्रशस्ति को पृष्ठभूमि गुप्त साम्राज्य का सुवर्ण युग माना जा सकता है जब 


१ 


३३६ पुराण-विमर्श 


भारतवर्ष आधिभौतिक, भौतिक, आ्िक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षैत्र मे 
समस्त विश्व में अपना प्रतिमान नहीं रखता था और जब इसके पराक्रमी 
नाविको ने अगम्य तथा दुर्गम्य उत्तालतरंगमय महाणंव को पार कर पूर्वी द्वीप- 
पुंजो मे--जावा, सुमात्रा, बोनियो, फिलिपाइन्स अदि-आदि मे--अपनी सभ्यता 
की पताका फहरायी थी और इन द्वीपो को अपना उपनिवेश बनाया था। उत्त 
युग मे भारतीयों मे एक अदम्य उत्साह था, नाना देशों मे अपनी संस्कृति 
फैलाने की अश्नान्त लिप्सा थी । तभी भारतीयों ने अपने भीतर सुप्त स्वृज्योति:- 
पुज्ञ का दर्शन किया था तथा उसी की आभा को विश्व के सामने छिटकाया 
था । इन प्रशस्तियो के अनेक आधार सूत्र हैं-- 
(के) भारत के समान एृथ्वी का कोई भी देश नहीं है--यह समूचे 
भूमण्डल में अनुपम और अद्वितीय है। 
( ख ) भारत स्वर्ग से बढ़कर है और इसीलिए स्वर्गवासी देवगण भारत मे 
मनुष्य के रूप में जन्म लेने को श्रेयस्कर समभते थे । 
(ग) मानव जीवन के जितने मंगल तथा कल्याण होते है उनके बीज 
भारत में विद्यमान है । 
(घ) भारत कमंभुमि--अन्य देश भोगभूसि है। भारत मे सिद्धियाँ 
कम के वशीभूत होकर फलीभूत होती है । 
इन तथ्यों को सिद्ध करने वाले कतिपय श्लोक पुराणो से यहाँ उद्धृत किये 
जाते है :-- 
अहो अमीषां किमकारि शोभनं 
प्रसन्‍न एपां स्विदुत स्वयं हरि: । 
यैज॑न्म लब्धं नृषु भारताजिरे 
. भुकुन्दसेवौपयिक स्पृह्य हि नः ॥ 
- देववचन; भागवत ५॥१९।२१ ) 
भारतभूमि कमभूमि है तथा स्वगंभूमि भोगभूमि है-- 
इस तथ्य की पुष्टि मे पुराणों मे विशेष महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये 
गये है । 
पृथिव्यां भारतं वर्ष कर्मभूमिर्दाहुता । 
-( ब्रह्मपुराण २७२ ) 
जाम्बवे भारत॑ वर्ष तीर्थ त्रेलोक्यविश्रुतम्‌ । 
कमंभूमिय॑त्तः पुत्र तस्मात्‌ तीर्थ तदुच्यते ॥ 
--( तन्नैच ७०२१ ) 


संप्त॑म परिच्छेद : पुराणों का भूगोल ३३७ 
अभिसंपूजितं यस्मात्‌ भारत॑ बहुपुण्यदम्‌ । 
कर्मभमिरतो देवेवंर्ष॑तस्मात्‌ प्रकीतितस्‌॥ 
ञ --(तत्रेव ७०१२४) 
कमंणस्तु॒ प्रधानत्वमुवाच त्रिपुरान्तक: | 
सर्वकर्मेव ताक प्राणी क्वाप्यन्र विद्यते। 
कर्मेंव कारणं यस्माद्‌ अन्यदुन्मत्तचेष्टितस्‌ ॥। 
' --( तश्नव १४३॥८-११ ) 
कमंभूमिरियं स्वगंसपवर्ग च गच्छतास | ह 
-( विष्णु २३२ ) 
अत्रापि भारतं श्रेष्ठ जम्बूद्यीपी महामुने। 
यतो हि कर्मभ्रेषा ह्यतोहत्या भोगभूमय: ॥ 
--विष्णु २३।२२ 
भारतं नाम यद्वर्ष दक्षिणेत मयोदितम्‌ । 
तत्‌ कमंभूमिर्तान्यत्र संप्राप्ति: पुण्यपापयो. । 
एतत्‌ प्रधान विज्ञेयं यत्र सर्व॑ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
--मार्कण्डेय ५५॥२१-२२ 
प्रयाति कमंभृब्नेह्मत्‌ नान्‍्यलोकेषु विद्यते। 
“यहीं ५७॥६२ 
कर्मभूमिसिमां प्राप्य पुनर्यान्ति सुरालयस्‌ । 
“--वनपर्व १८१३१ 
तत्रापि भारतमेव वर्ष कर्मक्षेत्रम। अन्यान्यष्टर्षाणि स्वगिणां 
पुण्यशेषोपभोगस्थानानि भौमानि स्वरगंपदानि व्यपदिशन्ति | 
“-भीगवत ५।१७॥११ 
भारतवर्ष के मनुष्य देवो से भी बढ़कर हैं, क्योंकि उनके हाथ मे उनका 
भविष्य है । कर्म के सम्पादन की छूट होने से भारतवर्ष का मानव भोगभूमि 
स्वयं में कमंफ़ल को भोगने में आसक्त देवताओं से कही बढ़कर है। मानव 
की श्रेष्ठता की यह स्वीकृति पुराणो की एक महत्त्वशाली देन माना 
जाना चाहिए :--- 
(के ) देवानामपि विप्र्ष | सदा एप मनोरथः। 
अपि मानुष्यमाप्स्यामो देवत्वात्‌ प्रच्युता: क्षितौ। 
मनुष्य: कुरुते त्त्तु यत्र शकयं सुरासुरे:॥ 
५5895 ““मारक ० ५७॥६३-६४ 
२२ पु० वि० 


शै३े८ पुरांण-विमंद्र 
( ख ) अन्न जन्मसहस्राणां सहस्लैरपि सत्तम । 
कदाचित्‌ लभते जत्तुर्मानुष्य॑ पुण्यसब्यात्‌ । 
--विप्णु २।३।२३ 
( ग ) गायन्ति देवा: किक गोतकानि 
धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे। 
स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते 
भवन्ति भूयः पुरुषा: सुरत्वात्‌ ॥ 
+-वही १३। ४ 
(घ )” ““धन्याः खलु ते मनुष्या: 
ये भारते नेन्द्रियवि प्र हीणाः । 
-“वही २॥३।२६ 


भारतवर्ष के नवखण्डात्मक विभाजन 


भारतवर्ष फे नव खण्डो का विभाजन पुराणों मे मिलता है। मत्स्य ( ११४। 
७-८ ) तथा मा्कंण्डेय ( ५७॥४ ) मे भारतवर्ष के इन खण्डों की संज्ञा इस 
प्रकार है--( १ ) इच्दद्वीप, ( २) कसेरु, ( ३ ) ताम्रपरणं, (४ ) गभस्तिमान 
( ५ ) लागद्वीप, (६ ) सौम्य, (७) गन्धवें, (5) वारुण, (५ ) स्वयं 
भारत ही ४7 

भारतस्य च वर्षस्य नव भेदान्‌ निबोधत । 
इन्द्रद्वीप: कसेरुएच त्ताम्रपर्णो गभस्तिमान्‌ | 
नागद्वोपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्त्वथ वारुण: 
अयं तु नवमस्तेषां द्वीप: सागर संवृत्ः॥ 
--( मत्स्य ११४॥७-८ ) 
थे ही नाम मा्केण्डेय ( अ० ५७ ) मे पुनरावृत्त है गौर एक नयी बात का 
यहाँ अधिक संकेत है कि ये नव विभाग एक दूसरे से समुद्र के द्वारा विभक्त 
( अन्तरित ) थे तथा जमीन के रास्ते से अगस्थ थे जहाँ जाना नितान्त 
असस्भव था-- 
समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते त्वगम्या: परस्परस्‌। 
“माके० ५७।५८-वायु ४५७८ 

'अय॑ तु नवमस्तेषाम्‌' प्रकट कह रहा है कि इस पुराण का लेखक भारत 
में ही कहौ बैठकर लिख रहा है। प्रश्न यह है कि इस नवम भाग का नाम 
क्या था ? राजशेखर ने अपनी काव्यसीसांसा में इस भाग का नाम कुमारी 
द्वीप बतलाया है ( कुमारी द्वीपशचाय नवम॥ ) । अन्य पुराणो के छेखको ने नव 


सप्त॑म परिच्छेदं : पुराणों का भूगोल ३३९, 


भागों के विवरण देते समय नव्न भाग की स्थिति के विषय में मौन ही 
धारण किया है, परन्तु वामत पुराण के रचयिता को यह श्रैय देना चाहिये कि 
उससे इस तवम भाग का अभिधान तथा स्वरूप ठीक-ठाक दिया है--- 


अयं तु नवमस्तेषां द्वीप: सागरसंवृत्त:। 
कुमाराख्य: परिख्यातो द्वीपोथ्यं दक्षिणोत्तर: ॥ 
-“वीसमन १३॥११ 


वामन पुराण और का व्यमीमासा के मनुसाय यह नवस भाग कुमार हीप 
या फुमारीद्वीप के नाम से प्रख्यात था। इस संज्ञा का हेतु यही था कि यह 
प्रदेश कुमारी ( कन्या कुमारी ) से आरम्भ होकर गंगा के प्रवाह तक फैला हुआा 
था ( आयतस्तु कुमारीतो गद्भायाः प्रवहावधि *--मत्स्य ११४।१० ) ॥ फलतः 
दक्षिण से उत्तर तक फेलनेवाले देश का दक्षिण बिन्दु था--कुमारी ( या कन्या 
कुमारी ) और इसीलिए यह भारत ही स्वयं कुसारीद्वीप के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । 


भारतवर्ष के इस नवस्तण्डात्मक विभाजन का मुख्य कारण ग़ुघ्तो के समय 

में भारतवर्ष का सास्क्ृतिक विस्तार था । इसी युग मे भारतीय सम्यता तथा 
संस्कृति का, भाषा तथा साहित्य का, घर्मं तथा दर्शन का पूर्वी द्वीपपुंजों मे 
आएचयंजनक विस्तार सम्पन्त हुमा। ये सकल द्वीपसमुह भारतवर्ष के भौगोलिक 
क्षेत्र के भन्तगंत तव समभे जाने लगे अर्थात्‌ आाजकल का बृहत्तर भारत 
( ग्रेटर इण्डिया ) भारतवं का क्षेत्र माना गया, तब मुख्य भारत के लिए 
किसी नये नाम की खोज की गयी भौरु यही नाम था--कुमारीद्ीप । वासन 
पुराण ने स्पष्ट * कहा है कि जिसे अब तक भारत के नाम से पुकारते थे, उसे 
ही अब कुमारीद्वीप के अभिधान से पुकारने लगे | इस नवीन स्थिति की स्वीकृति 
सामान्य जनता ने भी दी। जिस परिवर्तित स्थिति का संकेत पुराण के 
लेखकों ते अपने नाना वचनो में किया, उसको सामान्य जनो ने भी स्वीकार 


१. आयतो ह्याकुमारिक्यादागंगा-प्रभवाच्च वे । 
तियंगुत्तरविस्तीणंण सहस्नाणि नवेव तु॥ 
* --वायु ४५।८ 
२. इमे तवोक्ता विषया३ सुविस्तराद्‌ 
द्वीपी कुमारे रजनीचरेश । 
एप्ेषु देशेषु. च देशधर्मान्‌ 
संकीत्यंगानानु शणु तत्त्वतों हि ॥ 
“वासन १३॥५९ 


ई४० है पुराण-विमर्श 


करते विलम्ब नही किया । आज भी प्रतिदिन के 'संकल्पवावंय” मे भारतीय जन 
इस भौगोलिक परिवर्तत के स्वीकरण की सुचना देते है :--हरिः ओो तत्सत्‌ 
श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवरतंमानस्य श्री ब्रह्मणी द्विंतीये 
प्रहराधें श्रीश्वेतवाराहकत्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविशतितमे युगे कलियुगे 
प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारते बर्षे कुमारिकाखण्डे आर्यावर्तेकदेशान्तर्गते 
काशीक्षेत्रे आदि । 


इस संकल्प-वाक्य से प्राचीन तथा तवीन भावनाओं का पूर्ण सामझ्जस्थ 
प्रदर्शित किया गया है। “जम्बूद्वीपे भरतखण्डे” तो प्राचीन भावना का संकेत 
है जब भरतखण्ड जस्वृद्वीप के साथ अभिन्‍न अथवा उसका एक विशिष्ट खण्ड 
माना जाता था। “भारते वर्षे कुमारिकाखण्डे--यह नवीन भावना का द्योतक 
है जब समग्र भारतवर्ष नव खण्डो मे विभक्त होकर एक विशाल भौगोलिक 
इकाई माना जाता था और मूल भारत 'कुमारिका खण्ड” की आख्या से प्रसिद्ध 
हो गया था । 

भारतवर्ष के समुद्रान्तरित आठ विश्ागों की वर्तमान स्थिति का आज 
संकेत मिल सकता है। ये भारत से पूरव की ओर फैलने वाले द्वीपसमूहो के 
अवयब है जिन्हे कालिदास के युग में द्वीपान्तर' के नाम से पुकारा जाता था 
और, जहाँ कला, साहित्य, भाषा तथा संस्कृति के क्षेत्र मे भारतवषं का पुष्कर 
प्रभाव पड़ा था | 

( १ ) इच्दद्वीप८इन्द्रयुस्त, अंडमन टापू ेल्‍ 

| (२ ) नागद्वीपन्‍ततागवरं--तवकवर्रु ( चोल-शिलालेख )>-निकोवार टापू 

(३ ) ताम्रपणीर्नसिघल, लंका । 

( ४ ) वारुणद्वीपन्‍न्बो रनियो टापु 

( ५ ) कसेरुमान-मलयद्वीप 

( ६ ) गभस्तिमानु ++ ? * 

(७)सोस्यथ 5? 

(८ ) गन्धवंद्वीप ८? 

अन्य पुराणो मे भी भारतवर्ष के नव खण्डो का नाम प्रायः एतत््‌-समान ही 
है, परन्तु कही-कही कतिपय खण्डो के नाम भिन्‍्त रूप से मिलते हैं। यथा वामन 
पुराण मे ऊपर दी गयी सूची के अन्तिम दो नामों के स्थान 'पर कठाह तथा 
छिहल द्वीप के नाम दिये गये हैँ ॥ कटाहदीप तो मलय प्रायद्वीप का केडा 
नामक स्थान से अभिन्न है जिसका उल्लेख संस्कृत के कथा-साहित्य मे विशेष 
उपलब्ध होता हे और जो कथा-सरित्सागर मे क्टकचछ हीप के अभिधान 
से निदिष्ट किया गया है। सिहल द्वीप तो आजकल का सीलोन या लंका है । 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का भूगोल ३४१ 


ताऊपर्ण का भी सिहल के संग-साथ में उल्लेख इन दोनो के वैभिन्‍्य का चोतक 
है । सामान्यतः ताम्रपर्ण वर्तमान लंका की ही संज्ञा माना जाता है, परन्तु 
३33 के साथ एक ही सूची में उल्लिखित होने से यह कोई भिन्‍न ठापू प्रत्तीत 
होता है । 

कुमारीद्वीप की विभिन्‍त्र दिशाओ में स्थित जनजातियों का भी उल्लेख कम 
महत्व का नही है। मत्स्य तथा भार्कण्डेय मे कहा गया है कि कुमारीदहीप की 
पूर्वोत्तरी सीमा पर किरातों का तथा पश्चिमोत्तरी सीमा पर यवरनों का भावास 
था। यवनों का यह स्थिति-निर्देश ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। यह सम्भवतः 
बंक्त्रिया के यूनानी लोगों का स्पष्ट निर्देश है, जो मूल रूप मे चतुर्थे शतती ई० 
पृ० में वैक्ट्रिया मे निवास करते थे और पिछली शत्तियों मे गन्धार तथा काबुल 
घाटी भे आकर बचत गये थे । वामन पुराण के इस विवरण में दो नाम सन्निविष्ट 
किग्रे गये है-- दक्षिण में आस्क्ष तथा उत्तर में तुरुष्क ॥ यह ऐतिहासिक परि- 
स्थिति के परिवतंन का द्योतक माता जा सकता है । प्रथम अथवा द्वितीय शत्ती 
ईस्वी में, जब आन्च्र शातवाहनों का साम्राज्य दक्षिण में पूरवी समुद्र से लेकर 
पश्चिमी समुद्र तक विस्तीर्ण था तथा उत्तर मे तुरुष्क या तुषारदेशीय शक 
( कुषाण आदि ) पेशावर में राज्य कर रहे थे | 
कुलपर्वत 

पौराणिक भूगोल में पव॑त्त दो प्रकार के होते है--वर्षप्वंत तथा कुलपर्वत । 
चर्षपर्वत तत्तत्‌ वर्षो के सीमागिरि हैं जो एक वर्ष को दूसरे वर्ष से छथक्‌ 
करते है । कुलपचंत देश के भीतर उसके प्रान्तों की सीमा बनाते है तथा एक 
प्रान्त को दूसरे प्रान्त से पृथक करते हैं। कुलुपर्बती की संख्या सात मानी 
गयी है--( १ ) महेन्द्र, ( २) मलय, ( ३ ) सहा, (४) शुक्तिमावू, (५) 
ऋक्ष, ( ६ ) विन्ध्य, ( ७ ) पारियात्र | इन पर्व॑तों का संक्षिप्त परिचय यहाँ 
दिया गया है--- 

(१ ) महेन्द्र--कलिंग से शुरू होनेवाली पूर्वी घाद की पर्व॑त-श्ृंखला का 


नाम महेन्द्र हैं। परशुरामजी इसी पर्वत पर तपस्या करते हुए बतलाये गये हैं । 
आज भी गंजम के समीप यह महेन्द्रमल कहलाता है । 


(२ ) मलय--दक्षिण भारत का नीलूगिरि पर्वत, जहाँ पूर्वी घाद तथा 
पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ एक-दूसरे से मिलकर एक वंकिम रेखा के समान 
आकार धारण करती है। इस पर्वेत पर चन्दन के वृक्ष बहुतायत से होते हैँ 
भौर इसी कारण चन्दव 'मलयज!* के नाम से विज्यात है। 

(३ ) सह्म या सह्याद्वि--उत्तर से दक्षिण तक फैछा हुमा पश्चिमी घाट 


की पर्वतजइद्धला, भाज भी जो महाराष्ट्र तथा कोकण मे इसी नाम से पुकारी 
जाती है । हि 


रेडर »  पुराण-विमर्श 


( ४ ) शुक्तिमानू--इसकी वर्तमान स्थिति का अनुमान लगाया जा 
सकता है । सद्याद्रि पर्वत के उत्तरी छोर से कुछ पहले ही पूर्व की ओर बढने- 
घाली उसकी भुजाएँ ही इस नाम से संकेतित की गयी जान पड़ती हैं जियमे 
खानदेश की पहाड़ियाँ, अजन्ता तथा गोलकुण्शा का पठार भी सम्मिलित 
मानना चाहिए । 

(५ ) ऋक्ष पर्वत--सतपुड़ा पहाड़ियो से आरम्भ होनेवाली परवेत-श्द्धुछा 
इसका आधुनिक प्रतिनिधि है। ताप्ती तथा वेन गंगा इस पहचान को पुष्ट 
करती है। उड़ीसा की ब्राह्मणी और वेतरणी नदियों का उद्गम भी इसी पर्वत 
से था। मानना पड़ेगा कि यह पव॑ंत छोटा नागपुर की पहाडियो पक फेला 
हुआा था । 

( ६ ) पिन्ध्य पव॑त तो सुप्रसिद्ध विन्ध्याचल पव॑त है जिसमे शोण ( सोन 
नद ), नमंदा, महानदी, तमसा (टौंस नदी मध्यभारत की ) कथा दशाणं 
( आजकल की धसान ) नदियाँ निकलकर विभिन्न समुद्रो मे प्रवाहित होती हैँ । 

(७ ) पारियात्र ८ अड़ावली पहाड़ी । इससे निकलनेवाली नदियों से इसकी 
पहचान की जा सकती है । इस पारियात्र से निकलनेवाली नदियों में पर्णास 
( बनास मदी ) , चमंण्वतती ( चम्बल ), मही, पाव॑ती, वेत्रवती ( बेतवा )-- 
ही मुख्य नदियाँ इस पव॑त से निकलती हैं जो इसके पूर्व पहचान को हृढ करती 
हैं। इन पर्वेतो के अतिरिक्त और भी पव॑त पुराणों मे दिये गये हैं जेसे मलय, 
दर्दूर, रैवत, अर्वबृद, गोमन्त आदि आदि। हिमाचल वर्षपवंत होने के नाते 
कुलपवेतो की गणना मे नही आता । इन पवेतो से निकलने वाली नदियों का 
नाम मार्क॑ण्डेय मे ५७ अध्याय मे सुव्यवस्थित रूप से दिया गया है। पुराणों ने 
भारतवषं के भीतर निवास करने वाली जन-जातियों का भी यथार्थ वर्णन किया 

है जो इतिहास की दृष्टि मे विश्वेष महत्त्व रखता है । 


१. इन नदियों तथा जातियीं तथा देशो के वर्णन के लिए इन ग्रन्थों का 
अध्ययन उपयोगी है :--- 

( क ) डा० वासुदेवशरण अग्रवाल--मार्कण्डेय पुराण : एक सांस्कृतिक 
अध्ययन एष्ठ १४६--१५४५ 

(व ) डा० अग्रवाल--मत्स्यपुराण ए स्टडी पृष्ठ पृ० १८४-२०८ 

( ग) डा० डी० सी० सरकार ; स्टडीज इन दी ज्याग्रफी माफ ऐच्शण्टएण्ड 
मिथिवल इण्डिया पृष्ठ १७--१०९ । इस ग्रन्थ मे पुराण की नदियों 
का समग्ररूप से एक तुलनात्मक अ्रध्ययन किया गया है जो महत्त्व- 
शाली है । ५६ देशो तथा जातियो का भी विवरण उसी प्रकार 
बड़ा ही बढ़िया तथा उपयोगी है । 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का क्षूगोल ३४३ 
पुराण की दृष्टि में ब्रह्माण्ड 


पुराण की दृष्टि मे ब्रह्माण्ड के भीतर चौदह भ्रुवन है जो भ्ृततत्त् मे निर्मित 
हैं। पृथ्वी को ही मुख्य मानकर कह सकते हैं कि छः भुवन उसके ऊपर है 
तथा सात भवन उसके नीचे हैं जिनको सामान्य रीति मे पाताल कहते हैं । 
इन चौदहो भुवनो की स्थिति इस प्रकार समभनी चाहिए :-- 


ऊध्वेंलोक * 
सत्य लोक-- 
तपो लोक--- । ब्राह्मस्वगं॥ | 
जन लोक-- अकृतक त्रैलोक्य दिव्य स्वर्ग 
[ 
महलोंक.. +-- प्राजापत्य स्वर्ग | कृतकाकृतक 


स्वरसुलोक -- माहेन्द्र स्वर्ग 
भुवर्लोक भीम स्वगं | कृतक तरैलोक्य 
मध्यलोक भूलोक | 
अधघोलोक' अतल--- 
बवितल-- | 
सुतल-- | बिल स्वगं 
तलातल--- 
रसातल-- [ 
महातल-- | 
पाताल-- 32 
पाताल लोकों का पुराणनिरदिः विवरण साधारण विश्वासों से नितान्त 
भिन्न है। सामान्य जनता का तो यही विश्वास है कि पाताल नितान्त अन्धकार 
से आाच्छु्न, क्लेशमय तथा प्राणी-निवास के सुतरां अयोग्य है; परन्तु पुराणों 
का प्रामाण्य इस विषय में ठीक इससे विपरीत है। विष्णुपुराण (२५।५-१३) 


(घ ) डा० बी० सी० ला--दी हिस्टारिकल ज्याग्रफी आफ ऐनशंट 
इंडिया ( १९५४, पैरिस से प्रकाशित ) 
( १ ) ऊध्वंलोको के वर्णन के लिए द्रप्टव्य विष्णुपुराण द्वितीय भंश, ७ 
०, तथा वायुपुराण ५० अ०। ह 
२. अधोलोकों के वर्णन के लिए द्रष्टव्य विष्णु-२।५; श्रीमद्भागवत ५॥२४: 
वायुपुराण ५० अ० ३-४८ शलो० । ह 


राण-विभशं ; 
३४४ हा पुराण विमर्श 


महव नारद की अनुभूति को उल्लिखित कर पाताल के विषय में यह कहता 
है पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुन्दर है स्वर्लोकादपि रम्याणि पातालानोति 
भारद:* । सूर्य तथा चन्द्रमा की वहाँ स्थिति होनेसे वह सवंधा प्रकाशमय तथा 
कान्तिमान्‌ होता है-परन्तु एक वैशिश्य के साथ । दिन में सूय॑ की किरण 
केवल प्रकाश ही करती हैं, परन्तु घाम नही करती, रात मे चन्द्रमा की किरणो 
से शीत नही होता, केवल चाँदनी ही फछती है । वहाँ के निवासी दैत्य, दावव 
तथा नागलोक स्वच्छ आभूषण, सुगन्धमय अनुलेपन तथा वेणु-वीणा भआादि 
स्वरयन्तो--आदि उदारजनो के द्वारा भोग्य पदार्थों का सेवन करते हैं। भोग- 
विलास की समग्र सामग्री से सम्पन्न पाताल लोक का निवास मनुष्यो के लिए 
भी एक स्पृहणीय वस्तु है, गहंणीय नही । वहाँ भगवान्‌ विष्णु की तामसी तनु 
जिसका नाम शेष अथवा अनन्त है, निवास करती है । वे अपने फणो की सह 
मणियों से सम्पूर्ण दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए संसार फे कल्याण के लिए 
समग्र असुरो को वीयंहीन करते रहते हैं। श्रीमद्भागवत ( ५(२४॥८-१५ ) 
ने भी इन्ही कमनीय शब्दों मे पाताल लोको के ऐश्वये, वेभव तथा भोगविलास 
का वर्णन किया है ।* विष्णु पुराण की अपेक्षा श्रीमद्भागवत का वर्णन 
विशिष्तर हैं, क्योकि यह सातो पाताल लोको मे प्रत्येक का वर्णन मलग-मलूग 
वैशद्य से करता है। यह वर्णन इतना साजद्भोपाज्ध है कि इसमे अनुभूति की 
सत्यता स्पष्टतः र्राँकती दृष्टियोचर होती है। इस पाताल की पहचान क्या 
किसी भृविशेष से की जा सकती है ? 


मेरी दृष्टि मे पाताल की पहचान समग्र पश्चिमी गोलाधघ॑ से की जा सकती 
है जिसे आजकल उत्तरी, मध्य तथा दक्षिणी अमेरिका के नाम से पुकारते हैं । 
श्षीमदृभागवत ने “अत नामक पाताछ छोक में मय नामक असुर की 
स्थिति बतलायी है । यह प्रामाण्य बड़ा सारवानु है । मष्य अमेरिका के मुख्य 
प्रदेश मेक्सिको की प्राचीन संस्कृति भ्यसंस्क्षति के नाम से विख्यात है और 
वहाँ के निवासी आज भी उस प्राचीन संस्कृति के प्रचुर उपासक है। मय था, 


१. स्वर्लोकादपि रम्याणि पातालानीति नारद: । 
प्राह स्वरगंसदोमध्ये पातालेस्यो ग्तो दिवम्‌ ॥ 
“जहा २१।४ तथा विष्णु २५५ 
२. तुलना कीजिए महाभारत के तादश वचन से--- 
न नागलोके न स्वरगें न विमाने त्रिविष्टपे । 
परिवासः सूखस्ताहण रसातलूतले यथा ॥ 


“महाभारत, आरण्यप्व १०२॥१५ 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का भूगोल ३४५ 


बड़े ही अदभुत महलों का निर्माता असुरो का इख्घीनियर । मेक्सिको तथा पेरू 
आदि देशो की समृद्ध शिह्पकछा तथा भास्कयंकला के प्राणवन्त प्रासादों का 
निरीक्षण कर आधुनिक शिल्पी आश्चयंचकित हो उठता है उस प्राचीन युग 
की इन विशद कलाकृतियों की विस्मयकारिणी समृद्धि तथा सम्पन्नता की सत्ता 
से | मय असुर माया के लिए भी प्रसिद्ध था और इन स्थानों मे आज भी 
प्राचीन युग के गुप्त महलो में असंख्य घनराशि अभिमन्त्रित कर रखी हुई है । 
मेक्सिको का आचार-विचार, रहन-सहन, सिलन्बट्टे का प्रयोग, भोजन का 
प्रकार, चपातियों का दाल-तरकारी के साथ खाना--सब कुछ आज भी भार- 
तीय है । फलतः मेरी दृष्टि मे समग्र अमेरिका की पाताल से पहचान करना 
स्वंधा सत्य, प्रामाणिक तथा वैज्ञानिक है । 


एक बात और भी इस विषय में ध्यात देने योग्य है। वह है वहाँ का 
स्थानीय जलवायु । अमेरिका के इस भाग की जलवायु समशीतोष्ण है--न 
अधिक गरम, और न अधिक ठंढा। पुराणवाणित सर्य-चन्द्र के मर्यादित व्यवहार 
का यह सवेथा प्रमापक माना जा सकता है। गरमी का कम होना तथा शीत 
का भी मर्यादित रूप इस पुराण-निर्दिप्ट वैशिष्टय का स्पष्टतः द्योतक माना 
जा सकता है | पुराण का कथन है कि पाताल लोक भारतीयों के 
लिए अगम्य और अव्यवहाय नहीं थे, परन्तु वहाँ से हमारा व्यवहार भी 
चलता रहा--- 


सप्तेवमेते कथिता व्यवहार्या रसातलाः 
देवासुरमहातागराक्षसाध्युषिता: सदा ॥॥ 
“वायु ५० ब०, ५४ इलो०। 
निष्कर्ष यह है कि पाताल का पौराणिक वर्णन कल्पनाप्रसूत न होकर 
अनुभवाश्रित है। ये सच्चे भूभाग की भौगोलिक इकाई है जहाँ आरयों का 
गमनागसन होता था। यह तो भूगोल के पाठकों को अज्ञात नही है कि 
साइवेरिया का प्रवी प्रदेश उत्तरी अमेरिका के अलास्का मामक उत्तरी प्रदेश से 
किसी समय बिल्कुल ही संलगन था । फलत: पाताल लोकों से जाने का रास्ता 
इधर से स्थलमार्गें से भी था; यह मानना अनुमान-विरुद्ध नही कहा जा सकता। 


१. मेक्सिको के निवासियों के आचार-विचार के विषय मे द्रष्टव्य दीवान 
चमन लाल रचित 'हिन्दू अमेरिका' नामक अंग्रेजी पुस्तक जिसके बड़े संस्करण 
में वहाँ की कलाक्ृतियों के नमूने भी प्रचुरता से दिये गये हैं। संक्षिप्त संस्करण में 

स्थकार ने अपने दीघंकालीन खोजों के आधार पर सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
किया है । लघुसंस्करण विद्याभवन, बम्बई से प्रकाशित है। 


३४६ पुराण-विमशं 


स्पेन के इतिहास से भी इन जातियों में से अन्यतम जाति इनका छोगों का 
जो अदभुत वृत्तान्त मिलता है उससे भी उक्त पहचान की प्रुष्टि होती है। इस 
विषय में दो-चार वातें यहाँ स्पेनी इतिहास के आधार पर दी जाती हैं :-- 

सन्‌ १५३३ ईस्वी में दक्षिणी अमेरिका के एक विशाल भूभाग पर जहाँ 
आजकल पेरु, ईक्वाठो र, चिली और अज॑ण्टाइना के कुछ हिस्से हैं वहाँ 'भताहु- 
आल्पा” नामक राजा राज्य करता था । इसके पू्वंज इनका” जाति के सम्राद्‌ 
थे जिनका सावंभौम राज्य पूरे देश पर था। उस सम्राट की न्‍ाजधानी का 
विपुल वैभव देखकर आज आएचरय होता है, परन्तु बाव विल्कुल ठीक हैँ कि 
सम्राट के प्रमुख पथ, और महल की दीवारें सोने के पत्तरों से जड़ी हुई थी। 
राजमन्दिर का विस्तृत उद्यान पूरा पक्के सोने का बना हुआ था । सोने के पेड़, 
सोने के फूल, सोने की पत्तियाँ, सोने की घास, सोने की तितिलियाँ सब कुछ 
सोने का बना हुआ था | हीरे, जवाहिरात तथा सोने का चहाँ अपार ढेर था 
जिसकी कल्पना भी नही की जा सकती । लोगो का विश्वास था कि इनका 
संम्राट्‌ को सूर्य भगवान्‌ ने छोगो को शासन करने के लिए भेजा है। उनकी 
आज्ञा देवाज्ञा के समान पवित्र तथा अपरिहाय मानी जाती थी। पूरे देश मे 
सोने, चादी, जवाहिरात की इतनी अधिक खाने थी जितनी कल्पना में भी नही 
आ सकती । स्पेनी सरदार पिजारों ने इस इनका सम्राट्‌ को कैद कर डाला 
और अपने आदेश के अनुसार सोना प्राप्त हो जाने पर भी उसने सम्राद को 
कैद से नही छोड़ा भौर उसे मार डाला । पिजारो ने मृत राजा के एक व्यक्ति 
को सम्राट बनाकर, एकन्नित अतुल सुवर्ण राशि को लेकर स्पेन लौट आया। 
इधर नवीन सम्राट ने अपने प्राणो को संकटापन्त मानकर अतुल सम्पत्ति के साथ 
अपने राज्य के भीतर जंगलो मे अपनी नयी राजधानी स्थापित की जिसका नाम 
था विल्कावम्बा और वही पर महलो के भीतर घनराशि रखकर उसे तिलिस्म 
के सहारे बन्द कर दिया | इन तिलिस्मो की कुम्जी एक रस्सी और रंगीन 
गाठो में है जिसके संकेत को आज भी कोई समभ नही रहा है। उसके पाने के 
अनेक खोजी साहसी व्यक्तियों मे अश्रान्त परिश्रम किया, परन्तु अभी सफलता 
उन्हे प्राप्त नही हुई । इस उद्योग की कहानी जो कल्पना से भी अधिक चमत्कार- 
जनक है अभी अखबारो मे प्रकाशित हुई है ।* 

जिस तिलिस्म का उल्लेख यहाँ ऊपर किया गया है वह आसुरी माया का 
एक रृष्टान्त है। मय केवल प्रासादो के निर्माण मे ही भलौकिक दाक्ष्य नही 
_रखते थे, परन्तु विलक्षण माया ( या जादु ) के भी वे अधीश्वर थे। ऊपर के 


१. द्रष्टव्य 'धर्मेयुग” नामक साप्ताहिक पत्र (१० सित०, १९६४ का 
भंक इछ्ठ २५-२६; जहाँ वहुत से तथ्य एकत्र किये गये है ) 


सप्तम परिच्छेंद : पुराणों का भूगोल ३४७ 


वर्णन को पाताल के पौराणिक वर्णनों से मिलाने पर विलक्षण समता दृश्गोचर 
होती है । पुराण मे उल्लिखित पावाल के वैभव की एक फीकी रेखा इस वर्णन 
में भी मिलती है । फलतः आसुरी माया से सम्पन्त इनका छोगी को तथा विशाल 
प्राखादों के निर्माता एवं मय-संस्क्ृति के उपासक मेक्सिकन लोगो को पात्तालू 
लोक का अधिवासी मानने में किसी प्रकार का अनौचित्य प्रतीत नही होता । 


मय असुर के विशाल प्रासादो के निर्माता होने की बात भारतवर्ष मे सव्वंत्र 
प्रसिद्ध है । युधिष्ठिर के राजप्रासाद कौ रचना मय ने ही की थी जिसके गच को 
देख्ने से अम हो जाता था कि वह जल है या स्थल है। मेक्सिको भे मय 
लोगों के प्रासाद भी इसी नमूने के हैं। इसके विषय मे एक विशेषज्ञ की सस्मति 
यहाँ उद्घृत की जाती है जिससे मथ लोगो की शिल्पकला की प्रक्रिया का 
परिचय मिल जायगा । भारतीय मय असुर के निर्माण तो केवल पुराणों मे 
वर्णन के विषय हैं परन्तु मेक्सिको देश के मय छोगों के निर्माण आज भी 
विद्यमान है और अपनी अनुपम कला के द्वारा वे वर्तमान वैज्ञानिक युग के 
इन्जिनीयरो को भी आश्चयं-चकित कर रहे हैं । 


पाताल लोक मे दैत्य, दानव तथा नाग लोगों का निवास है। सबसे निचले 
लोक--पाताल में नाग लोक हैं जहाँ उसके अधिपति वासुकि, धुतराष्ट्र, 
घनञजय, शंखचूड आदि महाभोग-सम्पन्त नाग़लोकाधिपति निवास करते हैं 
जिनके फर्णों के ऊपर चमकने वाली मणियो से उस लोक का अन्धकार सद्य। 


१. ४७७४ 0०0० छग्ाावेद्च5 70९8४ ६० 87९४६ ७०० (7६४७5, (076 
६९8 60फ्रसा०6त पीला पा १ै०ए० 2ाहद्रा०ट5 50ण70 पर ह8ए४७ 
2800०ग्रप्राशारत 8प6त प्रा8#छा ए60९85 88 +76 प्राड-+०7०65 0 
गन ण प8 दाध्यप्रांएएु ९शगए69 ठ 87०9, पा8 07055, 87वें ध९ 
गांगल्ते 6058 2६ शिब्राथावुप९, 70 ९8 008९ ०ी ६96 एएएलफलाः 
गाते (6 ग्रणााला'ए क ऐंडआ०, धरांधाठत गिछा ॥०एंण्ठ धवंत तप 
एक्ा्बाणं हाएणाते पए2705 गाते प्न्संत्रर्; केब्जफ पए लेलएसथबा075 बाते 
प्रा॥0९ ड:४ठ्ाट5 67 घा6 तंढ#एए७, 76०95 9ए९ ग्रबत6 ०६४78/९5 
एई ए6 277077 0 5(0765 शापा 6 तफित्पा त&भंहा3 (0 9526 0क९0० 
शिणया 6 #णाह ठणाशा5 बाते #0पएपापए. ढथेंव्पाबाव्त फठ्सण प्र870५ 
डब200९-छ००त१ 9९४४95 छएण०णेत 958 ग्र८छत९१त 07 चल 0007 ४४2४. 

+-#275 8]007 


हिन्दू भमेरिका' श० २१२ ( तृतीय सं० ) पर उद्यृत । 


रे४प पुराण-विमर्ण 


चिदूरित किया जाता है! ( भाग० ५॥२४३१ )। भागवत के इस कथन के 
साक्ष्य पर पाताल लोक में नागठोगों का निवास सर्चया समसित तथा प्रमाण- 
पुर:सर है। मेविंसकों तथा पेर में नाग छोगों का निवाप्त था--यह वहाँ के 
इतिहास से समर्थित है । नागपूजा भी उस देश में प्रचलित थी | बोटन * नामक 
उस देश का प्रथम ऐतिहासिक, जिसने उस यात्ति के उद्गम के थिपय मे एक 
ग्रन्थ लिखा है, अपने को उस ग्रन्थ में नाग बताता है तथा वहाँ के देशी 
निवासियों को नागा की संज्ञा देता है--पुराण का पूर्वोक्त वर्णन मध्य तथा 
दक्षिण अमेरिका में अक्षरण: चरितार्थ होता है। एतना ही नहों; मेक्सिको के 
अन्तिम शासक, जो अजूदेक के नाम से पुकारे जाते हैं, नागदेवता के पृजक थे 
और बहुत सम्भव है कि यह शब्द जास्तीक से ही उद्भूत हुआ है। यह नाम 
उस ऋषि का है जिन्होंने अपने बुद्धि वेभव से जनमेजय के नाग यज्ञ में स्वाहिति 
होने से नागों को बचाया धार] नाग के उपासक 'मजदेकोँ जाति का नामकरण 
नागो के उद्धारक तथा संरक्षक आस्तीक ऋषि के नाम पर पा हो--पह कथमपि 
असम्भाग्य नही हे । 

मेक्सिको--पेरु आदि अमेरिकन देशों का घनवैभव, सोने से जड़ा हुवा 
महल तथा सड़के इस वात का प्रत्यक्ष दृशन्त है कि ये देश नितान्त समृद्ध तथा 





१, "छाका छ5 0० गिएश गिश्तिपंज्ञा ्ी गर5 9००७6 द्ापे जणा00 
8 005 णा धाढ ग्म॑एुप्ा ७ धार फऋठल, गा ऊीधंणी ॥९ पेट्ट]वा5 
म्रंगाइला ६ आशंपव ( पिबछुन० ), 9 पेढ०छातैता एी [ग्रा0०5, ० ६:०९ 
प्र ० ठाबा, ० 00 780९ ० ढापशं।्र ,,, ,..वल्ाणत्ञााए चिट 
ढ्जाएुए5 पार ९० ७७5 2 आरयप्ए 980०0 गा वयाएवएत्त 55 पीस 
287९ ०७९० ०००९ ॥ गाव 4, 

२. प्रठादा॥ 75 5चछते 0 ॥8ए6 7दापागठते ६० ?व्रं्पुप९, 'शीछ-8 6 
िपाते पाधव 8०एशावो ॥076 6 तीए गरच्तएठ5 ॥तते ह३एटत, "पाल 
पर 7600छ7798९0. ३७ जिावा:९४ ( िगह9६ ) गाते शीएजएरते पालय प्राष्याए 
प॥ए0पा'5 

-+४०७९८४7५३९ ; प्राज॒5 0 [0७-०० परग्रॉजदय #रारापठत 9, 265 
5प०९१९ 7 जिंफ़तप #ैम्शा69 #, 43, 

३. आस्तीक का चरित महाभारत के आस्तोक पं मे वणित है जो आदि- 
पर्व का एक अवान्तर पर्व १३ अध्याय से लेकर ५८ अ० तक फैला हुआ है। ये 
यायावर कुल के जरत्कारु ऋषि के पुत्र थे । नागराज वामुकि के भवन में इनका 
पोषण हुआ और उसी के प्रत्युपकार से इन्होंने जनमेय द्वारा उत्पीडित नागरो 
को बचाया था ( आदिपवे, ५८ अ० )। 


सप्तम परिच्छेद : पुराणों का भूगोल ३४६ 


घनःदौलत से भरे-पुरे थे। इन सब प्रमाणों को एकत्र करने से हम इस 
विसंदिः्ध निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अमेरिका, विद्ेषतः मध्य' तथा दक्षिणी 
'अमेरिका, पुराणी मे बहुशः वणित अतुल धन-सम्पत्तिशाली पाताल लोक से 
भिन्‍न नही है । दोनो के साहश्य-प्रतिपादक अन्य प्रमाणो का भी अध्ययन तथा 
अनुशीलन अभी भी करते योग्य है । 


पुराण साहित्य मे चतुर्देश भुवनात्मक ब्रह्माण्ड का परिचय मिलता है 
जिसका एक सक्षिप्त वर्णन ऊपर दिया गया है। भूलोक से लेकर सत्यलोक समग्र 
भूलोक और नीचे के अधोभ्रुवन सप्त प्रकार पाताल आदि इसी के अन्तर्गत है । 
इसी व्ह्मण्ड का ज्ञाता व्यक्ति शास्त्री मे 'पुराणविद के नाम से प्रख्यात है। 
परस्तु आगमो से पता चलता है कि इससे भी विस्तृत तथा विशाल ब्रह्माण्डी 
की सत्ता विद्यमान है । तथ्य यह है कि केवल प्रथ्वीतर्व के अन्तगंत भुवनो की 
गणना पुराणो मे है और उन भ्रुवनो की समधि का नाम ब्रह्माण्ड की संज्ञा से 
अभिहित किया जाता है। परन्तु तन्‍त्रो को दृष्टि मे इस ब्रह्माण्ड के बाहुर तथा 
इससे और भी विशाल अण्डो की सत्ता विद्यमान हे | ब्रह्माण्ड संख्या मे असंख्य 
हैं, परन्तु इस ब्रह्माण्ड से भी वाहर ब्रह्माण्ड से भिन्‍न एक भण्ड है जो प्रक्ृत्यण्ड 
के नाम से प्रख्यात है । यह जल तत्व से लेकर प्रकृति तत्त्व तक के तेइस (२३ 
तत्वों की समध्टि से बनता है । यह भी स्वयं भसंझ्य है । प्रकृत्यण्ड से भी ऊपर 
तड्िन्त एक अन्य अण्ड है जो सायाण्ड के नाम से विख्यात है। पुरंष-नियत्ति- 
कालू-राग-विद्या-करा तथा माया--इन सात तत्वों की समध्ठि से निर्मित अण्ड 
को 'मायाण्ड' कहते हैं । एक-एक मसायाण्ड के भीतर असंख्य प्रकृत्यण्ड होते है । 
यह मायाण्ड पुरुष से छेकर पश्चकंचुक और उनकी कारणहूपा माया से बना है। 
माया से बाहर ज्योतिमंय शुद्ध सत्त्वात्मक अण्ड हे जो शाक्ताण्ड के नाम से 
प्रस्यात हैं । यह विद्यातत्वों की समध्टि से बना है थर्थातु इस अण्ड के भीतर 
शुद्ध विद्या, ईश्वर तथा सदाशिव तहध॒वो की समष्टि विद्यमान रहती है। इन 
अण्डों के अधिष्ठाता पुरुषो की भी तल्त्रो में कल्पना है ब्रह्माण्ड (या पार्थिवाण्ड) 
के अधिष्ठाता ब्रह्मा है, प्रकृत्यण्ड के अधिष्ठाता विष्णु हैं, मायाण्ड के अधिष्ठाता 
रुद्र है। यहां तक तो रहता है माया का राज्य ।॥ अब इससे आगे आरम्भ होती 
है शुद्धसत्त्वात्मक सृष्टि । और इसीलिए शाक्ताण्ड के अधिष्ठाता हैं ईश्वर और 
सदाशिव । ईश्वर और सदाशिव तिरोधान और अनुग्रह शक्ति से सम्पन्त पर- 
मेश्वर के ही दो कार्यानुरूप आधिकारिक नाम है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर 
'और सदाशिव--इन पॉाँचो अधिकारी पुरुषो को तन्‍त्रो मे 'पंच कारण कहते 


हैं। विश्व के समस्त व्यायारों मे अपने विशिष्ट अधिकार के अनुसार इन्ही का 
प्राधान्य रहता है। - 


१५० पुराण-विमर्श 


इस प्रकार तान्त्रिक साहित्य में वणित अण्डों से पौराणिक अण्ड (या 
ब्रह्माण्ड ) की तुलना करने पर यह बहुत ही छोटा लघु स्थान को आवृत करने- 
वाला प्रतीत होता है । इतने पर भी वह स्वयं अनन्त तथा असंख्य है। तान्विक 
अण्डों को ध्याव भे छेने पर इस महाव्रह्याण्ट की विशालता तथा असंख्यता 
मानव बुद्धि से भगोचर की बस्तु ठहरती है । 


स्थ्ार४् १0 «६ ८<+ 





१. इस गम्भीर विषय को यथाथंता से समभने के लिए देखिए म० म० 
पण्डित गोपीनाथ कविराजजी की दोनो मौलिक पुस्तक-- 

( के ) तान्त्रिक वाइम्य में शाक्त दृष्टि! पृष्ठ १३५-१५४ 

( ख ) भारतीय संस्कृति और साधना” पृष्ठ २८५६-२८७ 

( प्रकाशक बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, विक्रमाब्द २०२० ) ऊपर का 
संक्षिप्त विवरण इन्ही दोनो ग्रन्थो के आधार पर किया गया है। लेक्षक इसके 
लिए कविराजजी का विशेष अनुग्रह मानता है। 


भ्रष्टम परिच्छेद 
पोराणिक वंशवृत्त 


अनुश्नुतिगम्य इतिहास की सत्यता 


पुराणों में अनुश्ुति के आधार पर इतिहास का वर्णन किया गया है। इस 
इतिहास की सत्यता की जाँच इतर प्रामाणिक शिलालेखों तथा मुद्राओं के 
द्वारा सिद्ध होती है। श्री काशीप्रसाद जायस वार आदि बनेक विद्वानों ने पौरा- 
णिक अनुश्नुति की पर्याप्त परीक्षा कर यह परिणाम निकाला है कि ये वास्तविक 
रूप से सत्य हैं। इधर डा० मिराशी ने इस सत्यत्ता के कतिपय हृष्ठान्त प्रस्तुत 
किये हैं* । उनके द्वारा पढ़े गये मुद्रालेखो से पुराणयत अनेक राजचरितों की 
सत्यता प्रमाणित होती है । वाकाठकों के विषय में वायु तथा ब्रह्माण्ड में पर्याप्त 
ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है जिसकी सत्यता ताम्रपत्री से सिद्ध होती है। 
पुराण राजा विन्ष्यशक्ति के पुत्र का नाम 'प्रवीरः बतलाता है, जो प्रवरसेन 
प्रथम ही प्रतीत होता है । उसके द्वारा वाजपेय तथा अश्वमेघ के अनुष्ठान का 
पौराणिक निर्देश वाकाठको के ताम्रपन्नो से प्रामाणिक सिद्ध होता है। उसके 
चार पुत्रो का पौराणिक उल्लेख भी सत्य ही प्रतीत होता है। यद्यपि उसके 
एक ही पुत्र ( गौतमोपुत्र ) होने की वात प्रचलित थी, परन्तु मुद्राओों के हारा 
उसके द्वितीय पुत्र स्वेसेन की सत्ता भी पौराणिक उल्लेख को सत्य सिद्ध कर 
रही है | वहुत सम्भव है कि उसके अन्य दो पुत्रो के विषय से ऐतिहासिक 
सामग्री भविष्य मे उपलब्ध हो | भान्त्रो के विषय मे भी पौराणिक अनुश्नतति 
प्रामाणिक सिद्ध हो रही है । पुराणों मे पुलोमा वाशिष्ठीपुत्र नामक आसन्ध्र 
राजा निदिष्ट है ( पाजिटर की सूची में ३४ वा नाम )। वायुपुराण के एक 
हस्तलेख में इस राजा के पुत्र शात॒रकाण का उल्लेख मिलता है, जो अच्य 
पुराणों में न मिलने के कारण सन्देह की दृष्टि से देखा जाता था; परन्तु कन्हेरी 
शिलालेख में इस राजा का 'शातर्काण वाशिष्ठीपुत्र” नाम उल्लिखित हुवा है 
जो पुराण के साक्ष्य को प्रमाणित करता है । इनकी रानो महाक्षत्रप रुद्रदामन्‌ 
की पुन्नी थी । इस घटना से पुराण का कथन सत्य सिद्ध होता है। आन्ध्रो के 
उत्तराधिकारियों मे भाव” नामक शक राजा का उल्लेख पुराणों मे मिलता है । 


१. द्रष्टव्य मिराशी का छेख 'पुराणम्‌” ( काशिराज निधि द्वारा प्रकाशित, 
रामनगर, वाराणसी ) भाग १ संख्या १, पृष्ठ ३१-३८ | 


शैष३ पुराण-विमश 


इस तथ्य की पुष्टि इसी राजा की मुद्रा से अभी हुई है जो हैदराबाद के दक्षिण 
से प्राप्त हुई है । यह 'महिष्य' देश का शासक था, जो दक्षिण भारत का एक 
छोटा प्रान्तविशेष था | शिकश्ुनाग, नन्द, शुद्ध, कण्व, भानन्‍्त्र तथा आन्श्रभृत्य, 
मित्र, नागवंशी राजाओ की समग्र ऐतिहासिक सामग्री को उपलब्धि पुराणों को 
देन है । यह विषय इतना विख्यात है कि आज इसे पुष्ठ तथा प्रमाणित करने 
के निमित्त उदाहरण देने की आवश्यकता नही है । 

पुराणों की अनुश्रुति मे सम्भव है कही-कही गड़बड़ी हो तथा घटनाएँ 
आपस मे मिश्चित कर दी गयी हो, परन्तु सूतो ने राजाओं की वंशावली को 
बड़ी सावधानी से सुरक्षित रखा हे | इन वंशावलियों मे एक नामवाले अनेक 
राजा हुए हैं। इन नामो में अशुद्धि की सम्भावना को दूर करने के लिए पुराणों 
में ऐसे चामो का स्पष्ट संकेत कर दिया गया है। यथा नल नामक दो राजा 
हुए--एक तो थे नेषध देश के राजा वीरसेन के पुत्र तथा दूसरे थे इक्ष्वाकु वंश 
में उत्पन्त । सच्त नामक दो राजा हुए--करन्धम के पुत्र तथा दूसरे भविद्षित्‌ 
के पुत्र जो प्राचीन काल मे एक महान्‌ नरेश गिने जाते थे और जिनके 
महाभिपेक का वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण की अश्म पंचिका मे किया गया है । 
इसी प्रकार ऋक्ष, परीक्षित तथा जनमेजय दो-दो हुए तथा भीमसेन 
तीन हुए" । 

इतनी सचाई से किया गया यह उल्लेख लेखक के ऐतिहासिक यथार्थ-ज्ञान 
का पुर्ण परिचय कराता है । 

१. द्रष्टव्य पार्जीटर का बहुमुल्य ग्रन्थ--एन्शयेंट इंडियन हिस्टारिकल ट्रैड़ी- 
शन ( प्राचीच भारतीय ऐतिहासिक अनुश्नुति ) लंडन, १९२२;। इसकी 
पुष्टि में जयचन्द विद्यालंक्रार ने दो नयी युक्तियाँ दी हैं जिनके लिए देखिये 
उनका ग्रन्थ भारतीय इतिहास को रूपरेखा जिलल्‍्द १, पृष्ठ २३७-२३९ प्रथम 
सं० हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, १९३३ । 

२. नलो द्वाविति विख्यात पुराणेषु दृढब्तो 

वीरसेनात्मजश्चेव यश्चेक्ष्वाकुकुलोदवह१ ॥ 
“वायु ८5३े।१७४-७ ४; ब्रह्माण्ड २६३।१७४, लिग ६६॥२४-२५ 
करन्धमस्तु त्रेसानोमंरुत्तस्तस्य चात्मजः 
अन्यस्त्वाविक्षितों राजा मरुत्त: कथित: पुरा ॥ 
“जायु ९९२; मत्स्य ४५२, ब्रह्म १३।१४३, ब्रह्माण्ड २७४२ 
द्वावृक्षो सोमवंशेडस्मिन्‌ द्वावेव च परीक्षिती 
भीमसेनास््रयो विप्रा दो चापि जनमेजयाौं ॥ 


“नह १६।११२-३; हरिवंश १॥३२।४-४ 


भ्ष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशंवृत्त ३५३ 


पार्जीटर ने इस अनुश्रुति के प्रामाण्य की सिद्धि मे अनेक प्रमाण तथा 
युक्तियाँ दी है जो प्रायः प्रसिद्ध होने से यहाँ दृहरायी चही जाती । आज पौराणिक 
अतुश्चुति की सत्यता पर कोई अविश्वास नही करता । ठथ्य तो यह है कि 
पौराणिक अनुश्वुत्ति इतनी तथ्यपूर्ण है कि यदि शिलालेखों, ताम्नपन्नों अथवा 
मुद्राओं के आधार पर अब तक उसकी पुष्टि नही हुईं, तो यह असम्भव नहीं है 
कि भविष्य की खोजों से उसकी पुष्टि न हो सके । इतना अवश्य है कि वह 
अनुश्रुति अधिक साक्ष्य के ऊपर बाधारित होनी चाहिए । 

पार्जीटर इस विषय के उन्‍्नायक नेता है जिनके महत्त्वपूर्ण मौलिक ग्रन्थ--- 
एन्श्येंट इण्डियन हिस्टारिकल ट्वैडीशन ( प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनुश्रुत्ति ) 
ने पुराणों के अन्तरंग ऐतिहासिक महत्त्व को विद्वानों के सामने प्रमाणभ्ृत 
तथा यथार्थ सिद्ध किया । परन्तु उनके अनेक सिद्धान्त सिद्धान्ताभास न होकर 
वस्तुत+ अपसिद्धान्त ही हैं। ऐसा ही एक अपसिद्धान्त है--प्राचीन ऐतिहासिक 
अनुश्नृति का ब्राह्मण तथा क्षत्रिय श्रेणी में विभाजन, क्षत्रिय अनुश्नति की यथार्थता 
तथा ब्राह्मणो मे ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव आदि* । पार्जीटर ने ब्राह्मणों को 
खूब कोसा है अपने पूर्वोक्त ग्रन्थ मे । ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव होना उनका 
कोई अपराध नही है, परन्तु पार्जीटर ने यह विशिष्ट दोषारोपण किया है कि 
ब्राह्मणीं ने जानवृूककर प्राचीन इतिहास को अपने क्षुद्र स्वार्थ की सिद्धि के 
लिए विक्ृृत किया है, वो यह धोखा देता ब्राह्मणों का महान्‌ अपराध सिद्ध 
होता है, यदि यह सच्चा प्रमाणित हो जाय । तथ्य तो यह है कि अंग्रेज 
शासकों का ब्राह्मणवर्ग पर धोखा देने का अपराध लगाना स्वय॑ स्वार्थ की 
पराकाष्ठा है। भारतीय विद्वान भी ब्राह्मणो के महच्व को ठीक-ठीक नही भाँकते 
या नही आँक सकते --यही तो समस्यय को गम्भीर बनाता है । 
त्राह्मम का महत्त्व 

वर्णव्यवस्था में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मण का है। ब्राह्मण का अस्तित्व ही 
हिन्दूसमाज का अस्तित्व है और इसके नाश से इस समाज फा भी नाश अनि- 
वाये है । 'महाभारत' में 'युधिष्ठिरों घर्मंसयों महाद्रुम! इत्यादि कहकर अन्त में 
मूल कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च' कहा गया है ! क्यो ब्राह्मण को सूल कहा गया ? 
ब्राह्मण का महत्व क्या है ? इसे यथार्थ रूप से समझना चाहिये ॥ 


१. इस दोषारोपण का थोड़ा उत्तर जयचन्द विद्यालड्वार ने तथा काणे 
महोदय मे अपने ग्रन्थों मे दिया है। द्रध्व्य भारतीय इतिहास की रूपरेखा प्रथम 
जिल्द, पृष्ठ २४०-२४७ तथा हिस्ट्ी आवब घर्मशास्त्र पंचम जिलल्‍द, भाग २ 
पृष्ठ 5४४-८४९ । पूना १९६३ | 

२३ प० वि० 


१५४ पुराण-विमश 


भारतीय समाज मे ब्राह्मण की मुख्यता औपचारिक नही, प्रत्युत वास्तविक 
है । ऋग्वेद के उस सुप्रसिद्ध मन्त्र मे चतुवर्णों के उद्गम का वर्णन सर्वप्रथम 
किया गया मिलता है। ब्राह्मणोहस्य मुखमासीतु” भर्थात्‌ उस विराद पुरुष का 
ब्राह्मण सुख था | इस वाक्य के अनुशीलन से हम ब्राह्मण के स्वरूप तथा शक्ति 
का संकेत पा सकते है। शरीर मे मुख की महत्ता निःसन्देह सिद्ध है। इसी 
प्रकार इस समाज-व्यवस्था मे ब्राह्मण की महत्ता सर्वातिशायिनी है। मुख से 
उत्पन्त होने के कारण अथवा मुखरूप होने के हेतु न्नाह्मण की मुख्यता वास्तविक 
है । ब्राह्मण इस समाज का मस्तिष्क है। सोचने का, विचारने का, विषम 
स्थिति को सुलूकाने का तथा प्रगति के लिए अग्रसर होने के निमित्त उपदेश देने 
का काम प्राह्मण के लिए स्वाभाविक है। ब्राह्मण के 'स्वकर्म!' या स्वधर्म' का 
वर्णन स्मृति मे बड़े संक्षेए मे इस सुन्दर पद्म से किया गया हैं-- 

“अध्यापर् अध्ययन यजनं याजनं तथा। 
दानं प्रतिग्रहश्चेति ब्रह्मकर्म स्वभावजस्‌॥ 

अध्ययन तथा अध्यापन, यज्ञ करना तथा कराना ( यजन तथा याजन ), 
दान देना तथा दूसरों से दान लेना (प्रतिग्रह)--ये ब्राह्मण के षट्‌ कर्म 'स्वभावज 
कर्म! बतलाये गये है। इस श्लोक पर ध्यान देने से ब्राह्मण के स्वरूप का 
भलोभांति परिचय मिल सकता है। समाज के नेतृत्व का भार ब्राह्मणो के ऊपर 
जन्मजात है। शिक्षित व्यक्ति हो समाज का नेता वन सकता है। अतएव स्वयं 
वेदशासत्री का अध्ययन कर जनता में उनके सिद्धान्तो का अध्यापन तथा प्रचारण 
करना ब्राह्मण का मुख्य कम माना जाता है। अध्ययन तथा अध्यापन के बीच 
की दो आवश्यक श्रेणियाँ होती है--बोध तथा आचरण | अध्ययन करने के 
अनन्तर उसके सिद्धान्तो का बोघ ( ज्ञान ) करना नितानत आवश्यक होता है। 
तदनन्तर उस तथ्य का आचरण अपने जीवन मे करना पड़ता है अर्थात्‌ जिन 
सिद्धान्तो का अध्ययन के द्वारा सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है तथा मनन के द्वारा 
जिनका विशिष ज्ञान ( बोध ) उपलब्ध होता है, उन सिद्धान्तो को अपने जीवन 
में उतारने की भी बड़ी आवश्यकता होती है और तभ्नी उनका प्रचारण भी 
भलीभाँति उचित रीति से किया जा सकता है। प्राह्मण के लिए अधीति 
( अध्ययन ), बोध, आचरण तथा प्रचारण इन चारो वस्तुओं की आवश्यकता 
होती है और प्रत्येक विद्या को इन चारो प्रकारो के द्वारा अभ्यास करने के बाद 
ही ब्राह्मण सच्चा अध्यापक बनता था तथा देश एवं राष्ट्र की उन्नति मे अपना 
जीवन सपा डालता था। 

ब्राह्मण अपने 'ब्रह्मकोष' की गुप्ति ( रक्षा ) के निमित्त सवंदा जागरूक 
रहा । वह जिस किसी को अपनी विद्या देने या अध्यापन करने से सदा पराड- 


अं्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त र५५ 


मुख था । अधिकारी को ही विद्या का दान देना उसका ब्रत था। ब्राह्मण अपनी 
विद्या को एक बहुमूल्य धरोहर के रूप मे समझता था और इसलिए उसकी 
अक्षुण्णता बनाये रखने के साथ ही वह उसकी पवित्रता पर भी विशेष 
भाग्रह करता था । अवभिज्ञ आलोचको की यह आलोचना है कि ब्राह्मण विद्या 
के वितरण मे सदा कृपणता का व्यवहार करता था,' परन्तु वस्तुस्थिति कुछ 
भिन्‍न ही है। ब्राह्मण कमी नही चाहता था कि उसकी विद्या किसी अपात्र 
के हाथ मे चली जाय भौर इसीलिए वह पात्रापात्र पर, उचित व्यक्ति तथा 
अनुचित व्यक्ति के गुण तथा अगुण पर कड़ी दृष्टि रखता था। जब शिष्य 
परीक्षा के द्वारा सुपात्र सिद्ध हो जाता था, तभी उसे विद्या दी जाती थी । इस 
घटना से ब्राह्मण के का्पण्य का परिचय नही मिलता, प्रत्युत विद्या की धारा 
को पवित्र तथा विशुद्ध बनाये रखने की उसकी तीज कामना का ही सड़क्रेत 
मिलता है । शास्त्रों के अध्यापत के अभवस॒रु पर भले ही यह निश्चय कुछ शिथिल 
दीखता हो, परन्तु वेदों के अध्पयापव के समय तो इस नियम का निर्वाह बड़ी 
कड़ाई के साथ किया जाता था। शूुद्रों के वेदाब्ययन फे अधिकार न होने का 
कारण इसी व्यापक नियम के भीतर छिपा हुआ है। इसका ऐतिहासिक दृष्टान्त 
भी प्रसिद्ध है। वारेन हेस्टिडग्स के समय में बड़े न्यायाधीश सर विलियम जोन्स 
ने ब्राह्मण संस्कृतज्ञ से संस्कृत पढ़ने के लिए वड़ा ही उद्योग किया, आकाश- 
पाताल एक कर डाला, परन्तु काई भौ ऐसा ब्राह्मण नही निकला, जो अपनी 
निधि को एक गोमांसाशी विधर्मी को देने के लिए तैयार होता | भन्ततोगत्वा 
एक कायस्य बद्धाली संस्कृतज्ञ ने जोन्स साहब को संस्कृत का अध्ययन कराया 
परन्तु वह भी बड़े नियमों के साथ। हम पिछले इतिहास से जानते हैं कि 
अंग्रेजों को संस्कृत पढ़ाने का क्या फल हुआ भौर इन विधमियो ने संस्कृत के 
ज्ञान का कितना उपयोग किया । उसे इच्होंने अपने ईसाई धर्म के प्रचार का 
सुर्य साधन बनाया बौर देश का घोर अमज्रुल किया। ऐसी परिस्थिति मे 
विद्यादान के विषय मे ब्राह्मण का सर्वधा जागरूक रहना क्या उसकी तीज 
फामना का प्रतिफल नहीं है ? 

सच्ची बात तो यह है कि अध्यापत तथा प्रचारण के लिए त्याग तथा 
तपस्या की विशेष आवश्यकता होती है और इसलिए ब्राह्मण त्याग तथा तपस्या 
का प्रतीक था । शरोर के क्लेशो पर तनिक भी ध्यान न देकर घनधोर उम्र 
तपस्या का आदशे ब्राह्मण के लिए सवंदा जागरूक था | इसलिए 'भागवत' का 
स्पष्ठ उपदेश है--- 


“ब्राह्मणस्य हि देहो5यं ज्षुद्रकामाय नेष्यते। 
कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च 


३०६ पुराण-विमश्श 


न्नाह्मण का शरीर संसार के भोग-विलास जैसे क्षुद्र काम के लिए नहीं 
बनाया गया है । उसके सामने दो ही आदर्श होते है--( १ ) कठिन ब्रती तथा 
तपस्या का आचरण तथा (२) मर जाने पर अनन्त सुख--मोक्ष--की प्राप्ति । 
इस छोटे से पद्म मे भागवतकार ने ब्राह्मण के जीवन के भादर्श को बड़े ही संक्षेप 
मे बतलाया है । तपस्या त्याग के विना कभी भी सिद्धिदायिती नही हो सकती । 
फलत: त्याग तथा तपस्या के आचरण से ब्राह्मण में वह ब्रह्मवर्चंस उत्पन्त 
होता था, जिसके सामने प्रवलप्रतापी दुर्दान्त राजन्यो के भी मस्तक स्वयमेव नत 
हो जाते थे। ब्राह्मण के त्याग की अदभुत कहानिया इतिहास के पृष्ठो को 
आज भी सुशोभित करती है। कालिदास के समय में वरतन्तु के शिष्य कीत्स 
मे अपनी जिस त्यागवृत्ति का परिचय दिया था, उसे इस महाकवि ने 
'रघुवंश' के पचम सर्ग मे अपनी प्रतिमा के वलू पर उज्ज्वल रूप प्रदान किया 
है । इसी त्याग-तपस्या की उपासना से ब्राह्मण जगत के वैभथिक रुखों पर छात 
मारकर, स्वयं भिक्षुक बवकर जीवनयावन करना उचित समभता था तथा 
राजन्यों को सिहासन पर बेठाकर स्वयं उनका मनन्‍्न्री बनना ही राप्ट्रहित के 
लिए श्रेयस्कर समभता था। 

साधारणतया आजकल यही समभका जा रहा है कि ब्राह्मण राष्ट्र का 
अध्यात्मोपदेशक ही होता था, ब्राह्मण का जीवन अध्यात्म के चिन्तन में ही 
व्यतीत होता था तथा इहलोक की अपेक्षा उसे परलोक की ही अधिक चिन्ता 
होती थी ।” परन्तु सच्ची वात इसके विपरीत है। ब्राह्मण सचमुच राष्ट्र का, 
भारतीय राष्ट्र का उन्‍्तायक तथा नेता होता था और बह राष्ट्र का आध्यात्मिक 
अथवा धाभिक नेता होने के अतिरिक्त व्यावहारिक घिपयो का भी उपदेष्ठा होता 
था । ब्राह्मण राजा का पुरोहित होता था और यह 'पुरोहित” पद उसके 
अध्यात्मचिन्तन का परिणाम न होकर उसके व्यवहारकौशलू का प्रतीक होता 
था । मनु की कल्पना के अनुसार क्षात्रतेज से संवलित ब्राह्मतेज का संयोग पवन 
तथा अग्नि के समागम के समान ही छाभकारी तथा राष्ट्रमड्ूल का साधक 
होता है । कालिदास ने ठीक ही कहा हे--- 

“पवनाग्निसमागमो ह्ययं ज्वलितं ब्रह्म यदस्त्रतेजसा।” 

इस कथन का साक्ष्य भारतीय इतिहास भलीभाँति दे रहा है । राष्ट्र के 
ऊपर विपत्ति आने पर ब्राह्मण अपनी व्यवहारकुशलता तथा राजनीतिपदुता के 
कारण देश का हितसाधन करता था तथा अपने उपदेशो के अनुसार वह एक 
महनीय राजन्यविभृति के उद्गम मे समर्थ होता था। भारतोय राष्ट्र को विधर्मी 
शत्रुओ से बचाने का समग्न श्रेय ब्राह्मणो को ही देना न्‍्यायसद्भुत प्रतीत होता 
है। भारत की मृत्युक्षय संस्कृति के ऊपर तीन बड़े: ही भयदड्डूर आधात आये थे 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३५७ 


और इन सभी अवसरों पर इसके संरक्षणकर्ता प्नाह्मण के ही प्रबल प्रयत्न से 
भारतीय राष्ट्र छित्त-भिन्‍न होने से, विदेशियों के द्वारा पददलित होने से बाल- 
वाल बच गया | इतिहास इसका स्पथ्ट साक्षी है । 

सत्रसे प्रथम प्रवल आधात पहुँचा था हमारे देश को सिकन्दर के द्वारा 
विक्रमपूर्व तृतीय शतक में । विद्वानों से छिपा नही है कि सिकन्दर पारसीक 
संस्कृति के समान भारतोय संस्क्ृति को ध्वस्त करना चाहता था तथा यवन- 
संस्कृति को धिश्व की संस्कृति बनाना चाहता था। परन्तु एक निधेन प्राह्मण 
ने उससे टक्कर लिया और उस महापुरुष का नाम था कौटिल्य, चाणक्य । उस 
ऋपिस्वरुप ब्राह्मण ने चन्धगुप्त के समान तेजस्वी शासक का निर्माण किया और 
महावलूशाली सिकन्दर अपना वोरिया-वंधना लेकर सिन्धु के तीर पर आँसू 
बहाकर अपने देश लौट गया | दूसरा आधात हुआ प्रातःस्मरणीय गो-प्राह्मण- 
प्रतिपालक महाराज विक्रमादित्य के समय मे । महा प्रतापी रणबाकुरे शको ने 
आर्यावत को आत्मसात्‌ करने की ठानकर भारतशूमि की स्वतन्त्रता पर आक्रमण 
कर दिया था, परन्तु उस समय भी एक ब्राह्मण ने जनता की नस-नस में आग 
फूंककर वीर विक्रम के नाम में कलडू; छगने नहीं दिया। उसका नाम था 
कालिदास । इस महाकवि ने अपनों दिव्य छेखनी के बल वर उस आदर का 
चित्रण किया, विक्रम में वह उत्साह फूँका कि शकों की एक भी न चली। वे 
अपने स्वप्नराज्य से सदा के लिए बहिष्कृत कर दिये गये । तीसरा आधषात हुआ 
था मुसलमानों के द्वारा। उस समय भी एक संन्‍्यासी ने इस भारतभूमि की 
रक्षा की थी। उस प्रातवेन्दनीय परमत्यागी समर्थ स्वामी रामदास को कौन 
नहीं जानता ? उस महान आत्मा ने अपने उपदेशो से छत्रपति शिवाजी जैसे 
सच्चे प्रतापी वीर का निर्माण किया । क्षत्रियवशावतंस छत्रपति ने फिर एक 
बार उस हत्यारी शक्ति को नाको चने चववाये। सचमुच ब्राह्मण राष्ट्र का 
सच्चा नेता होता था । 

राज्यप्र्चालक होने पर भो ब्राह्मण मे नगव॑ का लेश था, न ऐश्वयं से 
प्रेम । ब्राह्मण अमात्यो के निवास स्थान के कभी-कभी रोचक चित्र हमे संस्कृत 
के नाटकों में उपलब्ध हो जाते है । आयें चाणक्य के नाम से उस युग के राजा- 
महाराजा थर्रा उठते थे। वे ही चन्द्रगुप्त को राजसिहासन पर आरूढ़ करनेवाले 
साहसी पुरुष थे, परन्तु उनकी विभूति को वात क्‍या कही जाय ? 'मुद्राराक्षस! 
में उनके निवास का रोचक वर्णन पढ़फ़र किस आलोचक का हृदय चाणक्य के 
प्रति श्रद्धा ठया आदर से भर नही जायगा ? उनकी कुटिया के आँगन मे छोटे- 
छोटे पत्थर के टुकड़े रखे गये थे, जिनसे गोमय को तोड़-तोड़कर छोटे-छोटे खण्ड 
ब॒नाये जाते थे । कुटिया पर सूखने वाली समिधाओ के द्वारा छत भुक गयी थी। 


३५८ पुराण-विमर्श 


दीवार बिल्कुल जजंर हो गयी थी । छात्री के द्वारा लाये गये कुशो का व्यूह रखा 
हुआ था, जिसका उपयोग यज्ञ के अवसर पर होता था। कहाँ तो महामन्त्री 
चाणक्य का वह प्रभाव कि जिसके डर से सम्राट चन्धसुप्त थर्राता था और कहाँ 
उनका दीन-होन निवासस्यान !!! क्या आजकल के मन्त्री छोग इस वर्णन से कुछ 
भी णिक्षा ग्रहण करने की कृपा करेंगे ? दीन जनता के प्रतिनिधि होकर भी वे 
अपना भोगमय जीवन आलीशान महलो में विताते है। भछा, वे निर्घन प्रजा 
के दु।छ्ो के प्रति कभी भी चिन्ता करते होगे? महाभारत! में तो सभा के 
सभ्यो के लिए विशेषक्वप से कहा गया है। भारत कहृषिप्रधान राष्ट्र हं। बतः 
व्यासजी का आग्रह है कि जो नेता स्वयं अपने हाथो कृषि नही करता, खेत नहीं 
जोतता, उस्ते नेता वनकर राष्ट्र की समिति ( आजकल की लोकसभा तथा 
विधानपरिपद्‌ ) में जाने का तनिक भी अधिकार नहीं है--- 
“त्त न: स समिति गच्छेत्‌ यश्च नो निर्वपेत्‌ कृपिस” 
-- उद्योग० ३६।३१ ) 
महाभारत” का यह कथन यथाये ही है। किसानों का नेता किसान ही 
हो सकता है । कृषि से अनभिज्ञ कुर्सीतोड़ वकवादी नेता भरा किसानो का कोई 
मज़ुल दया कर सकता है ? ब्राह्मण मन्त्री साघारण जनता के समान ही मपने 
को समझता था । वह दीन-हीन दशा में अपना जीवन बिताया करता था 
अर्थात्‌ दीन जनता के साथ सम्पर्क से वह कभी विरहित नहीं होता था । यह 
था ब्राह्मण भमात्यों का राजनैतिक महत्त्व । 'मुद्राराक्षस' के रचयिता विशाख- 
दत्त द्वारा चाणक्य का चित्रण करने वाला पतच्च यही है--- 


“उपलशकलमेत्द्‌ भेदक॑ गोमयानां 
वदुभिरुपहृतानां बहिपां स्तोम एप: । 
शरणमपि समिसड्धि: शुष्यमाणाभिराशि- 
विनमितपटलान्तं दृब्यते जींकुड्यम्‌ ॥।” 
-- ५ मुद्राराक्षक ३३१५ ) । 
ब्राह्मण राष्ट्र का प्रतीक माना जाता था । अतएवं जो वस्तु प्राह्मण के 
लाभ की मानी जाती थी, वह पूरे राष्ट्र की कल्याणसाधिका होती थी । जो 
वस्तु ब्राह्मण के हित मे अनिष्टकारक होती था, उससे जनता घणा करती थी 
और उसे दूर फेंकने के लिए तेयार रहती थी । प्राह्मपण का अपमान पूरे राष्ट्र 
का अपमान साना जाता था ओर ब्राह्मण का सम्मान पुरे राष्ट्र का सस्मान 
था। ब्राह्मण के इस राजनैतिक महर॒व का परिचय अन्नह्मण्यम' शब्द भलीभाति 
आज भी दे रहा है। प्रह्मणे हितम्‌ ब्रह्मण्यम्‌ । न ब्रह्म॒ण्यम्‌ अन्रह्मण्यम्‌! अर्थात्‌ 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३५६ 


ब्राह्मण के लिए अभिष्कारक पदार्थ । राजा का कोई भी कार्य यदि ब्राह्मणों के 
लिए हितकारक नही होता, तो प्रजा 'बन्रह्मण्यम्‌! का उद्घोष करती, जो 
राष्ट्र के महान्‌ बनर्थ का प्रतीक माना जाता था और जिसे सुनकर राजा काँप 
उठता था । तथ्य यह है कि प्राह्मण केवल अग्रजन्मा ही नही होता है, प्रत्युत 
वह राष्ट्र के परममद्भल विधान का सम्पादक भी होता है । वह राष्ट्र का सच्चा _ 
प्रतिनिधित्व करता था और इस घटना से हम उसके महत्त्व को भली भाँति 
भआाँक सकते हैं । 


ब्राह्मण भारतीय राष्ट्र तथा संस्कृति के श्लाघनीय प्रसारक थे। बृहत्तर 
भारत में जावा, सुमात्रा, बोनियो, फिलिपाइन, बाली भादि द्वीपसमूहो में 
भारतीय संस्कृति का प्रसार इस बात का साक्षात्‌ पोषक है कि ब्राह्मण फ्रुप- 
मण्डक न होकर देशभक्ति की उच्च भावना से प्रेरित होनेवाले श्लाघनीय 
प्राणी थे। ब्राह्मणों ने भारत के बाहरी देशों मे भारतीय संस्क्ृति का, भारतीय 
घर्मं तथा दर्शेंन का, भारतीय आचार-विचार का प्रचुर प्रसार किया | सच तो 
यह है कि ब्राह्मण के इस अध्यवसाय के अभाव में ये पूर्वोक्त देश आज भी 
अस+य, अशिष्ट तथ। बबर बने रहते । इन देशो मे जो राज्य पनपे तथा समृद्ध 
बने, उनकी मूल स्थापना में ब्राह्मणो का ही हाथ हे । चम्पा राज्य की स्थापना 
का श्रेय 'कौण्डिन्य' नामक प्राह्मण को दिया जाता है। रामायण, महाभारत 
जैसे साहित्यग्रन्थो का उत्त देशो की भाषाओ मे उन्ही ने प्रचार किया | मनु की 
स्मृति के उदार नियमों का प्रसार वहाँ इन्हीं के प्रयास का सुन्दर परिणाम है। 

एक वात और ध्यान देने की है कि ब्राह्मणों का संस्कृत भाषा के साथ 
अविच्छेद्य सस्वन्ध रहा है। राष्ट्र के अध्यापक होने के नाते संस्कृत भाषा तथा 
साहित्य की समृद्धि की ओर इनका ध्यान आरम्भ से ही रहा है। ब्राह्मणो ने 
सूखे चने चवाये, प्राणो को संकट मे डाला, परन्तु देवभाषा के उज्ज्वल रत्नों 
को विस्मृति के गत॑ से सदा बचाया । हम उस युग की बातें नहीं करते, जब 
हिन्दू राजाओं की छत्नझाया उनके ऊपर कल्पतरु के समान विराजमान थी । 
भारतवर्ष के मध्ययुग का इतिहास साक्ष्य दे रहा है कि ब्राह्मणो के सत्प्रयत्नो, 
अध्यवसायों तथा प्रयासों के फलस्वरूप ही संस्कृत साहित्य के रत्न आज भी 
उपलब्ध हो रहे हैं। ब्राह्मण का यह बौदायं उसका स्वाभाविक भुण ही है। 
जहाँ भी ब्राह्मण है, उसमे यह गुण प्रभूत मात्रा मे पाया जाता है। बाली द्वोप 
में आज भी ब्राह्मण पथ्डित मिलते है, जो वहाँ 'पदण्ड' के नाम से विख्यात है । 
पदण्ड लोग संस्कृत भाषा का एक अक्षर भी नही जानते, परन्तु उनके मुख में 
आज भी सैकड़ो स्तोत्र तथा श्लोक विराजमान है, जिनका उपयोग वे कम्‌काण्ड 
कराने के अवसर पर करते हैं। पदण्ड लोग इन स्तोत्रो का एक अक्षरु भी नही 


३६० पुराण-विमर्श 


समभते, पर उन्होने बड़े प्रेस तथा लगन के साथ इस विशाल साहित्य को भभी 
तक अपने प्रयासों से जीवित बना रखा है। भारत के वाहरवाले इन ब्राह्मणो 
के उत्साह, धर्मप्रेम तथा साहित्यानुराग की प्रशंसा किन शब्दो मे की जा सकती 
है ? भारत में आज भी वेदो को जीवित तथा बअक्षुण्णतया पवित्र बनाये रखने 
का श्रेय प्राह्मणीं को ही है । 

इस प्रकार भारतीय राष्ट्र को प्रतिष्ठित बनाने मे, समाज को सुव्यवस्थित 
बनाने में तथा भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार करने में ब्राह्मणों का 
महत्वपूर्ण कार्य रहा है । ध्यान देने की बात है कि ब्राह्मण अपने किये गये 
अपराधो के दण्ड को स्वीकार करते मे कभी भी पश्चातपद नहीं होता था। 
धरंशासत्र के लेखकों ने दण्डविधान का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया हैं। समाज 
फे नेता होने के नाते प्लाह्मण को कत्तियय सुविधाएँ भले ही प्राप्त हो, परन्तु 
दण्डविघान के नियम उसके लिए भी उसी प्रकार अकाट्य तथा अभिवायं थे, 
जिस प्रकार अन्य बर्णों के लिए । ब्राह्मण इन दण्डो को सहर्ष स्वीकार करता 
था । शह्न॒ तथा लिखित का आस्यास इसका स्पथ्त) परिचायक है। शद्ध ते 
अपने भाई लिखित के आश्रम में पके वेरोी को बिना उनकी भाज्ञा के हो तोड़कर 
अपनी भूख बुकायी । स्पष्ठठ; यह काम चोरी का था। राजा से उन्होंने अपना 
अपराध स्वीकार किया तथा दण्डविधान की प्रार्थना की । राजा ने कॉपते हुए 
स्वर से कहा--“महपें | आप की ही स्मृति के अनुसार तो हम प्रजाओं का 
दण्डविधान करते हैं, भा आप के लिए दण्डविधान क्या ? महाँप ने कहा-- 
मेरे नियमो के अनुसार मुझे दण्ड दीजिए। आपत्काल मे जानवुककर मुझे यह 
जघन्य काये करना पड़ा है। अपराध तो अपराध ही है, चाहे वह एवं सामान्य 
जन का हो या किसी मान्य सहधि का ।! राजा ने मह॒धि का उचित दण्डविधान 
कर दिया । चोरी करनेवाला हाथ काट डाछा गया । उसी समय बाहुदा नदी 
में स्‍्तान करते हुए महपि का कटा हुआ हाथ फिर जम आया । ब्राह्मण दण्ड- 
विधान से कभी पराहम्रुख नही होता था। 

इस प्रकार चातुर्वेण्यं की व्यवस्था मे तथा सन्तुलित प्रतिष्ठा में राष्ट्र के 
जागरूक नेता के नाते तथा भारतीय संस्कृति के सरक्षक तथा प्रसारक की दृष्टि 
से ब्राह्मण का महत्त्व स्वेथा अक्षुण्ण रहा है । 
वंश 

पुराणों में जितने वंशों का वर्णन है उन सबका प्रारम्भ सनु से होता है। 
मनु की सन्तति होने से ही सब मनुष्य मानव” की संज्ञा से पुकारे जाते है। 
यो तो सनुओ की संख्या चौदह है ( जिनका विवरण मन्वस्तर के प्रसय पे 

१. द्रष्टव्य शान्तिप्व अ० १३ ॥ 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३६१ 


पूर्व ही किया गया है ), परन्तु वंश के प्रतिष्ठापक को दृष्टि से दो मनु विशेष 
महस्वशाली है-( १) स्वायस्मरुव मनु ( प्रथम सनु ) तथा (२) वेवस्वत 
मनु ( सप्तम तथा इस समय प्रचलित मनु ) । स्वायम्भुव सम ब्रह्मा के प्रथम 
पुत्र तथा पृथ्वी के प्रथम सम्राट थे। मनुकी पत्नी शतरूपा थी, जिनसे उनके 
उत्तानपाद तथा प्रियक्नत नामक दो पुत्र और आकूति, देवहूति तथा प्रसूति 
नामक तीन कन्याएँ हुईं । उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रियत्रत को समस्त पृथ्वी 
मंडल का शासन सौंप दिया। उत्तानपाद की दो पत्नियाँ थी सुनीति तथा सुरुचि; 
जिनमें सुनीति के पुत्र थे ध्रुव तथा सुरुचि के पुत्र थे उत्तम । इन दोनों का 
शासनकाल कुछ ही दिनो तक था। प्रियज्ञत की दी पत्नियाँ थी--( १) 
प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मती; ( २) अज्ञातनामा पत्वी । भागवत्त 
के अनुसार बहिष्मती से १० पुत्र तथा एक क्या उत्पन्त हुईं। पुत्रों के नाम 
हैं--आरनी श्र, इच्मजिह्, यज्ञवाहु, महावीर, हिरण्यरेतसू, घुतएुष्ठ, सवन, 
मेघातिथि, बीतिहोत्र तथा कवि । प्रियन्नत मे रात्रि को भी दिन में परिणत 
करने के उद्देश्य से एक ज्योतिमंय रथ पर बेठकर सूर्य के पोछे-पीछे प्रथ्वी 
की सात परिक्रमा की । उनके रथ के पहियो से जो लीके पृथ्वी पर बनी वे हा 
सात समुद्र के रूप मे परिणत हुई और उनसे पृथ्वी में सात द्वीप हुए--[ १ ) 
जम्वू, ( २ ) प्लक्ष, ( ३) शाल्मलि, ( ४ ) कुश, (५) क्रीच्च, (६ शाक 
तथा ( ७ ) पुष्कर । इन्ही सात द्वीपों के अधिपति प्रियक्गत के सातों पुत्र हुए 
( तीन पृन्न नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे )। इस प्रकार सनु के इन पौन्नों ने समग्र 
पृथ्वीमण्डल पर अपना राज्य स्थापित किया तथा उन द्वीपो पर विधिवत्‌ शासन 
किया | प्रियक्नत की दूसरी रानी से तीन पुत्र उत्पन्त हुए--उत्तम, तामस तथा 
रैबत और ये तीनो ही तृतीय, चतुर्थ तथा पच्चम मन्वन्तरो के क्रमशः भधिपति 
हुए ।* मनु की तीनो कन्याओ से प्रजा का विशेण विस्तार सम्पन्न हुआ । 

इस वंश का आविर्भाव बहुत ही प्राचौन काल में हुआ ! इसमे अनेक 
बलशाली तथा कीतिसस्पन्त शासक हुए जिनकी गाथा आज भी हमारे लिए 
प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे शासकों मे प्रियत्रत, ऋषभ, नाभि, भरत ( जिनके 
ताम पर पूर्व मे अजनाभ? नाम से विश्वुत यह वर्ष भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ ) श्रुव, भद्राश्व, पुथु आदि शासकों का नाम नितान्‍्त प्रख्यात तथा 
सहत्व-सस्पन्न है । 

ववस्वत सनु के वंशजों का विवरण पौराणिक इतिहास का मेरुदण्ड है । 
आज प्रचलित मन्वन्तर के ये ही अधिपति है। मनु सूर्यवंश के प्रथम राजा थे । 
इन्ही से चन्द्रवंश तथा सोचुस्त चंश भी चला। सनु के नव पुत्र थे तथा 





१. सनु के इन पुत्रों के नाम पुराणों से विश्विन्त रूप से भी मिलते है । 
भागवत ( 5१३॥१-२ ) ने अनुषुत्रो की संख्या दश बतालायी है। विष्णु 


रघ२ पुराण-विमर्श 


एक कन्या थी । इन पुत्रो के नाम हैं--( १) छूवाकु, (२) नाभाग, (३ ) 
नृग, ( ४) वृष्ट, ( ५ ) शर्याति, (६ ) नरिष्यन्त, (७) प्राशु, ( ८) नाभा- 
तेदिष्ट, ( £ ) कहूप, तथा ( १० ) पृपन्न । इन पुत्रों ने भारतवर्ष के भिन्‍न- 
भिन्‍त प्रान्तों मे जाकर अपना शासन स्थापित किया । 

(१) इनमे से ज्येप्ठ पुत्र इक्ष्वाकु मनु के उत्तराधिकारी होकर मब्यदेश 
के शासक हुए जिनसे प्रमुख सूयंबंश चला | राजवानी उनकी अयोष्या नगरी 
थी जो इस प्रकार आरम्भ से भारतीय संस्कृति तथा विद्या की केन्द्रस्यली थी। 

(२) मनु के पुत्र नाभानेदिष्ट (संस्या८ ) ने वेशाली ( बसाढ़, जिला 
मुजफ्फरपुर, विहार ) मे एक वंश की स्थापना की । 

(३ ) मनु के पुत्र फारूप ( संरया ५ ) ने विहार के दक्षिण-पश्चिम तथा 
रीवा राज्य के पूर्व सोव नद फे तट पर एक राज्य स्थापित किया जो रामायण- 
काल में विहार के शाहावाद जिले को भी समाविप्ठ करता था । 

४ ) मनु के पुत्र घृष्ट ( संख्या ४) के वंशजो मे पुूरवी पंजाब पर 
अपना अधिकार किया | 

(५) मनु फे पुत्र ताभाग ( संख्या २) ने यमुना नदी के नदो के दक्षिण 
तट पर एक राज्य की स्थापना की । 

(६) मनुपुत्र शर्याति (संख्या ५) ने आनत॑ देश (उत्तर सौराष्ट्रो मे अपना 
राज्य स्थापित किया । इन्होंने अपनी पुत्री सुकन्या को चउग्रवन ऋषि से ब्याही 
थी जिन्होंने अशिवनों की कृपा से एक विशिष्ट रसायन का ( जो इन्ही के नाम 
पर पीछे “च्यवनप्राश' के नाम से प्रख्यात हुआ ) सेवन कर वाध॑क्य से यौवन 
प्राप्त किया था । 

(७ ) मनुपुत्र भरिष्यन्त (संख्या ६) के वंशन भारतवर्ष के बाहर 
मध्य-एशिया तक चले गये भौर 'शक' नाम से प्रस्यात हुए। 

( 5 ) मनुपुत्र पृष्न ( संत्या £ ) अपने गुरु च्यवन की गाय मारने के 
कारण शूद्र हो गये और उनसे कोई राजवश नहीं चला। मनुपुत्र प्रांशु 
( संसया ७ ) के विषय में कुछ विशेष विवरण उपलब्ध नही होता । 

सनुपुत्री इला का पौराणिक वृत्त वडा विलक्षण है। इस इलाका विवाह 
सोम ( चन्द्र ) के पुत्र बुध से हुआ था । इससे पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 


( ३।१।३३-३४ ; ने भागवत में पृथगुरूप से निदिष" नाभाग तथा दिष्ट को 
एक ही व्यक्ति ( नाभागोदिष्ट ) मानकर तव को संख्या अक्षुण्ण रखी है। इन 
नामो को मिलाइए भाग० ( ९११२ ); ब्रह्माण्ड ( २।३८३०-३२ ); वायु 
( ६४२९ तथा ८५।४ ) । 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त २६३ 


जो इला से उत्पन्न होने के कारण 'ऐल' कहलाया तथा सोम से उत्पन्न होने के 
कारण चद्धवंश का प्रवतेक हुआ । पुराण की कथा है कि शिवजी के प्रसाद से 
इला पुनः पुरुष हो गयी जिसका नाम पड़ा सुझ्ुस्‍्त | मूल राजधानी प्रतिष्ठानपुर 
( नवर्तमान प्रयाग के पास झूंसी ) छोड़कर वह मगध की ओर पूरब तरफ 
चला गया जिधर इसके तीनों पुत्रों ने अपने लिए शासन-स्षेत्र प्रस्तुत कर लिया । 
गय ने वर्तमान गया नगरी बसायी और सगध पर राज्य किया। उत्कलू के 
नाम पर उत्कल प्रान्त का नामकरण हुआ जहाँ इसके वंशजी ने अपना राज्य 
कायम किया । हरिताइव का राज्य पूर्व के प्रदेशो पर था जो कुरुओ के राज्य 
का सीमावर्ती राष्ट्र था। इन तीनो पुत्रा के वंशज सौच्युम्व नाम से विश्वुत 
हुए । फलत एक ही मनु से तीनो राजवंश चले--( १) सूर्यवंश अयोध्या 
में; ( २) चन्द्रवंश प्रतिष्ठानपुर मे तथा ( ३ ) सौद्युस्तनवंश भारत के पूरबी- 
दक्षिण प्रान्त मे । 

मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु के बंशजो ने भारतवर्ष के भीतर तथा बाहर 
जाकर अपना राज्य स्थापित किया औौर आय॑ संस्कृति का प्रचार किया। इनके 
समुल्लेख इस प्रकार है--- 

(१ ) इक्ष्वाकु के पुत्र निसि ने उत्तर-पू्वं विहार मे विदेहकुल की स्थापना 
की । इसी वंश में एक राजा ने मिथिला की प्रतिष्ठा कर उसे अपनी राजधानी 
बनाया । यहा के सब राजा जनक नाम से अभिहित होते थे । 

(२ ) दइक्ष्वाकु के पुत्र दण्ड ने दक्षिण के जंगल प्रदेश का अनुसन्धान किया 
जो उन्ही के नाम से दण्डकारण्य” कहलाया । 

(३ ) इक्ष्वाकु के पचास वंशजों ने, जिनके प्रमुख शकुनि थे, उत्तरापथ 
( उत्तर-पश्चिम भारत ) पर अधिकार किया तथा वसत्ति के ४८ वंशजों ने 
दक्षिणापथ पर अधिकार किया । 

(४ ) इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र विकुक्षि के बाइस बंशजो ने मेरु के उत्तर 
प्रदेश ( आजकल का साइवेरिया ) पर अधिकार किया तथा उन्ही के अन्य एक 
सौ चौदह वंशजो ने मेरु के दक्षिण देश मे उपनिवेश बनाया । 

भारतबपं के भीतर आर्यों के प्रसार का पूर्ण वृत्त पुराणो के आधार पर 
तैयार किया गया है जो अपनी ऐतिहासिकता तथा सत्यता के लिए वैदिक वृत्त 
से पूर्ण सामझस्य रखता दै* । 





१. इन तथ्यों के पौराणिक आधार के लिए द्रष्टव्य--नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका, वर्ष ५४, संख्या २००६, पृष्ठ ६५-६७ । 

३. द्रष्टव्य डा० पुसालकर का सुचिन्तित लेख--आरियन एक्सपैशन इन 
इण्डिया ( पुराण बुलेटिन, रामनगर, वर्ष ६ संख्या २, पृष्ठ ३०७-३३२ )। 


३६४ पुराण-विमर्ग 


पार्जीटर की जअाप्त घारणा 

पौराणिक अनुश्नुति का स्पप्ट प्रामाण्य है कि भारतवपे की वंशावली मनु 
से ही प्रारम्भ होती है। मनु से ही तीनो राजवंशों का उदय हुआ-- 
( १) सूर्यवंश का ( राजधानी अयोध्या में ), (२) चद्धवंश का ( राजधानी 
प्रतिष्ठानपुर--प्रयाग पास आधुनिक भूंसी में ), (३) सौथुम्तवंश का; 
जिसका शासनक्षेत्र भारत का पुरबी प्रान्त था। इन राजवंशो फे विपय में 
पार्जीटर साइव की धारणा है कि सानव वंश द्रविड था, घचन्द्रवंश या ऐलवंश 
विशुद्ध आर्य था तथा सौद्युग्नवंण मुण्डा-मान स्मेर जाति का था। इस तथ्य 
की पुष्टि मे उन्होने जो युक्तियाँ प्रदर्शित की है, वे नितान्त आान्त, परम्परा- 
घिरुद्ध तथा भशुद्ध है 

पार्जीदर ने ऐलों के विषय में लिखा हे कि परम्परानुसार ऐल या भाये 
प्रतिष्ठानपुर से चलकर, उत्तर-पश्चिप्र, पश्चिम और दक्षिण विजय कर वहां 
फैल गये और ययाति के समय तक उस प्रदेश पर अधिकार कर लिया जिसे 
मध्यदेश कहते है। भारतीय अनुश्चुतियों में अफगानिस्तान से भारत पर ऐलो 
या भार्यों के आक्रमण का तथा पूर्व की ओर उनके बढाव का कोई उल्लेख नहीं 
है; विपरीत इसके द्रहु लोगो का (जो ऐलो को एक शाखा थे ) भारत के 
बाहर जाने का उल्लेख पुराणों मे मिलता है । ऐलो के विषय में पार्जीदर का 
पूर्वोक्त कथन यथार्थ है, इसमे सन्देह नहीं। परन्तु अन्य दोनों राजवंशो के 
विषय में उनके निष्कर्प नितान्त भ्रमोत्पादक तथा बिलकुल असत्य है। इसी 
प्रकार ऐलो के भारत के बाहर से आने की उनकी कर्पना भी आन्त है। इस 
विषय से उनका स्पष्ट आधार है वे लोककथाएं जो ऐलो के पूर्वज पुररवा का 
सस्बन्ध हिमालय के मध्यवर्ती प्रदेशों से जोड़ती है । इस तर्क मे विशेष बहू 
नही है । वात यह है कि मनु की कन्या इला का सध्यवर्ती हिमारूय प्रदेश मे 
गिरिविहार के निमित्त जाता तथा सोमपूनु बुध के साथ उसकी भेंट होना तो 
पुराणो के भनुकूल है, परन्तु सोम तथा बुध का न तो मध्यवर्ती हिमारूय के 
ही मूल निवासी होने का कही संकेत हैं और न इनके भारत के कही बाहर से 
आने का निर्देश है। ये लोग विशुद्ध मध्यदेश के ही निवासी आय॑ जाति के 
थे। इनके मूल स्थान का भारत से बाहर खोज निकालने का प्रयास सर्वथा 
व्यर्थ तथा अ्रान्त है। 

इसी प्रकार मानवों ( मनुवंशियों ) को द्रविड मानने में पार्जीटररे की 
युक्ति यह € कि मानवों का वर्णन ऐडो ( या आरयों ) से भिन्न जाति के रूप में 


१. पार्जीटर : एन्शठ इण्डियन हिस्टारिकल टंडीशन एप्ठ २९८। 
२. वही, पृष्ठ २८८ । 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३६५ 


हुआ है तथा वे ऐलो से पूर्व ही यहाँ भारत में निवास करते थे। आयों से 
पूर्व निवास करने वाली जाति द्रविडो की थी। फलत:ः मानव द्रविड जाति के 
ही व्यक्ति है। यह युक्ति भी ठीक नही । पुराण मावदवों को कन्नी भी आर्यों से 
भिन्‍नत जाति का नहीं संकेत करता। प्रत्युत इन दोनो में वैवाहिक सम्बन्ध 
होते थे, जो जाति-साम्य के ही सुचक हैं | जाति, भाषा और धर्म की दृष्टि से 
दोनो समात ही कहे गये है। द्रविड का मूल स्थान सुदर दक्षिण में ही 
सबंदा से रहा है जहाँ वे भाज भी प्रतिष्ठित हैं। उत्तर भारत के मध्य मे-- 
आर्यावतं के ठीक बीचोबीच अयोध्या मे--द्रविडो की स्थिति बतलाना इतिहास 
की एक विकट अ्रान्ति है। मनुदंशी पुरुषों मे से अनेक ऋश्वेद के मनत्रो के 
द्रष्टा है जो उनके आयंत्व का स्पष्ट परिचायक है, न कि उनके ऊपर आरोपित 
द्रविडत्व का । फलत: मानव भी उसी प्रकार विशुद्ध आय॑ थे, जिस प्रकार 
ऐल लोग । 

सौद्युम्तो के विषय में पार्जीटर का कहना है कि चूँकि वे दक्षिण-विहार 
तथा उड़ीसा मे शासन करते थे, फलत: वे मुण्डा-मानख्मेर जाति ( जंगली 
मुण्डा जाति ) के ही थे। यह भी कथन अनुचित है। पुराणों का साक्ष्य इसके 
विरुद्ध है। ये लोग मानवों के ही एक उपकल के रूप भे बणित हैं जिनके 
साथ इनका वैवाहिक सम्बन्ध भी विद्यमान था। केवल शासन-क्षेत्र तथा 
स्थिति प्रदेश की समता पर यह निप्कप निकालना सर्वथा अनुचित है। 

इस प्रकार पार्जीटर की मनुवंशविषयक ये कल्पनाएँ सर्वथा पुराण-विरुद्ध 
हैं और भत एवं प्रान्त है ! 
इक्ष्वाकु की वंशावली 

यह वंशावली बड़ी सुव्यवस्था के साथ पुराणों मे दी गयी है। यह सूची 
वायु, ब्रह्माण्ड, विष्णु, भागवत, गरुढड, विप्णुघर्मोत्तर तथा देवी भागवत; 
ब्रह्म, हरिवंश एवं शिव; छू्म तथा लिंग! मत्स्य, पद्म तथा अग्ति--इन पद्धह 
पुराणो-उपपुराणो मे मिलती है। ( १) इनमे से वायु” सबसे प्राचीन है । 
वृह्माण्ड उसी का प्रायः अक्षरशः अनुसरण करता हे। इन दोचो पुराणों मे 
इतना साम्य है कि ये एक ही मृल वायुपुराण की दो शाखाएँ जान पड़ते है। 
विष्णु तथा भागवत की सूची इसी परम्परा के अन्तश्ुक्त है। अन्तर इतना है 
कि उन दोनो पुराणों से अर्वाचीन होने के कारण तथा प्रधानतः धामिक 
होने के हेतु इनमे ऐतिहासिक वृत्तो तथा संकेतों पर उचित ध्यान नहीं दिया 
गया है । विप्णु का वर्णन गद्य मे है और भागवत का पद्य मे। भागवत मे ये 
इलोक वायु पुराण से नही लिये गये है, प्रत्युत भागवतकार की निजी रचना 
है। गरुड की वंशावली पुराणकार की निजी पद्चात्मक रचना है। विप्णु- 


३६६ पुराण-विमर्श 


घ॒र्मोत्तर और देवीभागवत में उपलब्ध सूची अधुरी हैः यद्यपि ये दोनो वायु का 
ही अनुसरण करते है, तथापि श्लोक वायु के न होकर नवीन रचना है। 
महाभारत की वंशावली घुंघुमार तक इसी परम्परा के अन्तर्भुक्त है। इस 
प्रकार इन भाठो ग्रन्यो का एक विशिष्ठ सन्दर्भ मानना चाहिये जिसे वायु- 
सन्दर्भ के नाम से पुकारना उचित होगा। इसका बवैशिष्ट्थ है कि इसमे 
प्रायः समस्त इक्ष्वाकुबंशीय शासकों की नामावली आ गयी हे भौर स्थान-स्थान 
पर ऐतिहासिक चूंणिकाएँ भी दी गयी है । 

(२) ब्रह्म पुराण, हरिवंश और शिव पुराण में उपलब्ध सूच्री मे समानता 
है। ब्रह्म तथा हरिवंश के पाठ प्रायः शब्दतः एक है । शिवपुराण में जहाँ-तहाँ 
घटाया-वढाया गया है । इसमे कई नामभो की च्रुटि है। सम्भव है यह सूची 
किसी अन्य परस्परा के ऊपर भाश्चित हो। इसे ब्रह्म-सन्दर्स के नाम से 
पुकारना चाहिए । 

( हे ) कूम-सन्द्भ--तीसरी सूचो कूमं॑ तथा लिंग पुराण मे उपलब्ध 
होती है जिसे कूंमं सन्दर्भ कहना 'चाहिए। यह सुच्री मनु से लेकर अहीनग्रु 
स० ( ७५ ) तक वायु संदर्भ का ही अनुध्रण करती है, परन्तु उसके बाद द्वापर 
के अन्त तक की सूची भिन्‍न हो गयी है । 

(४ ) मत्त्य सन्दर्भ--चौथी सूची मत्स्य पुराण, पद्म पुराण तथा बग्नि 
पुराण में उपलब्ध होती है जिनमे पद्म मत्स्य का अक्षरशः अनुसरण करता है । 
अग्नि भिन्न पड़ता है। इस सन्दर्भ की विशेषता हे कि यहाँ अप्रधान राजाओ 
के नाम छोड़ दिये गये है तथा आरम्भ से लेकर अहीनग्रु ( संख्या ७५ तक ) तक 
यह ब्रह्मसन्दर्भ के अनुसार है तथा उसके बाद द्वापर के अन्त तक कूरम सन्दर्भ 
के अनुसार है। सम्भव है इस मत्स्यसन्दर्भ के पीछे इससे मूल स्रोत के रूप में 
कोई विभिन्‍न ही परम्परा हो जो पुर्वोक्त परस्पराओ से छएथक्‌ हो । 

इन धारो संदर्भो को दो भाग भे विभकक्‍त किया जाता है। वायुनसन्दर्भे 
तथ्। ब्रह्मसन्दर्भ मे बहुत कुछ समानता है; कूर्म-सन्दर्भा तथा मत्स्य-सन्दर्स मे 
बहुत कुछ साहश्य है । अतः तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर जान पड़ता है कि 
प्र।चीनकाल से दो ही प्रधान परम्पराएँ इस विषय की थी जिचका अनुसरण 
इत पुराणो ने किया है । 

'इक्ष्वाकुवंश” नास में वंश शब्द का तात्पयं क्‍या हे ? वेश शब्द का प्रयोग 
भिन्न-भिन्न सन्दर्भो मे भिन्न-भिन्न अर्थों मे होता हे । वंश ब्राह्मण” मे वंश शब्द 
गुरु-शिष्यसम्बच्ध को द्योतित करता है। “ऋषिवंश' मे वंश शब्द सूल ऋषि 
के वंश में होने वाले प्रवर ऋषियो की सूचना देता है, परन्तु उनके क्रमशः स्थिति 
का संकेत नही करता । वुद्धवंश' पाली का एक विशिष्ट ग्रन्थ है. जिसमे बुद्धत्व 


अष्टेम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३६७ 


प्राप्त करने वाले प्रधान महामानवो की संख्या की गयी है। इक्ष्वाकु वंश” में 
'बृंश” शब्द कुल-परस्परा के लिए प्रयुक्त नही है, प्रत्युत शासक-परम्परा के लिए 
ही व्यवहृत है । इस तथ्य के पोषक प्रमाणो को देखिए--( १) शतपथ ब्राह्मण 
मे हरिश्चन्द्र को वेबस ( वेधा की सन्तान ) कहा गया है, परन्तु वेबसू नाम 
किसी भी इक्ष्वाकु-वंशावली मे नही मिलता । इससे प्रतीत होता है कि हरिश्चन्द्र 
किसी दूसरी शाखा के ऐक्ष्वाक थे और शासक होने के नाते इस परम्परा मे 
अन्तर्भुक्त कर लिये गये । ( २) अयोध्या-वरेश ऐक्षवाक ऋतुपर्ण को परच्चाविश 
ब्राह्मण तथा महाभारत ( वनपव॑ ६६-६७ अ० ) में श्द्भाश्व का अपत्य कहा 
गया है, परन्तु शज्भाश्व का वर्तमान इक्ष्वाकु-परस्परा मे कही उल्लेख नही है । 
प्रतीत होता है. कि ये इक्ष्वाकु की किसी दूसरी शाखा में उत्पन्त हुए थे, परन्तु 
राज्य के उत्तराधिकारी होने के कारण वंशावली में परिगणित किये गये है । 
इससे सिद्ध होता है कि वंशावली मे शासक-परम्परा का हो उल्लेख है, कुल- 
परम्परा का नही । यह तथ्य ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है? । 

इफ्वाकु की चंद्रावली 

मनु वेवस्वत 


१ इक्ष्वाकु 
२ विवुक्षि ( 5 देवराटू, शशाद ) तथा &६ और पूत्र 
३ पुरक्षय (८ ककुत्स्थ, इन्द्रवाह ) तथा १४ अन्य पुत्र 
४ सुयोधन 
५ रे 
६ विष्वगश्व ( ८ हृषदश्व ८ विष्टराश्व ) 
७ आदर (८ इन्दु, चान्द्र, आन्ध्र ) 
८ युवनाश्व 
९ श्रावस्त ( श्रावस्ती” नगरी का स्थापक ) 
१, इसके अन्य पोषक प्रमाणों के लिए देखिए राय क्ृप्णदासजी का 


सुत्रिन्तित लेख पुराणों की इक्ष्वाकु वंशावलली” ( नागरीप्रचारिणी पत्रिका, 
काशी, वर्ष ५६. सं० २००८ ), पुष्ठ २३४-२३८ । 


३८ 


पुराण-विमशै 


१० वत्सक (८ वंशक ) 
११ वृह॒दश्व 


१२ कुवलाश्व (८ धुन्चु असुर के हन्ता होने से 'धुन्घु- 
| मार' नाम से विश्वुत ) 
। कक नल कि त मल ल 

१३ दृढाश्व दण्डाश्व कपिलाश्व 


| 


| | 
१४ प्रमोद १५ हयंश्व 


[ मत्स्य तथा कू्म सन्दर्भ के अनुसार हृढाश्व का पुत्र प्रमोद था तथा 


प्रमोद का पुत्र हयंश्व था जो एक-दूसरे के बाद राज्य करते थे | भश्निपुराण 
का कथन है कि प्रमोद तथा ह॒यंश्व सहोदर थे जिनमे प्रमोद कनिष्ठ था | 
मत्स्य-कूर्म के सूचनानुसार ऊपर का क्रम नियत किया गया है | 


१६ निकुम्भ 
१७ संहताश्व 
| 
१८ कृशाश्व अरुणा एव हैमवती ( कन्या ) 
( > अकृशाश्व ) ( रणाश्व ) 
२० युवनाए्व १९ प्रसेनजितु 


२१ मान्धाता (पत्नी चैच्रथी, विन्दुभती) 


[ मान्धातः के वंशजो के बारे मे पौराणिक विवरण बड़ा गोलमाल है। 


मत्स्य के अनुसार मान्धाता के पुत्र थे पुरुकृत्स, मुचुकुन्द और शचुजित्‌ जिसमें 
पुरुकुत्स का पुत्र है चसूद--तत्पुत्र संभृत्ति तथा तत्पुत्र सुधन्‍्वा । दूपरे पुराणों के 
अनुसार पुत्रनाम नीचे दिया जाता है। इनमे से द्वितीय पुत्र अम्बरीष राज्य का 
उत्तराधिकारी हुआ । तदनन्तर उसका पुत्र युवताशव जिसका उत्तराधिकारी था 
हरित जिसके वंशज हारीत क्षत्रोपेता ब्राह्मण कहे गये है । हरित के अनन्तर 
पुरुकुत्स शासक बंतलाया गया है। इस परिवर्तेत का कारण यह प्रतीत 
होता है कि अस्व॒रीष के वंशज ब्राह्मण बन गये थे, तव उस दंश मे शासन का 
कार्य समाप्त हो गया और राजसिहासन पुरुकुत्स को प्राप्त हो गया जो 
भस्व॒रीष का ही जेठा भाई था | 


अष्टेमं परिच्छेद : पौराणिक वैशवृत्त ३६९, 


२१ मान्धाता 
२४ पुरुकुत्स २२ अम्बरीष मुचकुन्द 
२५ चसदस्यु ३२३ युवनाश्व 
हारीत 
२६ संभूत 
हारीत ब्राह्मण 
| 
विष्णुवृद्ध २७ अनरण्य 


| 


विष्णुवृद्ध ब्राह्मपण २८ च्रसदश्व ( ८प्षदश्व, बुहंदश्व ) 
२९ हा 
३० वसुमना; ( नववसुमान्‌ ) 
३१ त्रिधन्वनु ( ज॑|त्रिवृषन्‌ ) 
३२ मम 
३३ सत्यत्रत ( ८ त्रिशंकु-पत्नी सत्यरथा या सत्यक्नता ) 
३४ हरिश्चन्द्र ( पत्नी शैव्या ) 
३५ रोहित ( ८ रोहिताश्व ) 
रे६ हरि 
३७ चल 
३८ विजय 
३५९ रुरुक 


४० कर 
२४ पु० वि० 


३७० पुराण-विमश 


४१ बाहुक (८ असित, पत्नी कालिन्दी यादवी ) 
४२ सगर ( पत्नी केशिनी वैदर्भी तथा सुमति शैव्या ) 


४शक असमंजस 
[ असमंजस अपने बाल्यकाल से ही बड़ा क्र तथा आत्ततायी था और 
इसीलिए वह कोशरू राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन सका, परन्तु उसका 
नाम बंशावली में निर्दिष्ट है | 


४३ अंशुमान्‌ 


४४ दिलीप प्रथम 
[ इस दिलीप को ब्बह्मसन्दर्भ वाले पुराण खद्वाग” नाम देते हैं, परस्तु 
न्‍्य पुराण दिलीप द्वितीय को ही यह नाम प्रदान करते हैं दोनों के पार्थकय को 
दिखलाने के लिए | महाभारत के षोडशराजिक सूची मे दिलीप खट्वाग का 
पितृज नाम 'ऐडबविडि' दिया गया है। यह दिलीप प्रथम के विषय में चरितार्थ 
न होकर दिलीप द्वितीय के विषय में भी सुसंगत है, क्योंकि 'इडविड' नामक 
राजा उसका तृतीय पुर पुरुष था |। 


४५ भगीरथ ( गया को भूुतल पर छाने वाले राजा ) 
४६ श्रुत (« विश्वुत, श्रुत॒वान्‌ ) 
४७ बा 
४८ भम्बरीष द्वितीय 
४९ सिन्धुद्दीप 
५० मयुतायु (८ अयुताजित ) 
५१ के ( राजा नल का मित्र ) 
५२ स्वकाम 
४४ सुदास 


शड सित्रसह ( कल्माषपाद, पत्नी दम्रयंती ) 


अंध्रम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ई७ई 


[ मिन्रसह के अनन्तर छः सात राजाओ के विषय मे वायु-कुम की सूची 
पह्म-मत्स्य सन्दर्भ से नितान्‍्त भिन्न है | 


ब्रह्म मत्स्य सन्दर्भ वायु-कू्म सन्दर्भ 
५५ सर्वकर्मा अश्मक 
५६ अनरण्य जल 
प्र तन शतरथ ( >दशरथ ) 

| इडबिड 

प्८ अनमित्र ५६ रख्रु | 
वृद्धशर्मा 

६० ि (६०) वि (या विश्वमहत्‌) 


[ इन दोनों सूचियो मे सर्वेकर्मावाली सूची की प्रधानता है; क्योकि सर्वकर्मा 
कल्माषपाद के ज्येष्ठ पुत्र थे। पहली सूची का चुलिदृह विश्वसहु का ही अपर 
संकेत प्रतीत होता है । यहाँ से आगे अश्मक वालो सुच्री को प्रधान होने की 
मान्यता मिल गयी, क्योकि दिलीप खटद्दांग ऐडविडि कहा गया है जिससे उसका 
दूसरी सुच्री से सम्बद्ध होना स्पष्टत) प्रतीत होता है ] 


६१ दिलीप खद्दांग ( दिलीप द्वितीय, पत्नी सुदक्षिणा मागधी ) 


६२ रघु दीघंबाहु ( रघु प्रथम से विभेदक विशेषण ) 

[ वायु तथा छू सन्दर्भो में दिलीप और रघु के बीच में दीघंवबाहु का 
नाम आता है, परन्तु ब्रह्मसन्दर्भ मे दीघंवाहु रघु की ही उपाधि स्पष्ठताः 
बतलायी गयी है । कालिदास के द्वारा समाहत तथा उल्लिखित होने के कारण 
दिलीप तथा रघु का पितृ-पुत्रभाव सवंया प्रामाणिक तथा परिपुष्ठ है ] 

६३ अज ( पत्नी इन्दुमती बैदर्भी ) 
६४ दशरथ ( पत्नी कौशल्या ) 


घ्५्‌ गा ( पत्नी सीता दवैदेही ) 


| | 
६५६ ञः ( पत्नी कुमुद्‌बती ) लव 


३७२ पुरांण-विमश 


। 
६७ अतिथि 
६८ निषप् 
| 


६९ नल 

७० हि. 

७१ पुण्डरीक 

७२ क्षेमघन्वा 

७३ देवानीक 

७४ अहीनगु 

छभ्‌ है. ( रुरु ) 
७६ पारिपान्न ( या पारियात्र 
७७ शित ( शित ) 
७५ दल 

७९ उत्ताभ 


| 


८० वज्ञणाभ 


| 


८१ शडखन 

रे हि ८ई विश्वसह ( विधृति ) 
घोड गम 

८५ पर कोशल्य ( हैरण्पनाभ कौशल्य ) 


८६ वसिष्ठ ( वरि८्ठ, ब्रह्मनिष्ठ ) 


[ पौर।णिक सूची से हिरण्यनाभ ल्‍£ कौसल्य ८ वशिष्ठ -- वरिष्ठ एक ही 
ताम जान पड़ता हैं, परन्तु कालिदास मे हिरण्यनाभ, कौसल्य तथा ब्रह्िष्ठ 


अष्टम परिच्छेंद : पौराणिक वंशवृत्त ३७३ 


अनुक्रम से तीन राजा हैं। यहाँ कालिदास का ही पक्ष प्रवल होने से गृहीत हुआ 
है । शतपथ तथा शांख्यायन श्रौतसूत्र का प्रामाण्य कालिदास का समर्थक है | 
८७ पुष्य ( पुष्प ) 


८प प्रुवपन्धि ( अरथंसिद्धि ) 

5९ बट 

९० अग्निवर्ण ( 'रघुवंश” में वणित अन्तिम शासक ) 
९१ शीघ्र ( शीघ्रग ) 

९२ मरु ( मनु ) 

५३ के 

९४ सुसन्धि 

९४ अमर्षण ( या अम्ष ) 


९६ हे कं ( या महस्वान्‌ ) 
९७ विश्लुतवान्‌ 


९८ बृहंदूबल 

[ बृहद्वल इक्ष्वाकुबंश का महाभारतकालीन प्रशासक था। महाभारतपूर्व 
के ऐक्वाकुवंश के राजाओं में यही अन्तिम राजा था। यह महाभारतयुद्ध मे 
अभिमन्यु द्वारा मारा गया | विप्णु० के अनुसार इसके पुत्र का नाम बृह॒दुबरू 
था। भाग० के अनुसार वृहद्वल तक्षक का पुत्र तथा बृहद्रण का पिता था 
( भाग० ९१२८; विष्णु डाडा४८ )* 


१. इक्ष्वाकु-वंशावली का निर्माण अनेक विद्वानों ने अपनी दृष्टि से किया 
है; परन्तु कछाभवन के अध्यक्ष राय कृष्णदास का पुराणों के तुलनात्मक 
अध्ययन पर आश्नित वंशावली का निर्माण बड़ा ही वैज्ञानिक तथा प्रामाणिक 
है । एतद्विषय में द्रष्टग्य उतका सुचिन्तित लेख--पुराणों की इक्षवा कु-वंशावली 
( नागरीप्रचारणी सभा, काशी, भाग ५६, वर्ष २००८ पृष्ठ २२६-२५० । 
पुसालकर का लेख भी द्रश्व्य है--पुराणम्‌ ( रामनगर, वाराणसी से प्रकाशित 
शोघपत्रिका ) वर्ष १६६२; जिल्द ४, संख्या १, पृष्ठ २२-३३ । 


ह् 


३७४ पुराण-विमर्ण 


इृक्ष्वाकु वंश के प्रधान राजाओ का वृत्त-- 

(१) मान्वाता--युवनाश्व द्वितीय ( संख्या २० ) का पुत्र मान्धाता 
अपने समय में एक अप्रतिरथ राजा था। वह चक्रवर्ती ही नही, प्रत्युत सम्राट 
था। इन दोनो राजकीय उपाधियों मे पर्याप्त पार्थक्य है। केवल भारतवपं 
का विजेता राजा चक्रवर्ती कहलाता था, परन्तु सप्तद्वीपा वसुमती का विजेता 
सावभीम सम्राद की उपाधिसे मण्डित होता था। यह अपने युग का एक 
महाव्जिता था। महाभारत के द्रोण पं ( अ० ६२ ) में तथा शान्तिपवं 
(२८ अ० ) में मान्धाता के समकालीन अथ व विजित नर॒पतियों के नाम 
निर्दिष्ट किये गये हैं । युवनाश्व-पुत्र मान्वाता ने अज्भार, मरुत्त, मसित, गय, 
भड्भ, बृहद्रध, जनमेजय, सुधन्वा तथा तृग नामक राजाओं को जीता ।* इन 
विजयों के फलस्वरूप मान्धाता का राज्य बड़ा ही विस्तृत था । पुरानी गाथा 
इस विस्तार को इस प्रकार घतलाती है--- 

यावत्‌ सूर्य उदयति यावच्च प्रत्तितिछ्ठति। 
सर्व त्द यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते ॥ 
+द्रोणपर्व ६२।११; विष्णु ४२६५; वायु ८८६८ 
इसमे अपना विवाह यादवकुल में पराक्तमी नरेश शशविन्दु की पुत्री बिन्दु- 
मती के साथ किया था । यादवकुल चन्द्रवंशी था। फछत; सूर्य॑वंशी इक्वाकुमो 
तथा घचन्द्रबंशी यादवों में परस्पर विवाह सम्बन्ध स्थापित होते थे । 

(२ ) हरिइ्चन्द्र--इनके पुर्व॑र्ती शासक का नाम था सत्यक्नत । इसके 
पिता का नाम था प्रय्यादण जो ऋग्वेद ५२७ भौर ६११० सुक्तो का द्रष्य है। 
सत्यक्नत इसी का पुत्र था। त्रिश॑कु' नाम से यही राजा प्रख्यात हुमा । सत्यव्रत ने 
तीन सदाचार का उल्लंघन किया था और इसी कारण वह तिशंक्ु' नाम से ख्यात 
हुआ* । वसिष्ठ जी के तिरस्कार करने पर विश्वामित्र ने इसे यज्ञ कराकर सदेह 


१. जनमेजय॑ सुधन्वान गय॑ पुरुं वृहद्रथम्‌ । 
असित॑ं च नृगे चैव मान्धाता मानवो5जयतु ॥ 
--प्रोणपर्व ६२१० 


२. इन राजाओ के विवरण के लिए द्रष्टव्य श्री मगवददत्त: भारतवर्ष का 
इतिहास प्रृष्ठ ६६---६८ 
३. पितुश्चापरितोषेण. ग्रुरोदॉस्छीवधेन च। 
अप्रोक्षितोपयोगाच्च तन्रिविधस्ते व्यत्तिक्रय४॥ १०८ ॥ 
एवं स त्रीणि शडकूनि हृष्ठा तस्य सहातपा$ 
त्रिशंकुरिति होवाच च्रिशइन्ुस्तेन स,स्मृत: ॥ १०९ ॥ 
“प्रवायु० ८८ अध्याय 


अष्टम परिच्छेंद : पौराणिक वंशवृत्त ३७५ 


स्वर्ग मे भेजा था आदि अनेक कथाएँ लोकप्रिय होने से भावृत्ति नही चाहती। 
इसके विषय में दो प्राचोन इलोक वायु० ८८११५, ११६ में उद्धृत हैं । 
हरिश्चन्द्र इसी नच्िशंकु का पुत्र था। वायुपुराण इसे नरैशड्ूब” ( त्रिश॑कुपुत्र ) 
बतलाता है (5८११८ )। ऐतरेय ब्रा० ( ७॥१३ ) तथा शंखायन श्रोतसूत्र 
( १५॥१७ ) मे ये वैधस' कहे गये है जिससे ऐतिहासिकों का अनुमान है कि ये 
इक्ष्वाकुवबंशीय किसी विभिन्न शाखा से सम्बद्ध थे । किसी प्राचीन दीकाकार ने 
“वैघस' का अर्थ वेधा ८ प्रजापति का सम्बन्धी” अर्थ किया है। रार्जाष उशी- 
नर की कन्या सत्यवती ने स्वयस्वर मे इन्हे वरण किया था । शिविराज्य नगरी 
से सम्बद्ध होने से सत्यवती शव्या कहलाती थी | इन्होंने एक विशिष्ट राजसुय 
यज्ञ किया था जिसमे इन्होने ब्राह्मणों को मुंहमाँगे घत से पचगुना दान दिया । 
इन्होने सप्तद्वीपा वसुमती का विजय कर सम्राद्‌ की पदवी पायी थी। इन सब 
घटनाओो से बढकर है इनकी सत्यवादिता का आखूयान जिसे यहाँ दुहराने की 
आवश्यकता नही । 

( ३ ) सगर चक्रवर्तीो---इसी वंश मे आगे चलकर सगर नामक राजा 
हुआ । यह इक्ष्वाकुबंध में एक महनीय चक्रवर्ती राजा हुआ | इसने अपने 
शतन्रुओ को परास्त किया । इसने अयोध्या को ही तालजद्ड हैहयो के पंजे से 
नही छुड़ाया प्रत्युत, हैहयो के अपने देश मे घुसकर उन्तकी शक्ति को दीघंकाल 
के लिए विध्वस्त कर दिया | विदर्भ पर चढ़ाई की, तब वहाँ के राजा ने अपनी 
पुत्री केशिनी उसे व्याहू कर सन्धि स्थापित की । इस राजा ने ओऔब॑ ऋषि के 
द्वारा योग की सिद्धि प्राप्त की ( भाग० ८८ ) तथा इसी के अश्वमेध घोड़े 
को इन्द्र ने चुरा लिया था जिसकी खोज मे इसके पुत्रों ने सागर” को उत्पन्त 
किया । इसी के प्रपौनत्र भगीरथ को भागीरयी को भूतल पर लाने का गौरव 
प्राप्त है। ये भगीरथ दिलीप प्रथम के पुत्र थे । 

(४ ) राजा रघु -इनके पिता थे दिलीप द्वितीय जो खद्वाग के नाम से 
प्रख्यात थे । ये भी चक्रवर्ती माने जाते है । राजा रघु के वंश का वर्णन कर 
कालिदास ने इसे अपने रघुवंश काव्य के द्वारा अमर बना दिया ( भाग० ६१० 
अ० ) रघु के पुत्र हुए अज जिन्होने वेदर्भी इन्दुमती को स्वयम्वर मे पाया 
था। इन्ही के पुत्र थे दशरथ जिनके पुत्र चतुष्टय मे राम ही मूल राज्य के 
अधिकारी थे । राम के मर्यादा पुरुषोत्तम होने का तथ्य विशेष भाष्य की अपेक्षा 
नही रखता । वाल्मीकीय रामायण के ये ही प्रधान नायक है। दक्षिण भारत 
में भारतीय वैदिक संस्कृति के प्रचार करने का श्रेय रामचन्द्र को ही है। बैदिक 
साहित्य में इनका नाम भले ही न मिले, परन्तु इनकी ऐतिहासिकता मे सन्देह 


२. द्रष्टग्य महाभारत--सभापते का १२ ज० । 


३७६ पुराण-विमर्श 


करना ( जैसा कतिपय पाश्चात्य विद्वान करते थे ) महान अनर्थ है। महाभारत 
के पोडश राजकीय में प्राचीन १६ चकवर्ती नरेशों मे राम का समुल्लेख उनकी 
प्रावीनता यथा ऐतिहासिकता का पृष्ठ प्रमाण है । 


चन्द्रबंश का उदय 

कहा गया है कि सुर्यवंश के समान चन्द्रबंश भी मनु से ही आरम्भ होता 
है। अन्तर इतना ही है कि सूर्यवंश ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु से चलता है भौर 
चर्द्रवंश पुत्री इला से चलता है । इला का विवाह चब्द्रपुत्र बुध के साथ सम्पन्न 
हुआ और इसीलिए यह वंश चन्द्रवंश के नाम से प्रख्यात है। इस विवाह से 
उत्पन्न हुए राजा पुरूरवा जो चन्द्रवंश के संस्थापक के रूप में गृहीत किये गये 
हैं। पुकरवा तथा अप्सरा उवंशी की प्रणय-कथा ऋग्वेद ( १०६० ) मे 
उल्लिखित है तथा इस कथा को ही कालिदास ने अपने विक्रमोवशीय का 
आधिकारिक वृत्त वनाया | पुरूरवा की राजघानी थी प्रतिष्ठान ( आधुनिक 
प्रयागसमीपस्थ ऋूसी ) जहाँ चन्द्रवंश की प्रधान शाखा शासन करती रही । 
पुरूरवा का ज्येष्ठ पुत्र आयु तो प्रतिष्ठान में राज्य करता था और उनके भाई 
अमसावसु ने पश्चिचम मे एक राज्य स्थापित किया, जिसकी राजधानी पीछे 
चलकर कान्‍्यकुब्ज नगर हुई। भायु के ही पुत्रपच्चक में ज्येष्ठ पुत्र था नहुष 
जो अपने हुठ के लिए संकट पाने वाले व्यक्तियों के लिए उपमान माना जाता 
है ( हुठ बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश ) । आयु के द्वितीय पुत्र क्षमवृद्ध 
ने काशी में अपना राज्य स्थापित किया । नहुष के ही प्रधान पुत्र हुए ययाति 
जो अपने युग के एक महान्‌ पराक्रमी चक्रवर्ती राजा माने गये है । इनके भग्रज 
यति ने मुत्ति होकर अपना राज्याधिकार छोड़ दिया; तव राज्य ययाति को 
प्राप्त हुआ | ययाति की दो रानियाँ थी-- 

( १ ) देवयानी भागंवी ( घुक्राचार्य की पुत्री ) जिसकी सन्तान है यदु 
तथा तुबंसु । 

(२) शभिष्ठा वापंप्वणी ( असुरों के राजा वृषपर्वा की पुत्री ) जिसके 
पुत्र हैं--दुच्यु, अनु तथा पुरु। 

ययाति का आख्यान प्राचीन युग में इतता अधिक विश्रुत था कि इस 
भाख्यान के अध्येता के नामकरण के लिए पाणिनि-सुत्रो मे व्यवस्था है । ययाति 
के अनन्तर कनिष्ठ पुश्र पुर ही पिता का नितान्‍्त आज्ञाकारी तथा स्नेहभाजन 
होने से प्रतिष्ठान के राजसिहासन पर बेठा । ययाति ने अपने पाँचो पृत्रो में 
अलग-अलग शासन-क्षेत्र का विभाग कर दिया*। इन्ही पाँचो पुत्रो से पाँच 
प्रसिद्ध क्षत्रिय वंशो का उदय हुआ ४-- 


१. वायु० ९३३८४७-६० | 





अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३७७ 


( १) कनिष्ठ पुत्र पुरु प्रतिष्ठान मे ययाति का उत्तराधिकारी हुआ । 

( २) ज्येष्ठ पुत्र यदु को चमंण्वती ( चंवल ), वेत्रवती ( बेतवा ) और 
शुक्तिमती ( केन ) के तठ का राज्य मिला । 

(३ ) तुर्बंसु को दक्षिण-पूर्व का प्रदेश मिला । पीछे उसके वंशज उत्तर- 
पश्चिम को चले गये जहां से उन्होंने भारत-सीमा के बाहर जाकर यवन वथा 
शक राज्यो की स्थापना की । 

(४ ) द्ुह्मु को यमुना के पश्चिम और चरमंण्वती के उत्तर का देश विभा- 
जन में मिला । पीछे इनके वंशज उत्तर-पश्चिम की ओर चले गये । 

(४५ ) अनु को गंगा-यमुना के दोआबा का उत्तरी भाग मिला । 


इन पांचो बंशो में पुरु तथा यदु का वंश बड़ा प्रभावशाली हुआ | इसमे 
अनेक प्रतापी तथा प्रभावशील राजा हुए जिन्होंने भारतवर्ष के इतिहास में 
अपनी विशिष्ट स्थिति तथा प्रतिप्ठा प्राप्त की है। यदु के पुत्री में दो वशकर्ता 
हुए जिनके दो वंश चले :-- 

( क ) क्रोप्टुशाला, ( ख ) सहस्नजितु ८ हैहय शाखा । 

(क ) क्रोष्दुशाखा ( मत्स्य ० ४४१५ ) में आगे चलकर भीम सत्त्वत 
नामक राजा हुआ जिनके दो पुत्रो ने अन्चक तथा वृष्णि वंश को चलाया । 

( ६) अन्धकज्षाखा ८ सात्वत--अन्धयक--कुकुर--श्ृृष्णि-छति--कपो त- 
रोमा--तैत्तिरि (८ विलोमन)-नलर (तैत्तिरि के दौहित्र)--अभिजित ( >अभि- 
जात )--पुनर्वंसु-आहुक ( जिनकी भगिनी आहुकी अवन्तितरेश को व्याही 
थी )--उम्रसेन ( मथुरा का राजा )--कंस ( नव आताओं मे से अग्रज )* 

( २ ) वृष्णिशाखा--सात्त्वत--वृष्णि ( इनकी दो स्त्रिया थी गान्धारी 
तथा माद्री ) इनमे से माद्री के पुत्रों मे अन्यतम थे देवमीडुष जिनके प्रन्न थे 
शुर---वसुदेव--वलराम तथा कृष्ण । गान्धारी नाम भार्या से वृष्णि को पुत्र 
हुआ सुमित्र या अनमित्र--निध्च--प्रसेतन तथा सत्राजित। इसी प्रसेन को 
सूर्य की तीतन्र उपासना के फल से स्थमन्तक नामक मणिरत्न प्राप्त हुआ जिसकी 
विस्तृत कथा मत्स्य ( ४५, अ० ) भागवत ( १०१५६ ) विष्णु पुराण ( ४ भंश, 
१३ अ० ) में विशदता के साथ दी गयी है। सत्राजित की ही कन्या सत्यभाभा 
थी जो श्रीक्ृषष्णचन्ध की प्रियाओ मे श्रेष्ठ मानी जाती थी। 

साद्री के पुत्र में अन्यतम थे युधाजित्‌ जिनके पुत्र थे प्रश्नि---श्वफल्क--- 
अक्रूर । इस प्रकार श्रीकृष्ण का सम्बन्ध वृष्णि-शाखा के साथ था भौर 


१. अच्चक-शाखा के पूरे विस्तृत विवरण के लिए देखिये मत्स्यपुराण 
४४ ० ५०--पघ३ श्लो०। 


३७८ पुराण-विमश 


तदन्तर्भुक्त हाने से अक्रूर भी श्रीकृष्ण के निकट दायाद लगते थे। सन्नाजित की 
हत्या कर शतधन्वा के साथ अक्रूर ने भी स्यमन्तक छीन लिया था जिसका 
विस्तृत वर्णन विष्णुपुराण के गद्यमाग ( अंश ४, अ० १३ ) में बड़ी रोचकता 
के साथ किया गया है । 


( ख ) हेहयशाखा 
यदु के पुत्र सहस्नजितु--शतजित्‌--हैहय--धमनेत्र--कुन्ति--संहत-- 
महिष्मानु-रुदरश्षेण्य--दुर्लभ---कनक-कऋृतवी ये-अर्जुन ( सहखवाहुः का्तंवीर्य )- 
जयध्वज--तालजच्चू--( इनके सौ पुत्र जो 'तालजज्ड” के नाम से विश्वुत थे )- 
वीतिहोन्न--आनतं---दुर्जेय--सुप्रतीक ( मत्स्यपुराण ४३ अध्याय तथा वायु 
९४ अ० ) इस हैहयशाखा में कृतवीय का पुत्र अर्जुन बड़ा ही पराक्रमशाली था 
और उसने हैहयों की क्षीण शक्ति को पुनः उद्दीप्त क्रिया । वह बहुत ही बड़ा 
विजेता था । उसने फर्कोद्क नागो से माहिष्मती छीन ली तथा नमेंदा से 
लेकर हिमालय तक उसने सब॒॒ प्रदेशों प्र विजय की। लछड्धा के राजा रावण 
को, जो उत्तर भारत पर चढ आया था, पकड़कर माहिष्मती में कई वर्षो 
तक कैद में रखा । हैहयों का भागँंव पुरोहितो से बडा संघर्ष चलछता था । 
कातंवीय ने भी जमदरिन की हत्या की जिसका पुरा बदला उनके पराक्रमी 
पुत्र परशुराम ने लिया । कातंवीयंविषयक अनेक गाथाएँ पुराणो मे संगृहीत है 
जिनमे उसके अतुल पराक्रम तथा अलौकिक योगशक्ति का परिचय मिलता 
है । योगविद्या को मह॒षि दत्तात्रेय ने इसे खिलाया था| कालिदास ने इस 
राजा के विपुल प्रभाव का उल्लेख रघुवंश के षष्ठ स्ग मे किया है । 
दो-तीन “गाथाएँ यहाँ उद्घुत की जाती हैं :-- 
न नून कातंवीय॑स्थ गति यास्यन्ति क्षत्रिया:। 
यज्ञेदनिल्तपोभिश्च विक्रमेण. श्रुतेत च॥ 
सहि सप्तसु द्वीपेष. खड़गी चक्री शरासनी। 
रथी द्वीपाननुचरन्‌ योगी पद्यति तस्करान्‌॥ 





१. कारतंवीयंविपयक ये गाथाएँ वायुपुराण के ९४ अध्याय में अक्षरश। 
समान हैं । ये पूर्वोक्त तीनो गाथाएँ वायु के इसी अध्याय मे श्लो०, २०, २१, 
तथा २४ में क्रमशः उपलब्ध हैं। अन्यत्र पुराणों में भी ये उद्घृत होगी ऐसा 
विश्वास है। तथ्य यह हे कि ये प्राचीन गाथाएँ है जो कालक्रम से प्राचीन 
समय से चली आयी है और जिनका उल्लेश्व महाभारत तथा पुराणों मे बहुशः 
मिलता है । 


अष्ठम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३७९ 


स एवं पशुपालो&मूत॒ ज्षेत्रपछ: स एवं हि | 
स एव वृष्टया पर्जन्यो योगित्वादर्जुनोइ्भवत्‌ ॥। 
>मत्स्य० ४३ अ०, २४-२५-२७ श्लोक 
कातंवीय के नाम से नष्ट वस्तु भी प्राप्त हो जाती थी-- 
कार्त॑वीर्याजुनो नाम राजा बाहु-सहखवान्‌ । 
त्तस्थ स्मरणमात्रेण गत्तं नष्ट च लब्यते॥ 

(२ ) तुवंसुवंश--ययाति के अन्यतम पुत्र थे तुवंसु जिससे यह वंश थोड़े 
ही दिनों तक चला, क्योकि पिता के द्वारा अभिशप्त होने के कारण यह वंश 
अचिरस्थायी रहा । इनके विषय मै मत्स्यपुराण ने एक विचित्र बात का उल्लेख 
किया है कि पाण्डय, चोल, केरल तथा कूल्य लोग अपनी उत्पत्ति तुबंसुवंश से 
ही मानते हैं--- 

पाण्ड्यश्च केरलश्चेव चोलः कर्ण: ? (कूल्य:) त्थेव च | 

तेषां जनपदाः स्फीताः पाण्ड्याश्चोला: सकेरला: ॥ 
--मंत्स्य, ४८।४ 
इस पौराणिक उल्लेख का तात्पयं बडा महत्त्वप्ं प्रतीत होता है । तुवंसु 
लोग प्रथमतः पश्चिम की ओर बढ़े और सिन्धु की घाटी में अपने को प्रतिष्ठित 
किया । यहाँ से वे दक्षिण भारत में गये और ठविड जाति के पृवज बने । यदि 
यह तथ्य अन्य पुराणों से भी सिद्ध हो जाय, तो द्रविड़ो का आयों के साथ 

निकट सम्बन्ध स्थापित हो जाय । 

(३ ) दुह्म वंश--ये द्रुह्म  शमिष्ठा तथा ययाति के पुत्री मे अन्यत्तम थे । 
हुह्म_ के वंश मे चौथी पीढ़ी मे गान्धार नामक राजा हुआ । इसी ने अपने नाम 
पर गान्धार देश की ब्रसाया जहाँ इसके पृव॑ज पहले से पश्चिमोत्तर प्रान्त मे 
शासन कर रहे थे । द्रुह्म छोग घड़े साहसी थे। इन्होने भारतवपपं के बाहर 
जाकर स्लेच्छ देशों मे भी अपने राज्य स्थापित किये । फलतः ययाति के पृन्रो 
में दुृह्मू, लोगो में विशेष साहस तथा पराक्रम दृष्टिगोचर होता है-- 

प्रचेतसः पुत्रशत॑ राजानः सर्व एवं हि। 
स्लेच्छराष्ट्राधिपा हम दीचीं दिशमाश्चिता।॥ 
+>मत्त्य ४५९ 
इसकी व्याख्या यह है द्रुह्म के दो पुत्रों मे अन्यतम था सेतु--शरद्वानु-- 
गन्वार--धर्मं --घृत--प्रचेता । और इसी प्रचेता के पूर्वश्लोकसंकेतित एक सौ 
पुत्रों ते स्लेच्छ राष्ट्रों में शासन स्थापित किया । गन्धार विषय तो आजकल का 
अफगानिस्तान है जिसका एक प्रधान प्रान्त कन्दहार है। मत्स्यपुराण मे लिखा 
है कि आर्ट देश के घोड़े सवसे बढ़िया नस्ल के होते हैं--- 


३८० पुराण-विमर्श 


गन्धारस्तस्य चात्मज:। 
ख्यायते यस्य नाम्तासौं गन्धारविषयों महान्‌। 
भारटुदेशजास्तस्य तुरगा वाजिनां वरा:॥ 
-मत्स्य ४५॥७ 
यह भारद्र देश पंजाब का ही एक अवान्तर प्रान्त है जिसका उल्लेख कर्णे- 
पर्व अ० ४४ और ४५ में विस्तार से किया गया है । 


चन्द्रवंश की वंशावली 
मनु 
| 
इला--पुरूरवा 
भा ममावसु 
अ्ि काजल, 
नहुष क्षत्रवृद्ध रजि रम्भ बनेना 


[ इन पाँची पुत्रों मे नहुष से तो प्रधान शाखा चली; क्षत्रवृद्ध ने प्रतिष्ठान 
से हटकर काशी में अपना राज्य स्थापित किया । अन्य तीनो पुत्रों का वंश 
थोड़े ही पुश्तो तक चला और आगे उच्छिन्न हो गया (भाग० ९१७।१०-१६) | 
यहाँ मूल चन्द्रवंश-बर्णन संक्षेप मे दिया गया है| ] 


नहुप 
| 
। | अल! | | 
यति ययाति कृति संयाति आयति वियत्ति 
यु |. | 
| तुवंस ( देवयानी भाग॑वी से ) 
| 
द्र्ह्म्‌ अनु पुरु (शभिष्ठा वाष॑पदंणी से) 


पोरव वंश 
पौरव बग की वंशावली पुराणो मे विस्तार से दी गयी है। प्रधान पुराणों 
का अनुशीलन कर तुलनात्मक दृष्टि से पौरव-वंशावलो के यहाँ स्थानाभाव से 
देने का अवसर नही है। इस वंश के कतिपय महत्त्ववाली राजाओं का कायें- 
विवरण ही संक्षेप मे यहाँ दिया जाता है । 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३८१ 


परयाति--अपने समय का एक चक्रवर्ती सम्नाद था। अपने इवशुर 
घुक्राचायं के हारा कारणवश अभिशप्त होने के कारण उसे असमय में ही 
वाक्य प्राप्त हो गया । उसके पाँच पुत्रों में से कनिष्ठ पुत्र पुरु ने ही अपने 
यौवन का विनिमय उसके वाध॑वेय से किया । फलत$ ययाति से अनेक वर्ष पुन+ 
राज्य-शासन किया, परन्तु भोगो से उसे तृप्ति प्राप्त नही हुई । तब उसने अपने 
दीघंकालीन अनुभव को इस गाथा में अभिव्यक्त किया जो भोगमय जीवन की 
तविभसारता परु एक दीघ्र उपहास है $--- 
न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवधंते।॥ 
--आदिपवे; भाग० ९१६१४ 
दुष्पस्त--ययाति के अनन्तर पुर ही मृझछ चन्द्रवंश के राजसहासन पर 
बैठे । उसके आरम्भिक वंशजो मे दुष्यन्त की कीति को महाकवि कालिदास ने 
अपने 'अभिज्ञानशाकुन्तलमु” का नायक बताकर अमर बना दिया है। भागवत 
( ७२०७ ) के अनुसार ये पुत्र थे रैम्य के, वायु० के अनुसार 'मलिन' के तथा 
* बष्णु० के अचुसार अनिल” के । इनकी प्रधान पत्नी शकुन्तला थी जो कण्व 
के द्वारा पोषित और वर्धित राजधि विश्वामित्र की दृहिता थी। कण्व का 
आश्रम हिंसालय की तल्ंटी मे मालिनी नदी के तट पर था। यह क्षुद्र नदी है 
जो हिमालय से मिकलकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले मे बहती है। वर्तमान 
नाम है--मालिन, जो वर्षाकाल के बाद गर्मी के दिनो में सुख जाती है । 
भरत दोष्यन्ति'--दुष्यच्तपुत्र॒ भरत भारतवर्ष का एक विश्वुत चक्रवर्ती 
था | शकुन्तला का यह पुत्र था। ऐतरेय ज्ञा० ( 5३३ ) तथा शतपथ ब्वा० 
( १३॥५।४१२ ) में अनेक प्राचीन ऐतिहासिक गाथाएँ उद्धृत है जो पुराणों मे 
भी एततप्रसंग में दी गयी हैं ( भाग० ९२०१२५-२९ ) जिनसे इसके विशिष्ट 
यज्ञों का प्रिचय मिलता है । भस्त ने दीघंतमा सासतेय ऋषि की अध्यक्षता 
में यमुना के तठ पर ७८ अश्वभेघ तथा गंगा के तीर पर ५५ अश्वमेध यज्ञों 
( कुल मिलकर १३३ अश्वमेधों ) का सम्पादन किया | यह विश्वुत घटना भरत 
के माहात्म्य की अभिव्यक्ति में पर्याप्त माची जा सकती हे । ऐतरेय प्राह्मणस्थ 
गाथा भरत को दोष्यन्ति” कहती है, परन्तु शतपथ में उद्घृत वही गाथा उसे 
सौद्ुस्नि बतलाती है। तब दुष्यन्त तथा सुद्युम्त एक ही व्यक्ति है क्या ? 
इसने अपनी दिग्विजय के अन्तगंत किरात, हूण, यवन्त, आन्ध्र, कँक, खश, शक 
आदि जातियों को जीता । इसकी तीन रस्त्रियाँ विदर्भ की राजकुमारियाँ थी । 





१. द्रश्व्य विष्णु ४॥१९२-८; वायु० ९९१ ३४-१४५८; मत्स्य० ४९।११। 
हरे; भाग ० ९॥२०१३१-३२ । 


३3८२ पुराण-विमर्श 


इनमें से किसी से सुयोग्य पुत्र के न होने पर मरत ने मस्तस्तोत्र यज्ञ किया 
जिससे इसे पृन्न की प्राप्ति हुई। द्रोणपर्व के पोडश राजकीय उपाख्यान में भरत 
का भी स्व.न्‍्त्र आख्यान है ( ६८ अध्याय ) । 
रन्तिदेव--भरत के कई पीढियो के अनन्तर इस धम्मिष्ठ नरपति का जन्म 

हुआ । इसकी दानशीलता की कथा महाभारत ([ द्रोणपर्व ६७ अ० ) तथा 
भागवत ( ९ स्कन्द, २१ अ० ) मे बड़े विस्तार से दी गयी है । दीन-हीन आतें- 
जनो की सेवा ही उसके जीवन का मुख्य व्रत था । इस विषय की इनकी अनेक 
उपादेय कथाओ का अनुशीलन रंतिदेव के उदात्त चरित्र का स्पष्ट प्रकाशक है। 
इनके जीवन का आदर्श इस गौरवमयी गाथा में संचित है -- 

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ | 

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनस्‌* ॥ 

--[ महाभारत ) 
अपने पिता के नाम पर यह 'साक्ृत्य या साकृति' कहलाता था। 
हस्ती--रन्तिदेव की कई पीढ़ियो के अनन्तर यह प्रर्यात पौरव राजा 

हुआ जिसने भपने नाम पर हस्तिनापुर! नामक प्रख्यात नगर बसाया जो आज 
भी इसी नाम से मेरठ जिले मे गंगा क॑ तट पर वत॑मान है। भाग० ( ९२१। 
२० ) के अनुसार इसके पिता का नाम था बृहतु-क्षत्र, परन्तु वायु (६६।१६५) 
तथा विष्णु ( ४१९।१० ) के अनुसार सुहोच्र । 
कु3---महाराज हस्ती के तीन पुत्र थे--अजमीढ, द्विमीढ और पुरुमीढ। 
इनमे से अजमीढ़ मुल पौरव सिंहासन पर बैठा, द्विमीढ का कुल भासपास 
पाच्चाल में राज्य करता था । पुरुमीढ का वर्णव नही मिलता । सम्भवतश उसका 
कुल प्राह्मण हो गया ( क्षत्रोपेता द्विजातय: )। ऋ० ४४३,४४४ के भनुसार 
पुरुमीढ तथा रजमीढ द्र॒प्टा ऋषि माने गये है । अजमीढ के अनन्तर पौरवबंश 
के राजाओं के नाम! मे बड़ी गड़बड़ी दोखती है। अजमीढ का हो पूत्र ऋक्ष 
( सम्भवतः ऋक्ष द्वितीय ) हुआ जिसका पुत्र था संवरण । आदिपवं के अनुसार 
किसी पाश्चाल राजा ने दश अक्षौहिणी सेना लेकर इस परु आक्रमण किया 


१. इसी गाथा का ससानार्थंक श्लोक भागवत ( ६२१।१२ ) मे उपलब्ध 
होता है जो रन्तिदेव की ही थिशद उक्ति है $-- 
न कासये5हं गतिमीश्वरातु परा- 
सण्ठधियुक्तासपुनभेव॑ बा । 
भांति प्रपचेंईअखिलदेहभाजा- 
मन्तःस्थितों येन भवन्त्यदुशखाः ॥ 
२, इस राजा की पहचान के लिए द्रष्टव्य भगवद्दत्त: भारतवर्ष का 
इतिहास छष्ठ ११४ --मत्स्य ९०२० 


अंष्टम परिच्छेंद : पौराणिक वंशवृत्त 3८६ 


(आदिपव, ८९ अध्याय, ३२-३३ शलो० ) | संवरण अपने राज्य से भागकर 
सिन्घु नद के निवुक्कों मे अनेक वर्षो तक रहा; फिर वसिष्ठ को ईपा से अपना 
राज्य पुनः पाने मे समर्थ हुआ । सूयेकल्या तपती से इसने शादी वी जिसका 
पूत्र हुआ महान्‌ वंशघर कुछ जिसते कुरुक्षेत्र के प्रदेश को कृषियोग्य बनाया। 
इससे प्रयोग को छोड़कर कुरुक्षेत्र को समृद्ध बनाया" । हस्तिनापुर तो राजा 
हस्ती के समय से ही पौरवबंश की राजघानों थी। कुरुक्षेत्र यज्ञन्यागादिकों के 
सम्पादन से घर्मक्षेत्र के नाम से विख्यात हुआ । कुछ के ही नाम पर कौरववंदा 
का नामकरण हुआ इन्ही के वंशज होने से दुर्याधन आदि कौरव नाम से 
बभिहित होते है । 

का कु से जनमेजप तक दंशावली 





कुरु 
नर न मदटित हलक 
| | 
सुधन्वा जछू. परिक्षित्‌ श्रथम पुन॒क [ प्रजन, मत्स्य ) 
जनमेजय प्रथम 
न 
प्रतीप 
| 
देवापि शब्तनु बाह्लीक 
पृन्तिफियूणडइई् | 
भीष्म चित्रागद विचिघ्रवीयय 
| | 
घृतराष्ट् की चिदुर 
दुर्योधन युधिष्ठिर 
हे 
परिक्षित्‌ द्वितीय 
जनमेजय द्वितीय 
१. यः प्रयागसर्तिक्रस्य कुरुक्षेत्रमकल्पयत्‌ । “मत्स्य ९०१२० 


य प्रयागं पदाक्रम्य कुरुक्षेत्र चकार ह ॥ “+वायु० ९९२१५ 


३८४ पुराण-विमर्श 


कुरु से लेकर महाभारत युद्ध तक होनेवाले कुरुवंशीय पुरुषों की यह 
बंशावली घटनाओं को समभने के लिए आवश्यक है। इसीलिए यहाँ ऊपर 
दी गयी हे । 


जज 


कुरुसंवरण--ऋणग्वेद के कई मन्त्रों में (१०३२॥९; १०३३॥४ ) में 
फुदक्षवण नामक राजा की दानस्तुति वर्णित है। महाभारत तथा पुराणों में 
संवरण के पुत्र कुरु का वृत्तान्त वणित है। डा० पुसालकर ने एक लेख में 
वेदिक कुद्बवण तथा पौराणिक कुर्संवरण की एकता की प्रतिपादक 
अनेक युक्तियाँ उपस्थित की है जो इन दोनों राजामो के ऐक्य के प्रतिपादन 
में समर्थ मानी जा सकती हैं ।१ परन्तु अभी भी यह समीकरण सर्वमान्यता 
को नहीं प्राप्त कर सका है, परन्तु लेखक का विश्वास है कि ये दोनों एक ही 
राजा थे। नाम की समता के अतिरिक्त उनके व्यक्तिगत चरित तथा 
ऐतिहासिक स्थिति भी पोषक प्रमाण मानी जा सकती है। 


शब्तनु--कुछ के बंशजों मे शन्तनु एक प्रभावशाली महाराज थे। 
इनकी दो पत्निया थी--गंगा तथा सत्यवती। गंगा के गर्भ से देवब्रत का 
जन्म हुआ था । वे यौवराज्य पद के अधिकारी थे। परन्तु अवनी ढलती 
उम्र में शन्तनु ने दाशराज की पुत्री सत्यवती से विवाह किया। इस प्रसंग 
में देवव़्त की भीष्म-प्रतिज्ञा तथा पिता के हितार्थ पुत्र का असाधारण त्याग 
महाभारत के (ृष्ठो मे सुवर्णाक्षरो से लिखित हे । शन्तनु के राज्य में बारह 
वर्षो तक अनावृष्टि रही । इसका कारण यास्क ने अपने निरुक्त (२॥१० ) में 
निर्दिष्ट किया है कि ज्येष्ठ श्राता दैवापि ने तपोनिरत होने के कारण अयवा 
किन्‍्ही स्रोतों से कुष्टरोग से आाक्वान्त होने के हेतु जब कुरु राज्य को अस्वीकार 
कर दिया, तब शन्‍्तनु ने गद्दी स्वीकार की । इस प्रकार ज्येप्ठ आश्राता का 
परित्याग कर, राजश्री ग्रहण के कारण वह 'परिवेत्तार बना। विद्वानों ने 
बअनावृष्टि का कारण इसी घटना को बताया। बहुत आग्रह करने पर भी 
देवापि ने राज्य ग्रहण तो किया नही, स्वयं पुरोहित वनकरु शन्‍्तनु का यज्ञ 
कराया जिससे महती वृष्टि हुई भौर राज्य मे समृद्धि छा गयी । तत्यवती के दो 
पुत्र हुए चित्रागद तथा विचित्रवीयं। ये दोनो वालक अकाल ही जब राजयक्ष्मा 
से आक्रान्त होकर मर गये, तब घृतराष्ट्र पाण्डु तथा बिदुर की उत्पत्ति वेद- 
व्यासजी के द्वारा हुईं। उसके अनन्तर की कथा सर्वेथा प्रसिद्ध है। उसके 
विद्येप विस्तार की यहाँ अवश्यकता नही । 


१: डा० पुसालकर : स्टडीज इन एपिक्स ऐण्ड पुराणाज आब इंडिया, 
वस्वई १६५५, पृष्ठ ४२-४८ | 


भष्टेम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३८५ 


आंयों कां सूल स्थान 

आर्यों के मूल स्थान के विषय में पुराणों के भीवर विपुल सामग्री उपलब्ध 
होती है । उसका अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि पुराण बायों का सूल 
निवास मध्यदेश मे ही मानता है । इतना तो पाश्चात्य विद्वान भी मानते है 
कि वेद या पुराण कही पर भी आर्यों का भारतवर्ष में बाहर से आगसन का 
साक्ष्य प्रस्तुत नही करता, प्रत्युत वह तो आरयों का मूल स्थाव मध्यदेश ग्रंगा- 
यमुना के मध्यवर्ती भूभाग में स्पष्टठा। संकेत करता है। पुराणों के साक्ष्य का 
निष्कषं यहाँ प्रस्तुत है--- 

(१) कार्यों के दो प्रधान कुल भे--सुर्यवंशी क्षत्रियों की राजधामी थी 
अयोध्या तथा चन्द्रवंशियो की प्रतिष्ठान (प्रयाग) । इन्ही दोनों नयरों के चीच 
में आर्यो का मूल निवास था । मध्य देश के भीतर स्थूल रूप से सम्पूर्ण उत्तर 
प्रदेश, विहार, सरस्वती नदी तक पुूरवी पंजाब का भाग सम्सिलित मानना 
चाहिए । बार्यो के भादि कुछो की पुरवी शाखाओ को इस प्रदेश में बसने में 
अनायों से किसी प्रकार का युद्ध नही करना पड़ा था। बर्थात्‌ इस क्षेत्रों में 
भार्यो का निवास पहले से ही था । 

(२ ) चन्द्र तया सूर्यवंश की अवान्तर शाखाओं के फैलने का दष्य ऊपर 
दिखलाया गया है। उससे स्पष्टतः प्रतीत होता है कि थे लोग अपने मूल केस 
अयोध्या तथा प्रतिष्ठान से ही पूर्व, दक्षिण भौर पश्चिम की ओर फीले। 
पश्चिमोत्तरु से पूर्व की ओर भारयों के फेलाव का प्रमाण कहीं नहीं मिलता; 
इसके विपरीत इक्ष्वाकु के निकट वंशजों से लेकर पाआाल-राजा छुदास दक 
भार्यों का बढाव मध्यदेश से ही पश्चिम-उत्तर की तरफ होता गया; इस तथ्य 
के प्रमाण ऊपर नि्विष्ट है । 

(३ ) आर्यों ने कालक्रम से केवल भारत के भीतर ही अपना विस्ताद 
करके सम्पूर्ण उत्तरापय पर ही अपना अधिकार नहीं जमाया, प्रत्युत १ भारत 
के बाहर भी पश्चिमोत्तर के गिरिभागों को पार कर अफगानिस्तान, भध्य 
एशिया, ईरान तथा भरूमध्यसागदीय प्रदेश तक फेल गये । इस बढ़ाव की सू चना 
वैदिक अन्त्रों से भी मिलती है। पुराणों में भी विस्तार से जहाँ विवरण है, 
ऋग्वेद मे वहाँ संकेतमात्र मिलता है | ऋग्वेद का १० मण्डल का ७छश्वाँ सुक्त 
प्रख्यात नदीसूक्त है जिसमे नदियों के नाम दिये गये हैं। इस सुक्त में आर्यों के 
क्रमश। गंगा, कुभा ( काबुल नदी ), गोमती ( गोमछ ) और क्रमु ( कुरुंम ) 
नदियों को पार कर अपने धोड़ों जौर रथो के साथ पश्चिम की ओर बढ़ने का 
स्पष्ट निर्देश है । ध्यान देने की बात है कि ऋऋेगेद मे नदियाँ पूरव से पश्चिम 
की ओर गितायी गयी हैं जो बारयों के विस्तार की दिशा का ही स्पष्ठ चयोतक 

२५ पु० वि० 


शे८ई पुराण-विमर्श 


है । यदि आर्यों का विस्तार इसकी उल्टी दिशा में पश्चिमोत्तर से प्रव की 
ओर रहता, तो नदियों का उसी प्रकार का संकेत ऋग्वेद में सिलना स्वा- 
माविक होता । 


(४ ) पुराण की बातों का समर्थन वेद में भी उपलब्ध होता है। दोनों 
के जाति-विस्तार की सूचना में मितान्त साम्य है । पुराणों मे चन्द्रवंशी राजा 
ययाति के पुत्रो तथा उनके वंशजो पुरु, यदु, द्रृहभु, अनु, तुवेंसु का इतिहास 
घिस्तार से वर्णित है । वेदो मे इन्ही के बंशजों का उल्लेख मिलता है। पुराण 
मे पाधच्ाल राजा सुदास मौर पंजाब के राजाओ के बीच युद्ध का चर्णन है। 
वेदों मे भी सुदास और पंजाब की दश जातियो के बीच होनेवाले वाशरात्ष युद्ध 
का उल्लेख मिलता है। फलतत: पुराण तथा वेद में उल्लिखित घटनाओं की 
एकता तथा समानता स्पष्टतः अनुमानगमस्य है। फलता न पुराण आर्यों को 
बाहर से भारत मे आनेवाली जाति मानने के वक्ष में है, न वेद ही है* | 


सहाभारतोत्तर राजवंश 
( कलिवंशवर्णन ) 

पुराणों की वंशावली इतिहास के लिए प्रचुर सामग्री प्रस्तुत करती है । 
महाभा रतोत्तर राजवंशो का विवरण महाभारत-पूव्वे वंशावली की अपेक्षा अधिक 
प्रामाणिक है ! छठी शती ई० पू० के लगभग का इत्तिहास जानने के लिए 
पुराणो का आधार लेना ही पड़ता है क्योकि भन्‍्य सत्रोतो की अपेक्षा पुराणों का 
वृत्तान्त ही अधिक सही जान पड़ता है। ज्यों-ज्यो समय बीतता जाता है और 
हम शैशुनागादि युगो के परवर्ती काल मे प्रविष्ट होते हैं, पौराणिक वृत्तान्तों की 
ऐतिहासिकता निखरती-सी गयी है | शुद्भी, कण्वो, आन्त्रो भादि के ऐतिहासिक 
ज्ञान का मुख्य आधार तो पुराण ही है । यदि पुराण न होते तो इसमे कोई 
आइचयें नही कि इन महान राजवंशो के अन्य स्रोतो से केवल दो-चार नाम 
ही हमे ( बहुधा संदिग्ध रूप मे ) ज्ञात हो पातते। इस युग का पुरावृत्त मुद्रा 
तथा अभिलेख तथा साहित्य से बहुविधि प्रमाणित है। फलिजन्य अराजकता 
का वृत्तान्त हुणो द्वारा की गयी देश की तबाही का प्रतिधिम्व है। इस प्रकार 

बहुलाश पुराणो का राजवंश-विवरण प्रामाणिक है। 





१. इस विषय मे अन्य प्रसाणो के लिए द्र॒ष्टवड्य ड० राजबली पाण्डेय का 
एतदुविषयक लेख--नागरीप्रचारिणी पतन्निका, वर्ष ५४, सं० २००६, पृष्ठ 
६३-७३ १ इसके विपरीत मेरुप्रदेश मे भार्यों के मूल स्थान के समर्थन के निमित्त 


द्रष्टव्य दा० हें का लेख माउण्ट मेरु दी होमलण्ड आवब दी भआरियन्स 
( होशियारपुर, १९६४ ) । 


अ्ष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३८७ 


पाजिठर की धारणा है कि कलिनृपों के वृत्तान्त का संकलन सर्वप्रथम 
भविष्यपुराण मे किया गया भौण उसके आधार पद फिर मत्स्य, वायु, ब्रह्माण्ड, 
विष्णु, गदड़ भौर भागवत मे किया गया । गरुड़ बौद भागवत का कलिनृपृ« 
वर्णन संक्षिप्त है । मत्स्य और वायु तथा भविष्य का प्रामाणिक और भपेक्षाकृत 
पूर्ण है। पुराणीं मे राजवंशो के वृत्तान्त का संकलन चारण भौर भांठों मे 
प्रचलित जनश्रुतियो के आधार पर किया गया है। संकलन मे प्राय उन्हीं 
राजाओं पर ध्यान दिया गया है जो मगध के केन्द्र से देश को शासित करते 
थे या मगध की राजनीति से आवद्ध थे। पीौरव और हथ्वाकु का वृत्तान्त 
अभी तक पूरी तरह इतिहास-सम्मत न हो पाया है, क्योकि इनके विवरण में 
बनेतिहासिक जनश्रुतियाँ अधिक हैं । 


बाहंद्रथ, प्रयोत और शेशुनागवंदा 


बृहद्रथ ने राज्यगृह मे मगध साम्राज्य की स्थापना की थी | यह जरासन्ध 
के पुत्र सहदेव के वंश का था | पुराणों के मनु सार वाहँद्रथ वंश के ३२ राजाओ 
ने मगध का शासत् लगभग १००० वर्षों तक किया। मत्स्यपुराण का 
बच्चन है ;--- 


द्वात्रिशात नृपा होते भवितारो बुहद्ग था: । 
पूर्ण-वरष-सहस्रन्तु तेषा राज्यं भविष्यति ॥ 
--( मत्स्य० २७०१३०-३६ ) 


. इस वंश का अन्तिम राजा रिपुजन्य था। इसकी ह॒त्या पुलिक या पुलुक 
नामक इसी के मंत्री ने की थी और उसने प्रद्योतवंश की स्थापना की। पुराणों 
का यह वृत्तान्त अशुद्ध है । प्रद्योत अवन्ति का राजवंश था जो अ्रमवश मगंध- 
शासन से सम्बद्ध कर दिया गया है। पुराणों के अनुसार प्रद्योत वंश के पाँच 
राजा हुए जिन्होंने १३८ वर्ष तक राज्य किया । पुराणो के अनुसार प्रद्योतवंश 
का अन्त शिशुनाग द्वारा हुआ । 

शिशुनाग-वंशीय राजाओं का क्रम और शासनकाल निम्नांकित तालिका से 


समभा जा सकता है । यह तालिका मत्स्य पुराण ( अ० २७१ ) के आधार पर 
प्रस्तुत की गयी है (--- 


( १) शिदुनाग ४० वर्षं 
( २) काकवर्ण २६ ,, हे 
(३ ) क्षेमधर्मेन्‌ ३६ ,, (२६ वर्ष 


( ४ ) क्षेमजित्‌ २४,, 


३८८ पुराण-विमश 


(५ ) विम्वसार २८ वर्ष 

( ६) अजातशच्ु र७ ,॥ 

( ७ ) दर्शंक २४ ,, 

(८) उदासीन या उदायी . रे३ई ,, 

( ६ ) नन्दिवधेन ४०. ४ 

( १० ) महानन्दिन्‌ ४३, 
योग ३२१ वर्ष 


किन्तु मत्स्यपुराण की यह वंशावली महावंश से नहीं मिलती है। महा- 
वंश में नन्दपू्वं मगधराजाओ की सूची इस क्रम से है।-- 


(१ ) विस्वसार ( २) अजातशत्रु 

( ३ ) उदयभद्र ( ४ ) अनुरुद्ध 

( ४ ) सुण्ड (६ ) नागदासक 

( ७ ) शिशुनाग (5५ ) कालाशोक या काकवर्ण 


( ९ ) कालाशोक के दस पुष्र 
इतिहास-सम्मत तथ्य यह है कि रिपुजन्य के बाद बिस्वसाथ राजा हुआ । 
इस प्रकार विस्वसार--अजातशत्रु--उदायी, अनुरुद्ध--मरुण्ड--नागदशक के 
बाद शिक्षुताग का राज्यारोहण हुमआ। शिश्षुनाग के उत्तराधिकारी क्रमश+ 
काकवर्ण ( कालाशोक ? ) क्षेमधमंन्‌ मोर क्षेमजित्‌ थे। पुराणसूची के नन्दिवर्घंन 
और महानन्दिनु सम्भवतः काकवर्ण के दस पुत्रों में से थे। शिशुनाग-वदंश का 
अन्तिम राजा पुराणो के अनुसार महापदझनन्द था । उसका नाम या उपनाम 
उम्रसेन भी था। उसके विषय में पुराणका रोका यह वचन बड़ा ही प्रसिद्ध है +-- 
महानन्दिसुतश्चापि शुद्रायां कलिकांशज!। 
उत्पत्य्यते महापद्म: सर्वक्षत्रान्तको नपः॥ 
तततः प्रभृति राजानो भविष्या: श॒द्रयोनयः 
एकराटू स महापद्य एकच्छुत्रो भविष्यति॥ 
-मेंत्स्य, १७१।१७-१८ 
मत्स्यपुराण के अनुसार नन्दवंश का उन्मूलन चाणक्य के सहयोग 
से हुला । 
उद्धरिष्यति कौटिल्य: समे्द्गंदशभि: सुतानु । 
भुकत्वा महीं वर्षश॒तं चत्तो सौर्य्यान्‌ गमिष्यति ॥ 


“र्भत्त्य, १७१. २१ 


अष्टम परिच्छेंद : पौराणिक वंशवृत्त ३८९, 


पौर्यो' का पोराणिक वृत्त 
सौय॑वंश--- 
पुराणों से मौर्यों का बंश-क्रम जानने में बड़ी सहायता मिलती है। मौयों 
का वंशानुक्रम वायु ( भ० ९६ ) मत्स्य ( अ० २७२ ) प्रह्माण्ड (अ० ३ ) 
विष्णु (अ० ४।२४ ) भविष्य ( १२१ ) में वरणित है। विभिन्न पुराणों की 
वंश-तालिका इस प्रकार है । 
वायु और प्रह्माण्ड पुराण ४+--- 
चन्द्रगुप् 
अशोक 
कुणाल 
बन्घुपालित 
इन्द्रपालित 
देववर्मा 
शतघनुष 
बृह्द्रथ 
पाजिदर ने वायुपुराण के आधार पर एक अन्य सूची भी दी है जिसमे, 
घच्रयुप्त, अशोक, कुछाल या कुणाल, बन्धुपालित, दशोण, दशरथ, सम्प्रत्ति, 
शालिशुक, देवधर्मन, शतधन्वनु और वृहृद्रथ के नाम हैं ।* 
भमास्य की सूची में छः राजामों के ताम हैं (--- 
चन्द्रगुष् 
अशोक 





१. पारजिटर पुराण देक्सट आफ द डाइनेस्टीज आफ द कलि एज 
8० २८-२९. 

२. कौटिल्यश्चन्द्रगुप्तं तु ततो राज्ये भविष्यति । 
षर्ट्त्रिशतु समा राजा भविताशोक एव च ॥ 
सप्ताना दशवर्षाणि तस्य नप्ता भविष्यति।॥ 
राजा दशरथो5ी तु तस्य पुत्रों भविष्यति । 
भविता नववर्षाणि तस्य पुत्रएच सम्प्रति; ॥ 
भविता शतघन्चा च तस्थ पुत्रस्तु पट्समा:। 
चृहद्रथस्तु वर्षाण तस्य पुत्रएच सप्ततिः ॥ 
इत्येते दश मौर्य्पास्तु ये भोक्ष्यन्ति वसुन्धराम्‌ । 
सप्तत्रिशच्छतं पूर्ण तेभय+ शुद्भान्‌ गसिष्यति ॥ 

“मत्स्य ( आनन्दाश्रम ) २७२ २३-२६ 


३६० पुराण-विमश 


दशरथ 
सम्प्रति 
शतधन्वन्‌ 
बुह्द्रथ 
विष्णुपुराण फी सूची फी नामावली मत्स्य और पायु से कुछ भिन्न है । 
इसके अनुसार मौयों का वंशक्रम इस प्रकार है ।-- 
चन्द्रगुप्त 
अशोक 
सुयश 
दशरथ 
संगत 
शालिणुक 
सोमवमंन्‌ 
सम्प्रति 
शतधन्वन्‌ 
बृहद्रथ 
इस प्रकार विभिन्‍न पुराणों से मौयं राजाओं की जो सूची हमे मिलती है 
वह समान नही है। राजाओं के नाम भिन्‍्त-भिन्‍न मिलते हैं। किन्तु इस तथ्य 
मे सभी पुराणों मे मतेक्य है कि मौर्यो का शासनकाल १३७ वर्ष 
( सर्पात्नष्नाच्छतं पुर्ण ) रहा, जिसमे चन्द्रगुप्त से अशोक की शासन अवधि 
८५ वर्ष जौर शेष अशोक के उत्तराधिकारियो का शासनकाल है । यह छाश्चयें 
फी बात है कि किसी भी पुराण मे धन्द्रगुप्त के पुत्र और अशोक फे पिता 
बिन्दुसार का नाम नही है। बशोकोत्तर मौयं राजाओं की संगति भी अन्य 
साध्यो से आंशिक रूप से ही मिलती है। अशोक का उत्तराधिकार कुणाल को 
मिला अथवा दशरथ को ? इसमे बड़ा विवाद है । मत्स्यपुराण की सूची मे कुणाल 
का नाम नहीं है। अभिलेखीय प्रमाण* ( नागाजुंनी, जिला गया, विहार ) से 
अनुसाव होता है कि दशरथ का शासनकाल अशोक के बहुत ही सन्विकठ था । 
सत्स्यपुराण के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ ही था। सम्भव है 
कि कुणाल ने मौय॑ साम्राज्य के पश्चिमोत्तरीय भंश ( गंधार, कश्मीर ) पर 
अपना आधिपत्य स्थापित किया हो और उसका यृहराज्य से कोई सम्बन्ध ने 
उपयुंक्त पाठ के अनुसार दश राजामों के नाम पूर्ण नही होते । मोर संस्करण 
का यह बंश बड़ा अष्ट है । 


१. इसी ग्राफिया इण्डिका खण्ड० २० पृ० ३६४. यह लेख बह्ुर के मत 
से लगभग ई० पु० २३२ ई० पु० का है । 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३६१ 


स्थापित हो सका हो । विद्वानों ने विष्णुपुराण की सूची के सुयश को कुणाल का 
उपनाम माना है ।* सम्प्रति कुणाल और दशरथ दोनो की शासनावधि पुराणों 
के अनुसार आठ वर्ष थी। दोनो ही का उत्तराधिकार अनुमानतः सम्प्रति को 
मिला, जिसका शासन उज्जेनी पर भी था ।* बन्धुपालित, इन्द्रपालित कौर 
दशोण के विषय में कुछ भी ज्ञात नही है । इनके विषय में पुराणों में कुछ भी 
तथ्य नही है । इनके परस्पर सस्बच्धो पर भी पुराणों मे मतैक्य नहीं है। 
सम्भवत# ये मौर्यों के सम्बन्धी थे और मौर्यों के अधीन कही शासन करते रहे 
होगे ।९ सम्प्रति का उत्तराधिकारी झालिशुक प्रतीत होता है, जिसकी चर्चा 
मौय॑ राजा के रूप मे युगपुराण मे भी है ।? विष्णुपुराण के अनुसार शालिशुक का 
उत्तराघिकारी सोमवर्मंग था । यह सोसवर्मनू और वायुपुराण का देववर्मन 
एक ही प्रतीत होते है । इसी प्रकार शतधन्वन और शतघनुप भी एक ही प्रतीत 
होते हैं ।४ सभी पुराणों मे इस वात का सतैक्य है कि सौयंवंश का अन्तिम 
राजा वृहद्रथ था। 
शुद्धवंश--- 
शुद्धों मौर कण्वो के ऐतिहासिक वृत्त का मुख्य आधार पुराण है। इनका 

इतिहास मत्स्य, वायु, ब्रह्माण्ड और भविष्य पुराणों मे मिलता है। इन सभी 
पुराणों मे सामान्य अन्तर के साथ मत्स्यपुराण का ही वृत्तान्त दुहराया गया है, 
जो इस प्रकार है-- 

पुष्यमित्रस्तु सेनानोरुद्धुत्य॒ स॒वृहद्रथान्‌ । 

कारयिष्यति वे राज्यं पट्त्रिशति समा नृपः॥ 

अग्निमित्रः सुतश्चाष्टी भविष्यति समा नृपः* | 

भवितापि वसुज्येष्ठ: सप्तवर्षाण वे नृपः॥ 

वसुमित्रस्तथा भाव्यो दशवर्षाणि वे त्तः। 

ततोथ्ल्तक: समिद्धे तु त्तस्य पुत्रों भविष्यत्ति॥ 

भविष्यति समस्तस्मात्त्रीण्येवे स पुलिन्दकः | 


१. पृ, ल इण्डे ओ टेप्स दे सौर्याज पृ० १६४ । 

२. रोसिला थापर--अशोक एण्ड दि डिकलाइन आफ दि मौर्याजू ए० १९५। 
है. थापर ए० १६६। 

४. युगपुराण ( मनकड़ संस्करण ) छ० ३२। 

५. थापर पृ० १९६।॥ 

६. यह पंक्ति केवल आनन्दाश्रम संस्करण मे है। 


श्र पुराण-विमर्श 


राजाघोषसुतस्यापि वर्षाणि भविता त्रयः ॥ 
भविता वज्थमित्रस्तु समाराजा पृनर्भव:। 
द्वात्रिशतु समाभाग: समाभागात्ततो नृपः॥ 
भविष्यति सुतस्तस्य देवशूमि: समा दश | 
ददोते क्षुद्रराजानों भोक्ष्यल्तीमां वसुन्धरास्‌ ॥ 
शत्तपूर्ण शताब्दे च ततः शुद्धान्‌ गमिष्यति | 
“--मत्स्य २९७२।३६-०३६ 
इसके तथा अन्य पुराणों के आधार पर छुद्ध राजाओं का क्रम और उनका 
शासन-फाल इस प्रकार समझा जा सकता है--- 


राजा शासनकाल 
पुष्यमित्र ३६ अथवा ६० वर्ष 
अग्तिमित्र प यपं 

यसुज्येष्ठ ( सुजेप्ठ )"* दा 

घसुमित्र ( सुमित्र* ) ९० ,) 

ब्ोड्क ( शान्‍्प्रक धथवा अन्तकर ) २ शथवा ७ वर्ष 
पुलिन्दक ३ घर्ष 

घोष रे, 

पज्नमित्र ९ अथवा ७ यर्ष 
भाग ( भागवत" ) श२ वर्ष 


क्षेमभूमि अथवा देवभूमि अथवा देवभूति"” १० ,, 

मत्स्यपुराण में घोष का नाम नही दिया गया है, किन्तु शुद्ध राजाओं की 
दश संख्या को यहाँ भी स्वीकार किया गया है ( दर्शते क्षुद्रराजान।-*" )। 

१. यह पंक्ति वायुपुराण में है, मत्स्यपुराण के कुछ ही संस्करणों मे उप- 
लब्ध है । पाजिटर प्ृ० ३२ । 

२, सुजेष्ठ नाम वायुपुराण &६॥३३८ में आता है। 

३. मत्स्यपुराण के कुछ संस्करणो में केवल सुमित्र पाठ है । पाजिटर पृ० ३१॥ 

४. आन्ध्रक नाम वायुपुराण ९९।३३९ में भाता है। धन्तक तास मत्स्य- 
पुराण के मोर संस्करण में है जो भ्रष्ट है । 

५. घोष पाठ वायुपुराण ६९३४० मे स्पष्ट है। मत्स्यपुराण के प्रामाणिक 
संस्करणो से नही है । 

5. वायुपुराण मे भागवत नाम है भौर मत्स्यपुराण में भाग । 


७. देवभूमि मत्स्य का पाठ है, क्षेमभूमि वायु का और 
का पाठ है । कर र देवभूति विप्णुपुराण 


| हज 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३९६३ 


पुष्यसित्र की ऐततिहासिकता वहुविधि प्रमाणित है इसकी तथा इसके 
दो उत्तराधिकारियों (अग्निमित्र और वसुमित्र ) की चर्चा कालिदास के 
मालविकास्विमित्र नाटक (अंक ५ ) में भी है । शुद्ध पंश के अन्य राजाओं 
का विवरण ( भाग या भागवत को छोडकर ) अन्य किसी साक्ष्य से सुलभ 
नही है । विदिसा के गरुड स्तम्भ में हिलियोदोर का जो लेख है, बह किसी 
भागसद्र नामक राजा का उल्लेख करता है । यह भागभद्र पुराण-तालिका के 
भाग या भागवत से तुलनीय है । 

पुराणों में शुद्ध राजाओं का जो शासन-काल दिया है, उसका योग १२० 
वर्ष आता है। किन्तु इसकी संगति “शर्त पूर्ण दश द्वे च ततः शुद्भान्‌ गमिष्यति 
से नहीं मिलती । 


कण्ववंश 


शुद्रों का विनाश इस वश के अन्तिम राजा देवभूमि या देवभूति को मार 
कर इसके अमात्य वबसुदेव द्वारा हुआ। हचरित में कहा गया है कि 
अतिस्त्रीव्ययन के परवश देवभूति को अमात्य वसुदेव ने रानी वेशधारिणी 
उसकी दासी-पुत्री द्वारा मरवा दियार | विष्णुपुराण में इस घटना का वर्षन 
इन छब्दी में है ६-- 
देवभूति तु शुद्धू-राजानं व्यसनिनं तस्थेवामात्य: । 
कण्वो वसुदेवनामा ठं निहत्य स्वयमवनी मोक्ष्यति ॥ 
--विष्णुपुराण० ४. २४, ३९ 
भत्स्यपुराण मे कण्वों की वंशावली इस प्रकार है ६--- 
अमात्यो वसुदेवस्तु प्रसह्य ह्वत्तीं नृपम्र। 
देवभूमिमथोत्साथ शौद्भधस्तु भविता नृपः॥ 
भविष्यति समा राजा नव काप्वायनों नृपः। 
भूमिमित्र: सुतस्तस्य चतु्दंश भविष्यति॥ 


१. फोगल आकंलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया, एनुअल रिपोर्ट १९०८-९ 
४० १२६ 
,. *. इस महत्त्वपूर्ण पंक्ति के कई म्रष्ट पाठ पुराणों मे मिलते हैं। प्रस्तुत 
संशोधित पाठ सत्स्य ( मोर संस्करण ) २७२.३१ भौर घायु ( मोर संस्करण ) 
६९, ३४ के माघार पर है । 
का ३. बठिज्लीसंगतरतंमनज्भुपरवशं शुद्ध ममात्यो वसुदेवो देवभूतिदासीदुहित्रा 
जनया वीतजीवितमकारयतु । 
>ष॑चरित ( बम्वई संस्करण ) म० ६ छ० १९९ 


२९४ पुराण-विमर्श 


तारायण: सुत्तस्तस्य भविता द्वादशैव तु। 
सुशर्मा तत्सुतश्चापि भविष्यत्ति दगव तु॥ 
इत्येते शुद्धभुत्यास्तु स्मृता: काण्वायना नृपाः। 
चत्वारिशद द्विजा होते काण्वा भोक्ष्यन्ति वे महीस्‌ ॥ 
चत्वारिशत्पश्न॒ चेव भोधक्ष्यन्तीमां वसुन्धराम्‌ | 
एते प्रणतसामन्ता भविष्या धार्मिकाइच ये ॥ 
येषां पर्यायकाले तु भूमिरान्ध्रान्‌ गमिष्यत्ति। 
--मेत्स्य २७१।३१-३६ 
इस आधार पर कण्व राजाओं की तालिका इस प्रकार होगी ;-- 


वसुदेव € व्ं 
भूमिमित्र ९४ ,, 
नारायण १२ ,, 
सुशमेन्‌ १० ,॥ 

योग--४५ वर्ष 


आधुनिक इतिहासकार कण्व-वंश की स्थापना लगभग ७२ ई० पू० मानते 
हैँ । इनका शासन काल ४५ वर्ष था। इस प्रकार इनका आन्ध्रों द्वारा अन्त 
लगभग २६ ई० पु० में ठहरता है । कण्व राजाओं की उपलब्धियो के विषय मे 
पुराण मौन है । 

सातवाहनो को पुराणो मे आन्ध्र या आन्ध्रजातीय कहा गया है। इससे 
लगता है कि इनका मूलस्थान गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में था । यह्‌ 
आश्चय है कि सातवाहन नूप अपने अभिलेखो मे अपने को आन्ध्र नही कहते । 
इनका उदय-काल भी बड़ा ही विवादास्पद है । मत्स्यपुराण के अनुसार इतका 
शासनकाल ४५० वर्ष और वायुपुराण के अनुसार ३०० वपं था। इस वंश का 
संस्था पक सिमुक था । 


मत्स्यपुराण ही मे आन्‍्ध्रो का वृत्तान्त अच्छा मिलता है*। वायु ( ९९ 
३४८-३४८ ) ब्रह्माण्ड ( ३३७४।१६०-१७० ) विष्णु (४।२४१२-१३ ) 
और भविष्य (१२।१।२२-२८) मे आसन्ध्रो का अपूर्ण विवरण है । वायु, ब्रह्माण्ड, 
विष्णु और भागवत के अनुसार आन्ध्र राजाओं की संख्या ३० थी । किन्तु 
किसी भी उपयुंक्त पुराणों में इन तीसो राजाओ का नाम उपलब्ध नही है । वायु 
की विभिन्‍न प्रतियों मे कान्‍्त्र राजाओं की संख्या १७, १८ १६ या ३०, 
प्रह्माण्ड मे १७ और भागवत मे २३ तक ही राजाओ की नामावली दी गयी 


१. भत्स्यपुराण ( मोर० ) २७२।१-१७ । 


अष्टम परिच्छेद : पौराणिक वंशवृत्त ३६५ 


है। मत्स्य के विभिन्‍न संस्करणो के आधार पर पाजिटर ने ३० राजाओं की 
नामावलो प्रस्तुत की है।' आन्ध्र राजाओं के नाम और उनका क्रम इस 
प्रकार है ४ 


१, सिमुक १६. भरिष्टकर्ण 
२. कृष्ण १७, हाल 
३. श्री सातर्काण १८. मन्तलक 
' ४, पृणोत्संग १६. पुरीद्धसेन 
५, स्कन्दस्तसम्भि २०. सुन्दर शातकणि 
६. शातकणि '. २१. चकोर 
७. लस्बोदर २२. शिवस्वाति 
पघ. आपीलक ( दिविलक ) २३. गौतमी पृन्र 
६, मेघस्वाति २४. पुलोमा 
१०. स्वाति २५. शातकणि 
११, स्कन्दस्वाति २६. शिवश्री 
१२, भृगेर्द्र २७, शिवस्कन्ध 
१३. कुन्तल २८. यज्ञश्री 
१४, स्वातिवर्णं | २६, 'चण्डश्री 
१५. पुलोमावि ( पदुमान्‌ ) ३०, पुलोमाधि 


इन राजाओं मे बहुतौ की ऐतिहासिकता अन्य साक्ष्यो से भी प्रमाणित हो 
चुकी है। प्रथम तीन सातवाहन राजाओं के नाम नानाघाट अभिलेख में भी 
आते है । मुद्रा तथा अभिलेखों के आधार पर गौतमीपुत्र, पुलोमा या पुलमाधि 
भौर यज्ञश्री की भी ऐतिहासिकता असन्दिग्ध है । पुराणों में श्री शातर्काण के दो 
उत्तराधिकारियों के नाम पूजोत्संग और स्कन्धस्तस्भि कहे गये हैं। नागनिका 
के नानाघाट अभिलेख मे, इनके नाम नहीं हैं किन्तु इतके स्थान पर वेदिश्री 
बोर शक्तिश्री आते हैं। आपीलक की एक ताम्र-मुद्रा मिली है । 'गाथासप्तशती' 
का लेखक हाल तो प्रसिद्ध ही है। गौतमीपुत्र और पुलमाधि से सस्बद्ध 
लेख नासिक और कार्ली मे मिल्ठे हैं। इनके सिक्के भी उपलब्ध हुए हैं। अभि- 
लेखों मे पुलमावि अपने को वाशिष्टीपुत्र भी कहता है। इसके पुत्र शात्कर्णी 





१. पाजिटर पछ्ू० ३६॥ 


२. पुराणतालिका मे सम्भवतः अम्वश शातकरणि दुहराकर आया है । 
यदि पुलोमापुत्र शातकणि को मान्यता न दे, तो आस्ध्र राजाओं की सूची 
केवल २६ राजाओ तक ही सीमित रह जायेगी | 


३९६ :. पुराण-विमर्श । 


का सम्बन्ध प्रसिद्ध शकनृप रुद्रदामनु से था। पुराण तालिका के शिव श्री 
पुलोम और शिवस्कन्ध ( शिवस्कन्द ) की भी ऐतिहासिकता उत्तकी मुद्राओ से 
प्रमाणित है । शिवस्कन्द के पुत्र यज्ञश्नी शारतकाण के अभिलेख उपलब्ध हुए हैं । 
यज्ञश्री का उत्तराधिकारी विजय था जिसकी ऐतिहासिकता पुराण और मुद्रा, 
दोनो ही से सिद्ध है। पुराण-तालिका का बन्तिम राजा पुलमावि मुद्रा तथा 
अभिलेखीय प्रमाण से भी सुज्ञात है । ; 
इस प्रकार आन्ध्र राजाओं का पौराणिक वृत्त बहुलांश मे प्रामाणिक सिद्ध 
होता है । 
सातवाहनों के परवर्तों राजवंद्द--पुराणों मे राजवंशावली का संकलन 
मुख्यतया सातवाहनों फे शासनकाल में ( यज्ञश्री के शासनकाल मे ) लगभग 
पुरा हो चुका था। मतएवं परवर्ती राजवंशों का अत्यन्त संक्षिप्त और अल्प 
विवरण ही पुराणों मे उपलब्ध है। क्षेत्रीय राजवंशों मे जिनकी चर्चा पुराणों 
में प्रमुख रूप से है ग्दंभिन्‌ या ग्दंभिल, शक, तुषार, मरुण्ड, हुण,,आभीर, श्री 
पव॑तीय आादि है* । इनके अतिरिक्त वाकाटक, मग गौर नैबध राजवंशों की 
विशेष चर्चा वायु औौर ब्रह्माण्ड पुराण मे है ।* ग़ुप्तो के मृलस्थान या प्रारम्भिक 
शासन-क्षेत्र के विषय में वायुपुराण में निम्नलिखित एलोक मिलता है ४--- 
अनुगज् प्रयागं च साकेतं॑ मगधन्तथा । 
एतान्‌ जनपदाच्‌ सर्वान्‌ भोक्ष्यन्ते गुप्ततंशजाः॥ 
+वायु० &६॥२८३ 
गुप्त साम्राज्य की यह स्थिति सम्भवतः चन्द्रगुप्त प्रथम के समय में भी थी। 
इसके बाद के गुप्तों का विवरण पुराणो मे उपलब्ध नही। पूछव॑गुप्तों के सम- 
कालीन कुछ राजवंश जैसे चम्पावती के नाग, मथुरा के नाग, सणिधान्य के 
राजा ( जिनके आधिपत्य में नैषध, यदुक, शैशीत, कालतोपक थे ) देवरक्षित, 


न 


- आन्च्रा्णां संस्थिता राज्ये तेषां भृत्यान्वये नृपा: । 
सप्तैवान्ध्रा भविष्यन्ति दशाभीरास्तथा नुपा; ॥ 
सप्त गदंभिलाश्चापि शकाश्चाशदशव तु। 
यवताप्टो भविष्यन्ति तुबाराश्व चतुदंश ॥ 
त्रयोदश सुरुण्दाशच हूणो होकोर्नावशति) । 
५ 4 ४ 
आन्छा$ श्रीपाव्वंतीयाश्च ते पच्शत॑ समा। ॥ 


“मत्स्य० २७२।१७-२३ 
२. वायु० अ० ९९, ब्रह्माण्ड ३७४। 


क्ष्रम परिच्छेद : पौराणिक वशवृत्त ३६७ 


( जो कोशल, आभीर और पौण्डू का स्वामी था ) ताम्नलिप्त, ग्रह, कलिग, 
महिंष, महेन्द्र, सौराष्ट्, अवन्ती आदि के राजवंशों की भी चर्चा है । इससे 
समुद्रगुप्त के दिग्विजयपूर्वे की राजनीतिक स्थिति का बच्छा परिचय मिलता 
है । इन सभी राजाओं के प्रति पुराणकारों की आस्था नहीं थी और इन्हें 
अधामिक कहा गया है ।* इसके बाद कलि के दोषो का वर्णन करके पुराणों 
में राजवंशावली का विवरण समाप्त कर दिया गया है। 


32 3%25:2%5<: 7 4  प८+ 4 यम 
१. वायु० 'अ० ६९१३८७-८८ | 


३२, वायु० ब० .९९३८८-४१२ | तथा---मत्स्य ० २७२।२५-३४ 


;ु 


नवम परिच्छेद 


पौराणिक धर्म 


पुराण के मूल विषयों का प्रतिपादन इतः पूर्व एक स्वतन्त्र परिच्छेद मे 
किया गया है | सामान्य जनता को वैदिक तत्वों तथा क्रिया-कलापो का लोक- 
दृश्या प्रतिपादन करना पुराण का अपना तात्पयं था। इस वात्पयं के अनुकूल, 
परिवर्तित अवस्थाओं में, नये नये विषयों का भी सन्निवेश कालान्‍्तर में पुराणों 
में किया गया । यह लोक-सर्यादा के निर्वाह की व्यापक दृष्टि से किया गया । 
स्कत्दपुराण के कुमारिका खण्ड में ( ४९ १६८ ) में इसी तथ्य का चोतक यह 
सारवानु कथन उपलब्ध होता हैं-- 


इतिहास-पुराणानि भिद्यन्ते लोकगोौरवात्‌ । 

लोक-गौरव से इतिहास तथा पुराण भिन्‍न होते जाते हैँ । इस सिद्धान्त के 
अनुसार हृतत विषयो का सल्लिवेश पुराणों मे किया जाने लगा । इन विषयों 
की सूचना वायुपुराण १०४॥११-१७ मे वडी सुन्दरता से मिलती है।' नवीन 
विषय ये है--श्रुवतकोश ( भूगोल तथा खगोल ), वर्णाश्रम को घमम, पोडश 
संस्कार (मुख्यतः श्राद्ध), त्रतोपासना, दान, पूजादीक्षा, राजधमं, तीर्थ॑माहात्म्य, 
बैदिक साहित्य का विवरण, शेव-वैष्णव-शाक्त घारा के दाशंनिक तथा उपासना 
तत्त्व, आयुर्वेद तथा रत्त परीक्षा । इनका समावेश प्रतिपुराण में नही है, 
परन्तु आवश्यकता तथा रुचि के अनुसार पुराण के कर्ताओो ने तचत्‌ पुराण में 





१. पुरारोष्वेषु बह॒वो धर्मास्ते विनिरूपिताः॥ 
रागिणा व विरागाणा यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
गृहस्थार्ना वनस्थाना स्रोशूद्राणा विशेषतः ॥ १२ ॥ 
ब्राह्मपक्षत्रियचिंशा ये वर संकरजातयः । 
गद्भाद्या या महानद्यो यज्ञव्नततर्पासि व ॥ 
अनेकविधदानानि यमाश्व नियर्सः सह । 
योगधर्मा बहुविधा। साख्या भागवतास्तथा ॥ 
भक्तिमार्गा ज्ञानमार्गा वैराग्यानिलनीरजा।। 
उपासनविधिश्चोक्तः . क्मंसंशुद्धिचितसाम्‌ ॥ 
व्राहमं शैवं वैष्णव॑ च सौर शाक्‍तं तथा5हँतम्‌ । 
पड्दशंनानि चोक्तानि स्वभावनियतानि व ॥ १६ ॥ 


-+-ायुपुराण अध्याय १०४ 


नवम परिच्छेद : पौराणिक धर्म॑ ३६है 


इनका सब्तिवेश कर उन्हे लोकोपयोगी तथा सामयिक बनाने का पूर्ण प्रयत्न 
किया है। पुराण की उपादेयता का रहस्य इस नवीन आवृत्ति अथवा विषय- 
परिवृंहण के भीतर छिपा है । समयानुसार तथा स्थित्यनुकूल इस परिवर्तन की 
घटता को मानना पुराण की प्रकृति से स्बंधा साम्य रखता है । 


पुराणों का अनेककतंत्व 


पुराणों की रचना वेदव्यास ने की-यह प्रायोवाद है। पुराणो की रचना 
अनेक ऋषियो-मुन्तियों ने मिलकर की-यही तथ्य कथन है । इस विषय में 
पुराणस्थ कुछ प्रमाण उपस्थित किये जाते है :-- 
( के ) मनु ने इतिहास तथा पुराणों को श्लाद्ध के समय सुनाने की व्यवस्था 
बतलायी है-- 
स्वाध्याय॑ श्रावयेत्‌ पिन्ये धर्मशास्त्राणि चेव हि। 
आख्यानानीत्तिहासॉश्च पुराणानि खिलानि च॥ 
इस श्लोक की व्याख्या मे मेधातिथि की टिप्पणी है--पुराणानि व्यासादि-- 
प्रणीतानि ( न तु व्यासग्रणीवानि ) 
( ख़ ) मार्कण्डेय पुराण का कथन -- 
पुराणमेत॒द्‌ वेदाइच मुखेभ्योश्तु विनिःसुत्ता: ॥ 
पुराणसंहित्ताश्चक्रूबेहुला: परमषंयः | 
वेदाना प्रविभागश्च कृत्तस्तैस्तु सहस्रशः॥ 
“-मा्कण्डेय ४४॥२०--२१ 
यहाँ बहुला; परमषंय:” शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। इस सारवान 
कथन का ऐतिहासिक तात्पयं सातिशय गस्भीर है। ब्रह्मा के मुखो से पुराण 
( एकबचन मे प्रयुक्त ) निकला तथा बहुत से परमपियों ने पुराण संहिताओ का 
प्रणयन किया । यह पुराणों के विकास क्रम का अभिव्यक्चक इलोक बतलाता है 
कि ब्रह्म के मुख से पुराण का तिभ्सरण विद्या के रूप में हुआ था और महर्षियों 
के प्रयत्व से ग्रन्थ-रूप मे पुराणों का प्रणयन अवान्तरकाल की घटना है। 
संकलन के कारण ही पुराण ग्रन्थ प्रथमतः “पुराण संहिता” नाम से अभिहित 
किये गये हैं। पुराण का अवतरण' नामक परिच्छेद मे प्रतिपादित तत्त्व की 
यह पौराणिक संपुष्टि नितान्त महनीय तथा ग्राह्म है । 
(ग ) छुसंपुराण का वचन 
अष्टादश पुराणानि व्यासाये: कथितानि तु । 
नियोगाद्‌ ब्रह्मणो राजनु तेषु धर्म: प्रतिष्ठित: ॥ 
“: हम, पूर्वांं, अ० १२, श्लो० २६८।. 


४०० पुराण-विमर्श 


यहाँ व्यासाये। पद अपना विशिष्ट महत्त्व रखता है । तब 'वेदव्यास! के 
पुराणकर्ता होने के कारण क्या ? पूर्व मे प्रतिपादित किया गया दे कि व्यास 
किसी व्यक्ति का नाम न होकर पदाधिकारी की संज्ञा है। मूलतः वेदव्यास ने 
प्रथम पुराण-संहिता का प्रणयन किया था । उन्होने दोनो संहिताओं की रचना 
प्रायः एक ही काल मे की थी-इतिहास घिपय मे --जयसंहिता ( महाभारत 
संहिता का मूलरूप ) तथा पुराण विषय मे पुराण संहिता | तदनन्तर उनके शिष्य 
लोमह॒षंण ने तथा उनके शिष्यत्नय ( ( भक्षत्तक्षण, सावणि तथा दशाॉसपायन ) ने 
मिलकर भार पुराण-संहिताओ का संकलन किया था और इन्हीं पुराणसंहिताओों 
का विस्तार तथा विकास भष्टादश पुराणों के रूप मे किया गया । इस कायय॑ 
में घृल प्रेरणा वेदव्यास की ही है । उन्ही की पुराण संहिता' के ही ये अष्टादश 
पुराण विस्तृत संस्करण है--इस सिद्धान्त के मानने मे कोई भी ऐतिहासिक 
विप्रतिपत्ति नही है । तात्पयं के ऐक्य तथा प्रेरणा के ऐक्य के कारण वेदव्यात 
को ही सब पुराणो के प्रणेता ( अथवा संस्कर्ता ) मानने मे किसी प्रकार का 
दोष उपस्थित नही होता । ऋषियो के स्वरूप-विषय मे ब्रह्माण्ड पुराण का 
यह कथन इस प्रसंग मे सतनीय है ।* 

पुराणो के कारण ही घासिक सहिष्णुता का साम्राज्य भारतवर्ष के 
धाभिक क्षेत्र मे प्रतिष्ठित हुआ । वैष्णवपुराण शिव की निन्‍्दा नहीं करता, 
प्रत्युत शिव को भी वह हरि के रूप मे ही ग्रहण करता है । ब्रह्मा से इन दोनो 
देवो का एकत्व पुराणों मे अभीष्ट है। विष्णुभक्ति के मुख्यतया प्रतिपादक 
होने पर भी नारदीय पुराण ने स्पष्टठतः शिव, विष्णु तथा ब्रह्मा का एकत्व 
प्रतिपादन किया है ६-- 

हरिशकरणयोमंध्ये ब्रह्मणश्चापि यो नर.। 
भेदं करोत्ति सोथञ्श्येति तरक॑ भृशदारुणस्‌ ॥ 


१. घमंशासत्प्रशेतारों महिम्ता सर्वंगाश्च वै॥ ३१॥ 
तपः प्रकषं; सुमहान्येषा ते ऋषय॥; स्मृता;। 
बृहस्पतिश्च शुक्रश्च व्यास सारस्वतस्तथा ॥ ३२ ॥ 
व्यास: शास्त्रप्रणयनाद्‌ वेदव्यास इति स्मृता; । 
यस्मादवरजा: संतः पृर्वेभ्यों मेधयाधिका:॥ ३३ ॥ 
ऐश्वयेंण च॒ संस्पन्‍्तास्ततस्ते ऋषयः स्मृता।। 
यस्सिन्काले न व वयः प्रमाणमृषिभावने ॥ ३४ ॥ 
हश्यते हि पुमान्कश्चित्कश्चिज्ज्येष्ठतमो-घिया । 
यस्माद्‌ बुद्ष्या चर वर्षीयान्बलोअ॑पि श्रुतवानुषि६ ॥ 
4५ मु “| जत्रह्माण्ड, अ७ ३३ 


नवम परिच्छेद : पौराणिक धर्म ४०१ 


हरं हरि विधात्तार य। पव्यत्येकरूपिणस्‌ । 
स यात्ति परमानन्दं शास्त्राणामेष निश्चयः ॥ 


+न्‍नारदीय ६॥४८-४९ । 


महापुराण के वर्णनो की यही दिशा है। उपपुराण की रचना किसी 
विशिष्ट घामिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए की गयी है । इसलिए उपपुराण किसी 
विशिष्ट देवता के पूजानुष्ठान को लक्ष्य कर निर्मित हुए हैं। ऐसी दशा में 
अन्य देवो के साथ संघर्ष की सम्भावना हो सकती है, परन्तु मूलतः पुराणों में 
धामिक असहिष्णुता को चर्चा बहुत कम है । घामिक भौदाय॑ पुराणों का लक्ष्य 
है । श्रीमद्भागवत मुख्यतया विष्ण तथा उनके विभिन्‍त अवतारों की छीछा 
का वर्णव करनेवाला पुराण है। यहाँ शिव अपने पूर्ण उदात्त रूप में चित्रित 
किये गये हैं । दक्षप्रजापति ने शिवजी को जो शाप दिया है वह शव सत के 
निम्नस्तरीय तब्यो की और संकेत करता हैं। शिव विष्णु के विरोधी तथा 
विद्रोही के रूप में चित्रित नही किये गये है । 

पुराणों मे ध्मंशाक्लीय विषयों का समावेश कब किया गया ? इस प्रश्त के 
उत्तर मे विद्वानों में मतभेद है। भारतोय परम्परा के अनुसार घमंशात्रीय 
विषय पुराणसंहिता के मौलिक वण्य॑ विषयों में से अस्यतम था । पूर्व परिच्छेद 
में सप्रमाण दिखछाया गया है कि जयमंगलछा ( कौठिल्य अरयथंशासत्र (१-४५) की 
व्याख्या ) मे पुराण के पत्चरूक्षण में सुध्ि, प्रवृत्ति, संहार तथा मोक्ष के संग मे 
घर्म को भी अन्यतम लक्षण माचती है जिसका प्रतिपादन पुराणकर्ताओं को 
सर्वेथा अभीष्ट था । आपस्तस्व धसंसूत्र के वचन भी इसी तथ्य के पोषक है । 
आधुनिक विद्वानों की दृष्टि इससे भिन्‍न है । वे घर्मशासत्रीय विषय--जैसे दान; 
तीयंयात्रा, आचार, व्यवहार तथा प्रायश्चित्त आदि---को पुराण का अविभाज्य 
अंग नही मानते। जनता के भीतर वैदिक सिद्धान्त के प्रचार के निमित्त 
ही अवान्तर शतांब्दियो मे इन विषयो को पुराण में सम्मिलित कर लिया । 
इस विषय मे मनुस्मृति, याज्ञवक्यस्मृति तथा नारदस्पृति का नाम मूल स्रोत 
के रूप में गृहीत किया जा सकता है। मसनुस्तृति का रचनाकाऊलू २०० ई० पू० 
--१०० ई० तक, याज्ञवल्क्य का स्व॒नाकालू १०० ई०--३०० ई० तक तथा 
नारदस्मृति का रचवाकालू १०० ई०---४०० ई० तक कारी महोदय ने अपने 
धमंशासत्र के इतिहास में स्वीकार किया है। फलत) षष्ठ सप्तम शती से पहले 
यह विषय पुराणो में सम्मिलित नहीं किया गया। अध्म-नवम शती से 
इन विषयो का पुराण में समावेश करने का काल मानना सर्वेथा न्‍्याय्य तथा 
उचित प्रतीत होता है | 

२६ पु० वि० 


ध्ण्रे पुराण-विमर्श 
पीराणिक घर्म का वेंशिप्टय 


पौराणिक धर्म कोर्ट नदीन उत्पन्त होनेवाला धर्म नही है जो वेद-प्रतिपादित 
मभौटिक उसमे मे विनेद रखता है। मूल उत्त्त समस्त वैदिक हो हैं। केवल 
दरिदर्दित ग्थिति की बावश्यकता पूर्ण करने के लिए कतिपय प्राचीन विषयो 
का परिहार किया गया है कौर कतिपथ नवीन विपषयो का ग्रहण | बैदिक 
मे मर्मदाण्ठ पर विशेष आग्रह था, पौराणिक युग में भक्ति के ऊपर विज्षेप 
महत्व दिया गया । उस प्रकार के सामान्य अन्तर को देखकर क्या यह घसम 
एक्न रा का प्रतिवादक माना जा सकता है ? अवश्य ही वैदिक देवों 
में क्षति ग पराणों ने सपने क्षेत्र ने हुटा दिया | केवछ पौच देवो को ही 
उसने सहत्य देकर गहण कर दिया । ये देव है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश 
हा सूर्य प्‌ के हृदय से आविर्भतत होकर वेद पहले ऋषि, मुनि, ज्ञानी 
तथा भक्त लोगो के मानस में विचरण करने लगा। प्राह्मण, क्षत्रिय मौय 
दग्यो फे बनिरिक्त अन्यान्य साधारण मनुग्यो को उनमे दीक्षित होकर जीवन 
ही सा्धपता सम्यादन करने का अधिकार नहीं था। वेद की भाषा समझने 
मी हथा पैदिक मन्जों के तात्पयं को हृदयद्भम करने की योग्यता मानव-समाज 
में घोल ही लोगो भें थी। दीक्षा तथा उन्‍नयवन से विरहित होने के कारण समाज 
दे निम्न स्तर के लोग सपने जीवन को वेदमय बनाने से वंचित रह गये। 
इस ममो की पूि महपि बेदब्यास तथा उनके शिण्य और प्रशिष्यो ने वेदरूपिणी 
सरस्यती वो पनता हे कल्याण के लिए मानव-समाज के ऊब्बंलोक से 
निम्नग्तर में लाने के लिए अपने को नियुक्त किया। इसी का मुभग परिणाम 
हुआ पुराणों को रचना । वेद और पुराण वस्तुत: अभिन्‍न हैं। किन्तु वेद 
हद्विए समुदाय भे प्रतिप्थित हु और पुराण सभी श्रेणियों के नर-वारियों मे 
दिमसिल वेश-मूता भौर विचिय सत्तिभंगी से विच्रनेवाड़े है | पुराण का उद्देश्य 
वेद के दरों यो एनसाधारण दक पहुचाना है । इसकी सिद्धि के लिए उसने 
सर सस्झुत बाणी को सपना माध्यम बनाया है । फेवल भारत के प्रान्तों में 
ही नहीं, प्रस्युत भारत के दाहर अनेक द्वीप-द्वीपान्तर और देश-देशान्तरों में भी 
पुरायों ने भारतीय सनातन वैदिक बिचारघारा, कमंधारा और भावधारा को 
॥ च्यि है पुराणों की कृपा से सनातन वेदों ने सभी श्रेणियों के नर- 
सार्यो दे होबन णो नियन्प्रित करके परम कज्याण, विमरू प्रेम तथा विशुद्ध 
इनाद गे मार मे प्रदत्त करने का क्षघिकार प्राप्त किया है । 


न 


हल 


दृष्यायों का प्रधान गौरव यह है कि बेद ने शिस्त परम तत्त्व को ऋषियों 


है भी दश््िय, मन बोर दुढ्धि से अप्राप्य देश मे रख दिया था, पुराणों ने 


उेघका सर्वधापारण हे इम्धिय, मन शोर बुद्धि के समीप कर रख दिया है । 


तंवम परिच्छेद $ पौराणिक धर्म ४०३ 


वेदों के सत्य, ज्ञान और अनन्त ब्रह्म ने पुराणों में सौन्दरयंमृति तथा पतितपावन 
भगवान्‌ के रूप में अपने को प्रकाशित किय्ण है। वेदों ने घोषणा की है कि 
ब्रह्म सब प्रकार के नाम, रूप तथा भावों से परे है। पुराण कहते हैं कि प्रह्म 
सर्वेनामी, सर्वरूपी और सर्वभावमय है । वेद कहते हैं-- एक सद्दिप्रा बहुधा 
व्दन्ति! । पुराण कहते है-- एक सत््‌ प्रेम्णा बहुघा भवति !! भगवान्‌ की 
अनन्त विभूतियों के मधुर रूपो का दशन हमें पुराणों मे भिलता है। पुराणों ने 
यह उद्घाटित किया है कि एक हो परम तस्व भगवान्‌ विभिन्न रूप और नासो 
में विचित्र शक्ति, सामथ्यं त॒या तौन्दर्य को पक्5 कद सम्पुर्ण संसार में लीला- 
विजाप्त कर रहे हैं तया प्रत्येक उपासक सम्प्रदाय किसी-त-क्रिसों रूप में उसी 
भगवान्‌ की ही उपासना करके इताथ॑ता प्राप करता है । इसी कारण भारत 
के समग्र घामिक सम्प्रदाय एकत्व के सूत्र में बंधे हुए हैं । इस प्रकार पुराणों ने 
सर्वातीत ब्रह्म को सबके वीच मे लाकर, मनुष्य के भीतर देवत्व के बोध को 
तथा भगवत्ता की अनुभूति को जागरित कर दिया है। पुराणों मे मानवन्जाति 
के इतिहास गौर विशेषतः भारत के प्राचीन इतिहास का वर्णन है, पर साथ 
ही साथ पुराणों का प्रधान लक्ष्य यह दिखलाना है कि यह सब संसार भगवान्‌ 
की लीला का विलास है। इस प्रकार पुराणो ने वैदिक तत्त्वो को रोचक रूप से 
जन साधारण के सामने रखने का श्लाघनीय प्रयत्व किया है । वैदिक धर्म को 
लोकप्रिय बनाने का श्रेय इन्ही पुराणों को प्राप्त है । 


वेद और पुराण की इस मौलिक एकता से अपरिचित होनेवाले विद्वान 
ही वेदक और पौराणिक इन दो विशिन्न घर्मो की चर्चा करते हैं। जो व्यक्ति 
वेद में श्रद्धा रखते हुए पुराणो मे आस्या नही रखता, वह हिन्दुधर्म के मौलिक 
सिद्धान्तो से नितान्त मनभिनज्न है। वेद और पुराण एक ही अभिन्न सनातन 
घ॒र्मं के भिन्न काल में आविर्भूत होनेवाले विशिष्ट ग्रच्थ है। वैदिक संहिताओं मे 
5मुंकाण्ड का वि्येष प्रावल्य हमे मिलता है। परन्तु उन्हे ज्ञान तथा भक्ति से 
शुन्य बतलछाना भी नितान्त उपहास्यास्पद है। तथ्य बात यह है कि संहिताकों 
में बीज रूप से निहित सिद्धान्तों का ही पल्‍लवीकरण हमे पिछले साहित्य में 
उपलब्ध होता हैं। भक्ति की चर्चा केवल पुराणों में ही है, उपनिषदो मे नही, 
यह कथन दुःसाहसपूर्ण है। कठोपनिषद्‌ का स्पष्ठ कथन है कि बिता ईएवर की 
कृपा के ईश्वर को प्राप्त नही किया जा सकता । विद्या और बुद्धि उसकी प्राप्ति 
में निताल्त व्यर्थ हैं। भगवत्कृपा का यह तत्त्व कितने सुन्दर रूप में अभिव्यक्त 
किया गया है--- 


“तायमात्मा प्रवचनेच लक्ष्यों, 
त मेघया न बहुधा श्रुतेन। 


४०४ पुराण-विमर्ग 


यमेवेष वृणुते तेतन छब्यः, 
तस्पैव आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌ ॥” 
--( कठ० उप० १२२३ ) 
केनोपनिषद्‌ में कहा हैं कि ईश्वर भजनीय है, इस दृष्टि से उत्तकी उपासना 
करनी चाहिए--- 
“तद्गत्ृमिति उपासितव्यस्‌” ( केन० उप० ) 
वरुण-सूक्तो में भक्तों की भावना जिस मधुर रूप में व्यक्त की गयी है वह 
विद्वानों से अपरिचित नही है । इन प्रमाणों के रहते हुए भक्ति की पुराण-काल 
की नयी उपज मानना आन्ति की चरम सीमा नही तो क्या है ? 


क्लास ०्ब्ऊप्ओ 


(१) 
पौराणिक हिन्दूधर्म का स्वरूप 


१. हिन्दूधर्म स्वतन्त्रता-पोषक धर्म हे 


प्रत्येक सत्यान्वेषीको यह स्पश्ठया विदित है कि हिन्दू-धर्मं का स्वरूप 
ईश्वर, आत्मा, सृष्टि एवं मानव-जीवन के ध्येय के सम्बन्ध में किसी वादविशेष 
को स्वीकार करना, किन्‍्ही विशिष्ट क्रियाओं का अनुष्ठान तथा बाह्य आाचारों 
का पालन एवं उपासना की विशिष्ट पद्धतियों का अनुसरण अथवा किसी खास 
पैगंवर अथवा ईश्वरीय दूत को विना न-तु-न-च किये प्रमाण मानना नही है । 
इन सब प्रश्नों के विषय में हिन्दूधमें मानवीय बुद्धि एवं हृदय दोनों को पूर्ण 
स्वतन्त्रता देता है। ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता एवं नियन्ता न मानना, जात्मा 
को नित्य एवं चेतन तत्त्व स्वीकार न करना तथा मुक्ति को आत्मा की शाश्वत 
आनन्दमयी स्थिति अद्भीकार न करना भी हिन्दूधरम की दृष्टि मे कोई अक्षम्य 
अपराध नही माना गया है। हिन्दूधर्म ने ऐसे लोगों को भी अवतार अथवा 
ऋषि मानने में आगा-पीछा नही किया, जिन्होंने ईश्वर तथा मात्मा के अस्तित्व 
को स्वीकार नही किया; किन्तु जो वैसे महानु आध्यात्मिक पुरुष थे। हिन्दुधर्म॑ 
का कभी यह आग्रह नही रहा कि मानवीय विचार, भावना तथा इच्छा-शक्ति 
पर बनुचित रोक-टोक लगायी जाय । 

इसके विपरीत हिन्दूधर्मं ने सदा इस बात को डंके की चोट कहा है कि 
मनुष्य स्वरूपतः सभी वन्धनों से मुक्त है और अपने स्वतन्त्र पुरुषार्थ के बल से 
पूर्ण स्वातन्ब्य प्राप्त करना ही उसके जीवन का सर्वोच्च आदरशं है । हिन्दुधर्म 
की यह मान्यता है कि यद्यपि स्वतन्त्रता पर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, 
फिर भी इस जग॒त्‌ में बाह्य एवं आन्तरिक--शारीरिक एवं मानसिक--परि- 
स्थितियाँ दुर्भाग्यवश उसकी इस स्वतन्त्रता को कम कर देती हैं, अत प्रत्येक 
मनुष्य का ध्येय यह होना चाहिए कि जितनी स्वतन्त्रता उसे प्राप्त है, उसका 
वह पूर्ण स्वतन्त्रता--सब प्रकार के बन्चनों एवं उपाधियों से म्ुक्ति--पाने के 
लिए उपयोग करे | इसोलिए हिन्दूधम मानवीय आत्मा के निर्वाघ विकास पर 
किसी प्रकार का निग्नहपृर्ण नियन्त्रण नहीं लगा सकता; बल्कि वह प्रत्येक पुरुष, 
सनी एवं बच्चे की वुद्धि को अन्धकार से मुक्त करने की चेश्शा करता है, जिससे 
वह आादश स्वतन्त्रता प्राप्त करते के लिए अपनी अधिकृत स्वतन्त्रता का समु- 
चित उपयोग कर सके । इसलिए हिन्दूधर्म किसी को किन्ही विशिष्ट मतवादो, 


४०६ पुराण-विमर्ण 


उपासना के प्रकारों अथवा घबाह्य भाचारों को ग्रहण करते के लिए बाध्य नहीं 
करता । इसके फलस्वरूप हिन्दूधर्मं की सीमा के अन्दर हमे असंख्य रुम्प्रदाय 
देखने को मिलते हैं, जिनके परात्पर-तत्व एवं परमोपास्य के सम्बन्ध में भिन्‍न- 
भिन्‍न मत हैं तथा जिनमे साधना के मिन्न-भिन्न प्रकार तथा भिन्न-भिन्न क्रिया- 
कलाप, धाचार एवं रीति-रिवाज पाये जाते है। परन्तु क्या इसका भर्थ यह है 
कि हिन्दूधर्म इतने सम्प्रदायों का एक निर्जीव समुदायमात्र है, उसमें एकता 
अथवा स्वतन्त्र जीवन है ही नही ? नहीं, ऐसी बात कदापि नहीं है । हिन्दूधर्म 
का एक शरीर और एक ही भात्मा है। वह एक अमर प्राणी है, जिसके शरीर 
मे ये सव भेद संघटित एवं समन्वित रहते हैं भीर जिसकी आत्मा उन सबको 
अनुप्राणित एवं आलोकित करती रहती है। अवयव अवयदी से सम्बद्ध रहकर 
विकसित एवं नवीन होते रहते हैं। अवयवी उन्हे सम्बद्ध रखता है और वे 
उसका महत्त्व बढ़ाते रहते हैं । 


२. हिन्दूधर्म का शरीर 
हिन्दूधम के शरीर की ओर दृष्टि डालने पर हमे कुछ ऐसे विज्लेप लक्षण 
दृश्गोचर होते हैं, जो हिन्दु्मों के सभी सम्प्रदायों मे समान रूप से पाये जाते 


हैं और जो उन्हे एक सूत्र मे बाँधे रखते हैं। हिन्दूधर्म की आत्मा ने इन बाहरी 
सामान्य लक्षणों में तथा उनके भीतर से अपने को प्रकट कर रखा है । 


(कफ ) भारत फी राष्ट्रीय संस्कृति फे प्रति लादर भाव 


पहली मुख्य विज्वेषता है--हिन्दुओं के सभी सम्प्रदायों का भारत की सदा 
विकासोन्मुश्त राष्ट्रीय संस्क्रति के प्रति आदर का भाव । सभी हिन्दुओं का वेदो 
में, जिनपर उनका समान अधिकार है, अमर विश्वास है। प्राचीन भारतीय 
ऋषियों ने बुद्धि, नीति, कला एवं अध्यात्म के क्षेत्र मं जो सबसे बड़ी करामाते 
कर दिखायी है, वेद उनके वाड्मय प्रतीक है। उनका जीवन सादा, ह्दय 
पवित्र तथा शरीर और मन निष्पाप थे तथा सत्य शिव॑ सुन्दरम्‌! एवं पूर्ण 
स्वतन्त्रता के लिए उन्होने सच्ची खोज की थी । इन्ही सब कारणों से वे मनुप्य 
की वौद्धिक चेतना के समक्ष विश्वात्मा भगवान को प्रकट करने के लिए उपयुक्त 
माध्यम बने हुए थे। वेदों मे एक ही दिव्य मानव, एक मसीह, एक मवतार 
या एक पेगस्वर के ही उपदेश नही है। उनका दर्शन प्राचीन भारत की अनेक 
प्रचुद्ध आात्माओं को हुआ था । भारत के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्को ने उनकी परस्पर 
तुलना करके उनकी एकवाक्यता तथा उनके अनुभव की परीक्षा की और उन्हे 
हिन्दू समाज, हिन्दूधर्म एवं हिन्दू-संस्क्ृति की सुदृढ भित्ति बनाया । उन्हे प्रमाण 
मानते का अर्थ हे--भारतीय आत्मा के विकास की आदिम एवं पवित्रतम 


नवम परिच्छेद ; पौराणिक धर्म ४०७ 


भूमिकाओं मे भारत-माता के अन्दर जो कुछ उत्तम से उत्तम बातें थी, उन्हें 
निःसद्धोच स्वीकार करना । 
परन्तु भारतीय प्रतिभा के इन प्राचीनतम कार्यो के प्रति स्वाभाविक 
आदरभाव ही हिन्दुओं की एकता का एकमात्र कारण नहों है। रामायण, महा- 
भारत, स्मृतिग्रन्य, तन्‍्त्र, एराण एवं दर्शनों के प्रति, जो देश के परवर्ती प्रबुद्धतम 
मस्तिष्कों की कृतियाँ हुँ, हिन्दुओं के सभी सम्प्रदायों का महान्‌ आदर हैं। 
भारतीय जीवन और संस्कृति के सभी विभागों मे विचारों एवं आदर्शो को 
लेकर जो भी उच्तति हुई है--वामिक कला भर साहित्य, विज्ञान और दर्शन, 
धर्मशासत्र एवं कर्मकाण्ड तथा पारिवाश्कि, सामाजिक एवं धामिक व्यवस्थाओं के 
द्वारा भिन्न-भिन्न रूपों में भारतीय आत्मा का जो क्रमिक विकास हुआा हैं, ये सब 
ग्रन्थ उसी के प्रतीक हैं । हिन्दुजांति भतीत के गौरव को तथा अपने प्रति उसकी 
देन को कप्ती अस्वीकार नहीं करती। दूसरी ओर उससे प्राचीत शास्त्रों के 
वाचिक अथे के प्रति अथवा प्राचीन आचारों के वाह्य रूप के प्रति अनुचित पक्ष- 
पात कप्नी नही दिखलाया, किन्तु अपने को परिवर्तित स्थिति के अनुकूल बना- 
कर सदा ही सनातनघर्म का सचाई के साथ अनुगभन करने की चेष्टा की है । 
हिन्दू छोग भतीत के गौरव को सिर भ्रुकाते हुए भी वर्तमान काल में विचार 
एवं क्रिया के स्वातन्त्य की कदापि उपेक्षा नहीं करते तथा अपनी धारणा के 
अनुसार समुज्ज्वल भविष्य की ओर आगे बढने से भी नही चूकते । हिन्दुओं की 
शास्रो मे श्रद्धा का स्वरूप क्‍या है? अत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर भारतीय 
इतिहास के अत्यन्त अर्वाचीन सुजनोन्मुख काल तक भारत ने ऊँचे से ऊँचे तथा 
उत्तम से उत्तम जो कुछ भी काम कर दिखाया है, उसके प्रति ठोस आदर का 
भाव एम उसे बिना न-तु-न-च किये प्रमाण मानना । 
( ख्र ) राष्ट्र के संत-महात्माओं एवं वीरों के प्रति भद्धा 
महान्‌ हिन्दुसमाज के सभी वर्गो मे एकता के उपयुक्त बलवान सूत्र के 
अतिरिक्त उनमे भारत के राष्ट्रीय सन्तं-महात्माओं एवं वीरों के प्रति--उन 
यशस्वी ऐतिहासिक व्यक्तियों के प्रति, जिन्होंने भारतीय प्रगति की किसी भी 
भूमिका मे उसके धासिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा वोद्धिक जीवन 
ता 
का , मेनु और याज्ञवल्क्य, भारद भौर कपिल, 
पार कर गो पंप गो गपण 
कम  क बज हज प्रानक, शप्नानुज बौर रामानन्द, 
दे हान संतो एवं युगप्रवर्तकों ने; भगवान्‌ कृष्ण, 
जनक बोर हरिश्चच्र, भीष्म और अर्जुन, श्रुव और प्रह्माद भादि विख्यात 


०८ ”  पुरांण-विमर्श 


राष्ट्रीय वीरो एवं राजषियों ने तथा भगवती सीता भौर सावित्री, जगज्जननी 
सती थोर उमा, मैत्रेयी और गार्गी प्रभूति भारत की आदर्श महिलाओं ने अपने 
को हिन्दू कहलानेवाले सभी पुरुषों एवं सर््रियो फे हृदय पर अटल नैतिक एवं 
बाध्यात्मिक प्रभृत्व स्थापित कर छिया है । सिद्धान्तो एवं जीवनचर्या में वहुचिघ 
अन्तर होने पर भी सामान्यतः हिंदुमात्र प्रेरणा के इन शाश्वत सर्वंसुलभ स्रोतों 
से प्रेरणाएँ ग्रहण करते हैं भौर अपने को इन्ही के कुठुम्बी रूप मे अनुभव करते 
हैं । इस प्रकार के सभी आदर्श पुरुषों एवं देवियों की स्मृति---जो दिन-प्रति- 
दिन, मास-प्रतिमास और वर्षे-प्रतिवर्ष विभिन्‍न प्रकार के उत्सवों एवं घामिक 
अनुष्ठानों तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाले पौराणिक आखूयानों एवं ऐतिहासिक 
घटनाओं की कथाओं, यात्राओ, अभिनयो एवं अन्य उल्लासपूर्ण खेल-तमाशों 
के द्वारा जाग्रत ही नही अपितु अधिक जाज्वल्यमान एवं ताजी रखी जाती है,-- 
सभी युगो मे तथा देश फे सभी भागों में हिंदू:समाज एवं धर्मं के समी अवयवों 
में सांस्कृतिक एवं भाध्यात्मिक एकता बनाये रखती है तथा उसे भौर भी सुदृढ़ 
बनाती है । इतना ही नही, वह उनमें इस भाव को भी जाग्रत्‌ करती है कि 
सृष्टि के आरम्भ से ही उसमें अमर जीवन की एक अविच्छिन्न घारा प्रवाहित 
हो रही है | हिन्दू जाति उन यशस्वी व्यक्तियों को, जिन्होने सनातन तथ्यों को 
अपने जीवन में उतारा है, उन तथ्यों के सम्बन्ध मे कोरे वादो एवं कल्वताओ 
की भपेक्षा अधिक महत्त्व देती है । 
(प ) राष्ट्रीय महरव के स्थानों का आदर 

हिंदुओ के सभी सम्प्रदायो में एकता बनाये रखनेवाला सीसरा सूत्र भारत 
के राष्ट्रीय महत्त्व के स्थानों के प्रति पवित्रता की बुद्धि है । ये स्थान, जो इस 
महान देश के सभी भागों में--नगरो एवं बनो मे, नदियों तथा सरोबरों में, 
पव॑तो एवं उपत्यकाओं मे, विखरे पड़े हैं, तीथ॑ माने जाते हैं । प्रत्येक हिन्दू, 
चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय अथवा जातिका क्यो न हो, अपने एवं अन्तःकरण 
की शुद्धि के लिए अपनी स्थिति के अनुसार इनमे से अधिक से अधिक तीथों की 
यात्रा करने में हिन्दू लोग शैव, शाक्त, वेष्णव, बौद्ध अथवा जैन तौर्थों में कोई 
भेदवुद्धि नही करते। वे सभी भारतमाता के प्रत्येक बच्चे की दृष्टि मे 
पवित्र है। 

ये तीथ* क्‍या है ? अयोध्या, मथुरा, काशी, द्वारकापुरी, उज्जयिनी आदि 
किसी न किठ्ठी समय भारत के कुछ महान्‌ प्रतापशाली राज्यों की प्रसिद्ध राज- 

१. तीर्थो का विषय पुराणो मे बड़े विस्तार से दिया गया है। तीर्थ की 
संस्था अत्यन्त प्राचीन काल से भारत मे प्रचलित थो । महाभारत के वनपव 
( अ० ८५ ) में इसका सर्वप्राचीन रूप इृष्टगियोचर होता। तीथथों के 


नवम प्रिच्छेद : पौराणिक धर्म ४०९, 


धानियाँ थीं और राजनीतिक महस्व को खो देने के बाद भी इतनी शताब्दियो 
पे भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के महान्‌ केन्द्रों के रूप मे अपने गौरव को 
बनाये हुए हैं मौर भारतीय जीवन की विभिन्न दिशाओं पर स्थायी ढंग का 
जोरदार प्रभाव डाले हुए हैं । दूसरे प्रकार के तीर्थ भारत की मुख्य तीन नदियाँ 
हैं, जो भिन्न-भिन्न प्रान्तों मे बंटी हुई हैं एवं उनमें परस्पर सम्बन्ध स्थापित 
किये हुए हैं तथा जो सभी वर्गों के लोगों के छिए सुश्च-समृद्धि, पवित्रता एवं 
बल का कारण बनी हुई हैं। गड़ा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नमंदा, सिन्धु 
और कावेरी--इन सात प्रवित्र तदियों का प्रत्येक हिंदू को प्रतिदित अपने स्नान 
अथवा पीने के जल में आवाहन करना सिखाया जाता है। देश के किसी भी 
नगण्य कोने में स्थित किसी भी छोटे से गाँव में वह क्यो ने रहता हो, उसे 
यह वात याद रखनी होती है कि में महान्‌ और पवित्र भारत देश का निवासी 
हैँ और जिस जल में स्‍्तान करता हूँ या जिसे मैं पीता हैँ अथवा भगवान्‌ को 
चढाता हैं या जिससे मैं अपने पितरों का तपंण करता हैं, वह मातृभूमि की 
सस्पूर्ण नदियों का सम्मिलित जल है । इसी प्रकार हिमालय, विन्ष्याचल, 
नीलग्िरि इत्यादि महान्‌ पर्वत, जो उसे अपनी महान जन्मभूमि के सौन्दर्य, 
भव्यता एवं गौरव का स्मरण दिलाते हैं; वृन्दावन, दण्डकारण्य, नैमिषारण्य 
आदि महानु वन, जिनमे प्राचीन तपोवन एवं वनस्थित विश्वविद्यालयों तथा 
राष्ट्रीय वीरों के साहसपुण्ण कार्यों एवं राष्ट्रीय देव-देवियों की आनन्‍्ददायिनी 
क्रीड़ाओं की स्मृतियाँ निहित हैं; हेपायन, पुष्कर, मानस, चस्पा, नारायण आदि 
महान सरोवर, जो अनेक राष्ट्रीय संतों एवं घर्माचायों की स्मृत्ति से पूत हैं -- 
प्रत्येक हिंदू इस सबका तीथाँ के रूप में स्मरण करता है, जहाँ का सारा 
वातावरण आध्यात्मिकता से सरावोर रहता है। 

जो जो स्थानविशेष भारत के पृज्य संत-महात्माओं की तपस्या अथवा 
आध्यात्मिक साधन से पवित्र हो चुके हैं अयवा महान्‌ राष्ट्रीय घीरों अथवा 
ऋषिकलप विद्वानों की उदार कृतियों से गौरव को प्राप्त कर चुके हैं अथवा 
जो राजनीतिक, सामाजिक, नेतिक, बौद्धिक अथवा घामिक दृष्टियों से ऐतिहासिक 
सहत््व रखनेवाली सहतो घटनामो के कारण चिरस्मरणीय हो पये हैं अयवा 


अनेक प्रकारो का निर्देश पुराणों भे है, यथा पितृतीर्य गणना (मत्स्य, अ० २२), 
देवीपीठ गणना ( मत्स्य १३ अ० ), प्रह्मतीर्थ गणना ( प्रभासक्षेत्र १०५ अ० )। 
सामान्य तीर्थों के सूचनाघ॑ द्रष्टव्य ब्रह्म २५ अ०, अरिन० १०९ अ० | काशी 
के उद्यानो का साहित्यिक वर्णन मत्स्य १७९ अ० २१-४४ एलोक, वाराणसी 
तथा प्रयाग का वर्णन कूम १३१-३५ तथा ३६-३९ । इन तीर्थों के विषय मे 
विशेष ख्य से द्रथ्व्य ऋणे कृत हिस्ट्ी ऑँव घसंशास्त्र, भाग ४ पृ० ५५२-८२७ | 


४१० पुराण-विमर्श 


जिन्होंने अपने प्रभावोत्पादक प्राकृतिक सौस्दर्य एवं भव्यता से लोगो का ष्यान 
आकर्षित किया है, वे सामान्यतः सभी हिंदुओं के लिए तीथंरूप हैं, चाहे 
उनके घामिक सिद्धान्त अथवा सामाजिक रीति-रिवाज अथवा बाचरण 
सम्बन्धी नियम कैसे भी क्यों व हो। इस प्रकार अपने सारे प्राकृतिक 
एवं अजित गौरव तथा अपने अतीत, वर्तमान एवं भविष्य को लिये हुए 
समग्र भारतवर्ष का प्रत्येक हिंदु की दृष्टि में एक आध्यात्मिक अर्थ है। 
प्रत्येक हिंदू बच्चा करीव-करीब अनजान में ही भारतवपं को आदरपुर्वेक 
एक सुन्दर एवं महान सजीव व्यक्ति--अपनी सन्तानो के प्रति वात्सल्य एवं 
करुणा से पूर्ण तथा उनकी सब प्रकार के अनिष्टो से रक्षा करने की शक्ति एवं 
साधनों से सम्पत्त भगवती जगदम्वा के रूप मे स्मरण करना सीख जाता है । 
भारत के समस्त सम्प्रदायो' एवं जातियो' को हिंदूधर्म की सर्व॑संग्राहक भुजाओं 
के भीतर एक सूत्र में पिरोने तथा उनके जीवन एवं संस्कृत को एक विशेष 
रूप देने मे यह भाव कितना प्रवक सहायक है--इसका सहज ही अनुमान 
लगाया जा सकता है । 


३. हिदूधर्म और भारतवर्ष 

इस प्रकार भारतमाता के प्रति इस सजीव बुद्धि को हिंदूधर्म का शाश्वत 
एवं नित्य नूतन शरीर कहा जा सकता है। हिंदूधमं का व्यापक रूप जो सभी 
सम्प्रदायो' के हिंदुओ' की बुद्धि में उतरा हुआ है भौर जिसका उनके धामिक 
दिद्धान्तो, सामाजिक प्रथाओ एवं दाशंनिक मतवादो से कोई सम्बन्ध नहीं है, 
उसका स्वहूप है--भारत की नैतिक, वोद्धिक, ललित कला सस्बन्धी, सामा- 
जिक, राजनीतिक एवं धामिक सम्पत्ति मे जो कुछ भी अच्छा भौर महान है, 
उदात्त थौर सुन्दर है तथा महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगो है, उसे पवित्र मानना 
एवं आध्यात्मिक रूप देवा । जो कोई भी भारतमाता को अपने जीवन की 
भधिष्ठात्री देवी के रूप मे स्वीकार करता है, वह हिंदू कहलाने का न्‍्यायतः 
अधिकारी हैँ । हिंदूघम अपने कलेवर के अन्दर इस देश की तथा बाहर की 
सभो सभ्य एन जंगली जातियो तथा सभी धामिक सम्प्रदायो एग सामाजिक 
संबटनों को उनके धामिक सिद्धान्तो, भावनाओं एन आचारो' की तथा उनके 
सामाजिक धिचारो, रीतियो और रिवाजो की विशेषताओं को मिटाये बिना 
ही हजम कर जाने की शक्ति रखता है और उसने मतीत काल में ऐसा किया 
भी है । शर्तं यही है कि वे भारत के गौरव परु गरव॑ करता सीख जाये, उनकी 
दृष्टि वस्तुतः भारतीय हो जाय भौर वे भारत की आत्मा से भनुप्राणित हो', 
जो नैतिक, वौद्धिक, सामाजिक एग आध्यात्मिक साधना के विभिन्‍न रूपों 
द्वारा अति प्राचीन काल से अपने को चरितार्थ कर रही है। 


नवम परिच्छेद : पौराणिक धर्म ४९९१ 


हिन्दुओं का अस्तित्व ही भारत की एकता के भाव--भारत एक सजीव 
आध्यात्मिक सत्ता है, इस भाव के साथ--सस्वद्ध है। हिन्दू एक-दूसरे के साथ 
एक ही माता के बच्चो के रूप में सम्बद्ध हैं, जो उनके लौकिक एवं पारलौकिक 
जीवन को उदात्त एवं पूर्ण बनाने के लिए उन्हे भौतिक, मानसिक एवं आध्या- 
त्मिक--सभी प्रकार का भोजन देती है। भारतमाता की पूजा एवं सस्मान तो 
अपने-अपने ढंग से हिन्दूध्म फे अन्तर्गत सारे घामिक सम्प्रदाय करते हैं और 
अपनी नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए वे उसी से प्रेरणा ग्रहण करते 
हैं। प्रत्येक हिन्दू का आध्यात्मिक ध्येय है--अपनी व्यध्टि आत्मा का भारत की 
बात्मा के साथ ऐक्थवोधघ करना; क्योकि उसकी दृष्टि मे भारत की भात्मा 
विश्वात्मा की अत्यन्त तेजस्वी अभिव्यक्ति है। हिन्दुओ की दृष्टि मे भारत 
निरा भौतिक देश--भौतिक जग्रतू का एक क्षुद्रेश--ही नहीं है, अपितु 
विश्वात्मा का एक विशिष्ट शरीर है और इस रूप में वह आध्यात्मिकता का 
सनातन स्रोत है। इसी देश मे भगवान्‌ प्रत्येक युगनपरयन्त मे आन्त एवं मृढ़ 
जगत्‌ को दिव्य आलोक देने तथा उसे शान्ति, सामझस्य, एकता एवं आनन्द 
का सच्चा सार्ग दिखलाने के लिए विद्येष रूप से प्रकट होते हैं । 


४. हिन्दूधर्म की आत्मा 

अब हिन्दूधर्म की आत्मा के सम्बन्ध मे कुछ शब्द कहूँगा । यह स्पष्ट है 
कि हिन्दूधमं की आत्मा का मनुष्य की अपूर्ण भाषा में पृणंतया निर्देश नहीं 
किया जा सकता । बौद्धिक ज्ञान, सामाजिक प्रथा, घार्मिक सिद्धान्त आदि मे 
भमहान्‌ अन्तर रहते हुए भी हम एक ही जात्मा को सभी सम्प्रदायो के हिन्दुओं 
की दृष्ठि तथा व्यापार को अनुप्राणित एवं आलोकित करते हुए अनुभव कर 
सकते हैं, परन्तु इन सभी भेदो मे तथा उन्तके भीतर से अपने को अभिव्यक्त 
करनेवाली इस अमर आत्मा को तकशास्रानुमोदित परिभाषा नहीं की जा 
सकती । अन्य साम्प्रदायिक मजह॒वो की भाँति हिन्दूधमें भी यदि विशिष्ट 
पँगस्‍्वरों के नपे-तुले उपदेशों से आविर्भत होता, यदि विशिष्ट आचार्य-परम्परा 
के द्वारा उपदिष्ठ निश्चित सिद्धान्तो के आधार पर ही इसकी स्थापना हुई 
होती तो इसकी आत्मा का उन उपदेशो अथवा सिद्धान्तो की भाषा मे निर्देश 
किया जा सकता था। परन्तु हिन्दूधम॑ मे ऐसी कोई मान्यता नहीं है, जिसे 
उसका प्राण कहा जा सके । उसकी आत्मा किन्‍्ही ईश्वर के भेजे हुए दिव्य 
मानव के द्वारा सदा के लिए निर्धारित किन्‍्ही सिद्धान्तो, किन्ही नियमों एवं 
कानूनो, किन्ही विचारों, भावनाओं तथा क्रियाकलापो के अन्दर बद्ध नहीं 
है । हिन्दृधर्म की आत्मा स्वयं विकसित हो रही है। युगनयुग मे मनुष्यों की 
बाहरी परिस्थिति में तथा उनकी शारीरिक एवं मानसिक योग्यता में जो कुछ 


४१४ पुराण-विमर्श 


प्रतीयमान जगतु के प्रत्येक पदार्थ का एक आध्यात्मिक बर्थ है और जगंत्‌ 
में काम करनेवाली सम्पूर्ण शक्तियाँ एक आध्यात्मिक उद्देश्य के द्वारा नियन्त्रित 
है और एक चिन्मय इच्छा शक्ति की अभिव्यक्तियाँ है। सभी हिन्दू जगत को 
अजर-धमर माता के रूप मे नमन करते हैं, जो सम्पूर्ण जीवो को उत्पन्न करके 
उनका प्रेम एवं आनन्द के साथ पोषण करती है। यह प्रतीयमान विश्व, जो 
देखने मे असंख्य प्रकार की वस्तुओं एवं घटनाओ से बना हुआ है, हिंदुओ को 
दृष्टि मे एक सजीव व्यक्ति है, जो असंख्य रूपो में अभिव्यक्त एक ही आत्मा, 
एक ही उद्देश्य, एंक ही नियम से भनुप्राणित एवं ओतप्रोत है । हिन्दू अपने 
हृदय मे विश्व की महत्ता एवं सौन्दर्य का अनुभव करते हैं तथा उसे माता के 
रूप में पजते हैं। विश्व के चिन्मय स्वरूप की पृर्ण भनुभृति ही उसके चिन्मय 
स्वछ्प की पर्णता है । जीवन एवं जगत्‌ के प्रति यह आध्यात्मिक दृष्टि हिन्दूधर्म 
के आत्मा की अभिव्यक्ति है । 
( ख ) जगत्‌ के नेतिक शासन में विश्वास 
हिन्दुधमं के आत्मा की दूसरी महान अभिव्यक्ति हिन्दुओं का यह 
विश्वास है कि जगत्‌ के अभ्यन्तर शासन में नैतिक विधान की प्रधानता 
है । हिन्दुमात्र इस नैसगिक विश्वास से अनुप्राणित है कि एक न्यायपुर्ण विधान 
जगत्‌ के जीवो में सुख-दुश्ख, सम्पत्ति और दरिद्रता, बल और भिबंलता, 
विवेक और मूढता, उच्चाकांक्षाओं और नीच प्रवृत्तियों, उदात्त भावनाओों 
एवं नीच मनोविकारों तथा अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों का विभाजन 
करता है। जीव-जगतु में भौतिक कार्य-कारणभाव नैतिक कार्यंकारणभाव 
के सर्वथा अधीन एवं उसी के द्वारा नियन्त्रित है। प्रत्येक व्यक्ति अपने 
शुभाशुभ कर्मो का अनिवार्य फल भोगता है । अतः अपने कतंव्य का मार्ग 
निश्चित करने मे हिन्दू इसी बात का विचार करते हैं कि वह शुभ है 
अथवा अशुभ, उसका चैतिक परिणाम शुभ होगा या अशुभ, वह शाल््रोक्त 
नैतिक नियमो' के अनुकुल है या नही; वे केवल अथवा मुख्यतया इस बात का 
विचार नही करते कि भौतिक दृष्टि से तथा भौतिक कार्य-कारणभाव के विचार 
से उस कम से तात्कालिक लाभ होगा या हानि। उनके कर्मों का नियन्त्रण 
अधिकतर नैतिक विचार से होता है, लौकिक लाभ की दृष्टि से नही । नैतिक 
कार्य-कारण-भाव या कर्म के विधान मे विश्वास हिन्दूधर्म का एक मुख्य 
सिद्धान्त है । इस विश्वास का अर्थ यह है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का 
निर्माता है, अकेला वही अपने सुख-दुःख के लिए, अपनी मनोवृत्तियों के 
लिए तथा अपने जीवन मे आनेवाले अनुकू : भवसरो तथा विध्त-बाधाओ के 
लिए जिम्मेवार है। यह विश्वास उसे यह एखलाता है कि किसी दूसरे के 


नवम प्रिच्छेद : पौराणिक धर्म छश्प्‌ 


प्रति, जिसके पास अधिक सम्पत्ति हो तथा जो अधिक आराम भोगता हो, 
अथवा जिसे अधिक पद-प्रतिष्ठा प्राप्त हो, ईर्ष्या, द्ेष या बेर का भावमत 
रखो; क्योकि यह उसके विछले कर्मों का फल हैं। वह उसे अपनी स्थिति को 
सुधारने के लिए दूसरों के साथ कठुतापृर्ण प्रतिस्पर्दा करने से रोकता है; 
क्योकि वह जानता है कि जो कुछ भनुकूलताएं उसे प्रात है, यदि वह उनका 
समुचित उपयोग करे और अपने चरित्र को उन्नत बताये तो उसे नैतिक 
विधान के अनुसार ठीक समय पर अपने शुभ कर्मो का फल अवश्य मिलेगा । 
जगत्‌ के नैतिक शासन मे विश्वास के साथ-साथ तथा उसी से पूरा-पूरा भेल 
खाता हुआ हिन्दुओ का दुसरा विश्वास पृव॑जन्म के सिद्धान्त में है। मनुष्य 
का जीवन उसके वरतंमान भोतिक शरीर के जन्म से नही प्रारम्भ होता और 
न उस शरीर की मृत्यु के साथ उसका अन्त होता है। कम का विधान ही प्रत्येक 
जीवन का नियन्त्रण करता है। वर्तमान जीवन मे उसे जो योनि, जैसी 
योग्यता और जो अनुकूलताएं प्राप्त है, वे सब उसके प्राक्तन कर्मो के नैतिक 
फल हैं। उसके जो कर्म वर्तमान जीवन में फलीभृत नही होते, थे भावी जनों 
में फलीभृत होगे । प्रत्येक व्यक्ति को भात्मविकास एवं आत्मा की पू्णता के 
“लिए बार-बार अवसर दिये जाते हैं । यह विश्वास प्रत्येक हिन्दू को पूर्णता एवं 
आनन्द की भाशा से भर देता है भौर उसे वर्तमान जीवन की बविपत्तियों को 
सहन करने की शक्ति प्रदान करता है । 
(भ ) मुक्ति का सिद्धान्त 
हिन्दूधमं की आत्मा एक दूसरे उच्च सिद्धान्त के रूप मे अपने को अभिव्यक्त 
करती है । वह यह है कि मानवीय आत्मा की चरम आककाँक्षा इतनी ऊंची है 
कि वह इस परिवरतंतशील जगत के सीमित भागों से पूर्ण नही हो सकती 
तथा उसकी स्थायी पूर्ति कर्मवन्धन से, प्रतीयमान जग्रतु के सुख-दुःखो से 
तथा सब प्रकार की सीमाओ एवं उपाधियों से सवंथा छूटने मे ही है । हिन्दुओं 
के विश्वास के अनुसार सव प्रकार की सीसमाओो को लॉध जाना, जगत के 
नेतिक शासन से और उसके फलस्वरूप जन्म-प्रृत्यु एवं आपेक्षिक सुख-दु।खो के 
चक्र से भी छुटकर ईश्वरीय पूर्णता--निरतिशय आनन्द की नित्यस्थिति--प्राप्त 
करना मानवीय आत्मा का नेसगिक अधिकार है। अपनी संसारयात्रा का अन्त 
करने के लिए तथा अपने सासारिक जीवन के परम उद्देश्य को धुर्ण करने के 
लिए यह आवश्यक है कि मानवीय भात्मा अपने को अज्ञान और अहड्टार से, 
उछाओ एवं वासनाओ से, सांसारिक प्रतिष्ठा एवं समृद्धि की आसक्ति से, 
भोतिक दृष्टि एर्ग दूसरो के साथ प्रतिस्पर्डा भाव से मुक्त करे तथा निरतिशय 
ज्ञान, निःस्वार्थ प्रेम, अविचल शान्ति, कल्मषहीच पवित्रता तथा समस्त भूतो 


४१६ पुराण-विमश 


के साथ अभेदयुद्धि सम्पादंने फरे और इस प्रकार भगवान्‌ के साथ अभेद॑ 
स्थापित करे । प्रत्येक हिन्दू की सर्वोच्च आकाक्षा यही होती है । 


( घ ) भगवान्‌ का सर्वग्राही स्वरूप 


अन्ततोगत्वा मैं हिभ्दूघ्म का एक महत्त्वपूर्ण स्वरूप बतला देना चाहता 
हूँ, जिसके कारण धर्मोन्माद या घ॒र्मान्धता हिन्दुओं की बुद्धि में गहरी जड़ नहीं 
जमा सकती । ईश्वर एव मुक्ति के सम्बन्ध में हिन्दुओं की ऐसी मान्यता है फि 
जिसमें सभी मतो का समावेश हो जाता हूँ । हिन्दुधर्म अधिकारपूर्णक यह कभी 
नही कहता कि ईश्वर का स्वरूप बस, यही है--इससे भिन्‍त नहीं; वह इस 
बात की घोषणा नही करता कि अमुक संत अथवा पंगम्बर की अन्तहंष्टि 
अथवा प्रज्ञा ने परात्पर वस्तु के स्वरूप का पूर्ण रूप से आकलन किया है। 
बह यह भी नही कहता कि परमोपास्यरूप से साकार भगवान्‌ की सत्ता में 
विश्वास करना मानवीय आत्मा को आध्यात्मिक पुर्णता के लिए अनिवाय॑ है । 


अवश्य ही ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर के स्वरूप के सम्बन्ध मे तीन 
मुख्य सिद्धान्त हैं जो हिन्दू संस्कृति के प्रभाव में जन्मे एवं पछे हुए प्रत्येक 
पुरुष एग र्नी के हृदय में--चाहे वह विद्वानु हो या अनपढ़--काम करते हैं। 
पहली मान्यता है निविशेष ब्रह्मपरक । इस रूप मे वे ही सब कुछ--एकमान्न 
तत्त्व माने जाते हैं। एक परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा परमात्मा नहीं है । 
केवल इतनी ही बात नही, अपितु एक परमात्मा के अतिरिक्त और किसी को 
सत्ता ही नही है । सारी सोपाधिक सत्ताएँ उस एक निरुषाधिक स्वतःसिद्ध 
सत्ता के आभ्मासमात्र है। भीतर-वाहर--सर्वत्र जो कुछ प्रतीत होता है, 
उसमे एकमात्र उन्ही को देखना--यही सउच्चा ज्ञान है। वे निग्मुण हैं, बयोंकि 
गुणो के साथ सम्बन्धो का होना अनिवाय है और जहाँ सम्बन्ध हैं, वहाँ 
उनसे सम्ब७ अन्य वस्तुएं भी होनी ही चाहिए। जो एक एवं अद्वितीय है, 
वह.निगुंण, तित्य, अपरिच्छिन्न एवंनिविश्वेष तो होगा ही। सभी प्रातिभासिक 
सत्ताएँ स्वरूपतथ उनमे अभिन्‍न है । 

दूसरी मान्यता है परमेश्वर के विषय में । इस रूप मे वे समस्त जीवो 
एवं इन्द्रिययोचर पदार्थों के तथा अनन्त भेदों से युक्त अखिल विश्व के 
भधीएवर हैं । इस सापेक्ष रूप मे वे जगत्‌ की सम्पूर्ण परिच्छिन्न एवं अनित्य 
वस्तुओं के उत्पादक, नियन्ता एवं संहारक हैं। वे अनन्त शक्ति, ज्ञान एवं 
सोम्यता तथा अनन्त प्रकार के उत्तम गुणो' से सदा संपन्न हैं, जिनके कारण 
सभी सत्पुरुष गाढ़ भक्ति एवं श्रद्धा से उवकी वन्दना करते हैं। परन्तु उनका 
कोई निश्चित नाम अथवा रूप नहीं है। वे समस्त नाम-रूपात्मक हैं। चूँकि 


नवम परिच्छेंद : पौराणिक घंम॑ ४१७ 


नाम और रूप की सहायता के विना मनुष्य के लिए चिन्तन सम्भव नहीं है, 
अत$ उनका चिन्तन एवं उपासवा करने के लिए मनुष्य कियी भी नाम अथवा 
रूप का उपयोग कर सकता है। किसी भी नास या रूप को, जो मनुष्य के 
चित्त में जगदीश्वर भगवान के सर्वेश्वयंपूर्ण स्वरूप की स्फूरति कर सकता हो, 
हिन्दू भगवन्नाम अथवा भगवद्‌ रूप सान लेता है। प्रत्येक हिंच्दु का विश्वास 
है कि ऐसे सभी रूप अतीन्द्रिय भगवान्‌ के इन्द्रिगगोचर रूप है। भगवाघर के 
विषय में कौन सी मान्यता कहाँ तक पूर्ण है, यह स्वाभाविक ही इस बात पर 
निर्भर करता है कि उपासक का बौद्धिक, नेतिक एवं आध्यात्मिक विकास कहाँ 
तक हुआ है । 

तीसरे, सभी हिन्दुओं का यह नेसगिक विश्वास हैं कि एक ही परमेश्वर 
इस जगत्‌ में अनेक देवताओ के रूप में अपने को अभिव्यक्त किये रहते है । 
इत्तमे से प्रत्येक देवता के सम्बन्ध मे यह माना जाता है कि साक्षात्‌ परमेश्वर 
ही एक विशिष्ट शरीर घारण करके उस रूप में प्रकट है और उसी शरीर में 
उनके ऐश्वये, ज्ञान, सौम्यता, श्री, सौन्दर्य एवं तेज की विशिष्ट कलछाएँ प्रकट 
रहती है। इन देवताओं के विभिन्‍न नाम भौर विभिन्‍न रूप हो सकते हैं शौर 
इनके द्वारा विभिन्‍न शक्तियों एवं गुणों का प्रकाश हो सकता है। परन्तु 
स्वरूपतः वे एक-दूसरे से अभिन्‍न हैं; क्योंकि उन सबसे एक ही परमात्मा का 
निवास है तथा एक ही परमात्मा उनमे तथा उनके द्वारा भिन्‍न*«भिन्‍न लीलाएँ 
करते हैं । हिन्दुओ की दृष्टि मे भगवान्‌ के ये सभी रूप विज्ञानमय एवं चिन्मय 
जगत्‌ में परिच्छिन्न जीव एवं इन्द्रियगोचर पदाथ्थें सत्य है। भतः कोई व्यक्ति 
अथवा समुदाय अथवा जाति चाहे किनन्‍्ही भी देवताओं की उपासना करे, अथवा 
जगदीश्वर की किसी “भी नाम-रूप से आराधना की जाय, हिन्दू उस प्रकार की 
उपासना अथवा इस प्रकार के किसी भी उपासक के प्रति द्वेप का भाव नही 
रख सकते । इसलिए घर्मोन्माद, जो बहुधा नीचातिनीच पाशविक विकारों की 
अपेक्षा अधिक गिरानेवाला एवं भयावह होता है, हिन्दुओं के चित्त मे कभी जड़ 
नहीं पकड़ सकता । 

इस प्रकार हिन्दू घर्मं की आत्मा अपने आपको सावंभौम धामिक दृष्टि के 
रूप मे तथा ईश्वर सस्वन्धी सभी विवेकपृर्ण मान्यताओं तथा सब प्रकार की 
आध्यात्मिक साधनाओं के समादर के रूप में अभिव्यक्त करती है। अतः हिल्दू 
धर्म ही विश्ववर्म का सच्चा नमुना है। वतंसान हिन्दूधर्म का यही स्वरूप है। . 
' यह स्वरूप पुराणो के ऊपर ही आश्चित है। अतः इसे पौराणिक घ॒र्मं का रूप 
सानना सर्वेधा उचित है । 


२७ पु० वि० 


(२) 
महाभारत से धर्म का स्वरूप 


महाभारत की प्रतिष्ठा भारतीय सल्कृति के प्रतिपादक ग्रन्थों मे अनुपम है। 
यह एक उपजीव्य महाप्रवन्घात्मक काव्य होने पर भी मूलतः इतिहास * संज्ञा 
से अभिहित किया जाता है। इसके रचयिता महषि व्यासदेव ने स्वयम्‌ इसे 
इतिहासोत्तम बतलाया है जिसका आश्रय लहेकर कवि की प्रतिभा नयेन्‍नये काव्यों 
की--गीतिकाव्यो तथा महाकाव्यो की--भौर नये-तये रूपको की संघटना से 
कृतकार्य हुई है । इतना हो नही, यह एक साथ एककालावच्छेदेन अथेशार्त्र, 
धर्मशास्र, कामशासत्र तथा सोक्षशाद्ष है जिसकी तुलना इस वैचितज््य के कारण 
किसी भी अच्य ग्रन्थ से हो ही नही सकती । फरुतः यह अपनी विशिष्टता की 
दृष्टि से एकदस वेजोड़ है, अन्ततः अनुपमेय हे--- 
अर्थंशास्त्रमिदं प्रोक्तं धर्मंशास्त्रमिदं महत्‌। 
कामशास्त्रमिद प्रोक्‍तं व्यासेनामितवुद्धिना ॥ 
-आदिपवं, २॥३८ ३ 
फलतः महाभारत का धसंशासत्रीय स्वरूप भाख्यानादिको के साथ आजकल 
जो उपलब्ध हो रहा है, वह भी नृतन निर्माण नही है । यह तो निश्चित है कि 
यह स्वरूप महाभारत के मादिम रूप मे-- जय नामक पाण्डवों की विजयगाथा 
के मूलतः वर्णनात्मक ग्रन्थ से--वतंमान नही था, क्योकि शतसाहस्नी संहिता 
में हो आख्यानो का अस्तित्व विद्यमान है, इसका प्रमाण 'महाभारत मे अनेकत्र 
मिलता है ।* महाभारत मे आख्यानो की प्राचीचता का प्रभाण हमे कात्यायन 
के वातिक तथा पतञ्जलि के महाभाष्य से भली भाँति मिलता है। “आखू्या« 
१, इतिहासोत्तमादस्माज्जायन्ते कविवुद्धयः। 
पत्चम्य इव ध्ृत्तेभ्यों छोकसंविधयस्रयः ॥ 
+महाभारत, आदिपवं, २४८५ 
इंदं॑ कविवरै; सर्वेराज्यानसुपजीव्यते । 
उदयप्रेप्सुभिपृत्येरसिजात इवेश्वर ॥ 
++वही, श्लोक ३८९ 
२. इंदं शतसहस्नं तु लोकानां पुण्यकर्मंणामु । 
उपाख्याने॥ सह जशेयमार्थ भारतमुत्तममु ॥ 


--वेही, १।१०१ 


नवम परिच्छेद : पौराणिक धर्म ४१६ 


नाख्यायिकेतिहासपुराएेम्यश्च/ (पाणिनि सूत्र ४२६० पर कात्यायन वारतिक) 
के ऊपर अपने महाभाष्य में पतंजलि ने 'यवक्रीत', प्रियंगु' तथा बयाति! के 
आख्यानों का उल्लेख किया है । इनमे से 'यवक्रीत' तथा “यश्ञाति” का आार्यान 
महाभा रत में क्रमश३ वनपर्व मे (१३५-१३८) तथा आदिपर्व (अ० ७६-८५) में 
आज उपलब्ध होता है। फलतः इन आख्यानों से संवलित महाभारत का प्रणयन 
पतञ्जलि से (द्वितीय शती ई० पू०) पुर्ेकाल में निष्पन्त हो चुका था। इतना ही 
नहीं, आश्वलछायन गृझ्मसूत्र ( ईस्वीपू्वे पंचम षष्ठ शती लगभत्र ) मे तपंण के * 
अवसर पर भारत तथा महाभारत दोनो ग्रत्यों के धर्माचारयों का इंथक्‌ छथक्‌ 
तपंणविधान का निर्देश किया गया है ( युमच्तु जेमिनि वैशस्पायन-पल-सूत्र 
भाष्य भारत-महाभा रत धर्माचर्या '"* '"'तृप्यन्तु ) । फलत) भ्रह्मभारत का घसे- 
शाज्ज्ीय रूप काफी पुरावा है । ई० प्‌ृ० पंचम या पष्ठ शर्ती में इसका अथवा 
इसके मुख्य अंश का प्रणयन माना जाय, तो कथमपि असमंजस न होगा । 


महाभारत में धरम! की बड़ी ही व्यापक तथा विशद कल्पना भद्धीकृत 
की गयी है। इस विशाल विश्व के नाना विभिन्‍न अवयबो को एक सृन्न मे, 
एक शूद्डूला मे वाँधनेवाला जो सावंभौम तत्त्व है वही घर्मं है । धर्म के बिना 
प्रजाओ को एक सुत्र में घारण करनेवाला तत्त्व दूसरा नही हे। यदि धर्म का 
अस्तित्व इस जगत्‌ मे न होता, तो यह जगत्‌ कब का विश्वद्धल होकर छिन्न- 
भिन्‍न हो गया रहता । युधिष्ठिर के धमंविषयक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पिता- 
मह का यह सर्वप्रथम कथन धर्म की महनीयता तथा व्यापकता का स्पष्ट संकेत 
प्रदात करता है--- 


सर्वत्र विहितो धर्म: सत्यप्रेत्य त्तपःफलस | 

बहुद्वारस्य धर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया ॥ 
“-शातिपव, १७४२। 
यह श्लोक बड़े महत्त्व का है। इसका आशय हैं कि सब आश्रमों में वेद के 
द्वारा धर्म का विधान किया गया है जो वस्तुतः अहृष फल देनेवाला होता हे । 
सद्वस्तु के आलोचन ( ठप: ) का फल मरण से पूच ही प्राणी को प्राप्त होता 
हे कर्थात्‌ ज्ञान हृश्फल होता है। घम्म के द्वार बहुत रो है जिनके हारा बह 
अपनी अभिव्यक्ति करता है। घममं की कोई भी क्रिया विफल नही होती--धर्म 
का कोई भी अनुष्ठान व्यर्थ नही जाता। अतः धममं का आचरण सर्चदा तथा 

सर्वथा एलाघनीय है । 

परन्तु संसार की स्थिति श्रद्धालु जनो के हृदय में भी श्रद्धा का उन्मूलन 
करती है। वनवास मे युधिष्ठिर को अपनी दुरवस्था पर, अपनी हीच-दीन दशा 
पर बड़ा ही क्षोत्र उत्पत्त हुआ था। अपनों स्थिति का परिचय देकर 


४२० धुराण-विमर्श 


वे लोगश ऋषि से धर्म की जिज्ञासा करते हुए दीख पडते है । वे पृछतते हैं--- 
भगवन्‌, मेरा जीवन अधाभिक नही कहा जा सकता, तथापि मैं निरंतर दुश्खो 
से प्रताडित होता रहा हूँ । घर्में करते पर भी इतना दुःख का उदय | उधर 
अधमं का सेवन करनेवाले सुख-समृद्धि के भाजन हैं। इसका क्‍या कारण है? 
इसके उत्तर मे धर्म की महत्ता प्रतिपादित करनेवाले लोमश ऋषि के ये वचन 
ध्यान देते योग्य हैं-- 
वर्धत्यधर्मेण नरस्ततो भद्राणि पश्यति। 
तत्त: सपत्नान्‌ जयत्ति समूलस्तु विनश्यत्ति। 
--वनपवे, ९४४ 
अधम के आचरण से मनुष्य की वृद्धि जो द्वीख़ पड़ती हे वह स्थायी न 
होकर क्षणिक ही होती है । मनुष्य अधर्म से बढता है, उसके वाद कल्याण को 
देखता तथा पाता है। इतना ही नहो, वह शचन्नुओ को भी जीतता है, परच्तु 
अन्त में वह समुल नष्ट हो जाता है। अधघर्म का आचरण-कर्ता अकेले ही नाश 


नही प्राप्त करता, प्रत्युत अपने पुत्र-पौच्रादिको के साथ ही वह सदा सवंदा के 
लिए नष्ट हो जाता है। 


सानव जीवन का स्वारस्य घम्म के आचरण मे है--जो सकाम भाव से 
सम्पादित होने पर ऐहिक फलो को देता है और निष्काम भाव से आहत होते 
पर आमुष्मिक फल--मोक्ष की उपलब्धि कराता है। फलत+ महाचु फल को 
भी देनेवाले, परन्तु धर्म से विहीन, कर्म का संपादन मेधावी पुरुष कभी न करे । 
मयौकि ऐसा आचरण कथमपि हितकारक ( तद्धित ) नही माना जा सकता--- 
धर्मादपेत॑ यत्‌ कर्म यद्यपि स्यान्महाफलम्‌ | 
न तत्‌ सेवेत मेधावी न तद्धितमिहोच्यते ॥ 
+शातिपवं, अ० २९१।८॥ 
इस धर्म का साम्राज्य बड़ा ही विस्तृत, व्यापक तथा सा्वभौस होता है । 
इसके द्वार अनेकत्र परिद्ृष्ट होते है। यदि किसी सभा मे न्याय के लिए व्यक्ति 
उपस्थित हो भौर उस सभा के सभासद्गण उसके वचनों की उपेक्षा कर न्याय 
करने के लिए उद्यत नही होते, तो उस समय व्यासजी की दृष्टि मे धर्म को 
महान्‌ पीड़ा पहुँचती है, ऐसे दो प्रसंग महाभारत में बड़े ही महत्त्व के तथा 
आकर्षक हैं--सभापर्ण ( अ० ६८ ) मे द्रौपदी के चीरहरण के अवसर पर विदुर 
का वचन तथा उद्योगपर्ग (अ० ९५ ) मे कौरवसभा में दौत्य के अवसर पर 
श्रीकृष्ण का वचन । विदुरजी का यह वचन कितना सामिक है-- 
द्रोपदो प्रश्नमुक्त्वेव॑ रोरवीति त्वनाथवत्‌। 
न च विज्नूत त॑ प्रश्न॑ सभ्या धर्मोष्च पीड्यते ॥ 
५ +-सभापवे, ६८५९ 


नवम परिच्छेद : पौराणिक धर्म ४२१ 


किसी राजसभा में आत॑ व्यक्ति, जो दुः्खों से प्रचाडित होकर न्याय माँगने 
के लिए जाता है, जलती हुई आग के समान होता है। उस समय सभासदों का 
यह पवित्र कर्तव्य होता है कि वे सत्य धर्में के द्वारा उस प्रज्वलित अग्नि को 
शान्त करें। यदि अधमम से विद्ध होकर धर्म सभा में उपस्थित हो, तो सभासदों 
का यह धर्म होता है कि वे उस काँटे को काटकर निकाल बाहर करें । यदि वे 
ऐसा नही करते, तो उस सभा के वे सदस्य स्वयम्‌ ही अधर्म से विद्ध हो जाते 
हैं। ऐसे समय के पाप का विभाजन भी महाभारत की सुक्ष्म धामिक भावना 
का पर्याप्त अभिव्यंजक है । महाभारत का कथन है कि जिस सभा मे निदित 
व्यक्ति निन्दित नहीं किया जाता, वहाँ उस सभा का श्रेष्ठ पुरुष आधे पाप को 
स्वयम्‌ लेता है; करनेवाले को चौथाई पाप मिलता है और चौथाई पाप सभा- 
सदों को प्राप्त होते हैं । न्यायान्याय की इतनी सुक्ष्म विवेचना अन्यत्र शायद ही 
कही मिले । इस प्रसंग मे महाभारत के मूल एलोक ध्यान देने योग्य हैं, क्योकि 
वे सुत्नरूप में ही पूरे मन्तव्य का प्रकाशन करते है, नपे-तुले शब्दों मे, साफ- 
सुथरे संक्षिप्त वचनों मे-- 
सभां प्रपद्चते द्यार्त: प्रज्वलन्निव हव्यवाद। 
त॑ वे सत्येन धर्मेण सभ्याः प्रशमयन्त्युत ॥ ६० ॥ 
है 4 4 
विद्धों धर्मों छधर्मेण सभा यत्नोपपच्चते। 
न चास्य शल्य॑ छृन्तन्ति विद्धास्तत्र समासदः ॥| ७३ ॥ 
अर्ध हरति वे श्रेष्ः पादों भवति कतुंषु। 
पाददचेव सभासत्सु ये न निन्‍दन्ति निन्दिततम्‌ ॥| ७८ ॥। 
>सैभाषवं, अ० ६८। 
यही विवेचन उद्योगपर्व में भी दृष्गोचर होता है जब श्री कृष्णचन्द्र 
धुतराष्ट्र की सभा में सन्धि कराने के उद्देश्य से स्वयमु दौत्य कर्म स्वीकारतते 
हैं। विद्धो धर्मों छधर्मेण/ बाला इलोक वहाँ भी उद्घुत किया गया है 
( अ० ९५, एइलोक ४० )। 
इस इलोक के पीछे तथा थागे भी दो इलोक नितान्त माभिक तथा तथ्य 
प्रतिपादक हैं जिनमे से प्रथम एइलोक का. तात्पर्य यह है कि जहाँ सभासदों के 
देखते हुए भी धर्मं अधर्म के द्वारा और सत्य अनुत द्वारा मारा जाता है (हन्यते), 
वहाँ सभासदो की हत्या जाननी चाहिए--- 
यत्र धर्मों छधरमंण सत्य॑ यन्नानृुतेत च। 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हत्तास्तन्र सभासदः ॥ 
“उद्योगपर्ग, ९५॥४९। 


श्र पुराण-विमश 


तथा द्वितीय श्लोक का आशय इसीसे मिलता-जुलता हे कि जो सभासद 
अ्धर्स को देखते हुए भी उपचाप बैठे रहते है थौर उस अन्याय या अधर्म 
का प्रतिकार वही करते, उन्हे वह धर्म उसी भाँति तोड़ डालता है जिस 
प्रकार नदी किनारे पर उगनेवाले पेडो को अपने वेग से तोड़कर गिरा 
डालती है--- 
धर्म एतानारुजति यथा नव्चुकूलजान। 
येड्धर्ममनुपश्यल्तस्तृष्णी ध्यायन्त आसते॥ 
“वहीं, ९५५१ 
विराट पर्व मे भी ऐसा ही प्रसंग तव उपस्थित होता है जब द्रौपदी के 
साथ किये कीचक के दुष्छृत्यों पर राजा विराट ध्याव नहीं देता तथा उसे 
अन्याय के रास्ते से रोकते का प्रयत्न नही करता । सैरंत्री नाम से महारानी 
की परिचर्या करतेवाली अपमानिता द्रीपदी भरी सभा मे राजा विराट को 
ललवारकर चुनोती देती दे भीर कहती --- 
न राजा राजवत्‌ किश्वचित्‌ समाचरत्ति कीचके। 
दस्यूनामिव धर्मस्ते नहिं. संसदि शोभते ॥ 
“5विराटपर्व, १६१३१ 
राजा का धर्स अन्णयी को दंड देना है, परन्तु तुम राजा होकर भी कीचक 
के प्रति राजवत्‌-राजा के समान-कुछ भी वही करते हो । यह तो डाकुओ का 
धर्म है। सभा में यह तुम्हे कथम्रपि चही शोभता। कितनी उम्र है यह 
भत्संता [! कीचक प्रस्चरी के साथ जघन्य अन्याय करने पर तैयार है। ऐसी 
दशा से राजा हृपद को ( जिसकी सेना का वह आधिपत्य करता है ) उसे उचित 
दंड देना सर्गया च्याय्य है। इस न्याय से पराइमुख होने वाले राजा का धर्म 
डाकुओ का धर्म है--मिरन्तरु अन्याय तथा अत्याचार करना । 
यह तो हुई स्धाधर्मे की चर्चा । महाभारत का ससय बौद्ध घममं तथा 
बाह्मण धश्नै के उत्तट तथा घनघोर संघर्ष का युग था। दौद्ध धर्म अपने 
नास्तिक विचारों के कारण जन-साधारण का प्रिय पात्र बता हुआ था। उस 
युग में ऐसे व्यक्ति जिन्हें ब्ती तक मूँछ भी नही जमी थी घर द्वार से नाता 





१. कैचित्‌ गृहान्‌ परित्यज्य वनमध्यागमन द्विजा; । 

अजातश्मञ्रदों मन्दा॥ कुले जाता: प्रवन्नजु: ॥ 

धर्योष्वभिति मच्ठावाः समृद्धा ब्रह्मचारिणः। 

त्यक्त्वा आतृनु पितुंश्चेव तानिद्धोलूवकृपायत ॥ 
“शादिपव, ११॥२-३। 


तवस परिच्छेद : पौराणिक धर्म ४२३ 


तोड़, माता-पिता तथा ग्रुरु-वन्धुजनों से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर संनन्‍्यासी 
का वाना पहनकर जड्भल में तपस्या करने लगे थे। महाभारत के प्रणेता के 
सामने यह समाज-ध्वंस की अनिश्कारिणी प्रथा अपना करा८ल मुख खोलकर 
खड़ी थी | विकट समस्या थी समाज को इन नाशकारी प्रवृत्तियों से बचाने की । 
शान्तिपर्व के आरस्भ मे इस संघर्ष की भीषणता का पूर्ण परिचय हमे प्राप्त होता 
है। युधिष्टिर यहाँ वर्णाध्ठम धर्म की अवहेलना कर निवृत्ति-मार्ग के पथिक के 
रूप में चित्रित किये गये हैं । वे अरण्य-निवास के प्राकृतिक सौख्य, सुषमा तथा 
स्वच्छुन्दता का वर्णव बड़ी मामिकता तथा युक्ति के सहारे करते हैं। इस प्रसंग 
में उनके वचन मसंजुल तथा हृदयावजंक हैं ( शान्तिपर्व अध्याय ९ )। मेरी दृष्टि 
में महाभारत युद्ध मे भुयसी नरहत्या से विषण्णचित्त युधिष्ठिर मानव के 
शाएवत मूल्यों की अचहेलना कर संन्‍्यास-जीवन के प्रति अत्यासक्ति के कारण 
बौद्ध भिक्षु का प्रतिनिधित्व करते हैं और यदि उन्हें अपने चारो अनुजों के, 
श्रीकृष्ण तथा व्यासदेव के स्वस्थ उपदेश--वर्णाश्रम घर्में के समुचित पालन के 
विषय में--उचित समय पर न सिलते, तो वे भी वही कार्य कर बैठते जो उनके 
शताब्दियो पीछे कलिंग-विजय में सम्पन्त नरहत्या से ऊबकर सम्राट भशोकवर्धन 
ने किया था । मनुस्मृति में भी इस संधर्ष तथा विरोध की फीकी कक हमे 
ह॒ठातु इन शब्दों मे मिलती है--- 


अनधीत्य ह्विजो वेदान्‌ अनुत्पाद्य सुतानपि। 

अनिष्ट्वा शक्तित्तो यज्ञेमोक्षमिच्छुन्‌ पतत्यघ: ॥ 
--मनुस्मृत्ति । 
ऋणत्रय की कल्पना बेदिक आचार का पीठस्थानीय है। अपने ऋषियों, 
पितरो तथा देवों के ऋणों का वेदाष्यापन, पृत्रोत्पादव यथा यज्ञविधान के 
ह्वारा विना निष्क्रय-सम्पादन किये संन्यास का ग्रहण विडस्बना है, धर्म से 
नितान्त प्रतिकूल है । इसीलिए महाभारत का आदर्श मानव-जीवन के लिए है 
वर्णाश्षम घर्में का विविवत्‌ पालन । अन्य तीन आश्रमों का निर्वाह करने के 
कारण गृहस्थाश्रम ही हमारा परम ध्येय है । इसका उपदेश महाभारत मे नाना 
प्रकारों से, नाना प्रसद्धी में किया गया है जिनमे से एक-दो प्रसज् ही यहाँ 
सक्षेप में संकेतित किये जाते हैं। इन विशि४ घर्मो के अतिरिक्त महाभारत में 

सामान्य घममं का सर्वेस्व इस प्रस्यात पद्य मे निर्दिष्ट है--- 


श्रूयतां धर्मंसव॑स्व॑ श्रुत्वाचाप्यवधाय॑तास्‌ । 
आत्मन: प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
अपने लिए जी वस्तु प्रतिकूल हो वह दूसरों के लिए कभी न करनी 
चाहिए-घ्मे का यहु मौलिक तत्व महाभारत की दृष्टि मे धर्म वा 'सर्वेस्वा 


४२४ पुराण-विमर्श 


( समस्त धन ) है और इसे ऐसा होना भी चाहिए। कारण यह कि इस जगत 
के बीच सबसे प्रिय वस्तु तो आत्मा ही ठहरी । उसी आत्मा की कामना से 
ही जगत की वस्तुएँ प्यारी छगती हैं--स्वतः उन परतुओ का अपना कुछ भी 
मूल्य नही है, 'थात्मतस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति!। इस आत्मतत्त्व की 
कसौटी पर कसने से इस उपदेश से वठकर घसं का अन्य उपदेश क्‍या 
कोई हो सकता है ? इस लक्षण का निर्देश निपेघमुसेलस किया जाना भी अपना 
महत्व रखता है। अपने प्रतिकूल वस्तुधों का आचरण तो दूसरों के साथ 
कथमपि तथा कदापि होना ही नही चाहिए। वाहइविल में फ्राइस्ट का उपदेश 
भी इन्हों शब्दों में है। इसी तथ्य का प्रतिपादन महाभारत में वन्य शब्दों मे 
भी सपलठ्घ होता है--- 
परेषां यब्सूयेत न त्तत्‌ कुर्यात्‌ स्वयं नर: | 
यो छसूयुस्तथा युक्त: सोश्वहासं नियच्छति ॥ 
-+-पराशर गीता, शांति अ० २९० 
दुसरे व्यक्तियों के जिस काय्य की हम निन्दा किया करते हैं उसे हमे 
कभी स्वयं न करना 'चाहिए। इस कथन के सीतर जनजीवन को उदात्त पन्‍्य 
पर के चछते का बड़ा ही गस्प्तीर तत्व अन्तनिहित है। समाज के प्राणी 
धर्म फे इन सामान्य नियमों का जितना ही आदर अपने जीवन में करते हूँ, 
उतना ही महत्वशाली होता है वह समाज--इस विषय भें दो मतो की 
गुल्लाइश नहीं है । 
शान्तिपव के ११वें अध्याय में अजुंन से प्राचीन इतिहास के रूप से तापस 
शक्र के जिस संवाद का उल्लेख किया गया है हव इ सप्रसद्भ मे नुनं मवधाय है । 
गजातए्मश्षु बाल संन्‍्यासियों की टोली के सामने शक्न ने विधसाशी' की भूरि- 
भूरि प्रशंसा की है। विव्रताशी” का फलिताथ हे यृहस्थ । जो साय॑ प्रातः अपने 
कुठुम्बियों को अन्न का विभाजन करता है; अतिथि, देव, पितृ तथा स्वजन को 
देने के बाद अवशिष्ट बन्‍्त को स्वयं खाता है वही 'विधसाशी' के महत्त्वपूर्ण 
अभिधान,से वाच्य होता है ( विषस ८ पश्चसमहायज्ञों का अवशिष्ट अन्न, 
भाशी - भोक्ता ) -- 
साय प्रातविभज्याज्नं स्वकुटुम्बे यथाविधि। 
दत्त्वाइतिथिष्यो देवेभ्य: पितृभ्यः स्वजनाय च | 
अवशिष्टानि येछतन्ति तानाहुविघसाशिन: ॥ 
--शान्तिपर्ग, ११२३-४४ । 
फलत: पत्चमहायज्ञों का विधिवत्‌ अनुष्ठाता गृहस्थ ही सब आश्रमों में 
श्रेष्ठ माना गया है। असामयिक जैराग्य से उद्दिग्वचित्त युधिष्ठिर की नकुछ 


नवम परिच्छेद : पौराणिक धम ४२५ 


ने गृहस्थाश्रम को छोड़ असमय मे निवृत्ति मार्ग के पथिक होने के कारण गहरी 
भत्स॑ना की है । उनके ये वाक्य बड़े ही महत्त्व के हैं--हैं प्रमुवर युविष्ठिर, 
महायज्ञों का बिना सम्पादन किये, पितरो का श्राद्ध यथाधंत+ बिना किये तथा 
तीर्थों में बिना स्तान किये यदि प्रव्नज्या लेना चाहते हैं, तो आप उस मेघखण्ड 
के समान नाश प्राप्त कर लेगे जो वायु के भोके से प्रेरित किया जाता है। वह 
व्यक्ति तो 'इतो अ्रष्ट। ततो भ्रष्ट” के अनुसार दोनों लोकों से भ्रष्ट होकर 
बन्तराल में हो भूला करता है, फलतः पूर्वोक्त कर्मों का भनुष्ठान किये बिना 
संन्यास का सेवन महानिन्‍्दनीय कर्म है--- 


अनिष्ट्वा च महायज्ञेरक्ृत्वा च पितृस्वधाम्र । 
तोर्थेष्वनभिसंप्लुत्य प्रव्नजिष्यसि चेत्‌ प्रभो ॥ 
छिलन्नाभ्रमिव गन्तासि विलय॑ं मास्तेरितस्‌ | 
लोकयोरुभयोश्रंट्रो छान्तराले व्यवस्थित्त: ॥ 
““-वही, १२३३-३४ 
गृहस्थाश्रम की भूयसी प्रतिष्ठा का हेतु यह तथ्य है कि अन्य तीनों आश्रम 
गृहस्थाश्रम के ऊपर ही आश्रित तथा अवलम्बित हैं। अजुन ने इस आश्रम की 
स्तुति मे अनेक महस्त्वपृर्ण तथ्यों का उद्घाटन किया है ( अध्याय १८ ) | 
उनका कथन है कि यदि याचमान भिक्षुक को गृहस्थ राजा दान नही देता, तो 
वह अग्नि के समान स्वतः ही उपशान्त हो जायेगा अर्थात्‌ इंघन न डालने से 
अग्नि जिस प्रकार निर्वाण को प्राप्त कर छेती है, वही दशा दान से वंचित 
भिक्षुक की होती है--उपशान्ति अर्थात्‌ मृत्यु ॥ अन्त के दान से ही भिक्षुओं का 
जीवन निर्वाह होता है और इसलिए राजा का ( तथा सामान्यतः गृहस्थ का ) 
अन्न दान देता एक नित्यविहित आचरण है। अन्न से ही गृहस्थ होता है और 
गृहस्थ से ही भिक्षुओं का अस्तित्व हैं। अन्न से ही प्राण बनता है और इसलिए 
अन्नदाता प्राणदाता कहा जाता है। व्यावहारिक सत्य तो यह है कि भिक्षु 
यृहस्थ से निमुंक्त होने पर भी गृहस्थो पर ही आाश्चित रहता है। फलत: दान्त 
लोग गृहस्थों से ही अपना प्रभव ( उदय ) तथा प्रतिष्ठा ( स्थिति ) प्राप्त कर 
निश्चिन्तता से अपना जीवन यापन करते है। फलतः गृहस्थ आश्रम ही भार- 
तीय समाज का मेरुदण्ड है। वही हमारे समाज की रीढ है जो समाज के 
शरीर को उन्नत तथा स्वस्थ बनाये रहती है । मनु के भी एतद्विषयक सिद्धान्त 
महाभारत के इन मौलिक तथ्यों से नातिभिन्‍्न हैं-- 
न चेद्‌ राजा भवेद्‌ दाता कुत्त: स्पुर्मोक्षकाडिक्षण:। 
अन्नाद गृहस्था लोके5स्मिन्‌ भिक्षवस्तत एवं च। 
थच्चनात्‌ प्राण: प्रभवति अन्नदः प्राणदो भवेत्‌ ॥ 


४२६ पुराण-विमर्श 


गृहस्थेभ्योषपि निर्मुक्ता गृहस्थानेव संश्रिताः । 
प्रभवं च॒ प्रतिष्ठां च दान्‍्ता विन्दत्त आसते॥ 
वहीं, १८२७-२९ । 
महाभारत के अनुसार गृहस्थ जीवन के लिए हिंसा का ऐकालिक परित्याग 
न तो किया जा सकता है और न यह कथमपि गहँणीय ही है । मानव जीवन 
हिंसा के ऊपर आधारित है| बड़े पद्ु छोटे पशुओं की हिंसा करके ही अपना 
जीवन निर्वाह करते हैं और अपना प्राण घारण करते हैं ( शाम्तिपवें, १४५॥२०- 
२५ ) | महाभारत हिंसा के उज्ज्वल पक्ष को हमारे सामने रखता है जब वह 
कहता है कि दूसरों के मर्म को बिना छेदे हुए, दुष्कर कार्य को बिना किये और 
अपने घात्रु को बिना सारे क्या सनुष्य कभी महती लक्ष्मी को पा सकता है ? 


नाछित्वा परमर्माणि नाकृत्वा कर्म दुष्करस्‌ | 

नाहत्त्वा मत्स्यघातीव प्राप्तोति महती श्रियम्‌ ॥ 
+-वही, १५।१४ 
इतना ही नही, अपने शत्रु को जिसने नही मारा क्‍या उसे कभी कीति 
मिलती है तथा घन और प्रजा को क्या कभी वह पाता है ? नहीं, कभ्ती नही । 
इन्द्र ने वृत्रवण के कारण ही महेन्द्रत्व प्राप्त किया । लोक उन्ही देवों की अर्चा- 
पूजा करता है जिन्‍्होने शत्रु को मारकर अपना पद प्रतिष्ठित बताया। रुद्र, 
स्वंद, शक्र, अग्नि, वरुण आदि वे ही देव हमारी उपासना के प्रिय विषय हैं 
जिन्होने अपने शन्रुओ को मार डाला तथा अपनी प्रतिष्ठा निरवछिन्न बना 
रखी । तिष्कपे यह है कि इस लोक में कोई भी जीवित प्राणी अहिसा से कभी 
जीवित नही रहता--उसे अपने जीवन-निर्वाह के निमित्त दिसा का आश्रय 

लेना ही पड़ता है--यह छोकजीवन का ध्रुव सत्य है--- 


न हि पश्यामि जीवन्त॑ छोके कश्चिदहिसया । 

+-वही, श्लोक २० | 

यहाँ बौद्ध तथा जैच घ॒र्म के अहिसावाद की खरी आलोचना की गयी है । 
हिंसाका आश्रय कर दण्ड का विधिवत्‌ आाश्रयण राजा का सुझुष अनिवार्य 
कर्तव्य होता है । इस १५वें अध्याय मे अजुन ने दण्ड की भूयिष्ठ स्तुति प्रस्तुत 
की है जो.समाज के मंगल-साधन का एक प्रधान अड्भ है। आज भारतवपं को 
इस तत्व को समभने तथा मनन करने की नितान्त आवश्यकता है । महात्मा 
गांधी के 'महिसा' सिद्धान्त का अन्यथा तात्पयें लगाकर जो अधिकारी वर्ग आज 
भी अपने विरोधी राष्ट्री के आक्रमणों का प्रतिकार करने से हिंचकते है उन्हें 
महाभारतका यह अध्याय ( शान्तिपवँ, अध्याय १५ ) गम्भीरता से मनन तथा 


नवम प्रिच्छेद : पौराणिक धर्म ४२७ 


अनुशीलन करना चाहिए | उन्हें याद रखना चाहिए कि अपने शत्रुओं से विरोध 
करना प्रत्येक जीव का कतंव्य है, विशेषतः किसी भी देश तथा राष्ट्र के शासक 
का । यदि वह ऐसा नहीं करता, तो उशना नामक दण्डनीति के प्राचीन आचाये 
के अनुसार यह प्रथ्वी उसे उसी प्रकार निगल जायेगी जिस प्रकार साँप विल- 
शायी चूहों को निगल जाता है--- 


द्वावेव ग्रसते भूमि: सर्पों विकशयानिव। 
राजान॑ चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥* 


हिंसा को यृहस्थ-जीवन के लिए महाभारत एक नितान्‍्त बावश्यक तथा 
अनिषाय॑ साधन मानता है। यह युक्ति से तथा व्यवहार से दोनो दृश्यों से एक 
निर्ान्त सत्य है ! 


महाभारतयुगीन घामिक संघर्ष का एक सामान्य वर्णचित्र ऊपर प्रस्तुत 
किया गया है | वही संघष॑ मनुस्मृति के काल मे भी पूर्णतया लक्षित होता है 
और यह होना स्वाभाविक ही है। मनुस्मृति ब्राह्मणधर्म के पुनरुत्थान के निमित्त 
आवश्यक घामिक अनुष्ठानों की विवृति देनेवाली एक महनीय स्मृति है । इसका 
रचनाकाल विक्रम पूर्व द्वितीय शतक माना जाता है । ब्राह्मणवंशी शुद्भो के राज्य- 
काल में, जब सम्राट्‌ अशोक के वैदिक मार्गेहेषी धर्म तथा राजनीति के विपुर 
प्रभाव के विष्वंसन के निमित्त मौय॑ के ब्राह्मण सेनानी पुष्यमित्र ने अन्तिम मौयें 
नरेश को मारकर ब्राह्मणवंश की स्थापना की थी। इसीलिए मनुस्मृति मे 
यृहस्थ धर्म की विपुल प्रतिष्ठा का आदर्श बहुश: भाख्यात हुआ है। गोस्वामी 
तुलसीदास के समय में भी इसी प्रकार का एक तुमुल संघष लक्षित होता है--- 
वर्णाश्रमाश्रयी हिन्दू समाज में तथा निवृत्ति को ही एकमात्र आदर्श माननेवाले 
निगुंणी सन्‍्तो तथा योगियों मे | गोरखनाथ तथा उनके अनुयायियों ने समाज 
के आदर्श को केवल निवृत्ति मे प्रतिष्ठित कर उसे वेदिक रूप से अधश्च्युत कर 
रखा था । इन निगुनिया सन्‍्तो के विशेष प्रभाव के कारण भारतीय समाज 
आदशुहीन होकर भ्रान्त तथा विक्षिप्त वव॒ गया था। उस आदशं से भारतीय 
समाज को हटाकर वर्णाश्रम धर्म मे प्रतिष्ठित करना गोरवामीजी के महनीय 
प्रवन्ध काव्य मानस! के प्रणयन का सुख्य हेतु मानना कथमपि इतिहासबिरुद्ध 


१. यह इछोक सहाभारत मे अनेक स्थानों पर उद्धघृत किया गया है। 
शान्तिपव॑ के ४७वें अध्याय मे राजनीति के तथ्यो का संक्षिप्त विवरण प्राचीन 
इलोको के उद्धरण के साथ साथ वड़ी मारमिकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। 
यह श्छोक “उशना! के द्वारा प्रतिपादित बताया गया है । 


-“ब्रध्व्य शान्ति० अ० ५७, एइलोक २-३ | 


४२८ पुराण-विमर्श 


नही है। गोसाईजी ने इसीलिए गृहस्थाश्रम को इतनी प्रतिप्ठा प्रदान की भौर 
अपने इष्टदेव मर्यादापुरुषोत्तम रामचन््र को शील, सीन्दर्य तथा शक्ति के 
सामझस्य रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित किया । मेरी दृष्टि में तुलसीदास के सामने 
महाभारत मे व्याख्यात धर्मं की पूर्ण कल्पना सबंदा जागरूक रही और परिवर्तित 
परिस्थिति को लक्ष्य कर उन्होंने उसी आदर्श को इस नये युग के लिए भी उपा- 
देय माना तथा उसकी विस्पष्ट व्याख्या कर प्राचीन आदर्श का ही अपने नवीन 
ग्रत्थ 'रामचरितमानस” के द्वारा उपबुंहण किया । 


निष्कषं यह है कि महाभारत की हृप्टि से धर्म ही मानव-कल्याण का परम 
साधक तप्व है। त्रिवर्ग का सार धर्मं ही है। इसीलिए व्यासजी ने भारत- 
सावित्री मे इस शतसाहस्ती संहिता का सार पइस छोटे से श्लोक में कितनी 
विशदता से प्रतिपादित किया है कि मैं अपनी भुजा उठाकर उच्च स्वर से 
पुकार रहा हूँ | परन्तु कोई भी मेरी वात नही सुनता । घमम से ही अर्थ उत्पन्न 
होता है और धर्म से ही काम उत्पन्न होता है। अर्थ तथा काम का मूल 
निश्चित रूप से धर्मं ही है। तव उस धर्म की उपासना क्यों नही करते ?! 


ऊध्वंबाहुविरौम्पेप न च कश्चित्‌ श्णोति मे। 
धर्मादर्थश्व कामश्व स॒ किमर्थ॑ न सेब्यते ॥ 
महाभारत का युद्ध भी धर्मं तथा अधमम के बीच उम्र संघ का काल्पनिक 
प्रतीक न होकर वास्तविकता का स्पष्ट निर्देश ही है। इसे समभने के लिए 
महाभारत मे प्रभूत सामग्री भरी पड़ी है । दुर्योधन तथा उसके सहायक मन्यु- 
मय वृक्ष हैं तथा युधिष्ठिर और उनके सहयोगी धर्मंमय वृक्ष हैं । कौरवों के युद्ध 
में पाण्डवों की विजय अधमं के ऊपर धर्मं की विजय का भव्य निदर्शन है । इस 
कल्पना को ध्यान से पढिए--- 
दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कन्धः कर्ण: शकुनिस्तस्य शाखाः। 
दुःशासनः पुष्पफले समुद्धे भूल राजा धघृत्तराष्ट्रो मनीषी॥ 
युधिष्ठिरो धर्मंमयों महाद्रुम: स्कन्धो४र्जुनो भीमसेन्तोबस्थ शाखा: | 
माद्रासुती पुष्पफले समृद्धे मूल क्ृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च ॥ 
-+-आदिपवँ, १॥११०-१११। 
महाभारत्तीय कथानक का अभिषेयाथे इसी धर्म-विजय की अभिवध्यंजना में 
है । कहने का तात्पयं है कि महाभारत घर्मं का केवल शाब्दिक प्रतिपादन नहीं 
करता, प्रत्युत वह अपने कार्यों से, नाना घटनाओ से, पाण्डवों के विषम स्थिति 
में निष्पादित कार्य-समुहो से धर्म का व्यावहारिक प्रत्तिपादन भी निरन्तर करता 
'है; इसके विषय,में सत-द्वेविष्य हो नहीं सकता। इसीलिए यह ग्रन्थरत्न 


न्ृवमं परिच्छेद : पौराणिक धर्म ४२९, 


अपनी सुभग शिक्षा घम्मं के चयन के निमित्त देता है, क्योंकि धर्म ही परछोक 
जाने वाले प्राणी का एकमात्र वंघु है। अर्थ तथा भार्या बंघु के रूप मे सामा- 
न्यतः प्रतिष्ठित माने जाते है, परन्तु निपुण व्यक्तियों के द्वारा सेवित होने पर 
भी ये दोनों न तो आप्तभाव-मित्र भाव को ही प्राप्त करते है, और नव स्थिरता 
ही घारण करते हैं। विपरीत इनके, घर्मं निश्चयेन हमारा भाप्त पुरुष है तथा 
सवंदा स्थायो नित्य तल्व है। फलूतः धर्म की उपासना ही कल्याणकारी 
मानव का एकमात्र कतंव्य होना चाहिए, महाभारत का यही निर्म्रात्त मौर 
अनिवाय उपदेश है :--- 
धर्मे मति्ंवतु वः सतत्तोत्यितानां 
स होक एवं परलोक-गतस्य बन्धु:। 
अर्था: स्त्रियश्च निपुणणेरपि सेब्यमाना' 
नैवाप्तमावमुपयान्ति न च स्थिरत्वस्‌ ॥ 
-+आदिपवं, २३९१ । 


(३) 
पौराणिक भक्ति का वैदिक उद्गम 


भारतवपं भक्तिरस से स्निग् है । भक्ति की मपुर घारा से उसका प्रत्पेक 
प्रान्त आप्यायित है। इस भारतवप में भक्ति का उद्गम का और कहाँ हज ? 
इसका अब विचार किया जायगा । टस प्रश्न की चर्चा रहस्य मे शन्प नहीं है । 
जब से पश्चिमी विद्वानों ने भारतीय साहित्य तथा धर्म भे परिचय पाया, सबसे 
उनमे से बहुतो का आग्रह रहा है कि भारत में भक्ति का झह्वना ईसाई सर्म की 
देन है । पाए्चात्त्य जगतु मे फर्म॑प्रधान यहूदों धर्म की तुलना मे साई घर्मं मे 
प्रेम की प्रचुरता अवश्यभेव एक वध्यानगम्य वस्तु है। माई मत का मूड 
सिद्धान्त है--भगवान्‌ का बटूठ प्रेम या भगवान्‌ की भक्ति | पाए्चात्य विद्वानों 
का कहना है कि संसार के इतिहास में ईसाई मत में ही सर्वप्रथम भक्ति का 
उदय हुआ गौर वहीं से यह भारतवर्ष में भी प्रविष्ट होफर सर्वत्र प्रचारित 
हुई । भारत भक्ति की कल्पना के लिए ईसाई मत का ऋणी वतलाया जात्ता है 
परन्तु इस प्रश्न की समीक्षा करने पर यह पाए्चात्य मत नितान्‍्त निमूंल, निरा- 
धार तथा अप्रामाणिक सिद्ध होता है । 

देदिक साहित्य के गाढ़ बनुशोलन से यही स्प८ निष्फव निकलता है कि 
वेद जेसे कर्म तथा ज्ञान का उदय स्थल है देसे हो वह भक्ति का भी उद्गम 
स्थान है । इस अवसर पर एक वात विशेष ध्यान देने योग्य है । धर्म के सिद्धान्तों 
फे इतिहास की पर्यालोचना करने पर प्राय; देसा जाता है कि किसी युग में 
किसी सिद्धान्त-विशेष की उपोदवाघक सामग्री विद्यमान रहतो है, यद्यपि उस 
सिद्धान्त का प्रतिपादक शब्द उपलब्ध नही होता। ऐसो दशा मे अभिधान के 
अभाव में हम तत्‌ तत्‌ सामग्री की भो उपेक्षा कर बैठते है। यह सत्य है कि 
संहिता तथा ब्राह्मण ग्रस्थो मे अनुरागसुचक भक्ति! शब्द का सर्वंधा अभाव है, 
परन्तु यह मानना सत्य नही है कि इस अभाव के कारण उस युग में भक्ति की 
कल्पना बगभी तक प्रसृत हो नही हुई थी । संहिताओ मे कर्मकाण्ड का प्रावल्य था, 
परन्तु इसका अर्थ नही है कि उस समय ज्ञान तथा भक्ति की कल्पना का 
आविर्भाव ही नही हुआ था । सन्त्रो मे विशिष्ट देवताओं की स्तुति की गयी है, 
परन्तु यह स्तुति इतनी मामिकता से की गयी है कि इसमे स्तोता के हृदय में 
अनुराग का अभाव मानना तनितान्त उपहासास्पद है। हमारा तो कथन है कि 
विना भक्ति-स्निग्ध हृदय के इस प्रकार की कोमल तथा भावुक स्तुतियों का 
उदय हो नही हो सकता । शुष्क हृदय मे न तो इतनी कोमलता आ सकती है 


नवभ परिच्छेद : पौराणिक धर्म ४३१ 


और न इतनी भावुकता । देवताओं की स्तुति करते समय साधक उनके साथ 
पिता, माता, स्तिग्घ बन्चु आादि नितान्त मनोरम हृदयंगस सम्बन्ध स्थापित 
करता है । और यह-स्पष्ट प्रमाण है कि स्तोता के हृदय मे देवताओं के प्रति 
स्वंतोभावेन प्रेम तथा अनुराग विद्यमान है । 
कतिपय देवताओं की स्तुतियों का अध्ययन कर हम अपना सिद्धान्त हंढ़ 
करना चाहते है। सर्वप्रथम अग्नि की ही परीक्षा कीजिए । अग्नि वैदिक कर्म- 
काण्ड के प्रतिनिधि देवता ठहरे, उन्ही के सदुभाव से यज्ञयागों का सम्पादन 
सिद्ध होता है । अतः शुष्क कर्मकाण्ड के प्रमुख देवता की स्तुति में अनु रागात्मिका 
भावना का अभाव सहज में ही अनुमेय है, परन्तु बात ऐसी नही है। वे 
विपत्तियों के पार ले जाने वाले त्राता के तटस्थ रूप मे ही चित्रित नही किये 
गये हैं, प्रत्युत पिता तथा माता जैसे राग्रात्मक सम्बन्धो के भाधार भी स्वीकृत 
किये गये हैं। ऋग्वेद का यह सन्त्र अग्ति को मनुष्यो का पिता तथा माता 
बतला रहा है +-- 
त्वां वर्धन्ति क्षित्तय: पुथिव्यां त्वां राय उभयासो जनानाम्‌ ) 
त्वं त्राता त्तरणे चेत्यो भू: पिता मात्ता सदमिन्मानुषाणाम्र ॥ 
-( #गू ६१५ ) 
यह आशएचये की ही घटना होगी यदि अग्नि को पिता तथा माता बतलाने 
वाले उपासक के हृदय में अनुराग को रेखा का उदय न हो, भक्ति की भावना 
का अवतार न हो । 
वेदिक देवताओं मे इस्द्ध शौय के प्रतीक माने जाते हैं तथा दस्युओ पर आरयों 
के विजय प्रदान करने के कारण वे उनके प्रधान उपास्य देव समझे जाते हैं। 
वात है भी बिल्कुल ठीक। इन्द्र की अनुकम्पा से आयंगण अपने शन्तुओं की 
किलावन्दी ध्वस्त करने मे सवंथा समर्थ होते है । ऐसे शौय-प्रधान देवता की 
स्तुति से केसमल रागात्मक संबंध की स्थापना का अभाव संभाव्य प्रतीत होता 
है, परन्तु उपासको ने इन्द्र के साथ बहुत ही स्विग्ध अन्तरंग सस्बन्ध स्थापित 
किया है। इन्द्र केवल पिता ही नही, प्रत्युत माता भी माने गये है--- 
त्व हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो ब॒भविथ | 
अधा ते सुम्नमीमहे | 
+ ऋग्वेद ८९८॥११ ) 
इन्द्र उपासको के सखा या पिता ही नही हैं, प्रत्युत पितरो मे सर्वेश्रेष्ठ 
भी है --- 
सखा पित्ता पितृतमः पितृणां कर्तेमु लोकमुशते वयोधा:। 
--( वही, ४॥१७॥१७ 


४रेरे पुराण-विमर्श 


बामदेव गौतम ऋषि की अनुभूति है कि इन्द्र में मित्रता, सहृदयता तथा मआठतृ- 
भाव का इतना मनोरम आवास है कि कौत ऐसा व्यक्ति होगा जो इन्द्र के इन 
गुणो की स्पहा न रखेगा ? ऋग्वेद के सुन्दर शब्द हैं --- 


को नानाम वचसा सोम्याय 
मनायुर्वा भवत्ति वस्त उस्रा:। 
क इन्द्रस्थ युज्यं क: सखित्व॑ 
को श्रात्र॑ वष्टि कवये क ऊत्ती ॥ 
--([ वही, ४।२५॥२ ) 
इन सन्ध्रों मे भक्ति के समान रागात्मक-सम्बन्ध स्थापना की सुचना क्या 
नही है ? 
किन्‍्ही किन्‍्ही सूक्तो में इतना अधिक अनुराग प्रदर्शित किया गया है कि वह 
शूद्धार कोटि को भी स्पर्श कर रहा है। इन सुक्तो में शछज्भारिक रहस्यवाद 
की कमनीय चारुता आलोचकों का चित्त हठातु चमत्कृत कर रही है । एक मंत्र 
में कृष्ण आज्िरस ऋषि से कह रहे हैं कि जिस प्रकार जाया पति को भालिज्भुत 
करती है उसी प्रकार हमारी मति इन्द्र को आलिड्धन करती है -- 
अच्छा म इन्द्र सतयः स्वविदः 
सप्रीचोविध्वा उशतीरनूषत | 
परिष्वजन्ते जनयो यथा पर्ति 
मर्य न शुन्ध्युं मघवानमृत्तये ॥ 
--कढृू० सं० १०१४३।६ 
दूसरे मंत्र मे काक्षोीवतती घोषा अशिवनो कुमारों से पूछ रही है--है अश्विन ! 
आप लोग रात को कहाँ निवास करते हैं? किसने आप को बपने प्रेम में बाँध 
अपनी ओर खीच रखा है जिस प्रकार विधवा अपने देवर को अपनी ओर 
आकृष्ट कर लेती है --- 
कुह स्विद्‌ दोषा कुह वस्तोरश्विना 
कुहाभिपित्व॑ करत: कुहोपतु: । 
को वा शयुत्रा विधवेव देवरं 
मर्य न योषा कृणुते सघस्थ जा ॥ 
-+- ० सं० १०।४०।२ 
इन मंत्रों के अव्ययन से क्या किसी को संदेह रह सकता है कि स्तोता का 
हृदय भक्तिभाव से स्निग्ध तथा सिक्त था ? 
भक्ति की भावना हमे सब से अधिक सिलती है वरुण के सूक्तो से । वेदिक 
देवताओो से वरुण का स्थान सवंतोभावेन मू्घेन्य है। वह विश्वतश्चक्षु) है; 


नवम परिच्छेद : पौराणिक धर्म ४३३ 


अर्थात्‌ सब ओर दृष्टि रखनेवाला है। वह धृतब्नत ( नियमों को घारण करने- 
वाला ), सुक्रतु ( शोभन कर्मों का निष्पादक ) तथा सम्नादू है । वह स्वज्ञ है-- 
वह अन्तरिक्ष में उच्नेवाले पक्षियों का मार्ग उसी प्रकार जानता है जिस प्रकार 
वह समुद्र पर चलनेवाली नादों का । स्तोता वरुण को दया तथा करुणा गुणों 
की निकेतन मानता है । वरुण सर्वेज्ञ होने से मनुष्यों के अन्ताकरण में होनेवालि 
पापो को भली भाँति जानता हैं और इसलिए वहू अपराधियों को दण्ड देता 
है तथा अपना अपराध स्वीकार कर प्रायश्चित्त करनेवाले व्यक्तियों को वह 
क्षमा प्रदाव करता है। वह ऋत--मांगलिक व्यवस्था--का निर्माता तथा 
नियस्ता है । स्तोता का हृदय अपराध की भावना से द्रवीभूत हो जाता है और 
उनसे प्रार्थवा करता है--- 
य आपिनित्यं वरुण प्रिय: सन्‌ 
त्वासागांसि कृणवत्‌ सखा ते। 
मा त एनस्वन्तो यक्षिव्‌ भुजेम 
यन्धि ष्मा विप्र: स्तुवते वरूथस्‌ ॥ 
-“निे६० सु० ७।5०।६ 
[ इस मन्त्र का आशय है कि तुम्हारा नित्य आप्त प्रियजन हूँ। मैंने आपके 
प्रति अनेक पाप किये हैं। इन पापो को क्षमा कर मुझे अपनी मित्रता दीजिए । 
हैं यक्षिन्‌ । हे भद्भ्रुत कर्मो के कर्ता, हमारे पापों को दूर कर दो जिससे अप- 
राघी बनकर हम अपना भोजन न करे | तुम बुद्धिमान हो, इस स्तुतिकर्ता को 
अनिष्ट निवारक चरणीय वस्तु प्रदान करो । ] इस स्तुति के भीतर स्तोता की 
रागात्मिका वृत्ति स्वतः प्रवाहित हो रही है। इस मन्त्र को भक्त हृदय का मधुर 
उद्यार मानना क्या कथमपि अनुचित कहा जा सकता है ? यह सख्य भक्ति का 
सुन्दर हृशन्त माना जा सकता है । 


यह हुई मन्नरों मे तटस्थ रूप से भक्ति की सत्ता । परन्तु प्राचीन आचार्यों 
की सम्मति में वेद के मन्च्रो में साक्षात्‌ छप से भक्ति तत्व का समर्थन उपलब्ध 
होता है | शाण्डिल्य ने अपने भत्तिसूत्र में कहा है--भक्तिः प्रमेया श्रुतिभ्य/ 
( १२९ )>भक्ति श्रुति से साक्षात्‌ रूप से जानी जा सकती है। इसकी 
व्याख्या मे नारायणतीथ ने भक्ति तथा उसके नवधा प्रकारों के प्रदर्शक मन्त्रों 
का सव्याख्यान उद्धरण दिया है*। एक-दो उदाहरण पर्याप्त होगे--- 





१. वेदा बीना पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ । 
वेद नाव: समुद्रियः । --ज्ू० सं० १।२५७ 


२. द्रप्टव्य भक्तिचन्द्रिका ६० ७७-८२ (सरस्वती भवन ग्रन्यमाला, संख्या ९ 
काशी १९२४ )। 


२८ पु० बि० 


धरे४ पुराण-विमर्श 


त्तमु स्तोतार: पूर्व्य यथा विद 
ऋतस्य गर्भ जनुपा पिपतंन | 
आस्य जानन्तों नाम चिद्‌ विविक्तन 
महस्ते विष्णो सुमति भजामहे ॥ 
-%० सं० १।१५६॥३ 
| इस मन्त्र का आशय है--इस संसार फे कारण-रप ( पूव्य ) उस विष्णु 
की अपनी मति के अनुत्प स्तुघि करो । वह वेदान्त बाकयों ( ऋत ) का प्रति- 
पाय है | उसी स्तुति करने से जन्म की प्राप्ति नही होती | स्तुति असम्भव 
होने पर उस विष्णु के नाम का ही कथन करो ( अर्थात्‌ नाम स्मरण करो ) | 
हम लोग विष्णु के तेज तथा सर्वसाक्षी गुणाततीत रूप की प्रेमलक्षण सेवा करते 
हैं। | इस मन्त्र मे भगवान्‌ की स्तुति तथा मामस्मरण का स्पष्ट निर्देश है । 
यः पूर्व्याय वेधसे नवीयसे 
सुमज्जानये विष्णवे ददाशति | 
यो जातमस्य महतो महि ब्वत्त्‌ 
सेंदु श्रवोभियुंज्यं चिदभ्यसत्त ॥ 
"+त्॒र० १११५६२ 
[ भर्थात्‌ जो पुरुष सबसे प्राचीन तथा नित्यनूतन, जगत्‌ फे स्रश् (विघसे), 
स्वयं उत्पन्न होनेवालि भथवा समस्त संसार मे सद उत्पन्न करनेवाली लक्ष्मी के 
पति ( सुमज्जानये* ) विष्णु के लिए अपने द्रव्य को तथा स्वयं अपने झ्ापकों 
समपंण करता है, जो महनीय ( महतः ) विष्णु के पूजनीय ( महि ) जन्म 
तथा उपल्क्षणात्‌ कर्म को कहता है--कीतंन करता है, वह दाता तथा स्तोता 
कीति अथवा अन्न ( श्रवोशि३ ) से सम्पन्त होकर सबके गन्तव्य परमपद को 
मनुकूलता से प्राप्त कर लेता है। ] 
यह श्रूति भगवान्‌ के श्रवण, कीतेन तथा भ्गवदर्पण का स्पष्ठ प्रतिपादन 
करती है । 
ब्राह्मणयुग मे भक्ति को भावना उपासना क्षेत्र मे नितान्त हृढ़ रूप से उप- 
लब्ध होती है। ब्राह्मण ग्रन्थो मे कर्मंकाण्ड की प्रघानता होते हुए भी भक्ति की 
भावना न्यून होती नही दीख पड़ती, प्रत्युत श्रद्धा की भावना से संपुदित होने 
पर हृदय की अनुरागात्मक प्रवृत्ति घढ़ती पर हृष्टिगोचर होती है। आरण्पको 
१. सुसज्जानये स्वयमेबोत्पन्नाय । सुमत्‌ स्वयमिति यास्कः (निरुक्तः ६२२) 
यद्दा सुतरा मादयतीति सुमतु । ताहशी जाया यस्य स तथोक्तः तस्मे | सबवे- 
जगन्मादनशील-श्रीपतये इत्यथे३। 


“_्सायणमाधणष्य । 


नवँम परिच्छेद ; पौराणिक वंशवृत्त ४३५ 


में वहियाग की अपेक्षा अंतर्याग को विशेष महत्त्व दिया गया है । चित्तवृत्ति- 
निरीधात्मक योग के विपुल प्रचार का यह युग है । इन दोनो से पुष्ट होकर 
भक्ति की प्रबवता की ओर साधकों का ध्याच स्वतः भाकृष्ट हुआ । उपनिषद्‌ 
जशञान-कांड के सब से श्रेष्ठ माननीय ग्रन्थ हैं, इसमे तनिक भी संदेह नही, परन्तु 
उत्तमे भी भक्ति की गरिमा स्थान-स्थाव पर अंग्रीकृत की गयी है। 
करठोपमिषद्‌ का अनुशीलन भक्ति के सिद्धान्तों का रपष्ट निदर्शक है । आत्म- 
प्राप्ति के उपायों का वर्णन करते समय यह उपनिषद्‌ बत्तला रही है --- 
तायमात्मा प्रवचनेन लक्ष्यों 
न भसेधया न बहुता श्रुतेत्त ॥ 
यमेवेष वुणुते तेन लभ्ण- 
स्तस्पेष आत्मा वृणुते तनू स्वाम्‌ ॥ 
“+कठ १॥२३२३ 
[ यह भात्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य चही है और न घारणा- 
शक्ति से और न अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस 
आत्मा का वरण करता है, उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। 
उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अगिव्यक्त कर देती है | इस मंत्र का 
तात्पय यह है कि केवछ आत्मलाभ के लिए ही प्रार्थना करनेवाले निष्काम पुरुष 
को आत्मा के हारा ही आत्मा की उपलब्धि होती है। इस मंत्र मे आत्मा के 
अनुग्रह की ओोर गढ़ संकेत है, परंतु दूसरे मंत्र मे प्रसाद” गर्थात्‌ अनुग्रह का 
सिद्धोत स्पष्ठ रूप से निर्दिष्ट किया गया है--- 
ततमक्रतु: पश्यति वीत्शोको । 


धातुः प्रसादान्‍्महिमानमात्मन: * ॥ 
“केठ १।॥२३२० 


भर्थात्‌ निष्काम पुरुष जगत्कर्ता के प्रसाद से अपने आत्मा की महिमा देखता 
है और शोकरहित हो जाता है । 

वेष्णव धर्म मे 'प्रसाद” ( दया, अनुग्रह ) का यह चिद्धात निर्तात महत्त्व- 
पूर्ण है । सगवान्‌ के अनुग्रह से ही भक्त की कामना-वल्लरी पुष्पित तथा फलित 
होती है । श्रीमद्सागवत मे इसे पोषण” (पोषण तदनुग्रहई-भागदत २।३०।४) 


१, यह मन्त्र श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ( ३॥२० ) तथा महानारायण उप- 
निषद्‌ में भी आया है। यहाँ शांकर भाष्य के अनुसार धघातु-प्रसादात' पाठ है, 
परंतु इच उपनिषदों मे 'घातु; प्रसादात्‌” ही स्पष्ठ पाठ है । 

२. सत्य दिशत्यथित्तमथितो नुर्णां 

नैवार्थदो यत्‌ पुनरथंता यतः ॥ 


४२६ पुराण-विमश 


सिद्धांत कहते है और श्री वल्लभाचायें का बष्णव मत इसीलिए 'पृष्टिमागे 
के नाम से अभिहित किया जाता है। श्वेताश्वतर के अन्य मन्त्र मे तपस्या के 
प्रभाव के अतिरिक्त देवता के प्रसाद से श्वेताश्वतर ऋषि को सिद्धि मिलते का 
उल्लेख किया गया है ( ६२१ ) इस उपनिषद्‌ से भक्ति शब्द का सर्वप्रथम 
प्रतिषादन किया गया है--- 


यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरौ | 
तस्यैते कथिता हार्था: प्रकाशन्ते महात्मन: ॥ 
-+श्वेता० ६।२३ 
“जिस पुरुष को देवता में उत्कृ७ भक्ति होती है तथा देव के समान गुरु में 
भी जिसकी भक्ति होती है, उसी महात्मा को ये कहे गये भर्थ स्वतः प्रकाशित 
होते है” । उपनिषत्‌-साहित्य मे भक्ति! शब्द का यह प्रथम प्रयोग माना जाता 
है | अवातर वेष्णव-दर्शन मे गुरु की जो महिमा विशेष रूप से अंगीकृत को 
गयी है उसी की सूचना इस मन्त्र मे दी गयी है। वेष्णव मत मे भक्ति की 
अपेक्षा प्रपत्ति का गौरव अधिक माना जाता है । प्रपत्ति से भगवान्‌ ही उपेय है 
तथा उपाय भी थे ही है। भक्त को केवल उनके शरण मे जाने की आवश्यकता 
सानच रहती है । शरणापन्‍्न होते ही भगवान्‌ अपनी निमेल दया के प्रभाव से 
उपका उद्धार संपन्न कर देते है। भक्त के लिए तदतिरिक्त कोई कार्य नही 
रहता । इस प्रपत्ति का सिद्धांत भी श्वेताश्वतर मे स्पष्ट शब्दो मे भंकित 
किया गया है--- 
यो ब्ह्माणं विदधाति पूर्व 
यो वेदॉश्च प्रहिणोत्ति त्तस्मे | 
त॑ हू देवमात्मबुद्धिप्रकाशं 
मुमुक्षुव शरणमहं प्रपदये॥ 
+श्वेता० ६१८ 
इस मन्त्र से ब्रह्मा के भी निर्माण करनेवाले तथा उनके निमित्त बेदो का 
आविर्भाव करनेवाले अपनी बुद्धि मे प्रकाशित होनेवाके दीप्यमान भगवात्र के 
शरण मे जाने का निःसंदेह वर्णन है। श्रीमद्भगवद्गीता वैष्णव धर्म का 
नितात माननीय ग्रंथ है जिसमे भक्ति के तत्व का विशदीकरण किया गया है। 
भगवद्गीता इस विषय मे कठ तथा श्वेताश्वतर उपनिषदो के प्रति निताच्त 


स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छता-- 
मिच्छापिधान निजपादपल्लवस्‌ ॥ 
--भागवत ५१९।२७ 


नवम परिच्छेंद : पौराणिक धर्म ४३७ 


ऋणी है अथवा कहना चाहिए कि इन उपनिषदों के तथ्यों का संकलन गीता 
में किया गया है। इस समीक्षा से हम इसी निष्कषं पर पहुँचते हैं कि भक्ति का 
सिद्धान्त वैदिक है--वैदिक संहिता तथा उपनिषद्‌ में उसके रहस्य का प्रतिपादन 
है । ब्रह्म सर्वेकाम, सत्यसंकल्प है। उसके प्रसाद” से ही साधक इस लोक के 
क्लेशों से अपना उद्धार पा सकता है| वैष्णव धर्म की यह मूल पीठिका वेद पर 
अवलम्बित है, इसमें ठनिक भी सन्देह नही ! 

इस विबय की ओर प्राचीन आचायों का भी ध्यान अवश्यमेव आक्षष्ट 
हुआ था। महाभारत के टीकाकार चीलकण्ठ ने मन्त्र रामायण तथा “मन्त्र 
भागवत' लिखकर वेद में रामायण तथा भागवत के आख्यानों की सत्ता वैदिक 
मंत्रों के द्वारा प्रमाणित की है। श्रीम:-द्वागवत के दशम स्कन्ध के ८७ अध्याय 
में वेद-स्तुति या श्रुति गीता का भी यही तात्पये है । वेदस्तुति का यही तात्पये 
है कि धर्म तथा ज्ञान के समान भक्ति का प्रतिपादन भी श्रुतियों को अभीष्ट 
है । इस पाण्डित्यपुर्ण स्तुति मे अनेक मंत्रों का अभिप्राय भक्ति के विशद विवरण 
में दर्शाया गया है । अतः पुराणों के कर्ता वेदव्यास को भी यह बर्थ अभिलषित 
प्रतीत होता है । होना उचित ह। है। वेद मंत्रद्रष्टा ऋषियो के द्वारा आर हृष्टि 
से प्रत्यक्षीकृत सत्यो का अलौकिक भण्डार है। वह भरतव्ं के अवान्तर कार 
में विकसित होनेवाले दाशशनिक मतो तथा धार्मिक सम्प्रदाथो का बीज प्रस्तुत 
करता है | अत: श्रुत्ति को कम तया ज्ञान की उद्गम-भूमि होने के अतिरिक्त 
भक्ति की उदगमस्थली होना सर्वंधा उचित ही है। मन को वश में करने से 
भगवद्भक्ति का उदय होता है और मच का वशीकार ग्रुरु की कृपा से ही होता 
है । इस विषय में उपनिषद्‌ की नाना श्रुतियो* का तात्पय वेदस्तुति के इस 
कप्ननीय इलोक में है--- 

विजितहृषीकवायुभि रदान्तमनस्तुरगं 
य इह यतच्ति यन्तृमत्तिकोलमुपायखिद: । 
व्यसनशत्तान्वित्ता: समवहाय गुरोश्चरणं 
वर्णिज इवाज रन्त्यक्ृत्यकर्णघरा जलूघी ॥ 


“>+भाग० १०।८७॥३३ 
१. भुरुतस्व की प्रतिपादक श्रुतियाँ-- 


(क) आचायंवान्‌ पुरुषों वेद । “+जछान्दोग्य ६११४२ 
(ख) नैषा तर्केथग. मतिरापनेया । 
प्रोक्ताध्न्येनिव सुज्ञानाय प्रेष्ठ ॥ “-+कंठ १२९ 


(ग) तद्विज्ञानार्थ स गुरुभेचाभिगच्छेतु । 
समित्पाणि: श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठमु ॥ “-मुण्डक १३२१२ 


४३८ पुराण-विमर्श 


[ हे भज, जिन्‍्होने गुर के चरण को छोड़कर अपनी इन्द्रिय और प्राणों को 
वश में कर लिया है, वे भी वश में न होनेवाले भ्रति चंचल मनरूपी घोड़े की 
वश से करने का यत्त करते हैं। वे उन उपायो से दुःख पाते हैं मौर इस संसार- 
समुद्र मे ही पड़े हुए सँकड़ो दुःखों से वेसे ही व्याकुल रहते हैं जैसे जहाज से 
व्यापाए करनेवाले छोग नदी-ससुद्र आदि में मल्लाह के विना दुःख पाते हैं। ] 
इस प्रकार वैदिक साहित्य की समीक्षा हमे इसी निष्कर्ष पर पहुँचाती है कि 
भक्ति का सिद्धान्त वैदिक है तथा भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम काल से इस 
भारतभूमि पर प्रचलित तथा प्रसुत है । 


भक्ति के नत प्रकार 


श्रीमद्भागवत मे मक्तितत््व की मीमासा बड़े वैशतद्य से की गयी है । 
भवलक्षणा भक्ति के रूप ये हैं---( १) श्रवण, (२ ) कीत॑न, ( ३ ) स्मरण, 
( ४ ) पादसेवत, ( ५ ) अर्चन, ( ६ ) वन्दन, ( ७ ) दास्य, ( ८५) सख्य तथा 
( ६ ) आत्मनिवेदन । इन सब प्रकारों का घर्णंय तथा परस्पर सुक्ष्म विभेद का 
विवरण भागवत मे सुन्दरता से किया गया है । इस क्रम मे एक मनोवैज्ञानिक 
आरोहण है। भक्ति आरम्भ होती है भगवानु के श्रवण से, भगवान फे नाम 
तथा गुणों के श्रोत्न से ग्रहण भक्ति की थारम्भिक सीढी है जो कोतेन, स्मरण 
आदि सोपानो से चढकर साधक को आत्मनिवेदन! के द्वारा भगवत्‌ प्रासाद मे 
पहुँचा देती है । आत्मसमपेण इस श्ृद्धुला की अन्तिस कड़ी हूँ । इनमे से केवल 
भगवन्नाम के विषय में स्वल्प विवरण पुराणों के, विज्वेषतः श्रीमद्भागवत के, 


आधार पर भक्तिवत्व के सवंसुलभ साधन की अभिव्यक्ति के निमित्त यहाँ 
दिया गया है । 


असम पल मनन 5 पट कम मु 
१. भागदत ७।६१२३, २४ ( ग्रज्ञाद को उक्ति ) 


(४) 
भगवज्ञास---निरुक्ति ओर प्रभाव 


भगवन्नाम की महिमा का वर्णन करता असम्भव हैं। क्योंकि जिस प्रकार 
भगवान्‌ अनन्त हैं, उनके नाम भी अनन्त हैं तथा उन नामो की महिमा भी 
अनन्त है । जिस प्रकार भगवान्‌ के स्वरूप तथा ग्रुण का वर्णन करना असम्भव 
है, उसी प्रकार उनके नामो का भी वर्णन असम्भव ही है। आवश्यकता है दृढ 
विश्वास की, अपनी अभिरुचि के अनुसार अनन्त के अनन्त नामो में से किसी 
एक नाम को चुन लेना चाहिए। और उसी नाम का स्मरण तथा मनन यथा- 
शक्ति निरन्तर करते रहने की आवश्यकता है । इसी भगवन्नाम के विषय में 
कत्तिपय तथ्य यहाँ उपस्थित किये जाते हैं । 


भगवान्‌ के नामों के प्रकार का वर्णन या विवेचन भी एक प्रकार से 
असम्भव ही है, परन्तु सामान्यरूप से हम उन्हें दो भागो मे विभाजित कर 
सकते है (१) ग्रुणणाम तथा (२ ) कर्मनाम । कुछ नाम तो भगवान्‌ के 
ग्रुणो के आधार पर निश्चित किये गये हैं--जेसे भक्तवत्सल नाम । भगवान्‌ के 
भक्तो के प्रेमी होने के कारण यह नाम उन्हें दिया गया है। कर्मंनाम भगवान्‌ 
के किसी विशिष्ट कर्म को लक्षित कर निर्दिष्ट है--जेसे 'हरि! तथा कंसनिपृदन! 
आदि नाम । पापो के हरणकर्ता होने के कारण भगवान्‌ का चाभ हरि है, 
तो पापाचारी कंस को मारने के कारण उन्हें 'कंसनिपृदन” नाम प्राप्त हुमा 
है । प्रधानरूप से इन्ही गुण तथा कर्म के आधार के ऊपर भगवान्‌ के नाम 
वेद-शार्त्रों मे निर्धारित किये गये हैं। प्रमाण मे भगवान्‌ का यह चचन है 
( शान्ति, नारायणीयपव, अ० २४१ ) 
गौणानि तत्र नामानि कमंजानि च कानिचित्‌ 
ऋग्ेदे. सयजुर्वेदे त्तथेवाथर्व॑ सामसु 
बहूनि मस नामानि कीतितानि महषिश्निः॥ 
महाभारत के इन वचनों के आधार पर श्रीमद्भागवत के इस प्रसिद्ध 
इलोक में 'गुणकर्मनास्ताम्‌र का यही तात्पयं है कि भगवान्‌ के नाम दो 
प्रकार के होते है--ग्रणनाम और कर्मंनराम । इसलिए इस शब्द का उचित 
विग्रह होगा--गुणाइच कर्माणि चेति गुणकर्माणि तेषां नासानि तेपाम्‌ । 
समग्र पद को इन्द्र ससास मानना ठीक नहीं। फलत३ 'गुणाइच कर्माणिच 


४४० पुराण-विमर्श 


मामानि उ तेषामः विग्रह स्वारस्थ नही रखता । श्छोक यहाँ दिया 


जाता है--- बिक हे 
एत्तावतालूमघनिहरणाय पुसां 


संकीतंत भगवतो गुणकर्मनाम्नाम्‌ । 
विक्रुश्य पुत्रमघवान्‌ यदजामिलो5पि 
तारायणेति ज्रियमाण इयाय मुव्तिस्‌ ॥ 
“-भाग० ६॥३।२४ 
भगवान्‌ के कतिपय चासों का निर्वेचन 
( १ ) बासुदेव--इस शब्द का प्रथम अंग बासु” शब्द बस आच्छादने 
( ढकता ) तथा वस्‌ निवासे ( रहना ) इन दो घातुमो से निष्पन्न होता है 
( क ) बासयति आ्रज्छादयति दिष्वसित्ति घासु;। ( ख ) वस्त्यरिपित्‌ दिववसिति 
घातुः | वाद्ुध्चेव देवष्चेप्ति यासुदेव:ः जिस प्रकार सूर्य अपने किरणों से 
समस्त जगत्‌ु को आच्छादित करता है, उसी प्रकार इस विश्व को 
आच्छादित करते के कारण भगवान्‌ वासुदेव” नाम से अभिदित किये 
जाते है। सब जगत्‌ उन्ही मे निवास करता है--रहता है, इस कारण भी 
वे इस नाम से अभिहित होते है। इस प्रकार वासुदेव” शब्द के भीतर 
'ईशादात्यभिद स्वश! तथा 'फर्माध्यक्ष: संंभूताधिवासः दोनों श्रुति-कावयों 
का तात्पय समाविष्ट है। इरा निर्बंचन का प्रमाण महाभारत तथा विप्णु- 
पुराण के ये बचन है :-- 
छादयामि जगद्‌ विश्व॑ भूत्वा सूर्य इवांशुभिः । 
सर्वभूत्ताधिवासश्व वासुदेवस्ततो ह्यहम्‌ ॥ ४१॥। 
+-शान्तिपर्व, अ० ३४९ । 
सर्वेत्रासा समसस्‍तं च वसत्यत्रेति वे यतः। 
तत्त: स वासुदेवेत्ति विद्वदृभिः परिपठ्यते ॥ 
“विष्णु १२१२ 
( २ ) फैशब--इस नाम की व्युत्पत्ति भिन्न-भिन्न प्रकारो से दो गयी हे । 
( के ) महाभारत के गनुसार - सुयये, अरिति तथा चन्द्रमा के किरण जो प्रका- 
शित होते हैं, वे ही भगवान्‌ के केश-पद-वाच्य हैं और उनके घारण करने के 
कारण ही भगवान्‌ केशव पुकारे जाते है :--- 
सूर्यस्य त्पतो लोकानग्ते: सोमस्य चाप्युत्त 
अंशवो यत्‌ प्रकाशन्ते ममैते केशसंज्ञिता: 
स्वज्ञ:: केशवं॑ तस्मान्मामाहुद्विजसत्तमाः ॥ 
|--शान्ति २४१।४८ 


नवम प्रिच्छेद : पौराणिक धर्म ४४९ 


इस पद्म की नीलकण्ठी व्यास्या--केशः केशव सुक्ष्मेंः सुर्थादिरश्सिभिस्त- 
द्रपेण बा वाति गच्छति इति केशवः। इसी अर्थ को लक्ष्य कर गीता का 
वचन है-- 
यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयतेडखिलस | 
यच्चन्द्रमसि यच्चागनौ तत्तेजो |वद्धि मासकस्‌ ॥ 
केशव नाम के जपने का सद्यः फल है नेत्र की प्राप्ति। इस प्रसंग मे 
अन्धे 'दीघंतमा' ऋषि के चक्षुष्मानु बनते की वैदिक कथा का निर्देश शान्तिपवं 
अ० २४११४९-४७ में विस्तार से किया गया है । 
( ख ) 'विष्णुसहस्रवाम” के भाष्य में शंकराचायं ने इसकी व्युत्पत्ति तीन 
प्रकारो से की है--- | 
(+ ) “अभिरूपा: केशा यस्या--अत्यन्त सुन्दर केशी से सम्पन्न होने से 
क्रेशव' । 
(४ ) केशी के वध करने के कारण केशव-- 


यस्मात॒॒त्वयेव दुष्टात्मा हतः केशी जनादंन। 
तस्मात्‌ केशव नाम्ना त्वं लोके ख्यातो भविष्यति ॥ * 


--विष्णु ० ५१६२३ 
यहाँ किशीव्धक' शब्द से प्रृषोदरादित्वात्‌ सिद्धि मानती गयी है। 

(४ )क ( >ब्रह्मा )+अ ( विप्णु ) + ईश (शिव ) केश अर्थात्‌ 
ब्रह्म विष्णु-शिव रूप त्रिमूति । ये तीनो जिसके वश में रहकर अपने निदिष्ट 
कार्यो का सम्पादन करते है वह परमात्मा? है--केशव । 

( ३ ) पृश्िनिगर्भ---४श्ति जिसका गभे या गर्भस्थातीय हो उसे पृश्निगर्भ 
कहते हैं । एृश्नि के अर्थ है--अन्न, वेद, जल तथा अमृत | ये भगवान्‌ मे 
स्वंथा गर्भलूप से रहते हैं अर्थात्‌ निवास करते हैं, इसलिए वे पृद्दिचगर्भ नाम से 
संकेतित किये जाते हैं । 

पृश्निरित्युच्यते चान्‍्नं वेद आपोध्मृत्तं तथा | 

ममेतानि सदा गर्भ: पुश्निगर्भस्ततो छहस्‌ ॥ 
+शान्ति २४१।४५ 
इस नाम के जपने का पाल भी निदिष्ट है त्रितः नासक ऋषि को उनके 
एकत थौर द्वित चासक आ्राताओ ने ईप्याविश कूप मे ग्रिय दिया था। वहाँ से 
वे आंच करते थे भगवान्‌ का यही विशिष्ट चाम लेकर----प्ृश्नि गर्भ ! ऋ्रित्ं 
पाहि!। इस नाम के कीत॑न का सद्यः फल उन्हें प्राप्त हुआ गौर वे उस 


४४२ पुराण-विमर्श 


अन्ध कूप से वाहर निकल भाने मे समर्थ हुए। यह वैदिक कथा ऋग्वेद मे 
अनेक मन्त्रों मे निदिष्ट है। 
(४ ) हरि--भगवान्‌ का यह सुप्रसिद्ध नाम है। इसकी व्युत्पत्ति नारा- 
यणीयपर्व ( अ० ३४२।६८ ) में इस प्रकार है $-- 
इडोपह्तयोगेन हरे भागं क्रतुष्वहम | 
वर्णश्च मे हरिः श्रेष्ठ स्तस्माद हरिरहं स्मृत्तः ॥ 
हरि! शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से दी गयी है---(क) 'इडोपहूता सह 
दिवा” मन्त्र के द्वारा आाहूत भगवान्‌ यज्ञी में स्वनिरददिष्ट हविर्भाग को गहण करते 
हैं तथा (ख ) उनका वर्ण (रज्भ ) हरितु है-हरिन्मणि ( नीलमणि ) के 
समान उनका रूप नितान्‍्त सुन्दर तथा रमणीय है। विष्णुसहस्ननाम में 
३५९ वाँ नाम हविहेरिः है जिसकी व्याख्या मे शंकराचार्य ने पूर्वोक्त श्लोक 
को उद्धृत कर भगवान्‌ को यज्ञीय हविप्‌ का ग्रहणकर्ता माना है । यह व्याख्या 
यज्ञों वे विष्णु” के बेंदिक आधार के ऊपर आधुत है । 
( ५ ) कृष्ण--' कृष्ण” शब्द की समहाभारतीय व्याख्या विलक्षण है। 
भगवान्‌ ने इस शब्द की निरुक्ति के प्रसद्ध मे स्वयं कहा है-- 
कृष्णाभि मेदिनी पार्थ भूत्वा का्ष्णायसों महाव्‌। 
कृष्णो वर्णश्च मे यस्मात्‌ तस्मात्‌ क्ृष्णो#हमर्जून ॥ 

“-तत्रव, श्लोक ७९। 
मैं काले लोहे की बड़ी कील बनकर प्रथ्वी का कपेण करता हैं और मेरा 
वर्ण भी कृष्ण है--काला है । इसीलिए मैं कृष्ण!” नाम से पुकारा जाता हूँ। 

अन्य ग्रन्थों मे इस शब्द की निरुक्ति भिन्‍न प्रकार से की जाती है । 

भगवन्तामो मे से कतिपय नामो की निरुक्ति दिखलाने का यही तात्पयं है 
कि गुणकर्म के अनुसार विभिन्न निरुक्तियाँ महाभारत तथा पुराणों मे प्रदर्शित 
की गयी है। भगवान्‌ के गुणो की न इयत्ता है, न कर्मों की। फलत: इन 
निरुक्तियों मे वैभिन्‍त होने पर भी कोई आश्चर्य नही होता । वक्ता की अभिरुचि 
के अनुसार ही इनमे भेद की कल्पना की जानी उचित है। 

एक और भी तथ्य ध्याव देने योग्य है । जिस प्रकार विभिन्‍न मन्तरो की 
उपासना का फल शास्त्रों मे भिन्‍न-भिन्‍न वतलाया गया है, भगवान के नामों 
के जप का फल भी उसी प्रकार समझना चाहिए। सप्तशती के मनन्‍्त्रो का 
चुनाव उद्देश्य की सिद्धि के लिए भिन्‍न प्रकार का मन्त्रशासर्र मे बतलाया गया 
है। भगवान के नामो के विषय मे भी यही बात है। पूर्वोक्त निरुक्तियो को 
दिखलाते समय च[रायणीय पवे ने नाप-जप के विभिन्‍न उद्देश्यों की ओर भी 


नवम परिच्छेद $ पौराणिक धर्म छ४रे 


संकेत किया है, यथा केशव” के जपने का फल है--अन्धघे मनुष्य की चक्षु का 
लाभ तथा प्ृश्निगर्भी नाम के जपने का फल है---जल में पड़े हुए या डूबते 
हुए मनुष्य का उस आपत्ति से उद्धार। वाम-जप के सार्वन्रीम प्रभाव का यह 
संकोचीकरण नही है, प्रत्युत नाम-मिदक्ति की उपयोगिता दिखलाने के लिए शा 
की एक विशिष्ट सूक है । इन नामों की एक दीघंकालीन परम्परा है अर्थात्‌ 
बेद मे भी ये नाम परमतत्व के द्योतनार्थ प्रयुक्त किये जाते थे और उसी वैदिक 
परस्पर के छन्तर्गत पुराणो की परस्परा समन्वित होती है। जो आलोचक वेद 
और पुराण के तात्पर्यों मे भेददृष्ठि अपनाने के पक्षपाती है, उन्हें स्मरण रखना 
चाहिए महाभारत का यह सुपुष्ट सत-- 

इतिहासपुराणाभ्यां वेद॑ समुपवृंहयेत्‌ । 

विभेत्यल्पश्नत्ताद वेदो मामयं प्रहरिष्यत्ति ॥ 


इतिहास तथा पुराण के द्वारा वेद का समुपवृंहण करना चाहिए । शैली का 


भेद भले ही हो, परन्तु पुराण वेद के द्वारा प्रतिपादित सत्य तथा तदर्थ का 
घिल्‍तार करते है । 


सगदवज्ञात् का प्रभाव 


भगवान्‌ नामो के जपने का फल पुराणों में बड़े विस्तार के साथ वर्णित है। 
नाम-जप के साहात्म्य का वर्णन करना असम्भव ही है। नाम के ग्रहण करते 
ही नामी का रूप साधक के मानस नेत्र के सामने स्पष्टत) प्रतिविम्बित हो 
उठता हैं। नामी के समान नाम भी चिन्मयवपु होता है। नाम के दिव्यरूप 
होने से उसमे एक अद्भ्रुत शक्ति होती है। “'तज्जपस्तदर्थभावनभ्‌” सूच के द्वारा 
महपषि पतझ्ञलि का साथकों को यह उपदेश है कि नाम का जप करते समय 
उसके द्वारा द्योतित अर्थ की भावना अवश्य करनी चाहिए । क्योंकि नाम 
ओर नामी का, शब्द और अर्थ का एक झविभाज्य नित्य सम्बन्ध सबंदा स्थापित 
रहता है। नाम की प्रभविष्णुता के ऊपर अनुभवसम्पन्त सन्‍्तो और साधकों 
का आग्रह होता नितान्‍्त नैसगरिक है। गोस्वामीजी ने तो नाम को राम से भी 
बढ़कर सिद्ध कर दिया है तथा वालकाण्ड के आरस्म में ही उनका नाम-रामा- 
यण” अपनी अलौकिक चूतनता के हेतु साधको में पर्याधरूपेण प्रस्यात हैँ । 
'ताम' को ग्रोस्वामीजी ते 'चतुर दुभाषी” कहकर साधनाजगत्‌ के एक महनीय 
तथ्य की अभिव्यक्ति की है। दुभाषी का कार्य होता है विभिन्‍न भाषा बोलने- 
वाले व्यक्तियो के बीच सुबोध माध्यम का कार्य निष्पन्न करना। नाम का भी 
यही स्वरूप है। भक्त भगवान्‌ के स्वरूप को जानने में यदि समर्थ नही है, तो 
नाम” उसे बतछाने मे सवेथा कृतका्य होता है। “नाम' के द्वारा भक्त भगवान्‌ 


४४४ पुराण-विमर्ग 


के सामने पहुँचने मे तथा उनका रसास्वादन करने मे सर्वथा समर्थ होता है। 
इसलिए नाम” की महिमा से पुराण तथा भक्ति-साहित्य भरा पड़ा है । 
पाप दूर करने का महौपध है--नाम-स्मरण । प्रायश्चित्त पाप दूर करने 
का सुगम उपाय माना जाता है अवश्य, परन्तु उसमे उतना प्रभ्नाव तथा 
व्यापकत्व नही होता । इस विषय में विप्णुपुराण का यह बचन कितना प्रमाण- 
भ्रूत है-- 
यस्मिन्‌ न्‍्यस्तमत्तिनं याति नरक॑ स्वर्गोइषप यच्चिन्तने 
विघ्तो, यत्र निवेशितात्ममनसो ब्राह्मोषपि लोको5ल्‍्पक: | 
मुक्ति चेतसि यः स्थितो5ह्मलधियां पुंसां ददात्यव्यय: 
कि चित्र यदध॑ प्रयाति विलय॑ तत्नाच्युते कीलिते॥ 
“--विष्णु० ६॥८।५७ 
आशय हे कि जिसमे चित्त लगानेवाला नरकगामी नहीं होता, जिसके चिन्तन 
में स्वर्गलोक भी विध्नहप है, जिसमे चित्त लग जाने पर ब्रह्मलोक भी तुच्छ 
प्रतीत होता है और जो अविनाशी प्रभु शुद्ध वुद्धिवाले पुरुषो के हृदय में स्थित 
होकर उन्हे मुक्ति प्रदान करते है, उस अच्युत का चिन्तन करने से यदि पाप 
विलीन हो जाते हैं, तो इसमे आएचर्य ही क्‍या हे ? 
नाम के द्वारा पापराशि उसी प्रकार जल जाठी है, जिस प्रकार आग से 
रुई का ढेर--- 
सक्वत्‌ स्मृतो४षि गोविन्दो नृणां जन्यशतेः क्ृत्तम | 
पापराशि दहत्याशु तूलराशिमिवानलः ॥ 
नामस्मरण करते ही भगवान्‌ ज्यो ही साधक के हृदय मे विराजते हैं, त्यों 
ही उसके समस्त दोषो को नष्ट कर देते है जिस प्रकार ऊँची-ऊँची लपटवाला 
अग्नि वायु के साथ मिलकर सूखी घास के ढेर को जला डालता है-- 
यथाग्निरुद्धाताशखः: कक्ष दहति सानिल:। 
तथा चित्तस्थितो विष्णुयोंगिनां सवंकिल्विषस्‌ ॥ 
विष्णु ० ६७७४ 
अजामिल का उपाख्यान नामस्मरण के विषय में नितान्त विश्वुत है। मरते 
समय घोखे से भी यदि भगवान्‌ का नाम उच्चारित हो जाय, तो शुभ फल 
होने मे तनिक भी विलम्ब नही होता । पुत्र को बुलाने की अभिछाषा से उच्चा- 
रित नारायण” नाम न होकर 'नामाभास” ही तो है, परन्तु इसके सार्वभौम 


प्रभाव से प्रत्येक भक्त परिचित है। नाम के शोधघन के विषय मे श्रीम:ड्भागवत 
का प्रख्यात पद्य है--- 


नंवम परिच्छेद : पौराणिक धर्म ४४५ 


न निष्कृतैरुदितैब्नहवादिभि 
स्तथा विशुध्यत्यघवान्‌ ब्रतादिभिः । 
यथा. हरेनामिपदेरुदाह॒तै- 
स्तद्ुत्तमश्लोकगुणोपलम्भकम्‌ ॥ 
>+भाग० ६।२।११ 
नाम के उच्चारणमात्र से हो पवित्रकोति भगवान्‌ के गुणों का सद्यः ज्ञान 
हो जाता है जिससे साधक का चित्त उसमे रमने लगता है। चामस्मरण का 
यही परम उद्देश्य है भगवान्‌ के निश्छिद्र गृुणो मे अपने आपको छगा देना 
और तदुत्पन्न आनन्द-रस का आस्वादन देना । अन्य फल गौण है, यही तो 
मुख्य फल है। भगवान्‌ मे, उनके गुण, लीला और स्वरूप मे रम जाने का 
एकमात्र सुलभ साधन है--नामसंस्मरण 
साम-व्याहरणं विष्णोयंत्तस्तद्विषया मति: | 
भगवान्‌ के नाम का स्मरण प्रतिक्षण होना चाहिए। एक क्षण के लिए 
भी उसकी विस्मृति होना महानु अपराध है। नाम ही ऐसी वस्तु है जो 
भगवान्‌ की रसमयी-मूर्ति हमारे नेन्नो के सामने सर्वदा उपस्थित कर देती 
है । अन्य साधनों से यह कार्य सुचारुरूप से नहीं हो सकता । इसीलिए शास्त्र 
का वचन है--- 
एकस्मिन्नप्यक्तिक्रान्ते सुहुर्ते ध्यानवर्जिते 
दस्युभिमुषितेनेव युक्तमाक्रन्दितुं भुशस्‌ | 
“-विष्णुसहस्रवामभाष्य मे उद्घृत । 
लुटेरो ने किसी सम्पत्तिशाली घनाव्य को लूट लिया हो, तो चिल्लाना ही 
स्वाभाविक होता है। उसी प्रकार यदि मानव का एक भी क्षण भगवान्‌ के 
ध्यान के बिना वीत जाय, तो उसे अत्यन्त विछाप करना चाहिए । और यह 
ध्यान भगवान्‌ के नाम द्वारा ही अनायास सिद्ध हो सकता है । 


कलियुग की महिसा 


नाम स्मरण की उपांदेयता इस कलिकाल मे विशेषरूप से मानी गयीं है । 
विष्णुपुराण ( बंश ६, अ० २) में इसका विवरण घड़े ही नाटकोय ढंग से 
किया गया मिलता है। अल्प आयास से महत्‌ फल की शआप्ति पाने की जिज्ञासा 

मुनियों को वेदव्यासजी के पास ले गयी। वे गंगाजी मे उस समय स्तान कर 
रहे थे। पानी के ऊपर आते ही वे जोरो से चिल्लाने लगे- है 
शद्र: साधुः कलि: साधु: * ०००००००००००० ००० ०००० « 


है # कक कक |। 
योषित: साधुघन्यास्तास्ताश्यो घन्यतरो5स्ति कः ?॥ 
सु 


४४६ पुराण-विम्श 


मुनि लोगी को बड़ा आएचये हुआ इस नवीन तथ्य के द्योतक वाकयपुंज पर। 
स्तात से निवृत्त होने पथ मुनियों ने जब अपने संदेह का तिराकरण चाहा, 
तब वेदव्यास ने इन तीनों की घन्यता के विषय में अपना निश्चित मत प्रकट 
किया । फल की सिद्धि का चतुयुंगीय बनुपात इस प्रकार व्यासजी ने बत- 
छाया--१० वर्ष ( सत्ययुग ): १ वर्ष (त्रेता ): १ मास (द्वापर ) 5१ 
दिनरात ( कलि )। तात्पयं यह कि सत्ययुग मे तप, ब्रह्मचर्य तथा जफदि 
की सिद्धि के लिए ३६० » दिन ( तीन हजार छः सौ दिन ) छगते हैं, वहां 
कलियुग मे एक भहोरात्र ही पर्याप्त है । इतना ही नहीं, साधन की लघुता की 
दृष्टि से भी कलियुग धन्य है--- 
ध्यायत्‌ कृते, यजन्‌ यज्ञेस्त्रेतायां द्वापरेड्चंयनु। 
यदाप्नोति, तदाप्नोति कौ संकीत्य॑ केशवस्‌ ॥ 
--विष्णु ६२॥१७ 
कृतयुग में (वंचल चित्त से दुःसाध्य) ध्यान से, भेता मे (दीघेव्यय-साध्य) 
यज्ञ से, द्वापर भे ( महतीय साधनों की सहायता से ) अच॑चा से जो फल प्राप्त 
होता हे, वही कलि मे केशव के (अल्प आयास से साध्य ) संकीतंच से होता है । 
इसी तथ्य को इसी अध्याय से पराशरजी ने पुत्र: दृहराया है-- 
अत्यन्तदुषस्थ कलेरयमेको महान गुणः। 
कीतंनादेव कृष्णस्य मुक्तवन्धः पर॑ ब्जेत ॥ 
>-तन्रव, श्लोक ३६ 
वेदव्यास की दृष्टि में कलि की घन्यता का यही कारण है। श्रीमद्सागवत 
में तथा अन्य पुराणों मे भी यह मान्यता दुहरायी गयी है। ( ब्रष्टन्य भाग० 
११३५२ ) | 'हरये तमः मन्त्र की सार्वकालिक व्यवस्था इसे सर्वपातको के 
क्षालन की क्षमता प्रदाव करती है ( भाग० १६।१२।४६ ),। सुर्य अन्धकार को 
तथा प्रचण्ड बवंडर मेंघ को समग्रर्य से दूर कए देता है, उसी प्रकार 
भगवान्‌ का संकीतंनच प्राणियों के व्यसन तथा विपत्ति को दूर कर फेक देता 
है ( तत्व श्लोक ४७ )। इसीलिए कलियुग के मानवों का परम कतंव्य है 
कि वे भगवान्‌ के अनन्त नामी से से किसी नाम को चुन ले और उसीका 
यथाशक्ति निरन्तर कीतन किया करे यह कीत॑ंच उभय लोको में अभी'ट फल का 
प्रदाता होता है। इस लोक में ऐहिक भौतिक कल्याण त्तथा परन्र पारलौकिक 
निःश्रेयस ( मुक्ति ) की सद्यः प्राप्ति भगवन्ताम के जप से तुरन्त होती है । 
इसलिए इस मार्ग का आश्रयण प्रत्येक मानव का कतंव्य होना चाहिये । 


ब्रह्माजी का वामस्परण विषयक यह पद्म साधक को सर्वदा घ्यानसे 
रखना चाहिए-- 


नवम परिच्छेद : पौराणिक धर्म ४४७ 


यस्यावत्तारगुण-कर्म-विडम्बनानि 
तामानि येह्सुविगमे विवशा गृणन्ति । 
तेब्नेकजन्मशमलं सहसैव हित्त्वा 
संयान्त्यपावृुतमृतं त्मजं प्रपच्ये॥ 
“-++भाग० ३॥९।१५ 
नाम-जप के प्रधान आचाय॑, अपनी वीणा पर भगवन्नाम के कीर्तंतकार 
श्री वारदजी की यह उक्ति साधको के लिए संवल का काम करती है--- 
इसे कौन भूल सकता है ? 


इदं हि पुंसस्तपस: श्रत्तस्थ वा 
स्विष्टस्य रुक्‍्तस्यथ च बुद्धिदत्तयो: । 
अविच्युततोष्यं: कविभिनिरूपितो 
यदुत्तमरछोक-गुणानुवर्णनम्‌ ॥ 
“+भाग० १५२२ 
पुण्यकीति भगवान्‌ के गुणो का कीत॑न मनुष्यो की तपस्या का, वेदाध्ययन 
का, स्वनुष्ठित यज्ञ का, सुन्दर कथन का, ज्ञान तथा दान का अस्खलित फल 
बतलाया गया है । फलूत: भगवान्‌ की अनुकस्पा से ही उनके नाम के स्मरण 
में चित्त लगता है। पुराण के भक्तिविषयक सिद्धान्तो का यही निष्कष है । 


42265 69 


|: ०) 
पोराणिक धर्म पर दान्त्रिक प्रभाव 

तन्‍त्रों के विषय मे घोर अज्ञान साधारण जनता में तथा विज्ञ पण्डितजनों 
में भी व्याप्त है। उसकी उपासना-पद्धति के गुह्य तथा रहस्थात्मक होने के 
कारण अज्ञान या अल्पज्ञान का होना कुछ अचुचित भी नहीं कहा जा सकता | 
तनु विस्तारे धातु से मौणादिक प्दूनू ( सर्वधातु*यः एरनू-उणादि सूत्र ६०८ ) 
प्रत्यय के योग से निष्पन्न तनन्‍्त्र जब्द शास्त्र, सिद्धान्त, विज्ञान तथा बविज्ञान- 
विषयक ग्रन्थ का बोधक* है। शंकराचार्य ने सास्यदर्शन को भी (तन! ताम 
से अभिहित किया है। महाभारत में न्याय, धर्मशाकत्र, योगशास्त्र बादि के 
लिए तन्त्रं शब्द का प्रयोग उपलब्ध हे" । परन्तु तनन्‍्त्र” शब्द का प्रयोग 
संकुचित अर्थ मे ही अधिकतर किया जाता है। यन्त्र मन्त्र आदि से समन्वित 
एक ग्रुप्त साधन मार्ग के उपदेशक घामिक ग्रन्यो फे लिए ही सकुचित अं मे 
'तन्‍्त्र' शब्द प्रयुक्त किया जाता है। 'तनन्‍्त्र! की ही अपर संज्ञा आगम' है। 
देवता के स्वरूप, गुण-कर्म आदि का चिन्तन- करने वाले भन्‍त्रो का जहाँ उद्धार 
किया जाता है तथा इन सन्त्रों को यज्ञ मे सयोजित कर देवता का ब्यान तथा 
उपासना के पांचों अंग -- पटल, पद्धति, कवच, सहस्ननाम और स्वोचन्र व्यवस्थित 
रूप से दिखलाये जाते हैं, उन ग्रन्थो की ही संज्ञा तन्‍्म्र है। वाराही तन्‍त्र के 
अनुसार सृष्टि, प्रलय, देवाचंन, संसाधन, पुरश्चरण, पट्कर्म ( शान्ति, 
वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटब तथा मारण ) तथा ध्यानयोग---इन 
सात लक्षणों से युक्त ग्रन्थ को आगम या तनन्‍त्र कहते हैं? । 'तन्त्र' का वैशिष्ट्य 








१. तनोति विपुलानर्थान्‌ तत्त्वमन्त्र-समन्वितानु । 
त्राणं च कुरुते यस्मात्ु तन्त्रमित्यभिधोयति ॥ 


-कामिक आगम का वचन 
२. स्मृतिश्च तन्त्राख्या परमपिप्रणीता । 


"शाडूरभाष्य २१।१ 
स्यायतन्त्राण्यनेकानि तैस्तैरुक्तानि वादिभि: | 


यतयों थोगतन्त्रेषु यान स्तुबन्ति द्विजात्तय:॥ 


शि है “महाभारत ' 
३. सुष्टिफएच प्रलयश्चैेच देवताना यथाचनमु । 


साधन चैव सर्वेषा पुरश्चरणमेव च ॥ 
पटकर्म साधन चीव ध्यानयोगश्चतुविधः) । 
सप्तभिर्लक्षणयुक्तम आयम तद्‌ बविदुर्वुधा: ॥ 
--वाराहीतन्त का वचन 


सवम प्रिच्छेद :.पौराणिक धर्म ४४९, 


पक्रिया! है । वैदिक ग्रत्थों में निदिषट 'ज्ञान! का क्रियात्मक अथवा विधानात्मक 
आचार तन्त्र का मुख्य विशिष्ट विषय है। ध्यातव्य है कि भारतीय संस्कृति 
निगमागममूलक है । जिस प्रकार भारतीय वर्म और संस्कृति निगम घन वेद ) 
पर अवलम्वित है, उसी प्रकार वह आगम ( तन्‍त्र ) पर भी आश्रित हैँ । निगम 
झौर आगम के परस्पर सम्बन्ध को सुलकाता एक विषम पहेली है--नितान्त 
दुष्कर तथा दुर्भे्य, परन्तु तान्त्रिक ग्रंथों के अनुशीलन के आधार पर यह सुल- 
ऊाया जा सकता हे । तथ्य यही है कि तन्त्र दो प्रकार के हैं--वेदानुकूल तथा 
वेदवाह्य । कुल्तुकभट्ट ने 'श्रुतिश्च द्विविधा--वैदिकी तान्त्रिकी च कहकर वेदा- 
नुकूल सिद्धान्तो के प्रकाशक तन्‍्त्रों की ओर संकेत किया है और उन्हें स्वथा 
श्र॒त्यनुकूल स्वीकृत किया है । वैष्णव भागम ( पाचरात्र तथा बेखानस ) तथा 
शैव आगम ( पाणुपत, शैव सिद्धान्त आदि के मूल ग्रन्थ ) के अनेक सिद्धान्त 
वेदानुकूल ही हैं, यद्यपि किन्ही अवैदिक सिद्धान्तो के प्रतिपादन के कारण इन्हें 
धनेकत्र वेदवाह्म' कहा गया है। महिस्त:स्तोत्र मे इनकी गणना “्रयी” के 
बाहर ही की गयी है! । शंकराचाय ने पाचरात्र के मूल सिद्धान्त चतुष्यूंहवाद 
को वेदविरुद्ध माना * है, यद्यपि उपासनाविषयक अनेक तथ्यों को वे वेदानुकूछ 
ही मानते हैं । शैवागम को इसी प्रकार अप्पय दीक्षित वेदबाह्य कभी अंगीकार 
नही करते । ठन्त्रो के वेद से बाह्य तथा विपरीत होने तथा जनसमाज मे 
निन्दित होने का कारण भी खोजा जा सकता है। 

शाक्ततन्त्र के सप्तविध आचारोर मे बासाचार अन्यतम आचार है | शाक्‍त 
मत मे पत्चमका रोपासना एक नितान्‍्त अन्तरंग तथा ग्रूढ साधना है। इसके 
अन्तगंत पाँच मकारादि शब्द बाते है--मत्त्य, मांस, मद्य, मुद्रा तथा सैथुन । 
सममाचार के अनुसार ये अस्तर्याग के लिए उपयुक्त साधन है।* इन्हे सामान्य 
भोतिक अर्थ मे न लेकर अभौतिकृ प्रतीकात्मक रूप मे ग्रहण करना ही शार्त्र- 
मर्यादा है। परन्तु इस मर्यादा का उल्लंघन कर इन्हें स्थुल भौतिक अर्थ मे छेकर 


६. त्रयी सांख्यं योग: पशुपतिमतं वैष्णवमिति । 
प्रभिन्‍्ते प्रस्थाने परसिदसदः पथ्यमिति च ॥ 
| “महिम्नस्तोत्र, श्लोक संख्या ४। 
३२. द्रष्टव्य शाकरभाष्य ब्रह्मसुत्न १२४२-४५ । 
वेदप्रतिषेधश्च भवति । चतुर्ष ब्लेदेपु पर श्रेयोज्लब्घ्या शाण्डिल्य इ्द शास्त्र- 
मधीतवान्‌ इत्यादि वेदनिन्‍्दाद्शनात्‌ । तस्मादसंगतैषा कल्पनेति सिद्धम्‌ । 
११४५ के भाष्य का अन्तिम निर्णय । 
हे. व्रष्टव्य बलदेव उपाष्याय--भारतीय दर्शन, पष्ठ सं० ( १६६० )। 
४. वही, पृष्ठ ७८२३-७८५ | 


२६ पु० वि० 





४५० पुराण-विमर्श 


उनका वैसा ही प्रयोग करना वामाचार की प्रतिप्ठित उपासना विधि है। इस 
उपासना विधि का केन्द्र है भासाम में स्थित प्रख्यात ( या कुख्यात १ ) शविति- 
पीठ फामाख्या, जहाँ तिब्बती पूजा-पद्धति का भी पर्याप्त प्रभाव पडना स्वयं तंत्र 
ग्रंथों को मान्य है | रुद्रयामल तंत्र की उक्ति हु कि वसिष्ठ ऋषि ने इस उपासना 
को महाचीन ( भोट देश८<तिव्वत में स्वयं सीखकर भारतवपं में प्रचार 
किया । यह ऐतिहासिक तथ्य है कि तिव्वत में बोन! नामक एक विशिष्ट घामिक 
सम्प्रदाय था जिसकी नितान्‍्त स्थुल भौतिकवादी उपासना का प्रचार पूरबी 
सीमाच्त प्रदेशी से होफर आसाम तथा बंगाल में दशमी शती के आसपास 
हुआ । यह निश्चयेन विदेशों तथा अवैदिक थी । इसे भी शास्त्र की मर्यादा के 
भीतर अंतर्भुक्त करने तथा वैदिकत्व का पूरा आवरण डालने की दृष्टि से ही 
दैदिक मंत्रदष्टा वसिछ के हारा इसके प्रचार की कल्पना गढ़ ली गयी होगी-- 
ऐसी कल्पना करना मिराधार नही कहा जा सकता । इस प्रकार वामाचार की 
घुणित, जबन्य परजा-विधि देखकर ही तंप्नो के विषय में विद्वानों में हेय दृष्टि 
का उदय हुआ । परंतु सब बछड़ो को एक ही डण्डे से हाँकना ठीक नही होता । 
तंत्र के अधिकाश सिद्धांत तथा उपासना-प्रकार भी नितान्‍्त वेदानृक्कुल है 
वेद तथा तंत्र का भेद अधिकारी-भेद तथा युगभेद से माना गया हे। वेद के 
क्रियाकलापी में त्रिचर्ण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ) का ही अधिकार है, बहाँ 
तन्न ने अपने क्रियाकलाप के लिए अपना द्वार प्रत्येक वर्ण के रिए, शुद्र तथा 
स्त्रीजनो के लिए भी, उन्मुक्त कर रखा हे । इसमे किसी का भी प्रवेश निषिद्ध 
नही है । निगम जहाँ भुख्यतया ज्ञानप्रधान है, वहाँ भागम मुख्यतया क्रिया- 
प्रधान है यह तो हुआ अधिकारी-भेद से पार्थक्य । युगभेद से भी पाथथेक्य माना 
गया है। महानिर्वाण तंत्र कहता है कि आगम मार्ग के बिना कलियुग मे उद्धार 
का कोई मांग नही है; वहा कुलाणंवतन्न्र युगधर्स के विषय मे कह रहा है-- 
सत्ययुग मे वेद तथा बंदिक उपासना का विधान है; त्रेता मे स्मृति तथा स्मात 
पूजा का; द्वापर मे पुणण तथा पौराणिक उपासना का और कलियुग मे तंत्र 
तथा त्ात्रिक उपासना का - 
विना ह्यागममार्गेण कलो तनास्ति गतिः प्रिये | 
--महानिर्वाणतंत्र । 
कृते श्रुत्यकत आचारस्त्रेतायां स्मृतिसम्भवः | 
द्वापरे तु पुराणोक्‍्तः: कलावागमसम्मतः ॥। 
हैं +>ऊ्ुला णंवर्तंत्र व 
निष्कर्ष यह है कि तातनिको उपासना विद्वज्जन से छेकर पामरजन तक तथा 
ब्राह्मण से छेकर शुद्र तक अबाघ रूप से, अनियंत्रित रूप से सबके लिए विहित है। 


नवम परिच्छेदं : पौराणिक धर्म ४५१ 


विशेषत। उस कलियुग के लिए वह अनिवाय अनुष्ठान है, जिसमे हम-आप इस 
समय निवास करते है । फलतः समयोपयोगी तथा विश्वोषयोगी होने से 
तान्त्रिक अनुष्ठान का आजकल बोलबाला सर्वोवरि है । 


तन्‍्त्र ओर पुराण 

तन्‍त्र तथा तान्त्रिक अनुष्ठानों के विपय में पुराणों मे अचेक और परस्पर- 
विपरीत मत उपलब्ध होते हैं। देवीभागवत तथा वराहपुराण में इस विषय 
का घिवेचन विज्येष रूप से मिलता है । 

(के ) लोकों के मोहन के निरित्त ही शंकर ने तन्त्रों की रचना की--- 
समस्त तन्‍्त्रो की । शैव, वेष्णव, सौर, शाक्त तथा गाणपह्य आगमों का निर्माण 
भगवान्‌ शंकर ने ही किया । यह उन ब्राह्मणों के उद्घाराथं है जो वेदमार्ग से 
बहिष्कृत है! । तन्त्रों के विषय में पुराण की यही सावंभौसम दृष्टि है। 

(ख़) तन्‍त्र मे ऐसे भी अंश है जो वेद से विरुद्ध नही है। फलत: 
ऐसे अंशो के ग्रहण मे वैदिको का किसी प्रकार के दोष की उद्भावना ने करनी 
चाहिए। परन्तु वेद से भिन्न अथंवाले तान्त्रिक अनुष्ठान मे द्विज कभी अधि- 
कारी नही होता । वहाँ तो उन्ही जनो का अधिकार होता हैं जो वेद से बहि- 
भूत होते है :-- 

ततन्न वेदाविरुद्धोइ्शोः्प्युक्त एवं क्वचित्‌ क्वचित्‌ | 
वेदिकेस्तद-ग्रहे दोषों न भवत्येव कहिचितु ॥ ३१ ॥ 
स्वंथा वेद-भिन्‍्तार्थे नाधिकारी द्विजो भवेत्‌ | 
वेदाधिकारहीनस्तु भवेत्‌ तत्राधिकारवानू ॥ ३२॥ 
देवीभमाग०, ७ स्कन्ध, ३९ आ० | 
वेदानुष्शान को ही विहित माननेवाले पुराणकर्ताओं का यह दृष्टिकोण 
सर्वथा नैसगिक है । उस युग में भी तन्‍्त्र सर्वथा वेदबाह्म नही माने जाते थे, 
प्रत्युत उनमे वेद से अविरुद्ध सिद्धान्तों को भी सत्ता अवश्यमेव वर्तमान थी 
जिसका अनुष्ठान सर्वेया ग्राह्म और आादरणोय माना जाता था। 
॥॒ (ग॒युगभेद से भी उपासनाभेद को किन्‍्ही पुराणों मे अंगीकार किया 
है। चारो युगो मे क्रमशः वेद, स्मृति, पुराण तथा तन्त्र का प्रावल्य था। 


फलतः कलियुगी जीवो के कल्याणाथथे तन्‍्त्र का प्रावल्य वर्तमान युग मे मानना 
अनेक पुराणों मे उल्लिखित है* | 





१. देवीभागवत्त 9३९॥६८ 
२. वराहु० ७०२४-२४; पद्म ६६५३।४-५; ९६॥५३।२६९-२७ | 


४५२ पुराण-विमर्श 


(घ ) देवीभागत के समय में वंसानस मागम के अनुयायी तप्त मुद्रा 
घारण करते थे और इस पुराण की दृष्टि मे वे बेदमार्ग से वहिष्कृत माने 
जाते थे १- ( देवीभाग० ९॥१॥३१ ) | 


( ड ) देवीभागवत के भी वचन ऊपर के दिद्धान्तों के ब्रतिपादक हैं। यह 
वेद को ही धर्म का एकमात्र प्रमाण मानता है। इसलिए वेदानुकूल होने से ही 
स्मृति तथा पुराण भी प्रमाणकोटि में माने गये है। रही तन्‍्त्र की प्रामाणिकता 
की वात । यहाँ भी बही सिद्धान्त लगाया गया । वेद से अभविरोधी तन्‍्त्र तो 
ग्राह्मय होता है भौर वेद से विरोधी तनन्‍त्र कथमपि मान्य नहीं होता । 
इससे स्प७ है कि देवीभागत के काल में तन्‍्त्र का समावेश पुराणों में हो 
गया था तथा दोनो प्रकार के उसके रूप थे--वेदविरोधी तथा वेदाविरोधी । 
इनमे द्वितीय रूप ही प्रमाण कोटि के भीतर माना जाता था| वेदविरोधी तन्त्र 
फी सान्यता फथमपि ग्राह्म भहों थी । देदीभागवत केये तथ्य बड़े ही सारवान्‌ 
तथा महत्वशाली हैं! । 


पुराणो में तान्त्रिक विषयो के अनुप्रवेश के समयविपय मे विद्वानों में 
ऐकमत्य उपलब्ध नही होता ।॥ डा० हाजरा ने इस विपय का अपने ग्रन्थ मे 
बहुत विचार कर कुछ निष्कर्षो को निकाला है*--अष्टम शी से प्राचीनतर 
पुराणाशों में तान्त्रिक पूजा का लेश भी विद्यमान नही है । प्रथमतः पुराणों में 
किसी देवविशेष के मुद्रान्यास आदि का ही वर्णव किया गया भौर तदनन्तर 
समग्र तान्त्रिक विधियों का उपन्यास स्मात्ें कर्मों के संग में ही बिना किसी 
वंसत्य के पुराणों ने प्रस्तुत किया । दशम तथा एकादश शी मे पुराणों में 
तन्‍त्रो ने अपनी पूर्ण प्रतिष्ठा तथा प्रामाण्य प्राप्त कर लिया । गरुड और अग्नि- 
पुराण में उपलब्ध तान्त्रिक विधान इसके प्रमाण हैं । 


१. श्रुतिस्मृति उभे नेत्रे पुराण हृदय स्मृतमु । 
एततु-त्रयोक्त एवं स्थाद धर्मो तान्यत्र कुत्नचितु ॥ २१ ॥ 


१ | २५ 


पुराणीपु क्वचिच्छेव तन्त्रदष्टं यथातथम्‌ । 
धर्म बदन्ति त॑ धर्म गृत्लीयान्न कदाचन ॥ २४ ॥ 
वेदाविरोधि चेत्‌ तन्तं तत्‌ प्रमाण न संशय: । 
प्रत्यक्षश्रुतिविरुद्ध यत्‌ तत्‌ प्रमाण भवेन्त च ॥ २४ ॥। 
--देवीभागवत्त, १६ स्कन्घ, ६ अध्याय ! 
२, रिप्थ्याठ ि600708 03 प्रंगतए ६७४ 200त (]घरछणा5 नाभक 
प्रन्य के पत्चम परिच्छेद मे इनका विस्तार देखिए । 


नवम परिच्छेद : पौराणिक धर्म डरे 


अग्निपुराण का पूजाविधान पाचरात्र विधि के अनुसार है, यह अन्तरंग 
अनुशीलन से स्पष्ट होता है। पाचरात्रों से वर्तमान भग्निपुराण अत्यन्त 
प्रभावित है। इसपर शैव तथा शाक्त तन्‍त्र का कुछ भी प्रभाव लक्षित नही 
होता । इसने २५ पाचरात्र संहिताओ का नामतः उल्लेख किया है* । इस 
पुराण ने २१ अ० से लेकर १०६ अ० तक तान्त्रिक कर्मों तथा विधानों का ही 
विस्तृत अथ च विशद विवरण दिया है। आगे-पीछे देखने से यह स्पष्टतः किसी 
अर्वाचीन युग मे जोड़ा गया अंश है। यहाँ पाचरात्र विधियों का इतना 
साड्रोपाड़ विवेचन है कि प्रकाशित पाचरात्र संहिताओ के साथ इनकी तुलना 
कर इनके मूल स्थान का भी पता लगाया जा सकता है । । 


उदाहरणार्थ, तान्न्रिकी दीक्षा का विवेचन बड़े वैशद्य के साथ किया गया 
है । साथ ही साथ त्रिविध पशुओ ( विज्ञानाकल, प्रलयाकल ,तथा सकल पशु ) 
के निमित्त विभिन्‍त प्रकार की दीक्षा विवेचित है। समय दीक्षा (5६ अ०), 
संस्कार दीक्षा (८२ अ०), निर्वाण दीक्षा ( 5३ अ० ) का विवरण अपने पर्ण 
तान्त्रिक वैभव तथा विस्तार के साथ यहाँ इतनी सुक्ष्मता से है कि ग्रन्थकार 
किसी तान्त्रिक ग्रन्थ का यहाँ संक्षेप प्रस्तुत करता प्रतीत होता है जो उसकी 
संग्राहिका शैली के नितान्त अनुरूप है । इस प्रकरण में तान्त्रिक मन्त्रों का भी 
यथास्थान प्रयोग मिलता है। “घट्कर्मो--शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेष, 
उच्चाठव तथा मारण--का विवरण अ० १३८-१४४ भअ० तक विस्तार के 
साथ है। गरुडपुराण से सी तान्त्रिक विधिविधानों की वर्तमान उपलब्धि ( अ० 


७-११, २१-२३, ३५-३७, ३८ भादि ) उसके आविर्भावकाल को नवम-- 
दशम शी में नियन्त्रित कर रही है । 


तन्‍्त्र का सन्िवेश प्राचीन पुराण जैसे वायु, भागवत, विष्णु, मार्कण्डेय 
भादि में विल्कुल नही है | भागवत में वेदिकी पूजा के संग मे तान्रिकी त्था 
सिश्र पूजा का संकेतमात्र है, कही भी विस्तार नही किया गया । उपपुराणों के 
निर्माणकी प्रेरणा, लेखक की दृष्टि मे, तंत्रो के व्यापक प्रभाव का परिणत 
फल मानी जा सकती है । उपपुराण किसी एक देवता के पूजा विधान के बिव- 


१. अग्ति ३१, अ० २-४ इलो०। इन नामों की डा० श्रादेर कृत 8७ 
उाए०वैपकाीणा 0 फैढ . एबालावकक्ा9 70 ६6 2 79रएप्प्श्ए 9 


धणं ( 0 त997, (०0725 ) में दिये गये नामों से तुलना करनी चाहिए 
जिससे अग्निपुराण के आविर्भावकाल का भी पता चल सकता है। 


२. शान्तिवश्य स्तस्भनादि-विद्वेषोच्चाटने तत; । 
मारणान्तानि शंसन्ति घट कर्माणि मनीधिण;॥ 


४५४ पुराण-विमर्श 


रण के मिमित्त ही निर्मित हुआ है । फलत: उपपुराणों के युग मे तान्त्रिक पूजा 
का विधान पुराणों में स्वतंत्र रूप से किया गया उपलब्ध होता है । महापुराणों 
में तो वैदिक मन्‍्त्रों के संग मे ही तान्च्रिक मंत्रों का समावेश कही-कही वर्ते- 
मान है । यह घटना दशम-एकादशी शती में प्रदचुरतया से उपलब्ध होती है । 
इस तथ्य की पुष्टि के लिए देवीभागदत्त का एक ही दृष्टान्त पर्याप्त होगा । 


देवीभागवत्त की महापुराणता का खण्डन ऊपर सप्रमाण किया गया हैं। 
यह निःसन्देह एक उपपुराण ही है, परन्तु शाक्त लोगो के लिए यह किसी भी 
भहापुराण से कम महत्त्व नही रखता । इसमे पराशक्ति के स्वरूप का जहाँ 
दाशेनिक विवेचन है, यहाँ उत्तकी पुजा विधि का ग्रम्भीर तान्त्रिक प्रतिपादन है । 
समग्र पुराण का वातावरण ही तन्त्रमय है। नाना रूपो में शक्ति का प्राधान्य 
बतलाना पुराण-कर्ता को अभीप्ट है। विभिन्‍न स्थानों मे विशिष्ट देवी के नाम 
का उल्लेख एक पुरे अध्याय (७३८ ) में मिलता है जिसमें कोछापुर की 
महालक्ष्मी, चुलजापुर की देवी, हिंगुला, ज्वालामुखी, शाकम्मरी, श्रमरी आदि 
के स्थानों का उल्लेख कर विन्ध्याचल-निवासिनी विन्ध्यादेवी सर्बोत्तमःत्तम 
वततलायी गयी है। इससे पुर्व ही एक अध्याय ( ७४३५ ) में पदट्चक्र के निरूपण 
में पूर्ण तास्त्रिकता को अभिव्यक्ति है। शारद तथा चेत्र--उभय नवरात्रो के 
द्रत भगवती की प्रसन्‍तता के कारण होते हैं तथा ७॥३६ में देवी का पूजा- 
घिघान वेदिक तथा तान्त्रिक उभय मन्चो की सहायता से निष्पन्न माया गया 
हैं । ७४० मे वाह्मप॒जा का विस्तार से वर्णन मिलता है। इससे पृव॑ तृत्तोय 
स्कन्ध के २६ तथा अन्य अध्यायो में कुमारी-पुजन जैसे विशुद्ध तान्त्रिक अनुष्ठान 
की विधि वतलायी गयी है तथा इस कायें में निषिद्ध कुमारियों का भी विवरण 
विपय की पति के लिए किया गया है । नवम स्कन्धघ के चतुर्थ अध्याय में सर- 
स्वती का स्तोत्र, पूजा, कवच आदि तान्त्रिक अनुष्ठान के अनिवार्य अंगों का 
विवरण देकर ग्रन्यकार छोकप्रचलित पपष्ठी, मंगल चण्डी तथा मनसा ( नाग ) 
देवी के पूजन तथा उससे जायमान फल को आख्यानमुखेन वर्णन करता है । 
( ९४६ ४७ तथा ४८ क्रमशः ) । इन देवियों के पूजाक्षेत्र बंगाल में होने से 
इस पुराण के निर्माण का भौगोलिक क्षेत्र भी यही पूर्वी प्रान्च साना जाना 
चाहिए। यह तो ऐतिहासिक तथ्य है कि बंगला साहित्य के मध्य युग मे इन 
देवियों के आास्यानों का वर्णन अलंकृत शैली में काव्य रूप में उपलब्ध होता है 
जिन्हे मंगल वाव्य के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार देवीमागवत शक्ति की 
तान्त्रिक आराघना का प्रतिपादक एक महनीय उपपुराण हैँ जो विषय की 
गम्भीरता, प्रतिपादन की विविधता और दार्शनिक ठत्त्वों के उन्‍्मीलन मे किसी 
भी महापुराण से घटकर नहीं है । 


नवम परिच्छेद ; पौराणिक धर्म. डप्‌प 


श्रीसत्यनारायण द्रत-कथा 


यद्यपि भारत के कोने-कोने में प्रत्येक शुभ अवसर पर श्री सत्यनारायण 
ब्रत-कथा का समादर किया जाता है तथापि प्रचलित कथा की पुष्पिका में दिया 
गया स्कन्दपुराणे रेवा खण्डे! पण्डितों में सदैव विवाद का विषय रहा है, 
क्योकि स्कत्दपुराण की इस समय उपलब्ध प्रतिलिपियों के रेबाखण्ड मे यह 
कथा नही है । किवदन्तियों से यह अनुश्चुत है कि जो वस्तु संकेतित संस्कृत की 
पुस्तको में उपलब्ध न हो सके, उसके बारे मे समझना 'चाहिए किया तो वह 
ब्रह्मलोक में है या कालकवलित हो चुकी है, फिर भी आज के वैज्ञानिक अनु- 
सन्धानकर्ता को यह सहसा मान्य नहीं। साथ ही स्कन्दपुराणीय रेवाखण्ड की 
कथावस्तु का विष्णुक्नत-कथाओ से साक्षात्‌ कोई लगाव भी नही है । तो क्या यह 
परम्परा निमू'ल है ? इस कौतृहलरू को लेकर इसकी मौलिकता के अन्वेषण में 
प्रायः समुपलब्ध सभी पुराणों का अध्ययत करने पर यह कथा भविष्यपुराण, 
खण्ड २ के प्रतिसर्ग पं के २४-२९ अध्यायों से वेकटेश्वर प्रेस, बम्बई, पुस्तका- 
कार की पृष्ठसंख्या ४५०-५०, सं० १९६७ और पत्राकार प्रृ० सं० २७४-७९ ) 
मिली है । कथा कुल ६ सष्यायों मे है । प्रचलित पुस्तक से बहुधा साम्य रखते 
हुए भी चन्द्रचूड आदि राजामों की कथाएँ विशेष रूप मे वरणित है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि इसे पुस्तक का रूप देते समय स्थल-विश्रम के कारण स्मन्‍्द- 
पुराणे भादि कह दिया गया और कथा को पुर्ण बनाने के लिए कुछ श्लोक भी 
गढ़ लिये गये । 

श्रोसत्यनारायण ब्रत-कथा के विषय मे इस कथा के ऊपर तीन आक्षेप 
किये गये हैं जिनका उत्तर यहाँ क्रमश३ दिया जा रहा है ४-- 

(१ ) स्कन्दपुराण के रेवाखण्ड से यह कथा उपलब्ध होती है। वंकटेश्वर 
प्रेस, वम्वई तथा नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित रेवाद्वण्ड में इस कथा 
का अभाव अवश्य है, परन्तु बंगवासी प्रेस, कलकत्ता के संस्करण में यह 
उपलब्ध होती है | हाल मे ही ( १६६२ ) गुरुमण्डलग्रन्थमाला ( कलकत्ता ) के 
विशपुष्प के रूप में प्रकाशित रेवाखण्ड मे यह कथा चार अध्यायों में ( आ० 
२३३-२३६ ) तथा छ ११२३-११३५ में उपलब्ध है। प्रचलित कथा से 
अन्तर केवल अध्यायो का ही है; मूल रेबाखण्ड का तृतीय अध्याय ( २३५ वाँ 
अध्याय ) लम्बा होने से दो अध्यायों मे विभक्त कर दिया है जिससे आज इसमें 
पाँच अध्याय हैं । 

(२) लेखक का दूसरा आक्षेप है--स्कन्दपुराणीय रेवाखण्ड की कथा- 
वस्तु का विष्णुत्नत कथाओ से साक्षात्‌ कोई लगाव भी नही है” | यह आक्षेप 
निराघार है। रेवाखण्ड मे नमेंदा के तीरस्थ शिवलिड्धरों का विश्वेष विवरण 


४४६ पुराण विमर्श 


अवश्य मिलता है, परन्तु साथ ही साथ विष्णु-तारायण के पूजन-अचन का 
वाहुल्य भले ही न हो, अभाव तो कथसपि नहीं है। लिखा है कि रेवा (नमंदा) 
के दक्षिण तीर पर शैव मन्दिरो की प्रतिष्ठा है, तो वाम तीर पर विष्णु मन्दिरी 
की सत्ता है । अध्याय १९३, १९४ तथा १९५ इन तीन अध्यायों मे विष्णु की 
महिमा तथा लक्ष्मीनारायण के विवाह का वर्णव उपलब्ध होता है । इस प्रकार 
विष्णु की मान्यता रेबाखण्ड मे स्वीकृत होने से ततु-सम्बद्ध कथा की प्राप्ति 
उसके भीतर होना नितान्‍्त स्वाभाविक है। फलत॥ रेवासण्ड से विष्णुक्नत-कथा 
का सम्बन्ध स्वाभाविक है । 

(३ ) भविष्यपुराण के प्रतिसर्ग पर्व के २४-२६ अध्यायो मे यह कथा 
अवश्य मिलती है। रेवाखण्डीय कथा से इसकी तुलचा करने पर यहाँ की 
सत्यनारायण कथा विस्तृत रूप में दी गयी है ॥ कतिपय नामो के अन्तर से 
कथा वही ज्यों की त्यो है। परन्तु रेवाखण्डीय साधु बनिया की कथा में सत्य 
की उपेक्षा का जो दुष्परिणाम दिखलाया गया है, वह इतना स्वाभाविक तथा 
क्रमवद्ध है कि आलोचक को उसे ही मुल कथा मानने को बाध्य होना पड़ता 
है । कुछ उपबृहण करके ही चार अध्यायोवाली कथा ६ अध्यायों मे बढ़ाकर 
दी गयी है । पुराणों मे कथाओं का सन्निवेश कई स्थलो पर कतिपय सामान्य 
पार्थेक्य के साथ सिलता ही है । इसमे आश्चर्य करने की बात नही । इस कथा 
का भौगोलिक क्षेत्र नमंदा-तीर बतलाया गया है, जो स्पष्टतः अपने मूल, रेवा 
( नमंदा ) खण्ड का अविस्मरणीय संकेत है । 

(४ ) सत्यनारायण के ब्रत तथा कथा का प्रचलन केवल उत्तरी भारत में 
ही नही है, प्रत्युत महाराष्ट्र मे भी तथा आन्ध्र प्रान्त मे भी यह कथा सर्वेतो- 
भावेन प्रचलित है। और सवंत्र इसका सूल स्थान रेवाखण्ड ही माना गया 
है । फलतः इतनी दीघंकालीन तथा दोधेदेशिक परम्परा का अतिक्रमण करना 


कथमपि उचित नही है । यह कथा निःसन्देह रेवाखण्ड को ही है, इसमे सन्देह 
करने की कोई भी गुअजाइश नही । 


जे हर जपछ 


दशम परिच्छेद 


पौराणिक देवता 


वैदिक देवता पुराणकाल तक आते-भाते अपनी पूर्ण विभूति को घारण नही 
रख सके । इनमे से कुछ के स्वरूप का लोप ही हो गया और कतिपय अपने 
उदात्त रूप से च्युत होकर सामान्य स्तर पर विचरण करने लंगे। वरुण का 
पौराणिक रूप इस तथ्य का उज्ज्वल दृष्टान्त है। बेदिक काल में वरुण अत्यन्त 
उदात्त स्तर पर कल्पित देव थे--नितान्‍्त न्यायप्रिय, विश्व के प्रत्येक पदार्थ के 
ज्ञाता तथ्य कर्मानुसार प्राणियों के कमंफल के वितरण करनेवाले ऐश्वयंसम्पन्न 
देव; पर॑तु पुराणकाल में उनमें एकदम ह्वास हो गया। कहाँ उनका उदात्त 
वैदिक रूप और कहाँ जलदेवता के रूप में सीमित उनका पौराणिक विग्रह ! 
बैदिक देवो मे विष्णु तथा रुद्र का प्रामुख्य इस युग में निविवाद रहा। कुछ 
लोग गणेश को पुराणकाठ की नयी उपज मानते हैं जिसमे आयें से भिन्‍न पूजा- 
नुष्ठान का प्रचुर प्रभाव अद्भी कार करते है, परंतु यह सर्वंमान्य मत नही है । 
अधिकांश मनीषी गणपति को वैदिक देव मानते है जिनकी स्तुति “ब्रह्मणस्पति' 
के रूप में वैदिक संहिताओ में उपलब्ध है ।* इस काल में कतिपय प्राचीन 
वैंदिक देवों के विषय में नवीन कल्पना जाग्रत हुई--सुर्य इसके विशिष्ट 
निदर्शन है। शकन-कुषाणों के आगमन से प्रथम शती में उनके उपास्य 
देव सूय॑ का भी तान्त्रिक अनुष्ठान भारत में प्रचलित हुआ । इस नवीन 
कल्पना को पुराणों ने, विशेषतः भविष्यपुराण ने, स्पष्ट शब्दों मे स्वीकार 
किया है । भारतवर्ष मे सूर्य के उपासको का अभाव होने के कारण शकटद्वीप मे 
सूर्योपासक ब्राह्मणो ( मग, भोजक या शाकट्वीपी ) को विष्णु-वाहन गरुड ने 
स्वयं लाकर उस उपासना मे महान योगदान दिया--इसे स्पष्ट शब्दौ में 
स्वीकारनेवाले पुराण पर अप्रिय वार्ता के दबाने का दोष कभी आरोपित 
नहीं किया जा सकता। प्राचीन काल से आतनेवाली सुयेपृजा के साथ 
इस नवीन तान्त्रिक सूर्यपूजा का समन्वय स्थापित कर पुराणों ने अपनी 


१. बृहस्पति या ब्रह्मणस्पति के स्वरूप के विषय मे द्रष्टव्य डा० मैकडानल १ 
वेदिक माइथौलोजी (हिन्दी रूपान्तर, चौख़स्भा विद्याभवन, वाराणसी, १९६१), 
पृष्ठ १९१-१९७ । 


छ्ष्द पुराण-विमर्श 


उदार संग्राहक वृत्ति का परिचय दिया है। हनुमान भी इस प्रकार 
एक नवीन देव के रूप मे गृहीत किये गये हैं। रामचन्द्र की उपासना क्के 
संग से उनके अनन्य सेवक हनुमान की उपासना का छोकप्रिय प्रसार 
सर्वंथा नैसगिक है। हनुमत्पूजा का प्रचार दशम शी में आरम्भ हो 
बुका था, क्योकि ९२२ ईस्वो मे निर्मित मन्दिर में हनुमान की मूर्ति स्थापित 
की गयी हैं । 

देवों के स्वभाव-स्वरूप में भी कुछ अन्तर अवश्य आ गया। पौराणिक 
देवता का रूप सगुण-साकार था । फलतः वे मानवों के विशेष सब्चिकट तथा 
सान्निष्य में उपनीत हुए । वे मानव-सुख-दुःख के साथ भी घनिष्ठ सम्बन्ध मे 
आवद्ध हो गये । संसार के नाना दुश्खों से सन्‍्तप्त मानव अपनी दुःखद गाथा 
सुनाने के लिए किसी सहानुशभूतिपूर्ण देवता को खोज में था जो उसे सुने, उसे 
दूर करने का अमृत औषध प्रदान करे तथा विचलित मानव-मानस को स्वस्थ 
बनाकर शान्ति प्रदान करे । ऐसे देव की कल्पना पुराणों ने की। पौराणिक 
देवता कही आकाश मे विचरणशील, जगत्‌ के कार्यो से उदासीन व्यक्ति न थे, 
प्रत्युत भूतलचा री मामवो के सुख-दुःख मे हाथ बठानेवाले थे। इस प्रकार वैदिक 
देवो की अपेक्षा वे व्यक्तिगत सस्बन्ध के कारण भक्तों के बिलकुल पास थे। वे 
अधिक मात्रा में वयक्तिक हो गये। वे मिविशेष ने होकर सविशेष रूप में 
प्रतिष्ठित हुए। 


पुराण में समन्वय साधघव के बीज ही नही, प्रत्युत पल्लवित तरु की कल्पना 
साकार रूप से वर्तमान है। प्राचीन युग से आनेवाली, लोक समाज मे प्रचलित 
होनेवाली इतस्तत्तः विकीर्ण रूप से उपलब्ध होनेबाली उपासना-पद्धतियों 
आचार-विचारो, कल्पना-मास्यताओ--सबवका एक विराद समन्वय उपस्थित 
कर जो साहित्यिक रचना इनमे उपलब्ध है वह वेविष्य धारण करने ण्र भी 
सुसमंजस है, अनेकता से मण्डित होने पर भी ऐक्य भावायन्न है, छोकप्रिय 
जन-विश्वासो का आगार होने पर भी शास्त्रीय विश्वासों से सस्पन्त है । इसी 
समन्वय भावना के कारण अवतारबाद का जन्म हुआ जिसके साथ भक्ति का 
सार्वभौम राज्य पुराणों पे बिराजने लगा। कर्मकाण्ड तया ज्ञानकाण्ड की 
दुलहता के कारण वे जनप्रिय नही हो सके । फछतः मानवहुदय को विकसित 
करनेवाली भक्ति ही एकमात्र प्रधान उपासना-मार्ग के रूप मे गृहीत हुई। इसी 
भ्रकार घर तथा मानव-स्वभाव के सवेगात्मक पक्ष पर आग्रह कर पुराण ने 
मात्व-सन की परिष्कृति के नवीन सार्ग की उद्धभावना की । धर्म तथा साहित्य 


में इस भक्तिमार्ग के योग से जो मधुरिमा, जो कोमलता आयी है वह पुराण- 
युग की एक विद्विष्ट देन; है । 


+ 


दशम परिच्छेद : पौराणिक देवता डप०, 


(क) 
पश्चदेव 

विष्ण 

ऋग्वेद के अनुसार विप्णु सौर देवता हैं अर्थात्‌ सूर्य के ही अन्यतम रूप 
हैं। विष्णु! नाम की निरुक्ति इसी तथ्य की द्योतिका है। यास्क का कथन है 
कि रश्मियो द्वारा व्याघ होने के कारण अथवा रश्सियों के द्वारा समग्र संसार 
कौ व्याप्त करने के हेतु सूर्य “विष्णु! नाम से कभिहित किये जाते हैं । विष्णु के 
साथ त्रिविक्रम ( वर्थात्‌ तीन डगो को रखना ) नाम का बनिवा् सम्बन्ध है । 
विष्णु ने अपने तीन डगों---पादविक्षेपो--के हारा समस्त विश्व को साप रखा 
है । विःणु के इस वैशिष्ल्य का प्रतिपादक यह मन्त्र प्रत्येक संहिता में उपलब्ध 
होता है-- 


इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदस | 
समूठमस्य पांसुरे ॥ 

“(६ ऋग्‌० १॥३२।१७ ) 
इसीलिए 'उस्गाय: ( विस्तीर्ण गतिवाला 3 और उरुक्रम$ ( विस्तोर्ण पाद- 
प्रक्षेष करतेवाला ) विभेषण विष्णु के साथ अविनाभाद से सम्बद्ध है। ये तीन 
क्रम क्‍या हैं ? इसकी द्विविध व्यास्या उपलब्ध होती है । यास्क ने इस विषय मे 
शाकपू्णि तथा ओणणवबाभ नामक आधचार्यो के मत का उल्लेख किया है। शाक- 
पृणि के अनुसार ( तथा अर्वाचीन संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों के अनुरूप ) 
विष्णु के तीत क्रम वत सम्बन्ध जगतु के तीव छोको--एृथ्वी, भन्तरिक्ष तथा 
भाकाश से है जो धीरे-घीरे नीचे से ऊपर की ओर है। शर्णवाभ के भन्तव्या- 
तुसार इन तीन डगो का सम्बन्ध सूर्य की दंनंदिन परिक्रमा के तीन स्थानों 
उदयस्थान, गध्य बिन्दु तथा अंतस्थान से हैं। परंतु यह व्याख्या वेदिक मंत्रो से 
विरुद्ध होने के कारण आदरास्पद नहीं प्रतीत होती है। विष्णु का तृतीय क्रम 
खउबसे ऊंचा स्थान बतलाया गया हे जहाँ से वह नीचे के लोक के ऊपर चमकता 
रहता है ( परम पदमव भाति भुरि--ऋ० १॥१५४।६ )। यही उनका 





थथ यद्‌ विपितों सबति तद्‌'विष्णुभंवति । विप्णुविशततेवां व्यश्वोतर्वा । 


। े “निरुक्त १९१६ 
यथा रश्मिभिरतिशयेनायं व्याप्तो भवत्ति, व्याप्तोति वा रफ्मिम्रिरय॑ सर्व॑म्‌, 
तदा विष्णुरा दित्यों भवति॥ 


“डुर्गाचार्य २।३ 


४३० पुराण-विमर्श 


प्रिय लोक है जिसकी प्राप्ति के छिए साधक की कामना सतत जागरूक रहती 
है। वहाँ उनके भक्त लोग आनन्द मनाया करते हैं। चह सवका सच्चा वन्धु 
हैं। उसके परमपद में सधु का भरना ( उत्स ) वर्तमान है जिससे उसके भक्त 
भाप्यायित रहते हैं । ऋग्वेद का कहना हे---विषण्णु के परमपद को विद्वान छोग 
सदा आकाश मे वितत सुर्य के समान देखते हैं--- 
तद्‌ विष्णोः परम पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । 
दिवीव चल्षुराततम ॥ 
“-( ऋग १२२२० ) 
इस मंत्र का स्पष्ट अभिष्राय है कि विष्णु का तृतीय पद या परमपद 
माकाश में ऊँचे पर स्थित है। जिस प्रकार आकाश में रश्मियो को चारों ओर 
फैलानेवाला सूये चमकता है, उसी प्रकार यह परमपद भी उस ऊँचाई से 
चारो ओर चमकता है । ऋग्वेद का यह मंत्र ही स्वतः और्णवास की कल्पना 
की पुष्टित करके शाकपू्णि के सिद्धान्त को सिद्ध तथा प्रामाणिक बतला 
रहा है। 
विष्णु वेद मे एक वलरहित नि्ल देवता के रूप भे चित्रित नहीं किये 
गये हैं । इन्द्र के साथ उनकी गाढ मित्रता तथा सहवास से भी यह बात अनु- 
मेय है कि वे भी इद्ध के समान ही वीयंशाली 5था वलूसम्पचन्‍्न देवता हैं। इसके 
भतिरिक्‍त दीघेतमा जौचथ्य ऋषि ने विष्णु के तीन वीय॑पूर्ण कार्यो का उल्लेख 
किया है--( १ ) उन्होने प_्थिवी के ऊपर विद्यमान लोको का निर्माण किया है, 
( २) ऊध्वंछोक मे विद्यमान आकाश को हृढ बनाया है । किसी युग मे बह 
हिलता-डुलता अस्थिरता का दृश्ाान्त बना हुआ था। विष्णु के प्रभाव से ही वह 
अपने स्थान पर हृढ तथा स्थिर बना हुआ है। (३ ) तीसरा पराक्रम है तीन 
डग रखना जिसका उल्लेख पहले ही किया गया है। 'यंकर पर्वत पर रहने- 
वाला ( गिरिष्ठा ), स्वतंत्रता से विचरण करनेवाला ( कुचरः) सिंह जिस 
प्रकार प्राणियों मे अपने पराक्रम से प्रख्यात है, उसी प्रकार विष्णु भी अपने 
पराक्रम के कारण ही मनुष्यो की स्तुत्ति के पात्र है--- 
प्र त्तद विष्णु: स्तवते वीर्येण 
मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा: 0 
“-+[ ऋगू ११४४२ ) 
वेद मे विष्णु का सम्बन्ध गायों के साथ विशेष रूप से दीख पड़ता है और 
यह परस्परा वेष्णव धर्म के इतिहास मे सर्वत्र लक्षित है। काण्व मेघातिथि 
ऋषि की आध्यात्मिक अनुभूति है--विष्णुर्गोपा अदाभ्य ( ऋग्वेद १२२१८ ) 


दर्शम परिच्छेद : पौराणिक देवता ४६६ 


अर्थात्‌ विष्णु अजेय गोप है--ऐसे रक्षक हैं जिनका दम्भन या पराजय कथन 
मपि नहीं किया जा सकता । दीघंतसा ओऔचथ्य ऋषि की अनुभूति और भी 
स्पष्टटर है। उनका कथन है कि विष्णु के परमपद मे या उच्चतम लोक मे 
गायों का निवास है जो भूरिस्युद्धा-- अनेक श्द्भो को धारण करनेवाली तथा 
अयास।--नितांत नंचल हैं--- 

ता वां वास्तृन्युश्मसि गमध्ये 

यंत्र गावो भूरिश्वुद्धा अयास: ॥ 

--( कटयू १।१५४॥६ ) 


भौतिक जगतु में 'भूरिश्वद्भा अयास/ गाये सूर्य की चंचल किरणे हैं जो 
आकाश में नाना दिशाओं को उदभासित करती दीख पड़ती है। इन्ही मन्त्रों के 
आधार पर अवान्तरकालीन वैष्णव मत के अनेक सिद्धान्त अवलंबित हैं । 
विष्णु का सर्वोक्ष पद गोछोक' कहलाता है जिसका वैष्णव ग्रन्थों में बड़ा ही 
सांगोपांग वर्णन मिलता है ।' ग्रोपवेषधारों विष्णु भगवान्‌ श्रीक्ृषष्ण ही है, 
इसमे संदेह की ग्रुंजायश नहीं। सहाकवि कालिदास ने बपने मेघदूत में भेघ 
के विचित्र सींदयं की कल्पना के अवसर पर इस गोप-वेषधारी विष्णु का 
स्मरण किया है-- 
रत्च्छाया-व्यत्तिकर इव प्रेक्ष्यमेतत्‌ पुरस्ताद्‌ 
वल्माकाग्रातु प्रभवति धनु: खण्डमासण्डलस्य | 
येच श्याम॑ वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते 
बहेंरेव स्फुरितरुचिता गोपवेषस्थ विष्णो:॥ 
“मेंघ १॥१५ 
विष्णु का सस्वन्ध इन्द्र के साथ बड़ा घनिष्ठ है। भअवेक मन्त्रों में वे दोनो 
एक साथ ही प्रशुंसित किये गये हैं। बृत्र के मारने के अवसर पर इन्द्र विष्णु 
से प्राथंना करते है कि वे अपने विक्रम को ओर भी अधिक बढा दें। संहिता- 
काल में ही विष्णु का पद देव-मंडली मे कम महत्त्वपूर्ण न था, इसका परिचय 
हमे एक अन्य घटना से भी मिलता है । एक मन्त्र में वे गर्भ के रक्षक बतलाये 
गये है तथा अन्य देवों के साथ गर्भ की स्थिति तथा पुष्ठि के लिए उनसे 
प्रार्थना की गयी है । मानव-जीवन के संरक्षण मे जो देवता मितांत समर्थ तथा 
कंतकारय है, वह सोमयाग मे विशेष महत्त्वपुर्ण न होने पर भी साधारण जीवन 
के लिए उपयोगी, गौरवशाली तथा छोकप्रिय अवश्य हैं; इसमे तनिक भी संदेह 
नही है । 


१. द्रष्टव्य ब्रह्मसंहिता ३३२ | 


४६२ पुराण-विमर्श 


ब्राह्मण-युग में विष्णु 

ब्राह्मण-युग मे यज्संस्था का विपुल विकास सम्पन्न हुआ और इसके साथ 
ही साथ देवमण्डलो में विष्णु का महत्व भी पृद्रपिक्षया अधिक्रतर हो गया । 
विष्णु की एकता यज्ञ के साय को गयो--य्ञो व विष्णु; । और इसमे स्पष्टतः 
पिद्ठ होता है कि ऋत्विजों की दृष्टि मे विष्णु समल्‍्ष्य देवताओं में श्रेष्ठ तथा 
प्रवित्रतम माने जाने छगे, क्योकि इनकी मान्यता के अनुसार यज्ञ से बढ़कर 
पवित्र तथा श्रेयल्कर वस्तु अन्य होती ही नही | ऐतरेय ब्राह्मण * के आरम्भ में 
ही अग्ति हीन ( अवम ) देवता माने गये है तथा विष्णु ( परम ) श्रेष्ठ देव 
स्वीकार किये गये है। इस युग मे विष्णु के तीनों डगो का सस्वन्ध स्पष्ट रूप से' 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाश से स्थापित किया गया और इनका बअनुकरण 
यज्ञ में यजमान ऊे द्वारा भी किया जाने लगा । यज्ञ में यजमान वि्णु-क्रम' 
का अनुकरण कर तीन पग्मो को बेदी पर रखता है। इस प्रकार यज्ञात्मक 
विष्णु के साथ यजमान का ऐक्य-स्थापन ब्राह्मण ग्रंथ का अशिप्राय प्रतीत 
होता है | इस ग्रंथ मे अधुर से युद्ध के अवसर पर विष्णु के तीन क्रम रखते 
की कथा का उल्लेख हे । विष्णु ने असुरो से एथ्वी छीवकर इंद्र को दी। 
असुरो तथा इंद्र-विष्णु मे लोको के विभाजन के विषय में कंगड़ा हुआ । अपुरों 
ने कहां कि जितनी एथ्वी चिष्णु अपने तीन पगो के द्वारा ले सकते हैं, उत्तनी 
पृथ्वी इंद्र को सिलेगी । तब बिष्णु ने अपने पग्रो से समग्र छोक, वेद तथा 
वाणी इन तीनो को मापकर स्वायत्त कर लिया ।' शतपथ ब्राह्मण का भी 
कथन इसी से मिलता-जुरुता है। इस ब्राह्मण के बनुसतार विष्णु ने अपने पैरो 
के रखने से देवताओं के लिए वह स्वेशक्तिमत्ता अर्जंन कर दी जिसे वे धारण 
किये हुए हैं* । इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथो मे विष्णु असुरो से पृथ्वी तथा सर्वे 
शवितमत्ता छीननेवाले गौरवशाली देवता के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। 

'इस विशाल ब्रह्माण्ड के भीतर विष्णु की अदम्प शक्तिमत्ता, मलौकिक 
प्रभाव तथा उपयोगिता समझते के लिए. उनके वास्तव स्वरूप की समीक्षा 


१, अच्तिर्ते देवानासवमो विष्णु; परम), तदन्‍्तरेण सर्वा अन्या देवता। 

“ऐतरेय प्राह्मण १११ । 

२. इंद्रश्च विप्णुश्चासुरैयुयुधाते | ता ह जित्वोचतु: कल्यामहा इति । ते 

हूं तथेत्यसुरा ऊचचु॥। सोध्क्रवीदिद्रो यावदेवायं विष्णुस्त्रिविक्रमते तावदस्माक॑ 
युष्माकमितरद्‌ । इति । स इसान्‌ छोकानु विचक्रमेइ्थो वेदानु अथो वाचमु | 


--ऐतरय ब्राह्मण ६।३।१५ । 
३. शतपथ प्राह्मण १॥९३॥९ । 


दशम परिच्छेंद :पौराणिक देवता ४६३ 


नितांत आवश्यक है । विश्व मे दो शक्तियाँ है--पोषक शक्ति तथा शोषक 
शवित, धनात्मक शक्ति तथा ऋणात्मक शक्ति । इसकी वैदिक परिभाषा है-- 
अग्निषोम, प्राण तथा रयि । जग्रत्‌ के मूर में ही दोनो शक्तियाँ जागरूक 
रहती हैं । इन्ही दोनो शक्तियों के नावा प्रभाव तथा उपबृूंहण का सम्मिलित 
परिणाम वह वस्तु है जिसे हम जगत के नाम से पुकारते है। .इनमे से एक 
शक्ति पोषण करती और दूसरी शक्ति शोषण करती है । इस 'अग्निषोमात्मक 
,विश्व मे अग्नि त्4 के प्रतिनिधि हैं रुद्र, तो सोमंतत्त्व के प्रतीक हैं विष्णु । 

भगवान्‌ रुद्र का भोतिक आधार वस्तुत: अग्नि ही है। अग्नि के दृश्य 
तथा भौतिक आधार के ऊपर रुद्र की कल्पना वेद मे की गयी है। दोनो का 
साय बिल्कुल स्पष्ट तथा विशुद्ध है। अग्ति की शिखा ऊपर उठती है; भतः 
रुद्र के ऊध्वे लिंग की कल्पता युक्तियुवत रूप से की गयी हैं। शिव की जलूधारी 
अग्निवेदी का प्रतीक है । जिस प्रकार अग्नि वेदों पर जलते है, उसी प्रकार 
शिवर्नलग जल्धारी के मध्य में रखा जाता है। अग्नि में घृत की आहुति के 
समान शिव का अभिषेक जल के द्वारा किया जाता है। शिव-भक्‍्तो के 
भस्म घारण करने की प्रथा का रहस्य इसी ण्ठता में छिपा हुआ है। भस्म 
अग्नि से उत्पन्न होता हैं और इस भस्म को शिव के अनुयायी उपासक 
अपने उत्तमांग पर घारण करते है। अतः साक्षात्‌ु रूप से“ दोनो रूपो की 
तुलना करने पर हम इसी निष्कषं पर पहुँचते हैं कि रुद्र ही अग्नि के प्रतिनिधि 
हैं। इस विषय में वैदिक प्रमाणो का अभाव नही है । ऋग्वेद ( २।१।६ ) का 
त्वमस्ते रुद्रो असुरो महो दिवः मंत्र डंके. की चोट इस एकीकरण की ओर 
संकेत कर रहा है। अथवे का मंत्र 'तस्मे रुद्रायथ नमो अस्त्वग्नये ( अथवं 
७८३) इसी ओर इज्ित कर रहा है। शतपथ ब्राह्मण रुद्र की आठो 
मूतियों को आठ भौतिक पदार्थों का प्रतिनिधि बतला रहा है जिनमे रुद् 
अग्नि के साक्षात्‌ प्रतिनिधि है-- ह 

अग्निर्वे स देव: | तस्येतानि नामानि शव इति यथा प्राच्या 
आचक्षते । भव इति यथा वाहीकाः। पशूत्रा पत्ती रुद्रो5ग्निरित्ति 
तान्यस्य अशान्तान्येवेतराणि तामानि । अग्निरित्येव शान्ततमस्‌ | 

-शतपथ १॥७।३।८ 

इस प्रकार रुद्र अग्नि के प्रतीक ठहरते हैं । 

विष्णु सोम के प्रतिनिधि है। जगत्‌ का पोषक तत्त्व है सोम) सोम ही 
इस सचोल गगत के प्रागण में विचरणशील चंद्रमा है। सोम,ही झोषधियों का 
शिरोमणि है पृथ्वी के 'प्रागण सें। सोम का रख निकालकर अग्नि में हवन 
किया जाता है । ऋत्विग्‌ तथा' यजमान् यज्ञ के प्रसादेख्य से इसी सोमेरस का 


डईड पुराण-विमश 


पान कर अलौकिक तृप्ति तथा संतोष का अनुभव करते हैं। सोमरस के 
पान का फल है अमृतत्व की प्राप्ति, ज्योति की उपलब्धि तथा देवत्व का 
ज्ञान । प्रमाथ काण्व ऋषि इस प्रस्यात मंत्र के द्वारा अपनी अनुभूति को 
वर्णमय विग्रह पहना रहे है-- 
अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योत्तिरविदाम देवान्‌ । 
कि नुनमस्मान्‌ कृणवदराति किमु घृत्तिरमृत मत्य॑स्य॥ 

--( ऋगू ८ा४८।३ ) 
सोम ही अमृत के सुक्ष्म बिदुओ की वर्षा कर औषधियों को पुष्ठ करता 
है । सोम ही सुधा के द्वारा देव तथा पितर दोनो समुदायों का आप्यायव 
करता है। इसीलिए वेदिक ऋषि उससे प्रार्थवा करता है कि जिस प्रकार 
पिता पुत्र के प्रति दयालु होता है तथा सखा मित्र के लिए मैंत्रोभाव प्रदर्शित 
करता है, उसी प्रकार आप भी हमारे ऊपर करणा तथा मैंत्री की वर्षा कीजिए 

भौर हमारे जीवन के निमित्त हमारी आयु का विस्तार कीजिए--- 

शम्भो भव हृद आपीत इन्दो 
पितेव सोम सूनवे सुशेवः। 
सखेव सख्य उरुशंस धीरः 

प्राण आयुर्जीव्से सोम तारीः ॥ 
-+ ऋगू ८ा४ट८।४ ) 
इस प्रकार इस विश्व मे पोषक तत्त्व है सोम । भगवान विष्णु इसी 
सोम का प्रतिनिधित्व करते हैं। पोषक तत्त्व मात्रा मे सव्वंदा स्वल्पकाय 
होता है | वह वढते-बढ़ते समग्र शरीर को व्याप्त कर लेता है जिससे उसकी 
सत्ता का अनुभव उस शरीर के प्रत्येक बद्भ मे प्रत्येक भवयव मे, अनुभवकर्ता 
को भली भाँति रूग सकता है । स्वल्पता के गुरुता मे परिणत होने मे विलब 
नही लगता । उपयुक्त पात्र मे बआाहित होने पर इस तत्त्व की आकस्मिक 
वृद्धि तथा विकास में तनिक भी देर नही लगती । इसो सिद्धांत का प्रतिपादक 
है विष्णु का वामन रूप। वामनो वै विष्णुरास--इसर ब्राह्मण वाक्य का 
आध्यात्मिक अथे यही है कि जो स्वल्पकाय है वही बृहत्तर काय मे परिणत हो 
जाता है। जगत्‌ का पोषक तत्व मात्रा मे कितना भी छोटा क्यो न हो, 
वह अपनी वृद्धि के अवसर पर समग्र विश्व को व्याप्त कर छेता है। अपने 
पराक्रम मे अनुस्यृत होकर अपने रूप का विस्तार कर लेता है । विष्णु के 
मोहिनी रूप घारण करने का भी रहस्य इसी तथ्य मे अंतर्विहित है। देवताओं 
को अमृत पिलाने मे विष्णु का ही हाथ था । उनके अभाव में तो यह क्षसुरो को 


दशम परिच्छेद : पौराणिक देवता ४डदए्‌ 


सम्पत्ति बन गया रहता । विष्णु की सुधापान कराने की कथा का संकेत सोम 
के द्वारा अमृतपान करने की ओर है। तंत्रसाधना से परिचित विद्वान भली 
भाँ.त जानते हैं कि राम ही तारा के रूप मे परिणत होते है तथा कृष्ण काली 
का रूप धारण करते हैं। ये सव प्रमाण विष्णु के पोषक तत्व अथवा सोम 
तच्च के प्रतीक होने के सिद्धांत के प्रबल पोषक है । 


सोमसम्बद्ध देवता की सौर देवता के रूप मे परिणत्ि पाने का कारण 
उतना दुरूह नही है । सोम का प्रकाश सूर्य की किरणों के प्रसरण का परिणाम 
है । इसीलिए सोम सूर्यमण्डल का निवासी भी कहा जाता है। महाकवि कालि- 
दास का कथन है--- 

रविमावसते सतां क्रियाये सुधया तर्पयते सुरान्‌ पितुंश्च। 

तमसां निशि मूच्छेतां निहच्त्रे हरचूडानिहितात्मने नमस्ते ॥ 

+-विक्रमो वंशीय ३।७ 

इस प्रकार सोमतत्त्व के प्रतीकभूत विष्णु को सौर देवता के रूप मे ग्रहण 
करना कोई विशेष आश्चयें की बात नही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश--इन 
तीनो देवताओ में विष्णु को जगतु का पालक माननेवाले पुराण भी इसी वैदिक 
सिद्धान्त की पर्याप्त मात्रा मे पुष्टि करते हैं । 


विष्णु का पोराणिक स्वरूप 

पुराणो ने इस जगत के मूल में वर्तमान, नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, 
एकरस तथा हैय के अभाव से निर्मल परब्रह्म की ही विष्णु संज्ञा दी है। वह 
प्रकृति से भी श्रेष्ठ, परमश्रेष्ठ अन्तरात्मा मे स्थित परमात्मा, रूप, वर्ण, नाम 
भादि विशेषणों से विरहित तथा षट्‌ विकारो--जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, 
क्षय तथा विनाश--से सर्वथा शून्य रहता है। उसके विषय मे केवल इतना ही 
कहा जाता है कि वह सर्वदा है'-- 

शक्‍्यते वक्‍तुं यः सदास्तीति केवलूम | 
--(६ विष्णु १२११ ) 

जिस समय महाप्रलूय उपस्थित है, तव व तो दिन था, न रात्रि, न आकाश 
था भौर न पृथ्वी थी; व तो अन्धकार था और न प्रकाश ही था; न इनके अति- 
रिक्त ही और कुछ था। उस समय श्रोत्र आदि इन्द्रियो का तथा बुद्धि का 
अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष था ( विष्णु १२२३ ) | तात्पये यह है 
कि नारदीय सूक्‍त में तदेक॑ की संज्ञा से जिस ब्रह्म का कीत॑त किया गया है वही 
विष्णु है । इस विष्णु के दो रूप होते हैं-- 

( के ) उपाधिरहित ब्रह्म के प्रथम रूप हैं--प्रधान और पुरुष । 

३० पु० वचि० 


४६६ पुराण-विम॒र्श 


( ख ) दूसरा रूप है--काऊ । यही दोनों सृष्टि तथा प्ररूय को अथवा 
प्रकृति और पुरुष को संयुक्त तथा वियुक्त करता है। यह कालरूप भगवान्‌ 
अनादि हैं तथा अनन्त हैं । इसीलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलुय भी 
कभी नही रुकते । अर्थात्‌ नित्य काल के प्रभाव से जगत के उदयादि प्रवाहरूप 
से निरन्तर होते रहते हैं। कभी रुकते ही नही । 


प्रधान तथा पुरुष दोनों अलग-अलग स्थित रहते है, परन्तु सायंकाल 
उपस्थित होने पर वही सर्वव्यापी परमेश्वर अपनी इच्छा से विकारी प्रकृति 
ओर अविकारी पुरुष मे प्रविष्ट होकर उन्हे क्षोभित करता है। तभी सुष्ठि की 
उत्पत्ति होती है । उस ब्रह्म या विष्णु का प्रथम रूप पुरुष है। प्रधान तथा 
व्यक्त ( महदादि ) उसके दूसरे रूप है तथा सबको क्षोभित करनेवाला काछ 
उसका परम रूप है। इस प्रकार पुरुष, प्रधान, व्यक्त तथा काल उसके रूप 
अवश्य हैं, परन्तु वह इन चारों से भी परे है। भगवान्‌ विष्णु के परम विशुद्ध 
पद को सूरि लोग ही देखते है । तात्पयं यह है कि विष्णु योगीजनो की ही 
दृष्टि से अपने हृदयाकाश मे उदित सूर्य के समान साक्षात्‌ किया जाता है, 
न्यथा नही--- 
प्रधात-पुरुषव्यक्तकालानां परम हि यत्‌। 
पश्यन्ति सूरयः शुद्ध तद्‌ विष्णो: परम पदस्‌ ॥ 
“-विष्णु १४२१६ 
विष्णु स्वेव्यापी है और यह विश्व उन्हीं मे वसा हुआ है। इसीलिए 
वासुदेव' नाम से विश्वुत हैं। 'वासुदेव” शब्द की यह विष्णुपुराणीय निरुक्ति 
सहाभारतीय निरुवित से सर्वेथा साम्य रखती है" 
विष्णु के इस व्यापक रूप का संकेत उनके मुर्त रूप के आयुघों और आशभू- 
पणो से भी पर्याप्त मात्रा मे मिलता है-- 


( १ ) कौस्तुभभणि--जगतु के निर्लेप, निगुंण तथा निमल क्षेत्र स्वरूप 
का प्रतीक । 


१. स्वत्षासी समस्त वसत्यत्रेति चै यत+। 
तत+ स वासुदेवेति बिद्वस्ध्िः परिपठ्यते ॥ 





--( विष्णु १।२।१२ ) 
तुलना कीजिए--- 


वासना वासुदेवस्य वासितं भ्रुवनत्रयम्‌ । 
सर्वभूत-निवासो$सि वासुदेव नमोःस्तुत्ते ॥ 


“महाभारत । 


दंशम परिच्छेद ; पौराणिक देवता डदछ 


(२) श्रीवत्स - प्रधान, या मृल प्रकृति । 

( ३ ) गदा ८ वुद्धि । 

(४ ) शंख + पत्च महाभूतों का उदय कारण तामस अहंकार । 

(५४ ) शाज्भ ( धनुप्‌ ) ८ इन्द्रियो को उत्पन्न करने वाला राजस अहंकार । 

(६ ) सुदर्शन चक्र ८ सात्तिवक अहंकार । 

(७ ) वेजयन्ती माला ८ पञ॒तस्मात्रा तथा पश्चमहाभृतों का संघात। 
वैजयन्तीमाला मुक्ता, माणिक्य, मरकत, इन्द्रनील तथा हीरा--इन पाँचों रत्नो 
से बनी हुई रहती है और इसीलिए वह संख्या मे पांच तन्‍्मात्र तथा महाभृवों 
का प्रतीक है । 

( ८ ) ताणजज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय । 

(९ ) खद्भधन-विद्यामय ज्ञान (जो भज्ञानमय कोश से आच्छादित रहता है) । 

तात्पयँ यह है कि भगवान्‌ विष्णु से ही तो पच्ीस तत्त्व ( सांख्य दर्शना- 
भिमत ) उत्पन्न होते है। इन्हे प्रतीक रूप से अपने शरीर पर वे आयुधो और 
आशभूषणो के रूप मे धारण करते हैं ।* अर्थात्‌ विद्या, भविद्या, सत्‌, असत्‌ तथा 
अव्यय जो कुछ भी विश्व में है, वह सब भगवान विष्णु ही हैं । वेद; शास्त्र, 
इतिहास, पुराण, वेदाड्भ, काव्य चर्चा तथा समस्त राग रागिनी आदि बर्थात्‌ 
विश्व मे शाज्र तथा ललित कला जो कुछ भी विद्यमान है वह सब शब्दमूर्ति- 
धारी विष्णु का ही शरीर है । 
काव्यालापाश्च ये केचिद गीत्कान्यखिलानि च। 
शब्दमूत्तिधरस्येत्तद चपुविष्णोमंहात्मन: ॥ 
“विष्णु १२२८४ 
आशय यह है कि भगवान्‌ विष्णु ही जगतु के एकमात्र व्यापक तत्त्व है। 
इनकी ज्ञानात्मिका भक्ति से जीव संसार के बन्धनों से निश्चित रूपेण मुक्त हो 
जाता है। 


नीरज ० दड८८+ 





१. द्रष्व्य विष्णु पुराण १३२२६घ-७५ | 


(२) 
रुद्रशिव 
शिव की महत्ता के उदय होने का इतिहास बड़ा मनोरम है। पौराणिक 
काल में तथा आजकल रुद्र को जितना महत्व तथा प्राधांन्य प्राप्त है उतना 
वैदिक काल मे न था । आजकल विण्णु के धाथ शिव ही हम हिन्दुओं के प्रधान 
देवता है, परन्तु इस प्रधानता का क्रमिक विकास धीरे-घीरे शताब्दियों मे 
सम्पन्न हुआ है । ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथरवे्ेद, शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रन्थों के 
अध्ययन करते से रुद्र के विषय मे अनेक ज्ञातव्य बातो का पता लगाया जा 
सकता है। ऋग्वेद मे केवछ तीन सुक्त--प्रथम मण्डल का ११४वाँ सुक्त, २ 
मण्डल का ३३वाँ सूक्त तथा ७ मण्डल का ४६ वाँ युक्त--रुद्र देवता के विषय में 
उपलब्ध होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य देवताओं के साथ इनका नाम लगभग 
५० बार आाता है। ऋग्वेद मे रुद्र का स्थान अग्नि, वरुण, इन्द्र आदि देवताओं 
की भपेक्षा बहुत ही कम महत्त्व का है, परन्तु यजुर्वेद तथा अथवंबेद में रुद्र का 
स्थान बहुत कुछ महत्त्व-संवलित है यजुर्वेद का एक पूरा अध्याय ही इनको 
स्तुति में प्रयुक्त किया गया है | यह रुद्राष्याय! यजुर्वेद की अनेक संहिताओं मे 
थोडे बहुत अन्तर के साथ उपलब्ध होता है। तैत्तिरीय संहिता का १६रवाँ 
अध्याय रुद्राध्याय” के नाम से विख्यात है। अथवेवेद के ११ काण्ड के द्वितीय 
सुकत में रुद्रदेव की स्तुति की गयी है । 
ऋग्वेद में रुद्र का स्वरूप इस प्रकार का वर्णित है : रुद्र के हाथ तथा वाहु 
हैं ( ऋ८० २।३३॥० ) | उनका शरीर अत्यन्त वलिष्ट है। उनके गोठ अत्यन्त 
सुन्दर हैं ( सुशिप्र; ) उनके मस्तक पर बालो का एक जटाजुट है जिसके कारण 
वे करी! कहलाते हैं ( ऋ० (॥१४॥१ )। उतका रंग भूरा है ( बच्चु ) तथा 
आकृति देदीप्यमान है । वे नानारूप धारण करनेवाले है ( पुरुरूप॥ ) तथा उनके 
स्थिर अज्भ चमकनेवाले सोने के गहनो से विभूषित हैं। वे रथ पर सवार होते 
हैं। यजुरवेंद के रुद्राष्याय मे तथा अथर्व के रुद्रसुकत मे उनके स्वरूप का इससे 
कही अधिक विशद वर्णन उपलब्ध होता है । रुद्र के मुख, चक्षु, त्वचू, अज्भज, उदर, 
जिद्दा तथा दाँतो का उल्लेख किया गया है ( अथर्वं ११ काण्ड २ सुकत ४-६ 
मन्त्र )। उनके सहस्र नेत्र है ( सहस्ाक्ष: )। उनकी गर्दन का रंग नीला है 
( नीलग्रोव४ ), परन्तु उनका कण्ठ उज्ज्वल रंग का है. ( शितिकण्ठः )* उनके 
_सीथे पर जठाजूठ का वर्णन भी है, साथ ही साथ कभी-कभी वे सुण्डित केश 
१. नमो चीलग्रीवाय च शितिकंण्ठाय च--शु० य० १६४८ 


दशम परिच्छेद : पौराणिक देवता ४६६९ 


( व्युप्ककेश श० यु० १६२९ ) भी कहे गये हैं। उनके केश छाझ रंग या नीले 
रंग के है ( हरिकेश३ ) | वे माथे पर पगड़ी पहननेवाले हैं ( उष्णीषी यजु० 
१६२२ ) रंग उतके शरीर का कपिल है ( बम्लुशः १६१८ ) | 

रुद्राध्याय के अनुसार रुद्र एक वलवान्‌ सुसज्जित योद्धा के रूप में हमारे 
सामने बाते हैं । उनके हाथ में घनुष तथा वाण है। उनके धनुष का नाम 
(पिनाक' है ( शु० यजुर्वेद १६११ )। उनका धनुष सोने का बना हुआ, हजारों 
आदमियों को मारनेवाला, सकड़ो वाणों से सुशोभित तथा मयूरपिच्छ से 
विभूषित वतलाया गया है ( घनुविभाषि हरितं हिरण्यं सहख्॒ध्चि शतवर्धं 
शिखण्डिनम--भ० १।२॥१२ ) बाणों के रखने के लिए वे तरकस ( इषुधि ) 
घारण करते हैं जो संख्या में सौ है । उनके हाथ मे तलवार भी चमकत्ती रहती 
है ( निषद्धी ) तथा इस तलवार के रखने के लिए उनके पास स्थान (निषद्धधि) 
है। वे वद्र भी घारण करते है । वजन का नाम सृक है ( शु० य० १६२१ )। 
शरीर की रक्षा करने के लिए वे अनेक साधवो को पहने हुए है। माथे को रक्षा 
करते के लिए वे शिरत्लाण घारण करते है ( बिल्मी शु० य० १६।३५ ) और 
देह के बचाव के वास्ते कबंच तथा व पहने हुए हैं। महीधर की टीका के 
अनुसार वर्म कवच से भिन्न होता था* । कवच कपड़ों का सिला हुआ “अंग्रता” 
के ढज्ध का कोई पहनावा था | वर्मे खासा लोहे का बना हुआ जिरहब॒र्तर था। 
कवच के ऊपर वर्म पहना जाता था। रुद्र शरीरु पर चम्म का कपड़ा पहनते हैं 
(कृत्ति वसान:---शु० य० १६५१ )। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस 
तरह रथ पर चढकर धनुर्वाण से सुसज्जित योद्धा रणाड्भण मे शच्रुओं के संहार 
के लिए जाता है, उसी भाँति रुद्र सिर पर बिल्‍म तथा देह पर कवच और 
बम पहनकर रथ पर आसन मार धनुष पर वाण चढ़ाकर अपने भक्‍तो के 
बैरियों को मारने के लिए मैंदान मे उतरते है। धनुष पर बाण हमेशा 
चढ़ाये रहते है। इसलिए उनका नाम है--भावतायी । इनके अस्त्र श्र इतने 
भयानक है कि ऋषि इनसे बचने के लिए सदा प्रार्थना किया करते है--- 


विज्यं धनु: क्परदिनों विशलयों बाणवात्‌ उत। 
अनेशन्नस्थ या इपव आशुरस्य निषद्भधि:॥ 
जायशु० य० १६।१० 
रुद्र का शरीर नितान्त बलशाली है। ऋग्वेद मे वे क्र बतलाये गये है । 
दे स्वर्गंलोक के रक्तवर्ण ( अरुष ) वराह है ( ऋ्वू० १११४४ )। वे सबसे श्रेष्ठ 





१. पटस्यूत॑ कर्षासगर्भ देहरक्षक॑ं कवचम्‌ । लोहमयं शरीररक्षकं वर्स | 
“-शु० य० १६३४ पर भहीधरभाष्य । 


४७० ' पुराण-विमर्श 


वृषभ है; वे तरुण है उनका तारुण्य सदा टिकनेवाला है। वे श्री के अधिपति 
हैं और अपने सामथ्यं से वे पर्चंतो मे टिकी हुई नदियों में वल का प्रवाह उत्पन्न 
कर देते हैं । उन्हे न माननेवाले मनुष्यों को वे अवश्य अपने वाणी से छिन्त- 
भिन्‍त कर देते हैं, परन्तु अपने उपासक सनुष्यो के लिए वे अत्यन्त उपकारी है। 
इसलिए वे 'शिव' नाम से भी पुकारे जाते हैं। उनके सम्बन्धियों का परिचय 
मन्त्रों के अध्ययन से चलता है । रुद्र मख्तो के पिता हैं ( ऋ० १।११४॥६ ) । 
यही कारण है कि अनेक मन्‍्त्रौ मे मसर्त्‌ तथा रुद्र को स्तुति एक साथ की गयी 
सिलती है | मरुतों के 'रुद्रिय' संज्ञा पाने का यही रहस्य है। रुद्र के मरुतों के 
पिता होने के विषय में धड्गुरु-शिष्य ने सर्वानुक्रमणी/ की वेदाथंदीपिका' मे 
रोदक आखर्यान दिया है। इसी प्रसज्भ को केकर दा द्विवेद ने 'नीतिमझ्री' में 
यहु उपदेश निकाला है--- 


दृष्टवा परव्यथा सन्त उपकुववेन्ति लीलया। 
दितेग॑संव्यथां हत्वा रुद्रोइ्भून्मरुतां पिता ॥ 
पिछले प्रत्थों मे रुद्र के लिए ज्यम्बक' शब्द का व्यवहार प्रचुर मात्रा मे पाया 
जाता है । इस ज्यस्वक का प्रयोग ऋग्वेद के केवल एक ही मन्त्र मे किया 
गया है जो शुक्ल यजुर्वेद ( अ० ३, ६० मं० ) में भी उद्घ्ूत पाया जाता है । 
रुद्र का स्तुतिपरक यह मन्त्र नितान्‍्त प्रसिद्ध है +--- 
व्यम्बक यजामहे सुर्गन्धि पुष्टिवर्धलस । 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योमुंक्षीय मा5्मृतात्‌ ॥ 
नर ० ७५३१४ 
अ्यस्वक' शब्द का अर्थ समस्त भाष्यकारों ते तीन नेत्र बाला! किया है 
परन्तु पाश्वात्य विद्वानों को इस अथ्थे में आस्था नही है। वे यहाँ 'अम्बक' शब्द 
को जननी बाचक सानकर रुद्र को तीन मातावाला बतलछाते है, परन्तु यह 
स्पष्टत: प्रतीत नही होता कि रुद्र की ये तीन माताएँ कौन सी थी। दबैदिक 
काल के अनन्तर रुद्र की पत्नी के लिए प्रयुक्त 'अस्बिका! शब्द का प्रथम प्रयोग 
वाजसनेयी संहिता ( ३३५७ ) से आता है, परन्तु इतना अन्तर अवश्य है कि 
यह उनकी पत्नी का नाम ने होकर उनकी भग्रिनी का नाम बतलछाया गया--- 
एप ते रुद्र भाग: सह स्वस्राउईम्विकया, त॑ जुषष्व स्वाहैष ते रुद्र भाग आजुस्ते 
पशु: ( शू० य० ३५७ )। इनकी पत्नी के अन्य नाम बैदिक ग्रन्थों में मिलते 
हे । पाती शब्द तैत्तिरीय आरण्यक में और “उमा हैमव्ती' शब्द केनोपनिषद्‌ 
मे प्रयुक्त हैँ । 
इस प्रकार ऋग्वेदीय देवमण्डली मे रुद्र का स्थान नितान्त ननण्प-सा 
प्रतीत होता है, परन्तु अन्य संहिताओं मे इनका महत्त्व बढ़ता-सा दीख पड़ता 


दशम परिच्छेद : पौराणिक देवता ४७९ 


है। रुद्राष्याय में रुद्र के लिए भव, शर्व, पशुपति, उग्र, भीम शब्दों का प्रयोग 
ही नही मिलता, प्रत्युत हर एक दशा में वर्तमान प्राणियों के ऊपर इनका 
अधिकार जागरूक रहता है | विश्व में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, चाहे वह 
स्वलॉक में, अन्तरिक्ष में, भुतल्त के ऊपर या भूतल के नीचे हो, जहाँ भगवान्‌ 
रुद्र का आधिपत्य न हो । यह समस्त विश्व सहस्रो रुद्रों की सत्ता से ओतप्रोत 
है । रुद्र जगत्‌ के समग्र पदार्थों के स्वामी है। वे अन्नों के खेतों के बनों के 
अधिपति है । साथ ही साथ चोर, डाकू, ठग आदि जघन्य जीवों के भी वे. 
स्वामी हैं। अधर्ववेद मे रुद्र के नामों मे भव, शव, पशुपति तथा भूत्तपति 
उल्लिखित हैं (११२१) । पशुपति का तात्पयं इतना ही नही है कि गाय आदि 
जानवरों के ही ऊपर उनका अधिकार चलता है, प्रत्युत पशु" के अन्तर्गत 
मनुष्यों को भी गणना अथव॑वेद कौ मान्य है $--- 
तवेमे पश्च पशवों विभक्‍ता। 
गावो अश्वा: पुरुषा अजावयः | 
>अ० ११।२।६ 

इस प्रकार पशु! के ताब्रिक अर्थ का आभास हमे अथरवं के इस मन्त्र में 
सर्वप्रथम मिलता है। जिसमें समग्र भुवन निवास करते है वह नाना वस्तुओं 
को धारण करनेवाला विस्तृत ब्रह्माण्डरूपी कोश रुद्र की अपनी वस्तु है। रुद्र का 
निवास अग्नि में, जल मे, ओपधियों तथा छूताओ में ही नही है, बल्कि उन्होने 
इन समस्त भुवत्तो की रचना कर इन्हें सम्पन्न बनाया है-- 

यो अग्नी रुद्रो य अप्स्वन्त- 
य॑ मोषधीर्वीरुध आविवेश | 
य इमा विश्वा भुवतानि चाकलपे 
तस्में रुद्राय नमो अस्त्वग्तये ॥ 
--भंथर्व ७८३ 

यह सुन्दर मन्त्र रुद्र की महिमा स्पष्ट शब्दों मे प्रकट कर रहा है; यह तो 
हुई यजु; और अथवं संहिताओं की बात । प्लाह्मण काल मे तो रुद्र का महत्त्व 
ओर भी बढ़ता ही चला गया है । ऐतरेय ब्राह्मण के एक दो उल्लेखो से ही 
रुद्र की महनीयता की पर्याप्त पुचना मिलती है। ३॥३॥३३ मे प्रजापति के 
उनकी कन्या के सहगम॒न का प्रसंग उठाकर रुद्र की उत्पत्ति की चर्चा की गयी 
है। वहाँ गौरव के ख्याल से इनके नाम का उल्लेख नही किया गया है, प्रत्युत 
'एप देवो&भवत््‌!” कहकर संसाननीय शब्द ही व्यवहृत किया गया है। ऋग्वेद 
के एक विनियोग वाक्य मे रुद्र का नाम प्रयुक्त किया गया है, वहाँ ऐतरेय की 
यह व्यवस्था है कि इस नाम को गौरव की दृष्टि से छोड़ देना चाहिए । 


४७२ पुराण-विमर्श 


उपनिपषदों मे रुद्र की प्रधानता का परिचय हमें भी भाँति मिलता है। 
छान्दोग्य ( ३७४ ), बृहदारण्पक ( ३३९४ ), मैत्री (६।५ ) महानारायण 
(१३२ ), तसिहतापनी ( ११२ ), श्वेताशवत्तर ( ३॥२,४ ) आदि प्राचीन 
उवनिषदों में रुद्र के वैभव तथा प्रभाव का वर्णन उपलब्ध होता है । श्वेत्ताएवतर 
मे रुद्र की एकता, जगन्तिर्माण में निरपेक्षता, विश्व करे आधिपत्य, महवित्व तथा 
देवताओं के उत्पादक तथा ऐश्वर्य-सम्पन्त बनाने के सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
स्पष्ट भाषा में किया गया है | 'एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः ( ३२ ), 


थो देवाना प्रभवश्चोदभवश्च 
विश्वाधिपो रुद्रो महपि: | 
हिरण्यगर्भ जनयामास॒ पूर्व 
सनो वुद्धया शुभया संयुनक्तु'॥ (३॥४ ) 

--आवि प्वेताश्वतर श्रुति के प्रसिद्ध मन्त्र इस विषय में प्रमाणरप 
से उद्धृत किये जा सकते हैं । अवान्तरकालीन उपनिषदों मे अनेक का विषय 
रुद्र-शिव की प्रभ्भुता, महनीयता, भद्वितीयता दर्णाना है । अत्तः अथरवेशिर, कंठ* 
रुद्र, रुद्र हुदय, पाशुपतनब्रह्म आदि शिवपरक उपनिषदों के नामोल्लेखमात्र से हमें 
यहाँ सन्‍्तोष करना पड़ता है । 

अब विचारणीय प्रश्न यह है कि जिस रुद्र को ऋग्वेद तथा पिछली 
संहिताएँ 'उग्र' नाम से पुकारती हैं उस रुद्र का प्राकृतिक आधार क्‍या था ? 
प्रकृति के किस व्यक्त तथा दृश्य पदार्थ निरीक्षण कर उसे “रुद्र' की संज्ञा 
प्रदान की गयी है ? 'रुद्र' की शब्द व्युत्पत्ति से इस समस्या के हल होने की 
तनिक भी सुचना नही मिलती । प्राचीन वैदिक ग्रन्थों मे सर्वेन्न रुद्र” की व्युत्पत्ति 
रुद्र! ( रोना ) धातु से निष्पन्न बतलायी गयी है। शतपथ ब्राह्मण (६११३॥८) में 
रुद्र की उत्पत्ति की मनोरम कहानी दी गई है की प्रजापति ने जब सृष्टि करना 
आरस्म किया तव एक कुमार का जन्म हुआ जो जनमते ही अपने नामकरण के 
लिए रोने लगा। नामकरण आगे किया गया अवश्य, परन्तु जन्म के समय ही 
रोदन-क्रिया के साथ सम्बद्ध होने के कारण उस कुमार का साम 'रुद्र! रखा 
गया ( यदरोदीत्‌ तस्मातु रुद्र; ) | बृहदारण्यक ( ३१९४ ) मे इसी प्रकार दशी 
इन्द्रियो तथा मन को एकादश रुद्र के रूप मे ग्रहण किया गया है। इन्हे रुद्र/' 
कहने का तात्परय यही है कि जब ये शरीर छोड़कर वाहर निकल जाते हैं, तो 
मृतक के सगे-सम्बन्धियों को रुलाते है (ते यदास्माच्छरीरान्मर्त्यादुत्कामन्ति भथ 





१. रुद्र' को अन्य व्युत्पत्तियों के छिए देखिए ऋष० १॥११४॥१ का सायण 
भाष्य । 


दशस परिच्छेद + पौराणिक देवता ४७३. 


रोदयस्ति । तद्‌ यद्‌ रोदयस्ति तस्मादुद्रा इति। ) पाश्चात्य वेदानुशीली विद्वानों 
ते रुद्र के प्राकृतिक आधार को ढूंढ निकालने का विशेष परिश्रम किया है ( इन 
सब महठों के लिए ड्रा० ए० बी० कीथ का 'रिलिजन ऐण्ड फिलासफी आफ वेद' 
पृ० १४६-७ देखिए । ) डा० वेवर रुद्र को तूफान का देवता मानते हैं। डा० 
हिलेव्रान्त की उम्मति में ये ग्रीष्मकाल के देवत्ता हैं तथा फिसी विशिष्ट नक्षत्र से 
भी इनका सस्वन्ध हैं । ड० श्रादेर के विचार में मुतात्माओं के प्रधान व्यक्ति 
को देवत्व का रूप प्रशन कर रुद्र मान लिया गया है, क्योंकि यह वर्णन अनेक 
स्थलों पर मिलता है कि मृतको की बात्माएँ माँघी के साथ उड़कर ऊपर जाती 
हैं । डा० ओोल्डेनवर्ग इस मत में आस्था रखते हुए रुद्र का सम्बन्ध पर्वत तथा 
जंगल के साथ स्थापित करता श्रेयस्कर मानते है। रुद्र का सम्बन्ध पर्वत के 
साथ अवश्य है । उनकी पत्नी उम्रा हैमवती कही जाती हैं। अतः इंस भत्त के 
लिए भी कुछ आधार है। परंतु इन कथनो मे कल्पना का विशेष उपयोग किया 
गया है। रुद्र के पूर्वववणित स्वरूप का पुरा सामझस्य इन कथनों से कथसपि 
नही वैठता । इस विषय में प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध सामग्री रुद्र के मौछिक 
चथ्य पर प्रकाश डालती है । 

वस्तुतः रुद्र अग्चि के ही प्रतीक हैं। अग्नि के दृश्य, भीतिक आधार पर 
रुद्र की कल्पना खड़ी की गयी हैं। अग्नि की शिखा ऊपर उठती है। अतः 
सद्र के ऊष्व॑ लि की कल्पना की गयी है। अग्वि वेदी पर जलते है। इसी 
कारण शिव जलवारी के वीच में रखे जाते हैं। अग्नि में घुत की आहुति 
दी जाती है। इसलिए शिव के ऊपर जल से अभिषेक किया जाता है। 
शिव-भकक्‍तोी के लिए भस्म घारण करते की प्रथा का भी स्वारस्थ (सी 
सिद्धांत के मानते से भली भाँति हो जाता है। इस सिद्धांव के पोषक वैदिक 
प्रमाणो पर अब ध्यान दीजिए । ऋग्वेद ( २१६ ) ने स्वमग्ने रुद्रो” कहकर 
इस एकीकरण का संकेत मात्र किया है। अथवे ( छा८प३ ) 'तस्मे रुद्राय ममो 
अस्त्वस्तये” स॒च्त्र से इसी मोर इस्ित करता हैं। शतपथ ( ३॥१॥३ ) ब्राह्मण का 
प्रमाण नितान्‍्त स्पष्ठ है। 'अग्निर्वे रुद्र अत्यंत स्पष्ट भाषा में दोनों का एकता 
का प्रतिपादन कर रहा है। रुद्र की आठ मूर्तियाँ भाठ भीतिक पदार्थों की 
प्रतिनिधि हैं । 'हुद्र! अरिति है, 'शर्व! जरूरूप है, 'पशुपत्ति' औषध है, उग्र 
वायु है, 'अशनि” विद्युत्‌ है, 'भव पर्जन्य है, 'महानु देव” ( महादेव ) घंद्रमा हैं, 
ईशान” आदित्य है। शतप्थ से पता चलता है कि रुद्र को प्राच्य 
लोग ( पूर्व के निवासी ) 'शर्ब! के नाम से तथा बाहीक ( पश्चिम के 
पा ) छोग भव! नाम से पुकारते थे, परंतु ये सब वस्तुतः अग्नि के ही 
नाम है-- 


है पुराण-विमर्ग 


अग्निर्वे स देव: | तस्येतानि नामानि शर्व इति यथा प्राच्या आचक्षते | 
भव इति यथा बाहीका:, पशुनां पती रुद्रोअग्निरिति तान्यस्थाशान्तानये- 
वेतराणि नामानि अग्निरित्येव शान्ततममस । 
+-शतपथ १७।३॥८ 
शुवलयजुर्वेद ( ३९८ ) में अग्नि, अशनि, पशुपति, भव, शव, ईशान, 
महादेव, उग्र--ये सव एक ही देवता के प्रथक्‌ू-एथयक नाम कहे गये है। शतपथ 
की व्याख्या के अनुसार 'अशनि' का अर्थ है विद्युत्‌॥ इस प्रकार यजुर्वेद के 
प्रमाण से स्पष्ट है कि पृथ्वीतल पर जो रुद्र देवता अग्निख्प से विवास करते 
हैं, आकाश में काले मेवों फे बीच से चमकनेवाली विद्युत के रथ में वे ही 
प्रकट होते है। भव॥ रुद्र को विद्युत्‌ का अधिष्ठातृ देव मानना नितान्त उचित 
प्रतीत होता है। अथर्ववेद मे एक स्थान पर ( ११२१७ ) झद्र के संसार को 
लीलने के लिए जीभ लपलपाने का वर्णन मिलता हैं। मुझे जान पड़ता है कि 
'जिहयया ईयमानम्‌! शब्दों के द्वारा काले बलछाहकों के बीच में कौवनेवाली 
क्षण-क्षण मे चमकनेवाली बिजली की भोर स्पष्ट संकेत है। इसी फो पुष्ठ 
करनेवाली अथवव॑वेदीय प्रार्थना हे कि है रुद्र, दिव्य भगिनि से हमे संसक्त न 
कीजिए । यह जो बिजली दीख रही है उसे मेरे शिर पर न गिराकर कही 
अन्यत्र गिराइए--- 


सा नः सं स्त्रा दिव्येनाग्निना 
अच्यत्रास्मद्‌ विद्युतं पातयेतास्‌ | 
->+अ० ११॥२।२६ 
इस विवेचन की सहायता से हम रुद्र के 'शिवत्व' को भल्ली भाँति पहचान 
लेते है । वह भवानक पशु की भाँति उग्र तथा भयद अवश्य है, परन्तु साथ ही 
बह अपने भक्तो को विपत्तियो से बचाता है तथा उनका मंगल साधन करता 
है । उसके रोग निवारण करने की शक्ति का अनेक बार उल्लेख भाता है| 
उसके पास हजारों ओऔषदधें हैं जिनके द्वारा वह ज्वर ( तक्‍मन्‌ ) तथा विष का 
निवारण करता है। दद्यो मे वह सबसे श्रेष्ठ वैद्य है ( भिषक्‌ तम॑ त्वा भिषजा 
श्ुणोमि---ऋ० २।३३।४ ) । इस प्रसद्ध मे रुद्र के दो विशिष्ट विशेषण उप- 
लब्ध होते है--जलाष ( ठंडक पहुँचानेवाला ) तया जलाषभेषज ( ठंढी दवाओो 
को रखतनेवाला )। 
क्‍व स्य ते रुद्र मृडयाकु- 
हँस्‍तो यो अस्ति भेषजो जलाष:। . --( ऋ० २॥३३।७ ) 
वस्तुतः अग्नि के दो रूप हैं--घोरातनु और अघोरातनु । अपने भयदूर 
घोर रूप से वह संसार के संहार करने भे समर्थ होता है, परन्तु अघोरु रूप 


दशम प्रिच्छेद : पौराणिक देवता ड्ड५्‌ 


में वही संसार के पालन मे भी शक्तिमान्‌ है। यदि अग्ति का तिवास इस 
महीतल पर न हो, तो क्या एक क्षण के लिए भी प्राणियों में प्राण का संचार 
रह सकता है ? विद्युत्‌ मे संहारकारिणी शक्ति का निवास अवश्य है, परच्तु वही 
विद्युत्‌ भुतल पर प्रभूत जलवृष्टि का भी कारण बनती है बौरु जीवों के जीवित 
रहने मे मुख्य हेतु का छप घारण करतो है। सूक्ष्म दृष्टि से विचारु करने पर 
प्रलय मे भी सुष्ठि के बीज निहित रहते है और संहार में भी उत्पत्ति का 
निदान अन्तहित रहता हे । महाकवि कालिदास को अग्ति की संहारकारिणी 
शक्ति में भी उपादेयता दीख पड़ती है--- 
कृष्यां दहन्नयि खल क्षितिमिन्धनेद्धो 
बीज-प्ररोह-जननीं ज्वलनः करोति। 
“-+( रघु० ९८० ) 
अतः उम्ररूप के हेतु से जो ठेव रुद्र' है, वेही जगतु के मज्भुल साधन 
करने के कारण शिव” है। जो रुद्र है, वही शिव है। रुद्र और शिव की 
अभिन्‍नता भवान्तर वैदिक ग्रन्थों में सुस्पष्ट शब्दों मे प्रतिपादित की गयी है 
( २३३:७ ) ऋखेदीय ऋषि गृत्समद के साथ साथ रुद्रदेव से हम भी प्रथना 
करते है कि रुद्र के वाण हम लोगो को स्पर्श न कर दूर से ही हट भी जायें तथा 
हमारे पुत्र और सगे सम्बन्धियों के ऊपर उस दानशीरू की दया सतत 
बनी रहे ४--- 
परि णो हेतो रुद्वस्थ वृज्या: 
परि त्वेषस्य दुमंतिमही गात्‌ । 
अब स्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्व 
मीढ्वस्तोकाय तनयाय मूड ॥ 
“६ ऋ० २३३१४ ) 


शिव का पोराणिक रूप 


शिव के दो रूप होते है--(१) अगुण तथा (२) सगृण । इसमें से अगुंण रूप 
तो निविफारी, सच्चिदाननद स्वप तथा परनव्रह्म कहलाता है और सगुण रूप 
जगत्‌ की उत्पत्ति, रियति तथा प्रलय का कर्ता है कौर इस गार्य मे शिव एक 
होते हुए भी त्रिघा भिन्‍न माने जाते हैँ । विष्णु रूप से बद थिश्व के रक्षक हैं, 
प्रह्मा रूप से उत्पादक और हरूएप गे ये संहारकर्ता हैँ। शिवपुराण का कथन 
है कि शिव तथा विष्णु में किसी प्रकार का अन्तर धथा पायंत्य नही है) शिव 
तथा रुद्र भी इसी प्रकार एक ही भिन्‍नृतारहित रूप के घोतक हैं। उदाहरण 
के लिए शिवपुराण ने प्रसिद्ध वेदान्तसम्मत दृष्डास्तों को छपनाकर इस तत्त्व की 
यूक्तिमत्ता प्रदर्शित की है । सुधर्ण तो नाना अलंकारों के छिए प्रयुण्यमान होकर 
भी एक ही होता हैे--आकार की भिन्‍नता होने पर भी वस्सुतत््व की भिन्‍नता 
नही होती । मृत्तिका को भी यही दशा हूँ | पार्थिव द्रव्यों की नानाता होने पर 
भी मृत्तिका मे' एकता ही सदा वतंमान रहती हे शिव्रतत्व का एकल्व भी इसी 
प्रकार का है-- 
सुवर्गास्थ तथेकस्य वस्तुत्व॑ नव गच्छति । 
अलक्ृति-कृते देव नामभेदों न वस्तुतः॥ 
यथकस्या मृदो भेदे नानापात्रे न वस्तुततः। 
कारणस्थैव कायस्य सन्तिवानं निदर्शनम्‌ ॥ 
शिवप्राण, रुद्रसंहिता ९३५-३६ 
समस्त दृश्य शिवरूप ही है भर्थात्‌ यह दृश्यजगत्‌ शिव से कंयमपि भिन्न 
नही है । शिव ही सत्य, ज्ञान तथा अनन्तरूप है और सबका मूल है । शिव 
जब सत्त्व, रज तथा तम क्षादि गुणों से युक्त होकर सुश्यादि कार्यो का निष्पादक 
होता है, तभी वह ब्रह्मादिक नामो के द्वारा अभिहिंत किया जाता है। शिव 
के वाम अद्भ से हरि की उत्पत्ति होती हे भौर दक्षिण णज्जू से ब्रह्मा की तथा 
हृदय से रुद्र की उत्पत्ति होती है | इस प्रकार तीनो के उदय का मूल आधार 
शिद ही है । 


ब्रह्म भर्थात्‌ शिव अद्दय, नित्य, अनन्त, पूर्ण तथा निरझ्षन (कालुष्य-रहिंत) 
होता है । विष्णु मे तमोगुण की सत्ता भीतर रहती है भौर सत्त्व की बाहर, 
इससे ठीक विपरीत स्थिति है हर की, जो अन्तः सत्त्व तथा तमोवाह्य होता 
है---भीतर सत्त्व और बाहर तम | ब्रह्मा अन्तः तथा बाह्य उमयत्र रजोविशिष्ट 


दशम परिच्छेद : पौराणिक देवता ४७७ 


होता है । इस प्रकार गुणों के साथ सम्बद्ध होने पर ब्रह्मा, विष्णु तथा हर की 
स्थिति है, परन्तु शिव तो गुणों से स्वंथा भिन्‍त ही रहता है--उनके साथ 
उसका रंचकमानत्र भी सम्बन्ध नहीं होता । 
एवं गृुणास्त्रिदेवेषु गुणभिन्न: शिव: स्मृत्त:। 
( तन्नेव श्लोक ६१ )। पुराणों की निन्‍्दा करतेवालो का यह बारोप है कि 
शिवपुराण शिव की ही महिमा का प्रतिपादक होने के साथ ही साथ बह विष्णु 
का निन्‍्दक भी है । परच्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है । शिव की यह उक्ति कितनी 
तात्त्विक है।--- 
ममेव ह॒दये विष्णुविष्णोश्च हृदये ह्यहम्‌ । 
उभयोरल्तरं यो वे न जानात्ति मनो मम ॥ 
--तन्रैव, श्लोक ५५ । 
हरिहस्यो: प्रकृति रेका प्रत्ययभेदेन रूपभेदो5्यम्‌ । 
एकस्थेव नटस्थानेकविधा भूमिका भेदात्‌ ॥ 


पुराण ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र में अभिन्‍्तता मानता है। हरि भौर हर की 
प्रकृति तो एक है, प्रत्यय भेद से ही रूपभेद दोनो में पाया जाता है। यही 
गम्भीर तत्त्व है। यह दोनों प्रकार से सिद्धान्त है अध्यात्महष्व्या और व्युत्पत्ति 
हृष्य्या । हरि तथा हर--दोनो शब्द एक ही ह धातु से निष्पन्त है; केवल 
प्रत्ययो की भिन्‍नता के कारण दोनो का रूप भिन्‍न-भिन्‍न है। अध्यात्म दृष्टि से 
ये दोनो देव एक ही ब्रह्मस्वरूप शिव के विभिन्‍न कार्यो के निष्पादन के कारण 
भिन्न रूप में दष्टिगोचर होते हैं। नट के दृष्टान्त से यह तत्व भली भांति 
समभ में आता है । 
शिव तथा विष्णु के ऐक्य का भ्रतिपादक शिवपुराणीय श्छोक ऊपर उद्घृत 
किया यया है । इसी की पुष्टि विष्णुपुराण के इस पद्य से होती 'है-- 
स एवाहं महादेव: स एंवाहं जनाद्दनः । 
उभयोरलन्तरं नास्ति घेटस्थजलेयोरिंव)॥ 
--विष्णुपुराण । 
परांत्पर ब्रह्म ही सव देव जौर देवियो का मूल स्थान है। जिस प्रकार 
हरि, विष्णु तथा हरु उससे उत्पन्न होते है, उसी प्रकार शक्ति की भी उत्पत्ति 
वही से होती है--- 


१. इसी प्रकार राम और शिव का ऐक्य पद्मपुराण प्रतिपादित करता है-- 
ममास्ति हृदये शर्वों भवतो हृदये त्वहम्‌ । 
आवयो रन्तरं नास्ति मूढा$ पश्यन्ति दुधियः ॥-पातालखण्ड २८ २१। 


2७८ पुराण-विमर्श 


तस्मान्महेंश्वरश्चेव प्रकृति: पुरुपस्तथा | 

सदा शिवों भवो विष्णु््रह्मा सर्व शिवात्मकम्‌ ॥ 
--शिवपुराण, चायबीय, पूर्व भाग १०६ । 
इसी प्रकार शिव तथा शक्ति में भी अभिन्‍तता हैं। शक्ति शिव में छिपकर 
कभी निष्क्रिय रहती है और कभी प्रकट होकर सक्रिय होती हैँ । दोनो का 

अविनाशी सम्बन्ध है--- 

एवं परस्परापेक्षा शक्तिशक्तिमतो: स्थिता | 

न शिवेन बिना शक्तिन च शक्‍्त्या विना शिव. ॥। 

-+शिव० वाय० उ० ख० 
फलत; पुराणो की देवताविपयक दृष्टि पर्याप्रूपेण उदार और विशद हैँ । 
इस प्रकार शिव अनेकत्व से विरहित हैं तथा सासारिक रूपो से भिन्न 

हैं । थे पूर्ण आनन्द, परम आनन्द के निधान तथा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। बह 
भोक्‍ता (अनुभवकर्ता जीव), भोग्य (अनुभुूयमान पदार्थ) तथा भोग (अनुभग)-- 
इन तीनो से पृथक होता हैँ । सत्ता की दृष्टि से वही एकात्मक सत्तात्मक रूप 
हैं । परंतु माया के कारण भिन्‍न-भिन्‍न ह्टिगोचर होता है । 
नील-लोहित रूप रुद्र का पुराणों मे जो वणित है वह वेदानुकूल ही है। 
शिव की आठ भूतियो का तथा उनके विभिन्‍न अभिधानों का विवरण वायुपुराण 
में विस्तार से दिया गया हूँ (२७ अब्याय) | विष्णु ने शिव की एक विशिष्ट 
स्तुति की है जो प्रायः वैदिक मस्त्रों मे दिये गये नामों के द्वारा ही सम्पन्न हुई 
हैं । इस शिवस्तव ( वायु० २४ अ० ) का तात्पय शिव की व्यापकता दिख- 
लाना है । रुद्राध्याय के समान ही शिव यहाँ भी सब पदार्थों के पत्ति बतलाये 
शसे है--- 
पितृणां पतये चेव पशूनां पतये नमः । 
वागू-वृपाय नमस्तुभ्यं पुराणवृषभाय च ॥ १०५ ॥। 
सुवारु चास्केशाय ऊध्वंचक्षु; शिराय च | 
नमः पशूनां पततये गोवुषेन्द्रध्वजाय च॥ १०६॥ 
“-वायु० २४ अ० 
साख्य मतानुयायी शिव को प्रकृति से परे मानते हैं। योग-मतासुयायी 
ध्यानयोग के द्वारा शिव को प्राप्त कर मृत्यु के प्रपच से बच जाते हैं। शिव 


१. यह संकेत मूल मे ही दिया गया है--- 
नामभिश्छान्दसैश्चे व इदं स्तोच्रमुदीरयत्त्‌ । 
“--वायु० २४६० । 
अर्थात्‌ इस स्तोन्न के नाम छन्दस अथवा चैदिक ही हैं 


दशम परिच्छेद : पौराणिक देवता ४७९, 


तथा विष्णु में किसी प्रकार का दविध्य नही है (वायु० २५ अ०) । इस प्रकार 
शैवपुराण शिव की महिमा तथा व्यापकता का विशद वर्णन करते है । 


पुराणों में शिव की आठ मूर्तियों का विशद उल्लेख अनेकनत्र मिलता है । 
लिडूपुराण ( उत्तराध, १३ दया १३ अग्याय ) में इन मूर्तियों के अधिकारी 
देवों के नाम नीचे दिये जाते है।-- 

घ्यातव्य यह है कि ये नाम वैदिक हैं । शिव के नाम तो वेदो से ही लिये 
गये हैं, परन्तु उनका भिन्‍त-भिन्‍त मूतियो के साथ अभिधान हझूप से सम्+द्ध 
बतलाना पुराण का काम है । प्रत्येक मृति की भारया तथा एक पुत्र की कल्पना 
उस मूर्ति के साथ सम्बद्ध मानी जाती है। 


१ पृथ्वी-आत्मक शिव का नाम है-- शर्वे 

२ जलात्मक -+भव 

३ अग्नि -+पशुपति 

४ वायु “+ईशान 

५ आकाश “भीम 

६ सुर्यात्मा --+रुद्र 

७ सोमात्मा --महादेव 

८ यजमानसूर्ति -“उम्र 
प्त्नी पुत्र 

१ विकेशी अद्भारक 

२ उमा शुक्र 

३ स्वाहा षण्मुख 

४ शिवा सनोजयव 

प्‌ बे सर्ग 

६ सुबचलता चर 

७ रोहिणी बुध 

८ दीक्षा सच्ताव 


हर १, हि का के विशिष्ट वर्णन के लिए द्रथ्व्य वायुपुराण २७वाँ अध्याय । 
न्‍्य पुर भी शिव की इस मूर्तियों के नाम का वर्णन मिलता है। लिझु 
पुराणप'५३ अ० ५१-५६ श्लोक | ह 


४८० पुराण-विमर्श 
शिवभक्ति 


शिवभक्ति के अनेक प्रकार पुराणों ने बतलाये है। मुख्यतया वह तीन 
प्रकार की होती है--कायिक, वाचिक तथा मानसिक जो काम, वाकू तया मत 
से क्रमशः सम्बन्ध रखते है । इसी प्रकार लोकिकी, वैदिकी तथा आध्यात्मिकी-- 
ये तीन भेद भी किये गये हैं । 

लौकिकी भक्ति --नाता प्रकार के लौकिक साधनों से सिद्ध होती है जो गो- 
घुत, रत्नादिको के उपहार तथा नृत्य भादि के प्रयोग से सम्पन्न होती हे । 

वंदिकी भक्ति--वेद के मन्त्रो द्वारा हविष्य आदि की आहुति से जो क्रिया 
सम्पन्त की जाती है वह वैदिकी भक्ति के चाम से पुकारी जाती है। 

जआाध्यात्मिकी भक्ति--इसमे ज्ञान का भी प्रमुख सहयोग किया जाता है। 
यह दो प्रकार की होती है--( क ) साख्या तथा (ख ) यौगिकी । सांख्या भक्ति 
मे रुद्र के स्वरूप का चिन्तन किया जाता है। यौगिकी भक्ति मे भगवान्‌ रुद्र का 
ध्यान ही पराभक्ति कहलाता है। 

शिव की उपासना मे तंत्रो के साधनो का भी प्रयोग बतछाया जाता है। 
कोल, कर्वेच, अर्गंला, सहस्ननाम आदि को विशिष्टता से समन्वित तान्त्रिकी 
पूजा का विधान मध्ययुगीय पुराणो का निजी वेशिष्ट्य है। ऊपर दिखलाया 
गया है कि वायु जैसे प्राचीन शैवपुराण मे बैदिकी पद्धति ही पूर्णतया ग्राह्म है। 
सध्ययुगो मे तान्रिक पूजा का प्रचलन प्रचुर मात्रा से होने लगा जिसका प्रम्ाव 
पुराणप्रोक्त पूजा-विधान पर भी विशेष रूप से उपलब्ध होता है । 


फसल च ८८5 


(३) 
गणपति 
१, आध्यात्मिक रहस्थ 


गणपतितत्त्व निहूपण करने के पहले ही गणेश के बैदिकत्व के विषय में 
सामान्य चर्चा कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। यह तो स्वसान्य सिद्धान्त 
माना जाता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से विकास सिद्धान्त के अनुसार प्रायः सब 
पौराणिक देवताओं का मूलझूप वेद मे मिलता है। धीरे-धीरे ये विकास को 
प्राप्त होकर कुछ नवीन रूप में दृष्टिगोचरु होते हैं। इनका नाम वेदों में 
गणेश मे होकर ब्रह्मुणस्पत्ति' है। जो वेद में 'क्रह्मणस्पति! के नाम से अनेक 
सूक्तों मे अभिहित किये गये है, उन्ही देवता का नाम पीछे पुराणों में गणेश? 
मिलता हैं। ऋग्वेद के द्वितोय मण्डल का यह सुप्रसिद्ध मच्च्र गणपति की ही 
स्तुति में है-- 
“गणानां त्वा गणपति हवामहे 
कवि कवीनामुपमश्रवस्तमम्र । 
ज्येष्टराजं ब्रह्मणां ब्रह्मगस्पत भा 
नः शुणवन्तृतिभि: सीद सादनमस्‌ ॥ 
इसमें आप “ब्रह्मणस्पति! कहे गये हैं। ब्रह्मनु शब्द का अर्थ वाकु--वाणी--- 
है। अतः ब्रह्मणस्पति का अर्थ वाकृपति---वाचस्पति--वाणी का स्वामी हुआ । 
धुहृदारण्यक उपनिषद्‌' में ब्रह्मुणस्पति का यही अर्थ प्रदर्शित किया गया है-- 
“एप उ एव ब्रह्मणस्पत्तिवाग्‌ वे ब्रह्म, तस्या एव पतिस्तस्मादु प्रह्मणस्पति: 
वाग्वे वृहती तस्या एव पत्तिस्तस्मादु बृहस्पति: ॥” 
ज्येष्ठराज' शब्द जो पीछे गणपत्ति के लिए प्रयुक्त किया गया मिलता है, 
यही का है। इसका अथे है सव से ज्येष्ठ--सब से पहले उत्पन्त होनेवाले 
देवताओं के राजा--ग़ासनकर्ता । इच्ध तो केवल देवो के अधिप्रतिमात्र हैं, परन्तु 
इन्द्र के भी प्रेरक होने से जाप, का नाम ज्येष्ठराज है। इस, मन्त्र से गृत्समद 
ऋषि देवगणो के अधिपति, क्रान्तदर्शी---भतीत बनागत के भी द्वष्ठा--कवियों 
के कवि, अनुपमभेय को तिसस्पन्‍्त; ज्येष्ठराज ब्रह्मणस्पति का आवाहन, करते हैं और 
उनसे भ्रार्थना करते हैं कि हमारे आवाहच सन्‍्त्र को सुनते हुए आप अपनी रक्षा 
के साथ हमारे गृह मे आकर निवास कीजिये । यह पूरा का पूरा सूक्त प्हाण-, 
स्पति गणपति--की प्रशंसा मे है। अन्य सूक्तो में सी आपकी स्तुति मिलती 


३१ पु० वि० 


४८१ पुराण-विमर्श 


है । अतः गणेशजी को ब्रह्मणस्पति के रूप में चैदिक देवता होने में तनिक भी 
सन्देह नही | जौर भी एकवात है--गणेश के जिस विशिष्ट रूप का वर्णन 
पुराणों में उपलब्ध होता है उसका आभाम वैंदिक ऋः्नाओं में स्पष्ट रीति से 
मिलता है। निस्तलिखित मसच्नों में गणपति को गहाहस्ती', 'एकदन्त, बक्र- 
तुण्डा तथा 'दन्ती' कहां गया है-- 
आतून इन्द्र क्षुमत्तं चित्र ग्राम॑ं संगृुभाय 
महाहस्ती दक्षिणेन ॥ 
एकदल्ताय विद्यहे वक्रतुण्डाय घीमहि। 
तन्‍तो दन्ती' प्रचोदयात्‌ ।। 
गणपतितत्वरत्वम? मे ग्रणपत्ति के वैदिक स्वहप का अच्छा वर्णन 
मिलता हे । 
गणपति शब्द का बर्य है--गणों का पृत्ति ! इसी अब में गणों के 
ईश होने से इन्हे गणेश भी कहते हैं । यहां गण” शब्द का अय॑ जानना आाव- 
शयक है । गण समूह” इस समूहवाचक गण घातु से गण' शब्द बना है। अतः 
इसका सामान्‍्याथथ समुह-समुदाय होता हे । परन्तु, यहाँ पर इसका अर्थ देव- 
ताओो का गण, महत्तत्व अहंकारादि तत्वों का समुदाय तथा सग्रुण-निगरुंण 
ब्रह्मगण है ! भतः गणपति शब्द से यह सूचित होता है कि भाप समस्त देवता- 
वृन्द के रक्षक है, महत्तत््वत्मादि जितने सुष्टि-तत्त्व हैँ उनके भी आप स्वामी 
हैं अर्थात्‌ इस जगत्‌ की उत्पत्ति इन्ही से हुई है। सग्रुण-निर्मुण ब्रह्मसमुदाय के 
पति होने से गणपति हो उस जगत्‌ में सबसे श्रेष्ठ तथा माननीय देवाधिदेव हैं । 
गण की दूसरी व्यास्या से आपका जगत्कतुंत्व भौर भी अधिक रूप से स्पष्ट 
प्रतीत होता है । मबोचाणीमय सकल दृश्याहश्य विश्व का वबाचक ग! अक्षर 
है तथा मनोवाणोविहीन झूप का ज्ञान 'ण' अक्षर कराता है। इस प्रकार गण' 
शब्द के द्वारा जितना मनोवाणीसमन्वित तथा तद्विरहित जगत है सबका ज्ञान 
हमे होता है । उप्तके पति--ईश होने के कारण हमारे आराब्य गणेश सवेतो- 
महान्‌ देव हैं । गण' शब्द की यह व्याख्या 'मौदूगल पुराण” में इस प्रकार 
कथित हे-- 
“भमनोवाणीमय॑ सर्व दुश्यादृश्यस्वरूपकस्‌ | 
गकारात्मकमेदं त्तत्‌ त्तत्र ब्रह्म गकारक:ः ॥ 
मनोवाणीविहीनं च संयोगायोगसंस्थितस्‌ । 
णकारात्मकरूप॑ ततु णकारस्तन्न संस्थित:॥ 
गणपति का मुख हाथी के आकार का बतछाया जाता है। इसी से उन्हे 
गजानन, गजास्थ, सिन्धुरानन आदि नामो से अभिहित किया जाता है | इस 


दशम परिच्छेद : मणपति देवता परे 


विचित्र रूप के लिए पुराण में समुचित कधानक भी वर्णित है । परन्तु, इस रूप 
के द्वारा जिस अव्यक्त भावना को व्यक्त रूप दिया गया है वह नितान्त मनोरम 
है । गणवतति के अन्त्निहित गूढ आध्यात्मिक तत्व को जिस ढंग से इस छझूप के 
हारा सर्व जनसंवेध बनाने को कल्पना की गयी है वह वास्तव में अत्यन्त सुन्दर 
है । गणवति के गाह्यरूप को समभना क्या है उनके भाभ्यन्तर गृहास्थित सत्य 
रूप की पहचान करना है । उनके रहस्य जानने के लिए यह बड़ी भारी मृल्य- 
वाली कुछ्ठी है । 


गणेशजी का सकल अंग एक प्रकार का नहीं है। मुख है गज का, परन्तु 
कण्ठ के नीचे का भाग है मनुष्य का । इनके देह में बर तथा ग़ज का अनुपम 
संस्मिलन है । “गज” किसे कहते है ? 'पजा कहते है साक्षात्‌ ब्रद्या की। समाधि 
के द्वारा योगीजन जिसके पास जाते है--जिसे प्राप्त करते हैं वह हुआ “ग! 
( समाधिता योगिनो यत्र गच्छन्तीति ग। ) तथा जिससे यह जग्रत्‌ उत्पन्न होता 
है वह हुआ जा ( यस्माद्‌ विम्वप्रतिविम्बतया प्रणवात्मक जगत्‌ जायते इति 
ज; ) विश्वकारण होने से वह ब्रह्म गज कहलाता हैं। गशेश का ऊपरी भाग 
गजाक्षति है अर्थात्‌ निसुवाधि ब्रह्म है । ऊपरी भाग श्रेष्ठ भंश होता है--मस्वक 
देह का राजा है। अतः गणपति का यह बंश भी श्रेष्ठ है क्योकि यहु निरपाधि- 
उपाधिरहित--मायानवच्छिन्त ब्रह्म का संकेतक है । नर से अभिप्राय मतनुष्य-- 
जीव--धोपाधि ब्रह्म से है। बधघोभाग ऊपरी भाग की अपेक्षा निकृष्ट होता 
है। अत: सोपाधि भर्थात्‌ मायावछित्न चेतन्य--जीव--का छप होने से 
अ्षोभाग निक्ृष्ठ है। अथवा तत्वमसि” महावाक्य की दृष्टि से हम कहेंगे 
कि गणेशजी का मस्तक 'ततु! पदार्थ का तथा अधोभाग व! पदार्थे का निर्देश 
करता हैं। तत्‌' पद मायाववच्छिन्न शुद्ध चंतन्‍्य निरुपाधि प्रह्म का वाचक 
है बतः उसके द्योतन के लिए गजावन का उत्तमाग नितान्त उचित है । 
तत्व! पद उपाधिविशिष्ठ ब्रह्म बर्षात्‌ जीव का संकेतक हैँ। अतः गजानन का 
नराकार अधोभाग उसकी अभिव्यक्ति करने मे समुचित्त ही है। इन दोनों 
पदार्थों का 'असि'--पदप्रतिपाद्य समन्वय ( 'ततू त्वमसि' इस महावाक्य में ) 
गणपति मे प्रत्यक्षकृप से दिखाई पड़ता हैं । जिस 'ततु त्वमसि” सहावाक्‍य के 
बर्थ का परिशीलन सतत समाधिनिष्ठ ज्ञानीजन अनेक उपायो से किया करते हैं, 
जिसकी प्राप्ति अनेक जन्मसाध्य सत्कर्मोका जाग्रत परिणास है, उसी की प्रत्यक्ष 
अभिव्यक्ति हमारे जैसे स्वंसाधारण उदरम्भरि पामर जन के लिए है श्री 
गजानवजी महाराज की मंग्रलसूति । “श्रीगेशाथवंशीप॑” की आदिस श्रुति-- 
“त्वमेत प्रत्यक्ष तत््वमसि” के प्रत्यक्ष पद का सकलविद्वज्जनमनोरमे अभशिप्राय 
यही हूँ जो ऊपर बभिव्यक्त किया गया है। इस सिद्धास्त की पुष्टि गणेशपुराण” 


ड८४ पुराण-विमर्श 


के अन्तगंत सुप्रसिद्ध 'गणपतिसहस्तनाम' के द्वारा होती हैँ । वहाँ गणेशजी के 
सहस्तननामों में एक वाम है--6त्त्वंपदनिरूपित। ।! यथा--- 
“तत्त्वानां परम तत्त्वं तत्वंपदनिरूपित: | 
तारकान्तरसंस्थानस्ता रकस्तारकान्तकः ॥ ९६ ॥। 
इस अभिधान के द्वारा गणपत्ति-स्वरूप का जो जीव-प्रह्म॑क्यप्रतिपादनपरक 
श्रुतिसम्मत तात्पर्य निरुषण किया गया हूँ उनकी सुचारु रूप से प्रतिपत्ति होती है। 
गणेश के नामों की व्याख्या 
गणपति की मनोज्ञ मृति को आध्यात्मिकता पर जितना विचार किया 
जाता हैं उतनी ही उनके साक्षात्‌ परत्रह्म होने की वास्तविकता प्रकट होने 
लगती है । गणेशजी 'एकदन्त' कहें जाते हैं। उनका दाहिना ही दांत विद्यमान 
है । पुराणो मे उनके बाये दाँत के भंग होने की कथा मिलती है । अतः उन्हें 
भग्तवासरद' कहा गया हैँ । इस नास के यथार्थ ज्ञान से उनके सत्यरूप का 
हमे पता चलता है। 'एक' शब्द यहाँ माया का बोधक हैं तथा 'दन्त' शब्द 
सत्ताधारक मायाचालक ब्रह्म का द्योतक हूँ। भतः इस नाम से प्रकट हूँ कि 
गणपति साक्षात्‌ सुध्ि के लिए पाया की प्रेरणा करनेवाले जगदाधार समस्त 
सत्ता के आधारभूत परम ब्रह्म के ही अभिव्यक्त रूप हैं। 'मौदगलपुराण' से 
इसकी पुष्टि होती है-- 
“एकशब्दात्मिका माया तस्या: सर्वे समुद्भवम् । 
अआन्तिद॑ं मोहद॑ पूर्ण नानाखेलात्मक॑ किल ॥ 
दन्त: सत्ताधघरस्तन्न सायाचालक उच्यते। 
विम्बेन मोहयुक्तरच स्वयं स्वानन्दगो भवेत्‌ ॥ 
भाया शभ्रान्तिमती प्रोक्ता सत्ता चालक उच्यते | 
तयोयोंगे. गणेशोध्यमेकदल्तः. प्रकीर्तित: ॥ 
गणेश का एक दूसरा नाम 'वक्रतुण्ड' हैं। इससे भी ऊपर के सिद्धान्त की 
सिद्धि होती है । यह मनोवाणीमय जगत्‌ सर्वेजन-साधारण है । सब के लिए 
यह समर भाव से अनुभवगस्य है । परन्तु भात्मा इस जगत्‌ से--सतत गसनशील 
वस्तु से--सवंथा भिन्‍न है--प्थक्‌ हैं---टेढ़ा है। अतएव यहाँ 'वक्र' शब्द से 
सनोवाणीहीतव अविनश्वर, अपरिवर्तनशील चैतन्यात्मक भात्मा का बोध होता 
है। वही आत्मा गणेशजी का मुख हैं---मस्तक है। 'तत्वमसि' के साक्षात्‌ 
स्वहपघारी गजानव के कण्ठ के नीचे का भाग जगत्‌ है और ऊपर का अंश 
भात्मा हैं। बता उन्हें 'वक्रतुण्ड' कहना नितान्त उपयुक्त है--- 
“कण्ठाधो मायया- युक्तो सस्तकं ब्रह्मवाचकं | 
-वक्राख्यं॑ तन्न॒ विप्रेश तेनाय॑ं'. वक्रतुण्डकः ॥” 


दशम परिच्छेद +$ गणपत्ति देवता ड्टप 


भगवान्‌ गणेश की चार भुजाओं में चार हाथ हैं। इन भुजाकों के 
द्वारा आप भिन्न-भिन्‍्त लोकों के जीवो की रक्षा अभयदान्र देकर किया 
करते हैं । एक भुजा स्वयं के देवताओं की रक्षा करती हैँ तो दूसरी इस पृथ्वी 
तल के मानवों की, तीसरी असुरो की तथा चौथी नागों की । इन भ्रुजाओं में 
आपने भक्तो के कल्याण के लिए चार चीजें धारण कर रखी हैं--पाश, अडकुश 
रद और वर । पाश मोहमय है । उसे अपने भक्तों के मोह हटामे के लिए ले 
रखा है। अडकुश का काम नियन्त्रण करना हैँ । अतः वह उस व्यापार के लिए 
उपयुक्त हैं। दन्त दुष्टनाशकारक हैँ। अतश वह सव शन्रुओ का विनाश 
करनेवाला है। वर भक्‍तों के ममनोरथो को पूर्ण करनेवाले ब्रह्म का रूप है । 
भत; गणेशजी ने सकल मानवों के कल्यणसाघन तथा विध्तविनाशन के लिए 
अपने चारों हाथो में इन विभिन्‍न बस्तुओ को घारण कर रखा है। भादि में 
जगत के स्रष्ठा तथा अन्तकाल मे सव विश्व को अपने उदर मे वास कराने--- 
प्रतिष्ठित कराने--वाले जगन्नियन्ता गणेश का 'लम्बोदर' होना उपयुक्त ही हैं । 

गणेश “शूपकर्ण' हैं--उत्के कान सूप की तरह है। इस सास से भी आपके 
उच्च परमात्मस्वरूप का परिचय हमे होता हैं। जब तक घान भूसे के साथ 
मिला रहता हूँ वह वेकाम होता हैँ, मेला बना रहता है। सूप से फटकते ही 
असली रूप का पता चलता हैँ, धान भूसे से अछग होकर चमकने लगता है--- 
शुद्ध रूप को पा छेता हैँ। उसी प्रकार प्रह्म जीवरूप मे माया के साथ मिलकर 
मसलावरण से इतना आच्छन्च हो गया है कि उसका असली प्रकाशमय रूप 
बिल्कुल विस्मृत हो गया है--मालिन्य या तम का पटल इतना मोटा हो गया 
है कि चैतन्य का आभास भी नही हो रहा है। ऐसी अवस्था मे सद्गुरु के मुख 
से निकला हुआ गणेश नाम मनुष्यो के कर्णकुहर मे प्रवेश कर हृदगत होकर 
सूप की तरह पाप-पुण्य को अलग कर देता है--शुपंकर्ण की उपासना माया को 
बिल्कुल हटाकर चैतन्यात्मक ब्रह्म की प्राप्ति कराती है। अतः आपके 'शृपंकर्ण! 
नाम की साथ्थेकता स्पष्टरूप से प्रतिपादित होतीं है--- 

“शुपकर्ण समाश्रित्य त्यक्वा मलविकारकम्ु । 
ब्रह्मव नरजातिस्थो भवेत्तेन तथा स्मृत्तः ॥” 

गणेशजी 'मूषकवाहत--मूधकध्वज' हैं उनका वाहन मूषक है। मृषक 
किस तत्व को द्योतित करता है, इस विषय में वेभत्य इष्टिगोचर होता है ॥ 
मूषक का काम वस्तु को कुतर डालता है । जो वस्तु सामने रखी जाय उसके 
मंग-प्रत्यंय का वह विश्लेषण कर देता है । इस कार्य से वह मीमांसा करने के 
उपयुक्त वस्तुस्वरूपविश्लेषणकारिणी बुद्धि का प्रतिनिधि प्रतीत हो रहा हैं। 
गणेशजी वुद्धि के देवता है । मत+ जिस ताकिक बुद्धि के द्वारा वस्तुतत्व का 


४८६ पुराण-विमर्श 


परिचय प्राप्त किया जाता है तथा उसके यार तथा असार अंश का प्रथवकरण 
किया जाता है, जिसके द्वारा वस्तु के अन्तस्तल तक प्रचेश किया जाता है 
उसका गजानन का वाहन बनना अत्यन्त ओऔचित्यपूर्ण हैं। दूसरी दिशा में 
विचार करने पर 'मूपक' ईएचर तस्व का द्योतक भासमान होता है । ईएवरं 
अन्तर्यामी है, सब प्राणियों के हुदय मे निवास करता है । सब प्राणियों के द्वारा 
प्रस्तुत किये गये भोगो का यह भोग करता है परन्तु अहंकार के कारण मोहयुक्त 
प्राणी इसे नहीं जानता । वह तो अपने ही को भोक्ता समझता हैं। परन्तु 
वस्तुस्थिति ऐसी नही है। प्राणियों का प्रेरक अन्तर्याम्री हृदयपत्म में निवास 
करनेवाला ईएवर ही वास्तव में सब भोगो का भोक्ता है। इस अवस्था मे 
भूषक की कार्यपद्धति उस पर सूब घटतों है। मूषक भी घर के भीतर पैठकर 
चीजें मुसा करता है, परन्तु घर फे मालिकि को इसकी तनिक भी खबर नहीं 
होती । इसलिए मुपफ के रूप मे ईप्रवर की ओर संकेत है। पुराणों मे गणेश की 
सेवा करने के लिए ईएचर का मृपषकरूप बन जाने की कथा भी मिलती हैँ। उस 
परप्तहाु के सेवार्थ ईश्वर के बाहनरूप स्वीकार करने को कथा आध्यात्मिक दृष्टि 
से भी उपयुक्त है-- 
“ईश्वर: सवंभोक्ता च चोरवत्तत्र संस्थित: | 
तदेव॑ मृपक: प्रोक्तो मनुजानां प्रचालक:। 
मायया गूढरूप: स भोगान्‌ भुड्के ही चोरवत्‌ ॥|” 
अत: गणपति चिन्मय हैं, आनन्दमय हैं, ब्रह्ममय है, सबच्चिदानन्दरूप हैं | 
उन्ही से इस जगत्‌ की उत्पत्ति होती है, उन्हीं के कारण इसकी स्थिति है 
और अन्त मे उन्ही भे इस विश्व का लय हो जाता है। ऐसे परमात्मा का सकल 
कार्य के भारस्भ में स्मरण तथा पूजन करना अनुरूप ही है। एक बात भीर 
भी । गणेश की मूर्ति साक्षात्‌ ४» सी पतीत होती हूँ। मूति पर हृष्ठिपात 
करने से भी इनकी प्रतीति नहीं होती, प्रत्युत णाख्ो में भी गणेशजी ##कारा- 
त्मक माने गये है। छिखा है 4 शिव-पावेती दोनो चिभलिखित प्रणव ( ४# ) 
पर ध्यान से अपनी दृष्टि लगाकर देख रहे थे । अकस्मात्‌ “कार की भित्ति को 
तोडकर साक्षात गजानन प्रकट हो गये । इसे देख शिव पाव॑ती अत्यन्त प्रसन्न 
हुए । इस पीराणिक कथा की सूचना-- 
“प्र त इन्द्र पूर्व्पाणि प्रनून॑ वीर्या बोचं प्रथमा कृतानि। 
सतीतमन्युरश्रथायी अद्वि सुवेदनामकृणोत्रह्वणे गास ॥" 
मन्त्र मे बतलायी गयी है। प्रणव सब श्रुतियों के आदि में आविर्भत माना 
जाता ह। प्रणवश्छन्दसामिव 7 बत+ उ>कारात्मक होने के कारण गणपति 
का सब देवताओं से पहले पूजा पाना उचित ही है गणेश के शिवपुत्र होने के 


दशम परिच्छेद : गणपत्ति देवता ४८७ 


विषय में भी एक पौराणिक कथा मिलती है। साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीक्षष्ण त्त 
शद्धर की तपस्या से प्रसन्‍त होकर उनके घर अवतार लिया था; ऐसी कथा 
मिलती है । अतः गणपत्ति के परब्रह्म सच्चिदानन्दस्वहूप होने मे तनिक भी 
सन्देह नही हैं । 
२. भोतिक रूप 

गणपति के आध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन ऊपर किया गया है। अब 
उनके आधिभौतिक स्वरूप का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। गणपति 
के विषय में अनेक पुराणों में उल्लेख पाये जाते हैं। पुराणेतर सामग्री भी कम 
नही है । इन सब साधनों के आधार पर गणपति के भौतिक रूप का वर्णन भी 
भाँति किया जा सकता है । एक पाश्चात्य महिला श्रीमती ए० गेट्टी ने गणेश 
पर एक बड़ी सुन्दर तथा रोचक पुस्तक लिखी हं, जो सन्‌ १९३६ में आवक्स- 
फोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस” से प्रकाशित हुई है। भारतीय दृष्टि से इसमे अनेक चुटियाँ 
हैं पर तब भी यह पुस्तक पठनीय है। गणेश की पूजा का प्रचार भारत के 
कोने-कौने मे तो है ही, साथ ही साथ बृहत्तर भारत--जावा, सुमात्रा, वाली, 
चीन, जापान आदि देशो--मे भी इसके प्रचलित होने के प्रचुर प्रसाण उपलब्ध 
होते है। स्थान की भिन्‍नता के कारण गणेश की मूतियों में भी भिन्‍तता मिलती 
है। भारत मे गऐेश का एक ही सिर मिलता हे, पर नेपाल में हेरस्व गणपति 
की मूर्तियों मे पाँच सिर पाये जाते है, भारत मे भी ऐसी मूर्तियाँ मिलती है, 
पर बहुत कम । गणेश एकदन्त है, पर दल्त की स्थिति मे भी भिन्‍नता दीख 
पड़ती है । विशेषकर बायी ओर दन्तवाली मूतियों की बहुलता पायी जाती है 
पर दाहिनी ओर तथा दोनो ओर दंतवाली मूर्तियाँ भी पायी जाती हैं। गणेश 
के साधारणतया दो ही नेत्र दिखलाये जाते हैं, पर ताब्रिक पुजा मे उनके तीन 
नेत्र पाये जाते है। गणेश की झूतियों मे साधारणतया तिलक का विशेष विधान 
नही है, पर कही-कही चन्द्रमा इसका काम करता है। हाथो की संख्या भी 
साधारण रीति से होती है, परंतु तात्रिक पूजा में व्यवहृत होनेवाली मुर्तियों में 
म्ुजाओं की संख्या भिन्‍त-भिन्‍न होती ण्‌ 
2 लत कर होती है। इन हाथों मे धारण की हुईं वस्तुओं 

यों तो गणेश का पूजन प्रत्येक आये सच्तान का करणीय विषय है, पर 
प्राचीन काल में गणपति का उपासक एक विशिष्ट सम्प्रदाय था जो गाणपत्य 
के नाम से पुकारा जाता था | पेशवा लोग गणपति के उपासक थे । इस कारण 
आजकल भी महाराष्ट्र मे गणपति की प्रचुर उपासना पायी जाती है। गाणपत्य! 
सम्प्रदाय तांनिक था, जिसमें भिन्‍न-भिन्‍त गणपति की उपासना; फल की 
भिन्‍्तता के कारण, भिन्न-भिन्न रूप में की जाती थी। ग्राणपत्यों मे भी ६ 
भिन्‍्त-भिन्‍त सम्प्रदाय थे, जिनकी उपासना-पद्धति में क्‍भ्िन्तता तथा विशिष्टता 


४८८ पुराण-विमर्श 


थी । वे भिन्‍त-भिन्‍न गणपतियों की पूजा किया करते थे। “महागणपति' का 
अंग लाल तथा भ्जाएँ दस होती है । 'ऊष्च गणपति! तथा 'पिद्धल गणपति/ 
का रंग पीला तथा भुजाएँ ६ होती हैं। 'छक्ष्मी गणपत्ति' का रंग श्वेत होता 
है, भुजाएँ चार या आठ । 'हरिद्रा गणपति' का रंग हल्दी जैसा पीछा, भुजाएँ 
भार तथा नेत्र तीन होते हैं | 'उच्छिष्ट गणपति' का रंग छाल तथा भुजाएँ 
चार होती हैं। गाणपत्यो का पूजा-प्रकार रहस्यमय होता था, उसमें तॉब्रिक 
प्रकार की प्रधानता होती थी। ऊपर उल्लिखित सम्प्रदायों में महागणपत्ति, 
हरिद्रा गणपति तथा उच्छिष्ट गणपति का प्रचार विशेष हप से व्यापक बतलाया 
जाता है। इनमे उच्छिष्द गणपति की पूजा शाक्तों के वामाचार के ढंग को 
होती थी तथा स्वभावतः भयानक होती थी। आजकल इन सम्प्रदायों का एक 
प्रकार से अभाव-सा हो गया है। पर आज भी स्थान-स्थान पर गाणपत्य लोग 
मिलते हैं । इनका कहना है कि गणपति' ही सर्वप्रधान देवता है। उन्ही से 
जगत्‌ के सर्मादि कार्य सम्पन्न होते हैं | ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश इन ब्रिदेवों की 
उत्पत्ति गणपति से ही होती है । अतः सर्वमान्य देवता गणपति ही हैं 

समस्त विध्नों के सर्ववा नाश कर देने की शक्ति विनायकछूपी गणेश में 
विशेष रूप से विद्यमान है । इसीलिए गृहप्रवेश करते समय घर के दरवाजे पर 
विनायक की मृतति स्थापित की जाती हे । किसो नगर की रक्षा का भार भी 
विनायक की कृपा पर छोड़ दिया जाता था। इस विपय में हमारी पवित्र पुरी 
काशी की रक्षा का प्रधात कार्य विनायक के सुपुद॑ किया गया मिलता है। 
'काशीखण्ड' के अनुसार 'पंचक्रोशी सहित समस्त काशो सात बूत्तो में वाँटी गयी 
है, जिनका नाम है आवरण” । सबसे बड़ा प्रथम आवरण वतंमान पंचक्रोशी मे 
पड़ता है तथा अन्तिम आवरण विश्वनाथजी के मंदिर की परिधि में सीमित 
है। प्रत्येक आावरण में रक्षक रूप से ८ विनायकों को स्थान दिया गया हैं। 
इस प्रकार समस्त भावरणो की रक्षा के निमित्त ५६ विनायको की स्थिति मानी 
गयी है। प्रथम आवरण के भाठ विनायक हैं --अर्क विनायक ( लोलाके कुण्ड 
के पास ), दुर्ग विधायक, भीमचण्ड विनायक, देहली विनायक, उद्दण्ड विनायक, 
पाशपाणि विवायक, खर्व विनायक तथा सिद्धि विनायक ( सणिकर्णिका घाट 
पर )॥ भर्थात्‌ लोलाक॑ कुण्ड के पास के गंगा तट से लेकर समस्त प वक्रोशी को 
होते हुए मणिकाणिका घांट तक काशी का प्रथम जावरण है। अन्तिम आवरण 
विश्वनाथ मंदिर के आसपास है, जिसमे मोद, प्रमोद, सुमुख, दुमुंस, गणनाथ,ज्ञान, 
हवर तथा अविमुक्त चिनायक है । काशी के चारी ओर इन आवरणो की कल्पना 
नितांत महत्त्वपूर्ण है। पर इन विनायको के अतिरिक्त अन्य गणपतियों की भी 
स्थिति तथा मान्यता है--यथा दुग्ध, दि, शकेरा, मधु तथा घुत विनायक 
(पंचगंगा के पास दूधविनायक महल्ले मे), साक्षी विवायक तथा वक्नतुण्ड विवायक 


दशम परिच्छेद : गणपत्ति देवता ४८8 


( जो बड़े गऐेश के नाम से विख्यात हैं )। हमारा विश्वास है कि इस 5! 
नाथ-नगरी में जितने विनायक्ों की स्थिति है 400 अन्य गग कक ही 
इन छप्पन विनायको के नाम तथा स्थान के वर्णन के लिए वाराणसी था 
तथा काशीयात्रा' का अवलोकव करना चाहिए | 
बोद्धधर्म के यरणेश हे 

वैदिक धर्म के गणपति का माहात्म्य तो हूँ ही, पर वौद्धधर्म मे भी इनकी 
महिमा कम नही हैं। महायान के त्तांभिक सम्प्रदायों ने विनायक की कल्पना 
को ग्रहण कर उसे महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया हैँ। बुद्ध का एक सास 
'विनायक' भी है। पिछली शताव्दियो मे बुद्ध की कल्पना विनायक रूप से 
मिलती है तया वजूबातु' बौर “गर्भवातु” के रूप मे भी विनायक की पूजा का 
विपुल प्रचार दृष्गित होता है । नेपाल में वौद्धघर्म के साथ-साथ गणपति की 
पुजा भी चलती है । वहाँ से खोतान, चीनी तुकिश्तान तथा तिब्बत में भो 
गणेश की उपासला का प्रचार हुआ। इन देशो मे वितायक की नृत्यशालिनी 
मूर्ति ( जृत्य गणपति ) का प्रचुर प्रचार है। हेरम्व विनायक के नाम से भी 
इनकी स्थिति नेपाछ मे है। हेरम्व की बड़ी विशेषता यह है कि उनके पाँच 
मुख होते है तथा सूबक के स्थान पर सिंह हो उत्का वाहन हा । इन पाँच 
मुखो का क्रम भी वड़ा विलक्षण रहता है। कभी चारो दिशाओं मे चार मुख 
होते हैं भौर ऊपर बीच मे एक मुश्च | कभी तीन ही मुख एक पक्ति में और 
एक के ऊपर एक रूप से दो मुख होते हैं। तिब्बत मे प्रत्येक मठ के अधिरक्षक 
देवता के रूप में गणपति की पूजा आज भी प्रचलित है। हिन्दू लोगो ने भारत 
के बाहर भी अपने उपनिवेश बनाये थे, इसका पता इतिहास दे रहा है। जहाँ 
ये लोग धरम प्रचारक के रूप मे या व्यापारी के रूप सें बस गये, वहाँ ये अपने 
साथ भारत से अपनी सभ्यता भी छेते गये, अपने देवता तथा उनकी भारतीय 
पद्धति को अपने साथ छे जाना नही भुछे । फलत: गणपति की म॒तति विध्वराज 
के रूप में वृहत्तर भारत के समग्र देशो में आज भी पायी जाती है। इन देशो 
में गणपति के नाम भी भिन्‍त-भिन्‍न हैं। गेट्टी ने इन नामो की तालिका अपने 
प्रन्य में दी है। गणवत्ति का तमिल मे नाम हे 'पिल्लैयर', भोट भाषा में 'सोरद- 
दाग', वर्मी में 'महा-पियेन्ने', भंगोलियन मे त्वोतखारूत खागान!, कम्बोडियन 
में प्राह केनीज', चीनी भाषा मे 'कुआन-शी-तिएन”, जापानी मे काज्भी-तेन! । 
भारत के समीपस्थ उपनिवेश वर्मा तथा श्याम मे गणपति का प्रवेश बहुत पहले 
हुभा । इन देशो मे गणेश की कांसे की बनी मूत्ियाँ बड़ी लोकप्रिय हैं । 
कस्वोडिया ( कम्बोज--हिंदचीन ) मे गणपत्ति की मूर्तियों मे स्थानीय र्मेर कछा 
के कारण विशेष पर 


रवतंन पाया जाता है। चतुर्मुख मूर्तियाँ यही मिलती है 
और अधिकतर ये घड़े होने की मुद्रा में दिखायी जाती है। जावा मे हिन्दु- 


४६० पुराण-विमर्श 


धर्म का प्रवेश प्राचीनकाल मे ही हो गया था । पंचम शताब्दी मे चीनी यात्री 
फाहियान को जावा मे ब्राह्मण तथा वौद्ध श्रवण मिले थे । जावा में गणपति के 
स्वतन्त्र मन्दिर नही मिलते, पर शिवमन्दिर मे ही इनकी मूर्तियाँ पायी जाती 
है। इन मूर्तियों की एक विशेषता है कि शिव के समान गणेश को भी 
मुण्डमाल पहनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। बोनिओो तथा वालीद्वीप मे 
भी गणपति का घिद्षेष प्रचार है । 

चीन तथा जापान में गणेश का प्रवेश पावा आपातत॥ आश्चयंजनक माता 
जा सकता है, पर विचार करने पर यह प्रवेश स्वाभाविक प्रतीत होने लगता है। 
महायान बौद्धधर्म के प्रवेश के साथ गणपति ने भी इन देशो में प्रवेश पा लिया । 
चीन में गणेश का प्रवेश या तो चीनी तुकिस्तान या नेपाल--तविव्बत के रास्ते 
पे हुआ होगा । चीन मे गणेश की मूति दो नाम तथा दो रूप से घिख्यात है--- 
'विनायक' ( बोद्धसस्मत मूर्ति) तथा काछ्धी-तेन' (गणेश की युगल सूर्ति) । 
काछ्टी-तेन मूतति बड़ी विलक्षण है। वह इन प्रवी प्रदेशों की अपनी खास कल्पना 
का परिणाम है। च॑।न देश के तान्त्रिक वौद्धधर्म ने विनायक का ग्रहण बड़ी 
जल्दी कर लिया तथा अपने देवताओ मे इन्हे वड़ा आसन दिया । विवायक 
वोद्धिसत््व अवलोक्तिएवर के ही प्रतिरूप माने जाते है। वच्च घातु की कल्पना 
में विनायक का धविभेष प्रभाव है। नवमी शताव्दी के बाद जापान मे गजाननच 
जी विराजने लगे | कोबो-दाइशी नामक धिद्वानु ने चीनदेशीय बौद्धाचार्यों से 
दीक्षा लेकर विनायक का जापान मे प्रवेश कराया और स्थानीय प्रसिद्ध शिगोन 
सम्प्रदाय ने इन्हे अपना लिया। शिगोन मत तान्त्रिक मत है। अत; उसने 
रहस्यमयी कांगी-तेन मूर्तियों का विशेष प्रचार किया । यह गजानन की युगल 
मूर्ति है, जिसमे दोनो मूर्तियों की पीठ एक साथ छगी हुई तथा मुँह दो दिशाओं 
की ओोर है। जापानी बौद्ध इन मूतियों को रहस्थेमय तथा शक्ति और शक्तिमानु 
की एकता का प्रतिपादक बताते हैं। सुदुर अमरीका मे भी लम्बोदर की मूर्ति 
मिली है। भाकृति वही लम्बा तुन्दिल शरीर, ऊपर हाथी का इधर-उधर 
दोलायमान शुण्डादण्ड | इन मूतियों का दिवान चम्मनलाल ने 'हिन्दू अमरीका! 
नामक अपनी पुस्तक मे उल्लेख किया है। इन मूर्तियों की कल्पना से प्रतीत 
होता है कि भारतीयों ने कभी अमरीका में भी अपने उपनिवेश बसाये थे । 

इस प्रकार गणेशजी की पूजा उत्तरी मग्रोलिया से लेकर दक्षिणी बालीतक 
तथा भारत से लेकर अमरीका तक कम या अधिक अंश मे भिन्न-भिन्न शताब्दियों 
में प्रचलित थी। मंगल के अवसर पर गणपति का पूजन करनेवाले कितने 
हिन्दू इस ऐतिहासिक तथ्य से परिचित हैं तथा भारतीय सभ्यता के प्रचार मे 
गणपति-पूजा के महत्त्व को स्वीकार करते हैं ? 


_्ट्<2८727 


(४) 
जिदेवों की सूर्तियाँ 
पुराणों का प्रभाव मूतिशाक्न पर विशेष झूप से पड़ा है। तथ्य तो यह है 
कि देवी-देवताओं की मूर्तियाँ पुराणी के आधार पर ही निर्मित की जाती है। 
मूत्तिकल्पना मे स्वच्छन्दता का राज्य नही है, प्रत्युत अमृत भावना को व्यक्त 
पथ देने के लिए ही मूर्तियों की कल्पना की गयी है। वैदिक काल मे मूर्ति के 
अस्तित्व के विषय में अनेक विद्वान संशयालु है। अधिकांश विद्वान पौराणिक 
काल मे--पुराणों की अभ्युन्तति के समय मे--मूर्तियों का उदय मानते है । यहाँ 
केवल पख्चदेवों की मूर्तियों का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। इस देवपश्लक 
में विष्णु, शिव, गणेश, ब्रह्मा तथा सुर्य की गणना की जाती हूँ । 
विष्णु 
पंचदेव के रूप मे ही नही, अपितु निदेव के रूप मे भी विष्णु महत्त्वपूर्ण 
हैं। त्रिविक्रम के रूप मे घिप्णु की मान्यता वैदिक है। किन्तु सम्प्रदायविशेष 
के देवतारूप मे विष्णु-पूज कए विशेष प्रचार ईस्वी सन्‌ के कुछ पूर्व से ही है । 
विष्णु की व्युत्पत्ति और महत्त्व की विवेचना विष्णुपुराण मे इस प्रकार 
की गयी है--- 
यस्माद्विप्टमिदं विश्वं यस्य शक्तया महात्मन+। 
तस्मात्‌ स प्रोच्यते विष्णुविद्येर्धातोः प्रवेशनातु ॥ 
--विष्णुपु० ३३१४४ 
विप्णुपुराण में विष्णु को सुष्टि, स्थिति और संहार का कारण भी कहा 
गया है--- 
सृष्टिस्थित्यल्तकरणी ब्रह्म-विष्णु शिवात्मिकास्‌ । 
स सज्ञा यात्ति भगवान्‌ एक एवं जनादंनः॥ 
स्रष्टा सृजति चात्मान विष्णु: पाल्यं च पातिच । 
उपसंहियेत चान्‍्ते संहर्त्ता च स्वयं प्रभुः॥ 
विष्णुपु० १२६६-६७ 
विप्णु के अनेक नाम और गुण हैं। विष्णु तथा उनके विविध रूपों के 
विकास का आधार इच्छा, भूति, क्रिया तथा पडगुण (ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, 
वीय॑ और तेजस) है । इन्ही तत्वों के भाघार पर चौबीस विष्णुओ की कल्पना 


४६२ पुराण-विमश 


की गयी । विविध पुराणों मे चौवीस घिष्णुओं का क्रम और आयुधविधान 
भिन्‍्त-भिन्‍न कहा गया है। अग्निपुराण ( अ० ४८ ) की तालिका अपेक्षाकृत 
शुद्ध है । इसमे चौवीस विष्णुओ की नामावली इस प्रकार है-- 

१. बासुदेव, २. केशव, रे, नारायण, ४. माधव, ५. पुरुषोत्तम, ६. अधो- 
क्षज, ७, संकर्षण; ८. गोविन्द, ६, विष्णु, १०. मधुसूदन, ११, अच्युत, १२. 
उपेन्द्र, १३. प्रद्युस्न, १४. तिविक्रम, १५, नररासह, १६. जनादंन, १७. वामन, 
१८. श्रीधर, १९ अभिरुद्ध, २० हषीकेश, २१ पद्मनाभ, २२. दामोदर, २३. 
हरि, २४. कृष्ण | इन चतुरविशति विष्णुओ के विभाजन का आधार विष्णु के 
भायुधो ( शंख, चक्र, गदा, पद्म ) के विभिन्‍न क्रम हैं ।* 

कुषाणकाल से ही विष्णु के अवतारों के स्वरूप का दर्शन होने लगता हैं। 
दशावतार की मूर्तियाँ वंगारू मे विष्णुपट्ट पर बनती थी तथा दशावतार का 
भद्धून संयुक्त रूप में विष्णुमन्दिरों के द्वार पर ही प्रदर्शित होता रहा है॥' 
प्रथकू-पृथक्‌ अवतारो के आधार पर प्रथक्‌-एथक मू्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं। 
उपलब्ध मूतियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दशावतारो में वराह, 
वासन और नृसिह की प्रतिमाएँ बहुप्रचलित रही । उदयगिरि की विशाल वराह 
मृत बड़ी ही विशिष्ट है। यह प्रतिमा गुप्कालीन है। 

सामान्यत॒या अवतारी की संख्या दस ही है जिनमे मत्स्य, कूम, नूर्सिह, 
वराह, वामन, भागवराम, राम, वलरास, बुद्ध और कल्कि की गणना होती 
है । ग्रन्थभेद से पुराणो की संख्या बढ़ती-घटती भी रही है। परिणामतः कभी- 
कभी अवतारो की संख्या १६, २२ या २३ तथा ३९ तक॑ गिनायी गयी है ।* 

विष्णु की स्थिर मतियों को वेखानस-आगम तथा पश्चरात्र संहिताओ से 
'छ्रुव वेट! कहा गया है। 'अ्रुव” मूतियो की कोटि मे ३६ विष्णुओ की गणना 
होती है । इनको चार विभागों में वाँठा गया है जिन्हें योग, भोग, वीर भौर 
आभिचारिक कहा गया है । इस वर्गीकरण का आधार उपासना की विशिष्ट 
भावना भौर इच्छा है । पुन) इनका विभाजन स्थानक, आसन और शयन मूर्तियों 
के आधार पर भी किया गया हैं। इनमे बारह-वारह मूतियों की गणना होती 
है । कई आगमो में विष्णुमूतियों का विभाजन उत्तम, मध्यम और अधम वर्गी- 
करण के आधार पर भी किया गया है। शयनमूरति की कोटि मे भी शेषशायी 
विष्णु की प्रतिमा विशिष्ट है। विष्णु के इस रूप का प्रदर्शन देवगढ मे बड़ा ही 
विशिष्ट है । 

भुजाओं और सुखो की संख्या के आधार पर मध्यकाल मे चार विशिष्ट 
विष्णु-मूतियों की कल्पना की गयी । इन मूर्तियों को चतुर्मुख विष्णु कह सकते 





१. रूपमण्डन ( सं० बलराम श्रीवास्तव ), पु० ५०-४३ । 
२. वनर्जी---डेवलेपमेण्ट आफ हिन्दू इकानोग्राफी, पु० ३६९०-६३ ॥ 


दशम पंरिच्छेद ; शिव की मूर्तियाँ ४६३ 


हैं। भ्रुजाओं की संख्या में अन्तर होता है। इस प्रकार चतुमुंख विष्णु को चार 
विशिष्ट प्रतिमाएँ वैकुण्ड, अनन्त, च्रेजोक्यमोहन और विश्रवरूप के नाम से 
जानी जाती हैं जिनके भ्रुजाओं की संख्या क्रमशः ८५, १२, १६ और २० होती 
हैं । विष्णु के चार सुख नर, नार्रासह, स्त्रीमुख और वराह मुख होते है । अग्नि- 
पुराण ( अ० ४६ ) में इन विशिष्ट रूपों की अच्छी चर्चा है। 


शित 


पूजा तथा देवालयो में स्थापित करने की दृष्टि से शिवलिगों को जो महत्ता 
प्राप्त है वह शिव-मूर्तियों को नही । शिवाख्यानों के आधार पर कल्पित अनेक 
अनुग्रह, संहार भौर दक्षिणा मूर्तियों की कल्पना पुराणकारो द्वारा हुईं है। इनमे 
अधिकांश शव मन्दिरों के भित्ति पथ. अलंकरण के रूप में या स्वतंत्र मृतियों के 
रूप में प्रदर्शित सिले है । 


शिवलिगो में गुडडीमल्ल का मुखलिग इतिहास और कला की दृष्टि से बड़ा 
ही महस्वपूर्ण है । पुराणों से विशेषकर अग्नि और मत्स्य मे विविध प्रकार के 
शिवलिगो की अच्छी विवेचना है । शिवलिगो के शिरोविधान तथा ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव भागो की विभाजन-प्रक्रिया लिगपुराण ( अ० ६६) और मत्स्य- 
पुराण ( अ० २६२१-१२ ) मे अच्छी प्रकार बतायी गयी है । मत्स्यपुराण मे 
लिजू-पीठिका का भी विधान बताया गया है ( मत्स्यपुराण २९१।१८-१९ ) 
शिव की एकादश मूत्तियाँ ( एकादश रुद्र के रूप मे ) बड़ी प्रसिद्ध हैं। 
“रूपमण्डन! जैसे मध्यकालीन शिल्पशार्रीय ग्रन्यो मे एकादश रुद्र के आधार पर 
हादश शिव की कल्पना की गयी हैं, जिनमे सद्योजाठ, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, 
ईशा, मृत्युअ्जय, किरणाक्ष, श्रीकण्ठ, अहिर्वृधन्ध, विरूपाक्ष, बहुरूपी सदाशिव, 
भर त्यम्वक के नाम आते हैं। इनमे हाथो की संख्या तथा आयुधो का बड़ा 
विभेद है* । एकादश रुद्र या द्वादश शिव का आधार पच्चसुख शिव प्रतीत होता 
विष्णुधर्मोत्तर के अनुसार शिव के पाँच मुख सद्योजात, वामदेव, अधोर, 
तत्पुरुष और ईशान हैं । 
सद्योजातं बामदेवमघोरं॑ च महाभुजम्तु । 
तथा तत्पुरुषं ज्ञेगमीशानं पश्चमं सुखस्‌ ॥ 
““विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३॥४५॥१ 


इन पाँच सुखो का रूपकत्त्व भी विष्णुधर्मोत्तर पुराण ( ४।४८५।३।३ )मे 
स्पष्ठ है ।* 


१. विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य रूपभण्डन पु, ६१-६३, 
२. वही छू. ६१. 


४६४ पुराण-विमर्श 


पुराणों में शिव-मूर्तियों का जो प्रसंग है, उसके आधार पर यह प्रतीत है 
कि शिव की मूर्तियों का दो प्रसिद्ध वर्ग था। एक घोर गौर दूसरा अधोर। 
अघोर या शान्‍्त शिव सूर्तियों मे चन्द्षेखर,उमासहित, आलिड्भन-चन्द्रभेखर, 
वृषवाहन, सुखासन, उमामहेश्वर, सोमस्कनद आदि की गणना की जा सकती 
है । ऐसी ही कुछ मूर्तियाँ घोर वर, की हैं। भैरव; अघोर, रुद्र पशुपति, वीरभद्र, 
विरूपाक्ष और कंकाल शिव के घोर रूप हूँ किन्तु, इनके मूल में कोई पौराणिक 
ख्यात नही है। ये मूर्तियाँ शिव के संहारक तत्वोकी व्यास्या मात्र करती हैं । 
किस्तु घोर या उम्र वर्ग मे गजासुर बध, न्रिपुरासुरवध, अन्चकासुर वध, जालन्धर 
बंध आदि की पौराणिक ख्यातो का प्रदर्शन करने वाली मूर्तियाँ जाती है । इसी 
वर्ग मे यमरि, कालारि, शरभेश मूरति आदि भी भाती है। इलौरा और 
एलिफण्टा की गुफाओं मे त्रिपुरान्‍्तक और गन्धकासुर वध का अच्छा प्रदर्शंत 
है | गजासुर संहार की एक अच्छी प्रतिमा दरयुरम में मिली है । 


शिव की कुछ युग्म मूर्तियाँ जैसे अधेनारीश्वर और हरिहर की बड़ी ही 
लोकप्रिय रही हैं । इन मूतियों के माध्यम से दर्शन के गूढतम तथ्यों वी सरलू 
विवेचना की गयी है। नारदपुराण ( अ० ६।४४-४५ ) में हरिहर रूप की 
अच्छी विवेचना हे। हरिहर का सबसे अच्छा मूतिकरण बादामी में तथा अू- 
नारीश्वर का सबसे सुन्दर अद्भून इलौरा में किया गया है । 


गणेश 


भारतीय धर्म मौर उपासना मे गणेश की बड़ी महत्ता है। आयुध-भेद से 
गणेश के कई नाम और रूप पुराणो मे वणित है। पंचमहादेवों मे गणेश का 
सम्मान है तथा भाणपत्य सम्प्रदाय के लिए तो ये आदिदेव के रूप में मान्य है । 
तार० जी० भण्डारकर महोदय के अनुसार गाणपत्य सम्प्रदाय और गणेश 
की पूजा परस्परा बहुत प्राचीन नही हैं। ये गणेश की परस्परा गुप्तोत्त रकालीन 
मानते है । किन्तु तथ्य ऐसा नहीं है । बिनायक पूजा की परम्परा महाभारत, 
से भी प्रमाणित है (नलोपाख्यान, वनप्वं) उस समय साथंवाहों द्वारा विनायक 
की पूजा विष्त-विनाशन के रूप से होती थी भौर थे सिद्धि के प्रदाता मानते 
जाते थे। श्री गोपीनाथ राव महोदय ने गणेशोत्पत्ति से सम्बन्धित पौराणिक 
ख्यातो का अच्छा संकलन किया है? । गणपति मूर्तिशास्ज्रीय विवेचना के अनुसार 
यक्ष परम्परा से विशेष सस्बद्ध प्रतीत होते है। आरम्भ मे गणेश की द्विश्रुज 





१.एलिमेण्ट्स आफ हिन्दू आइकोनोग्राफी भाग १. खण्ड १, पु० ३५--४५. 


दशंम परिच्छेद : गणेश की मूर्तियाँ ... ४६४ 


प्रतिमाओं का ही प्रचलन था । बृहत्संहिता भे गणेश की प्रतिमा के सस्वन्ध भ्े 
निम्नलिखित पंक्ति मिलती है 
प्रमथाधियों गजमुखः प्ररूम्बज्रठरः कुठारधारी स्यात्त । 
एकविषाणो विपश्नन्मुछकक-कंद ७ ४ा ४ ॥६ 
इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्रारम्भ मे गणेश के मूति-विधानीय 
धत्त्व ये हैं--- 
१. गजमुख । 
२, प्रलम्ब जठर । 
३, एकदंत । 
४, द्विश्ुज ( एक हाथ में दाँत बौर दूसरे मे मूछक ) | 
प्राप्त मूतियों मे अमरावती से प्राप्त गणेश की प्रतिमा सबसे प्राचीन 
( दूसरी शी ईस्वी ) प्रतीत होती है | इसी से ही कुछ समय के बाद की बनी 
मथुरा से भी एक गणेश की भू्ति मिली है। यह प्रतिमा तथा भूमरा से मिली 
गरीश की प्रतिमाएँ द्विभुज है । गणेश की चतुभ्लुंज प्रतिमा सबसे पहले भूमरा 
( गुप्कालीन ) से मिली है । पुराणों मे गणेश की प्रतिमा का जो बथिधान है, 
उसमें चतुभुंज गणेश की ही चर्चा है। उदाहरणार्थ, मत्स्यपुराण में गणेश का 
वर्णन इस प्रकार हैं--- 
स्वदत्तं दक्षिणकरे उत्पल च तथापरे। 
लड्डुक॑ परशुं चेव वामतः परिकल्पयेत्‌ ॥ 
“-मरंस्य, २५६५३ ॥ 
गुप्तकाल तक की किसी भी उपलब्ध प्रतिमा मे गरोश का वाहन सुषक 
नही दिखाया गया है। न इसकी चर्चा किसी पौराणिक मूत्ति-विधान ही में हैं । 
पूर्व मध्यकालीन और मध्यकालीन प्रतिमाओ से मुषक भी प्रदर्शित है। इस 
प्रकार मुषकयुक्त गणेश की प्रथम प्राप्त प्रतिमा उड़ीसा से मिली है । इसी प्रकार 
उड़ीसा से ही गणेश की कुछ अछभ्रुज प्रतिमाएँ भी मिली है। गणेश के सूतति- 
विधान के अन्य तत्वों के रूप मे त्रिनेत्र, व्यालन्यज्ञोपवीत भी महत््वपुर्ण है। 
गणेश की कतिपय सूरति नृत्यमुद्राओं मे भी है । 


ज+ 5७००-05 च255:50--०कै---- 


१. वृहत्संहिता की यह पंक्ति क्षेपक प्रतीत होती है। बैनर्जी-डेवलेपमेण्ट 
आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पु० २५७ । ' 


(५) 
ब्रह्मा या ब्रह्मदेव 


पुराण मे जिस देव को हम ब्रह्मा या ब्रह्मदेव के नाम से पुकारते है वह 
वेदों मे 'प्रजापति' के नाम से अभिषह्ठित किये गये है। प्रजनन तथा जीवित 
प्राणियों के रक्षकरूप में प्रजापत्ति का अथवंबेद मे प्रायः आवाहन किया गया 
है । ऋग्वेद के एक सूक्त ( १०॥१२१ ) में प्रजापति की प्रर्याति आकाश और 
- पृथ्वी, जल तथा समस्त जीवित प्राणियों के ख्र्ट के रूप में की गयी है | इनका 
“प्रजापति! धाम साथेक है बर्थात्‌ उत्पन्त होनेवाले समग्र जीवो के वे पति माने 
गये हैं। वे सब गतिशील तथा एवास लेनेवाले प्राणियों के राजा है; देवों में 
श्रेष्ठ है । इनके विधानो का पालन समग्र प्राणी ही नही, प्रत्युत देवगण भी करते 
हैं। इन्होने ही आकाश और पृथ्वी को स्थापित किया; ये ही अन्तरिक्ष के सब 
स्थानों में व्याप्त हैं; थे समस्त विश्व और समस्त प्राणियो की अपनी भ्रुजाभों 
से आलिज्भन करते है। ऋग्वेद के इस वर्णन से प्रजापति की देवो मे प्रमुखता 
की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है, ऋग्वेद मे प्रजापति का प्रामुख्यद्योतक निर्देश 
एक ही वार हुआ है, परन्तु भथवं जौर वाजसनेयी संहिता मे साघारणत) और 
ब्राह्मणो मे नियमतः ये ही सबंप्रमुख देव के रूप मे स्वीकृत किये गये हैं। यह 
देवो के पिता है ( शतपथ ११११॥६॥१४ )। इसी ब्राह्मण के कथनानुसार सृष्टि 
के आरम्भ में अकेले इन्ही का अस्तित्व था ( शतपथ २॥२।४।१ )। प्रजापति का 
यही वेदप्रतिपाद्य स्वरूप है । 

म॑त्रायणी संहिता ( ४२॥१२ ) में प्रजापति को अपनी पुत्री उषस्‌ पर 
आसवत होने की कथा मिलती है जो ब्राह्मणो मे अनेक स्थानों पर दुहरायी गयी 
है (ऐतरेय ब्रा० ३३३, शतप्थ १।७॥४।१, पंचविश न्ना० 5२१० )। इस कथा 
का संकेत तो ऋग्वेद के मन्त्रों मे भी माना जाता है। ऋग्वेद (१०११२१) के इस 
सृक्‍त के प्रथम नव मन्‍्नो मे किसी अज्ञात देवता के विषय में प्रश्ववाचक का! 
शब्द का प्रयोग किया गया है ( कर्म देवाय हविषा विधेम )। दसवें मनन मे 
इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर दिया गया है कि 'प्रजापति' ही इन सब निर्दिष्ट 
कार्यो का सम्पादन करता है | इस मन्त्र का पश्चादवर्ती साहित्य पर इतना 
प्रभाव पढ़ा कि प्रजापति! की 'क' एक उपाधि हो हो गयी गौर 'क' सर्वोच्च 
देवता का वाचक बना दिया । 'हिरण्पगर्भ' नाम से भी वही संकेतित होता है--- 

हिरण्यगर्भ: समवतंताग्रे 
भूत्तस्य जातः पंत्तिरेक आसीतू । 
स दाघार पृथिवीं द्यामुतेमां 
कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 


दंशम परिच्छेद : ब्रह्मा की मू्तियाँ है 


'प्रजापति' को ही पुराणों में 'ब्रह्मा' के रूप मे स्वीकार किया गया 'है । 
प्रजापति के सम्बन्ध की समस्त गाथाएँ ब्रह्मा के ऊपर आरोपित की गयी है । 
फलत।॥ प्रजापति और उनकी दुहिता की कथा पुराणों मे प्रह्मा के विषय में 
उल्लिखित की गयी है । क्षीरसागर मे शेषशायी नारायण के नाभिकमल के ऊपर 
ब्रह्मा का जन्म स्वतः होता है। इसलिए वे 'स्वयंभू” नाम से अभिहित किये 
गये है । आकाशवाणी के द्वारा प्रेरित जिये जाने पर उन्होने उग्र तपस्या हजारो 
वर्षो तक की जिसके फलस्वरूप उन्होने इस प्रह्माण्ड की सृष्टि की। सुश्टिका कार्य 
ब्रह्मेव का अपना विशिष्ट कार्य है। सरस्वती उनकी पत्नी हैं तथा हंस उनका 
वाहन है। हिरण्यकशिपु ने अपने वरदान के अवसर पर ब्रह्माजी की जो 
प्रशस्त स्तुति की है ( ७३॥३।२६-३४ ) उसमें ब्रह्माजी का स्वरूप चारायण 
के सहश ही चित्रित किया गया है। वे ज्ञानस्वरूप, परमेश्वर, अजन्मा, महान 
और सस्पूर्ण जीवों के जीवनदाता अच्तरात्मा माने गये हैं ( ७३३३१ )। काय॑- 
कारण, चल और बचल ऐसी कोई भी वस्तु नही है जो ब्रह्मा से भिन्‍न हो । 
समस्त विद्या और कलाएँ आपके रूप है। आप त्रिगुणमयो माया से अतीत 
स्वयं ब्रह्म हैं । यह स्वर्णमय ब्रह्माण्ड आपके गर्भ में स्थित रहता है । आप 
इसे अपने में से प्रकट करते है--- 

त्वत्त: परं तापरमप्यनेजद 
ऐजच्च किश्चित्‌ व्यतिरिक्तमस्ति। 
विद्या: कलास्ते तनवश्च सर्वा 
हिरण्यगर्भोउसि बृहत्‌ त्रिपष्ठ: ॥_ --भाग० ७३३२ 
इस पद्च से ब्रह्मा के स्वरूप का यतु-किच्चितु परिचय प्राप्त होता है । 
ब्रह्मा को प्रतिमा 

त्रिदेव मे ब्रह्मा प्रथम हैं। किन्तु 'पत्चदेव” की कल्पना में ब्रह्मा का महत्त्व 
भर स्थान विष्णु, सुयं, शिव और गणेश की अपेक्षा गौण है। इनकी महत्ता 
गणेश से भी कम है । इस प्रकार के दृष्टिकोण का प्रभाव इनकी उपासना पर 
भी पड़ा । इस देव के आधार पर भारत मे कोई सम्प्रदाय खड़ा न हो सका | 
वैसे पौराणिक मान्यता में भी प्रह्मा सृध्टि के स्रष्ठा बने रहे। ब्रह्मा के मन्दिर 
भी कम ही वने और अकेले ब्रह्मा की पूजा केवल वैदिक ब्राह्मणों ( विप्रान्‌ विदुर 
प्राह्मणे: ) के द्वारा ही विधिसस्मत कही गयी । ब्ह्मा की यह दुदंशा पुराणों 
के अनुसार ( जिनमे लिड्ोद्भूब' प्रसंग आया है ) इनकी विष्णु की प्रतिद्वन्द्रिता 
के कारण हुई । विविध पुराणो में प्रह्मा को गोण पद दिया है तथा विष्णु की 
महत्ता प्रदर्शित करने के लिए उन्हे विष्णु की नाभि से उत्पन्त कमल पर आसीन 


१, वनर्जी छ० ५१२-५१३। 
३२ पु० वि० 


४९८ पुरांण-विमर्श 


दिखाया गया है। इस कथानक से यह मान्यता प्रमाणित होती है कि ब्रह्मा स्वर्य 
विष्णु से उत्पन्न है । मार्कंण्डेयपुराण में मधु, कैटभ का जो प्रसंग है; वह 
मुख्यतया विष्णु की महत्ता और ब्रह्मा की विपक्षता सिद्ध करने के लिए ही है। 

ब्रह्मा के स्वरूप पर विचार वृहत्संहिता (५७४१) में किया गया हैं। 
पुराणों में प्रह्मा के प्रतिभारवरूप की चर्चा है। मत्स्यपुराण का विवरण इस 
प्रकार है :-- हे है 


ब्रह्मा कमण्डलुधर: कततवग्य: से चतुमुख:। 


हंसारूढः क्वचित्कार्य: क्‍्वचिच्च कमलासनः॥ 
वर्णतः . पद्मगर्भामेश्चतुर्वाहुः शुमेक्षण: | 
कमण्डलू वामकरे खुब्ब हस्ते तु दक्षिणे॥ 
वामे दण्डधरं तद्गबत्‌ स्तुवश्चापि प्रदर्शयेत्‌ | 
मुनिभिददेवगन्धर्दें: स्तुयमानं समन्ततः॥ 
कुर्वाणमिव लोकांस्त्रीन शुक्लाम्वरधर॑ विभुम्‌ । 
मृगचर्मघरब्ापि दिव्ययज्ञोपवीतिनम ॥ 
आज्यस्थाली न्यसेत्पाश्वें वेदांश्च चतुर: पुनः । 
वामपार्श्वेइस्य सावित्री दक्षिणे च सरस्वती ॥ 
अग्रे च अषयस्तद्वत्कार्य्या: पैतामहेपदे । 
“मत्स्य ० २५९४४०-४४ 
ब्रह्मा की सबसे प्राचीन मूर्ति गन्धार की बौद्ध-कलछा से मिलती है। यह 
ब्रह्मा का अंकन बुद्ध के जन्म-प्रसंग से हे । जैन मू्तिविधान मे ब्रह्मा का प्रदर्शन 
जन तीथंकर शीतलूनाथ के रूप मे या दिकपाल के रूप में होता है। प्रारम्भ 
में ब्रह्मा की ट्विमुख और द्विवाहु प्रतिमा बनती थी। एसश्रु भी नही प्रदर्शित 
किया जाता था। चतुर्मुख भर चतुर्वाहु की परम्परा मृतिधिधान में बाद में 
चली । मथुरा से मिली चतुमूख ब्रह्मा की एक प्रतिमा विचित्र है। इस प्रतिमा 
मे ब्रह्मा के तीन मुख एक पंक्ति मे और चौथा सुख बीच वाले मुख के ऊपर 
है।* यह प्रतिमा कृषाणकालीन है | यही से गुप्तकालीन ब्रह्मा ही एक प्रतिमा 
मिली है जो स्थानक है | इस प्रतिमा मे केवल तीन ही मुख ओर दो भुजाएँ 
हैं । बीच वाले मुख मे श्मश्रु भी प्रदशित है। मध्यकाल में ब्रह्मा की प्रतिमाएँ, 
जो सामान्यतया सत्स्यपुराण की मूति-विधानीय परम्परा का पालन करती हैं, 
आवरणदेवता के रूप में बहुशः प्रचलित रही ] मध्यकालीन ब्रह्मा की प्रतिमाओं 
में त्रहद्मा या तो 'ललितासन? में दिखाये गये है या विश्वपद्म पर “लल्िताक्षेप! 


३ कर 


ढंग में बेठे प्रदर्शित किये गये है । 








१. बनर्जी पए० ५१७ 


(६) 
सूय 
सुर्ये हिन्दुओं के पंचदेवों में एक हैं ।* ऋग्वेद मे सूर्य को जगत्‌ की बात्मा 
कहा गया है :-- 
सूर्य आत्मा जगत्तस्तस्थुषरच | 
“हक १११५१ 
वैदिक साहित्य में सूय का विशद वर्णन है और वेदिक ख्यातों के आधार 
पर ही पुराणों में विशेषकर भविष्य, अग्नि और मत्स्य मे सूर्ये-संबंधी परम्पराओं 
का विकास हुआ है| सूर्योपनिषत्‌ में सूर्य को ब्रह्म, विष्णु और रुद्र का ही रूप 
माना गया है :--- 
एप ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एप हि भास्कर: । 
--सूर्योपनिषत्‌ * छु० ५५ 
वैसे तो द्वादशादित्य की गणना शतपथ ब्राह्मण में भी है किन्तु पुराणों में 
द्वादशादित्य को संख्या भौर नामावली भबपेक्षाकृत सुनिश्चित हो गयी थी॥* 
इनके नाम क्रमशः घातृ, मित्र, अमन, रुद्र, वरुण, सुयये, भाग, विवश्वन, पृषन्‌, 
सविता, त्व्टा और विष्णु मिलते हैं। मित्र, अर्यंमन्‌ के नाम से सुर्ये की पूजा 
ईरानियों मे भी प्रचलित थी। 
सुर्ये-सम्वन्धी कई पौराणिक आख्यातो का मूल वैदिक है। सूर्य की उपासना 
का इतिहास भी वेदिक है। उत्तर-वैंदिक साहित्य भौर रामायण-महाभारत 
मे भी सूर्य की उपासना की वहुशः चर्चा है। गुप्तकाल के पूर्व से ही सूर्य के 
उपासकों का एक सम्प्रदाय उठ खड़ा हुआ था, जो सौर नाम से प्रसिद्ध था । 
सोर सम्प्रदाय के उपासक उपास्य देव के प्रति अननन्‍्य आस्था के कारण सूर्य को 
आदि-देव के रूप में मानने लगे । भौगोलिक दृष्टि से भी भारत में सूर्योपासना 
व्यापक रही। मुल्तान, मथुरा, कोणा्क, कश्मीर, उज्जयिनी, मोघेर 
( गुजरात में ) आदि सूर्योपासकों के प्रसिद्ध केद्ध थे। राजवंशों में भी 
कतिपय राजा सूय-भक्त थे । मैत्रक राजवंश और पुष्पभ्ृूति के कई राजा 'परम 
आदित्य भक्त! के रूप में माने जाते थे । 


१, भारतीय प्रतीक विद्या प० १६२. 
२. सूर्योपनिषत्‌ अभी अप्रकाशित है; प्रतीक विद्या १६३. 
३, डेवलपमेण्ट ऑफ हिन्दू आइकेनाग्राफी, छू० ४२८-२९, 


५०० पुराण-विमर्श 


सुर्योपासना का आरम्भिक स्वरूप प्रतीकात्मक था। सूर्य का प्रतीकत्व चढ़े, 
फमल आदि से व्यक्त किया जाता था। इन प्रतीकों को विधिवत्‌ मूर्ति को ही 
तरह प्रतिष्ठित किया जाता था, जैसा कि पद्चाल के मित्र राजाओं के सिक्कों 
से पता चलता है| मूत्तं रूप मे सूर्य की प्रतिमा का प्रथम प्रमाण बोध गया की 
कला मे है। यहाँ सूर्य एक-चक्ररथ पर आएढ है । इस रथ में चार अषव जुत़े 
है । उपा और प्रत्यूषा सूय॑ं के दोनों बगल मे सडी हैं। अंधकारहयोी देत्य भी 
प्रदर्शित है । बीद्धों मे भी सू्ोपासना होती थी । भागा की बौद्ध गुफा में सूर्य 
की प्रतिमा बोध-गया की परस्परा मे ही बनी है। इन दोनों प्रतिमाओों का 
काल ईसा पूर्व की प्रथम शती है । वौद्धों की ही तरह जन गुफा में भी सूर्य को 
प्रतिमा मिली है । खंडगिरि ( उड़ीसा ) के अनन्त गुफा में सूर्य की जो प्रतिमा 
है ( दूसरी शती ईसवी ) वह भी भाजा भीर बोघगया की ही परम्परा मेंहै। 
चार अश्वो से युक्त एकचक्र रथात्ढ सर्य को प्रतिमा मिली हे। गंधार से 
प्राप्त सय॑ प्रतिमा की एक विशेषता यह भी हे कि सूर्य के चरण को जूतो से 
युक्त बनाया गया है । इस परम्परा का परिपालन मयुरा की सूय मूर्तियों में भी 
किया गया है। मथुरा मे बनी सूर्य प्रतिमाओं को उदीचह्ष्पवेश मे बनाया गया 
है। वृहत्संहिता गे उदोच्यवेश या शैली में सूर्य प्रतिमा के निर्माण का विधान 
इस प्रकार है :-- 
नाशाललाटजच्डदोरुगण्डवक्षांसि चोन्‍्ततानि रे: । 
कुर््यादुदीच्यवेश॑ गूढ॑ पादादुरो यावत्‌ ॥ 
बिश्राण: स्वकररुहे वाहुभ्यां पड्ूजे मुकुट्धारी। 
कुण्डलभूषितवदनः प्रलूम्बहारों वियद्गवृत्त:॥ 
कमलोदरयतिमुखः कज्न्चुकगुप्त: स्मितप्रसन्‍्तमुखः | 
रत्नोज्ज्वलप्रभामण्डलस्च कत्तुं: शुभकरोडर्क॑: ॥ 
-“वुहत्सेहिता ५७४६-४५ 
पुराणों मे सूर्य को प्रतिमा का जो विधान वर्णित हे उसमे रथ की भी 


चर्चा है। उदीच्य-वेश मे रयारूढ सूयं की प्रतिमा का विधान मत्स्यपुराण मे 
इस प्रकार है :-- 


रथस्थं कारसयेदेव॑ पद्महस्त॑ सुलोचनम | 
सप्ताश्वश्चेकचक्रव्व॒रथं त्तस्य प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
मुकुटेन विचित्रेण पद्मगर्भ-समप्रभस्‌ । 
तानाभरणभूषाश्यां भुजाभ्यां धुतपुष्करम ॥ 
स्कन्धस्थे पुष्करे ते तु लीलयेव धुत्ते सदा। 
चोलकच्छन्नवपुषं॑ क्वचिच्चित्रेषु दर्शयेत्‌। 
चस्त्रयुग्मसमोपेत्तं चरणों तेजसा वुतौ ॥--मत्स्य २६०११-४ 


दशम परिच्छेद : सूर्य देवता ५०१ 


ऊपर निर्दिष्ट श्लोको में से अन्तिम श्लोक उदीच्यवेद का पूरा परिचायक 
हैं। यह उदीच्यवेश शकों के द्वारा समाहत सूर्य का परिधान होने से इस ताम 
से पुकारा जाता है। ऐतिहासिक तथ्य है कि शको के उपास्य देव सूर्य अ भगवान्‌ 
थे--इसका परिचय पुराणों ने शकद्वीप में उपास्य देवता के प्रसंग में बहुश। 
दिया है। उत्तरदेश के निवासियों के द्वारा गृहीत होने के कारण ही यह ॒वेष 
'उदीज्य' कहलाता है। इस वेश का परिचायक पद्य मत्स्य का पूर्वोक्त अन्तिम 
पद्म है। सूर्य की यह प्रतिमा अधिकतर खड़ी दिखलायी जाती है; रथस्थ यह 
प्रतिमा मात्रा में कम मिलती है। उसके ऊपर रहता है चोगा ( वोल ) जो 
पूरे शरीर को ढके रहता है। पैर मे बूट दिखलाये जाते हैं। कही-कहीं बूढ न 
दिखलाकर तेज:पुंज के कारण नीचे का पैर दिखलाया नही जाता । शरीर के 
ऊपर जनेऊ दिखलाया जाता है जो कभी खड़ग का श्रम उत्पन्त करता है । यह 
वेश शकराजाओ का विशिष्ट राजसी वेष था जिसका विशद निदर्शंन मथुरा 
संग्रहालय के कनिष्क की मूर्ति है । 

गुप्तपृवंकालीन सुय प्रतिमाएँ थोडी है। मथुरा केन्द्र मे ही प्रमुख रूप से 
सूर्य की प्रतिमाएँ बनती थी । यहाँ सूर्य प्रायः स्थानक प्रदर्शित हुए है । गुप्त- 
कालीन प्रतिमा मे ईरानी प्रभाव कम था, बिल्कुल ही नही है | निदायतपुर, 
कुमारपुर ( राजशाही बंगाल ) और भूमरा की गुप्तकालीन सुय॑ प्रतिमाएँ शैली, 
भावविन्यास भौीर आकृति मे भारतीय है। भूमरा की प्रतिमा मे सूर्य नहीं 
प्रदर्शित है । किन्तु यह वेश तथा अन्य विशेषताओं मे कुषाणकालीन मथुरा की 
मूतिपरम्परा को प्रदर्शित करती है । दंडी और पिंगल भी दिखाये गये है जो 
ईरानी वेष मे हैं। सूर्य के मुख्य आयुध कमल ( दोनो हाथो में ) ही विशेषतया 
प्रदर्शित हैं । कभी-कभी सुयये दोनों हाथो से अपने गले मे पहनी माला को ही 
पकड़े रहते है । 

मध्यकालीन सुर्य की उपलब्ध प्रतिमाएँ दो प्रकार की हैं । एक तो स्थानक 
सूर्य की प्रतिमाएँ और दूसरी पद्मस्थ प्रतिमाएँ। खिचिद्भ से मिली सूर्य की 
एक प्रतिमा ऊषा और प्रत्यूषा के अतिरिक्त अन्य अनेक सुयं-पत्नियों से युक्त है 
यथा रात्री, निक्षुभा, छाया, सुवर्चसा और महाश्वेता | वद्धाल, चिहार से 
मिली अनेक सूर्यप्रतिमाएँ किरीट और प्रभावली से भी युक्त है । 

पश्चिम भारत और दक्षिण भारत से मिली सूय॑-प्रतिमाओं मे 'उदीच्य- 
वेशीय' प्रभाव नही परिलक्षित होता । सूये के पैरो मे न तो पदत्राण या बृढ ही 
होता है और न सप्त अश्व या सारथी अरुण ही प्रदर्शित हुए है। कोट भी 
नही घारण करते और न उनके साथ उनके प्रतिहार ही दिखाये जाते हैं । 


+->२००५०५०-- 


(ख़) 
पुराणों का दार्शनिक तत्त्व 


पुराणों के दाश्शनिक तत्त्वां का विवेचन भी बड़ी सुन्दरता से प्रस्तुत किया 
गया है । भारतीय संस्कृति में आचार तथा विचार का बड़ा ही धनिष्ठ सम्बन्ध 
है । आचार के द्वारा कार्यरूप में परिणत किये बिना विचार का कुछ भी महत्त्व 
नही है और इसी प्रकार विचार की भित्ति और आधार के अभाव में आचार 
की स्थापना भी निराधार और निरवलम्ब होती है । पुराण मे जनता के लिए 
अनुकरणीय और प्रतिदिन जीवन में संग्रहणीय सदाचार का विशद विवरण 
है । वह अपने आधार के रूप मे विचार को चाहता है। इसलिए पुराणों ने 
विचार का भी विश्लेषण अपनी दृष्टि से किया है। पुराणगत दार्शनिक तथ्यों के 
विवरण के निमित्त वो एक स्वतनत्र ग्रन्थ की ही भावश्यकता है, परन्तु यहाँ 
स्थानाभाव से सामान्य बाते ही दी जायेगी ! 

पुराण नाना रूपो मे भासमान जगत के मु से एक सर्वशक्तिसम्पन्न तत्त्व 
की सत्ता स्वीकार करता है जिसकी सत्ता से यह विश्व स्थिति-सम्पन्त है । उस 
परमतत्त्व के विभिन्‍न नाम है । वही है विष्णु ( विष्णुपुराण तथा नारदीय में ), 
वही है शिव ( वायु, कूमं तथा शिवपुराण में ) वही है शक्ति ( देवीभागवत 
तथा देवीपुराण मे ) भोौर वही है श्रीकृष्ण ( श्रीमद्भागवत तथा ब्रह्मवैवर्त भे )। 
इन पुराणों ने अपने परमोपास्य तत्त्व के स्वरूप का विवेचन बड़ी रुचिरता 
तथा वेश के साथ किया है। वह दोनो रूपो मे वर्तमान रहता है--नियुंण 
तथा सगुणरूप में। परन्तु सामान्य मानव के लिए उसका सगुणरूप ही 
विश्वेषत: उपादेय तथा ग्रहणीय माना गया है। मृल्तत्त्व के नाम में भिन्‍नता 
होने पर उसके मौलिक स्वरूप में पार्थेक्य नही है। पुराण ज्ञान, कर्म तथा भक्ति- 
इन तीनो भार्यो का वर्णव करता है । परन्तु कलियुग के प्राणियों के छिए उसका 
विशिष्ट आग्रह भक्ति पर ही है । उसी भक्ति का आश्रयण सानवो को अनायास 
दुःखबहुल संसार के निस्तार तथा आनन्दवूर्ण स्थिति मे पहुँचने के लिए एक- 
मात्र सुगस साधन बतलाया गया। इसी तत्व का प्रतिपादन प्रति-पुराण में 
प्रायः समान है, परन्तु श्रीम:्भागवत ने, जो पुराणो मे मूघ॑न्य स्थान धारण 
करता है, इस भक्तितत्त्व का बड़ा ही सर्वाज्धीण विश्लेषण प्रस्तुत किया है जो 
सब पुराणों मे सबंथा मान्य है। भागवत का एकादश स्कम्ध का अपर नाम 
उद्धवग्मीता है जहाँ भगवान श्रीकृष्ण ने उद्धधजी को भागवत तत्वी का उपदेश 
वड़ी ही सुन्दर शैली में दिया है। भक्ति के साथ थोग का भी सामझस्य 


दशम परिच्छेंद : पौराणिक दर्शन भ्ू०३ 


पुराणों में अभीष्सित है। शैवपुराणो मे वह पाशुपतयोग के नाम से अभिहित 
है, तो वैष्णवपुराणो मे वह भागवतयोग की संज्ञा से प्रतिपादित है। 

यहाँ श्रीमद्भागवत के आधार पर दार्शनिक तत्वों का एक सामान्य 
विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है । 

पुराण-साहित्य मे 'श्रीमद्भागवत्ः अपनी दाशंमनिकता तथा व्यापक घामि- 
कता के कारण नितांत प्रख्यात है। दशम स्कन्घ तो इसका हृदय माना जाता 
है; क्योकि इस स्कन्घ मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कमनीय चरित्र का सुचारु चित्रण 
है। इस स्कन्ध के उत्तराधे के ८७वे अध्याय मेँ श्रुतियों के द्वारा श्रीकृष्ण की 
प्रशस्त स्तुति का वर्णन है, जो वेदस्तुति के नाम से अभिहित किया जाता है । 
इस स्तुति के अनुशीलन से हम भागवत के दाशंनिक दृष्टि-बिन्दु को समभने में 
कृतकायें हो सकते हैं । इतना ही नही, हम यह भी जान सकते है कि आज से 
लगभग डेढ हजार वर्ष पृव॑ श्रुतियों के तात्पयें की दिशा किस भोर थी । उसके 
मंत्री के भीतर किस आध्यात्मिक तत्त्व की उपलब्धि मानी जाती थी। वेदार्थे 
का चिन्तन भारतीय मनीषियों के आध्यात्मिक मनत का एक विशेष विषय रहा 
है । भागवत के रचयिता के विचार से वेद का दाशंनिक तह्व क्‍या था, इसे 
भी भली भांति समभने में हमे इस स्तुति के स्वाध्याय से पूर्ण सहायता मिल 
सकत॑। है । इसी महत्त्व से प्रेरित होकर इस सारगर्शित स्तुति के सिद्धान्तों का 
एक सामान्य दिग्दशंन यहाँ कराया जा रहा है। 

भागवत एक गस्भीर विचार का पुराण है। उसके तत्त्वज्ञान की सीमोौसा 
एक दुरूह व्यापार है । इसीलिए, यहाँ वेदस्तुति' के भीतर विद्यमान आध्या- 
त्मिक विचारों का वर्णन किया जा रहा है, जो भागवत के अनुसार जीवन-दर्शन 
कहा जा सकता है। विद्यावता भागवत्ते परीक्षा--यह लोकोक्ति भागवत के 
रहस्यमय रूप को प्रकट करती है । 


साध्य तत्त्व 


साध्य तत्त्व के अन्तगंत ब्रह्म का विचार प्रस्तुत किया गया है। भगवान 
अकरण हैं। वे चिन्तन, कम आदि के साधनभूत मन, बुद्धि तथा इन्द्रिय आदि 
करणो से सवंधा रहित है । फिर भी, समस्त अन्तःकरण और बाह्य करणों की 
शक्तियों से सबंदा सम्पन्त है ( अखिलकारवशक्तिघर: ) | वे स्वयं प्रकाश है 
और इसीलिए कोई काम करने के लिए उन्हे इन्द्रियो की सहायता की तमिक 
भी आवश्यकता नही है । वे इस विशाल प्रह्माण्ड के भधिपति-स्थानीय है, जिनके 
आदेशो का पालन करते हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देव अपने कार्यों मे प्रवृत्त 
होते है ( श्लोक २८ )। भगवान्‌ नित्यमुक्त स्वभाववाले है । वे माया से अतीत 
हैं, परन्तु जब वे ईक्षण-मात्र से अर्थात्‌ संकल्पमात्र से माया के साथ क्रीड़ा 


५०४ पुराण-विभ्श 


किया करते है, तब जीवों के सूक्ष्म शरीर तथा उनके सुप्त क्म-संस्कार जग जाते है 
और जीवों की सृष्टि होती है। उनमे समत्व गुण की विशिष्टता है, फलतः 
उनके लिए न कोई भपना है और न कोई पराया । कार्य-कारण-रूप प्रप॑च के 
अभाव होने से वे बाह्य दृष्टि से शून्य के समान प्रत्तीत होते हैं ( वियत 
इवापदस्य शुन्यतुर्ला दघतः ); परन्तु उस दृष्टि के भी अधिष्ठान होने के कारण 
वे परम सत्यरूप है! ( इलोक २९ )। भगवान्‌ इस विश्व के नियामक हैं । 
नियमन करना उनका महत्त्वपूर्ण कार्य है। उन्हीं के नियमन में संचालित यह 
विश्व अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होता हुआ अबाघ गति से आगे चलता 
जाता है। वे समदर्शी है । उनके उपासको की दो श्रेणियाँ है! । कुछ परिछिन्त 
हृष्टि वाले उपासक उनके व्यक्त रूप की उपासना मे आसक्त रहते है; तो 
अपरिच्छिन्तन दृष्ठि वाले उपासक उनके निराकार, एकरस रूप के चिन्तन मे 
लीन रहते है' । इन दोनों भे वे किसी प्रकार का अन्तर भथवा भेद-भाव नहीं 
मानते, प्रत्युत समान दृष्टि से उनकी सेवा तथा उपासना को चरितार्थ॑ करते 
हैं। अपने प्राण, सत तथा इन्द्रियों को वश मे रखकर हृढ योगाभ्यास के ह्वारा 
अपने हृदय मे उपासना करनेवाले योगियो को जो गति प्राप्त होती है, वही 
गति मिलती हैं उन प्राणियों को भी, जो उनसे सबंदा वैरभाव रखते है । इन 
दोनों के ऊपर भगवान्‌ सदा-सवंदा एक प्रकार ही अपनी दया की वृष्टि किया 
करते है ( श्ठोक २३ )। 

इस जगत्‌ की सृष्टि बतलानेवाले अनेक दाशंनिक सम्प्रदाय अपने मत की 
शिक्षा देते हैं। कोई असत्‌ से जगतु की उत्पत्ति मानते है ( वैशेषिक ); कोई 
सत्‌-रूप दुःखो के नाश को मोक्ष मानते है ( नैयायिक 5 सतो मृतिमु ); कुछ 
लोग जीवो में भेद बतलाते हैं ( सारूय ८ भात्मनि ये च भिदाम्‌ ); तो कुछ 
लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होनेवाले लोक और परलोक-छप व्यवहार को सत्य 
मानते हैं ( मीमासक ८ विपणमृतम्‌ ) | परन्तु, ये सब बातें श्रममुलक हैं तथा 
भारोप के द्वारा ही ऐसा मत प्रचलित है। भगवान्‌ 'अवबोध रस”, भर्थात्‌ 
ज्ञान स्वरूप है। फलत: उनमे किसो प्रकार भेद-भाव की कल्पना न्याय्य 
नही है ( श्लोक २५ ) | 

भगवान्‌ का शासन अखण्ड रूप भे इस विश्व के सब प्राणियों पर, देवत्ता- 
दानव तथा पशु-मानव के ऊपर समभाव से बवत्तंमान है। भगवान्‌ स्वयं 
इन्द्रियों से रहित हैं, परन्तु समस्त जीवो की इन्द्रियों के वे ही प्रवत्तंक है । 
मनुष्य अपने कल्याण के लिए देवताओ को वलि दिया करते हैं और उपासना 
के समय नाता प्रकार के पदार्थ समधित करते है, परन्तु देवता लोग उस 
वि को भगवान्‌ को ही समर्पित कर देते है। इस विषय से भागवत चक्र 


दशम परिच्छेद : पौराणिक दर्शन ५०५ 


वर्ती तथा सामनन्‍्त नरेश की उपमा देता है । जिस प्रकार सामन्‍्त नरेश प्रजाओं 
के द्वारा प्राप्त बलि ( मालगुजारी ) को चक्रवर्ती राजा को समपित कर देते 
हैं, उसी प्रकार देवता लोग भी मनुष्यों द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को भगवान्‌ को 
समपित करते है। सारांश यह है कि भगवान्‌ ही इस विश्व का परम ऐश्वर्य- 
सम्पन्त सम्राट हैं, जिनके शासन में रहकर देव और मानव अपने कार्यों के 
सम्पादन मे छगे हुए हैं ( श्लोक २८) । भगवान्‌ अनन्त हैं, उनके अन्त का 
पता नही । जिस प्रकार वायु मे धूल के नन्हे-नन्हें कण उड़ते रहते है, उसी 
प्रकार उत्तरोत्तर दशगुण अधिक पुथिवी भादि सात आवरणो के साथ समस्त 
ब्रह्मण्डसमूह कालचक्र के संग एक सांथ घृमता रहता है। सब श्रुतियाँ तात्पयें- 
वृत्ति से भगवान के वर्णन मे ही चरितार्थ होती हैं, अर्थात्‌ श्रुतियों के द्वारा 
गम्य तथा बोध्य भगवान्‌ ही है। इसी का तात्पयं गीता के इस पर्चांश में है-- 
वेदेश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्‌ वेदविदेव चाहम्‌ । 

जगत्‌ 


जगत्‌ के विषय मे वेदस्तुति का स्पष्ट मत है कि त्रिगुणात्मक जगत्‌ मन की 
कल्पनामात्र है। वस्तुतः सत्य नही है। केवल यही नही, प्रत्युत परमात्मा और 
जगत्‌ से पुथक्‌ प्रतीत होनेवाला पुरुष भी कल्पनामात्र है। सत्य अधिष्ठान पर 
आश्रित रहने के कारण ही यह ज़गत्‌ सत्य-सा प्रतीत होता है। यह जमतु 
आत्मा में ही कल्पित है ( स्वकृतं ) तथा आत्मा से ही व्याप्त है ( अनुप्रविप्टं ) 
और इसीलिए आत्मज्ञानी लोग इसे आत्मरूप मानते है तथा उसी रूप से 
( सुवर्ण की तरह ) इसका व्यवहार करते हैं। सुवर्ण से बने हुए गहने भी तो 
बन्ततोगत्वा सोना ही है। बतएवं, इस रूप को जाननेवाले पुरुष इसे छोड़ते 
नही । जगत्‌ की भी ठीक यही दशा है ( इलोक २६ )। 

जगतु की अवास्तविकता सिद्ध करने के लिए एक अन्य हेतु का उपन्यास 
किया गया है। यह जगतु उत्पत्ति से पहले नही था और प्रलय के बाद भी नही 
रहेगा । इससे यह सिद्ध होता हे कि मध्य भे भी यह असत्‌ रूप ही है । श्रुतियों 
में दिये गये उदाहरण इस तथ्यहीनता को स्पष्ट बतला रहे हैं। जिस प्रकार 
मिट्टी में घड़ा, छोहे मे शद्र और सोने में कुण्डल आदि नाममात्र है, वास्तव 
में तो मिट्टी, लोहा और सोना ही है, उसो प्रकार परमात्मा मे वाणित जगत्‌ 
नाममात्र है, सर्वेधा सिथ्या तथा मन की कल्पना है। मूर्ख ही इसे सत्य मानता 
है, ज्ञानी नही । अधिष्ठान की सत्यता से ही आधेय की सत्यता प्रतीत होती है 
वस्तुतः नही-- ह 

त्त यदिदमग्र आस न भविष्यदतो निधनात्‌ 
अनुमितमन्तरा त्वयि विभात्ति मृषैकरसे। 


५०६ पुराण-विमर्श 


अत उपमीयते द्रविण-जाति-विकल्पपथै- 
वितथमनो-विलासमृत्तमित्यवयन्त्यवुधा: ॥ 


--+एश्लोक ३७ 


भगवान्‌ के ईक्षणमात्र से माया क्षुव्ध होती है भौर वह विचित्र कर्मों के 

फल देने के लिए जगत की सुष्टि करती है । फलत:, सुष्टि मे जो विचित्रता तथा 
विषयता दृश्योचर होती है, वह कर्मो की विषमता फे कारण ही है। जीव 
नाना प्रकार के कर्मों का सम्पादन करता है और उन कर्मफलों को भोगने के 
लिए उसे इस सुष्टि के भीतर आना पड़ता है। फलतः, जगत के जीवो की 
वर्तमान दशा उन्ही के पूर्व कर्मों के फल से जन्य है। सुष्टि-वैषम्य कर्म-वेषस्थ- 
जन्य है। भगवान्‌ तो परम कारुणिक, एकरस और समहक है। उसमे 


किसी प्रकार के वैपम्य की कल्पना एकदम निराघार तथा अप्रामाणिक है 
( एलोक २६९ ' । 


प्रलय 


जिस समय भगवान्‌ सब सुष्टि को समेटकर सो जाते है, उस समय ऐसा 
कोई भी साधन नही रह जाता, जिससे उनके साथ सोया हुआ जीव उन्हें 
जान सके । प्रलयकाल में सत्‌ नही रहता, भर्थात्‌ आकाश आदि स्थुल जगत्‌ 
का अभाव होता है और व असत्‌ ही रहता है, भर्थात्‌ महत्तत्व भादि सूक्ष्म 
तह्व भी उस समय नही रहता । इन दोनो के योग से चने हुए न शरीर ही 
होते हैं भौर न क्षण, मुहतं आदि काल के अड्भ ही रहते हैं । उस दशा मे कुछ 
भी नही रहता। फलत: उस दशा में वर्तमान भगवान्‌ के रूप को जानने 


के साधन का अभाव होने से हम उन्हे किसी प्रकार भी नहीं जान सकते 
( श्लोक २४ ) । 


जीव 


जीव के स्वरूप के विषय में भी यहाँ खूब. विवेचन किया ग्रया मिलता 
है । भगवान्‌ शासक हे तथा जीव उनके द्वारा शासित । भगवान्‌ नियामक है 
ओर जीव उनके द्वारा नियम्य । यह तभी सम्भव है, जब जीव भगवान्‌ से 
उत्पन्न तथा भगवान्‌ की अपेक्षा न्‍्यून हो । जीव भगवान्‌ से उत्पन्न होता है, 
इस कथन का अर्थ क्या है ? इसका अर्थ यह नही है कि भगवान्‌ परिणाम के 
द्वारा जीव बनाते है । प्रकृति और पुरुष दोचो अजन्मा हैं। प्रकृति मे पुरुष और 
पुरुष मे प्रकृति के संयोग के कारण ही जीवो के नाना रूप तथा गुण रख 
दिये जाते हैं--जल बुद्बुद के समान | जरू ( उपादान ) तथा वायु ( निमित्त 
फारण ) के संयोग से जिस प्रकार 'बुदबुद” नामक पदार्थ बनता है, जो स्वयं 


दशम परिच्छेद : पौराणिक दर्शन प्०७ 


कोई स्वतन्त्र पदार्थ नही होता, उसी प्रकार प्रकृति तथा पुरुष के अध्याय से 
जीवो का नानात्व गृण तथा रूप कल्पित किया गया है। अच्त में जिस प्रकार 
समुद्र में नदियाँ समा जाती है तथा मधु में समस्त फूलों के रस समा जाते हैं 
उसी प्रकार सब जीव उपाधि-रहित होकर भगवान्‌ में समा जाते हैं। 
तात्पय यह है कि जीवों की भिन्‍तता और उनका एथक्‌ अस्तित्व भगवान्‌ के 
द्वारा नियन्त्रित है। जीव को प्थक्‌, स्वतन्त्र और वास्तविक मानना अज्ञान 
के ही कारण है। जीव के स्वरूप का प्रतिपादक यह महत्त्वपूर्ण श्लोक इस 
प्रकार है-- 
न घटत उदभवः प्रकृतिपुरुपयोरजयो- 
रुभययूजा भवसन्त्यसुभ्तो जलबुद्ब॒ुदबत्‌। 
त्वयि त इमे त्ततो विविधनामगुणे: परमे 
सरित इवाणंवे मधुनि लिल्युरशोषरसा: ॥॥ 
--( एइलोक ३१ ) 
जीव तथा ईश में वस्तुतः ऐक्य ही वर्तमान है, परन्तु संसार-दशा में 
दोनो में भेद है। जीव मायावद्ध है अर्थात्‌ माया के पाश में सर्वंदा बद्ध रहता 
है । इसके विपरीत ईश मायामुक्त होते हैं। जीव होता है अपेत॒भगः, ऐश्व्यं से 
हीन; परन्तु ईश होते हैं आत्तभगः ऐशवर्य से सम्पन्त | जीव माया से अतवििद्या- 
युक्त होता है, इसलिए देह और इन्द्रिय आदि का सेवन करता है; उन्ही को 
अपना स्वरूप मानता है और आनन्दादि गुणी से तिरोहित होने पर संसार को 
प्राप्त करता है । अतः, जीव के लिए कमंकाण्ड की आवश्यकता होती है, परन्तु 
भगवान्‌ माया को उसी प्रकार छोड देते है तथा उसका भभिमान नही करते, 
जिस प्रकार सप॑ अपने केंचुल को छोड़ देता है और उसका अभिमान नहीं 
रखता। भगवान्‌ नित्यसिद्ध ज्ञान तथा अनन्त ऐश्वय से युक्त, अणिमा आदि 
भाठों सिद्धियो से सम्पन्न होने के कारण पूजित है। इस प्रकार वस्तुत+ बहँत 
होने पर भी संसारदशा मे दत भासता है ( श्लोक ३८ ) | जीव असंख्य, परन्तु 
नित्य नही हैं । वे भगवान्‌ के द्वारा शासित होते है। भगवान्‌ शासक तथा 
नियामक हैं, जीव शासित तथा नियम्य । मति और बुद्धि से परे होने से उसका 
रूप अत्यन्त कठिन है ( श्लोक ३० )॥ 
साधन-मार्ग 


भागवत के अनुसार साध्य की प्राप्ति का सरलू उपाय कौन-सा है? 
भागवत के अनुसार भगवान्‌ की सेवा ही मानव-जीवन का घरम लक्ष्य है । 
भगवान्‌ से विमुख करनेवाली सबसे बड़ी वस्तु है--काम । यह मानव-हृदय 
को जटा के समान नाना रस्सियो से वाँधे रहती है। काम को वासना को 


भ्रूण पुराण-विमर्श 


दूर करना परम आवश्यक है | फठता, जिन यतियों ने मन, इन्द्रिय तथा प्राथों 
को अपने वश में कर रखा है, परन्तु काम के हटाने मे समर्थ नहीं हैं, वे अपने 
हृदय में स्थित भगवान्‌ को नहीं जान सकते | उनकी दशा, भूलने की आदत 
रखनेवाले उस मनुष्य की तरह होती है, जो अपने ही गले मे लटकनेवाली 
मणिमाला को एकदम भूलकर बाहर खोजता चलता है। अतः, साधकों के 
लिए काम की वासना का उन्मूलन नितान्त आवश्यक है। इस शुभ कार में 
भागवत गृरु की उपादेयता पर जोर देता है। जिस प्रकार बिना मल्लाह के चाव 
तफान में पडकर ड्ब जाती है, उसी तरह बिना गुए का साधक लक्ष्य की प्राप्ति 
न कर बीच में ही डूब जाता है। भागवत, भक्ति को ही सुगम साधन वतलातवा 
है । भगवानु की आनन्दमयी उपलब्धि के लिए ज्ञानमार्गी तो केवल भूसा कुटने- 
वाले जैसे होते हैं, जिन्हे उसमें से एक दावा भी नही मिलता । बतः भागवत 
की दृष्टि में श्रेय साधन करनेवाली भक्ति हो चरम साधन है-- 

श्रेयः खुति भक्तिमुदस्य ते विभो 

क्लिश्यन्ति ये केबलवोधलब्धये । 

तेपामस्थे क्लेशल ए शिष्यते 

नान्यतू, यथा स्थूलतुषावधातिनाम्‌ ॥ 


श्रीमद्भागवत ; भक्तिशास्त्र का स्वस्व 
श्रीमद्भागवत संस्कृत साहित्य का एक अनुपम रत्न है। भक्तिशास्त्र का 
तो वह सर्वस्व है । यह निगम कल्पतरु का अमृतमय स्वयं गलित फल है। 
वेष्णव आचार्यो ने प्रस्थानत्रयी के समान भागवत को भी अपना उपजीब्य 
माना है। वललभाचाये भागवत्त को महषि व्यासदेव की 'समाधिभाषा” कहते 
है अर्थात्‌ भागवत के तत्वों का वर्णन व्यास ने समाधि दशा मे अनुभूत करके 
किया है। भागवत का प्रभाव वल्‍लभ संप्रदाय और चैतन्य सम्प्रदाय पर बहुत 
अधिक पड़ा है । 
साध्यतत्त 
श्रीम:द्भागवत भद्दत तत्व का ही प्रतिपादन स्पष्ट शब्दों मे करता 
है। श्री भगवान्‌ ने अपने तत्व के विपय मे ब्ह्मजी को इस प्रकार उपदेश 
दिया है :-- 
अहमेवासमेवाग्रे चान्‍न्यद्‌ यत्‌ सदसत्परस | 
परचादह यदेतच्च योज्वशिष्येत सौख्स्म्यहम्‌ ॥। 
“सृष्टि के पूर्व में ही था--मैं केवल था, कोई क्रिपा न थी । उस समय सत्‌ 
भर्थात्‌ कार्यात्मक स्थूलभाव न था, असतु--कारणात्मक सुक्ष्भाव न था। 


दशम परिच्छेद : भागवत दर्शन ५०९, 


यहाँ तक कि इनका का रणथरूत प्रधान भी अन्तमुंख होकर मुझमें लीन था| सुष्ठि 
का यह प्रपश्च मैं ही हैं और प्रलय में सब पदार्थों के लीन हो जाने पर मैं ही 
एकमात्र अवशिष्ट रहूँगा” । इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ निर्गुण, सगुण, जीवजगत 
सब चही है । अद्वय॒तत्व सत्य है । उसी एक, अद्वितीय, परमार्थे को ज्ञानी लोग 
ब्रह्म, योगीजन परमात्मा भौर भक्तगण भगवान्‌ के नाम से पुकारते है । वही 
सब सत्त्वगुणहपी उपाधि से अविच्छिन्न न होकर अव्यक्त निराकार रूप से रहते 
है--तव निगुंण कहलाते है और उपाधि से अवच्छिन्न होने पर सगुण कहलाते है। 
परमायंभुत ज्ञान सत्य, विशुद्ध, एक, वाहर-भीतर भेदरहित, परिपुर्ण, अन्तर्मुख 
ठथा निविकार है-- वही भगवान्‌ तथा वासुदेव के शब्दों द्वारा अभिहित होता 
है । सत्त्वगुण की उपाधि से अवच्छिन्न होने पर वहाँ निर्गुण ब्रह्म प्रधानतया 
विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा तथा पुरुष चार प्रकार का सगुण रूप घारण करता है। शुद्ध 
सत्त्वावच्छिन्न चैतन्य को विष्णु कहते है, रजोमिश्रित सत््वावच्छिन्तन चैतन्य 
को प्रह्मा, तमोमिश्रित सस्वावछिन्न चैतन्य को रुद्र और तुल्यवल रज-तम से 
मिश्रित सत्त्वावछिन्त को पुरुष कहते है। जगत्‌ की स्थिति, सृष्टि तथा 
संहार व्यापार मे विप्णु, ब्रह्मा और रुद्र निमित्त कारण होते है, पुरुष उपादान 
कारण होता है। ये चारो ब्रह्म के ही सगुण रूप हैं। अतः भागवत के मत में 
प्रह्म ही अभिन्‍त्र निमित्तोपादान कारण है । 

परत्रह्म ही जगत्‌ के स्थित्यादि ध्यापार के लिए भिन्‍न-भिन्‍न भव॒तार घारण 
करते हैं। माद्योप्वरतार: पुरुष) परस्य । परमेश्वर का जो अंश प्रकृति तथा 
प्रकृतिजन्य कार्यों का दीक्षण, नियमन, प्रवर्तन आदि करता है, माया सम्वन्ध- 
रहित हुए भी माया से युक्त रहता है सवंदा चितु-शक्ति से समन्वित रहता है, 
उसे पुरुष कहते है । इस पुरुष से भिन्‍त-भिन्‍न अवतारों का उदय होता है-- 

भूतैयंदा पद्नभिरात्मसुष्ठे: 
पुरं विराज॑ विरचय्य तस्मिन्‌ | 
स्वांशेन विष्ट पुर्षाभिधान- 
म॒वाप त्तारायण आदिदेवः॥ 

ब्रह्म, विष्णु, रुद्र परप्रह्म के गुणावतार है । इसी प्रकार कल्पावतार, युगावतार, 
मन्वन्तसवतार आदि का वर्णन भागवत में विस्तार के साथ दिया गधा है| 


भगवान्‌ अरूपी होकर भी रूपवान हैं। भक्ति की अभिरुचि के अनुसार 
वे भिन्‍्त-प्लिल्त रूप घारण करते है। भगवान्‌ की शक्ति का नोम "माया है 
जिसका स्वरूप भगवान्‌ ने इस प्रकार बताया है--- 


ऋतेथ्थ॑ यत्‌ प्रत्तीयेत्‌ न प्रत्तीयेत्‌ चात्मनि। 
तदु विद्यादात्मतो मायां यथा भासो यथा तम:॥ 


५९० पुराण-विमश 


वास्तव के बिना भी जिसके हारा आत्मा में किसी अनिर्वेचनीय वस्तु की 
प्रतीति होती है ( जैसे आकाश में एक चन्द्रमा रहने पर भी हृष्टिदोप से दो 
चन्द्रमा दीख पढ़ते है! ) और जिसके द्वारा विद्यमान रहने पर भी वस्तु की 
प्रतीति नही होती ( जैसे विद्यमान भी राहु नक्षत्र मण्डल में दीख नहीं पड़ता ) 
बही माया! है । भगवान्‌ अचिस्त्य-शक्ति समन्वित है। वे एक समय मे एक 
होकर भी अनेक है! । नारदजी ने द्वारकापुरी मे एक समय में ही श्रोहुप्ण को 
समस्त रानियो के महलो में विद्यमान भिन्‍न कार्यों में संलन देखा था। यहू 
उनकी अचिन्तनीय महिमा का विछास है। जीव और जगत्‌ भगवान के ही 
ख्प हैं । 


साधन तत्त्व 


इस भगवान्‌ की उतलब्धि का सुगम भार्ग बताना भागवत्त की विशेषता 
हैं। भागवत की रचना का प्रयोजन ही भक्तितत्त्व का निरुपण है। वेदार्थोप- 
बूंहित विपुलकाय महाभारत की रचना करने पर भी अतृप्त होने वाले वेदव्यास 
का हृदय भक्तिप्रधान भागवत की रचना से वितृप्त हुआ। भागवत्त के श्रवण 
करने से भक्ति के निष्प्राण ज्ञान वैराग्य पुत्री में प्राण का ही संचार नही हुमा 
प्रत्युत वे पूर्ण यौवन को प्राप्त हो गये । अत; भगवान्‌ की प्राप्ति का एकमात्र 
उपाय भक्ति ही है--- 
न साधयत्ति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च। 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तमंमोजिता ॥ 
परम भक्त अह्वादजी ने भक्ति की उपादेयता का वर्णन बड़े सुन्दर शब्दों मे 
किया है कि भगवान्‌ चरित्र, बहुज्ञता, दान, तप आादि से प्रसन्न नही होते, वे 
तो निर्मल भक्ति से प्रसन्‍न होते हैं। भक्ति के सिवाय अन्य साधन उपहास- 
सान्न है-- 


प्रीणगनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न वहुज्ञता। 

न दान न तपो नेज्या न शौच न वृतानि च । 

प्रीयतेइमलूया भवत्या हरिरन्‍्यद विडम्वनस्‌ ॥ 
भागवत के अनुसार भक्ति ही मुक्ति-प्राप्ति में प्रधान साधन है। ज्ञान, 
कर्म भी भक्ति के उदय होने से साथंक होते हैं, अतः परम्परया साधक है साक्षा- 
दपेण नही । कर्म का उपयोग वेराग्य उत्पन्त करने में है। जब तक वबैराग्य की 
उत्पत्ति न हो जाय, तब तक वर्णाश्रम-विहित आचारों का निष्पादन नितान्त 
आवश्यक है। कमंफलों को भी भगवान्‌ को समपंण कर देना ही उनके विषदन्त 
तोड़ना है। श्रेय की मूलस्नोतरूविणी, भक्ति को छोड़कर केवल बोघ की प्राप्ति 


दंशम प्रिच्छेद : भागवत दर्शन ५१६ 


के लिए उद्योगशील मानचों का प्रयत्त उसी प्रकार निष्फल तथा क्लेशोल्पादक 
है जिस प्रकार भूसा कूंटने वालों का यत्त ॥ अतः भक्ति की उपादेयता मुक्ति 
विषय में श्रेष्ठ है । भक्ति दो प्रकार की मानी जाती है--साधवरूपा भक्ति, 
साध्यरूपा भक्ति। साधन भक्ति नौ प्रकार की होती है--विष्णु का श्रवण, 
कीर्तन, स्मरण, पादसेवत, अत, वन्दन, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदत । 
भागवत में सत्‌ सज्भुति की महिमा का वर्णन बड़े सुन्दर शब्दों मे किया गया है । 
साध्यखपा या फलरूपा भक्ति प्रेममयी होती है जिसके सामने अनन्य भगवतु 
पादाश्रित भक्त ब्रह्मा के पद, इन्द्रपद, चक्रवर्तीपद, लोकाधिपत्य तथा योग की 
विविध विलक्षण सिद्धियों को कौन कहे, मोक्ष को भी नही चाहता । भगवान 
के साथ नित्य वृन्दावन मे ललित विहार की कामना करने वाले, भगवच्चरण- 
चच्चरीक भक्त शुष्क, नोरस मुक्ति को प्रयासमात्र मावकर तिरस्कार करते है--- 


न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ठयं, न सावंभौम॑ न रसा/धपत्यस्‌ । 

न योगसिद्धी रपुनर्भव॑वा, मय्यपितात्मेच्छत्ति मह्रिनान्यतु ॥ 

भक्त का हृदय भगवान के दर्शन के लिए उसी प्रकार छुंटपटाया करता है 
जिस प्रकार पक्षियों के पंखरहित बच्चे माता के लिए, भूख से व्याकुल बछड़े 
दूध के लिए तथा प्रिय के विरह मे व्याकुल सुन्दरी अपने प्रियतम के लिए 
छठपटा ती है--- 


अजातपक्षा इव मात्तरं खगा:, 
स्तत्यं यथा वत्सत्तरा: ज्षुधार्ता:। 
प्रिय॑ं प्रियेव व्युषितं विषण्णा, 
: भनोध्रविन्दाक्ष दिदुृक्षते त्वास ॥ 
इस प्रेमाभक्ति की प्रतिनिधि ब्रज की गोपिकाएँ थी जिनके बिमल प्रेम का 
रहस्यमय वर्णन व्यासजी ने रासपदञ्चाध्यायी मे किया है। इस प्रकार भक्ति- 
शास्त्र के सचेस्व भागवत से भक्ति का रसमय स्रोत भक्तजवों के हृदय को 
आप्यायित करता हुआ प्रवाहित हो रहा है। भागवत के श्लोकों में एक 
विचित्र अलौकिक माधुय है। अतः भाव तथा भाषा उभय दृष्टि से श्रीमद्भागवत 
का स्थान हिन्दुओं के धारमिक साहित्य मे जनुपस है। स्वेवेदान्तसार भागवत्त 
का कथन थथार्थ है ६ 


श्रीमद्भागवत्तं पुराणममर्लं यद्‌ वेष्णवा्नां प्रियं, 
यस्मित्‌ पारमहंस्यमेकससल ज्ञान पर गोयते। 
तत्र॒ज्ञानविरागभक्तिसहित॑ नैष्कम्य॑माविष्कृतं, 
ततच्छुण्वन्‌ विपठत्‌ विचारणपरो भकत्या विमुच्येन्नर;। 


पुरांण-विमर्श ' ५१३ 


भागवती साधना 


भागवत में किस साधनापद्धति का किस प्रकार से उल्लेख किया गया है, 
इसका ठीक-ठीक विवेचन भागवत के पारहश्वा विवेचक विद्वान हो साज़ो- 
पाड्रष्टप से कर सकते हैं, परन्तु फिर भो इस विपय का एक छोटा-सा वर्णन 
पाठको के सामने प्रस्तुत किया जाता हें । 

हमारे देखने मे भागवती साधना का झुछ विस्तृत वर्णन द्वितीय स्कत्ध के 
आरस्म में तथा तृतीय स्कन्घ के कपिछगीता वाले अब्यायों में किया गया मिलता 
है । कपिछ की माता देवहूति के सामने भी यही प्रश्त था कि भगवान के पाते 
का सुरुभ मार्ग कौन-सा है । इसी प्रश्न को उन्होंने अपने पुत्र कपिलजी से किया 
जिसके उत्तर से उन्होने अपनी माता की वल्याण-युद्धि से प्रेरित होकर अनेक 
ज्ञातव्य वाते कहां है । परन्तु सबसे अधिक आवश्यकता थी इसकी राजा 
परीक्षित को । उन्होने ब्राह्मण का अपमान किया था। सातवें दिन उन्हें अपना 
भौतिक पिण्ड छोड़ना था । बस, इतने ही स्व॒त्पकाल में उन्हे अपना कल्याण- 
साधन करना था । बेचारे बढ़े विकल थे, बिल्कुल वेचन थे। उनके भाग्य से 
उन्हें उपदेश मिल गये शुकदेव जैसे ब्रह्मत्नानी । अतः उनसे उन्होंने यही प्रश्न 
किया--हे महराज, इतने कम समय में क्या कल्याण त्षम्पत्न हो सकता है ? पर 
शुकदेवजी तो सच्चे साधक की खोज में थे। उन्हे ऐसे साधक के मिलने पर 
नितान्त प्रसन्‍तता हुई । शुकदेवजी ने परीक्षित से कहा कि भगवान से परोक्ष 
रहकर बहुत से वर्षो से कया लाभ है ? भगवान्‌ से विमुख रहकर दीर्घ जीवन 
पाने से भला कोई फल सिद्ध हो सकता है? भगवान के स्वरूप को जानकर 
उनकी सन्निधि में एक क्षण भी विताना अधिक लाभदायक होता है। जीवन 
का उपयोग तो भगवच्चर्चा और भगवदगुण कीर्तन मे है। यदि न हो सके तो 
पृथ्वीवल पर दीघे जीवन भी भारभुत है । खट्वाड्भनामक राजपि ने इस जीवन 
की असारता को जानकर अपने स्व॑स्व को छोड़कर समस्त भयो को दूर करते 
वाले भभय हरि को प्राप्त किया । तुम्हे तो अभी सात दिन जीना है । इतने 
काल में तो बहुत कुछ कल्याणसाधन किया जा सकता है । 

इतनी पूर्वपीठिका के अनन्तर शुकदेवजी ने भगवती भागीरथी के तीर पर 
सर्वस्व छोड़कर बेठने वाले राजा परीक्षित से भागवती साधना का विस्तृत 
वर्णन किया । अष्ठांग योग को जभावश्यकता प्रायः प्रत्येक मार्ग मे है। इस भक्ति- 
सांग में भी वह नितान्त आवश्यक है। उन्होने कहा कि साधक को चाहिए कि 
किसी एक आसन में बैठने का अभ्यास करके उस आसन पर पूरा जय प्राप्त 
कर ले । अनन्तर प्राणो का पूरा आयमन करे। संसार के किसी भी पदाथे मे 
आसक्ति न रखे । अपनी इच्द्रियो पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ले। इतना हो 


दशम परिच्छेद : भागवत दर्शन ५१३ 


जाने पर साधक का मन उस अवस्था में पहुँच जाता है, जब उस्ते एकाग्रता 
प्राप्त हो जाती है। अपने मत को जिस स्थान पर लगायेगा, उस 
स्थान पर वह निश्चयरूप से टिक सकेगा। अभी भगवान के स्थृछ रूप का 
ध्यान करता चाहिये। भगवान्‌ के विराट रूप का ध्यान सबसे पहले करना 
चाहिये । यह जगत्‌ ही तो भगवान्‌ का रूप है। 'हरिरेव जगज्जगदेव हरिहें- 
रितो जगतो नहि भिन्‍ततनुः । इस जगत्‌ के चौदहों छोको में भगवान्‌ की 
स्थिति है। पाताल भगवान्‌ का पादमूल है, रसातलू पैर का पिछला भाग है, 
महातल पैर की एडी है, तलातल दोनो जंघाएँ हैं, सुतल जानुप्रदेश है और 
दोनों उद वितल तथा अतल लोक हैं। इस प्रकार बधोलोक भगवतु-शरीर के 
ववबोभाग के रूप में है । भूमितछ जघनस्थल है तथा इससे ऊष्वछोक ऊपर के 
भाग हैं। सबसे ऊपर सत्यलोक या प्रह्मतोक भगवान्‌ का मस्तक है इस जगह 
पर भागवतकार ते भगवानु के विराट रूप का वर्णन बड़े बिस्तार के साथ 
किया है । जगत्‌ की जितनी चीजें हैं वे सव भगवान्‌ का कोई-न-कोई अद्भ या 
अंश अवश्य हैं ।॥ जब यहु जगत्‌ भगवान्‌ का ही रूप ठहरा तब उसके भिन्‍्न- 
भिन्‍न अंगो का भगवान के भिन्‍्त-भिन्‍न अवयब होना उचित है। यह हुआ 
भगवान्‌ का स्थविष्ठ-स्थूलतम स्वरूप । साधक को चाहिये कि इस रूप में इस 
प्रकार अयना मन लगाये, वह अपने स्थान से किख्चिन्सात्र भी चलायमान ने 
हो । जब तक भगवान्‌ में भक्ति उत्पन्त न हो जाय, तव तक इस स्थूछ रूप 
का ध्यान नियत रूप से साधक को अपनी नित्यक्रियाओ के अन्त में करना 
चाहिये | कुछ लोग इसी साधतवा को श्रेष्ठ समझकर इसी का उपदेश देते है । 

पर अन्य आचायें बपने भीतर ही हृदयाकाश में भगवान्‌ के स्वहूप का 
ध्यान करना उत्तम बतलाते है और वे उसी का उपदेश देते है। आसन तथा 
प्राण पर विजय प्राप्त कर लेने के अनन्तर साधक को चाहिये कि अपने हृदय 
में भगवान्‌ के स्वरूप का ध्यान करे। आरम्स करे भगवानु के पाद से और 
अन्त करे भगवात्र के मुदुल सघुर मुसुकान से । 'पादादि यावद्धसितं गदाभृत/ 
का नियम भागवत॒कार वतलरूत्ते है । नीचे से आरम्भ कर ऊपर के अद्भोे तक 
जाय भौर जब एक बद्भ का ध्यान निश्चित हो जाय तब अगले बड्धः की मोर 
बढ़े। इस प्रकार करते-करते पूरे स्वरूप का ध्यान हृढ रूप से सिद्ध हो जाता है । 
इस तरह के ध्यान का विशद वर्णन तृतीय स्कन्ध के २८ दें अध्याय में किया 
गया है। पहले-पहल उस रसिकशिरोमणि के पैर से ध्याव करना बारम्त 
करे । भगवान्‌ के चरण-कमल कितने सुन्दर हैं! उनमे वज्च, अंकुश, घ्वजा, 
कमल के चित्त विद्यमान हैं तथा उनके मनोरम नख इतने उज्ज्वल तथा रक्त है 
कि उनकी प्रश्ना से मनुष्यों के हृदय का अन्चकार आाप-से माप दूर हो जाता है। 


रेरे पु० वि० 


५१४ पुराण-विमर्श 


श्रीभागीरथी का उद्गस इन्ही से हआ है। ऐसे चरणों मे चित्त को पहले लगाये। 
जब वह वहाँ स्थिर रूप से स्थित होने ऊगे, तव दोनों जानुओ के ध्यान में चित्त 
को रमाये | तदनन्तर ललित पीताम्बर से शोभित होनेवाले, ओज के निधान 
भगवान्‌ की जंघाओ पर ध्यान लगाये । तदनन्तर ब्रह्माजी के उत्पत्तिस्थानभूत 
कमल की उत्पत्ति जिससे हुई, उस नाभि का ध्याव करे । इसी प्रकार वक्ष:- 
स्थल, बाहु, कण्ठ, कण्ठस्थ मणि, हृदय स्थित शद्भू, चक्र, पद्म, गदा आदि का 
ध्यान करता हुआ भगवान्‌ के मुखारविन्द तक पहुँच जाय | तदनन्तर कुठिल 
कुन्तल से परिवेष्टित, उन्नत अ्र्‌ से सुशोभित, मीन की भाँति चपल नयनों पर 
अपनी चित्तवृत्ति लगाये | मनुष्यों के कल्याण के लिए अवतार घारण करनेवाले 
भगवान के कृपा-रस से सिक्त तापत्रयनाशिनी चितवन को अपने ध्यात् का 
विषय वनाये । अन्त से भगवान्‌ के होठों पर विकसित होनेवाली सन्द मुसकान 
में अपना चित्त लगाकर बस, वही हृढ़ धारणा से टिक जाय । वहाँ से ठले नही । 
वही अन्तिम स्थान ध्यान हुआ । पर इस स्थान पर निश्चित रूप से स्थित 
होने का प्रधानतम उपाय हुआ भक्तियोग। जब तक हृदय में भगवान्‌ के प्रति 
भक्ति का सार न होगा, तव तक जितने उपाय किये जायेगे वे सर्वथा व्यर्थ 
सिद्ध होगे । अश्वद्भ योग भी तो विना भक्ति के छूछा ही है--नीरस ही है । 
भक्ति होने पर ही तो भक्त का प्रत्येक कार्य भगवान्‌ की पूजा का अंग हो जाता 
है, अत: इस भक्ति का पहले होना सबसे अधिक आवश्यक है । 

अतः भागवतकार को पूर्वोक्त प्रकार की ही साधना अभीछ् है, क्योकि श्रुव 
आदि भक्तो के चरित में इसी प्रकार की साधना का उपयोग किया गया सिलता 
है। श्रीकृष्ण के चरित से भी इस भागवती साधना का तस्व समका जा 
सकता है । 
( ४ ) श्रीकृष्ण और सुदामा 

त्रिभुवत॒कमनं त्मालवर्णा रविकरगौरवराम्बरं दधाने | 
वपुरलककुलावुताननाब्ज॑ विजयसखे रत्तिरस्तु मेइनवद्या ॥ 

आनन्दकन्द दृन्दावन-चन्द्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पवित्र चरित्र सब भावो से 
परिपूर्ण है। जिस दृष्टि से उसे देखा जाय उसी से वह पूरा दीखता है, जिस 
कसौटी पर उसे कसा जाय वह पूरा उतरता है । वह बृच्दावनविहारी मुरली- 
घारी चनवारी किस रस का आश्रय नही है, किस भाव का पात्र नही है? वह 
स्नेहमूर्ति कन्हैया प्रेम का अगाघ समुद्र है, सख्य का अनन्त सागर है । 

भगवान्‌ को अनन्त लीलाओ से सुदामा का प्रसद्धभ भी अपनी एक विचित्र 
मोहकता घारण किये हुए है । पुराने सहपाठी सुदामा को दरिद्ध-दीन दशा में 
देख भगवान्‌ के हृदय मे करुण रस का जो प्रवाह उमड़ पड़ा, दया की जो 


दशम परिच्छेद : सुदामा कथा ५१५ 


दरिया बहने छगी, भगवान्‌ कृष्णचन्ध के रहस्यमय चरित्र मे वह भक्तों के लिए 
परम पावन वस्तु हे--दुःखों आत्माओं को शान्ति देनेवाली यह एक भति 
अनुपम कथा है। 


सुदामा की कथा 
गुदामा एक अत्यन्त दीन ब्राह्मण थे। बालकपन में उसी गुरु के पास 
विद्याष्ययन करने गये ये जहाँ भगवान्‌ श्री कृष्णचन्ध अपने जेठे भाई बलरामजी 
के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए गये थे । वहाँ श्री कृष्णचन्द्र के साथ इनका 
खूब सझ् रहा । इन्होने गुरुजी की बड़ी सेवा की । गुरुपत्ती की आज्ञा से एक 
बार सुदामा कृष्णचन्ध के साथ जंगल से लकड़ी लाने गये | जंगल से जाना था 
कि आँधी पानी आ गया । अन्धकार इतना सबन छा गया कि मपना हाथ अपनी 
माँखो नही दीखता था । रात भर ये लोग उस अच्घेरी रात मे वन में भटकते 
परन्तु रास्ता मिला ही नही। प्रातःकाल सदय-हृदय सान्दीपनि ग्रुरु इन्हें 
खोजते जंगल मे आये ओर घर लिवा ले गये । 
ग्रुगृह से छोटने पर युदामा ने एक सी ब्राह्मणकन्या से विवाह किया । 
सुदामा की पत्नी थी बड़ी पतित्नता तथा अनुपम साध्वी | उसे किसी बात का 
कष्ट न था, चिन्ता ने थी। यदि थी तो केवल अपने पतिदेव की दरिद्रता की । 
वह जानती थी भगवान्‌ श्री कृष्ण उसके पति के प्राचीन सखा है--गुरुक्ुल के 
सहाव्यावी है। वह सुदामा जी को इसकी समय-समय पर चेतावनी भी दिया 
करती थी, परन्तु मुदामा जी इसे तनिक भी कान नही करते--कभी ध्यान 
नही देते थे । एक बार उस पतिक्नता ने सुदामा जी से बडा आग्रह किया आप 
हारकाजी में श्रीक्षप्ण जी से मिलिये, उन्हे अपना दुःख सुनाइये । भगवान्‌ दया- 
सागर हैं, हमारा दुःख अवश्य दूर करेंगे । जरा हमारों इस दीन-हीन दशा की 
खबर अपने प्यारे सला कृष्ण को तो देना---या घरते न गयो कवहूँ पिय टूटो 
तवा बढ फूटी कठोती” । सुदामा जी केवछ भाग्य को भरपेट कोसा करते थे--- 
केवऊ कहा करते थे कि--- 
पावें कहाँ ते अदारी अठा जिनको है लिखी विधि ट्टिय छाती | 
जो पं दरिद्र लकाट लिखों कहु को त्यहि मेटि सकेगो अयानी ॥ 
परन्तु शस वार उस साब्वी के सच्चे हृदय से निकली प्रार्थना काम क्र 
गया। सुदामा जी द्वारकाधीश के पास जाने के लिए तैयार हो गये । उपायन 
के तौर पर इधरूउवर से माँगकर पत्नी ने चावरू की पोटली पत्तिदेव के 
हवाले की । सुदामा जी पोटली को बगल मे दवाये द्वारका के लिए रवाना हुए 
परन्तु बड़े अचस्मे की वात यह हुई कि जो द्वारका सुदामा की कुटिया से कोसों 


५१६ पुराण-विमर्ण 


दूर थी वह सामने दीखने लगी-- उसके सुवर्ण-जठित प्रासाद आँखों को चका- 
चौध करते लगे । भट से सुदामा जी द्वारका पहुँच गये । 
पूछते-पूछते भगवान्‌ के द्वारे पहुँचे । द्वारपाल को अपना परिचय दिया । 
भगवान्‌ के दरबार मे भला दीन-दुखी को कौन रोक सकता है ? ह्वारपाल भट पे 
श्रीकृष्ण के पास सुदामा जी के आगमन की सूचना नरोत्तमदासजी के शब्दों में 
यो देते गया-- 
शीश पगा न झँगा तन में प्रभु जाने को आहि बसे केहि ग्रामा 
घोत्ती फटी सी लटी दुपटी अरु पाँय उपानहु की नहीं सामा ॥ 
द्वार खड़ो ट्विज दुबंठ एक रहो चकि सो वसुधा अभिरामा। 
पूँछ्त दीनदयाल को धाम बत्तावत आपनो नाम सुदामा ॥ 
भगवान्‌ ने अपने पुराने मित्र का पहचान लिया। वे स्वयं आकर महल मे 
लिवा ले गये । रत्तजटित सिहासन पर बैठाया, अपने हाथों से उत्तका पाँव 
पखारा, प्राचीन विद्यार्थी-जीवन की स्मृति दिलायी और भक्ति के साथ छाये हुए 
भाभी के द्वारा अवित चावलो की एक मुट्ठी अपने मुह मे डाली, दूसरी मुदठी 
के समय रुक्मिणी ने उन्हे रोक दिया । सुदामा भगवान्‌ के महल मे कई दिवों 
तक सुख-पुर्वक रहे; श्रीकृष्ण ने बड़े प्रेम से उन्हे बिदा किया । सुदामा रास्ते में 
चले जाते थे और मन-हो-मन ऋष्ण की वद्धमुष्टिता पर खीभते थे । जब अपने 
घर पहुँचे तो उन्हे अपनी टूटो मर या नही दीख पडी । उसके स्थान पर एक 
विशालकाय प्रासाद खड़ा पाया | पत्नी ने पति को पहचाना, जब वे मह॒ल के 
भोतर गये तव अपना ऐश्वयं देख मुग्ध हो गये और भगवान्‌ की दानशीलता 
और भक्तवत्सलता का अवलोकन कर अवाक्‌ हो रहे । बहुत दिनो तक अपनी 
साध्वी पत्नी के साथ सुखपूवंक दिन बिता अन्त में भगवाचु के चिरन्तन सुखमय 
लोक में चले गये । 
सुदामा की भक्त-मनोहरिणी कथा संक्षेप में यही है जो ऊपर दी गयी है। 
भगवान्‌ की दयालुता का यह परम सुन्दर निदर्शन है। यह कथा वास्तव मे 
सच्ची है । साथ-ही-साथ यह एक आध्यात्मिक रहस्य की ओर संकेत कर रही 
है जो विचारशील पाठको के ध्यान से थोड़ेन्से मचन से स्वयं आ सकता है। 


आध्यात्मिक रहस्य 


अब पाठक जरा विचारिये कि यह सुदामा कौन है ? उनको पत्ती कौन 
है ? वे तन्दुल कौन-से है ? इत्यादि । यदि अन्तःप्रविष्ट होकर देखा जाय तो 
सुदामा की कथा में एक आध्यात्मिक रूपक है--भक्त और भगवान के परस्पर 


मिलन की एक मधुर कहानी है। इसी रहस्य का किंचितु उद्घाटन थोड़े में 
किया जायगा । 


$ 


दशम परिच्छेद : सुदामां का अथे ५१७ 


दामन! शब्द का अर्थ है--रस्सी, बाँधने की रस्सी। यशोदा मैया 
के हारा वाँधे जाने के कारण ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण का एक नाम है-- 
दामोदर। इस प्रकार सुदामा” शब्द का अर्थ हुआ रस्तियो के द्वारा 
अच्छी तरह वाँधा गया पुरुष अर्थात्‌ बद्धनीव, जो सांसारिक मायापाश 
से आकर ऐसा बँघ गया है कि उसे अन्य किसी भी वस्तु की चिन्ता 
ही नही । सुदामा सन्दीपनि-मुनि के पास कृष्ण का सहाध्यायी है। जीव भी 
आत्मातत्त्व को प्रकाशित करने वाले ज्ञान के सद्भ होने पर उस जगदाधार 
परप्नह्म का चिरन्तन मित्र है--सखा है। हा सुपर्णा सयुजा सखाया ॥' ज्ञान 
का आश्रय जब तक जीव को प्राप्त हे, तव॒ तक वह अपने असली रूप मे है, 
वह श्रीकृष्ण का--परघ्रह्म का--सखा वना हुआ है, परन्तु ज्यों ही दोनो का 
गुरुकुलवास्‌ छुट जाता है--वियोग हो जाता है, जीव संसारी बन जाता है, 
वह माया के बन्धयन में जाकर सुदामा वन जाता है। वह अपने सखा को 
बिल्कुल भूल जाता हैं । सुदामा की पत्नी बड़ी साध्वी है--जीव भी सात्तिकी 
बुद्धि के संग चिरसुखी रहता है। सात्तविकी बुद्धि जीव को बारस्वार उसके 
सच्चे सित्र की स्पृति दिलाया करती है। जोव संसार में पड़कर सब 
को--अपने सच्चे रूप को--भूल ही जाया करता है, केवल सच्वमयी बुद्धि 
का जब-जब विकास हुआ करता है, वह जीव को अपने प्राचीन स्थान की और 
लौट जाने के लिए---उसे विरन्तव मित्र परत्रह्म की सन्निधि पाकर अपने 
समस्त बन्धनों को छुडा देने के लिए---बारम्बार याद दिलाया करती है। 
सुदामा जी सदा अपने कुटिल भाग्य को कोसा करते थे । जीव भी भाग्य का 
उलाहना देकर किसी प्रकार अपने को सन्तुष्ट किया करता है। 
आखिर सुदामा जी पत्नो के द्वारा संगृहीत चावल को लेकर द्वारका चले। 
चावल सफेद हुआ करता है । चावल से अभिप्राय यहाँ पुण्य से है । पुण्य का 
सच्चय भी सात्त्विकी बुद्धि किया करतो है। जीव जब जगदीश से मिलने के 
लिए जाता है तब उसे चाहिए उपायन | उपायन भी किसका ? सुकर्मों का-- 
पुण्य का । सुकर्म ही सुदामा जी के तण्डुल हैं। जीव जब तक उदासीन 
वेंठा हुआ है--अकमंण्य बना हुआ है, उस जगदीश की द्वारका काछे कोसो दर 
है, परन्तु ज्यों ही वह पुण्य की पोटली बगल में दवाये सुबुद्धि की प्रेरणा से 
सच्छे भाव से उसकी खोज मे चलता है वह द्वारका सामने दीखने लगती है । 
भला वह भगवान्‌ दुर थोड़े ही हैं? दूर हैं वह अवश्य, यदि भक्त में सच्ची 
लगन न हो; परन्तु यदि हम सच्चे स्तेह से अपने अन्तरात्मा को शुद्ध बना 
कर उसकी खोज मे निकलते है तो वह क्या दर है' ? गरदन भकायी नही कि 


वह दीखने लगे । “दिल के माइने में है तसवीरे यार । जब कभी गरदन भूकाई 
देख ली ॥' बावा तुलसीदास जी भी कह गये है--- 


५१८ पुराण-विमर्ग 


सनमुख होय जीव मोहि जबहीं । कोटि जन्ग अघ नासी तबहीं॥ 
जो मनुष्य किसी वस्तु से विमुस है, समीप में होने पर भी वह चीज दूर 
है, परन्तु सम्मुख होते ही वह वस्तु सामने मकलकने लगती हे। भक्तजन को 
चाहिये कि सुकर्मों की पोटडी लेकर भगवान्‌ के सम्मुख हो, भगवान्‌ दूर 
नही है । 
सुदामा जी द्वारका में पहुंच गये, द्वारपाल से कहछा भिजवाबा, श्रीकृष्ण 
स्वयं पुरानी पहचान याद कर दौीड़े हुए आये। जीव तो भगवदंश ही हैं, 
वह तो उसके साथ सदा विहार करनेवाला है। उसके बन्तर्मुख होते ही भगवान 
स्वयं उसे लिवा ले जाते है! । हिन्दी-कवियों ने लिखा है सुदामा की दीन-दगा 
देख श्रीकृष्ण बहुत रोये--मनो भांसू वहाया । दिखि सुदामा की दीन दशा 
करुणा करिके करुणानिधि रोये ।॥' परन्तु भागवत में छिखा है--- 
सख्यु: प्रियस्य विप्रपेरज्धसड्भातिनिवृत्त: । 
प्रीतो व्यमुश्नदब्विदुन्‌ नेत्राभ्यां पुष्करेमणः ॥ 
अपने प्यारे सखा को इतने दिनो के बाद मिलने से श्रीकृष्ण अत्यन्त आाहा- 
दित हुए--सुदामा जी के अद्भस्पश से भगवान्‌ आननन्‍्दमग्त हो गये, उनकी 
आाँखो से आंसू बहने लगे । जिस प्रकार भगवान्‌ को पाफर भक्तजन परम निर्वृत्ति 
को पाते है', उसी प्रकार भक्त के संग से भी उस आनन्दमय जगदीश के हृदय 
में आनन्द की लहरी उठने लगती है | वया भक्त और भगवान्‌ भिन्न-भिन्न हु ? 
तस्मिन्‌ तज्जने भेदाभावात्‌” ( नारदसुत्र )। 
सुदामाजी से श्रीकृष्ण पूछते है'-- कुछ उपायन लाये हो ? भक्तजनो के द्वारा 
अधित की गयी थोड़ी भी चीज को भगवान्‌ बहुत बड़ी समभते है-- 
अप्वत्युपाहृत्तं भक्तेः प्रेम्णा भूयेच मे भवेत्‌ । 
भूय॑प्यभ्क्तोपहतं॑ न में त्तोपाय कल्पते ॥ 
पत्न॑ पृष्पं फलं तोय॑ यो मे भकत्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहतमइनामि प्रयतात्मन:॥ 
सुदामा जी लज्जित होते है' कि श्रीपति को भला ये चावल वया दूँ ? परन्तु 
भगवान्‌ लज्जाशोल मुदामा की काँख से पोटछी निकारू चावल खाने लगते 
है. । जीव भी बडा छज्जित होता हैं कि उस जगदीश के सामने अपने सुकर्मो 
को क्या दिखलाऊं, परन्तु भगवच्चरण मे अपित थोड़ा भी कर्म बड़ा महत्त्व 
रखता है। भगवान्‌ उसके कियदंश से ही भक्‍तजन के मनोरथ परिपूर्ण करने में 
समर्थ है-- स्व॑स्व को स्वीकार कर समग्र चैलोक्य का आधिपत्थ--स्वीय पद 
भी देने के लिए तैयार हो जाते है, परन्तु श्री--भगवान्‌ की ऐश्वयं शक्तित-ऐसा 
करने नही देती । अस्तु सुदामा को चाहिये क्या ? वह वो इतने से कृतकृत्य हो 


दशम परिच्छेद : सुदामा की कथा ५१९, 


गया और उसमे भगवल्लोक को प्राप्त कर लिया । भक्त को भी चाहिए क्या? 
भगवान्‌ की सबन्निधि में आकर अपने संचित कर्मो को-- पत्र पुष्प” को--उन्हें 
अपंण कर दिया । सुदामा की भाँति जीव कुछ देर तक संशय में रहता है कि 
अपित वस्तु को जगदीश ने स्वीकार किया या नही, परच्छु जब जीव अपनी 
कुटिया--भौतिक शरीर को देखता है तब उसे सर्वत्र चमकती हुईं पाता है, 
जन्म-जन्म की मलिनता घुल जाती है, वह पवित्र भवन वन जाता है, जिसमे 
वह अपनी सुबुद्धि के साथ निवास करता हुआ विषयों से विरक्त रह परम सौख्य 
का अनुभव करता है। भगवान्‌ की अनुकम्पा का फल देर से थोड़े ही मिलता 
है | भक्तजन -सी शरीर में उनका साक्षात्‌ अतुभव करते है । 


साधना करनेवालो को सुदामा बनना चाहिए। हम अपने-अपने तण्डुल 
लेकर भगवान्‌ के सामने चलें, वे करणावरुणालय उसे अवश्य ग्रहण करेंगे, 
हमारा दुःख दूर कर देंगे, मायापाश से हमे अवश्य छुडा देंगे, परन्तु हम यदि 
सच्चे भाव से अपनी प्रत्येक इन्द्रिय को उसी की सेवा मे लगा दें। भागवत के 
इन पद्चर॒त्नों को स्मरण वीजिए--- 

सा वाग यया ततस्थ गुणान्‌ गृणीते करो च त्तत्कमंकरी मनश्च। 

स्मरेद्‌ वसन्‍्तं स्थिरजद्भमैष्‌ श्णोति तत्पुण्यकथा: स कर्ण:॥ 

शिरस्तु त्तस्योभयलिगमानमेत्‌ तदेव यत्पश्यति तद्ठि चक्षुः। 

अद्भानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदक॑ यानि भजन्ति नित्यस्‌ ॥ 

भगवान्‌ के प्रति सर्वधा समपंण से ही जीव का परम कल्याण है | माधकों 
की समस्त इन्द्रियाँ यदि उस मंगल-मूरतति की आराधना में लगा दी जायें तो 


निःसन्देह ही उनका कल्याण होगा । पुराणों के दाशंनिक सिद्धान्तो का इसी मे 
पयंवसान है 


(५ ) श्रीमद्भागवत में योगचर्या 


भागवत का योग पौराणिक योग का एक अंशमान्र है तथा योगशास््र के 
इतिहास की दृष्टि से उसका स्थान औपनिषद योग तथा पातछ्जलू योग के भध्य 
के काल मे आता है। भागवत मे भक्ति के साथ-साथ अशज्भयोग का भी प्रचुर 
वर्णन है । यह वर्णन दो प्रकार से किया गया मिलता है। कई स्थलो पर योग- 
साधन की क्रियाओ का अप्रत्यक्ष रूप से संकेतमात्र किया गया है। परल्तु अन्य 
स्थलो पर योग का प्रत्यक्ष रूप से विशद विवेचन किया गया है। योग के 
अप्रत्यक्ष संकेत प्रायः दो प्रसड़ों मे किये गये मिलते है। किसी विशेष व्यक्ति 
की तपश्चर्या के वर्णन के अवसर पर योग का आश्रय लिये जाने का संकेत 
मिलता है तथा किसी महान व्यक्ति के इस भौतिक शरीर के छोड़ने का जहाँ 


५-० ' पुराण-विमर्श 


वर्णन है वहाँ भी योगमार्ग का आालम्बन कर प्राणत्याग की घटना का संक्षिप्त 
परन्तु मामिक उल्लेख उपलब्ध होता है। इस प्रकार महापुरुषों के तप्श्चरण 
तथा शरीर-त्याग के दोनों अवसरों पर विशेष रूप से योग की ओर संकेत क्या 
गया मिलता है । 

पहले योगब्विषय में अप्रत्यक्ष निर्देशों की वात कही जायगी। ऐसे प्रसंग 
भागवत के प्रथम स्कन्ध में कई बार आये हैं। । नारदजी ने अपने जीवन-चरित 
से एक ऐसे प्रसद्ध का उल्लेख किया है--- 

(१ ) जब ये वालक थे तब उन्हे बध्यात्मवेत्ता मुनियों के संस में रहने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । लडकपन में ही उनकी माता का देहपात हो गया, 
तब नारदजी ने उत्तर दिशा भे जाकर मुनियों के मुख से सुने गये भगवान्‌ का 
साक्षात्कार करने का निश्चय किया । तब निर्जन स्थान में उन्होंने भगवान्‌ के 
चरणकमलो में अपना मत लगाकर ध्यान घरा जिससे भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर 
अपना दर्शन दिया । इस प्रसद्भ मे 'मनःप्रणिधान” जैसे पारिभाषिक शब्द का 
उल्लेख मिलता है* । 

( २ ) नारदजी के उपदेश से व्यासजी ने भगवान्‌ की विधिंध लीलाभो के 
वर्णन करने का विचार किया । तदनुसार उन्होने सरस्वती नदी के पश्चिम 
तट पर स्थित शम्याप्रास नामक जाश्नम मे आसन मारकर भनवानु में अपना 
मन लगा भक्तिपूर्वेक घ्यात धरा । उनका निर्मेल सन इत्तने अच्छे ढंग से समा- 
हित हुआ कि उन्होने भगवान्‌ का साक्षात्कार कर लियारै। आसन तथा सन; 
प्रणिधान का उल्लेख स्पष्ट ही है । 

( ३ ) भीष्म पितासह के देहत्याग के अवसर प्र व्यासजी ने ऋषि-मुनियों 
के अतिरिक्त पाण्डवो के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र को भी उस स्थान पर ला 
एकत्र किया है। अन्तिम अवसर पर सब छोग भीष्म को देखने को आये, 
श्रीकृष्ण भी पधारे | भीष्म सच्चे पारखी थे, भावुक भक्त थे। उन्होने ध्रीकृष्ण 
की ललित स्तुति की तथा अन्त समय में भगव,न्‌ मे सन, वचन, दृष्टि को 
वृत्तियो से अपनी आत्मा को लगाकर अन्तःश्वास लिया तथा शान्त हो गये ।* 
इस प्रसद्ध मे भोप्स ने अपने शरीर को योगक्रिया से छोड़ा, यह बात स्पष्ट ही 
है । अन्तिम वार श्वास को भीतर खीचकर ब्नहारच्त से प्राणत्याग करना 
योग की महत्वपूर्ण क्रिया समभी जाती है । 





१. श्रोमद्भागवत १६।१६, १७। 
२. श्रीम:्भागवत शहा२०। 
३. श्ोमद्भागवत १।७॥३४ । 

४. श्रीमद्भागवत ११९॥४३ ॥ 


दशम परिच्छेद : भागवत योग ५२१ 


(४) देवहूति सांख्यशास्त्रप्रवर्तक कपिल मुनि की पूजनीय माता थी। 
बहुत आग्रह करने पर कपिल ने उन्हें योग की शिक्षा दी । परिणाम यह हुआ 
कि उन्होने अपना देहत्याग समाधि के द्वारा किया ।* 


(५) चतुथं स्कन्घ मे सती के शरीरदाह की कथा वर्णित है। अपने पिता 
दक्ष प्रजापति के द्वारा किये गये शिवजी के निरादर के कारण सती ने अपने 
शरीर को जला दिया था। गोसाईजी 'जोग अग्रिन तनु जारा! लिखकर 
योगारिन मे सती के भस्स होने की वात लिखकर चुप हैं, परन्तु व्यासजी ने 
एक इलोक में उसकी समग्र योगक्रिया का यथार्थ वर्णन किया है ।'* इस पदच्च 
की शुकदेवकृत सिद्धान्त-प्रदीप तथा विजयराघवरकुत भागवत चन्द्रिका-व्याख्या 
मे बड़ी सामिक व्याख्या की गयी है । सती ने पहले आसनजय किया--आसन 
मारकर इस प्रकार बेठ गयी कि प्राण-सचारजनित अज्भ-सशच्चालन बिलकुल 
बन्द हो गया । तब प्राण और अपान का निरोध कर एकवृत्ति बना नाभिचक्र 
( मणिपुर ) मे रखा। अनन्तर नाभिचक्र से उदानवायु को उठाकर हृदय 
( अनाहत ) में ले आयी; निश्चय बुद्धि के साथ वहाँ से भी वायु को कण्ठमार्ग 
( विशुद्धिचक्क ) से भ्रूमध्य ( भाज्ञाचक्र ) में ले आयी । उदान को वही टीकाकर 
सती ने अपने अंगो मे वायु तथा अग्नि की घारणा धारण की। परिणाम 
स्पष्ट ही हुआ। शरीर एकदम जल उठा। इस वर्णन मे शरीर के विभिन्‍न 
चकी तथा तद॒द्वारा वायु को ऊपर ले जाने की क्रिया का उल्लेख नितानन्‍्त 
स्पथ्है ॥ 


(६ ) नारदजी ने ध्रुव को आसन मार प्राणायाम के द्वारा प्राण, इन्द्रिय 
तथा मन के भल को दूर कर समाहित मन से भगवान्‌ के ध्याव करते का 
उपदेश दिया था।* श्रुव ने उसी मार्ग का अवलूम्बन किया तथा बल्प समय 
में ही वह भगवान्‌ का साक्षात्कार करने मे समर्थ हुआ ।* ध्रुव को नारद ने 
अष्टाड्घोग का ही उपदेश दिया था, इसका पूरा पता “इत्वोचितानि' पद्म 
की भागवत-चन्द्रिका के देखने से लग सकता है। 'उचितानि छृत्वा” मे यम- 
नियम का, 'कल्पितासन:” से आसन का, “महूं व्युदस्य” मे प्राणायाम तथा 
प्रत्याहार का, ध्यायेत्‌! मे ध्यान के घारणापूर्वक होने के कारण तथा ध्यान का 
विधान किया गया है भर्थाव्‌ पुरे अशद्भयोग का उपदेश है । 





४ 
ला 


- श्ीमद्भागवत ३३३)२७ 

ह। ४४२२५, २६ 
हर डाप।४४ 

हे हा 'डा59७ 


हद द0 4० 


प्र पुराण-विमर्श 


(७ ) दघीचि ऋषि से देवताओं ने वज् बनाने के लिए उनकी हड्डियाँ 
माँगी तव लोकोपकार की उन्नत भावना से प्रेरित होकर ऋषि ने उनकी 
प्रार्थवा को अंगीकार किया तथा इच्द्रिय, प्राण, सन और बुद्धि का नियमन कर 
परम योग का आश्रय लिया । उस समय उन्हे खबर ही न लगी कि उनका 
शरीरपात कब हो गया ।॥* 

(८) वृत्र ने भी अपनी मृत्यु के समय भगवान्‌ के चरण-कमलो में मन 
लगाकर समाधि के द्वारा अपने प्राण छोड़े ।* 

(९ ) अदिति ने पयोत्रत' नामक महत्वपूर्ण ब्रत भगवान्‌ की प्रसन्नता के 
लिए किया। भगवान प्रसन्‍त हो गये और उन्होने अदिति के उदर से जन्म 
धारण करना स्वीकार कर लिया। मह॑वि कश्यप को इस अदभुत घटना का 
ज्ञान समाधियोग से बिना किसी के जनाये ही हो गया ।* 

( १० ) श्रीकृष्ण के जीवनचरित में अनेक प्रसद्ध भागवत के दशम स्क्रत्ध 
में बणित हैं जिनमें योग का आश्रय लेकर उन्होंने अत्यन्त आशएचययंजनक 
अलौकिक घटनाओ को घटित किया है। श्रीकृष्ण तो भगवान्‌ के परर्णाववार 
ठहरे-कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम! । अत: अलौकिक घटनाओ को उत्पत्न करना 
उनकी शक्ति के एक कण का कायें है, परन्तु इन सब अद्भुत कार्यो की उत्पत्ति 
श्रीकृष्ण ने अपने योगबल से की थी, इसका उल्लेख बारस्वरार मिलता है । वह 
अनेक बार योगी” तथा योगियो मे श्रेष्ठ योगेश्वरेश्वरः बतलछाये गये हैं। 
ब्रह्मा ने वालो तथा गौओ को जब पवत की कन्दरा में चुराकर रख छोड़ा 
था तब श्रीकृष्ण ने अपने शरीर को हो उतने हो गोपों तथा गौओ में 
परिवर्तित कर जो चमत्कार किया था वह योग को 'कायब्यूह'ं सिद्धि का 
उज्बल हदृष्टान्त है । श्रीकृष्ण ने प्रव दावागिनि से गोपों की जो रक्षा की थी, 
उसमे उनका योगवीये ही प्रधान कारण था ।* रासछीछा के समय में 
वृन्दावनचन्द्र श्रीकृष्ण ने जो अलौकिक लीलाएँ दिखायी उप्तमे उवका योगमाया 
का आश्रय लेना भी एक कारण था ।* जब यादवो के भार से भी व्यथित इस 
भूमण्डल को श्रोकृष्ण ने भार-विहीन कर तथा जीवनदान देकर बपने लोक 
में जाने का विचार किया, उस समय भी श्रीकृष्ण ध्यान लगाकर अपने परम 


कोसी तन न “तन >न्‍++..._.ल९०...3....ुु3...> 


१, श्रोमद्भागवत ६।१०।१२ 


२. 7्ः ६4११४२१ 
३. गा ८।१७।२२ 
४. हर १०॥१३॥१६ 
+. । १०।१९१४ 
६. | । १०२९ १ 


दशम परिच्छेद : योग का प्रत्यक्ष वर्णन ५२३ 


रमणीय शरीर को आम्तेयी योगधारणा से बिना जलाये ज्यों-केनत्यों मपने शरीर 
के साथ अपने छोक में चछे गये* । 'साधारण योगी अग्नि-धारण से अपने शरीर 
को भस्म कर देता हे । श्रीकृष्ण ने भी वह घारणा की अवश्य, परस्तु अपने 
शरोर को थिना भस्म किये सशरीर ही अपने घाम भें चले गये ९ | इस प्रकार 
श्रीकृष्ण के जीवनचरित की आदि से अन्त तक व्यासजी ने योगसिद्धियों से 
परिपूर्ण प्रदर्शित किया है । 


योग का प्रत्यक्ष वर्णन 


भागवत्त के तीन स्कन्धो मे योग का विशेष विवरण दिया गया है-- 
दूसरे सस्‍्कन्‍्घ के अब्याय १ तथा २ में; तीसरे स्कन्ध के २५ वें तथा २८ 
वे अध्यायोंमे कपिछजी का अपनी माता देवहुति के प्रति योग का उपदेश, 
और फिर एकादण स्कन्ध के अन्याय १३ में सनकादिकों को हंसछपघारी 
भगवान्‌ के द्वारा योग का वर्णन, अ० १४ में ध्यानयोग का विशद वर्णन, आ० 
१५ में अणिमा आदि अठारह विद्धियो का वर्णन, अ० १९ में ग्रसतियमादि 
का वर्णन, अ० २८-२९ में यथाक्रम ज्ञानयोग औौर भक्तियोग के साथ 
अशजुप्रोग का । 
योग के आठ अड्भ हु+यम, नियम, भासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, घ्यान, समाधि। इनमें यस तथा नियम का संक्षिप्त वर्णन ग्यारहवें 
स्कन्‍्घ के अध्याय १९ मे यत्किचितु मिलता है। परातख्चछ सूत्रों में तो यम तथा 
नियम केवल पाँच प्रकार के ही वतलाये गग्रे हैं, परन्तु भागवत में उनमे से 
प्रत्येक के वारह भेद माने गये है । 
यम के द्वादश भेद *--( १) अहिसा, (२) सत्य, (३) अस्तेय, 
३. संयोज्यात्मनि चात्मानं प्मनेत्रे न्‍्यमीलयत्‌॥। 
लोकाभिरामा स्वतनुं धारणाध्यानमज्जुलम्‌ ! 
गीगधारणायास्नेय्या दग्ब्दा धामाविशत्‌ स्वकम्‌ ॥ 
-“ || श्रीमद्भागवत्त १५३१।५-६ ) 
२. उक्त बलोक की व्यास्या मे मान्य टीकाकारों में भी मतभेद दिखायी 
पड़ता हे । श्रीघर स्वासी के अदग्ब्यां' पदच्छेद को मानकर वीर-राघव 
विजयध्वज, जीव गोस्वामी आदि सब टीकाकारों मे एक समान ही अर्थ किया 
है, परन्तु निम्बाकमतानुयायी श्रीशुकदेव ने अपने सिद्धान्त-प्रदीप मे दग्ब्वा 
पदच्छेद कर स्ववियोगाधिना सन्तापयित्वा' अर्थ कर विद्युत्‌ के अदृश्य होने की 
तरह भगवत्तनु के अन्तर्धाव होने की बात लिखी है । 
३. श्लीमद्भागवत १११९॥३३ 


प्र्४ पुराण-विमरशं 


(४ ) असंग, (५) ही, ( ६ ) असंचय, ( ७) आस्तिक्य, ( ८) ब्रह्मचये, 
(९ ) मौन, ( १० ) स्थैय ( ११ ) क्षमा, ( १२) अभय । 

नियम के द्वावश भेद'--( १) शोच--बाह्मय, ( २) आश्यन्तर, ( ३ ) 
जप, ( ४ ) तप, ( ५) होम, ( ६ ) श्रद्धा, (७ ) आतिथ्य, ( ८ ) भगवदचेन, 
(९ ) तीर्थाटन, ( १० ) पराथचेष्ठा, ( ११ ) सनन्‍्तोष, ( १२ ) आचार्यसेवन । 

इन यमो में अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरियग्रह ( भागवत का 
छठा 'असंचय' ) पातख्लल दर्शन मे भी है, शेष सात नये है। नियमों में उसी 
भाँति शौच, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिघान ( भागवत का आठवां 
'भगवदचे न” ) पातख्लल दर्शन मे भी है, शेष नये हैं । 

आसन--यह योग का तीसरा अंग है। शुद्ध, पवित्र तया एकांत स्थान में 
आसन लगाना चाहिए । जहाँ कही हल्ला नही हो, निजंनता के कारण शान्ति 
विराजती हो, वैत्ता ही स्थान आसन लगाने फे लिए चुनना चाहिए। आसन 
बैलाजिनकुशोत्तर' होना चाहिए । इसका 'कल्पितासन' शब्द के हारा भागवत 
में स्थान-स्थान पर संकेत है। योग में अनेक आसन बतछाये गये हैं। स्वस्ति- 
कासन से बैठे तथा उस समय अपने शरीर को बिल्कुल सीधा बना रखे-- 

गृहात्‌ प्रव्नजितों धीरः: पृण्यत्तीथंजलाप्लुत्त: | 
शुच्ो विविक्त आसीनो विधिवतु कल्पितासने ॥ 
--( श्री मदभाग० २॥१।१६ ) 

घर से निकला हुआ वह धीर पुरुष पुण्यतीर्थों के जल मे स्वाव करे और 

शुद्ध एकान्त स्थान मे विधिपुवंक बिछाये हुए आसन पर आसीन हो ॥! 


शु्ौ देशे प्रत्तिष्ठाप्प विजितासन आसनमस्र | 
तस्मिन्‌ स्वस्ति समासीन ऋजुकाय' समभ्यसेत्‌ ॥ 
--( ३।२८।८ ) 
'शुत्ि देश मे आसन लगाकर आसन को जीते, पीछे स्वस्तिकासन लगा 
कर सीधा शरीर करके अभ्यासकरे ।* 
इस एलोक मे श्रीधरस्वामी के अयुसार 'स्वस्तिक' पाठ माना जाता है। 
अन्य टीकाकारो ने 'स्वस्ति समासोनः” पाठ माना है तथा पद्मासन अथवा 
सिद्धासन से सुखपुूर्वक बैठे; ऐसा अर्थ किया है। अतः भागवत से किसी एक 
आसन के प्रति आदर दिखाया गया नही मालुम पड़ता । स्थान-स्थान पर टीका- 
कारो के संकेत से पद्म अथवा सिद्ध आसनो की ओर निर्देश जान पड़ता है । 





१, श्रीमद्भागवत ११११९।३४ 


दर्शम प्रिच्छेद : भागवंत्त योग ५२५ 


प्राणा्याप--प्रॉणों का आयाम योग का चौथा भज्भ है। इरक, कुम्भक 

तथा रेचक के द्वारा प्राण के मार्ग को शुद्ध करने का उपदेश दिया गया है--+ 
प्राणस्य जोधयेस्मार्ग पूरकुम्भकरेचके: । 

--( ३॥२८।॥९ ) 

प्राणायाम पुराणों में दो प्रकार का बतलछाया गया है--( १ ) भगर्भ तथा 

(२) सगंभ। अगर्भ प्राणायाम वह है जिसमें जप तथा ध्यान के बिना ही, 

मात्रा के अनुसार, प्राणायाम किया जाय। सगभ प्राणायाम में जप तथा 5888 

अवश्य होना चाहिए । इन दोनो मे सम प्राणायाम श्रेष्ठ हे । अतः पुराणों ने 

उसीके करने का उपदेश दिया है । शिवपुराण की वायवीय संहिता के उत्तर 

खण्ड के अध्याय सैंतीस मे इन दोनों के भेद तथा उपयोग का अच्छा वर्णन है--- 


अगरभदच सगभच प्राणयामो द्विधा स्मृत्तः। 
जप॑ ध्यानं विनाग्गर्भ: सगर्भस्तत्समन्वयातु ॥ ३३ ॥ 
प्राणायाम अगर और सगर्भ, दो प्रकार का कहा गया है, जप और ध्यान 
के बिना जो प्राणायाम होता है वह अग्र्भ है और जप-ब्यान के सहित जो है 
वह सगे है ।! 
अगर्भाद गर्भसंयुक्त: प्राणायाम: शत्ताधिकः। 
तत्मात्सगर्भ कुवन्ति योगिन: प्राणसंयमस्‌ ॥ ३४ ॥ 
'अगर्भ से सगर्भ प्रणायाम्त का गुण सौगुता है। इसलिए योगों समभे 
प्राणायाम करते हैं ।” 
विष्णुपुराण में अगर्भ को अबीज तथा संगर्भ को सबीज ' प्राणायाम कहा 
गया है । श्रीमद्भागवत में भी इसी सग्रभ प्राणायाम का विधान बतलाया 
गया है। प्राणायाम करता जाय, साथ-ही-साथ अ-उन्म्‌ से ग्रथित ब्रह्माक्षर 
कार की मन में आवृत्ति करता जाय । उ>कार को बिना भुलाये अपने श्वास 
को जीते १-. 
अभ्यसेन्मनसा शुद्ध त्रिवृद्‌ ब्रह्मक्षरं परम । 
मनो यच्छेज्जितश्वासो ब्रह्मवीजमविस्मरन्‌ ॥ 
“(६ श्रीमद्भाग० २॥१११७ ) 
“इस तीन अक्षर वाले शुद्ध परम ब्रह्माक्ष 


र गन्च का सन से जप करे । इस 
ब्रह्म वीज को बिना भुलाये श्वास को जीक्षकर मन को एकाग्र करे ॥? 





बन 


१. विष्णुपुराण पष्ठ मंश ७४० | 
३. श्रीमद्भागवत ११५। २४८। ३४। 


५२६ पुराण-विमर्श 


जो योगी इस प्रकार सगर्भ प्राणायाम के अभ्यास से श्वासर्जय प्राप्त कर 
लेता है, उसके मन से आवरक भमल-रज तथा तम--क्रा नाश उसी प्रकार 
हो जाता है, जिस प्रकार आग में तपाये लोहे से मलिनता दूर हो जाती है-- 
मनो5॑चिरात्स्याहि रज॑जित्तरवासस्य योगिन: । 
वाय्वग्निभ्यां यथा लोहं ध्मातं त्यजति वे मलूम्‌ ॥। 
--( ३॥२5८।१० ) 
ऊपर पूरक, कुम्भक तथा रेचक के क्रम से प्राणायाम करने का विवान 
बतलाया गया है, परन्तु भागवत के एकादश स्कन्ध मे “विपयंयेणापि शर्नेरमभ्य- 
सेन्निजितेन्द्रिय: ( १४॥ ३३ ) 'प्रतिकूलेन वा चित्तम! ( ३। २८ | ९ ) कह 
कर इसमे उलटे क्रम से प्राणायाम करने वी भी विधि शास्त्रीय मानी गयी है | 
यहाँ विपयंग्रेणापि” तथा 'प्रतिकूलेन'! का अर्थ श्रीधरस्वामी ने दो प्रकार से 
किया है। एक बर्थ तो यह हुआ--साधारण नियम का उलटा क्रम भर्वात्‌ 
रेचक, प्रक, कुम्भक । उसका आशय यह है कि पहले ही रेचक करे, वाद को 
कुम्भक और अन्त से पुरक। कुम्भक दो प्रकार का होता है--अन्तःकुम्भक- 
तथा वहिःकुम्भक । भागवत में इन दोनो का वर्णन है तथा दोनों मे किसी 
एक के द्वारा चित्त को >थर करने का उपदेश है। दूसरा अर्थ यह बतलाया 
गया है कि वाम नाड़ी से पूरक करे तथा दाहिनी से रेचक करे अथवा 
इसका उलठा दक्षिण नाड़ी से वायु भरकर वाम से रेचक करे । दोनो ही >र्थ 
योगाभ्यासियों को सम्मत है। प्राणायाम को तीनो काछ मे--प्रातः, मध्याह् 
तथा सायं--करना चाहिये और हर बार दस प्राणायाम करना चाहिये। 
यदि इस नियम से प्राणायाम किया जाय तो एक मास से पृ ही साधक पवन 
को वश में कर लेता है-- 
दशक्ृत्वस्त्रियवर्ण मासादर्वाग जितानिल: ॥ 
-( श्रीमद्भा० ११।१४३५ ) 
प्र्याहार--इस प्रकार आसन, सद्भ तथा श्वास को जीतकर साधक 
अपनी इन्द्रियो को उनके तत्तद्विषयों से खीचे । इस कार्य मे सहायता देगा 
निश्चय बुद्धि वाला सन । मन के द्वारा निश्चय बुद्धि की सहायता से मनुष्य 
अपनी इन्द्रियो को विपयो से खोचकर उन्हें एक स्थान प्र रखने का यत्व करे। 
यह हुआ प्रत्याहार । 
नियच्छेद्विषयेभ्योकक्षान्‌ सनसा बुद्धिसारथिः | 
“ ([ शीमदभाग० २११८ ) 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यों मनसाक्ृष्य तन्मय:। 
बुद्धया सारथिना धीर: प्रणयेन्मयि सर्वत्त: ॥ 
--( श्रीमद्भाग० ११।१४।४२ ) 


दशम परिच्छेद : भागवत्त योग प्र७ 


घारणा--मन को एक वस्तु में टिकाने का नाम हुआ धारणा । भागवत मे 
दो प्रकार की धारणा बतलायी गयी है। वे ही घारणाएँ अन्य पुराणों में भी 
नामभेद से वतलायी गयी है । भगवान्‌ के दो रूप है--स्थुरू तथा सुक्ष्म । इन्ही 
को विष्णुपुराण में ( १ ) मृत अथवा विश्व” तथा (२) भमू्त अथवा सु 
रूप बतलाया गया है | भगवान्‌ के इन्ही दोनो रूपो का घारणा तथा ध्यान 
करना चाहिए । अतः मागवतबिहित धारणा के दो भेद हुए-- 


(१) वेराज धारणा तथा ( २) अन्तर्यामि धारणा । 


सबसे पहले भगवान्‌ के स्थूल रूप में ही घारणा तथा ध्यान लगाये। २ स्कंघ 
के पहले ही अध्याय मे भगवान्‌ के विराद रूप का सुन्दर तथा साज् वर्णन किया 
गया है। स्थूल हाने के कारण मूर्त रूप मे मन आसानी से लगाया जा सकता 
है । इस धारणा का नाम हुआ वेराज घारणा। जब यह धारणा साधक के 
हाथ मे आा जाय, तव अमृत रूप की धारणा करनी चाहिए। इस दूसरों 
धारणा--अन्तर्यामि घारणा का अतीव सुन्दर वर्णव भागवत के अनेक स्थलों 
पर किया गया है, यथा दूसरे स्कन्‍्च का दूसरा अध्याय, तीसरे स्कत्घ का 
अट्टाईसवाँ अध्याय तथा ग्यारहवे स्कत्ध का चौदहवाँ अध्याय । इन वर्णनों का 
आशय" है कि अपने शरीर के भीतर ऊष्वंनालवाले अधोमुख हृत्पुण्डरीक को 
ऊध्वमुख, विकसित, अष्टदलवाला तथा कणिकायुक्त ध्यान धरे। करणिका मे 
क्रमशः सुयय, चन्द्रसा तथा अग्नि के मण्डल को रखे । इस अग्नि के भीतर 
आनन्दकन्द श्रीवृन्दावन चन्द्र बतमाकाबारी को मनमोहिनी मूरति का ध्यान 
धरे । भगवान्‌ के इस सुहावने रूप का जैसा वर्णन भागवत मे मिलता है बैसा 
अन्यत्न सिलना दुलेभ है। 

किसी वस्तुविशेष में अनुस्यूत रूप से मन धारणा धारण करे। प्रत्यय की 
एकतानता हो, तो उसे ध्यान कहते है--तप्रकतानता ध्यानमुर । भागवत मे 
घ्यान के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। सारांश यही है कि जब ह॒त्कणिका 
में भगवान्‌ के समग्र शरीर को धारणा निश्चछ तथा ठीक हो जाय, तब प्रत्येक 
अंग का ध्यान करना चाहिए। अंग्रो का क्रम पादादि यावत्‌ हसित गदाभृत:” 
( चरणों से लेकर हंसते हुए मुख तक ) हैं। इनका वर्णन तीसरे स्कस्ध के 
भट्टाईसवें अध्याय मे देखने ही योग्य है। भगवान के पैर के ध्यान से आरस्भ 


कर ऊपर बढ़ता जाय और बन्त में सुख की मन्द मुसकान के ऊपर अपना 
ध्याव जमा दे-.- 


सल-++++-+-> न म 3 
१. विष्णुपुराण अं० ६ अ० ७। 
२. श्लीमद्भागवत ११।१४।३६-३७ । 





५२८ पुरांण-विमर्श 


सश्चिन्तयेत्‌ भगवतश्चरणा रविन्दं 
वजाद्ूशध्वजसरोरुहलाञछतनाढयम | 

उत्तुद्भरक्तविलसन्नखचक्रवाल- 
ज्योत्स्नाभिराहतमहद्धुदयान्धका रस्‌ ॥| 


-+ ३॥२८।२१ ) 

“उत्तम प्रकार से भगवान्‌ के उस चरण-कमल का ध्यान करे जो चरण- 

कमल वज्य, अंकुश, ध्वजा और कमल के चिह्नो से युक्त है तथा जिसने अपने 

ऊँचे उठे हुए छाल-लाल नखो की ज्योत्स्ना से सत्पुरुषो के हृदय के अन्धकार को 
दूर किया है ।! 


२ 2९ २६ 


समाधि--व्यान के वाद ही समाधि का स्थान हे। उस समय भक्ति से 
द्रवीभूत हृदय, आनन्द से रोमांचित होकर, उत्कण्ठा से आँसुओ की धारा में 
नहानेवाला भगवान्‌ का भक्त अपने चित्त को घ्येय पदार्थ से उसी भाँति अलग 
कर देता है, जिस प्रकार मछली के मारे जाने पर मछुआ बडढिश ( काटे ) को 
अलग कर देता है--- 

“चित्तवडिशं शनकेवियुडक्‍्ते' । 
इस समय निरविषय मन अचि की तरह गुणप्रवाह से रहित होकर भगवान्‌ मैं 
लय प्राप्त कर लेता है--ब्रह्माकार मे परिणत हो आता है ( भाग० शार८: 
३४-रे८ ) । 

'इस प्रकार भगवान्‌ श्रोहरि मे जिसका पृणं प्रेमभाव हो गया है, जिसका 
हृदय भक्ति से द्रवीभुत हो घया है, प्रेमानन्द से जो पुलकित हो उठा है, जो 
वारंवार उत्कण्ठा से उत्पन्न हुई अश्वुधारा मे नहाता रहता है, वह उस चित्तरूप 
वडिश ( मछली पकड़ने के काँटे ) को भी पीछे धीरे-घीरे छोड़ देता है। संसार 
का आश्रय जिसने छोड़ दिया, जो निविषय ओर पूर्ण विरक्त हो गया, वह मन 
बत्ती जल जाने पर दीपशिखा की महज्ज्योति में सिलते के समान निर्वाणपद को 
प्राप्त होता हूँ। त्रिगुण का प्रवाह जिससे हट गया, ऐसा वह पुरुष अपने सिवा 
और कोई व्यवधान न देखता हुआ अखण्ड आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है। 
वह पुरुष मन की इस चरम निवृत्ति से सुख-दुःख के बाहर उस महिमा में 
छीन हुआ करता है और आत्म-स्थिति की पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ ऐसा पुरुष 
यद्यपि अपने आपको कर्ता नही मानता तथापि सुख-दुःख का जो मूल कारण है 
वह अपने अन्दर देखता है ॥' 


--( भाग० ३॥२८।३४ ) 


दजम परिच्छेद : भागवत योग ५२९, 


इस योग की यह बड़ी विशेषता मालम पड़ती है कि यह अष्टाड्भ योग भक्ति 
के साथ नितान्त सम्बद्ध है। वास्तविक योगी केवल शुष्क साधक नही है, 
प्रत्युत भगवानु की उत्तम भक्ति से आप्लाव्यमान हृदयचाला परम भागवत है। 
बिना भक्ति के लोकविहित समाधि की निष्पत्ति कथमपि नहीं हो सकती । 
व्यासजी ने अत्यन्त स्पप्ट शब्दो मे कहा कि योग का उद्देश्य कायाकल्प” नहीं 
है - शरीर को केवल दृढ बनाना नही हैं, प्रत्युत उसका प्रधान घ्येय श्रीभगवान्‌ 
में चित्त लगाना है, भगवत्परायण होना हैं--- 
केचिद्‌ देहमिमं धीरा: सुकल्य॑ वयसि स्थिरस | 
विधाय विविधोपायेरथ युज्जन्ति सिद्धये ॥ 
नहि त्तत्‌ कुशलादूत्यं तदायासों हपा्थक:। 
अन्तवत्त्वाच्छरी रस्थ फलस्थेव वनस्पते: ॥ 
योगं निषेवतो नित्यं कायरचेत्‌ कल्पत्तामियात्‌ । 
त्तच्छदृष्यात्न मत्तिमान्‌ योगमुत्सुज्य मत्परः॥ 
--( श्रीस:द्वागवत ११।२८।४१-४३ ) 
श्रीमद्भागवत का योग के विषय में यही परिनिष्ठित सिद्धान्त प्रतीत होता 
हैँ कि योगियो के लिए जगदाघार भगवान्‌ में भक्ति के द्वारा चित्त लगाने के 
अतिरिवत ब्रह्मप्राप्ति का अन्य कोई उपाय नही है--- 
त युज्यमानया भकक्‍त्या भगवत्यखिलात्मनि। 
सदृशो5स्ति शिव: पन्‍्था योगिना ब्रह्म-सिद्धये ॥ 
--( श्रीमद्भा० ३॥२५॥१९ ) 
अखिल आत्मस्वरूप भगवान्‌ मे लगी हुई भक्ति के समान शिव: पंथा३ 
कल्याणकारी साग, योगियो के लिए ब्रह्मप्राप्ति में और कोई नही है ।? 


३४ पु० बि० 


एकादश परिच्छेद 


पुराणों का देश ओर काल 


पुराणो का निर्माण किस स्थल पर हुआ औौर कब हुआ ? यह समस्या 
पौराणिक वैदुषी के लिए एक जीती-जागती चुनौती है । साम्प्रदायिक मान्यता 
तो यह है कि म्हषि वेदव्यास ने प्राची सरस्वती के तीरस्थ अपने आश्रम में 
बैठकर ध्यानस्थ होकर समग्र पुराणों का प्रणयन किया--फलतः पुराणों के देश 
मे ऐक्य के समान उनके काल मे भी ऐक्य है। परन्तु ऐतिहासिक पद्धति के 
विद्वानों को यह सिद्धान्त कथमपि रुचिकर नही है । पुराणों ने इदमित्यं रूप से 
अपने निर्माण-क्षेत्र या प्रणयनस्थलू का निःसन्दिग्ध रूप से निर्देश नही किया है, 
केवल विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र पर विभिन्‍न पुराणों को आस्था है, उसे ही वे 
भारतवषं मे प्रद्ृष्ठ क्षेत्र या तीर्थ मानते हैं। इस प्रकार की आस्या गाढ परिचय 
मूलक ही हो सकतो है। पुराण का वह रचियता उस तीथ्थ॑विशेष या प्रान्त- 
विशेष से विशेष परिचय रखता है और इसीलिए वह उस स्थान पर इतना 
भाग्रह दिखलाता है तथा इतनी श्रद्धा प्र्दशित करता है । इसी पद्धति से पुराण 
के देश का कुछ सकेत किया जा सकता है। नितान्‍्त निर्णय एकदम असम्भव 
नही, तो भी दुःसम्भव अवश्य है । इसी प्रकार की सूचनाएँ एकत्र कर पुराण के 
देश का यहाँ निर्देश प्रस्तुत किया जा रहा है। 


काल का भी निर्णय एक विषम पहेली है। पुराणों की रचना फा काल- 
निर्णय एक विषम समस्या है जिसका समाधान नितानन्‍्त कठिन है। इसका 
कारण अवान्तर शताब्दियो मे पुराणों का संस्कार तथा प्रतिसंस्कार माना 
जाना चाहिए । मुलभूत पुराणो मे कालान्तर मे यत्र-तत्र स्फुट श्लोक ही नहीं 
जोड़े गये, प्रत्युत अध्याय का अध्याय जोड़ा गया है ॥ अनेक पुराणों में प्रति- 
संस्कार वी मात्रा ने मूल स्वरूप को सर्वात्मना आच्छादित कर लिया है। उनके 
सृूल रूप को खोज निकालना बहुत अधिक गम्भीर अनुशीलन चाहता है । किन्‍्ही 
पुराणों मे तो मूल रूप की आविष्कृति सम्भावना से परे की बात हो गयी है । 
ऐसी स्थिति मे पुराणों के मूल स्वरूप का समय निर्धारण नितान्‍्त असम्भव नही, 
तो दुःसम्भव अवश्य है। सच तो यह है कि पुराणों के भध्यायो का ही नही, 
प्रत्युत उनमे निर्दिष्ट श्लोकों के भी मलग-अलूग समय का निरूपण किया जाना 
चाहिए। अतएव पुराणो के आविर्भावकाल के विषय मे इदमित्थं॑ रूप से कहना 


एकादंश परिच्छेद : पुराण काल-निर्णय ५३१ 


कठिन है। केवल तारतम्य परीक्षा के द्वारा दो पुराणों के वीच में किसी को 
इतर पुराणापेक्षया अर्वाचीन अथवा प्राचीन माना जा सकता है । 

वस्तुस्थिति ऐसी ही है । तथापि कतिपय सिद्धान्त का संक्षिप्त निर्देश यहाँ 
किया जा रहा है जो इस विवाद-विषय का कथच्चित्‌ समाधान प्रस्तुत करु 
सकते हैं । 


कालनिर्णय के कतिपय नियामक साधन 


( क ) भावृत्त अंशवाले पुराण अनावृत्त भंशवाले पुराणों की अपेक्षा चून॑ 
प्राचीनतर है । इस तथ्य का कारण भी अनिर्देश्य नहीं है। पहले दिखलाया 
गया है कि पुराण-संहिता का मूल परिमाण केवल चार सहस्न एइलोक ही है । 
इसका विकास कालान्तर मे अश्वदश पुराणो के रूप मे सम्पन्न हुआ । फलतः कुछ 
प्राचीनतम सामग्री (एलोकात्मक ही नही, अपितु अध्यायात्मक भी) कई पुराणों 
मे आवृत्त होती गयी है । इसके विपरीत अनेक पुराण किसी विशिष्ट सम्प्रदाय की 
मान्यता को अग्रसर करने के उद्देश्य से निर्मित हुए हैं। फलत। ये अभिनव 
रचनायें हैं जिनका क्षेत्र मितान्‍्त सीमित है। इसलिए उनके इलोक अथवा 
अध्याय कही भी आवृत्त नहीं हुए। इस कसौटी पर कसने से विष्णुपुराण 
श्रीमद्भागवत की भपेक्षा प्राचीचतर सिद्ध होता है। विष्णुपुराण के भनेक 

व्याय या तदंश मकंण्डेयपुराण में तथा हरिवंश में एकाकार हैं। प्राकृत- 
वेक्ृत रूप नव सर्गों के वर्णनवाले इलोक दोनो मे एक ही है । विष्णुपुराण प्रथम 
मंश पत्चम अध्याय चतुर्थे इलोक से आरस्भ कर २६ एलोक तक का अंश मा्केण्डेय 
अ ४७ के १४ इलो० से लेकर ३७ तक एक ही है। इसी प्रकार विष्णु० के 
इसी अध्याय के २८ श्लोक से आरम्भ कर अध्यायान्त भाग माक॑ण्डेय का ४८र्वाँ 
अध्याय है जिसमे देवादि स्थावरान्त सूष्टि का विवरण है। इसके विपरीत, 
श्रीमद्भागवत का कोई भी विशिष्ट श्रश किसी भी पुराण मे आदवृत्त नही हुमा 
है । इसका एक छोटा अपवाद अवश्य है। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्च 
तृतीय अध्याय के २१ शलोक ( ६-२६ तक ) गरुड के पुर्वा्ध के प्रथम अध्याय 
में आवृत्त या उद्धृत हैं ( गरढड १११४--१।३४ ) यह भंश विष्णु के अवतारो 
का क्रमश; वर्णन करता है। परन्तु इससे हमारे मूल सिद्धान्त का विपर्यास 
नही होता कि विध्णुपुराण की अपेक्षा श्रीमद्भागवात भर्वाचीन है । इस तथ्य 
का पोषक एक अन्य प्रमाण भी अनुसन्वेय है। श्रीमद्भागवत वेष्णव सम्प्रदायों 
के अन्तर्गंत भागवत सम्प्रदाय का अपना विशिष्ट पुराण है जिसमे तत्सम्प्रदाय 
के मान्य तथ्य बड़ी मामिकता से उद्घाटित किये गये है । विष्णुपुराण किसी 
भी सम्प्रदाय के अन्तर्भक्त न होकर सामान्यतः विष्णु-माहात्म्य का प्रतिपादक 


५१२ पुराण॑-विंमश 


एक महत्त्वपूर्ण पुराण है इसीलिए मध्ययुगीन समग्र वैष्णव सम्प्रदायों का 
यह उपजीव्य ग्रन्थ रहा है। जिस प्रकार श्रीवेष्णवों तथा माध्वों ने इससे 
स्वकीय अनेक सिद्धान्तों का ग्रहण तथा संपोषण किया, उसी प्रकार गौडीय 
वेष्णवों में भी अपने अनेक दाराानिक तहच्यों का आधार इसे ही बनाया । 
फलतः इन दोनों साक्ष्य पर दोनो पुराणो के कालनिर्णय का तारतस्य भली- 
भाँति मिलाया जा सकता हे । आवृत्त अध्यायो की अधिकता होने के कारण ही 
वायु तथा ब्रह्माण्ड प्राचीच पुराणों मे गिने जाते हैं । 

( १ ) कभी-कभी किसी विशिष्ट शब्द के विकृत परिवतन के हेतु भी पुराणों 
का कालतारतस्य निर्णीत किया जा सकता है। एक प्रसिद्ध दृप्टान्त से इसे 
समझना चाहिए । आभीर जाति का वर्णव महाभारत तथा पुराणों से अनेकत्र 
उपलब्ध होता है। महाभारत के मौशल पर्व में ७ तथा ८ अ० इस विषय में 
विशेषरुपेण द्रष्टव्य हैं। आभीरो का हथियार कोई धातुज शस्त्र न होकर 
लाठी तथा ढेला ही था। वे ग्राम मे ही रहते थे, पच्चनद ( पंजाब ) के घन- 
घान्यपूर्ण क्षेत्र में । गोपालन आशभीरो का प्रधान व्यवसाय था। इनकी संख्या 
बहुत ही अधिक थी | फलत: श्रीकृष्ण की स्त्रियों को उसी मार्ग से लोटाते समय 
आभीरो के हाथो से अर्जुन को पराजित होना पड़ा था। वेदव्यासजी के आश्रम 
पहुँचने पर उन्होने भर्जुन से हतप्रभ होने के कारण की जिज्ञासा की। इसी 
प्रसक्ध मे एक गूढार्थ श्लोक आता है--- 

नखकेश दशा कुम्भ वारिणा कि समुनक्षित:। 

आवीरजानुगमन ब्राह्मणो वा हतस्त्वया। 

युद्धे पराजितों वाति गतश्रीरिंव लक्ष्यते ॥ 
--मौशल पर्व घ।५--६ 
किसी भी व्यक्ति को हतश्री बनानेवाले ऊपर निर्दिष्ट सात कारणों मे से 
'आवीरजानुगमन' अच्यतम कारण है । 'आवीरजा” का अर्थ नीलकण्ठ ने “रज- 
स्वला' देकर छुट्टी ले ली । इस शब्द की पूरी व्यास्या इस प्रकार होगी--- 
आविर्‌ ( भृतं ) रजः यस्या: सा आवीरजा * तस्या अनुगमनं मैथुनमु | रजस्वला 
से तीन दिनो से पूर्व अनतुगमत करना धमंशास्त्र से निषिद्ध है । उसका आचरण- 

कर्ता नियमेन हतश्री होता है, इसमे तनिक भी सन्देह नही । 

विप्णुपुराण के पत्चम अंश ( रे८ अध्याय 3 से यही प्रसंग इसी रूप मे 
आाया है जहाँ मौशल प॒वव॑ के इलोकों की छाया है तथा कही-कही व्याख्या भी 
की गयी है | ऊपर निर्दिष्ठ श्लोक का रूप यहाँ इस प्रकार है-- 








१. आविरु+- रजः इत्यत्र 'रो रि/ इति रेफलोपे 'दूछोपे पूर्वस्य दीर्घोष्ण:” 
इति सूत्रेण लोपपूर्वंकस्य इकारस्य दी्घे आवोरजेति सिध्यत्ति । 


एकादश परिच्छेद ; पुराण कालनिर्णय ५३३ 


अवोरजोउनुगमर्ने ब्रह्महत्या कृताध्थवा 
दृढशाभज्भदुखीव भ्रष्टच्छायोईसि साम्प्रतम्‌ | 
हु --विष्णु ५३८।३७ 
दोनों श्लोको को मिलाने से स्प प्रतीत होता है कि विष्णुपुराण के समय 
'आवीरजा' शब्द भप्रसिद्ध होने से विस्मृत्तप्राय हो गया । फलतः महाभारत का 
वह शब्द 'अवीरजोउतुगम्न' के रूप में आया जहाँ इसका अर्थ होता है--मभेड़ों 
की धूलि का अनुगमन जो किसी प्रकार धर्मशासत्र की दृष्टि से निषिद्ध भले ही 
हो, परन्तु मूल शब्द का विकृत रूप अवश्यमेव है। ब्रह्मपुराण के २१२ अ० में 
ठीक यही वर्णन विष्णुपुराण के समान इलोकों में ही है, परल्तु उक्त श्लोक का 
परिवर्तित रूप इस प्रकार है :-- 
अजारजो5्तुगमन॑. ब्रह्महत्याइ्थवा कर्ता 
जयाशाभड्डदुःखीव अ्रष्टच्छायो$सि साम्प्रत्तम्‌ ॥ 

“नह ० २१२।३७ 
विष्णुपुराण का अवीरजोअ्तुगमन शब्द यहाँ लेखक को खटठका और उसने 
भट से उसे बोधगम्य रूप मे परिवर्तित कर दिया--अजारश्जोधनुगमनम्‌ । 

निष्कपं--इस विशष्ट शब्द के आर्थातुप्तन्धान करने से स्पष्ठ प्रतीत होता 
है कि कठिन मूल शब्द से बोधगम्य अर्थ निफालने के प्रयास मे छेखको ते उसे 
पूरे तौर पर बदल ही डाला है। जिन अंशों में यह श्लोक उपलब्ध होता है 
उनके काल के विपय मे हम कह सकते है कि मौश>पर्वे सबसे प्राचीन है । 


विष्णुपुराण उससे कालक्रम में हटकर है तथा ब्रह्मपुराण तो विष्णु से भी 
अवान्तरकालीन है । 


( ग ) पुराणो मे निर्दिष्ट चरित्रो का तुलनात्मक समीक्षण भी उनके काल- 
निर्णय का एक साधन साना जा सकता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरित की ही 
मीमासा इस विपय मे दृष्टान्तहप से ली जा सकती है। यह घचरित 
मूल में तो एकाकार ही है, परन्तु घटनाओ के विन्यास से इसका क्रमविकास 
भी अनुसन्धेय है। जितना कम्म विस्तार होगा किसी पुराण मे, वह उतना 
ही प्राचीन होगा । मान्यता यह है कि प्राचीन पुराणों मे ऋुष्णचरित की स्थल 
कतिपय घटनाएँ ही उल्लिखित है और भवान्तरकाल में श्रीकृष्ण के साहात्म्य 
तथा आकपंण की अभिवृद्धि होने से उस चरित मे नयी-नयी घटनाएँ जोड़कर 
उसे परिपुष्ठ किया गया है | इस मान्यता को ध्यान से रखते पर उस कथा के 
वर्णनपरक पुराणों का कालनिर्णय भली भाँति किया जा सकता हैं। उदाहर- 
णाथे, विष्णुपुराण के पत्चम अंश में श्रीकृष्ण का चरित केवल ३८ अध्यायों भे 


५३४ पुराण-विमशं 


वर्णित है । इसमे किसी प्रकार के भरलंकृत परिवुंहण का उद्योग ग्रन्थकार की 
ओर से नही किया गया । रासलीला का प्रसद्भ भी संक्षिप्त शब्दों में ही यहाँ 
किया गया है ( ५१३॥१३-६४ ) | अब हरिवंश में दिये ग्रये श्रीकृष्णचरित 
की इससे तुलना कोजिए । हरिवंश नयी-तयी घटनाओं को जोड़कर उसे परि- 
चृ'हित करता है। हल्लीसक नृत्य का वर्णन अभिनव है। फलत:ः यहाँ उस 
चरित का विकास स्पष्ट; लक्षित होता है। श्रीमदृभागवत मे उस चरित में 
और भी नयी-नयी बातो का समावेश लक्षित होता है। श्शिपतः: गोपियों का 
प्रसदड्भ, उद्धव द्वारा संदेश भेजने तथा गोपियों के समक्काने का प्रसज्भ यह सब 
श्रीमदभागवत फे श्रीकृष्ण-वर्णन का प्राण है । तथ्य यह है कि भागवत ने उस 
चरित में विलक्षण माधुरी तथा सीन्दयं की सुष्टि की है। विप्णुपुराण में वह 
केवल ऐतिहासिक चरित के समान ही केवल घटना प्रधान नीरस है । भागवत 
में वह चरित घटवाप्रधान न होकर रसप्रधान हो गया है। यही उसके 
विकास की दिशा हैं। इन तीनो ग्ंथो मे अभी राधा के चरित की सुक्ष्म सूचना 
होने पर भी उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति नही है | यह भभिव्यक्ति ब्रह्मवैवर्त मे स्फुट- 
तर हो जाती है । यहाँ राधा का प्रभुत्व तथा माहात्म्य श्रीकृष्ण की भपेक्षा भी 
अधिक सारवान्‌ प्रतीत होता हैं। इस प्रकार श्रीकृष्णचरित के विकासक्रम 
को लक्ष्य कर इन चार पुराणो का काल-क्रम सिद्ध होता है--विप्णुपुराण ( रुवसे 
प्राचीत )--हरिवंश--श्रीमद्भागवत--ब्रह्म वैवते ( अवरोह क्रम से )। फलतः 
विष्णुपुराण इस पुराण-चतुशथ्यी में प्राचीनतम है तथा ब्रह्मवैवत॑ नवीनतम । 
अन्य प्रख्यात चरितो के भी विकासक्रम का समीक्षण इसी प्रकार उपादेय औौर 
उपयोगी माना जा सकता है । 


(घ ) पुराणो का अन्तरज्ञ परिक्षण भी उनके समय-तिर्साण के लिए 
विशिष्ट सामग्री प्रस्तुत करता है। भनेक पुराणों ने विशेषतः विश्वकोश की 
समतावाले पुराणों ने अपनी विविध सामग्री का संकलन विभिन्न प्रामाणिक 
तत्तत्‌ शास्त्रीय ग्रंथो से किया है, कही विना नामोल्डेख किये ही ओर कही पर 
नामोल्लेख के साथ । फलतः इन मूल ग्रन्थो के साक्ष्य पर इन पुराणों का काल- 
निर्देश सुचारु रूप से किया जा सकता है। उदाहरणाथं--श्रग्ति० का काव्य- 
विवेचन ( ३३७ अ०, ३४६-३४७ अ० ) दण्डी के काव्यादर्श पर अधिकतर 
आश्रित है। फलूत: उस अंश को दण्डी से उत्तरकालीन होना निश्चित है। 
गदडपुराण ने कितने ही अध्यायो ( ९३-१०६ अ० ) मे याज्ञवल्क्य स्मृति के 
आधार पर धर्मशास्नीय विषयो का विवरण प्रस्तुत किया है। फलूतः यह 
भाग द्वितीय-तृतीय शतती के अनन्तर का है जब याज्ञवल्क्य स्मृति का 
निर्माण हुआ | इसी प्रकार शिवपुराण में दो शिवसुत्रो का तथा-उनके ऊपर 


एकादश परिच्छेद + पुराण कालनिर्णय प्रप 


निर्मित वातिक ग्रन्थ का नाम्ना निर्देश किया है। फलतः शिवपुराण की रचना 
शिवमूत्रों के तथा वातिक की रचना के अन्तर हुई । शिवसूत्रो के रचयिता 
वसुगुप्त का समय ८००-८२४ ई० तथा उतके वातिककार भास्कर का समय 
८५० ई० है। इन ग्रन्थों के स्पष्ट उल्लेख से शिवपुराण नवम शती से प्राचीन 
नहीं हो सकता । उधर अलबहनी ( १०३० ई० ) ने पुराणों की सूची में 
शिवपुराण को उसमें अन्यतम स्थाव दिया है। इन दोनों के बीच में आविभूत 
होने से शिवपुराण का समय दशम शती का अन्त मानना सर्वथा न्‍्याय्य 
प्रतीत होता है । 

(४ ) वहिरंग साक्ष्य के ऊपर भी पुराणो का काल-निरूपण किया जा 
सकता है। महाभारत ने वायुप्रोक्त पुराण का स्पष्ट निर्देश किया हैं 
( वनप्व १६१ अ०, १६ श्लो० ) तथा उसे अतीतानगत विषयों का प्रतिपादक 
भी स्वीकृत किया है। यह स्पष्टतः आजकल प्रचलित वायुपुराण का संकेत 
करता है जिसमे अतीत काल की घटनाओं के वर्णन के संग अनागत ॑- 
भविष्य काल के राजादिको के वृत्त भी वर्णित हैं। वाणभट्ट ने हषंचरित में 
वायुपुराण के स्वरूप का तथा छोक-प्रचलित प्रवचन का भी उल्लेख किया है । 
इससे स्पष्टत; हर्षचरित ( सप्तम शी का पूर्वार्घ ) तथा महाभारत ( लगभग 
द्वितीय शती ) से प्राकुकालीन होने के कारण वायुपुगण का समय द्वितीय 
शती से पूं ही मानना चाहिए। सप्तम शती से तो वह कथमपि पीछे नहीं 
लाया जा सकता) । 

घमशास्त्रीय निवन्धों मे पुराणों के वचन उद्घृत किये गये है तत्ततु 
विषय को पुष्टि में प्रमाण देने के लिए। इससे भी उनके समय का निरूपण 
किया जा सकता है । अरब यात्री अलवरूती ने अपने समय में ( ११ शती का 
पूर्वा्ध ) उपलब्ध पुराणो की सूची दी है जिसमे उन पुराणों की प्राकुकालीनता 
स्वयं ही अनुमेय है । इन निवन्धकारों मे जयचन्द्र ( १२ शत्ती का उत्तराघ॑ ) के 
सभापण्डित लक्ष्मीघर भट्ट का अनेक खण्डो में विभक्त क्त्यकल्पतय प्राचीन 
निवन्ध माना जाता है--द्वादश शती की रचना। इसमे उद्धृत होनेवाले 
पुराणों की इससे पृवंकालीनता स्वतः सिद्ध हो जाती है। इतना ही नहीं 
इन निवन्धकारों ने पुराणों के विषयो मे बड़े सुन्दर विवेचन भी किये हैं जिनसे 
उस युग की प्रवृत्ति का पूरा परिचय छगता है ॥ 

बल्लालसेन ने अपने प्रख्यात निवनन्‍्ध दानसागर में पुराणों के विषय में 
वड़ी मामिक समीक्षा की है। इससे भी उनके रूप का, शलोक परिमाण का तथा 


१. इस विषय में विशेष द्रष्टव्य इसी ग्रन्थ के पृष्ठ १०१-१०३ जहाँ 
वायु० के समय का निरूपण विस्तार से किया गया है। 


५३६ पुराण-विमर्श 


रखनाकाल का परिचय आलोचको को मिल ही जाता है। वललालसेन के द्वारा 
स्पष्ट संकेतित होने से ही भप्टादश पुराणों में श्रीमद्भागवत को ही पुराण 
मानना पड़ता है तथा देवीभागवत को उपपुराण । ब्लालसेन की समीक्षा से 
पुराणों के स्वरूप का तथा उनके प्राम्राण्य-अप्रामाण्य का पूरा परिचय परीक्षक 
को मिल जाता * है । 


(च ) कलिराजाभो के वृत्तवर्णन के आधार पर भी पुराणों का काछ- 
निर्देश किया जा सकता है। पार्जीटर ने इस विपय का तुलनात्मक अव्ययतत 
कर भविष्प्पुराण के कलिराजाओ के बृत्त को मूलभूत तथा प्राचीनतम 
माना है | इसी का उपवृंहण कालान्तर में मत्स्य, वायु तथा ब्रह्माण्ड के भविष्य- 
वर्णन में अर्थात्‌ कलियुग के शासको के विपय में उपलब्ध होता हैं। विष्णु 
तथा श्रीमद्भागवत से उपलड्ध यह विवरण भविष्य के ही आधार पर है, 
परन्तु अवान्तरकालीन संक्षिप्त विवरण है । 

भविष्य मे इस ऐतिहासिक वृत्त का संकलन आन्प्रनरेश यज्ञणी के 
समय में द्वियीयशती के अन्त मे किया गया । यह विवरण कालान्तर में अन्य 
पुराणो मे गृहीत हुआ, तब उसे परिक्वृहित करने तथा अपने काल तक 
लाने का प्रयास किया गया । जब भविष्यपुराणीय विवरण मत्स्यपुराण में 
गृहीत हुआ, तब उसमें २६० ईस्वी तक का वृत्त आन्ध्र वंश के अन्त तक का 
निश्चित रूपेण जोड़ दिया। आगे बढ़कर वायु तथा ब्रह्माण्ड में ग्रहण के 
अवसर पर वही विवरण गुप्त साम्राज्य के आरम्भिक उदय तक, अर्थात्‌ 
३३५ ईस्बवी तक बढ़ा दिया तथा संक्षिप्त रूप प्रस्तुत होने पर विष्णु तथा 
भागवत में यही विवरण यृहीत हुआ । पुराणों में कलिराजाओ के ऐतिहासिक 
वृत्त के स्वीकरण की यही सामान्य रूपरेखा है। इसे विशेष रूप से समका जा 
सकता है । 

मत्स्यपुराण: ( २७३।१७-२६ ) में आन्ध्र, गर्देंभिल्ल, शक, मुरुण्ड, 
यब॒न, स्लेच्छ, आभीर तथा किलकिलो का वर्णन मिलता है। भारतवर्ष में 
इन चिदेशीय जातियों का शासन कुषाण राज्य के ध्वंस होने पर द्वितीय- 
तृतीय शती के बाद हुआ--यह तो इतिहासविदों को ज्ञात ही है। भान्त्र 
राज्य की समाप्ति १३१६ ईस्वी में हुई--तव तक आन्क्रनरेशों का पुरा वृत्त 
मत्स्यपुराण से गृहीत हुआ है | मत्स्य इसके आगे नही वढता । ब्रान्क्रनरेश का 
विश्वसनीय इतिहास प्रस्तुत करना मत्स्यपुराण की अपनी विशिष्ठता हे । वायु 
तथा ब्रह्माण्ड विस्तार से तथा विष्णु औौर भागवत संक्षेप में हो गुप्तो के 





१. इसका परिचय पूर्णहप से इसी ग्रन्थ के अध्याय तीन में तथा पृष्ठ 
१२०-१२४ पर दिया गया। है । 


एकादश परिच्छेद : पुराण कालनिर्णय '५३७ 


शासनक्षेत्र का वर्णन करते हैं जब वह वंश प्रयाग, साकेंत ( अयोध्या ) तथा 
मगध के ऊपर शासन कर रहा था। गुप्तवंश के महाराज चच्धगुप्त प्रथम 
( समय, ३२० ई०--३२६ ई० ) के राज्य-विस्तार का यह संकेत करता है । 
प्रयाग की प्रशस्ति मे समुद्रगुप्त की दिगुविजय का विस्तृत विवरण है । भारत- 
वर्ष के समग्र प्रान्त गुप्तराज्य के अन्तर्गत इस समय तक आ गये थे--इसका 
परिचय यहाँ मिलता है। बदि पुराण समुद्रगुप्त की इस दिगृविजय से परिचित 
होते, तो वे प्रयाग -अयोव्या--मगध तक ही गुप्तराज्य कों सीमित बतलाने 
की घुथ्ता नही करते | फलतः यह वर्णन ३३० ईस्वी से प्रथम, समुद्रगुप्त की 
दिगू वजय से पृ ही गुप्तों का संकेत करता है । 

इस ऐतिहादिक वृत्त के वर्णन से समय का निर्देश किया जा सकता है-- 
( के) भविष्य का रचना काल्‍ द्वितीय शती का अन्त है; (ख ) मत्स्यपुराण 
का निर्माण तृतोय शती के आरम्म भथवा २३६ ईस्वी तक हो छुका था, 
(ग ) वायु तथा ब्रह्माण्ड गुप्तराज्य के आरम्भ काल तक समाप्त हो छुका था; 
। घ ) विप्णुपुराण का कल्वृत्त प्रकरण भी इसी युग का संकेत करता है; 
(४ ) श्रीमद्भागवत भी, जैसा अन्य पोषक प्रमाण से सिद्ध होता है, गुप्तकाल 
की ही रचना है। कुछ भाग पीछे के भले हो, परन्तु षष्ठ शती से पूव॑ यह 
समाप्त हो चुका था। 

इन निर्णायक साधको के द्वारा पुराणो का कालक्रम से विभाजन हो सकता 
है । जब हम कहते हैं कि अमुक पुराण प्राचीन है, तव हम किसी पुराण की 
अपेक्षा ही इस निर्णय पर पहुँचते है। पुराणों की तीन श्रेणियाँ हैं-- ( क ) 
प्राचीन प्रथम शती से लेकर ४०० ईस्वी तक। इसके अन्तगंत हम वायु, 
ब्रह्माण्ड, मार्कण्डेय, मत्स्य तथा विष्णु को रखते है । मध्यकालीय---इस श्रेणी 
में हम श्रीमद्भागवत, छूर्म, स्कन्द, पद्मपुराण को रखते हैं ( ४५०० ई०--९०० 
ई० ) तथा ( ग ) अर्वाचीन--सस श्रेंणो में हम ब्रह्मवेव्त, ब्रह्म, लिड्र आदि 
( ९०० ई०---१००० ई० ) को रखते हैं । यह तो हुई सामान्य विवेचना। 
अव हम प्रत्येक पुराण के देशकाल का निर्णय करने का आगे प्रयत्व कर रहे हैं । 
वायु तथा विप्णु को लेखक स्वंपुराणो मे प्राच्नीचतम मानने के पक्ष में है । इस 
विषय मे विशिष्ट प्रमाण आगे उपन्यस्त किये गये है । 
( १ ) बह्मपुराण 

ब्रह्मपुराण ही अशदश पुराणों में अग्रिम तथा प्रथम माना गया है। इसके 
देश के विचार प्रसज्ध में यह ध्यातव्य है कि यह पुराण प्ृथ्वीतल मे सर्वश्रेष्ठ देश 
भारतवर्ष को मानता है तथा उस भारत में भी सर्वश्रेष्ठ तीथ॑ दण्डकारण्य है । 
दण्डकारण्य के भीतर ही होकर गौतमी या गोदावरी नदी प्रवाहित होती है जो 


५३८ पुराण-विमशं 


नदियों में मुख्य है । इस नदी के तीरस्थ तीर्थों का ही सुक्ष्य विवरण पूरे १०६ 
अध्यायों मे ( प्र० ६९ अ०-१७५ अ० ) ब्रह्मपुराण करता है। इस विवरण से 
पुराणकार का दण्डकारण्य तथा विशेषतः गोदावरी-प्रदेश पर विशेष आग्रह 
दृष्गोचर होता है । अतः इन अध्यायों का रचना-देश निश्चित रूप से गौतमी 
( या गोदावरी ) प्रदेश ही प्रतीत होता है। एतदु-विषयक दो-तीन श्लोक 
प्रमाण में उद्घृत किये जाते है ++-- 
पृथिव्यां भारतं वर्ष दण्डक तन्न पुण्यदम्‌ । 
तस्मिन्‌ क्षेत्रे कृतं कर्म भुक्ति-मुक्तिप्रदं नुणास्‌ ॥ १८ ॥ 
तोर्थानां गौतमी गड्भा श्रेष्ठा मुक्तिप्रदा नृणाम्‌ । 
तत्न यज्ञेन दानेन भोगान्‌ मुक्तिमवाप्स्यति॥ १६॥ 
--+पप अं० 
यह गौतमो नदी दण्डकारण्य की नदियों मे सर्वश्रेष्ठ है-- 
श्रूयते दण्डकारण्ये सरित्‌ श्रेष्ठास्ति गौतमी । 
अद्येषाघप्रशमनी सर्वाभीष्टप्रदायित्ती ॥ ६२ |। 
-१२९ अ० 
फलत; बह्मपुराण का अत्यधिक भाग गोदावरी प्रदेश की रचना प्रतीत होता 
है, परन्तु इसका आदिम भाग (आरम्भ से लेकर ६९ अ० ) तक उत्कल 
देश में प्रणीत जान पड़ता है, क्योंकि २८ अ० से ६९ अ० तक ४१ अध्यायों 
में पुरुषोत्तम क्षेत्र ( जगन्नाथ क्षेत्र ) के छोटे-छोटे तीर्थों का भी माहात्म्य सर्वो- 
परि श्रेष्ठ बतछाया गया है। ६९ भ० मे पुरुषोत्तम क्षेत्र ही समस्त तीर्थों में 
मूघेन्य स्वीकार किया गया है। २८ अ० मे कोणादित्य ( आधुनिक नाम कोणाक ) 
की महती प्रशंसा है और तत्परतिष्ठित भगवान्‌ भास्कर के स्वरूप तथा पुजा के 
विषय में छह अध्याय ( २४ अ०-३४ अ० ) प्रयुक्त किये गये है। ६६ भ० में 
गरुडिवा यात्रा के दर्शन का विशिष्ट फल दिया गया है)? । 'गुडिवा” या 'गुण्डिवा' 
का शुद्ध रूप गुण्डिचा है। जगन्ताथ अपने अग्नजः संकषंण तथा भगिनी सुभद्रा 
के साथ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को रथ के ऊपर चढ़कर जो यात्रा करते हैं, वही 
रथ-यात्रा गुण्डिचा: यात्रा के नाम से उत्कल मे प्रसिद्ध है। इस स्थानीय 





१. गुण्डिवामण्डपं यान्‍्तं ये पश्यन्ति रथे स्थितमु । 
कृष्णं बल सुभद्रां च ते यान्ति भवन हरे: ॥ १ ॥ 
गुण्डिवा नास यात्रा में स्वेकामफलप्रदा ॥ ८ ॥ 
-“बहा० अ० ६६९ 
९. 'गुण्डिचा! शब्द को व्युत्पत्ति के विषय में उड़िया भाषा के विद्वान भी 
एकमत नही है । बहुत से मान्य भाषाविदो की घारणा है. कि यह शब्द भय 


एकादश परिच्छेद : ब्रह्म पुराण का काल ५३५, 


उडिया शब्द के प्रयोग से ग्रन्थकार का इस प्रदेश से गाढ़ परिचय रखना स्वतः 
सिद्ध होता है । फलतः लेखक की दृष्टि में ब्ह्मपुराण के आरम्म्िक अंश की 
रचना का देश उत्कल माना जा सकता है। ' 

इस पुराण में २४५ अध्याय है तथा १३७८३ एइलोक. ( आनन्दाश्रम 
संस्करण में ) हैं। इस पुराण में तीर्थों का माहात्म्य बड़े विस्तार से वर्णित है 
और माहात्म्य प्रसंग में ही तीर्थ-सम्वन्धिनी प्राचीच कथा का भी समुल्लेख 
रुचिरता से किया गया है। डा० हाजरा का कथन है कि जीमूृतवाहन, 
धल्लाल्सेन तथा देवण्णभट्ट द्वारा उद्घुत ब्रह्मपुराणीय श्लोक प्रचलित 
ब्रह्मपुराण मे उपलब्ध नही होते। इस पुराण ने महाभारत के ही नही, 
प्रत्युत विष्णु, वायु तथा मार्कण्डेय के अनेक अध्यायों को अक्षरशः अपने में 
सम्मिलित कर दिया है । इसलिए यह प्रह्मपुराण मूल पुराण न होकर कालान्तर 
में विरचित प्रक्षेप-विशिष्ट पुराण है । इन प्रक्षेपो की छानवीन की जा सकती है। 
यह पुराण मूल रूप से १७५ अ० मे ही समाप्त हो जाता है जहाँ गौतमी गड्जा 
का विशद माहात्म्य अपने पर्यव्साव पर पहुँच जाता है। उसी भधष्याय के 
अन्त में ( 5८-९० श्छोक ) इस पुराण के श्रवण तथा दानव का माहात्म्य वाणित 
है जो निश्चित रूप से पुराण के अन्त मे ही किया जाता है । फलतः १७६ आअ० 
से लेकर अन्तिम २४५ भ० पीछे से जोड़ा हुआ भंश है। निबन्धकारी मे इसकी 
लोकप्रियता पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। कल्पतरु ने कम से कम 
पन्द्रह सौ इलोक इसके उद्बृत किये हैं जिनमे से केवल नव इलोको का पता 
उसके सम्पादक को छग सका है। श्राद्ध के विवय में सैकड़ों श्लोक यहाँ उद्घुत 
हैं । कल्पतरु में इसी पुराण से सवविक्षा अधिकतम इलोक उद्घुत हैं । वायु तथा 
मत्स्य का नस्वर तो इसके बाद आता है। परन्तु इन इलोकों की प्रचलित 
पुराण मे उपलब्धि न होने से इसके वर्तमान रूप को अधिकतर प्रक्षेप-विशिष्ट 
मानना कथमपि अन्याय्य नही है| प्रचलित ब्रह्मपुराण के अनेक तीर्थविषयक 
इलोक (४६ अ० से आग्रेवाले अंश के ) तीर्थचिन्तामणि में उद्घुत है। 
इसके लेखक वाचस्पति का समय १४२५ ई०-१४९० ई० अर्थात्‌ १५वीं शी 
का उत्तराध॑ माना जाता है। फलछुत; प्रचलित प्नह्म को रचना का काल इससे पूर्व 
१३ शती मानना स्वथा युक्तियुक्त प्रतीत होता है । 
( २ ) पद्मुराण 


इसकी दो वाचनाएँ विद्यमान हैं--(१) उत्तर भारतीय वाचना, (२) दक्षिण 





भारतीय वाचना । प्रथम के अनुसार यह पाँच खण्डों में विभक्त है भौर दूसरी 


भाषा का न होकर कोलभीलो की माधा का कोई स्थानीय शब्द है। जगन्ना थ- 


जी का वर्तमान मन्दिर १५वी शी से प्राचीन भले ही न हो, परन्तु उनकी 
पूजा तो बहुत प्राचीन है । - 


५४० पुराण-विमर्ग 


वाचना के अनुसार, जो भानन्दाश्रम संस्कृत सीरीज में तथा वबेंक्टेश्वर प्रेस से 
प्रकाशित है, छहू खण्डों में विभक्त है--जिनके नाम हैँ--आदि, भुमि, भ्रद्म, 
पाताल, सुष्टि और उत्तर खण्ड । यह निश्चयेन उत्तरकालीन बाचना है। पृ्व॑- 
फालीन वाचना वबंगीय ह॒स्तलेखों के आधार पर पाँच सण्डो पें विभक्त है 
सृष्टि, भूमि स्वर्ग, पाताल तथा उत्तर सण्ठ। मत्त्य तथा पद्म के सैकट़ों 
श्लोक दोनों मे समान रूप से पाये जाते है । हैमाद्वि ने पद्म से लम्बे उद्धरण 
इन श्लोकी को अपने ग्रन्थ में दिया है, जब दूसरे निवन्धकरारों ने इन्हीं एलोकों 
को मत्स्यपुराण का वचन मानकर उद्धृत किया हैं। इन दोनों में से कौन 
किसका अधमर्ण है ? मत्स्य मे घर्मशास्तीय विपयो का प्राचुर्य है तथा निवन्धों 
में उसके उद्धरणों का आधिक्य है । फालतः काणे महोदय की सम्मति में पद्म ही 
मत्स्य के एलोकी की अपने भे उद्घृत करनेवाला अधमर्ण प्रतीत होता है । 
आनन्दाश्रम से प्रकाशित पद्मपुराण में अध्यायो की संख्या ६२८ है तथा एलोको 
की ४८,४५२ जो नारद पुराण में निदिष्ट संख्या से बहुत घटकर न्यून हैँ । 
निवन्ध में कल्पतर ने पद्मपुराण से नाना विपयों फे श्लोक प्रामाण्य भे उद्धृत 
किया है । इस भारी-भरकपम पुराण का मूल सूप बगया था ? इस प्रशन का उत्तर 
देना नितानत कठिन हैं। विद्वानों ने इसकी अन्तगगंतत कथाओं का समोक्षण कर 
उनमे अनेक को अत्यन्त प्राचोन बतछाया है । डाक्टर लूइसे का कथन है कि 
पद्मपुराणान्तर्गंत ( पातालखण्ड में ) ऋष्यशूस्भु की कथा महाभारत में उपलब्ध 
बनपर्व ( ११० क्ष ० --११२ आ० ) में वणित उस कथा से प्राचीनतर है । 
अन्य विद्वान्‌ पदुमपुराण में वणित तीथंयात्रा प्रकरण को महाभारत ( वनपवं ) 
में बणित तीथंयात्रा प्रसंग से प्राचीनतर मानते है । 

पद्मयपुराण तथा कालिदास में परस्पर सम्बन्ध क्या था ? बंगीय हस्तलेखो 
में उपलब्ध बाचना के अनुसार पद्मपुराण के स्वर्ग खण्ड ( तृतीय खण्ड ) में 
शकुन्तठा का उपाख्यान वणित है जो महाभारतीय उपास्यान से न मिलकर 
कालिदास के 'अभिनज्ञानशाकुन्तल' नाटक से अपुर्वं समता रखता हे । डा० विण्टर- 
नित्स तथा डा० हरदत्त शर्मा इस प्रसंग में कालिदास को पद्मपुराण का अध- 
मर्ण स्वीकार करते हुं* अर्थात्‌ कालिदास ने यह कथावस्तु पद्मपुराणसे ग्ृहीत 





१. इन खण्डो के विषय का संक्षेप देखिए--- 

ज्वालाप्रसाद मिश्र ; अष्टादश पुराणदर्पण ए० ७५-६६ डा०विण्टरनित्स; 
हिस्ट्री आब इण्डियन लिटरेचर । +प्रथम भाग पृष्ठ ५३१६-५४४ । 

३. ;ष्टव्य डा० हरदत्त शर्मा: पद्मपुराण एण्ड कालिदास, कलकत्ता 
१९२५ ( कलकत्ता ोरियन्टछ सीरीज, सं० १७ )। 

ढा० विण्टरनित्स ५ हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर पु० ५४० । 


एकादश परिच्छेद : पद्मपुरांण को काल ५ 


की है--यही तथ्य मानते है। इस विषय से छेखक का सन्तव्य हुँ कि किसी 
भी पौराणिक कथानक मे लाथिका के साथ उसकी संगिनी के रूप में एक ही 
सखी का होना पर्याप्त है, दो सखियो की आवश्यकता क्यों ? अतः दो सखियो 
का यहाँ होना स्वंधा अस्वाभाविक है, पुराण की शैली से सर्वंथा विरुद्ध तथा 
असंगत । अतः पद्मपुराण को ही इस विषय मे कालिदास का अधमर्ण मानना 
सवंधा न्‍्याथ्य तथा समृचित प्रतीत होता है । 

इस प्रकार कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तल पर भाश्रित होने से स्वगंखण्ड 
का तथा सम्पूर्ण पद्मपुराण की रचना का काल पत्भ शी से आर्वाचीन ही 
मानना उचित हैं। यह प्रचलित पद्मपुराण का निर्माण काल है। मूल पद्मपुराण 
को इससे प्राचीन होना चाहिए । 

नागरी मे मुद्रित उत्तरखण्ड* तथा वंगीय हस्तलेखो से प्राप्त अमुद्रित वंगीय 
वाचनानुसार उत्तरखण्ड से महान्‌ पार्थक्य है। यह पार्थक्य परिभाण के संग- 
साथ में निर्माणकाल के बिषय मे भी हुँ। मुद्रित उत्तरत्वण्ड मे ३५२ भध्याय है 
भौर वंगीय हस्तलेखो मे केवल १७२ अध्याय है। उत्तरखण्ड' स्वयं इस तथ्य 
का द्योतक हैं कि यह खण्ड मूल पुराण में पीछे से जोड़ा गया है, परन्तु कितना 
पीछे ? इसका उत्तर देना अत्यन्त कठित हैं । वंगीय कोशवाला उत्तरखण्ड तो 
मुद्रित उत्तरखण्ड से भी अवान्तरकालीन है । यह श्रीमद्भागवत्त का तथा राघा 
का हो उल्लेख नही करता, प्रत्युत रामानुज मत का भी उल्लेख करता है। 
क्षत। यह श्री रामानुज से प्राचीन नही हो सकता । इस खण्ड में द्रधिड देश के 
एक वैष्णव राजा की कथा दी गयी है जिसने पापण्डियो अर्थात्‌ शवों के मिथ्या 
उपदेशो के प्रभाव मे आकर अपने राज्य से विष्णुमूतियों को. फ़रेक दिया, 
वेष्णव मन्दिरों को बन्द कर दिया और प्रजा को शैव होने के लिए बाध्य किया । 
श्री अशोक चटर्जी का कथन हैं कि यह कुलोत्तुड़ द्वितीय का संकेत करता हैँ जो 
शैवो के प्रभाव से उग्र शव बच गया था। उसे राजसिहासन , पाने का समय 
११३३ ईस्वी है जिससे इस खण्ड को उत्तरकालीन होना चाहिए। हितहरिवंश 
के द्वारा १४८५ ई० में प्रतिष्ठित राधावल्‍लभी सम्प्रदाय में राघा का ही 
प्रामुरय है जिसका प्रभाव उक्त छेखक इस खण्ड प्र मानते है। फलत। उनकी 
50 मे यह तरल १६नी:शती के पश्चात्‌ की रचना है। 


१. 'उत्तरखण्ड' के स्वरूप तथा विषयो के लिए द्रष्टव्य पुराणम्‌ ( भाग 
दृतताय, १९६१ ), पृष्ठ ४७-६० । 
+२ प्र्प्ट्व्य 5076 005७"ए&६0०78 60 ६४6 7086९ ०( ६६८ क्शाएथ7 
छ8ि९०शाघधइं०0 0१ +6 एच्तकाब हु धात ० (१6 फेब्रतात्8 एपव7--- 
रिएथ्वा8 ऊ्रेपा०तंत ( 8॥] [तर डिबजापा 9) पफय# ) 


“भाग ४, पृष्ठ १२२-१२६ । 


५४२ पुराण-विमश 


( ३ ) विष्णुपुराण 

पुराण साहित्य में विष्णुपुराण का गौरव सातिशय महनीय है। नारदीय॑ 
पुराण मे इसका विस्तार २४ सहस्न श्लोको का बतलाया गया है, बल्लालसेन ने 
भी इसके २३ हजार एलोकोवाले सम्प्रदाय का उल्लेख किया है; विभिन्न ठीका- 
कारों ने भी इसके विभिन्न शलोक-परिमाणो का स्पप्ट संकेत किया है, परन्तु यह 
आजकल छह सहस्न ए्लोको का ही उपलब्ध होता है। और इसी संस्करण के 
ऊपर तीनो व्यास्याएँ उपलब्ध होती हँ--श्रीधर स्वामी की, व्रिप्णुचित्त की 
( विष्णुचित्तीय ) तथा रत्नगरभ भट्टाचार्य की (वैप्णवाकूतचन्द्रिका )। इन 
व्याख्याओं की सम्पत्ति से ही इसका माहात्म्य नही प्रकट होता, प्रत्युत वेष्णव 
मत के समधिक दाशंनिक तथ्यों से मण्डित होने से भी इसका गौरव है। छोटा 
होने पर भी विपयप्रतिपादन में महनीय है, क्योकि इसमें पुराण के पाँचों लक्षण 
बड़ी सुन्दरता से उपन्यस्त हैं। इसके वक्ता पराशरजी हैं जिन्होने मेंत्रेय को 
इस पुराण का प्रवचन किया । 

प्रह्माण्ड के सात श्लोको ( ३६८॥९७-१०३ ) में से पांच इलोक ( ययात्ति 
के तृष्णाविषयक बचन ) विष्णु ( ४॥१०२२३-२७ ) में भी वे ही हैं जो ब्रह्म- 
पुराण ( १२४०-४६ ) में भी मिलते है। इन सवो का मूल स्थान सभवता 
महाभारत का आदि पवव है (७५।/४४ ) । याज्ञवल्क्य ( ३६ ) पर मिताक्षरा 
विष्णु० से लगभग १४ एलोक नारायणर्बाः के विषय में उद्धृत करती है। 
कल्पतरु, अपरार्क तथा स्मृतिचन्द्रिका ने कई सो श्छोकों को उद्धृत किया है । 
काव्यप्रकाश में विष्णुपुराण के दो शलोक* उद्धृत है जिनमें किसी ग्रोपकन्या 
द्वारा श्रीकृष्ण की गाढ़ अनुरक्ति के कारण मोक्षप्राप्ति का वर्णन है। विष्णु- 
पुराण मध्ययुगीय वैष्णव सम्प्रदायो का समभावेन उपजीव्य ग्रन्थ है | श्रीरामानुज, 
श्री मध्वाचाय तथा श्री चैतन्य ने अपने अनेक विशिष्ट मतो का आधार विष्णु- 
पुराण में निर्दिष्ट तथ्यो को बनाया है । 


विष्णुपुराण का समय 


विष्णुपुराण के आविर्भाव-काल के विषय में विद्वानों में विभिन्‍न मत हैं, 
परन्तु कुछ ऐसे नियामक साधन हैं जिनका अवलम्बन करने से हम समय का 
निर्देश भलीभाँति कर सकते हैं--- 

( के ) कृष्णणथा की हृष्टि से--भागवत्त तथा विष्णु की तुलना का 
परिणाम इस परिच्छेद के आरम्भ मे ही दे दिया गया है। दोनो में 





१. तद्‌ प्राप्ति तथा चिन्तयन्ती० विष्णु के ५॥१३॥२१-२३ एलोक हैं जो 
काव्यप्रकाश के चतुर्थ में रसध्वनि के उदाहरण है । 


एकादश परिच्छेद : विष्णुपुराण का कांल भ्४३ 


पार्थक्य यह है कि विष्णु जहाँ ब्रुव, वेन, एथु, प्र्धाद, जडभरत के चरित को 
संक्षेप मे ही विवृत करता है, वहाँ भागवत उनका विस्तार दिखलाता है। 
क्ृप्णलीला के विषय मे ही यही वैशिश्य लक्ष्य है। फलत६ विष्णु भागवत से 
प्राचीन है । 

( व ) ज्योतिषविषयक तथ्यो के आधार पर भी विष्णु का समय विर्णीत 
है। विष्णु ( २६।१६ ) में नक्षत्रो का आरम्भ कृत्तिका से करता है! और 
वराहमिहिर ( लगभग १५० ई० ) के साक्ष्य पर हम जानते हैं कि उनसे 
प्राचीन काल मे नक्षत्रों का जो आरम्भ कृत्तिका से होता था, वह उनके समय में 
अध्विनी से हो गया । फलतः इत्तिकादि ऋ:्ष का प्रतिपादक विष्णु नियमेन 
४०० ईस्वी से प्राचीन है, इसी प्रकार राशि का भी उल्लेख विप्णु मे भअनेकत्र 
है ( ३३८१२५१, २८३०, २८४१-४२, २८६२-६३ )। ज्योति्विदों की 
मान्यता है कि सर्वप्रथम संस्कृत ग्रन्थों में याज्ञवल्क्यस्मृति में राशियों का 
समुल्लेख उपलब्ध है और इस ग्रन्थ का रचनाकाल है द्वितीय शती। फलतः 
विष्णुपुराण द्वितीय शी से प्राचीन नही हो सकतार | 


(ग ) वाचस्पति सिश्र ( 5४१ ई० ने योगभाष्य की अपनी टीका तत्त्व- 
वशारदी मे २३२; २।१५२; २५४ में विष्णुपुराण के श्लोको को उद्धुत किया 
है तथा ११९, १॥२४, ४॥१३ में वायुपुराण के वचन उद्घुत किये हैं। 
'स्वाध्यायाद योगमासीत्‌' इस भाष्य की टीका में वे लिखते है---“भभ्ैव बैयसिकों 
गायामुदाहरति' अर्थात्‌ वाचस्पति की दृष्टि मे व्यासभाष्य मे उद्धृत 'स्वाध्यायादु 
योगमासीर्ता व्यास का वचन है और यही श्लोक विष्णुपुराण के षष्ठ अंश 
६ अ० के द्वितीय इलोक के रूप मे मिलता है। योगभाष्य का एक वचन 
( ३।१३-तदेतद्‌ त्रैछोक्यं आदि ) न्यायभाष्य मे उपलब्ध है ( श२॥६ ) 
जिससे योगशाष्य का समय वात्स्यायन के न्यायभाष्य के समय ( द्वितीय-तृतीय 
शती ) से प्राचीनतर होना चाहिए। योगभाष्य मे वाचस्पति मिश्र के साक्ष्य 
पर उद्घृत होने के कारण विष्णुपुराण को प्रथम शत्ती से पु्व॑ मानना सर्वेथा 


१. कइत्तिकादिषु ऋक्षेप्र विषभेषु व यहिवः।॥ 

दृष्कंपतितं ज्ञेयं तद्‌ गाज़ दिग्गजोज्कितमु ॥ 
>-विष्णु २१९।१६। 
२, अयनस्योत्त रस्थादौ मकरं यात्ति भास्कर:। 
ततः कुस्भ व मीन च राशे राश्यन्तरं द्विज ॥ 
+विष्णु श८ार८ | 
३. द्रष्टव्य 49ए, क्‍722०7० का लेख “['॥० 6६6७७ ०! ५४६४४४० एपा'879 

( भण्डारकर पत्रिका भाग १८ ( १९३६-३७ मे )। 


५४८ धरगाण-विमर्द 


उचित प्रतीत होता है । ऊपर कलियुग फे राजाओं के बर्णन-प्रसद्ध मे विष्णु 
गुप्तों के आारम्भिक इतिहास से परिचय रखता है जब ये साकेत ( अयोध्या ), 
प्रयाग तथा मगध पर राज्य करते थे । यह निर्देश चन्धग्रुप्त प्रथम ( ३२० ई०- 
३२६ ई० ) के राज्यकाल में ग्रुप्तराज्य की सीमा का थोतक माना जाता 
है । फलतः विप्णुपुराण का सगय १०० ई०---३०० ई० तक मानना सर्वेता 
उचित प्रतीत होता है 
(घ ) बिप्णुपुराण की प्राचीनता के विषय में तमिल साहित्य के एक 
विशिष्ट काव्यग्रन्य से बढ़ा ही दिव्य प्रकाश पड़ता है। गन्‍य का मास हैं-- 
णिमेखले जिसमे मणिगेयछा नामक समुद्री देवी के हारा समुद्र भे भापद्ग्रस्त 
नाथिकों तथा पोताधिरोहियो के रक्षण की कथा वी ही रुचिरता के साथ दी 
गयी है। ग्रन्थ का रचताकाल ईरनी की द्वितीय शती माना जाता है। इसमे 
एक उल्लेख विष्णुपुराण के विधय से निश्चयरपेण चर्तमान है। थेजी की सभा 
में विभिन्‍न धर्मानुयायी आचार्यों के द्वारा प्रवचन तथा शात्वार्थ का उल्लेस यह 
ग्रन्थ करता है जिनमे वेदान्ती, शैववादी, प्रह्मवादी, विप्णुवादी, आजीवक, 
सिग्नंन्थ, साख्य, साख्य आचार्य, वेशेषिक व्यास्याता भर अन्त में भूतवादी के 
हारा मणिमेखला के संबोधित किये जाने का उल्लेख है। एसी सन्दर्भ गे तमिल 
में एक पंक्ति भाती ह--कछलवणं पुराणमोदियन्‌ जिसका अर्थ है--चिप्णु 
पुराण में पाण्डित्य रखनेवाला व्यक्ति । इस प्रसंग में ध्यान देने की बात यह है 
कि संगम युग में 'विष्णु' शब्द का प्रयोग नही मिलता। उस देवता के निर्देश 
के लिए तिरमाल तथा कछलवण विशेषण रूप से प्रयुक्त होते है। फलतः इस 
पंक्ति मे विष्णुपुराण का ही स्पष्ट संकेत है, भागवत, नारदीय तथा गरुठ जैसे 
बेष्णव पुराणो का वही | यह सम्मान्य मत है इस विपय के पण्ठित डा० रामचन्द्र 
दीक्षितरु का, जिन्होने तमिल साहित्य तथा इतिहास का गंभीर अनुशीलन 
अपने एतद्विपयक ग्रन्य-स्टडीज इन तमिल लिटरेचर ऐण्ड हिस्टरी-मे किया 
है । मणिमेखल के इस उल्लेख से स्पष्ठ प्रतीत होता है कि तमिल देश में उस 
समय पुराणों का प्रवच्चन तथा पाठ जनता के सामने उसके चरित के उत्थान 
के निमित्त किया जाता था | यह दशा हितीय शती ईस्वी की थी। इस समय 
विप्णुपुराण विश्ेषख्पेण महत्वशाली और गौरवपूर्ण होने के कारण इस काये 
के लिए चुना गया था। यह इसकी लोकप्रियता का स्पष्ट संकेत है। द्वितीय शत्ती 
में प्रबचन के निमित्त छुने जानेवाले पुराण का समय उस युग से कम से कम एक 
शताब्दी पूव॑ तो होना ही चाहिए । इससे स्पप्ट है कि कम-से-कम प्रथम शत्ती मे 
विष्णुपुराण की, अथवा उसके अधिकांश भाग की, निश्चयेन रचना हो चुकी थी। 
व्यास-भाष्य के साक्ष्य पर निर्धारित समय की पुष्टि इस उल्लेख से आश्चयंजनक रूप 
में हो रही है। फलतः विष्णुपुराण का समय निश्चित रूप से ईस्वी के आरम्भिक 


एकादश परिच्छेद : वायुयुराण का काल प्ड५ 


काल कम से कम हैं। लेखक की दृष्टि में इस पुराण का रचनाकाल ईस्वी पूर्व 
में होता चाहिए--ट्वितीय शती ईस्वी पूर्व । 


(४ ) वायुपुराण 
इस पुराण में ११२ अध्याय हैं तथा इलोकों की संख्या १०,९६१ है। 
ब्रह्माण्ड के समान ही वह चार पादों में विभक्त है। ब्रह्माण्ड तथा वायु के 
समर रथ का विवेचन पीछे किया गया है तथा इसके मूल रूप पीछे से जोड़े गये 
व्यायों का पूरा विवरण ग्रन्थ के पृष्ठ &६, १५१ पर सप्रमाण दिया गया। 
मत्स्य के समान ही इसमे घर्मंशार्लीय विषयों की विपुलता है। कल्पतरु ने वायु- 
पुराण के लगभग १६० उद्धरण श्राद्ध पर दिये है, छगभग ३४५ मोक्ष के विषय मे, 
२२ तीथ॑ पर, ७ दान, ५ ब्रह्मचारी तथा ४ यृहस्थ के विपय में। अपराके ने 
लगभग ७४ उद्धरण श्राद्ध के विषय में दिये है। स्पृतिचन्दरिका ने भी श्राद्ध के 
विषय में लगभग २५ उद्धरण दिये हैं । इन उद्धरणो से वायुपुराण का घामिक 
विषयो पर प्रामाण्य प्रकट होता है * | 


वायु ने गुप्तराज्य के आदिम काल की राज्य-सीमा का उल्लेख किया है* । 
यह पाँच वर्षो के युग की जानता है ( ५०१८३ ) | मेष, तुला ( ५०१९६ ), 
सकर तथा सिंह ( 5९।४१।४२ ) को जानता है। इन उल्लेखों से इसके समय 
का निरूपण यथार्थे रूप से किया जा सकता है। वाणभट्ठ ने अपने गद्यकाव्यों 
मे--हए चरित तथा कादस्वरी मे--वायुपुराण का उल्लेख किया है। गुप्तराज्य 
का बायुपुराण कृत उल्लेख समुद्रगुप्त की दिग्विजय से पृ्वेकालीन है। फलत; 
३५० ई० से लेकर ५५० ई० के वीच में ही इसका रचनाकाल है--लगभग 
४०० ईस्वी | सप्तम शी के पुराणों मे यह अग्रगण्य माना जाता था, जैसा 
शंकराचार्य के उल्लेख द्वारा स्पथ्टतः प्रतीत होता है। प्राचीन पुराणो में अन्य- 
तम पच्चलुक्षण का स्पष्ट परिचायक यह पुराण इतिहास तथा घमंशात्ष दोनों 
दृष्चियो से महत्त्वपूर्ण है । 


१. द्रष्व्य इण्डियत हिस्टोरिकल क्वार्टर्डी, भाग ७, कलकत्ता, १६३ १, पृष्ठ 
३७०-३७१ में 'दी एज भाव दी विष्णुपुराण” णोषंक टिप्पणी । 
२. अनुगंगं अ्रयागं च साकेत॑ भग्रधांस्तथा । 
एठाच्‌ जनपदान्‌ सर्वान भोध्ष्यन्ते गुप्तवंशजा: ॥ 


“वायु ९९३८३ 
३. वायुपुराण तथा निवन्ध ग्रन्थों के परस्पर सम्बन्ध के विषय से द्रष्टव्य 

45%, सै8297०--'॥6 एएप शिपव० व 6 

(सए्थ्णलाए एठा, [4 ( 4938 ) ९? 33-.33 9. 
३५ पु० वि० 


सातवाका साकठज॑ठ्ता 


५४५६ . पुराण-विमर्श 


(५ ) श्रीमद्भागवत 


भागवत नाम से प्रख्यात दोनों पुराणों की तुलनात्मक समीक्षा पूर्व ही की 
गयी है जिसका निष्कर्ष यही है कि श्रीम:ड्रागवत्त ही अष्टादश पुराणी मे अन्य- 
तम है तथा देवीभागवत्त केवल उपपुराण है जो श्रीमद्भागवत से पूर्ण परिचय 
ही नही रखता, प्रत्युत अनेक तथ्यों के प्रतिपादन मे उसका अधमर्ण भी है। 
भागवत पचचलक्षण के बृहद्गुप दश लक्षणो से समन्वित एक मह॒नीय आध्यात्मिक 
पुराण है, जिसमे भूगोल तथा खगोल, वंश भौर वंशासुचरित का भी विवरण 
संक्षेप मे उपस्थित किया गया है । श्रीकृष्ण को भगवात्र्‌ रूप मे चित्रित करने 
तथा उनकी ललित लीलाभो का विवरण देने मे भागवत अद्वितीय पुराण है। 
परन्तु प्राचीन निवन्ध ग्रन्थो मे भागवत से उदाहरण वही मिलते । काणे महो- 
दय का कथन है कि मिताक्षरा, अपरा्क, कल्पतर तथा स्मृतिचन्द्रिका जैसे प्राकू- 
कालीन निबन्धों ने भागवत से उद्धरण नहीं दिया। बल्लालसेव भागवत को 
पूर्णतः जानते हैं, परन्तु दानविषयक श्लोको के अभाव मे दानसागर! मे उसे 
उद्घृत नही करते । यह भाश्चय की बात है कि कल्पतरु मोक्षकाण्ड मे भी 
इसका उद्धरण नही देता, जब वह विष्णुपुराण से तीच सौ के आसपास श्छोको 
को उद्छुत करता है । इसीलिए काणे महोदय इसे ववम शी से प्राचीन मानसे 
के लिए उद्यत नही है । 


देश--श्रीम:हागवत के रचना-क्षेत्र के विषय मे भी पर्याप्त मतभेद है। 
भागवत दक्षिण भारत के भीगोलिक स्थानों तथा तीर्थों से उत्तर भारतीय तीर्थों 
की अपेक्षा विशेष परिच्रय रखता है। भागवत ११ स्कन्ध मे ( ५।३८-४० ) 
द्रविड देश की पवित्र नदियों का--पयस्विनी, कृतसमाला, ताम्रपर्णी, कावेरी तथा 
महानदी का-- नामोल्लेख करते हुए कहता है कि कलियुग में नारायणपरायण 
जन तो कही-कही ही होगे, परन्तु द्रविड देश मे वे बहुलूता से होगे ( द्रविडेषु 
सच भूरिश; ) और पूर्वोक्त चदियों का जल पीनेवाले मनुज प्राय; करके वासुदेव 
के भक्त होगे। विद्वानों की धारणा है कि यह द्रविड़ देश के भाड़वारो का गुढ़ 
निर्देश हैं। भागवत्त के चतुर्थ स्कन्ध में पुरंजन विदर्भनरेश की कन्या का अग्रले 
जन्म में उसका विवाह पाड्यनरेश मलयष्वज के साथ हुआ तथा उससे 
सात पुत्र द्रथिड राजा हुए ( ४२८२६-३० )। ऋषभदेव की जीवन- 
लीला का पर्यवसान कर्नाटक देश में हुआ जहाँ का राजा उनका भक्त हो गया। 
उनके सात पुत्रों से से अनन्‍्यत्म द्वुमिल्र! द्रविड का प्राचीन रूप साना गया है। 
द्रविड देश के राजा सत्यक्नत जब कृतमालछा ( द्रविडदेशीय नदी ) से स्तान कर 
रहे थे तव उनकी अंजुलि मे मह्स्य का प्रादुर्भाव हुआ (भाग० ८ा२४।१२-१३)। 
जास्व॒वती के पुत्री मे द्रविड' नामक पुत्र का उल्लेख केवल भागवत मे ही है 


कह, 


एकादश परिच्छेद : भागवत्त शेड 


( १०६११२ ), हरिवंश मे नहीं । वलराम जी की तीथयात्रा में दक्षिण भारत 
के तीथों का विशेष उल्लेख मिलता है (भाग० १०७९।१३ )। इन सब 
भौगोलिक उल्लेखों के साक्ष्य पर इतना तो स्पष्ट है कि भागवतक्रार वक्षिण 
भारत से सामान्यत) और उसमें भी तमिल प्रान्त से विशेषतः अधिक परिचय 
रखते हैं । गोपीगीत मे तमिल छन्ह से साम्य को वात कहो जाती है, परल्तु 
वही तथ्य राजस्थानी भाषा की कविता में भी व्यापक होने से पूर्व कथन पर 
श्रद्धा नही रखी जा सकती * । 

काल --श्रोमदूभागवत का भी कालनिर्देश इसी वहिरज्भ साक्ष्य पर निर्णीत 
है। हैमाद्वि यादव नरेश महादेव ( १२६०-१२७१३६० ) तथा रामचच्द्र 
( १२७१ ई०-१३०९ ई० ) के धर्मामात्य तथा बोपदेव के आश्रयदाता थे | 
इन्होने अपने ग्रन्य“चतुर्वेगंचित्तामणि' के व्रतखण्ड” मे भागवत के ल्लीशूद्र 
द्विजवन्धुर्ना' वाछा इलोक उद्धृत किया है । 

हत मत के संस्थापक आननन्‍्दतीर्थ ( मध्वाचायं, जन्म ११९९ ई० ) ने 
'भागवततात्पबंनिर्णय” में श्रोमद्भागवत के मुझ तात्पयें का निर्देश किया है 
तथा इसे पंचम वेद माना हैं। आचायें रामानुज ( जन्मकार १०१७ ई० ) ने 
अपने 'वेदान्ततत्वसार” में भागवत को वेदस्तुति ( १०८७ ) से तथा एकादश 
स्कन्ध से कतिपय इलोको को उद्धृत किया है जिससे भागवत का तत्यूवंवर्तित्व 
सिद्ध हे। श्रीशकराचार्य ने प्रवोधसुधाकर” मे अनेक पद्य भागवत की छाया पर 
निवद्ध किये हैं। इनके गुरु गोविन्द भगवत्पाद के गुरु गौडपादाचारय ने अपने 
'पच्चीकरण-व्यास्याच से भागवत से “जगृहे पौरुषं रूपम्‌! ( भाग० १।३॥१ ) 
इएलोक उद्धृत किया है। उत्तरगीता के भाष्य में उन्होंने 'भागवत' का नाम- 
निर्देश करके यह प्रख्यात पच्य उद्धृत किया है--- 

तठदुक्त भागवत्ते-- 

श्रेयःखुत्ति भक्तिमुदस्यते विभो 
क्लिब्यन्ति ये केवक-बोध-लब्धये | 
तेषामसों वलेशछक एवं शिष्यते 
नान्यद, यथा स्थूलतुषावधा।त्तनास्‌॥ 

६. हृधव्य .._!. द्रव्य इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली सन्‌ १६३२, अप्दम भाग तथा 
१६५१ के अंक कलकत्ता से प्रकाशित । 

२ छाोशूदर-द्विजवन्धूर्तां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 

कर्मश्रेयसि मूढानाँ श्रेय एवं भवेदिह। 
इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌ ॥ 
रा 


“भागवत १॥३ 


५४८ पुराण-बिमर्श 


यह एलोक दशम स्का के प्रह्मकत प्रसिद्ध स्तुति १४० का चतुर्ष 
पद्य है । 

इस प्रकार बाह्य साक्ष्य फे काघार वर प्रीमद्भागवत गोहयाद से प्राचीन 
तर होना चाहिए । आचाय॑ शंकर का आपविर्ाव काट सप्तम शत्ती के अन्तिम 
भाग मे लेखक से विशिष्ट प्रमाणो फे आधार पर सिंद किया है । उनके दादा 
गुरु गौटपाद का समय सप्दम शतक के आरम्म मे युक्तिवुक्त दे । लतएय भागवत 
पु शतक से कवम्रषि अर्वाचीन नहीं माना जा सकता । 


(६) नारदीयपुराण 

पुराणसाहित्य में नारदीयपुराण तो प्रर्यात है ही; उसी के साथ वुहुता र- 
दीय' नामक भी एक पुराण ३८ बध्यायों में विभक्त छगमग ३६०० शणेको से 
सम्पन्न कलकत्ता से प्रकाशित है ( एशियाठिक योसाटटो )। यह प्रुराणस्य पंच- 
लक्षणों से सर्वथा विरहित है गौर नैप्णय मत का प्रतारक एक साम्प्रदागिक 
पुराण है जिसे उपपुराण मानना न्यायसंगत है । गलयपुराण ( ५३२३ )ैमे 
वर्णित नारदीय प्रचलित नारदीय से कोई भिन्न ही पुराण प्रतीत होता है । यह 
निःसन्देह वैष्णव धममं का विशिष्ट प्रचारक ननन्‍्य है। उसमे वैष्णवागम का ही 
उल्लेख नही है (३७।४) प्रत्युत पाश्चरात्र अनुप्ठान का भी पूर्ण संसेत उपलब्ध 
है ( ५३॥९ ) । वौद्धो की बड़ी निन्‍दा की गयी है । एकादशी प्रत के अनुष्ठान का 
माहात्म्य बड़े विस्तार से प्रभावक घब्दो मे यह पुराण वर्णन करता है । यहौ 
परम दैष्णव रुवमागद राजा का उल्लेस है जिन्होंने अपने राज्य में आठ वर्ष से 
लेकर अस्सी वर्ष चयवाले व्यक्तियों के लिए आदेश जारी कर रखाथा कि 
इनमें जो एकादशी का ज्नत नही करेगा तो वह वष्य माना जायगा। स्मृति- 
चन्द्रिक ( १२००-१२२५ ई० ) ने एकादशो प्रत के माहात्म्य-न्सुचक अनेक 
श्लोकों को उद्इृत किया है जियमें पूर्वोक्त श्लोक भी हैं । बपराक ने भी इसी 
माहात्म्प के दो इलोक दिये हैं । 





१. बलदेव उपाध्याय + आचाये शंकर ( प्रकाशक हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
प्रयाग, द्वितीय सं०, १६६३ )। 
२. द्रष्टव्य बलदेव उपाध्याय 4 भागवत सम्प्रदाय ( नागरीप्रचारिणों सभा, 
काशी, एष्ठ १५१-५३ ) । 
३, यह एलोक इस प्रकार है-- 
गष्ठवर्षाधिको. मर्त्यो. ह्पूर्वाशीतिवत्सरा। 
यो भुदक्ते मामके राष्ट्र विष्णोरहनि पापकतु । 
स में वध्यश्च दण्ड्यश्च निर्वास्यो घिषयाद्‌ वहि।॥ 


एकादश परिच्छेद : नारदीय का कालूनिर्णय "४९, 


नारदीयपुराण अग्ति तथा गरुड के समाच समस्त विद्याओं का प्रतिपादन 
करनेवाला विश्वकोश के समाव एक मह॒घ॑ पुराण है। इच विद्याओं के प्रतिपा- 
दक किसी मान्य ग्रन्थ का संक्षेप यहाँ प्रस्तुत किया गया है। दाशंनिक विषयों 
के विवरण में यह महाभारत का विशेषभावेन ऋणी है। यह विषय नारदीय- 
पुराण के पृवंभाग ४२-४४, ४५ अव्यायों में उपलब्ध होता है (विड्ूटेश्वर सं०) 
तथा महाभारत के शान्तिपव॑ १७५-१०५, १८७-३े८८, २१६-२१२ भध्यायों 
में यही विषय इन्ही श्लोको में मिलता है। महाभारत मे एलीको की संख्या 
४३४ है तथा नारदीय से तत्समान एलोकों की संख्या ४२८ है। दोनो के तार- 
तम्प-परीक्षण से चारदोय नियत रूप से महाभारत का अधमर्ण है* । 


नारदीय की रचना का काल भनुमेय है। नारदीय का एक पद्य (१।९॥५०) 
किराताजुंनीय के एक प्रस्यात पद्य के भाव को अभिव्यक्त करता है प्रायः उन्ही 
शब्दों मे-- 

अविवेको हि सर्वेषामापदां परम पदस | 
“नार० १।६।५० 


सहसा विदधीत्त न॒क्रिया- 
मविवेक: परमापदां पदस। 
++किरात० २॥३० 
नारदीय बोद्दो की तीन्र आलोचना करता है और वौद्ध-मन्दिर मे प्रविष्ट 


होनेवाले ब्राह्मण के लिए संकड़ों प्रायश्चित्त करने पर निष्कृति नही होतो है--- 
ऐसा प्रतिपादित करता है*। 


स्मृतिचन्द्रिका मे उद्धृत यह नारदीय वचन मुद्रित पुराण मे इस 
प्रकार है--- 
यो न कुर्याद्‌ बचो मेज्य धस्य॑ विष्णुगतिपदम्‌ । 
स में दण्ड्यश्च वध्यश्च निर्वास्यों विषयाद प्रुवम्‌ ॥ 


( उत्तरखण्ड २३४१ ) 
१. इस परीक्षण के लिए द्रष्व्य वेडेकर महोदय का सुचिन्तित लेख “79७ 
ईछकाप्ओं एग्रा00फआंठ्ग ग०ा5 49 ६४6 ]ए०फ०१० शिफ्ाक्यब द्ाए चा6 
शागेआधक्वा ६ 3 गिछाफ 6000075 एव अंश 0०706, 
“पुराण ( पच्चम खण्ड १६६३ ) एष्ठ २८०-३०४७ 
२, वौद्धाल्यं विशेद्‌ यस्तु महापद्यपि वै द्विज: । 
न तस्य निष्कृतिहंश्ा प्रायश्चित्तशतैरषि ॥ 


५५० पुराण-विमर्श 


बौद्धों के प्रति यह आलोचना का भाव सप्तम शतती के घामिक वातावरण 
का स्पष्ट द्योतक है जब कुमारिलभट्ट ने अपने मीमांसा ग्रन्थों के द्वारा बौद्ों के 
मत का प्रवक खण्डन कर उनकी तीज निन्‍दा को । लेखक की दृष्टि में यह पुराण 
इस प्रकार भारवि ( षष्ठ शती ) तथा कुमारिल ( सप्तम शती ) से अवान्तर- 
कॉलीन होना चाहिए । फलत: ७०० ई०-६०० ई० के बीच में इसका रचना- 
काल मानना सर्वेथा उपयुक्त होगा । 
(७) मार्कण्डेयपुराण 

पुराणों में मार्कण्डेयपुराण अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसका 
प्रधान कारण है कि इसके भीतर १३ अध्यायों मे (८5१ अ०-९२ अ० ) देवों 
माहात्म्य का प्रतिपादक बड़ा ही महनीय अंश है जिसमें देवी फे त्रिविध रूप-- 
महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वत्ती के चरित का वर्णन बड़े विस्तार से 
किया गया है | इस विश्रुत आख्यान के अतिरिक्त मन्वन्तरो का विस्तृत विवरण 
इस पुराण का चैशिष्व्य माना जा सकता है। औत्तम मनु का वर्णन ६९ भ०- 
७३ अ०, तामस का ७४ अ०, रैवत का ७४ अ०, चाक्षुप का ७६ अ०, वैवस्वत 
का ७७ अ०-७९ अ० तथा सार्वाण का 5० अ०-९३ अ० तक है और देवी- 
साहात्म्य या सप्तशती सार्वाण अच्चन्तर के वर्णनावसर पर प्रकट किया गया 
है | इसमे पुराण के पश्चलक्षण का विवरण प्रायः उपलग्ध होता है | पीछे दिख- 
लाया गया है कि मार्कण्डेय ( ४७ भ० ) सुष्टि-वर्णन के लिए विप्णुपुराण का 
अधमर्ण है । इस पुराण मे वैदिक इष्टियो के महत्त्व की भी विशिष्ट सुचना है। 
उत्तम ने मिनत्रवुन्दा नामक इष्टि द्वारा अपनी परित्यक्ता पत्नी को पाताल लोक 
से प्राप्त किया तथा सरस्वती इष्टि के द्वारा उस नागकच्या के गूंगेपन को दूर 
किया जो इनकी पत्ती के साथ रहने से पिता द्वारा अभिशप्त होने से गुगी बन 
गयी थी । सारस्वत सुक्तो के जप होने के कारण से यह इष्टि इस नाम से 
पुकारी जाती है | मार्कण्डेयपुराण का आरम्भ तो सहाभारत सम्बन्धी चार 
प्रश्नों के समाधान के लिए होता है। माक० मे ब्रत्त, तीथे या शान्ति के विषय 
में इलोक नहीं हैं, परन्तु आश्रमधर्म, राजवमं, श्राद्ध, नरक, कर्मंवियाक, सदा- 
चार, योग (दत्तात्रेय द्वारा अलके को उपदिष्ट) के विवरण देने मे विशेष आग्रह 
दृष्टिगोचर होता है। इस पुराण मे विद्वानों ने विश्लेषण से तीन स्तरों को खोज 
निकाला है--( १ ) अध्याय १-४२ जहाँ पक्षी वक्ता के रूप में कहे गये हैं, 
(२ ) ४३ अ० से लेकर अन्त तक जिसमे मार्क॑ण्डेय और उनके शिष्य क्रौष्ट्रकि 
_श संबाद वर्णित है, ( से) सप्तशती (अ० 5१-६३ अ० ) इसी खण्ड के 


वौद्धा: पाखण्डिन: प्रोक्ता यतो वेदविनिन्दका; ॥ 
--वारदीय पूर्वाघे, १५॥३०-५२ 








एकादश परिच्छेद : अग्निपुराण का काल ५५१ 


भीतर एक स्वतन्त्र मंशा मानी जाती है। ये तीनों आपस में असम्बद्ध होने पर 
भी एकत्र सन्निवि हैं । 


निवन्धकारों ते इस पुराण से अनेक उद्धरण प्रस्तुत किये है। कल्पतरु 
ने मोक्ष के प्रसंग मे इस पुराण से लगभग १२० इलोक योग-विषय में उद््‌छृत 
किये हैं जो प्रचलित पुराण में मिलते हैं। अपराक ने ८५ उद्धरण दिये हैं 
जिनमें से ४२ योग के विषय में तथा अन्य दानादि के विषय में हैं । माकं० का 
५४ अ० मे ( ब्रह्माण्ड के समान ही ) कथन है कि सह्य पव॑त के उत्तर भाग में 
गोदावरी के समीप का देश जगत्‌ में सर्वाधिक मनोरम है--लेखक की दृधि मे 
इस पुराण के उद्गम स्थल के विषय में यह संकेत मात्रा जा सकता है। यह 
पुगण प्राचीन पुराणों में अनच्यतम माना जाता है और विषय-प्रतिपादन की 
दृष्टि से पर्याप्त रूप से नवीन तथ्यों का विवरण प्रस्तुत करता है। इसे गुप्त 
काल की रचना मानने में किसी प्रकार की विप्रपत्ति नही है । जोधपुर से उप- 
लब्व दधिमती माता के शिलालेख में 'सर्वमंगलमाद्डल्ये! ( सप्तमशती का 
प्रद्यात एलोक ) श्लोक उद्क्षत है। इसका समय २८९ दिया गया है जिसे 
भंडारकर गुप्त संवत्‌ मानते हैं (5६०८ ई० ), परन्तु मिराशी इसे ही तद्भिन्न 
भाटिक संवत्‌ का निर्देश मानकर इसका समय ८१३ ई० मानते है* । जो 
कुछ भी हो, यह पुराण ६०० ई० से प्राचीनतर है और ४००-४५०० ई० के 
बीच माना जाना चाहिए । देवी के तीन चरितो का वर्णन देवी भागवत में भी 
भाता है ( ५ स्कन्घ, ३२ अ० )। इन दोनों की तुलनात्मक समीक्षा से यही 
प्रतीत होता हैं कि मार्क” का देवीमाहात्म्य ( सप्तशती ) देवीभागवत के 


एतद-विषयक विवरण से निःसन्देह प्राचीन है। देवीभागवत का विवरण 
शप्तशती के ऊपर विशेषर्पेण आधृत है* । 


(८) अग्निपुराण 


वर्तमान 'अस्तिपुराण! विभिन्न शताब्दियो मे प्राचीन ग्रन्थो से सार संगृहीत 
कर निर्मित हुआ है ओर यही कारण है कि निवन्ध ग्रन्थों मे उद्धृत्त इसके वचन 
यहाँ उपलब्ध नही होते । डा० हाजरा के पास वह्तिपुराण” का हस्तलेख 
विद्यमान है जिसमे निवन्धकारों के अग्निपुराणीय वचन शतशः उपलब्ध 
होते है भौर इस कारण वे उसे ही प्राचीन अग्निपुराण मानते हैं। प्रचलित 





१. द्रध्व्य मिराशी का लेख 8 [0छ७ [गंध (0 ह१6 (०६९७ ०7 ४76 
6एंनान बगए ० ( शिफ्राव्वा& ए0ए] . ४० 4) 79. 78-86 ) 


२. इन दोनों की तुलना के निमित्त देखि 
जनवरी १९६३ ), ४० ६०-११३। 


+ 


ए--पुराणम्‌ ( भाग ४, सं० १, 


प्र पुराण-विमर्ण 


अग्नि पाखराघरो के द्वारा प्रतिसंस्कृत, वैष्णव पूजार्चा का माहात्म्यवोघक 
पूराण है जो विश्वेष प्राचीन तथा मौलिक पुराण नही हैं । 

इस पुराण के विपय में ज्ञातव्य हे कि लोक-शिक्षण के लिए उपयोगी 
विद्याओ का संग्रह प्रस्तुत करनेबाला ग्रन्थ है. जिसे हम आजकल की भाषा 
में पौराणिक विश्वकोप! के अभिधान से पुकार सकते है। उद्देश्य यही है 
समस्त विद्याओं का संग्रह प्रस्तुत करना । इस उद्देश्य मे ब्रन्य पूर्णतया सफल 
हुआ है, क्योकि उसने तत्तत्‌ शाज़विषयक प्रौढ ग्रन्यी से सामग्री संकलित कर 
सचमुच इसे विशेष उपयोगी बनाया है। धर्मशास्त्रीय विषयों के संकलत 
के साथ ही साथ वैज्ञामिक विषयो का संग्रह भी बड़ा मामिक है। ऐसे विपयो 
मे है--आयुर्वेद, अश्वायुवेंद, गजायुर्वेद, वृक्षायुवेंद ( २८२ अ० ) गोचिकित्सा, 
रत्नपरीक्षा ( २४६ अ० ), धनुविद्या ( २४९ अ०-२५२ अ० ) वास्तुविद्या 
(४० बग०, ६३-६४ थ०, १०५-१०६ अ० ), प्रतिमालक्षण (४९-५५ अ० ), 
राजधर्म, काव्यविवेचन ( ३३७ अ०, ३३३-३४७ भ० ) आादि आदि। इन्ही 
विद्याओ के विवरण से अग्निपुराण के निर्माण काल का परिचय दिया जा सकता 
है । भग्निपुराण भोजराज के सरस्वतीकण्ठाभरण का' प्रधान उपजीवध्य ग्रन्ध 
है । फलतः इसे एकादश शी से प्राचीन होना चाहिए। उधर अग्विपुराण 
का अपना उपजीव्य ग्रच्य है दण्डी का काव्यादर्श (सप्तम शत्ती)। फलतः सप्तम 
शर्ी से प्राकृकालीनता इस पुराण की स्वीकार नहीं की जा सकती। 
अतः अग्निपुराण का रचनाकार सप्तम-नवम्र शती के मध्य से कभी मानना 
सर्वधा समीचीन होगा । 

मूल अग्तिपुराण बह्निपुराण नाम से भी प्रस्यात था | स्फन्‍्दपुराण के 
शिवरहस्य खण्ड का कथन है कि अग्ति की महिसा का प्रतिपादन भग्निपुराण 
का लक्ष्य है--यह वैशिष्ट्य प्रचलित अग्तिपुराणो मे न मिलकर वह्तिंपुराण में 
ही उपलब्ध होता है जिससे इसकी मौलिकता सिद्ध होती है। यह प्राचीन 
पुराण है जिसकी रचना का काल चतुर्थ शती से भर्वाचीन नहीं माना जाता । 
अग्निपुराण में ब्रिहित तान्त्रिक अतुष्ठानो मे कतिपय विशिष्ट अनुष्ठान बद्धाल में 


ही उपलब्ध तथा प्रचलित है । इसलिए इसका उद्भव स्थान बज्ाल का पश्चिमी 
भाग प्रतीत होता है ।६ 





१. विशेष के लिए द्रष्टव्य डा० हाजरा के निवन्च-- 

( क ) 7)500ए७३ तई च्म० छल्याप।९ #ैछुप०ए७ प्रात (0०.0.व, 
एमए ० 89०१4, एण ५, ॥१० 4) 

( ख ) उपवांढ8 जी पाढ.. व्याप्त खैशए7698 शिएणक्मषा9. 27988 
जएम्-एपवा (0फ' पल्जाबष्ट० एठ 7-7] 


एकादश परिच्छेद : भविष्यपुराण प्‌प्‌३ 


(९ ) भविष्यपुराण 
भविष्यपुराण का रूप इतना बदलता रहा तथा इतने नग्रेन्‍नये अंश उसमें 
जुटते रहे कि उप्तका मूल स्वरूप आज इन प्रतिसंस्कारों के कारण बिलकुल 
बज्ेय है। पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र ने इसके चार विभिन्‍त हस्तछेखों का 
निर्देश किया है जो आपस मे नितान्‍्त भिन्‍न है। वेकटेश्वर से प्रकाशित भविष्य 
में इतनी नवीन बातें जोड़ी गयी हैं कि इन प्रक्षेपों की इयत्ता बही। इसकी 
बनुक्रमणी वारदीय (११०० अ०) में, मत्ध्य ( शश३०-३१ ) में तथा 
अग्नि ( २७२१२ ) में उपलब्ध होती है जो प्रचलित पुराणस्थ विषयों से मेल 
नही खाती । तथ्य तो यह है कि आपस्तम्व के द्वारा उद्धृत होने से इसकी 
प्राचीनता निःसन्दिग्ध है, परन्तु इसके वाम के द्वारा प्रलोभित होकर लेखकों ने 
अपनी कल्पना का उपयोग कर इसका परिव हण खुब ही किया है । इसके चार पर्व 
हैं--ब्राह्म, मध्यम, प्रतिसर्ग तथा उत्तर । वायुपुराण भविष्य का निर्देश करता है। 
यान्‌ सर्वात कीर्तयिष्यामि भविष्ये पठितान्‌ नृपास | 
तेभ्य: परेत्र ये चान्ये उत्पत्स्यन्ते महीक्षित्त:॥ 

--( ६९॥२६७ ) 
परन्तु यह निर्देश प्राचीन भविष्य के विषय मे है, प्रचलित भविष्य के विषय 
में नहीं। वराहपुराण ने भी भविष्य का दो बार उल्लेख किया है जिसमे 
साम्व के द्वारा इसके प्रतिसंस्कार की, तथा सूर्यदेव की मू्ति-स्थापना की चर्चा 
है। वल्छाल सेन ने भविष्योत्तर को प्रमाणिक न होने से बिलकुल ही तिरस्कृत 
कर दिया है । अपराक लगभग १६० पद्म इसके उद्धृत करते है । अलबखूनी 
के द्वारा उद्इ्ठत होने से प्रचलित भविष्य का समय दशम शती मानना कथमपि 
भसज्भत न होगा । 

( १० ) ब्रह्मवेवर्तपुराण 
प्रचलित ब्रह्मवेवर्त को हम प्राचीन पुराण मानने के लिए तैयार नही है। 

इसका एक विशिष्ट कारण है। 
मर १० जे 
2232 223 
ह्‌ ता बनुचार यह पुराण सविता 
(ग ) डा० रासशंकर भ्रट्टाचायं--अग्निपुराणस्य विषया 
१९६३ ), भूमिका भाग | 

१. पद्मपुराण ब्रह्म ० वैं० को निश्चित रूप से * 
ब्रह्माण्ड ब्रह्मवेवत माक॑ण्डेये तथैव च। 
भविष्यं वामन॑ ब्राह्म॑ राजसानि निवोध मे ॥ 


-( आनन्दा० सं० उत्तरकाण्ड २६४।८४ ) 


नुक्रमणी ( काशी, 


राजस' मानता है--- 


प्प्ड पुराण-विमशञ 


(सूर्य ) का प्रतिपादक माना जाता था। मत्स्य के अनुसार इस पुराण को 
दानकर्ता प्रहलोक में निवास करता है। इस प्रकार ब्रह्मलोक को ब्रह्मा के 
प्रतिपादक पुराण द्वारा उच्चतम माना जाना स्वाभाविक ही है ।* 


परन्तु प्रचलित प्ष० वैव० कृष्ण को परात्पर ब्रह्म मानता है और उनका 
निजी लोक गोलोक है जिसकी उपलब्धि वैष्णव भक्तो की एक परतमाराव्य 
अभिलापा है। इतना ही नही, इसमे प्रह्मा की निन्‍दा भी यत्रतत्र पाई जाती 
है। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचने से पश्चात्पद नही होते कि किसी 
समय में ब्रह्मा-प्रतिपादक पुराण को वैष्णव लोगो ने अपमे प्रभाव से अभिभृत 
कर उसे सबंतः वष्णत्र पुराण वना डाला हे । राधासंवलित श्रीक्षण्ण ही पर- 
मात्मझूप में यहाँ स्वीकृत है । 


( ख ) इसमे तान्त्रिक सामग्री की विपुछता पायी जाती है, विशेषत: प्रकृति 
तथा गणेशखण्ड मे । तान्त्रिक अनुष्ठान का पुराण में संक्रछकन अर्वाचीन काल 
की घटना है-तवम-दशम शत्ती की। यह वैशिष्य्य मुझ पुराण में न होकर 
उसके अवान्तरकालीन प्रतिसंस्कार में ही निव्िष्ठ किया गया प्रतीत होता है । 


( ग ) स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्वि का चनुर्व्गंचिन्तामणि, रघुनन्दन का स्पृति- 
तत्त्व आदि निवन्धों मे तत्ततु लेखको ने ब्नर८ बे० से बिपुल बचनों को उद्धृत 
किया है। वचनों की संख्या १५०० पंक्तियों के आसपास है, परल्तु प्रचलित 
न्र० बे० में केवल ३० पंक्तियाँ ही इनमे से प्राप्य हैं--यह स्पथ्त: सूचित करता 
है कि प्रचलित ब्र० वै० मुर पुराण नही है । 








१. मत्स्य के अनुसार “एराजस! पुराण मे ब्रह्मा की ही स्तुति प्राधान्येन 
निवि£ रहती है-- राजसेपु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणो बिंदु? (मत्स्य ५३२८)॥ 
इन्ही दोनो वाक्‍्यों की एक्रवाक्यता करने पर ब्र० बै० ब्रह्मा का प्रतिपादक 
पुराण मूलतः प्रतीत होता है। इस त्य का समर्थन इस बात से भी होता है 
कि ब्र० बे० पुराण का दाता ब्रह्मछ्ोक मे पूजित होता है-- 


पुराणं ब्रद्मवैवर्त यो दद्यान्माघमासि च | 
पोणंमास्या घुभदिने ब्रह्मलोके महीयते ॥॥ 

“(६ भत्स्य ४३३५ ) 
स्कन्दपुराण ( ७॥१।२।५३ ) में भी यहो इलोक उपलब्ध हे । फलत; पुराणों 
की दृष्टि के मूल ब्र० बे० प्रह्मदेव की स्तुति तथा माहात्म्य का प्रतिपादक पुराण 
निश्चिठ होता है। परन्तु प्रचलित ब्र० बै० में यह वेशिष्य्य उपलब्ध नही 


होता । 


एकादश परिच्छेद : ब्रह्मवेवर्तपुराण का काल प्ष्प 


(घ ) कलकत्ते के एशियाटिक सोसाइटी के संग्रह में देवनागरी में लिखित 
दो हस्तलेख ( सं० ३८२० तथा ३८२६ ) है जो पुष्विका में आदि ब्रह्म॒व॑ वर्ते- 
पुराण! नाम से निर्दिष्ट है। इनकी एक विशिश्ता तो यह है कि ये खण्डो में 
विभक्त नही हैं, प्रत्युत समग्र ग्रंथ एक ही सूत्र में निवद्ध है। दूसरे इनमें श्लोकी 
की संख्याएँ प्रचलित ब्न० वैव० से च्यूब है। यह आदि ब्न० ब० प्रचलित 
एतत्पुराण से निशम्चयखर्पेण प्राचीनतर है तथा उस नारदीयपुराण के अनुक्रमणी- 
प्रतिपादक अंश से भी प्राचोन है, क्योकि नारदीय चार खण्डो में विभक्त प्रच- 
लित ब्र० वै० से ही परिचय रखता है। नारदीय के अनुसार यहाँ एलोकों की 
संस्था १८ सहस्न होनी चाहिए, जब आज इसमे २२ हजार , वंगवासी सं० ) 
तथा २५ हजार ( वेकटेश्वर सं० ) उयलब्ध है। इससे स्पष्ट है कि नारदीय 
की अनुक्रमणी-रचना के अनन्तर भी इसमें तीन हजार से लेकर पाँच हजार 
तक इलोक जीड़े गये हैं । 

निष्कर्ष यह है कि चार खण्डो मे विभक्त प्रचलित ब्व० बे० मूल प्राचीन 
पुराण नही हे, प्रत्युत भवान्तर विपयो तथा ए्लोकों से समन्वित मध्ययुगीय 
पुराण है। ब्रह्मा को महिमा प्रतिपादक मूल ब्र० बें० का यह प्रतिसंस्क्ृत वैष्णव 
रूप हे जहाँ कृष्ण की अपेक्षा राधा की हो महिमा सर्वातिशायिनी है | 

इस पुराण के उद्गमरथल का निर्देश ग्रंथ की अस्तरंग परीक्षा से किया जा 
सकता है। यह पुराण बंगाल के रीति-रस्मी, विश्वासों तथा बाचार-व्यवहारों 
से विशेष रूपेण परिचय रखता है तथा उनका वर्णन करता है। ब्रह्मखण्ड के 
दशम अध्याय में संकर जातियो को उत्पत्ति का विशिष्ट प्रसंग आता है। यहाँ 
म्डेच्छ जाति का निर्देश है ( १०१२० ) जो मुसरूमानो को ही निर्देश करता 


है। उसके अनन्तर यह इलोक भो अपने उद्गम प्रदेश को स्पष्ट सुचना 
देता है-- 


म्लेच्छात्‌ कुविन्दकन्याया जोला जात्तिवंभुव ह। ( १०१२१ ) 
जोला ( 'जुलाहा” शब्द का बंगीय रूप ) स्लेच्छ ( आर्थात्‌ु मुसठमान )से 
कुविन्द ( चुतकार ) की कन्या में उत्पन्त हुआ आर्थातु वह मुसलमान ही जात्या 
है। यह वद्धाल की स्पष्ट मान्यता तथा हृढ विश्वास है। अश्विनीकुमार के 
वीय॑ से विप्रकन्या मे वैद्य' की उत्पत्ति होती है। ( १०१२३ )-यह भी बंगाल 
की ही मान्यता है जहाँ बैच जाति इसोलिएु प्राह्मणो से कुछ न्यूब सामाजिक 
प्रतिष्ठा से मानी जाती है । इतना हो नहीं, बंगाल के छोकप्रचलित देवी-देवता 
की यहाँ पुजा-अर्चा का विशेष विधान हैं। ऐसी देवियो मे पणष्ठी, मंगलचण्डी 
पथा मनसा देवी का विशिष्ट स्थान है। पष्ठी देवी की उत्पत्ति प्रकृति- 


छः डे दूर ई 
लण्ड के ४३ अध्याय में, मंगलचण्डी की ४४ ब० में तथा मनसा ( ८८ नाग 


५५८ पुराण-विमशश 


पुराण योगभाष्य से भछे प्रकार से परिचय रखता है। लिज़पुराण का समय 
इस प्रकार अष्टम-तवम शती मानना सबंथा युक्तियुक्त है । 


(१२) वराहपुराण 


यह समग्रतया वैष्णव पुराण है। इसमे २१७ अध्याय और ६,६५४ 
इलोक हैँ, यद्याप कतिपय अध्यायो में पुरा गद्य (5१-८३ भ०, ८६-८७ ब० 
तथा ७४ अ० ) ही हे । कतिपय ध्षब्पायों में गद्य पद्य का मिश्रण है | ध्मंश/स्त्र 
के विपुल विपयो का विवरण यहां प्रस्तुत है जैसे ब्रत, तो, दान, प्रतिमा 
तथा तत्पूजा, आशौच, श्राद्ध आदि । कल्पतरु ने इस पुराण से बड़ों संख्या 
में श्लोको को उद्धृत किया है । १५० एलोक ब्रत के विषय में तथा ४० एलोक 
श्राद्ध के विषय में उद्धृत हैं। ब्रह्मपुराण ( २२०१४४-४७ ) ने वाराहव॑चन' 

हकर इस पुराण के दो श्ठोकों को उद्धुत्र क्रिया है। वराहपुराण से भविष्य- 
पुराण निश्चय रूप से प्राचीन हे, क्योकि वराह ( १७७ अ० ३४ श्लोक तथा 
५१ एछोक ) ने भविव्य में दो ववनो को उद्बुत क्रिय्रा हे जिसमें दूधरा संकेत 
बड़ा महत्त्व रखता है--- 


भविष्यत्‌ू-पुराणसति ख्यातं कृत्वा पुनरंवम्‌। 
साम्ब: सूर्य-प्रतिष्ठां च कारयमास तत्त्ववित्‌ ॥ 
जिसमे साम्ब के द्वारा सुर्ये के नवीन मन्दिर की स्थापना का उल्लेख 
मिलता है | वराहपुराण मे तोन विशिष्ट स्थानों पर सुर्य मन्दिर की स्थिति 
निर्दिष्ट ह--यमुना के दक्षिण मे, बीच में कालप्रिय मे ( कालपी, उत्तरप्रदेश 
में कानपुर के पास ) तथा पश्चिम में मृलस्थान ( सुल्तान ) मे। भविष्य में 
भी इसी प्रकार के सूर्य के तीत व्रिशिष्ट मन्दिरों का उल्लेख मिलता है। वराह- 
पुराण मे नचिकेता की कथा विस्तार से दी गयी है जिसका वर्णन पूर्व ही किया 
गया हे ( द्रष्टव्य पृष्ठ १५४ )। 
वराहपुराण वैष्णवता से आमूल आलुप्त है--इसका परिचय रामानुजीय 
श्रीवेष्णषवमत के तथ्यो का विशद प्रतिपादत वैशद्य से प्रदाव करता है। 
नारायण की आदिदेव रूप मे प्रतिष्ठा, ज्ञान-कर्म का समुच्चय, सृष्टिप्रकार, 
भ्रुवनकोश का प्रकार, श्राद्धानुष्ठान-प्रक्रिया, श्राद्ध-वर्ज्य पदार्थ, प्रति द्वादशी 
को विष्णुपृजन की प्रक्रिया, नाना घातुओ से भागवत प्रतिमा का निर्माण तथा 
उनके प्रतिष्ठापन-आराघन के प्रकार, पाचरात्र का प्रामाण्य--वराहपुराण 
मे वणित ये समग्र विषय रामानुज सम्प्रदाय मे स्वीकृत किये गये है । दोनो 
के सिद्धान्तो मे विपुल साम्य का सद्भाव निश्चयेन आदर्शंजनक है ।* 





१. इस समता के लिए द्रष्टव्य “श्रोवराहपुराणं श्रीरामानुजसम्परदायश्च! 
शीप॑क सुचिन्तित सस्क्ृत लेख-पुराणम्‌, चतुर्थ वर्ष (१९६२), पृष्ठ ३ ६०-८३ ।* 


एकादश परिच्छेद : स्कन्दपुराण प५& 


इस पुराण की रचना का काल नवस-दशम शती में मानना कथमपि अनु» 
चित नहीं होगा । 


( १३ ) स्कन्दपुराण 
यह पुराणों में सबसे वृहत्काय पुराण है। एलोको की संख्या ८५१ हजार 

मानी गयी है। दो प्रकार के संस्करण है--खण्डात्मक तथा संहिंतात्मक, जिनका 
उल्लेख पूर्व किया गया है। यद्यपि यह पुराण 'स्कन्द' नाम से प्रख्यात है, परंतु 
स्कन्द का विशिष्ट सम्बन्ध इसके साथ नहीं मिलता । पद्मपुराण ५५६२ मे 
स्‍्कन्दपु गण का उल्लेख मिलता है। स्कन्दपुराण के प्रथम खण्ड मे किरात के 
इलोक की छाया मिलती है ( सहसा विदधीत न क्रियामु श्लोक की )। काशी* 
खण्ड के २४ अ० से बाणभट्ट की शैली का भनतुकरण करते हुए बड़ी सुन्दर परि- 
संख्या तथा श्लेष दिये गये है । दो-तीन उदाहरण ही पर्याप्त होगे--- 

विश्नमो यत्र नारीषु न विद्वत्सु च कहिचितु । 

नद्यः कुदिलगामिन्यों न यन्न विपये प्रजा: ॥ ६ ॥ 

बाणेपु गुणविदलेषों बन्धोक्ति: पुस्तके दृढा । 

स्तेहत्याग: सदेवास्ति यत्र पाशुपते जने॥ १०,॥ 

यत्र क्षषणका एवं दृब्यच्ते मलूघारिण:। 

प्रायो मधुक्त्ता एवं यत्र चब्नलवृुत्तय:॥ २०॥ 

भीगोलिक क्षेत्रो का विस्तृत तथा विशद विवरण प्रस्तुत करना स्कतन्‍्द के 

विविध ख़ण्डो का वेशिष्ट्य हे । इसके चतुर्थ खण्ड--काशीखण्ड--में काशीस्थ 
शिवलिड्रो का दिशाओ के निर्देशपर्वक्त विवरण पढ़ते से आज भी उन लिज्जी 
की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। भवन्तीखण्ड में नमेंदा नदी के 
तीरस्थ तीर्थों का एक विराट विवरण घामिक भौर भौगोकछिक उभ्य प्रकार का 
महत्त्व रखता हे । इसी खण्ड के अन्तगंत रेबाखण्ड सें सत्यतारायण की प्रस्यात्त 
कथा है जिसके स्वरूप का विवेचन ऊपय किया गया हें । 


प्राचीन निवन्ध ग्रन्थों में स्कनद के वचन उद्धृत मिलते हैं। मिताक्षरा 
( याज्ञ० रभृति २२२६० ) ने वेश्या के पद के विषय में इस पुराण को उद्घत 
किया है । कृत्यकल्पतरु ने इस पुराण के चहुसंख्यक वचन उद्धृत किये है । काणे 
महोदय का कथन है कि कल्पत्तर ने त्रत के विषय में त्तो केवल १४ प्लोक 
उद्धृत किये है, परन्तु तीर्थ के विषय में ९२, दान के विषय में ४४, नियत 
काल के विषय में ६३, राजघममं के बारे से १८ इलोक उद्घत किये हैं। दान- 
सागर ने दान के विपय में ४८ श्लोक दिये हैं। स्कन्द के विश्ञाल रूप पर ध्यान 
देने से कहना पड़ता है कि धर्मशात्लीय निवन्धों मे इससे उद्धरण परिमाण मे 


५६० पुराण-विमर्श 


कम ही है | इस पुराण मे वेद सम्बन्धी सामग्री* पर्याप्तकपेण विस्तृत है जौ 
इसके रचयिता के अलौकिक वेदिक वैदुष्य का संकेत करती हूँ । 


यह इतना विस्तृत तथा विशाल हूँ कि इसमे प्रक्षिप्त अंशों को जोड़ने के 
लिए पर्याप्त अवसर है । अतः समय का यथार्थ निरूवण असम्भव ही है । ठा० 
हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल दरवार लाइप्नेरी मे इस पुराण का एक हंस्तलेख 
मिला हैँ जिसका छेखन सप्तम शती की शैली मे किया गया है ।* सब प्रमाणों 
को एकत्र कर यह कहना अनुचित न होगा कि इसकी रचना सप्तम शती के 


पूरवंकालीन और नवम शती से उत्तरकालीन नहीं हो सकती । दोनो के बीच में 
सस्भवतः यह प्रणीत हुआ । 


( १४ ) वामनपुराण 

यह स्वल्पाकारवाले पुराणी मे अन्यतम है। इसमें ९५ अध्याय है । इसने 
अपने १२वे' अध्याय में भिन्न पदार्थों मे श्रेष्ठ बततुओं की जो वर्णना की है 
उससे इस पुराण के उदय-स्थान का परिचय मिलता है। यह कुरुक्षेत्र मण्डल मे 
उत्पन्न हुआ था--ऐसा मानना सर्वेधा उचित है, क्योंकि क्षेत्रों तथा तीर्थों में 
यह क्रमश: कुरुजाज्बुल तथा एथूदक को सर्वश्रेष्ठ मानता है भौर दोनों वस्तुएं 
कुरुक्षेत्र में विद्यमान है--- 


क्षेत्रेष्‌ यद्वत्‌ कुरुजाज्लं वरं। 

तीथथेंषु तद्बतु प्रवरं॑ पृथूदकस्‌ ॥ 
“-१२।४४ 
बामन अवतार का प्रतिपादक होने के कारण यह मूल रूप में वैष्णवपुराण 
है; परन्तु किसी समय में यह शव रूप में परिणत कर दिया गया और आज 
इसका यही प्रचलित छप है। फलतः शिव-पावेती का चरित्र यहाँ विस्तृत रूप 
से बणित है । पाती की घोर तपश्चर्या, बठुरूपधारी शिव से वार्तालाप, शिव 
से घिवाह आदि विपय यहाँ अलंहृत शैली में वाणित है। वामन अपने वर्णनों में 
भारलंकारिक चमत्कृति से मण्डित हैं ओर इसके ऊपर कालिदास का, विशेषत+ 
दिषयसास्य के कारण कुमारसम्भव का प्रभाव विशद रूप से अभिव्यक्त होता 
है । राजा वही जो प्रकृति का रंजन करता हैं। कालिदास के राजा प्रकृति- 


१. इसके संक्षिप्त प्रतिपादन के निमित्त व्रष्टव्य डा० रामशंकर भट्टाचार्य : 
इतिहास-पुराण का: अनुशोलन ( पृष्ठ २३८-२४६ ) । 
२, (०८४१०९७०९ ० िठ७४! एथिगन०काी 2४५5, पृष्ठ ५२॥ 


एकादर्श परिच्छेद : वामनपुराण ५६१ 


रु|्जनात' का ही भाव रखता है।* उम्रा का नामकरण इसलिए हुआ कि 
उनकी माता ने उन्हें तपस्या करने से निपेष किया ( उ+मा )--यह भो 


कांलिंदास की' प्रख्यात उक्ति का संक्रेत है । ९ 


कालिदास के कुमा रसस्भव का वामनपुराण के ऊपर प्रभाव बड़ा डी विस्तृत, 
गम्भीर तथा मौलिक है। पाव॑ती तथा बढठु का संवाद वामनपुराण में कुमार- 
सम्भव में उपस्थित संवाद से अक्षरश मेल खाता है--अर्थ में ही नहीं, प्रत्युत 
शब्द मे भी । अनेक्रत्र छन्द भो समान ही प्रयुक्त है ।९ एक-दो दृथ्टान्त पर्याप्त 


होगे-- 
वामन 
कथं कर: पलल्‍लवकोमलस्ते 
समेष्यते शावंकरं ससपंम्‌ ॥ 
-* १६३ 


पुरन्ध्रुयो हि पररन्त्रीणा 

गति धरस्थ वे बिंदु: ॥ 
“7१२१३ 

जामित्रगुणसंयुक्तां 

तिथि पुण्या सुमद्भलाम्‌ ॥ 
“7५२६० 


१. ततो राजेति शब्दो5स्य प्रयिव्या रव्जनादमुत्‌ १ 


तुलना कीजिए--- 


राजा प्रकृतिरज्जनात्‌ । 
राजा प्रजारक्षत -उब्ब-बर्ग। 
परन्तपो नाम यथार्थनामा ॥ 


२, तपसो वारयामास उमेत्येवाब्रवीच्च सा । 


तुलंता कीजिए--- 


कुमारसम्भव 
अवस्तुनिवन्धपरे कं नु ते 
करोथ्यमामुक्तविवाहकौतुकः । 
करेण शम्भोवलयीकृता हिना 
सहिष्यते तत्‌ प्रथमावलरूम्वनमु॥ 


--*।६५ 
प्रायेणेवंविधे कार्ये 


पुरन्श्रो्ा प्रगल्मता ॥ 


“5+ए३२ 
तियौतु जमित्रगुणान्वितायाम्‌ ॥ 


७१ 


“जाम ४७।२४ 


'-*रघु० ४॥१२; 


“*थश्ु० ६२१ 


“० वासमन '४७॥२४ 


उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा 
प३चादुमारुयां सुमुखो जयाम ॥ 


३. विशेष साम्य के दृशन्तों के लिए द्रष्व्य ॥ 
इराणम्‌ (रामनगर दुर्ग, वाराणसी ) 


रे९ पु० वि० 


“+कुमार० १२६ 


वर्ष ४, छछ १८६-१९२ 


५६२ पुराण-विमर्श 


शैव होने पर भी वेष्णव मत के साथ किसी प्रकार के विरोध या संधर्ष की 
भावना नही है| वर्णन सर्वत्र उदार, व्यापक तथा मौलिक हैं। कालिदास के 
काव्य द्वारा प्रचुरता से प्रभावित होने के कारण इसकी रचना का कारू कालि- 
दासोत्तर युग है, अर्थात्‌ ६०० ई०--&०० ई० के वीच वामनपुराण का 
आविर्भाव सानना उच्चिद है । 


वामनपुराण के अध्यायों के विषय में हस्तलेखों का सादय बड़ी विभिन्नता 
प्रस्तुत करता है। नारबपुराण भें वणणित विपयानुक्रमणी के आधार 
पर वामन के दो खण्ड बतलाये गये है--पूर्वा्ध तथा उत्तराध॑ | वेकटेश्वर से 
प्रकाशित सं० भे पूर्वार्ध का विषय तो यथार्थत। मिल जाता है, परन्तु उसमे 
उत्तराध का सवंथा अभाव हे । उत्तरार्ध में माहेशवरी, भगवती, गौरी तथा 
गणशोेश्वरी नामक चार संहिताओं का चार सहस्न श्लोको मे अस्तित्व न तो 
मुद्रित प्रति मे है और न उसके नाना हस्तलेखों मे ही। मुद्रित प्रति ६ सहस् 


एलोको की है ( वास्तव संख्या ४८१४ इलो० ) जो ९५ थव्यायो मे विभक्त है। 


काशीराज निधि के निर्देश मे सम्पादितहस्तलेखों का परीक्षण चार प्रकारो 
का द्योतक हें---(१) देवनागरी हस्तलेखो के साक्य पर ८प३ तथा ८४ अध्यायों 
को सम्मिलित करने पर ९४ अ० है; (२) तेलुगु हस्तलेखो मे केवल ८६ भ० ही 
हैं। पाँच अव्याय ( जिनमें कतिपय तीर्थ तथा चार विष्णुस्तोत्र हैँ) बिल्कुल 
छोड़ दिये गये हैं; (३) शारदा हस्तलेख में ८५५जअ० केबल वर्तमान है; (४) 
बडधार तथा अजड्भे री के हस्तछेखो मे अन्यायो की संख्या सवसे कम केवल ६७ 
ही है | इस प्रकार अध्यायो की वड़ी विभिन्‍नता होने से वामन के मूल रूप का 
निर्णय करना कठित हैं । नारदीय के अनुसार दश सहख्र श्छोको का परिमाण तो 
कथम॒पि सम्पन्न नही होता (बन्रिविक्रमच रित्राढ्यं दशसाहखसंख्यकम्‌ ) न मुद्रित 
प्रति मे, और न हस्तलेखों में भी । 


( १५ ) कूमंपुराण 

इसके दो खण्ड हँ--पूर्वार्ध ( ५३ अध्याय ) तथा उत्तरार्ध (४६ अध्याय) । 
आजकल यह पाशुपत सत का विशेष रूप से वर्णत करता है, परन्तु डा० हाजरा 
की मान्यता है कि यह प्रथमतः पाव्चरात्र मत का प्रतिपादक पुराण था। 
ईएवर के विषय में इसका कथन है कि वह एक है ( उत्तराघ॑ ११११२॥१५ ), 
परन्तु उसने अपने को विभक्त किया दो रूपो भे--नारायण और. ब्रह्मा रूप 
में ( १९४० ) अथवा विष्णु और शिवरूप मे ( १॥२॥९५ ) अथवा तीन 


१. इरध्व्य श्री आनन्दस्वरूप गुप्त का लेख 09 (9० 20॥ए०9०७ ० ह॥० 
पर्दा शिप४7०---[ ५० 9, 963, 99. 360 -366 ) 


एकादंश परिच्छेद : कूमपुराण ५५३, 


रूप में ( ११०७७ ) ब्रह्मा, विष्णु और हर के रूप में । महेश्वर की शक्ति 
का भो विशिष्ट वर्णन मिलता है ( पूर्वार्च १९ अ० )। यह शक्ति चार प्रकार 
की मानती गयी है--शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा तथा निवृत्ति । ये ही तत्वशास््र मे 
'कला' के नाम से संकेतित की जाती है । इन्ही के कारण परमेश्वर “चतुब्यह” 
कहा जाता है--ठीक पाखरात्रो के समात्त ( पूर्वाध १२१२ )। इसी भष्याय 
में हिमालय-कृत देवी का सहख्ननाम भी वर्णित है। इसके उत्तराध मे दो 
गीताएँ हैं--ईए्वरगीता ( अ० १-११ ) इमे शैवदर्शन-विषयक तत्वों का 
विवेचन है जिसमे (११ अ० मे ) पाशुपतयोग का विशद और महत्त्वपूर्ण 
विवरण है; व्यासगीता ( १२ अ०-३४ ज० ) में वर्णाश्षम के धर्मो 
का तथा सदाचार का विशद प्रतिपादन है । भोजन के प्रकार का वर्णन 
आधुनिकता से सवलित है। कूमंपुराण की प्राह्मी संहित। के ही स्वरूप का 
यह विवेचन है, अन्य संहिताएँ तो भाज उपछव्ध नही होती । परन्तु नारदीय 
पुराण में इन तीनो--मागवती, सौरी ओर दवेष्णवी-संहिताओं के भी विषय 


का संक्षेप दिया गया है जिससे उतका स्वरूप भली-भॉति समझा जा 
सकता है । 


निवन्धग्रन्थो मे कूम के उद्धशण अधिक नही मिलते । पद्मपुराण के पाताल 


खण्ड मे ( १०२।४१-४२ ) में कूमंपुराण का नाम उल्लिखित है तथा एक 
इलोक भी उद्धुत किया गया है--- 


कौर्मे समस्तपापानां नाशनं शिवभक्तिदम | 

इंदं प्यं च जुश्नाव पुराणज्ञेन भाषित्तम्त ॥ 

त्रह्महाी मद्यपः स्तेनस्तथेंव गुरुतल्पगः | 
कोर्स पुराणं श्रुत्वेव भुच्यते पातकात्ततः ॥ ह 
कल्पतर ने श्राद्ध के विषय मे दो श्लोकों को उद्धृत किया है (४० ११९ ) 
तथा अपराके ने कम के तीन पद्य दिये है और ये तीनो उपवास के विषय मे 


है। स्मृतिच्रन्द्रिका ने एक सौ वचन कूम॑ से उद्धृत किये है जिनमे से लगभग 
&६४ एलोक आह्वनिक के विषय मे है । 


पाशुपत मत का प्राधान्य होने से यह पुराण षष्ठ-सप्तम शत्ती की रचना 


है जब पाशुपत मत का उत्तर भारत मे, विशेषत: राजपूताना और भथुरा 
मण्डल मे, प्राधान्य था । 


( १६ ) मत्स्यपुराण 


सत्स्ययुराण पुराण-साहित्य मे अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है प्राची- 
नता की दृष्टि से तथा वण्यंविषय की व्यापकता को हृष्ठि से, इसीलिए वामन- 


प्द्ड पुराण-विमर्श 


पुराण मत्त्य को पुराणों में सर्वश्रेप्ठ अंगीकार करता' है ( पुरारेपु तथैव 
मात्य्यम्‌ ) | इसके देश तथा काल के निर्णय मे अनेक मत हैं। प्रथमत॥ मत्स्य 
के उत्पत्तिस्थल का विचार कीजिए । 


( १ ) देशविचार 


सबसे विचित्र मत है पार्जीटर का जो भआन्श्रप्रदेश को इसका उदयस्थल 
मानते है। उनकी धारणा है कि मत्स्य मे कलिवंश का वर्णन आस्थ्रनरेश 
यज्ञश्नी के राज्यकाल मे द्वितीय शत्ती के अन्त मे जोड़ा गया । परस्तु ग्रन्थ की 
अन्तरद्ध परीक्षा इस सत की संपुष्टि नही करती । मत्स्यपुराण के अनुशीलन 
से नमंदा चदी की असामान्य प्रतिष्ठा तथा कीति को गाया अभिव्यक्त 
होती है ४-- 


( क ) प्रढलय के समय नाश न होनेवाली वस्तुओ में नमँंदा नदी यहाँ 
अन्यतम मानी गयी है--- 


एक: स्थास्यसि देवेषु दः्धेष्बपि परन्तप । 
सोमसुर्यावह॑ ब्रह्मा चतुलकिसमन्वित्त: ॥ 
नमंदा च नदी पुण्या मा्कण्डेयो सहानूषि: । 
भवो वेदा: पुराणाइच विद्याभि: सदंतो वृतम्‌ ॥ 
+मत्स्य २११२-१४ । 
मत्स्य का यह बचन मनु से देवों को दग्ध हो जाने पर बचनेवाले 
पदार्थों की सूची देता है जिसमे पुण्यनदी नसमंदां का उल्लेख है। सामान्यतः 
गंगा पृण्यतमा नदी होते से प्रलुयकाल मे अपनी स्थिति अक्षुण्ण बनाये रहती 
है--यह वर्णन आश्चयं नहीं पकट करता; परन्तु नमंदा नदी को प्रलूय में 
लुप्त न होने का सकेत ग्रच्थकार का विशेष पक्षपात इस नदी की ओर प्रकट 
कर रहा है । 


( ख) नमंदा का माहात्म्य ९ अध्यायो मे ( १४६-१९५ ज० ) बड़े 
विस्तार से दिया गया है । मत्स्यपुराण का लेखक नर्मदा चदी के तीरस्थ छोटे- 
छोटे स्थानों से भी अपना परिचय अभिव्यक्त करता है जो किसी दूरस्थ तथा 
उस स्थान से अपरिचित छेलक के लिए नितान्‍्त असम्भव होता । एक 
पूरे अध्याय ( १८८ अ० ) में नर्मदा जौर कावेरी का संगम वर्णित है । 
यह कावेरी दक्षिण भारत की वह प्रसिद्ध नदी नही है, प्रत्युतं मध्यभारत में 
ओोकारेश्वर के समीप नमंदा से संगत होनेवाली एक क्षोद्र नदी-है | यह संगम 
गज्भा-यम्नुना के समान जत्यन्त परविनत्ष तथा सद्ये। स्वगंप्रापक बतलाया 


एकादश परिच्छेद ; मत्स्यपुराण ५९५ 


गया है ।* नमदा तठवर्ती छोटे-छोटे स्थानों से भी यह पुराण परिचित है | यथा 
'दह्माइवम्ेध' का उल्डेख ( १६२२१ ) मिलता है, जो भड़ोच में एक पवित्र 
घाट है; भारभूति (१९३।१८ ) एक छोटा तोथ्थ है जो नर्मदा के उत्तरी 
ठट पर भड़ाच से आठ मील दूर भाड़भृत' के नाम से आज विख्यात है। 
इसी प्रकार कोदितीर्थ की स्थिति इसी नाम से है। इन छोटे-छोटे तीर्थों 
का वर्णन ग्रन्थकार के नमेदा प्रदेश से एकदम गाढ़ तथा घनिष्ठ परिचय का 
द्योतक है । 


इन प्रमाणो के आधार पर मत्स्यपुराण का रचना-र्षेत्र नमंदा प्रदेश 
मानना नितान्‍्त उपयुक्त तथा प्रामाणिक है ।* 


(२) कालविचार 

मत्त्यपुराण में घमंशाज्जीय विषयों का वाहुल्य है | इस पुराण ने मनुस्मृति 
तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से भी अनेक एलोको को भात्मसात्‌ कर लिया है । शिव 
तथा विष्णु--इन दोनों देवों के बीच मत्त्य संतुलित वर्णन करता हैं। विष्णु 
तथा शिव दोनों के अवतारों का वर्गंत समाव भाव से बहुसंस्थक इलोको में 
करता है । काणे महोदय ते निव्न्धो में उद्चुत मत्स्य के इलोको का विवरण 
दिया है ( हिस्द्री आफ धम्‌शास्त्र, ५ खण्ड, २ भाग, ४० ८६६ )। मत्स्यपुराण 
का एक संक्षेप भी स्वल्प मत्य्यपुराण के नामसे विख्यात है जिसका कुछ 
नमूना 'पुराणम्‌' में प्रकाशित ( खण्ड ४, १९६३ ) है । मत्स्यपुराण में प्राचीन 
वैदिक तथा संस्कृत साहित्य के अनेक ग्रन्थ तथा ग्रन्थकारो का निर्देश मिलता 
हैँ जिनके विधय में हमारी जानकारों बहुत हो कम है ।* कालिदास के 
विक्रमोवंशीय नाटक तथा मत्स्य के उबंशी उप्राख्यान ( २४ अध्याय ) में 
आश्चयंजनक साम्य हैं । दोनों मे घटनाचक्र की समानता सचमुच आशचयें- 
कारिणी है। यह निर्णय करना कठिन हैं कि कौन किसका अधमर्ण है ? कालिदास 
मत्स्य का अथवा मत्स्य कालिदास का ? मत्स्य प्राचीन पुराणों में अन्यतम 


१. गज्भजायमुनयोमंव्ये यत्‌ फल प्राप्तुयान्तरः। 
कावेरीसज्भमे स्नात्वा तत्‌ फल तस्य जायते ॥ 
“7१5०१९ 
२. विशेष के लिए द्रव्य 8, 6, [ए०त8७०7७ ; प्रणक्त९ ० ६86 
शव एलान के. एप्राद्चा& ( ५० वा, ४०.  ]००., 96] ) 
छ9. 475--9, 


हे, द्रथ्वय ॥07, रे०एत०छछा ३ (जछवंगए5 00 ॥॥6 5फए, 
शिणक्षाब ( एफ्बा9, एण | एए, 80-88 ) 


५६६ पुराण-विमर्ग 


है। प्रक्षेपचिह्ीन सर्वथा सुरक्षित पुराणों में से मत्स्य का स्थान निःसन्देह 
उन्नत है--यह लेखक की हृढ मान्यता है । इसका आविरभावकाछ २०० ई० 
से लेकर ४०० ई० के बीच मानना चाहिए। उक्त अधमण्णता का निर्णय 
कालिदास के आविर्भावकाल के ऊपर आश्रित हू। यदि कालिदास गुप्त युग मे 
उत्पन्न हुए, सो निश्चित रूप से उन्होंने मत्स्यपुराण से अपने उक्त नाठक की 
कथावस्तु को संगृहीत किया । अतः मत्स्य पु० के वे ही अवमर्ण हैं। वर्तमान 
लेखक इससे विपरीत मत रखता है। 
( १७ ) गरुडपुराण 

गरुडपुराण अग्निपुराण के समान ही समस्त उपादेय विद्याओं का संग्रह 
प्रस्तुत करता है और इसलिए इसे हम पौराणिक विश्वकोश” की संज्ञा से 
पुकार सकते हैं । इस पुराण के दो खण्ड है--[ १ ) पू्व॑ंखण्ड ( २२९ अव्याय ) 
तथा ( २) उत्तर खण्ड (३४०५० )। परे ग्रन्थ की अध्यायसंस्या २६४ 
है | उत्तर खण्ड 'प्रेतकल्प' के नाम से प्रस्यात है भौर मरणोत्तर प्रेंत की गति* 
विधि, कर्म जन्य स्थानप्राप्ति आदि यावत्‌ प्रेतसम्बन्धी विषयों का यहाँ संकलन 
है । पूर्वेखण्ड में नाना विद्यासम्त्रन्यी विवरण कही संक्षेप में और कही विस्तार 
में दिये गये है । अपने स्वहूप के भनुसार यह पुराण महाभारत, रामायण तथा 
हरिवंश आदि मान्य ग्रन्थो का सार प्रस्तुत करता है। 

धरंशास्त्रीय विषयों का यहाँ विवरण यथेच्छ मात्रा मे है। यहाँ वर्णवर्म का 

विवरण ( ६३ अ०-१०६ अ० पर्यन्त ) याज्ञवल्क्यस्मृति पर आधृत है । इसमें 
याज्ञ० के राजधर्मं और व्यवहार प्रकरण संकलित नहीं हैं। स्मृति के अनेक 
वचन ईपत्‌ पाठान्तर के साथ यहाँ संकलित किये गये है। कलियुग मे विशेष 
उपादेय ( कछौ पाराशरस्मृति: ) पराशर स्मृत्ति का भी सार १०७ अ० में दिया 
गया है केवल ३८१ शलोको मे । नारदपुराण की सूची मे यह अंश कथित नही 
हुआ है जिससे प्रतीत होता है कि यह अंश पीछे जोड़ा गया है। गरुडपुराण 
| १४६ भ०-१६७ अ० ) ज्वर, रक्तपित्त, अतिसार आदि रोगो के निदान का 

वर्णन करता है तथा १६८ अ०-१७२ अ० तक चिकित्सा का भी विवरण 
देता हैँ । 

विचारणीय है कि गरुड किस आयुर्वेद ग्रन्थ का सारसंकलन कर रहा है ? 
वाग्भट की 'अशाजहृदयसंहिता' से ही गरुडपुराण ने पूर्वोक्त अध्यायो की सामग्री 


संकलित की है । दोनो में इतनी अधिक अक्षरशः समता है कि गरुड की 
अपसर्णता के विषय में सन्देह नही किया जा सकता। गर॒ंड ने इतना ही 


एकादश परिच्छेद: गरुडपुराण ५६७ 


किया है कि कही मूल प्रंथ' के एक अध्याय को दो-तीन अधष्यायों में 
विभक्त कर दिया है। उदाहरणाथे--- 


गरुड--परिच्छेद चवारभट 

श्श्र 
घन अध्याय 

१५३ रे 
१५४ | रत 
१५५ 7 
१५६ 
१५७ घट 9८ “है, 
श्श्८ 
१५६ न ४ 


तिव्वती में 'अशज्भुहृदय-संहिता” का अनुवाद मिलता है जिससे वाग्भट 
द्वितीय का समय अश्य तथा नवम शती के मध्य में माना जाता है। इसका 
अनुसरण करनेवाले गरुडपुराण का भी यही समय होना चाहिए । अतः यह 
नवम शती से पृ्वेंकालीन नही हो सकता । गरुडपुराण का उल्लेख 'ताक्ष्य॑- 
पुराण” के नाम से वललालसेन ने दानसागर” मे किया है । अलबरूती ने इसका 
नामोल्लेख किया हें तथा भोजराज ने अपने “युक्तिकल्पतरु” से गरुड० से 
एलोक उद्धघु। किये हैं। फलतः: यह पुराण १००० ईस्वी के उत्तरकालीन 
नही हो सकता। अध्म-नवम शी में ग़रुढ का निर्माण मानना अप्रासद्धिक 
नही होगा * । 


गरुडपुराण मे १०८ भ० से लेकर ११५ अ० तक सामान्य व्यावहारिक 

नीति और विशिष्ट राजनीति के विषय में श्लोक संगृहीत किये गये हैं। यह 
अंश कही 'नीतिसार' के नाम से और कही दबृहस्पति! संहिता के नाम से 
निर्दिष्ट किया गया है । इस अंश के मूल का अन्वेषण डा० लुड्विक स्टनंबाख 
नामक अमेरिकन विद्वान ने बड़े परिश्रम और अनुसन्धान से किया हैं। उनके 
अनुशीलन का निष्कर्ष यह है कि यह वबृहस्पतिसंहिता “चाणक्य राजनीति- 
शास्त्र' नासक ग्रन्य में समुल्लेखित चाणक्य नीतिवाक्यों के साथ एकाकार है। 

* संहिता के श्लोको की संख्या ३९० है । इनमें से ३३४ श्लोक चाणक्य राजनीतति- 
शास्त्र के इलोकों के साथ समता रखते है। ११ श्लोक चाणक्य के द्वारा 





१. द्रषटव्य इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरेली, कलकत्ता, जिल्द ६, १९३०, 
पृ० ५५३-३५६० ) 


५६८ प्‌ राण-विमर्श 


प्रणीत कन्य ग्रन्थों मे मिलते है और ५ एइलोक अन्य संस्कृत ग्रच्यों में उपलब्ध 
हैं । इस प्रकार बृहस्पतिसंहिता” के केवल ३९ इलोक ही ऐसे हैं. जिन्हे हम 
गरुढ॒पुराणकार की निजी रचना मान सकते हैं । एक बात और भी ध्यातव्य 
है । इनमे से ३२१ श्लोक ऐसे भी हैं जो चाणक्य के ग्रन्थो मे तथा इतर पुराणों 
में भी उपलब्ध होते है। चाणक्य राजनीतिशास्त्र” चन्द्रगुप्त मौये के विश्वत 
मनन्‍्त्री चाणवय की ही निःसन्दिग्ध रचना है--पह कथन विश्वास-योग्य 
नही है। तथ्य यह है कि इधर-उधर विकोर्णं नीतिविपयक इलोक राजनीति 
मे अलौकिक पाटव के कारण सम्मान्य चाणक्य की रचना के रूप मे 
कल्पित कर लिये गये है भर ऐसे ही इलोकों का संग्रह ग्रन्थ है चाणक्य- 
राजनीतिशास्त्र । 


हम निश्चितरूुपेण जानते है कि यह चाणक्य-राजनीतिशास्त्र तिव्बती 
तंजर मे तिव्वती भिक्‍खु 'रिन-वेन-जोन-पो” के हारा अनूदित कर संगृहीत 
'किया गया है। इस भिवखु का जन्म ९५४ ई० में हुआ था जिससे इस तथ्य पर 
हम पहुँच सकते हैं कि कम से कम दशम शी में यह ग्रन्थ संगृहीत हुआ था । 
उस युग में यह नितान्‍्त प्रर्यात था तथा समाहत था। इसीलिए “गरुइपुराण! 
मे इसे संगृहीत करने की आवश्यकता प्रतीत हुई | चाणवप्र के नाम से प्रख्यात 
अनेक नीतिवाक्य केवल पुराणों मे ही उपलब्ध नहीं होते, प्रत्युत चृहत्तर भारत 
फे साहित्य मे भी--जावा, वरमा, तिव्वत, सिंह आदि देशों के पाली साहित्य 
में भी--यह सुरक्षित मिलता है। यह चाणक्यनीति की व्यावहारिकता, अनु- 
भवप्रवणता तथा सावंभौम प्रभाव का विस्पष्ट निदर्शन है। फलतः गरुडपुराड 
की इस बृहस्पतिसंहिता' की रचना ववम शी से भी प्राचीवत माननी चाहिए । 
तिब्बत में जाने तथा वहाँ अनूदित किये जाने के लिए यदि एक शत्ावदी का 
समय हम माने तो चाणवय राजनीतिशास्त्र' का संकलन-काल अध्य शरती मे 
माना जा सकता है और गरुडपुराण में उसका संग्रह उस युग से थोड़ा हटकर 
होना चाहिए--नवम शती के आसपास | डा० हाजरा ने गरुडपुराण के 
उद्भव स्थान को मिथिला में माना हैं । 


१. डा० स्टेनंबाख ने 'वृहस्पतिसंहिता' के समस्त श्लोको की तारतस्य 
परीक्षा “चाणवयराजनीतिशास्त्र' की मुद्रित और हस्तलिखित प्रतियों के पद्ों 
के साथ बड़े परिश्रम से की है। इसके लिए द्रष्व्य उक्त लेखक का एतद्विषयक 
निबन्ध (ऐक्एनी:ए० 5 हैएपगपेडआ8 5 एप्त25 ««पुराणम्‌ (खण्ड ६; स०१, 
जनवरी,,१९६४), एष्ठ ११३-१४६ 


२. पूराण ( चतुर्थ खण्ड ), पु० ३५४-३५५ 


एकादश परिच्छेद : ब्रह्माण्ड पुराण ५६५९, 


( १८ ) ब्रह्माण्ड पुराण 

पुराणों में यही अन्तिम पुराण है। वायु के समान इसके चार विभाग है 
जो तत्समान ही नाम घारण करते हैं। इनमे सबसे बड़ा भाग हैं तृतीय 
पाद जिसके आरभ्म में श्राद्ध का विषय बड़े ही साज्भोपाजड् :रूप मे, 
मुख्य तथा अवान्तर प्रभेदीं के साथ वर्णित है ( ६-२० भ० तथा ,5७६ 
एलोंको में )। इसके अनन्तर परशुराम की कथा भी बड़े वेशद्यनके साथ यहां 
अतिपादित है ( २१-४७ अ० तथा १५५० इलोको में )। पुराणकार परशुराम 
तथा कातवीय हैहय-के संघर्ष को बड़ा महत्व देता है और उसने इस कथा के 
विस्तार के निमित्त लगभग डेंढ हजार श्छोको का उपयोग किया है। तदत्तन्तर 
राजा सगर की -तथा राजा भगीरथ द्वारा गंगा के आनयन की कथा दी गयी 
है ( ४५-५७ अ० )। सुर्य तथा चन्द्रबंश के राजाओं का विवरण ५९ कअ्ष० मे 
दिया गया है। निवन्ध-ग्रंथो मे ब्रह्माण्ड के श्ठछोक मिलते है। मिताक्षरा में 
केवल एक एलोक मिलता है, अपराक॑ में ७३ ( जिनमे से ४६ श्राद्ध के विषय 
में हैं ) , स्मृतिचन्द्रिका मे ४०, परन्तु कल्पतरु में इनकी अपेक्षा कम इलोक ही 
उद्धृत है--१६ श्राद्ध के विषय मे और १६ मोक्ष के विषय मे। यह पुराण 
शब्दों की निरुक्तियाँ देने मे बडी अभिरुचि रखता है। एक-दो निरुक्तियाँ यहाँ 
तीचे दी जाती है-- 


देश--*सह्य पव॑त के उत्तर मे प्रवाहित होनेवाली गोदावरी नदीबारय 
प्रदेश भारतवर्ष से समधिक रमणीय तथा मनोरम बतलाया गया हैं जिससे 
अनुमान होता है कि ब्रह्माण्ड के निर्माण का यही।विशिष्ट देश था । 


प्रह्माण्ड निश्चयेन परशुराम की महिमा तथा गौरव का प्रतिपादत असा- 
धारण ढड़ से करता है। परक्षुराम का सम्बन्ध भारतवषं के पश्चिमी तटवर्ती 
सह्याद्रि प्रदेश से है। परशुरामजी प्रथमतः महेन्द्र पर्वत ( गंजम जिले मे प्रबी 
घाट की आरमस्मिक पहाड़ी ) पर तपश्चर्या करते थे । समग्र पृथ्वी को दान से 
दे डालने पर उन्हे अपने लिए भूमि खोजने की जरूरत पड़ी । उन्होने समुद्र से 
वह भूमि माँगी जो सह्याद्रि तथा अरबसागर के मध्य से संकरी जमीन है। 


जज “>अन्‍न+-++ “->+>++ 


१. सह्मस्य चोचरान्तेपु यत्र मोदाबरी नदी। 
पृथिव्यामपि कृत्स्नायां स॒ प्रदेशों मनोरमः ॥ 
तत्र गोवध॑न नाम पुरं॑ रामेण निर्मितमु | 
“-जअह्माण्ड २२१६।४३--४४ 
गोवर्धन के लिए द्रष्टव्य कारो $ 'हिस्ट्री आब घर्मशासत्र, भाग. ४, 
पघृ० ७१०, टि० १६१८। 


५७० ... पुराण-विमशं 


वही कोकण है जो चित्पावन ब्राह्मणों का मूल स्थल है । इस प्रकार परशुराम 
से विद्येषभावेन सम्बद्ध होने से ब्रह्माण्ड पुराण का उदयस्थल सद्याद्वि तथा भोदा- 
बरी प्रदेश में होना सर्वेथा सुसंगत है । 


काल--वायु के साथ ब्रह्माण्ड की समधिक समता दोनो के किसी एक मूल 
की कल्पना को अग्रसर करती है। डा० किरफेल ने अपने भ्रन्थ की भूमिका मे 
इन दोनों पुराणों के साम्य रखनेवाले अध्यायों का विजद्येप रूप से विश्लेषण 
किया है | इन दोनो पुराणों के पार्थक्य का युग 'चतुर्थ शती के आसपास माना 
गया है। अर्थात्‌ भनुमानतः ४०० ईस्वी के आसपास ब्रह्माण्ड ने अपना यह 
विशिष्ट वैयक्तिक रूप ग्रहण किया | प्रचलित पुराण का समय अन्तरंग परीक्षण 
के आधार पर निश्चित किया गया है। परशुराम का चरित्र यहाँ २८ अध्यायो 
में बड़े मनोरंजक विस्तार के साथ निवद्ध किया गया है जिसकी तुलना महा- 
भारत में निदिष्ट तच्चरित से की जा सकती हैं। वह परिवृंहण निश्चित 
रूप से महाभारत ( ३०० ईस्घी के आसपास ) से उत्तरकालीन है। ब्रह्माण्ड 
राजरनति सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों का विज्षेष प्रयोग करता हैं जिसमे 'महा- 
राजाधिराज' पदवी महत्त्व की है। पव॑तों मे सर्वश्रेष्ठ हिमाल्य की उपभा 
भमहाराजाधिराज” के साथ दी गयी है ( दृप्ट्वा जनैरासाद्यो महाराजाधिराज- 
वत्‌ ।--न्रह्माण्ड ३५२।२८ )। इस शब्द का प्रयोग उपाधि के रूप मे गुप्त 
मरेशों ने किया जिनके करद राजा सामन्त नाम से गुप्तो के अभिलेखो में 
व्यवहृत है। यह पुराण कान्यकुब्ज के भूष का निर्देश करता है ( ३॥४१॥३२ ) 
जो निश्चय रूप से गुप्त मरेशों के उत्तरकालीन मौखरि राजा का सूचक साना 
जा सकता है। कालिदास के काव्यो का तथा उनकी वेदर्भी रीति का प्रभाव 
इस पुराण के वर्णनो पर है । इन सव उपकरणों का सम्मिलित निष्कर्ष यह है 
कि ब्रह्माण्ड की रचना गुप्तोत्तर युग मे अर्थात्‌ ६०० ईस्वी मे मानना क्थमपि 
इतिहास-विरुद्ध नही है । ६०० ई०--९०० ई० तक तीन शताव्दियों मे इसके 
प्रतिसंस्कार का समय न्‍्यायतः माना जा सकता है । 


भागवत को टीकाएँ 
टोकासंपत्ति की दृष्टि से भी भागवत पुराण-साहित्य मे अग्रगण्य है। 
भागवत इतना सार्गभित तथा प्रमेय-बहुल है कि व्याख्यानों के प्रसाद से ही 


२, ब्रथ्वय ॥08/6 ०६ ६6 फ्रेफडपन्रातें& शप्रा&79 99 8, ऐड, ि०9 
(एक, एग ४ ४० 2, वणए 4963 ) छ9. --305-39 


दशम परिच्छेद : भागवत्त दीकाएँ प्र! 


उसके गम्भीर बर्थ में मनुष्य प्रवेश पा सकता है। “विद्यावर्ता भागवते परीक्षा' 
कोई मिराधार आभाणक नही है। समस्त वेद का सारभूत, ब्रह्म तथा आत्मा 
की एकता-रूप अद्वितीय वस्तु इसका प्रतिपाद्य है और यह उसी में प्रतिष्ठित है। 
कैवल्य-मुक्ति ही इसमें निर्माण का एकमात्र प्रयोजन है। इसी के गम्भीर अर्थ को 
सुवोध बनाने के निमित्त अत्यन्त प्राचीन काल से इससे ऊपर टीकाग्रस्थों की 
रचन होती चली आ रही है। इनमेसे मुख्य टीकाओं का विवरण यहाँ प्रस्तुत 
किया जा रहा है । विभिन्न वैष्णव सम्प्रदाय के आचारयों ने अपने सत के अनु- 
कूल इसपर प्रामाणिक टीकाएँ लिखी हैं और अपने मत को भागवतमुलूक दिख- 
लाने का उद्योग किया है | 
( १ ) श्रीधरस्वामी--भावार्थदीपिका 
श्रीधर स्वामी की टीका उपलब्ध टीकाओ मे सर्वश्रेष्ठ तथा स्प्राचीन प्रतीत 

होती है। टीका के मंगल एइलोक से जान पड़ता है कि ये नृसिह भगवान्‌ के 
उपासक थे । इनकी टीका के विषय मे यह प्रसिद्ध है-- 

व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा । 

श्रीधर: सकल वैेत्ति श्रोनूसिह-प्रसादतः ॥ 

भागवत का मर्म व्णसजी तथा उनके पुत्र शुकदेवजी जानते है। राजा 

प्रीक्षित के ज्ञान मे सन्देह है कि वे जानते है कि नही । परन्तु ऐसे गम्भीर अथे 
को भी श्रीघर स्वामी भगवान्‌ नृसिह की कृपा से भली भांति जानते हैं । चैतन्य 
को श्रीघर टीका मे इतनी आस्था थी कि वे कहा करते थे कि जिस प्रकार 
स्वामी की प्रतिकूल भार्या पतिब्रता नही हो सकती, उसी प्रकार स्वामी का 
प्रतिकूल व्यक्ति भागवत का मर्म समझ ही नही सकता । श्रीघर शंकराचार्य के 
अद्वैतानुयायी हैं, परन्तु भिन्न मत होने पर भी चेतन्य सम्प्रदाय का आदर 
इसके महत्त्व तथा प्रामाण्य का पर्याप्त परिचायक है । इसीलिए यह टीका सर्वा- 
पेक्षा अधिक लोकप्रिय है । इस टीका की उत्कृष्टता के विषय में नाभादसजी ने 
अपने भक्तमाल में एक प्राचीन आख्यान का निर्देश किया है। श्रीघर के गुरु का 
नाम परमानन्द था जिनकी आज्ञा से काशी मे रहकर ही इन्होने भागवत की 
टीका लिखी । टीका की परीक्षा के निर्ित्त यह ग्रन्थ विन्दुसाघवजी की पूर्ति के 
सामने रख दिया गया। एक प्रहर के बाद पट खोलने पर लोगों ने आश्चयंभ्रे' 
लोचनो से देखा कि माधवजी ने इस व्यास्या-प्रन्थ को अन्य ग्रन्थों के ऊपर 
रखकर उत्कृष्तासूचक अपनी मुहर ऊुगा दी थी | तव से इसकी ख्याति समस्त 
भारतवर्ष मे हो गयी । वाभादासजी के शब्दों मे-- 

त्तीन काण्ड एकत्व सानि कोउ अज्ञ बखानत । 

कर्मठ ज्ञानी ऐंचि अथ को अनरथ बानत | 


५७२ पुराण-विमश 


प्रमहंससंहिता' विदित टीका विसतारयोौं । 
पट शास्त्रनि अविरुद्ध वेद-सम्म्ताहि विचारयी | 
परमानंद' प्रसाद तें माधी सुकर सुधार दियौ । 
श्रीधर श्री भागौत मै परम धरम निरने कियौ ॥ 
--[ छप्पय ४४० ) 
श्रीघर ने इस ग्रन्थ मे वेदान्त के प्रसिद्ध आचायय॑ चितसुखाचायं की दीका 
का निर्देश किया है । राधारमणदास गोस्वामी ने दीपनी नामक व्याख्या श्रीघरी 
पर लिखकर उसे सुबोध बनाया है। 

श्रीधर स्वामी के समय का यथार्थ निरूपण भागवत के टीकाका रो के पौर्वा- 
पर्य जानने के लिए नितान्त आवश्यक है । 

( के ) श्रीधर ने चित्सुखाचाये के द्वारा विश्चित भागवतव्यास्या का अनु- 
सरण अपनी टीका में किया है । चित्सुख का समय १२२० ई०-१२८४ ई० के 
बीच स्वीकृत किया जाता है। फलत+ १२०० ई० इनके काल की पुर्वे अवधि 
मानी जा सकती है। 

(ख ) श्रीधर ने वोपदेव का संकेत तथा उल्लेख अपनी भागवत दीका मे 
किया है और इनके भागवतप्रशेतृत्व का खण्डन भी किया है। फलतः ये १३०० 
ई० से पुबंबर्ती नही हो सकते । 

(ग ) श्रीधर के कतिपय पद्यो को नामनिर्देशपुर:सर श्रीरूपगोस्वामी ने 
अपने सुक्तिसंग्रह 'पद्यावली” मे उद्घुत किया है। फलत्त; श्रीधर १६वीं शती से 
पुव॑वर्ती है। 

(घ ) श्रीघर ने विष्णुपुराण पर जो स्वप्रकाश” नामक व्याख्या लिखी है, 
उसके उपलब्ध हस्तलेखों मे प्राचीनतम हस्तलेख का समय १५११ ईस्वी है । 
फलतः १५०० ई० श्रीधर के समय की उत्तर मवधि है । 

(ड ) विव्णुपुरी ने अपनी 'भक्तिरत्नावडी” की स्वरचित व्याख्या 'कान्ति- 
साला? में श्रीधरस्वामों के भागवततात्पर्य को पूर्णतया स्वीकृत किया है। 
इसका उल्लेख ग्रन्थ फे अन्त में उन्होने स्वयं किया है ।* इस ग्रन्थ का प्रणयन 
काल १५५५ शक सवत्‌ (८ १६३३ ई० ) हैं*। फलतः श्रीधर का समय 

१६०० ई० से प्व॑वर्ती होना चाहिए । 


१. अत्र क्षीधरसत्तमोक्तिलिखने न्यूनाधिक॑ यह्वभूतु । 
तत्‌ क्षन्तुं सुधियो5हंत स्वरचनालुब्धस्य मे चापलूम्‌ ॥ 
--भक्तिरत्वावली १३६४ 
२. ग्रंथ के अन्त में ( १३।१६ ) यह तिथि दी गयी है-- 
सहायज्ञ-शर-प्राण-शशाडूगणिते शके। 
फाल्गुने शुक्लपक्षस्प द्वितीयायां सुमंगले ॥ 


एकांदश परिच्छेद : भागवत टीकाएँ ७३ 
इस प्रकार श्रीधर स्वामी का समय बोपदेव तथा विष्णुंपुरी के बीच में 
कही होना चाहिये । पूर्वोक्त निःसंदिग्घ प्रमाणों के साक्ष्य पर इनका आविर्भोव 
काल १३००-१६५० ई० अर्थात्‌ १४वी शती का मसध्यभाग मानना सर्वेथा 
उचित है । न की 
विशिशह्वेत-टीकाएं 
(२) सुदर्शन सुरि-शुकपक्षीया 
श्रीरामानुज के श्रीभाष्य पर “श्रुतप्रकाशिका' के रचयिता सुदर्शन सूरि 
विशिश्टदत मत के विशिष्ट आचाय॑ हैं। इवका समय १४ श० ईस्वी था। 
सुनते हैं कि दिल्‍ली के वादशाह अलाउद्दीन के सेनापति ने जब १३६७ ई० 
श्रीरंगम्‌ पर आक्रमण किया था तब उस युद्ध में ये मारे गये थे । इनकी टीका 
प्रिमाण में स्वल्प होने पर भी भावप्रकाशन में गम्भीर है । 
(३) वीरराघव-भागवत-चंद्रिका 
वीरराघव की यह टीका पूर्व टीका की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। ये 
सुदर्शन सुरि के ही अनुयायी है। समय १४ शतक माना जाता है। रामानुज 
के मतानुसार भागवत के रहस्यों की जानकारी के लिए यह टीका अनुपम है । 
ये वत्सग्रोत्री श्रीशैलगुरु के पुत्र थे, इसका उल्लेख इन्होने स्वयं किया है । 
हेतसत टीका 
(४) विजयध्वज-पदरत्नावली 
हत मत के प्रतिष्ठापक श्रीमध्चाचायं ने भागवत के रहस्यपो के उद्धाटनाथ्थ, 
'झागवततात्पय॑निर्णयः नामक ग्रन्थ लिखा था, परन्तु यह वस्तुता व्याख्या 
नहीं है । इस मत के अनुकूल प्रसिद्ध दीकाकार हैं विजयध्वज, जिन्होंने अपनी 
पदरत्वावली” मे भागवत की द्वेतपरक व्याख्या लिखी है। अपनी टीका के 
आरम्भ में इन्होने आनन्दतीर्थ ( मध्चाचायं ) तथा विजयतीयथ के ग्रन्य के आधार 
पर अपने टीकानिर्माण की वात लिखी है* । आंनदंतीर्थ का तो पूर्वोक्त' अन्य 
प्रसिद्ध ही है, परन्तु विजयतीर्थ के भागवंतं-विषंयक ग्रन्थ का पंतां नहीं चंछूता | 
पदरत्नावली सुबोध तथा प्रामाणिक है.। 
वल्‍लभंसत दीका 
(५) वल्लंभाचार्य-सुबोधिनी 
आचाये वल्‍्लभ ने शुद्धाह्तत मत के अनुसार अपनी प्रसिद्ध ठीका सुबोधिनी 
लिखी है। यह समग्र भागवत के ऊपर उपलब्ध नही होती । भारम्भ के कतिपय 
१. आनन्दतोर्थ-विजयतीथों प्रंणम्य मस्करि-वर-वन्यी । 
तयोः कूति स्फुटमुपेजीव्य प्रवच्मि भागवत पुराणमु ॥--टीका का आरंभ 


५७७ पुरांण-विमर्श 


स्कन्धों के अतिरिक्त यह संपूर्ण दशम स्क्रंध के ऊपर हैं। सुबोधिनी बड़ी ही 
गम्भीर तथा विवेचनात्मक व्याख्या है। वललभाचाये ने भागवत के स्कंधों का 
नयी दृष्टि से विभाग कर उसमे नया अथे ढूंढ निकाला है । वे कहते हैं कि भगवान्‌ 
विष्णु का स्पष्ट आदेश पाकर हो उन्होंने इस टीका का निर्माण किया । इनके 
संप्रदाय मे गिरिघर महाराज ने भी भागवत पर टीका लिखी है जिसमे स्कंधो 
के ही विषय का नही, प्रत्युत उनके अध्यायो के विषय का भी बड़ा ही सुक्षम 
विभाजन प्रस्तुत किया गया है। भागवत के आध्यात्मिक अथ समभने मे इससे 
बडी सहायता मिलती है । अन्य टीकाएँ भी छोटी-मोटी यहाँ उपलब्ध होती हैं । 
निम्बार्क सत टीका 

(६) शुकदेवा चा्य-सिद्धांतप्र दीप 

आचाय॑ निम्बार्क की लिखी भागवत की कोई व्याख्या नही मिऊती । उनके 
मतानुयायी शुकदेवाचाय ने भागवत की यह नयी टीका लिखकर अपने सिद्धान्तो 
का प्रकाशन किया हे । ठोका के आरम्भ में इन्होने अपने प्राचीन आचाये श्रीहंस 
भगवान्‌, सनत्कुमा र, देवा नारद तथा निम्वार्काचायं को नमस्कार किया है । 
यह टीका तो पूरी भागवत पर है, परन्तु इस मत के अन्य आचार्यो ने भी दशम 
स्कथ के रासलीला आदि प्रशंगो की वडी सरस व्याख्या प्रस्तुत को है । 

चैतन्य संप्रदाय 
(७) सनातन गोस्वामी-बुहद्‌ वेष्णवतोषिणी 
श्रीचैतन्य श्रीधर स्वामी की टीका को अपने मत के लिए भी प्रामाणिक 

मानते थे, परन्तु उनके अनुयायी गोस्वामियों ने भागवत पर अनेक टीकाओ का 
निर्माण किया है जिनमे सनातन गोस्वासी की यह टीका प्राचीनतर तथा अधिक 
प्रामाणिक मानी जाती है । यह केवल दशम स्कन्ध पर ही है । 
(८) जीव गोस्वामी-क्रमसंदर्भ 

जीव गोस्वामी की यह टीका समस्त भागवत के ऊपर है। व्याख्यान की 
दृष्टि से बड़ी ही प्रामाणिक तथा तलस्पशिनी हे । जीव गोस्वामी भागवत के 
अनुपम मामिक विद्वान थे और इस पुराण के गृढ़ भर्थ की अभिव्यक्ति के लिए 
उन्होने पट संदर्भ तामक ६ संदर्शो की पृथक्‌ रचना की है। यह क्रमसंदर्भ एक 
प्रकार उनका सप्तम संदर्भ है। अपने पितृव्य रूप और सतातन की आज्ञा से निमित 
होने के कारण इन्होने इस ग्रन्थ को “रूपसनातनानुशासनभारतीगर्भ” कहा है । 


१. क्रमसदर्भ की पुष्पिका इस प्रकार हे--श्रीरूपसनात्तनानुशासनभारतीमर्भे 
सप्तसन्दर्भात्मक-श्रीभागवत-सन्दर्भे प्रथमस्कन्धस्य क्रमसन्दर्भ: समाप्त। । 


एकादश परिच्छेद : भागवत टीकाएँ ५्‌छ५्‌ 


(९) विश्वनाथ चक्रवर्तो-सारार्थदर्शिनी 

विश्वताथ चक्रवर्ती चैतन्य संप्रदाय के मान्य आचायें थे। उन्होने ही 
भागवत की यह सुबोध टीका निबद्ध को है जो श्रीधर स्वामी, प्रभ्ज॑चैतन्य तथा 
उनके गुरु के व्याख्यानों का सार संकलन करने के कारण 'सारा्थंदर्शिनी” नाम 
से विख्यात है ।* यह टीका है तो लघष्वक्षर परन्तु श्लोको के मर्स समभने मे 
नितात छृतकार्य है । 


इन टीकाकारों के अतिरिक्त भागवत को अन्य मान्य व्याख्यताओं ने भी 
अपने व्याख्यान-ग्रन्थों से सज्जित किया ह । जीव ग्रोस्वामी ने अपने 'तत्त्व- 
संदर्भ! ( पृष्ठ ६७ ) में हतुमद्भाष्य, वासनाभाष्य, सम्बन्धोक्ति, विद्वत्कामधेनु, 
तत्वदीपिका, भावाथंदीपिका, परमहंसप्रिया तथा शुकहृदय नामक व्याख्या ग्रन्थों 
का स्पष्ट निर्देश किया है जिनमे भावार्थंदीपिका के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थ अप्रसिद्ध 
हैं । इनके अतिरिक्त श्री गद्भासहाय विद्यावाचस्पति की अन्वितार्थप्रकाशिका,' 
'बंशीघरी,' चूणिका” आदि दूसरी टीकाएँ भी उपलब्ध है। 


श्रीहरि-हरिभक्तिरसायत 


श्रीहरि एक सहनीय कवि तथा भक्त हो गये। ये गोदावरी तट निवासी 
सदाचारी काश्यपगोत्री ब्राह्मण थे । इस ठ।का का रचना काल है १७५९ शक है। 
यह दशम स्कत्ध के पूर्वार्ष पर ही है और है स्वयं पद्मात्मक टीका है | कुल ४९ 
अध्याय है औौर विविध छन्दो मे लगभग ५ हजार श्लोक है। श्रीहरि का 
कहना है कि भगवान्‌ का प्रसाद ग्रहण कर ही वे इस ग्रन्थ की रचना मे प्रवृत्त 
हुए । यह साक्षात्‌ टीका न होकर प्रभावशाली मौलिक ग्रन्थ है जिनमे भागवती' 
लीला का कोमल पदावली मे ललित विन्यास है| इनकी प्रतिभा के प्रकाशक ये 
पद्य पर्याप्त" होगे ३--- 





१ श्रीधरस्वासिर्ना श्रीमतृप्रभूणा श्रीमुखाद गुरो:। 
. व्याख्यासु सरभ्रहणादियं साराथँदर्शिनी । " 
“टीका की पुष्पिका । 

२. पूर्वोक्त टीकाओ में बृहद्‌ वेष्णवत्तोषिणी को छोड़कर अन्य आठ 
टीकाओ का एकत्र प्रकाशन श्रीनित्यस्वरूप ब्रह्मचारी ने वृन्दावन से सं० १९४८ 
में किया था। भागवत का यह सुन्दर संस्करण अब नितान्त दु्ंभ है। 
हरिभक्ति- रसायन काशी से कभी निकला था। आज यह भी दुर्लभ है । अन्य 
टीकाएं व्यंकटेश्वर प्रेस से छपी है और प्राप्य है। 


प्७६ पुराण-विमर्श 


अगाघे जले5स्या: कथ्थ॑ वाम्बुकेलि- 

मंमाग्रे विधेयेति शड्ूं प्रमाष्ट्स । 
क्वचिज्जानुदघ्ता ववचितन्नाभिदष्ता 

क्वचित्‌ कण्ठदघ्ना च सा कि त्तदासीतू ॥ 

वालकृष्ण भक्तों के चरणरज को मुख में डालकर भक्तवत्सलता प्रकट कर 
रहे है-- 

मय्येव सर्वापितसावना ये 

मान्‍्या हि ते मे त्विति किन्तु वाच्यस्‌ | 


मुख्यं तदीयाडिसत्ररजोड5पि मे स्था- 
दित्यच्युतोष्धात्‌. स्फुटमात्तरेणु: ॥ 
(२) 
देवी-भागवत की टीका 


देवों भागवत के टीकाकार नीलकृण्ठ अपने को शव बतलाते है । 
इस टीका के अन्तिम एलोकौ में उन्होंने अपना परिचय सामान्य रूप से दिया 
है । इनका वंशवृक्ष इस प्रकार है +--- 
मय्रेशंवर ( जिन्होंने शिव की विशेष उपासना के द्वारा अपने कुछ के लिए 
[. शव! उपाधि प्राप्त की ) 
चीलकण्ठ 
| 
रजुनाथ ( स्रीनाम-लक्ष्मी; इनकी उपाधि कविराजराजिमृकुट उलह्लि- 
| खित है ) 


नीलकृण्ठ 
नोलकण्ठ से अपने दो गुएओ का उल्लेख किया है. जिनके नाम काशीनाय 


तथा शीधर थे । रत्तजी नामक किसी व्यक्ति का भी इन्होने निर्देश किया है 
जिसकी प्रेरणा से इन्होने देवीभागवत की यह व्याख्या लिखी | ये महाराष्ट्र देश 
के निवासी थे, क्योकि अपनी टीका ( ८5 स्‍्क०, २४ अ०; २४-२७ श्लो० ) में 
इन्होने मराठी भाषा के अनेक शब्दों का निर्देश किया है। भपने समय का स्पष्ट 
निर्देश तो इन्होने बही किया है, परन्तु उल्लिखित ग्रंथ तथा ग्रंथकारो के आधार 
पर इनके समय का पता मिल जाता है। देवीसागवत में उल्लिखित है-- 
( १) मन्‍्त्रमहोदधि ( महीधघर की, र० का० १४८९ ई० ), (२) गुप्तवती 
ठोका ( भास्करराय को, २० का० १७४१ ई० ) तथा नागोजी भट्ट ( १७- 
१८ शती ) इन संकेतों के साक्ष्य पर चीलूकण्ठ का समय १८ शी के मध्यंभागे 
से पु्वेबर्ती नही माना जा सकता । 


एकादश परिच्छेद : कृमपुराण ५७७ 


ये शव नीलकण्ठ महाभारत के टीकाकार विश्रुत नोलकण्ठ चतुध॑र से 
नितानन्‍्त भिन्‍न है। दोनों का कुछ ही भिन्‍न न था, प्रत्युत आविर्भाव काल भी 
पृथक था। महाभारत के ठीकाकार का समय १७ श॒ती का उत्तराध॑ है 
(१६५० ई०-१७०० ई० के आसपास) और इस शेर नीलकण्ठ का समय इससे 
लगभग पचास-साठ साल पीछे है । ब्रह्मयुत्रों पर श्रीकण्ठभाष्य के प्रणेता नील- 
कण्ठ भी शैव मतानुयायी थे, क्योकि उन्होने उस भाष्य में शैव सम्प्रदाय के अनु- 
सार ही भाष्य-रचना की है। फलत: ये शव नीलकण्ठ उनके नामधारी इन 
दोनो व्यक्तियों से भिन्‍न प्रथक्‌ व्यक्ति है । 

देवीभागवतत की टोका इनका विशद प्लंथ है । इसमे इनके अन्य ग्रंथ का 
संकेत मिलता है :-- 

(१) सप्तशत्यद्भपदुक व्याख्यान जिसमे सप्तशती के धहायक अपागभूत 
षट्‌ ग्रन्थी का व्याख्यान है। 

(२) शक्तितत्वविम शिनी । 

( ३ ) केतोपनिपद्‌ की टीका चन्द्रिका नामक | 

( ४ ) कामकला-रहस्य की व्याख्या । 

(५ ) देवीगीता की टोका । 

(६ ) देवीभागवत-स्थिति अथवा केवल भागवत-स्थिति जिसके देवीभाग 
बत के प्रामाण्य तथा पुराणत्व का विवेचन किया गया है। नीलकण्ठ ने यहाँ 
श्रीमद्भागवत की अपेक्षा देवीभागवत्त को ही भागवत पुराण सिद्ध किया है। 

(७ ) कात्यायनीतच्तच की सन्त्रव्यख्यानप्रकाशिका' नामक टीका । 

(८ ) बृहदा रण्यक उप० की टोका । 

(९ ) देवीभागवत टीका ( तिलूकनास्नी )। यह प्रन्य दो संस्करणों मे 
प्रकाशित है ; बम्बई से १८६७ ई० मे तया कलकत्ते से तीन खण्डो में १८८७ ई० 
मे । यही टीका नीलकण्ठ के प्रौढ पाण्डित्य की द्योतिका व्याख्या है। यही टीका 
अब तक प्रकाशित है तथा यही उनकी अन्तिम रचना प्रतीत होती है जिसमे 
उनके इतर ग्रन्थों का संकेत उपलब्ध होता है | 

टीका का पहर्व--नीलकण्ठ तन्त्रशास््र के प्रौढ पण्डित तथा श्रद्धालु अनु- 
यायी है। इस टीका में उन्होने शक्ति को ब्रह्महूपिणी सिद्ध किया है। अनेक 
तान््रिक विधिविधानो का भी निर्देश तथा उनके प्रामाण्य पर विच्वार किया है। 
विभिन्न तन्‍्त्रो के विशिश् मतो का स्थान-स्थाव परु निर्देश मिलता है। टीका- 


३. द्रष्ग्य मेरा इतिहास ग्रन्थ 'संस्कृत साहित्य का इतिहास” ( सप्तम सं० |! 
१६६४; काशी ) पृष्ठ ९१। 
३२७ पु० वि० 


५७८ पुराण-विमर्श 


कार की दृष्टि से नीलकण्ठ मे विवेवशक्ति वर्तमान है। उनका कथन है कि देवो- 
भागवत के द्राविड तथा गौढ सम्प्रदाय से दो पाठ मिल्ते है जिनमे उन्होंने गीढ 
सम्प्रदाय को स्वीकार कर टीका लिखी है । इसीलिए उन्होने तृतीय स्वन्ध के 
द्वितीय अ० के भादिम १० श्लोकों की व्यारया नही लिखी है, यद्यपि ये श्लोक 
द्राविड सम्प्रदाय मे सिलते है | इसी प्रकार वष्णवततन्त्स्थ जाठ अब्यायों (१२॥ 
६-१२।१४ ) को प्रक्षिप्त मानकर टीका नही लिसी । नीऊकण्ठ अपने को देवी- 
भागवत के प्रथम टोकाकार मानते हू । इसकी दो टीकाओ फा उल्लेस हृस्तलेखो 
में मिलता है, य्थपि उनके समय का पता नहीं चलता ।* 


(३) 
विष्णुपुराण की टीकाएँ 
टीका सम्पत्ति की दृष्टि से श्रीमद्भागवत के अनन्तर विप्णुपुराण का ही 
महत्त्व है। इसकी भी अनेक टीकाएँ उल्लिखित तथा उपलब्ध हैं जिनके नाम 
इस प्रकार हैं-- 
(१) चित्सुख मुनि की टीका ( जिसका निर्देश श्रीधरस्वामी ने अपनी 
टीका में किया है ) । 
( २ ) जगन्नाथ पाठक--स्वभावार्थदीपिका । 
(३ ) इसिहभट्ट कृता व्याख्या 
( ४ ) रत्नगर्भ--वैष्णवाकृतचन्द्रिका ( प्रकाशित )। 
(५ ) विष्णुचित्त कृता व्याख्या विप्णुचित्ती ( प्र० )। 
(६ ) श्रीधरस्वामी--आत्म प्रकाश या स्वप्रकाश नामक व्यास्पान [प्र०) 
(७ ) सूर्यकर मिश्र रचित व्याख्या ? ( रत्नगर्भ द्वारा उद्घृत ) 
इन टीकाओ में से सबसे अधिक प्रस्यात है (६) श्रीघरस्थामी का व्याख्यान । 
श्रीधरस्वामी की भागवत ठोका का विवरण पहले दिया गया है। उनका 
समय १३००-१३५० ई० प्रमाणों के आधार पर ऊपर निर्णीत है। श्रीधर के 
समय विष्णुपुराण को टीकाएं दोषपूर्ण थी, कुछ तो अत्यन्त सक्षिप्त थी और 
कुछ भत्यन्त विस्तृत थी । फलत श्रीघर ने मध्यमार्ग का अनुसरण अपनी 
व्यस्या मे किया हे, जो इसी कारण मध्यमा' कही गयी है--- 
श्रीमद्विष्णुपुराणस्य व्याख्या स्वल्पातिविस्तरास्‌ । 
प्राचामालोक्य तद्व्याख्या मध्यमेयं विधीयते ॥ 
मय “आरख्भ का तृतीय इलोक । 


५, रु 00 -  भाग० १६ (१६४० ) 


_ एकादश परिच्छेद : विष्णुपुराण की दीकाएँ ५७९, 


श्रीवर इस पद्य में किसी टीका की ओर संकेत कर रहे है, यह कहना कठिन 
है । चित्सुख योगी की व्याख्या का उल्लेख उन्होंने स्वयं ही किया है और उसे 
ही अपनी व्यास्या का भार्गप्रदर्शक भी माना है ( आरम्भ का प्रथम ३ शोक )। 
उन्होंने अपनी टीका को 'विष्णुपुराणसारविवृति' कहा है जिससे टंका के 
स्वरूप का पर्याप्त निदर्शन हो जाता है। ये भगवान्‌ नृसिह के उपासक थे ॥ 
इसके ग्रुरु का नाम परातन्द या परमाननद था संद्रतश्रीपरमानन्दनृहरिः 
श्रीधरो यतिः )। भागवत की श्रीघरी के समान यह टीका भी यही काशी मे 
बिन्दुमाधवजी के मन्दिर के समीप ही कही लिखी गयी, इसका संकेत टीका के 
आरस्भिक पद्च में उपलब्ध है-- 

श्रीविन्दुमाधव॑ वन्दे परमानन्दविग्रहस्‌ । 
वाचं विश्वेश्वर गज़ां पराशरमुखान्‌ मुनीन्‌ ॥ 

(२ ) विष्णुचित्त--श्री वैष्णममतानुयायी प्रतीत होते है । इनकी व्याख्या 
श्रीधरी के साथ वेकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित है । 

(३ ) रत्तार्भे-- वैष्णवाकृतचन्द्रिका--- 

इस टीका का प्रकाशन गोपाल नारायण ने मुम्बई से १८२४ शक में पत्ना- 
त्मक रूप मे किया है। ग्रन्थ के अन्त मे दिये गये पद्मोंसे इनके विषय में 
सामान्य वातो का ही पता चलता है। इनके ग्रुरु कोई विद्यावाचस्पति थे 
जिनके वचनो की दीपावली से सन्देहरूपी अन्चकार के दूर करने की घटना का 
उल्लेख इन्होने किया है | चन्द्राकर मिश्र के पुत्र रतिनाथ मिश्र किसी राजा के 
सलाहकार थे ( क्षोणीन्द्रमच्त्रकृत्‌ ) । इन्ही के पुत्र सूर्यद्धूर मिश्र ( जो राजा के 
भन्‍्तरी थे ) की प्रार्थंवा पर इन्होंने इस व्याख्या की रचना की है । यह व्याख्या 
श्रीवधरी से अधिक विस्तृत तथा वचह्लुथेप्रकाशिका हैं। इस टीका का अनुशी लय 
वेष्णव तत्त्वों का भी विःसन्देह प्रकाशक होगा --ऐसी आशा इस व्याख्या के 
अभिधान से भी की जा सकती है। डा० आडफ्रक्‍्ट ते सुर्याकर मिश्र को भी 
व्याज्याकार माना है, परन्तु तथ्य इससे विपरीत है। सुर्याकर की प्रार्थना पर 
ही इस व्याख्या का प्रणयव हुआ ( सुर्याकरेण नृपमस्त्रिवरेण यत्नातु संप्राथितो 
विहितवानहमस्य दीकाम्‌ )। 


दादश परिच्छेद 
पुराण की भाषा ओर शेली 


( क ) पुराणों की भाषा 


अपने प्रतिपाद्य विषय का यथार्थ निरूपण शब्द के माव्यम द्वारा करना ही 
ग्रन्थकार का उद्देश्य होता है। अभीष्ट विषय का प्रतिपादन जिस भाषा में 
और जिस शैली में करते से लेखक के भावों की अभिव्यक्ति होती है बह उसी 
भाषा और उसी शैली को अपनाता है--अपने विचारो के प्रकटीकरण के निमित्त 
उसी साध्यम का आश्रयण करता है । यही कारण है कि दर्शन प्रँथों के सूत्र, 
भाष्य तथा व्याख्या लिखनेवाले ग्रन्थकारों की भाषा दाशंतिक विषयों के समरु- 
चित वर्णन के अनुरूप ही उद्यात्त तथा शारक्रीय होती हे । कोमल विषयों के 
विन्यासार्थ कवि की भाषा स्वभावतः रससमन्वित तथा माधुयंमण्डित होती 
है । पुराण की भाषा का इसी प्रकार अपना विशिष्ट क्षेत्र है। पुराण शब्दप्रधान 
वेदों से तथा शब्द-भर्थ को गौण मानकर अभिव्यज्ञन शैली को मुख्यता मानमे- 
वाले काव्यों से भिन्न तथा एथक होता है। पुराण अर्थप्रधान होता है भर्थात 
भभी& अथ को प्रकट करने पर ही पुराण का विशेष आग्रह है। इसके निमित्त 
न वह शब्द का प्राघान्य मानता है, और न रस का; प्रत्युत येन-केन-प्रकारेण 
अर्थ के प्रकाशन पर ही पुराण का समग्र बल है। वह न तो प्रभ्रुसस्मित वेद 
के समाव होता है, न कान्‍्तासम्मिततयोपदेशभाजन काव्य के ही सहश होता 
है, प्रत्युत इन दोनो से विलक्षण वह सुहत्सस्मित वाक्य होता है। जिस प्रकार 
कोई सुहृद्‌ अपने मित्र की हितचिन्तना से प्रेरित होकर उसे कथा-कहानियों के 
द्वारा अपने वक्तव्य को हृदयगम कराता है, इतिहास-पुराण भी उसी ढंग से 
भपता कार्य करता हैं। कथन-प्रकार के ऊपर ही आग्रह औौर आस्था 
रखनेवाले काव्य से विपरीत, पुराण क्थन-विषय के ऊपर ही अपना समग्र 
आग्रह रखता है। 

काव्य और इतिहास का परस्पर भेद बतछाते समय पाश्चात्य आलोचको 
की बातें यहाँ ध्यातव्य हैं। यूचानी आलोचक भरस्त्‌ का कथन है कि कवि और 
ऐतिहासिक का पार्थंक्य केवल पद्म या गद्य से लिखने के कारण नही है । मुख्य 
अन्तर यही है कि इतिहास कहता है कि क्या हुआ ? काव्य कहता है कि क्या 
हो सकता है ? काव्य इस प्रकार इतिहास की अपेक्षा विशेषेण तस्वप्रधान भौर 


द्वादश परिच्छेद : पुराणों को भाषा पु८र 


उदात्ततर वस्तु है, क्योकि काव्य प्रकट करता है सावंभौम और सार्वजनीन को, 
इतिहास प्रकाश करता है विशेष तथा एककालिक को* । 

पुराण केवल इतिहास न होकर उससे अधिक वस्तु है। तथापि इतिहास 
के विषय मे ऊपर जो मत प्रकट किया गया है, वह पुराण के विषय में भी 
किख्वितु परिवततंत के साथ समझना चाहिंए। इस प्रकार काव्य से पार्थक्य 
रखने के कारण पुराण की वर्णन शैली और भाषा में काव्यगत शी और भाषा 
से विभिन्‍नता होना स्वाभाविक हैं । 


पुराण का विशिष्ट रूप किसी वस्तु के वर्णनमात्र से सिद्ध होता है। 
प्राचीन कथानको का वर्णन करना तथा उनके माध्यम से श्रोताओं के चित्त को 
पापात्मक प्रवृत्तिसे हटाकर पृण्यात्मक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करना पुराण का 
मुख्य तात्पय है। पुराण का लक्ष्य जन-साधारण के चित्त का आवर्जन कर धर्म 
को ओर प्रवृत्त कराना है। पुराण इसीलिए सरल-सुबोध भाषा का प्रयोग 
अपनाता है । पुराण की संस्क्षत भाषा सुबोध, व्यावहारिक, चुस्त तथा अल्पा- 
क्षरो में स्वतात्पयं को प्रकट करती है । वह विशेष पल्‍लवन का आश्रयण नही 
करतो; अपनी धामिक प्रवृत्ति को लक्ष्य में रखकर ही उसका सव शब्द-व्यापार 
प्रवृत्त होता है । पुराण के साहित्यिक रूप के वेशिष्य्य आँकते समय इस मूल- 
भूत तथ्य को भुलाया नही जा सकता कि पुराण अतुरक्षन के साथ शिक्षण 
_करता है । वह पाप-पुण्य मे विशिष्ट फल को दिखलाकर एक से वर्जन और 
दूसरे के ग्रहण के लिए उपदेश देता है, परन्तु वेद के समान वह भादेश 
नही देता । 


इसी के अनुरूप उसकी भाषा होती है। पुराणो की भाषा व्यावहारिक होती 
है । फलतः वह पाणिनीय व्याकरण के बन्धन कोअक्षरशः स्वीकार चही करती । 
पुराण-भाषा की तुलना उस पृण्यसलिला भागीरथी के साथ की जा सकती है 
जो अपने मूल प्रवाह पर आग्रह रखती हुई भी इततस्ततः भआनेवाली जल- 
धाराओ का तिरस्कार नही करती; प्रत्युत वह उन्हें भी अपने मे सस्मिलित कर 
गन्तव्य स्थान तक पहुँचा देती है । पौराणिक देववाणी की भी यही विशिष्टता 





१. ॥॥6 ए086६ ब्यते काल प्रांडणपंबा तीकि पर 99 #रपंपंगहु 
एछ७56 00 97086, एएए6 ६96 ता[ई2-/९४0०९ 45 ६660 076 469868 ७४१०2६ 
798 ग89एशाहते, ६76 0फकष' जा 7797 ॥999००, ए0९४ए 48 ६0-:४- 
076 4 77078 एाग[080एर587 200 8 ॥8॥07 फंएए (799 िं४07ए, 
67 ए06४०ए शाते+ ६0 छऋएा855 ह6. प्रापएणाउण,.. गरंआ0ए ६769 
चाप ठप्रो६7, +-+ ०6४०5 ४, 2, 3, 


५८२ पुराण-विमर्ण 


है । वह भवने को पाणिनीय व्याकरण की गाढ खद्धुला मे बाधना पसन्द नहीं 
करती, प्रत्युत कुछ उन्मुक्त होकर तद-भिप्त शब्दों तथा शब्दरूपों को भी प्रहण 
करने में संकोच नही करती | इसलिए पुराण की भाषा में अपाणिनीय प्रयोग 
बहुलता से उपलब्ध होते हैं। इन्हे आप प्रयोग मानने का टीकाकारों का आगह 
है । महवि पाणिनि ने सम्बुद्ाी शाकलस्येताबनापें! ( पा० १॥१॥१६ ) आादि 
सुत्रो में 'अनाएं” शब्द का प्रयोग वेद से भिन्‍न ग्रन्वी के छिए किया है। फलत; 
आप! पद का प्रयोग वेद की भाषा फे निमित्त मानना ही पाणिनि की सम्मति 
प्रतीत होती है । पुराण में आप॑ प्रयोगों की भी सत्ता है जो बेदिक व्याकरण के 
सर्वेया अनुकूल है। यथा भागवत मे भस्मनि हुतम्‌” के स्थान पर भस्मन्‌ हुततम! 
( १११५।२१ ), 'प्रतिहर्तुम' के स्थान पर प्रितिहर्तवे” (३५४७) तथा घीमहि 
( १११ ) थौर 'अभिधीमहि' ( 5४३२ ) आदि प्रयोग निश्चयरुपेण वंदिक 
प्रक्रिया से सुसंगत आप प्रयोग हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से प्रयोग पाली तथा 
प्राकृत से मिलते हैं । 


पुराणों भे बहुत से अवाणिनोय प्रयोग मिछते हैं जो उन्द के अनुरोब से ही 
उस रूप में प्रयुक्त हैं। पाणिनीय व्याकरण-सम्मत प्रयोग किये जाने पर छन्‍्द 
का सवंधा भंग तथा परिहार हो जाता है * काव्यशिक्षा का तो कवनन है कि 
भ्पि माप॑ मप॑ कुर्यात्‌ ऋन्‍्दोभज़ न कारयेत्‌! | फलतः इस शिक्षा का पुनिर्वाह 
करने के लिए ही पुराणों ने अपने को छन्दोभंग से बचाने के लिए ऐसे पदो का 
प्रयोग किया हैं। एक और तथ्य भी प्यातव्य है । पुराणों की रचना का उद्देश्य 
ही है जन-सामान्य के हृदय तक घर्मेशास्त्रीय विपयो को पहुँचाना । उनके 
समभने लायक भाषा का ही प्रयोग पुराणो में न्याय्य है। जन-साधारण की 
भाषा पिछले युगो मे छोकभाषपा--पा डी तथा प्राकृत थी। फछत: उस भाषा 
का अभाव पुराणों की भाषा पर पड़ना युतरा नैधगिक हे । डा० पार्जोटर ने ऐसे 
ही प्रयोगो को देख कर कहा हे कि पुराण मुठुतः प्राकृत में ही लिप गये थे 
जिसका संस्क्ृतीकरण प्राह्मणो ने पीछे कर दिया, परन्तु स्थान-स्थाव पर मूल 
प्राकृत रूपो का सर्वधा परिहार नही हो सका । इस मत का बहुश: प्रामाणिक 
खण्डन हो चुका है जिसे यहाँ दुहराने की जरूरत नही ।* 


१. पार्ज टर के मत के लिए द्र॒ष्टव्य उनका ग्रन्थ 'ऐनशियेण्ट इण्डियन 
हिस्टारिकल ट्रेंडीशन” पृ० ५-१४ | इसके खण्डन के निमित्त देखिए जरनल 
आफ रायल एशियाटिक सोसाइटी, लण्डन; १६१४, प० १०२८-३० पर डा[० 
कीथ तथा डा० याकोबी के मत । डा० पुसाछकर ने भी इसका खण्डन किया 
है-- स्ट्डीज इन दी एपिक्स एण्ड दी पुराणज' पृ० ३६-३० । 


द्वादश परिच्छेंद : पुराणों की भाषा ५८२ 


सन्धिसम्बन्धी अपाणिनीय प्रयोग 
( अ) विवृत्ति 


[ पाणिनि ने प्रगृह्य-संज्ञक स्थछों में तथा छोप स्थानों में सस्धि का अभाव 
स्वीकार किया है । पुराणों में छन्दोभंगप्िया अन्यत्र भी ऐसे प्रयोग हैं जिन्हें 
लिपिकारों ने च, तु, हिं आदि निपातों का प्रयोग कर या पाठभेद से संशोधित 
कर दिया है । | 

(१) पुरुषं पुरुपसूक्तेन उपतस्थे समाहित: । 

+भाग० १०।१।२० 
(२ ) पृ्॑बद गुरुऋत्विग्भ्यः | --( मत्स्य ६०१६ ) 
(३ ) पुरतो यदु|सहस्य अमोघस्थ |. --( वामन० के कोशों में ) 
पुरतो यदुसिहस्य ह्यमोघस्य ॥ 
--( वामन, ६५।४८ ) 
रूप में संशोधित किया गया है । 

(४) कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि अहत्वा | --( ब्रह्म ० १९९।९ ) 

(४ ) पृष्करे तु अज दृष्ट्वा । --( पद्म ५२९।२४१ ) 

(था ) द्विः सन्धि 

( एक सन्धि हो जाने पर पुन: शास्त्रीय निषेध होने पर भी सच्चि करना 
पुराणों में बहुशः उपलब्ध होता है। यह छन्दोभंग-भिया ही है ) 

(१ ) विप्रोध्वीत्याप्नुयात्‌ प्रज्ञां राजन्योदधिमेखलास । 

“( भाग० १२१२॥६४ ) 
( राजन्य:+ उदधि-राजन्य +-उदधि-राजन्योदधि ) 
(२ ) त्तस्याग्रतो नृपः स्तायातू 
“( भरिन १८५१३ ) 
( तस्थाग्रत: ८ तस्या: (देव्या:) अग्रतः । विसर्ग लोप होने पर पुन सन्धि ) 
( ३ ) सर्वानन्तफला: प्रोक्ता: । 


-+ मत्स्य ७४४ ) 
( सर्वा: अतन्तफला३-सर्वा +- अनन्त-सर्वानन्त ) 
सुबन्त में अपाणितीय प्रयोग 
(६ ) पदयेता दुष्ट मग्येव विशन्त्यों मद्विश्तय:। 
-( सप्तशती ) 


( इन लन्तिम पदों को 'पर्चय” का कम होना चाहिए। ये द्वितीया में न 
होकर प्रथमा मे अयुक्त हैं। इनपर प्राकृत की छाया है ) 


प्रपड पुराण-विमर्श 


(२) गावो बहुगुणा ददु: । 
--( भाग० ३॥३।२६ ) 
( यहाँ ददुः के लिए गा: का प्रयोग द्वितीवा मे होना चाहिए ) । 
(३) निःशेपान्‌ शूद्रराज्ञस्तु त्ता स तु करिष्यति । 
“+([ मत्स्य ४७२४७ ) 
( 'राजाहः सखिभ्यश्च' से समासान्‍्त में टच प्रत्यय होने पर शूद्रराजान' 
होना चाहिए )। 
(४ ) आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्‌ सेन्यमतिभीपणस्‌ । 
--+([ सप्तशती छा८ ) 
( सैन्य! नपुंसक है । फलतः चिणेषण को पूंछिग मेन होकर “आयात! 
तपुंसक लिए में होना चाहिए ) । 
( ५ ) भतंव्या रक्षितव्या च भार्या हि पतिना सदा । 
-+( मार्क ० २१६८ ) 
( पत्या” के स्थान पर पतिना हरिणा' के समान । पति: समास एव! 
सूत्र का व्यत्यय यहाँ है । पुराणो मे पति” का रूप हरि! के ही समान प्रयुक्त 
होता है ) + 
( ६ ) तथैव भर्तारमुते भार्या धर्मादिसाधने 
--( माक० २१७१ ) 
( ऋते योगे पंचमी के स्थान पर द्वितीया का प्रयोग ) 
(७) चित्रउत्तोरतिप्रीतियंथा दारे प्रजावति । 
“_[ भाग० ६।१४।३८ ) 
( दार! शब्द नित्य वहुवचन होता है। अतएव दारेपु' होना चाहिए। ) 


पदव्यत्यय 
पदो का व्यत्यय बहुत दृष्टियोचर होता है पुराणो मे । पाणिनि के द्वारा 
परस्मपद में निरदिष्ट धातुओं का आत्मनेपद हो जाता है, तो कही आत्मनेपद का 
प्रस्मपद होता है ॥ 
(१) न याचत्तोददात्‌ समयेन दायम्‌ । 
( भाग० शशा८ ) 
याच धातु प्रयोग में आत्मनेपदी हैे। मत: याचमानस्य” उचित है। 
भागवत में याच्‌ का विशुद्ध प्रयोग भी मिलता 
पुनरच याचमानाय जातरूपमदाद प्रभुः । 
--( भाग० १॥१७॥३६ ) 


द्वादश परिच्छेद : पुराणों की भाषा .. (८४ 


दविषहं तवागः 
(२) तितिक्षतों ढुविषहं त्तवाग:। काश) 
तितिक्षतः-तितिक्षमाणस्थ । 'गुपू-तिचू-किद्भ्य: सब! से नित्य सच 
भौर आत्मनेपद । ० 
(३ ) तान्‌ वदस्वानुपूर््यण छिल्थि त: सवसेशयात्र । 
--( भाग० ३१०२ ) 
( बढ परस्मैपदी घातु है। अतः “वदस्व” नही ) 
(४) तस्तः पराणुद विभो कश्मलं मार्नस महत्‌ । 
--( भाग० ३।७।७ ) 
( चुद्‌ आत्मनेषदी घातु है जिसका यथार्थ प्रयोग भाग० रे।७१८ भैन्+ 
तां चापि युष्मच्चरणसेवया5ह पराणुदे ) | 
(४) एवं युक्तकृतस्तस्य देव चावेक्षतस्तदा । 
--[ भाग० ३१२५१ ) 
“वेक्षते' आत्मनेषदी है। अवेक्षते केलिवनं प्रविष्ट: क्रमेंछक: कण्टक- 
जालमेव ( विक्रमांकचरित )। यहाँ आत्मनेपद के स्थान पर परस्मेपद का 
प्रयोग )। 
(६ ) तदा वेकुण्ठघिपणातु तयोनिपत्तमानयो: | 
“+ भाग० ३॥१६४३४ ) 
( 'निपततो£/ परस्मैपद के स्थान पर आत्मनेवद )। 
(७) अन्वेषस्नप्रत्तिस्थो लोकानचटति कंटक: । 
-- भाग० ३॥१५२३ ) 
( आत्मनेषद अच्वेषणमाण के स्थान पर परस्पैपद का प्रयोग ) | 
( ८) कुतोच््यथा स्थाद्‌ रमत: स्व आत्म: । 
“( भाग० ५0१९५ ) 
के का घातु नित्य जात्मनेषदी हैं अतः 'रममाणस्थ' होगा शानच्‌ से; श्तृ 
नही )। 
तिइन्त-कदन्त सम्बन्धी अपाणिनीय प्रयोग 


[ पाणिनि के अनुसार भूतकाल सूचक लिए: तथा लड्टः लकार बनाने के लिए 
स्व॒रादि घातुओ से पहिले 'आाद' का तथा व्यक्षनादि घातुओों से पूर्व 'भद' का 
थागम होता है। इस स्वमान्य प्रसिद्ध नियम का व्यत्यथ पुराणों मे बहुश: 
मिलता है। इसी प्रकार पुवंकालिक क्रिया बनाने के लिए मुख्य प्रत्यय 'कत्वा! 
ही है, परस्तु उपसर्गपूर्वक घातु के लिए ल्यप्‌ प्रत्यय होता है 'समासेल्मत्न पवे 
कत्वो ल्यपू” ( पा० ७१३७ ) सूत्र के अनुसार । परन्तु पुराणों मे इस नियम 


५८६ पुराण-विमर्श 


का भी व्यत्यय विया है जिससे कही केवल घातु से ल्यपु प्रत्यय और कही सोप- 
सर्गक घातु से भी क्ढ्वा प्रत्यय ही उपलब्ध होता है। सम्भव है यहाँ वैदिक 
व्याकरण का अनुगमन किया गया है, परल्तु पाणिनि का व्यत्यय तो स्पष्ट 
ही है। | 
( १ ) षण्टास्वनेन तत्तादमम्बिका चोपवबृंहयत्‌ । 
-+( सप्तशती ८॥९ ) 
( यहाँ 'उपब्‌ हयत्‌” में भुतकालिक “अड” प्रत्यय का अभाव है । ) 
जनमेजयादीन्‌ चतरस्तस्यामुत्पादयत्‌ सुत्तान्‌ । 
“-( भाग ० २।१६।२ ) 
यहाँ 'उत्पादयत! में अड़ागम का अभाव है। उदपादयत्‌ यथार्थतः होना 
चाहिए । 
(२ ) स्तोन्रमुदीरयत्‌ । - ( बामन पु० ) 
( उदीरयत्‌' में आडागम का अभाव है। 
(३ ) प्रेक्षयित्वा भुवों गोल पत्ये यावानु स्वसंस्थया । 
“-+( भाग० ३॥२३।४३ ) 
( प्रेक्ष्य/ के स्थान पर त्वा का प्रयोग ) 
(४) वंश कुरोर्वशदवाग्निनिहंत 
संरोहयितावा भव-भावनो हरि: ॥ -+( भाग० ११०२ 
( सोपसर्गक धातु से ल्यप्‌ के स्थान पर त्वा का प्रयोग। ) 
(५) निवेशयित्वा निज-राज्य ईइव रो 
युधिप्टिरं प्रीतमता वभूव ह॥ 
“+7( भाग० ११०२ ) 
( 'निवेश्य” के स्थान पर “'निवेशयित्वा” का प्रयोग । दोनों का प्रयोग एकत्र 
इसकी लोकप्रियता का सूचक है । ) 
(६ ) एवं संचिन्त्य भगवान्‌ स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम्‌ । 
-+([ भाग० ३॥३।१६ ) 
( स्थापयति” निरुपसगंक धातु होने मे उप्तत्ते ल्थप्‌ का प्रयोग अपाणिनोय 
है । 'स्थापयित्वा' ही पाणिनि-सम्मत निदु ष्ट प्रयोग है । ) 
(७) त्त: जुकलाम्वरे: शूर्प वेष्य संपूजयेत्‌ फले: ॥ 
--(६ मत्स्य ५११८ ) 


(८ ) त्तदोडूरमयं गृह्य प्रतोद । 
--( मत्स्य १३३५७ ) 


द्वादश परिच्छेद : पुराणों की शैली ५८७ 


(९ ) पृज्य देवं चतुर्मुख: । 
“--[ वामन ४९॥३७ ) 
(१० ) सेव्य पां१ प्रयत्नेन । 
ड --( वाभन ४५२२ ) 
( इन पद्मांशों में छन्दोभंग की भीति से निरुपसर्गक घातुओ से ल्यपु्‌ का 
प्रयोग किया गया है जो स्वेथा अपाणिनीय है । जहाँ यह भीति विद्यमान नही 
है, वहाँ त्वा' का समुचित प्रयोग किया गया है| ) 
निष्कषं---ऊपर कतिपय अपाणिनीय * प्रयोगो के उदाहरण भागवत से ही 
विशेषत: दिये गये हैं। ऐसे पदों का प्रयोग केवल पद्यो में ही किया गया है 
जहाँ छुल्द के रूप की अभीण रक्षा करना ही प्रधान कारण है। पराणो के गद्य 
भाग मे वे ही पद पाणिनीय रूप में उपन्यस्त है। यथा “उत्सादयित्वा क्षत्र तु! 
( वायु ३॥३८० ) पद्च मे प्रयुक्त 'उत्सादित्वा” उत्साद्याखिल क्षत्रजातिम' 
( विप्णु० ४॥२४।६२ ) के गद्यभाग में 'उत्साद्य' रूप पे प्रयुक्त है जो विशुद्ध 
पाणिनीय है। कही कही प्राकृत व्याकरण का भी प्रभाव लक्षित होता है। 
लिपिकारों तथा संशोधको ने कही-कही इन प्रयोगों को पाणिनिरोत्या शुद्ध कर 
दिया है जिसकी कोई आवश्यकता न थी । व्यावहारिक संस्कृत के प्रयोग करने 
वाले पुराणो के लिए इन अपाणिनीय प्रयोगो की सत्ता भूषण ही है, दृषण नही । 
व्यावहारिक-शब्दोधान्‌ पुराणानि प्रयुअ्जते | 
अपाणितीयप्रयोगास्तु भूषणं न तू दूषणस्‌ ॥ 
( ख ) पुराणों की शैली 
पुराण की भाषा बड़ी ही सुबोध तथा शैली अत्यन्त हृदयग्राहिणी है । 
पुराण का मुख्य उद्देश्य जनता के हृदय तक वैदिक तत्वी को पहुँचाना है । 
वेद के दुरधिगम होने के हेतु ही पुराण का प्रणयन किया गया था। फछत: 
पुराण को सुखाधिगम होना--सुखूचंक अपने अर्थ के प्रतिपादन करने की 
योग्यता रखना--नितान्त आवश्यक है | पुराण में अल्ड्रार का विन्यास भी 
इसी मूल तात्पय॑ को लक्ष्य मे रखकर ही किया गया है। यहाँ अलड्भार काव्य- 
गत शब्द के शोभाधायक न होकर काज्यगत अर्थ के ही भूषणाधायक है । लेखक 
का अभिप्राय इतना ही है कि उसके द्वारा प्रतिपादित अर्थ बड़ी सरलता से, 
अनायास रूप भे पाठकों के हृदय तक पहुँच जाय । इसके लिए ब्रावश्यक है कि 
उपमाएं घरेल हो अर्थातु लोक-सामान्य में चहुशः अनुभूत तथ्य के ऊपर ही वे 
आधारित हो । जिस प्रकार काव्य की उपमा शास्त्रीय विषयो पर प्रायः अब- 


१, अन्य अपाणिनीय प्रयोगों के लिए द्रष्टव्य पुराण पत्रिका । 
--( भाग ४ वर्ष १७६३, एछ २७७-२९७ ) 


५८८ पुराण-विमशं 


लम्बित होने मे ही अपना गौरव बोध करती है, उस प्रकार की अवस्था पौरा- 
णिक्र उपमा की नही है। पुराण का लेखक अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में, 
अपने आसपास के क्षेत्र मे जो कुछ अपनी इच्द्रियों से अनुभव करता है, उसी 
को पौराणिक तथ्यों के विशदीकारण के लिए प्रयुक्त करता है। इसका फल 
निःसन्देह बड़ा ही मनोरम होता है। पुराण के श्रोता तथा पाठक होते हैं 
सामान्य जन--वह जन जिन्हें हम पामर जन, अशिक्षित जन, असभ्य जन भी 
कह सकते हैं। उनके ज्ञान का क्षेत्र वड़ा ही संकीर्ण गौर सीमित होता है । वे 
उन्ही उपमात्रो तथा दृष्ठान्तों को समझ सकते हैं. जो उनके दंनन्दिन के अनुभव 
के दायरे के भीतर आती हो । यही कारण हे कि पुराण अपने मूल स्वरूप के 
अनुसार ही इन्ही उपभाजों और दृशन्तों को प्रयोग में लाता है जो सामान्य 
जनजीवन से सम्बन्ध रखती हैं, जो नित्यप्रति जीवन के अनुभव के भीतर थाती 
हैं तथा जिन्हे समभने मे सामान्य जन को विशेष क्लेश उठाना नही पड़ता । 
इन तथ्यों को हृदयंगम करने के लिए कतिपय उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं-- 
(१ ) संसार अनित्य है। प्राणी यहाँ जनमतते है, कुछ दिनो तक अपना 
कार्य करते हैं और फिर मरकर चले जाते हैं। फलतः एक प्राणी का दूसरे 
प्राणी के साथ मिलन क्षणिक है--भस्थायी हे । इस सिद्धान्त को समझाने के 
लिए पद्मपुराण बटोही का उदाहरण प्रस्तुत करता है । मार्ग पर चलने वाला 
बटोही पेड़ की छाया मे कुछ देर तक विश्राम करता है गौर पश्चात्‌ उसे छोड़ 
कर आग्रे बढ जाता है। उस पेड़ की छाया का स्याल ही उसके दिमाग से 
हट जाता है। यह उपमा कितनी हृदयंगम तथा मर्मस्पर्शी है। देनन्दिन की 
सच्ची घटना के ऊपर आश्रित है ;--- 
यथा हि पथिक: कश्चिच्छायामा/श्रत्य त्तिछति | 
विश्वम्प च पृनर्गच्छेदु तद्॒द भूत-समागम: ॥॥ 
“प्र ५६।१८।३३८ 
एक दूसरी उपमा बड़ी मोहिनी है जो इसी तत्त्व का प्रतिपादन करती है। 
वर्षाकाल का दृश्य है । नदी के वेग से बालू एक स्थान पर इकठठा हो याता है 
और फिर उस वेग की गति बदल जाने पर वही वाल वहां से हट जाता है। 
तदी तट का यह हृश्य प्रतिदिन हमारे सामने उपस्थित होकर इस तथ्य का 
प्रतिपादन करता है कि काल से ही प्राणी संयुक्त होते है और काल से ही 
वियुक्त होते है । काल ही कारण है इन समग्र व्यापारों का-- 
यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोत्तोवेगेन बालुका: | 
संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिन:॥ 
--भाग० ६॥१५॥३ 


द्वादश परिच्छेद : काव्यशोभां ५८९, 


(२) धर्म में विलस्ब करना घोरतर अपराध है । जीवन के स्थायी होने 
पर घिलम्ब धर्म के भाचरण में किया भी जा सकता है। परन्तु उसके अस्थायी 
होने से तो विलस्व करना महान्‌ अपराध है । जीवन निर्भर है श्वास के ऊपर 
और वह साँस भी एक क्षण के भीतर सैकड़ों वार आती है और सैकड़ों बार 
जातो है। ऐसी चपल वस्तु के ऊपर आश्रित जीवन की चपलता की बात 
है क्या ? एवास का यह दृष्यान्त कितना समीपस्थ तथा आवज॑क है । विषय की 
पुष्टि मे इससे अधिक आवजेंक हृष्टान्त कौन हो सकता है :-- 


एवास एवं चपल: क्षणमध्ये 

यो गतागत-शत्तानि विधत्ते। 
जोवितेईषपि तदधीन-चेतसा 

कः समाचरत्ति धर्मंविलम्बस ॥। 


_-पद्य ४॥९५/४६ 


(३ ) संसार में वास्तविक सुख कहाँ ? यहाँ तो दुःखो की ही परम्परा 
सतत प्रवाहित होती है, परच्तु एक दुःख के बीतते जब दूसरा दुःख थाता है 
जो मात्रा मे पूर्व दुःख से किसी प्रकार न्यून नही होता, तव मनुष्य सुख का 
अनुभव करता हैं। इस विषय मे उदाहरण है बोका ढोने वाले का। वह एक 
कस्घे से अपने दोक को हटाकर जब दूसरे कब्चे पर रखता है, त्व वह सम- 
भंता हैं कि मुझ्के विश्वाम मिला, परन्तु वस्तुत: कोई अन्तर नही हुआ दोनो 
स्थितियों मे । सांसारिक सुख का वोक ढोनेवाले मानवों को सी ठीक यही दशा 
है कितना हृदयग्राही हे यह उदाहरण एक दुःख दूसरे दुःख से शान्त होता है 
इसे सिद्ध करने मे :--- 

स्क्रन्धात्‌ स्कन्चे तयन्‌ भार विश्वामं मन्यते यथा | 
तद्घत्‌ स्वंभिदं छोके दुःखं दुःखेनच शाम्यति ॥ 

(४ ) कर्म के फल को समझाने के लिए, किसान से बढ़कर कौन अच्छा 
उदाहरण हो सकता हैं। कृषि-प्रधात भारतवर्ष मे कृषक हमारा चिर परिचित 
उन्धु है। जो वह बोता है चही काठ्ता है। कर्म का सिद्धान्त इसी घरेलू 
तथ्य पर आश्वित है :--- 

कृषिकारों यथा देवि ! क्षेत्रे बीज॑ सुसंस्थित्त: 
यादुशं तु वपत्येव त्तादृबंं फलमश्नुते ॥ 
“पद्म २७९ 
( ५ ) चीच के व्यवहार के लिए पद्मपुराण की यह उपमा कितनी सुसंगत 
हैं। वह चीच प्रायः दुःसह होता है जो किसी दुसरे से घत पाकर ग्रमें बस 


५९७० पुराण-विमर्श 


जाता है। घन की ही तो वास्तविक गर्मी होती है । निर्धंध तो हमेशा सुस्त, 
ढंढा और जड़ होता है । इस तथ्य पर आपको विश्वास न हो तो सूरज भौर 
वाल के परस्पर व्यवहार को देखिए सुर्य की गर्मी में तपने से ही शीतल 
वालू में गर्मी आ जाती हे । परन्तु ऐसे सन्तप्त वालू का ताप सूय के ताप से 
कही बढ़कर होता है | कितना सच्चा है यह तथ्य और कितना हृदयंगम है यह 
हृश्न्त । सुर्य की गर्मी तो सही जा सकती है, परन्तु बालू की गर्मी तो राही को 
तड़पा डालती है :--- 

अन्यस्माल्‌ लव्धोष्मा नीच: प्रायेण दु:ःसहों भवत्ति। 

रविरपि न तपत्ति तादृगू यादुक्‌ तपत्ति वालुकानिकर: ॥ 

>पर्य धापार४ 

(६ ) अपना ही निजी घनिष्ठ मित्र जब क£ पहुँचाता है तो श्सकी 
शिकायत किससे को जाय ? पति का व्यवहार पत्नी के लिए असह्मय हो जाय 
अथवा विपरीत इससे पत्नो का आचरण पति के लिए वडेशमय संकट उत्तत्त 
कर दे, तो इसकी शिकायत कीन ऊिसके पास करे? इस घरेलू बात को 
समभ ने के लिए श्रीमद्भागवत ने जीभ और दाँतो का उदाहरण दिया है। 
अपनी ही जीम--सदा साथ रहने वाली जीभ--जव दाँती से अपने को काठ 
खाती है, उस समय उत्पन्त बेदना के लिए किम्त पर क्रोध किया जाय ? जोभ 
भी अपनी और दाँत भो अपने । फिर शिकायत किसकी की जाय ? बड़ा ही 
सुन्दर दृशन्त है ४-- 

जिह्ना यदा स्व दणति स्वदद्भि: 
तद्देदनायें. कत्तमाय. कुप्येत्‌ ? 

(६ ) किसी का चित्त किसी अन्य के प्रति प्रथमतः असूया ( दूसरों के गुणी 
में दोष का आविष्करण ) से आवधिप्ट था। अछ यदि सम्पत्ति का आगमन 
उसके पास हो जाय, तो उसकी चित्तवृत्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। 
इसके लिए नारदीयपुराण मे एक वड़ी समीचीन उपमा प्रयुक्त की गयी है-- 
भूपते की भाग को हवा का मिलना । जिस प्रकार हवा के चलने से भूसे की 
आग जो पहिले धीरेनचीरे सुलग रही थी अचानक घधक उठती है उसी प्रकार 
मनुष्य की घुणा भी पहिले से अधिक उद्दीप्त हो जाती है। गाँव का रहने बाला 
इस उपमा के ओभौचित्य को बड़ी जल्दी समभक सकता है। इसके लिए अन्य 
उपमा उतनी क्रियाशील नहीं हो सकती :--- 

असूयाविष्टे मनसि यदि सम्पत्‌ प्रवत॑ते। 
तुषार्नि वायुसंयोगमिव जानीहि सुब्रत ॥ 


“नारदीयपुराण १॥७१७ 


द्वादद प्रिच्छेद : काव्यशोभा ५०१ 


(७ ) काय की अनित्यता के विषय से पुराणों में एक युक्ति दी गयी है जो 
नितान्‍्त हृदयंगम है । वह युक्ति यह है कि प्रात:काल संस्कृत अन्त ( तैयार 
भोजन ) सायंकाल होते-होते न हो जाता है--सड़ जाता है और खराब हो 
जाता है। उसी अन्न से तो यह शरीर पुष्ठ हुआ है। तब इस शरीर मे नित्यता 
कैसी ? जिस उपकरण से यह पुष्ठ होकर बढ़ता है, वही इस प्रकार वाशशीछ 
है--एक दिन भी टिकते वाला नही, तब इस शरीर के विषय में नित्यता की 
आशा करना दुराशा नही तो और क्या है ? 

यत्‌ प्रात: संस्कृत चान्‍्न सायं तच्च विनश्यत्ति। 
तदोयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यत्ता॥ 
--भागवत माहात्म्य, ५॥६१ 


(८ ) छौकिक निरीक्षण का दृष्टान्त पुराणों मे बड़ा ही सुन्दर मिलता 
है | संसार के विषयो का जितनी गम्भीर अनुभूति होती है उसका परिणाम भी 
उतना ही सार्वभौम तथा सावेकालिक होता है। ज्ञान हृढ होने पर ही सफल 
होता है । शिथिल ज्ञान को मुर्दा ही समझना चाहिए। श्रुत-शास्त्र के श्रवण- 
की सफलता उसके सावधानता से कार्यरूप में परिणत करने से होती है। 
प्रमाद से युक्त होने से श्रुत्त नष्ट हो जाता है । वही दशा होती है मच्चर की 
भौर जप की । सन्देहयुक्त होने से कोई भी मबच्त्र फल नही देता और चित्त के 
व्यग्न होने पर जप से कोई छाभ नहीं होता । इस वर्णन की यथार्थता का 
प्रत्येक विज्ञ पुरुष साक्षी हैः--- 


अदुंढ॑ थ हत्तं ज्ञान प्रमादेन हत श्रुत्स्र 
सन्दिर्धो हि हत्तो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः॥ 


+तत्रव, ७३ श्लोक । 
आध्यात्मिक उपमाएँ 


विष्णुपुराण तथा उसी का अनुकरण कर भागवत ते वर्षा तथा शरद के 
वर्णन में आध्यात्मिक उपमाओ का प्रयोग किया है जो अपने साहित्यिक सौन्दर्य 
तथा गम्भीर दाशंनिक चितन के निमित्त संस्कृत साहित्य में अन्नूठी हैं--अनुपम 
हैं। वस्तु-तत्त्व को हृदयंगम कराने के उद्देश्य से पुराण ने ऐसी कमनीय उपमाएँ 
प्रयुक्त की हैं । विप्णुपुराण के पंचम अश के बष्ठ अध्याय में ३६ इलो ०-४२ 
इलो० तक वर्षा के वर्णन में ये उपसाएं पायी जाती है । इसी प्रकार इसी अंश के 
दशम अध्याय के आादिम १५ श्लोको में शरदु-वर्णन के अवसर पर इनका 
प्रयोग तथा आकर्षण दर्शनीय है। श्रीमद्भागवत के दशम स्कत्ध के बीसवे 
अध्याय में वर्षा तथा शरतु का एकन्न वर्णन विष्णु० की अपेक्षा परि- 


५९२ पुराण-विमर्श 


चुहितरूप से उपलब्ध होता है जहाँ भागवतकार ने विष्णुपुराण से स्फूति 
भौर प्रेरणा प्रहण कर ऐसी आध्यात्मिक उपभाएँ विन्यस्त की हैं! भागवत 
का ही अनुसरण कर गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमासस* के 
किष्किन्धा काण्ड से इन्ही का अक्षरशः अनुवाद कही प्रस्तुत किया है और कही 
कुछ नवीनता भी प्रदर्शित की है। कतिपय उदाहरण इस विषय के प्रस्तुत 


किये जाते है :-- 
(१) न बबन्धाम्बरे स्थ्य विद्यदत्यन्तचश्चछा | 
मैत्रीव प्रवरे पुंसि दुर्जनेन प्रयोजिता ॥ 
“--विष्णु ४६।६४२ 
दाभिनि दमक रह न घन मांही 
खल की प्रीति यथा थिर नाहीं--रामचरितमानस 
भागवत में बिजुली की क्षणिक चमकने की उपमा क्षणिक चित्त कामिनियों 
के पुरुषो के प्रति किये जाने वाले व्यवहार से दी गयी हे-- 
लोकबन्धुषु मेघेषु विद्युतश्चलसौह॒दा: | 
स्थैर्य न चक्र: कामिन्य: पुरुषेपु गुणिष्विव ॥ 
“-+भाग० १०१२०११७ 
(२ ) वर्षाकाल मे नदियों का जल पुरा भर जाने से उत्माग्गं से होकर 
बहने लगता है जैसे नयी लक्ष्मी को पाकर दुष्ट पुरुषों का चित्त उच्छुल्लुल हो 
उठता है ४--- 
ऊहुरुत्मागग-वाहीनि निम्तगास्भांसि सबंतः। 
मनांसि दुविनीतानां प्राप्य लक्ष्मी नवामिव ॥ 


“-विष्णु श/६३८ 
छ्र नदी भरि चली त्तोराई। 
जूस थोरेहु घन खरू इतराई ॥ 
“-रा० मा० पृ० २६६ 
( ३ ) जोरो से पानी पडने से जल की प्रवल धारा से सेतु टूट गये है जैसे 
पाखण्डियो के असदुवाद से--वौद्धों और नास्तिको के तिन्दा वचनों से --कलियुग 
में वेदमार्गं टुठ जाते है :-- 
 जलोघेनिरभिद्यन्त सेत्तवों वर्षत्तीरवरे । 
पाखण्डिनामसद-वार्देबेंदमार्गा: कलो यथा ॥ 
“भाग ० १०२०१२३ 





१. द्रष्टव्य रामचवरितमानस ( काशीराज सं० ) किष्किन्वाकाण्ड १४-१७ 
दोहा तक, पुष्ठ २९९-३०१ 


द्वादेश परिच्छेद : काव्यशोभां ५९३ 


(४ )वर्षा में घास मनमाने तौर से वढकर रास्ता रोक देती है, यात्रियों 
की जिसमे मार्गों की सत्ता के विषय में सन्देह उत्पन्न होता है। इसके लिए 
उपमान दिया है जैसे द्विजो के द्वारा अभ्यास न की गयी कालह॒त श्रुतियाँ $-- 

सार्गा बभूवुः सन्दिग्धास्तृणश्छत्ता असंस्कृत्ता: । 
नाभ्यस्यमात्ता: श्रुत्तयो द्विजें: कालहता इव ॥। 
“-+भाग० १०१२०११६ 
तुलसीदास ने पूर्वोक्त श्लोको का भाव लेकर यह दोहा लिखा है-- 
हरित्त भूमि तृत संकुल समुक्ति परहि नहि पंथ | 
जिमि पापंडवाद तें गुप्त होहि सदग्रंथ | 
(५ ) अव दारत्‌काल के वर्णन की ओर ध्यान दीजिए । 
शनके: शनकेस्तीरं॑ तत्यजुश्च जलाशयाः | 
ममत्व क्षेत्र-पुत्रादि रूढमुच्चेयंथा बुवा:॥ 

( जिस प्रकार क्षेत्र और पुत्रादिको में बढ़ी हुई समता को विवेकी जन॑ 
शने:-शने: त्याग देते हैं, वेसे ही जलाशयों का जरू घीरे-घीरे अपने तटो को 
छोड़ने छगा । ) 

(६ ) जल को वरता देने पर उज्ज्वल मूरति धारण करनेवाले मेघों की 
तुलना उन विज्ञानी जनों के साथ की गयी है जो ममता छोड़कर अपने घर 
का त्याग कर देते हैं ;-- 

उत्सृज्य जल-सर्व॑स्व॑ विमला: सित्तमृतय:ः । 
। तत्यजुद्चाम्बरं मेघा गृह विज्ञानिनों यथा ॥ 
+-विष्णु० ५॥१०४ 
सर्वस्व॑ जलदा हित्वा विरेजुः शुश्नवर्चंसः । 
यथा त्यक्तेषणा: शान्ता मुन्यो मुक्त-किल्विषा: ॥ 
»ूझूभाग० १०१२०।३५ 

( ७ ) पाती सूखने पर सछली अत्यन्त पीडित हो उठती है । इसकी उपमा 
दी गयी है उन गृहस्य पुरुषो से जो पुत्र-क्षेत्र आदि में लगी ममता से सन्ताप 
पाते हैं-- 

भवापुस्तापमत्यर्थ शफये: पलल्‍्वलोदके। 

पुत्नक्षेत्रादिसक्तेत ममत्वेन यथा गृही ॥ 
विष्णु ५।१०१२ 

गाधवारिचरास्तापमविन्दन्‌ शरदकंजम्‌ । 

यथा दरिद्र: कृपण: कुटुम्ब्यजितेन्द्रिय: ॥ 
भाग १०१२०।३८ 


३८ पु० बि० 


५०४ पुराण-विमशं 


जलसंकोच विकल भइ मीना | 
भवुध कुटुम्बी जिमि धन होना ॥ 
--रामचरितमानस 
रूपकाश्चित वर्णन 


पुराणों में रूपक अलंकार का आश्रय लेकर बड़ा ही साड्रोपाद्ध वर्णन 
मिलता है किसो विशिष्ट वस्तु का | यह वर्ण इतना विस्तृत तथा विशद है 
कि वह विशिष्ट पदार्थ वर्णन के समकाल ही मानसनेत्रों के सामने उपस्थित हो 
जाता हैं। ऐसे प्रसग मे संसार” के स्वहूप का वर्णन बडे विस्तार से किया 
गया है। कभी वह समुद्र के साथ और कभी वह गटवी के साथ रूपक-विधया 
संतुलित कर वणित है । भवसायर का यह रूप प्रह्मपुराण में ( २६।१९-२१ ) 
बड़ी स्पष्टता से बणित है :--- 
कष्टे$स्मिनु दु.खबहले नि:सारे भवसागरे | 
रागग्राह्मकुले रोग विपयोदक-सप्लवे ॥ 
इन्द्रियावर्तकलिले दृष्टोमिशत-संकुले । 
मोहपद्धूविले दुर्गे लोभगम्भीरदुस्तरे ॥ 
निमज्जज्जगदालोक्य“निरालम्वमचेतनम 
अहा० २६१९-२१ 
भवादवी का वड़ा विशद वर्णन भागवत के पंचम स्कन्घच के १३ तथा 
१७४ अध्यायों मे दिया गया है। १३वें अध्याय मे अटवी का आरोप संसार के 
ऊपर परम्परित रूपक के द्वारा किया गया है भौर इस रूपक की विशद 
व्याख्या, जिसमे रूपक के अंग-प्रत्यंग का स्पष्टीकरण किया गया है, अगले 
१४ भ० में दी गयी है। ये दोनो अध्याय काव्य की दृष्टि से भी नितान्त मज्जुरू 
मनोहर है। दृष्टान्त की दृष्टि से एक-दो श्लोक यहाँ उद्धुत किये जाते हैं--- 


अदृश्यभिल्लीस्वनकर्णशूल 
उलकवाग्मिव्य॑थितान्त रात्मा । 
अपुण्य-वक्षान श्रयते क्षुधादित्तो 
मरीचितोयान्यभिधावति क्वचितु॥ ५॥ 
द्रमेषु रस्यन्‌ सुत्तदाखवत्सलो 
व्यवायदीनों विवशः स्ववन्धने। 
क्वचित्‌ प्रमादाद गिरिकन्दरे पत्तत्‌ 
वल्ली गृहीत्वा गजभीत भास्थितः ॥ १८ ॥ 
साग० ४॥१३ 


द्वादश परिच्छेद : प्राण और कालिदास १९०५ 


वाग्धेनु का रूपक भी इसी प्रकार पुराणों मे उपन्यस्त है। बाग अर्थात्‌ 
वैदत्रयी का घेनुरूप में उपन्यास बृहदा रण्यक ( श।८ ) में मूलतः किया गया 
है । इसी का उपबृंहण माक्क॑ण्डेयपुराण ( २९।६-११ ) मे और स्कन्‍्दपुराण के 
ध॒र्मारण्य खण्ड ( ६५-१० में किया गया है। दोनो स्थानों मे एक ही कल्पना 
है । अवश्य ही उपबुंहण के अवसर पर कई नयी बातों का उपन्यास धर्मारिण्य- 
वाले रूपक मे किया गया है ।* 
यक्ञवराह के वर्णत में इस रूपकमयी शैली का प्रयोग पुराणकार ने विभिन्न 
पुराणों में किया है । वराहु अवतार धारण कर नारायण ने वेदों का उद्घार 
किया, प्रथिवी को पाताल से उठाकर स्वस्थान पर प्रतिष्ठित किया जिससे 
मानवो की लोकयात्रा का साधन सम्पन्त हुआ । इस अवसर पर वराह यज्ञ के 
रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। यह वर्णन मत्स्य ( २४८/६७-७४ ), वायु 
(६१६-२३), ब्रह्माण्ड (प्रक्रिया पाद ५॥९--२३), ब्रह्मपुराण (२१३॥३३-३७), 
पद्म ( सुष्टि खण्ड १६॥४५-६१ ) मे सात समान एश्लोको में पाया जाता है जो 
हरिवंश में भी उपलब्ध होते हैं ( १४१॥२९-३५, ३।३४।३४-४१ ) । इन 
एलोको को विष्णु सहख्रनाम के शाड्भूरभाष्य मे “यज्ञाज़” शब्द की व्याख्या के 
अवसर ( एलोक ११७ ) पर उद्घुत किया गया है ।- विष्णुपुराण ( प्रथम अंश, 
४॥३२-३५ तथा भागवत ( ३४१३॥३५-३८ ) मे भी यह रूपक उपलब्ध होता 
है, परन्तु पूर्वोक्त श्ठोको को परम्परा से इन श्लोको की परम्परा भिन्‍न है । इन 
एलोको में यज्ञ-वराहु का बडा ही विशद तथा गम्भीरार्थ प्रतिपादक स्वरूप 
अभिव्यक्ति पा रहा है ।९ 
इसी प्रकार अधसंद्रुम का बड़ा ही परमस्परित रूपक उपलब्ध होता है पद्म- 
: पुराण मे ( २११॥१६-२२ )। 
पुराणों मे कालिदास तथा बाणभट्ट की रचनाओ का भी प्रभाव प्रभृत मात्रा 
में दृश्गोचर होता है । पद्मपुराण में अभिज्ञान शाकुन्तल के कथानक का प्रभाव 
तद्वणित शाकुन्तलोपाख्यान पर विशेष रूप से पडा है, इसका उल्लेख पूर्व 
परिच्छेद मे किया गया है। कुमारसस्भव का प्रभाव शिव-पावंती के कथानक 
के पौराणिक वर्णनो पर, जो पत्चम शती के अनन्तर की रचनाएँ है, निःसन्दिग्ध 


१. दोनों की तुलना के लिए द्रष्टव्य श्री रामशंकर भट्टाचायें--इतिहास- 
पुराण का अनुशीलन, घुष्ठ ४६-४८ | 

२. इस रूपक की विशद व्याख्या के लिए द्रष्टव्य डा० वासुदेवशरण अग्न- 
वाल का एतद्विषयक विस्तृत निवन्ध (पुराणमु, खण्ड ५, सं० २, जुलाई १९ ६३), 
पुष्ठ १९९-२३६ )। 


५०६ पुराण-विमश 


रूप से पड़ा है। शिवपुराण (५००-९०० ईस्वी ) में वणित तत्कथानक के 
ऊपर कुमारसस्भव के श्लोको की स्पष्ट प्रतिच्छाया दृष्टिगोचर होती है । 

रुद्रसंहिता के पावंती खण्ड के २२ अ० से लेकर ३३ अ० तक पाव॑ती की 
तपस्या, जटिल के साथ संवाद, सप्ताप का आगमन तथा उनके उद्योग से शिव 
द्वारा विवाह की स्वीकृति आदि विपय बड़े विस्तार तथा वैश्य से वणित है। 
इन अध्यायो के इलोको पर कुमारसस्भत्र का शब्दतः और अरथंतः दोनों प्रकार 
का प्रभाव स्पप्टत: अद्धित है। दोनो स्थानों के तुलनात्मक अध्ययन से इस 
प्रभाव की अभिव्यक्ति स्पष्ट शब्दों मे होने लगती है। काछिदास की छुभती 
उक्तियाँ यहाँ निःसन्देह गृहीत कर ली गयी हैं॥ इस विषय के प्रमापक कतिपय 
हप्टान्त ही पर्याप्त होगे--- 

उमा का नामकरण-- 


तपोनिपिद्धा त्तसे वन गन्तुं च मेनया। 
हेतुना तेन सोमेति नाम प्राप शिवा त्तदा॥ 
+-र्तद्रसंहिता, पावती खण्ड, २२।२५। 
अपर्णा का नामहेतु+- 
भाहारे त्यक्तपर्णान्‍्भूत्‌ यस्माद्‌ हिमवत्त: सुत्ता । 
तेन देवेरपर्णोत्ति कथितो नामतः शिवा॥ 
“--वही, श्लोक ४६ । 
सखी का उत्तर--- 
हित्वेन्द्रप्रमुखान॒ ठेवान्‌ हरि ब्रह्माणमेव च | 
पति पिनाकपाणि वे प्राप्तुमिच्छत्ति पावत्ती ॥ ६७ ॥। 
इयें सखी मदीया वे वृक्षानारोपयत्‌ पुरा। 
तेपु सर्वपु सजातं फलपुष्पादिक॑ ह्िज ॥ ३८॥ 


३4 04 4 


मनतोरथः कुत्तस्तस्या न फलिष्यति त्तापस ॥ ४- ॥ 
“वही, २६ भ० । 
ब्रह्मचारी द्वारा दोनो के वेषस्थ का प्रकाश--- 
वेणी शिरसि ते देव्या: सपिणीव विभासिता ' 
जटाजूट शिवस्येव प्रसिद्धि परिचक्षते ॥ २६॥ 
चन्दन च त्वदीयाड़्रे चित्ताभस्म शिवस्य च । 
क्व दुकूल त्वदीयं वे शादूरं क्व गजाजिनस्‌ ॥ २७ ॥ 


शत 


द्वादश परिच्छेद : पुराण और कालिदास ५०७ 


यदि द्रव्यं भवेत्‌ तस्य कथं स स्यातु दिगम्बरः । 

वाहनं च बलीवर्द: सामग्री तस्यथ कापि न॥ ३१॥ 

वरेषु ये गुणा: प्रोक्ता नारीणां सुखदायका:। 

तन्मध्ये हि विख्पाक्षे तर एको5पि गुण: स्मृत्त:॥ ३२॥। 
-+बही, २७ भ० 


शिव द्वारा पावेती का स्वीकरण :--- 


अद्य प्रभति ते दासस्तपोशि: क्रीत एवं च। 
क्रीतोईस्मि तव सौीन्दर्यात्‌ क्षणमेक युगायते ॥ ४४ ॥ 


है 9 हक 


सर्व: श्रमो विनष्टोड्भूत्‌ सत्यास्तु मुनिसत्तम:। 
फले जाते श्रमः पूर्वों जन्तोर्नाशमवाप्तुयात्‌ ॥ ५० ॥ 
->+वही २८ भ० 


इन पद्यों पर कालिदासीय पद्यो को इतनी स्पष्ट छाया है कि कुमारसम्भव 
का सामान्य विद्यार्थी भी मूल श्लोको का संकेत अनायासेत समक सकता है। 
उसे बतलाते की यहाँ आवश्यकता नही । कालिदास के पद्यों का ऊपर सरल 
विवरण ( पाराफ्रेज ) कर दिया गया है। 


ब्रह्मपुराण मे शिव-पावेती के विवाह का बड़ा ही कमतीय वर्णन किया गया 
है। विशेष बात यह है कि यहाँ अध्याय ३६ में पाव॑ती का स्वयंवर बड़े समा- 
रोह के साथ वर्णित है और उसी प्रकार शिव-पावेती का विवाह भी इसी' 
अध्याय मे- वणित है। इस अवसर पर छहो ऋतुएँ अपने प्राकृतिक वैभव के 
साथ उपस्थित होती है । इन पट ऋतुओं का बड़ा ही चमत्कारी तथा साहि- 
त्यिक वर्णन पुराणकार की प्रतिभा से सम्पन्न उपलब्ध होता है ( श्लोक ७० से 
लेकर १२४ एलो० तक ) इन पद्मों मे काव्यगत समस्त सौन्दर्य उपस्थित है । 
इन ५४ पद्यों का यह समुच्चय ऋतुकाव्य की समस्त शोभा से मण्डित और 
दिव्य आधोद से प्रफुल्लित एक मह॒नवीय लघु काव्य ही है । 


स्त्रियों की मोहकता के विषय मे यह पुराण ( १५२ अ० ) बड़ी रुचिर 
भाषा का प्रयोग कर कह रहा है :--- 
तावद्‌ घेयं-निधिज्ञानी मतिमान्‌ विजितेन्द्रिय: । 
यावन्त कामिन्ती-नेत्र-वागुराभिनिबध्यते ॥ ६ ॥ 
विशेषतो रह:संस्थां  कामिनीमायतेक्षणास्‌ । 
विलोक्य न मनो यात्ति कस्य कामेषु वश्यत्तामु ॥ ७॥ 


५०९८ पुराण-विमर्ं 


वाणभट्ट अपनी परिसंख्याओं के लिए संस्क्ृत काव्यजगत्‌ से नितान्त विश्वुत 
है। श्लेपविहीन परिसंख्या मे भी चमत्काराधान कम नहीं होता, परन्तु श्लेप 
का पुट पाकर परिसंस्या चमक उठती है। काशीखण्ए के राज्यवर्णन के 
अवसर पर २४ अध्याय में बड़ी सुन्दर परिसंस्याएँ प्रयुक्त है ठीक बाणमभद्ट 
की शैली पर, जिनके ऊपर कादम्वरी की प्रस्यात परिसंल्याओं की अमिट छाप 
पड़ी है । वस बिपय के दो-चार उदाहरण ही पूर्वोक्त तथ्य की पुष्टि के निम्मित्त 
यहाँ दिये जाते हैं :-- 

विश्रमों यत्र नारीपु न विद्वत्सु च कहिचित। 

नद्य: कुटिलगामिन्यो न यत्र विपये प्रजा: ॥| ९५ ॥ 
तमो-युक्ताः क्षपा यत्र वहुलेपु, न मानवा: | 
रजोजुप: स्त्रियों यत्र, न धर्मंबहुला नरा) ॥ १० ॥ 

[ यहाँ प्रथम पद्य मे विश्रम ( विछास तथा विद्येप श्रम ) तथा 'कुटिल! 
( टेढामेढा भौतिक थर्थ में तथा कुमार्ग अन्यत्र ) शब्द शिलष्ट है। दूसरे पच्य मे 
भी तमस तथा रजस्‌ शब्द श्लिष हैँ जिसके दोनो बे सरल हैं । बहुलेपु तथा 
घमंबहुला पदों में “बहुल! दो विभिन्न कर्थो का प्रतिपादक है--[ के ) कृष्ण पक्षों 
में तथा ( ख ) धर्म के आधिक्य से सम्पन्न । ] 

धर्नेरतन्धो यत्रास्ति मनो, नेव व भोजनम्‌ । 
अनय: स्यन्दन यत्र न च वे राजपृरुप:॥ ११॥ 

[ आशय है--जहाँ मन धनो के पाने पर भी अन्धा नही है। गयव॑ मानव को 
भन्धा बना देता है, परन्तु वहाँ घन प्राप्ति होने पर भी किसी का मन अभिमान 
से अन्धा नही था। अनन्धता मन से ही थो, भोजन में नही । इस पक्ष में शब्द 
का अर्थ होगा--भात्त से रहित भर्थात्‌ भोजन में भात विद्यमान था । जहाँ रथ 
ही 'अनयस' ( अनु+- अयस्‌ ८ छोहा ) लोहा से विहीन था, वहाँ के राजकर्म- 
चारी 'अनय' ( नीतिविहीन ) नही थे । इस छोटे से अनुश्पप्‌ मे कितना गम्भीर 
तात्पर्य भरा हुआ है । सलेप प्रमन्न-गम्भीर हे । परन्तु काव्यगत दोष भी सुक्ष्मे- 
क्षिकया हृष्टिगोचर होता हैं। भोजन के साथ 'अनन्धः का प्रयोग 'अन्धस्‌ः 
शब्द के सकारान्त होने के कारण नितान्त उचित है, परन्तु मनः के साथ 
सम्बद्ध होने के लिए 'भननन्‍धं! होता चाहिए “अन्धः” शब्द के अकारान्त होने के 
कारण | अतः 'अनन्धः” शब्द का प्रयोग अनुचित है व्याकरणरीत्या ] 

इभा एव प्रमत्ता वे युद्ध वीच्योर्जलाशये । 
दान-हानिर्ग॑जेष्वेव द्रुभेष्वेव हि कण्टका:॥ १७-॥ 
जनेष्वेव हि विहारा हि नकस्यचिदुरःस्थली । 
वाणेपु गुण-विहलेषो बन्धोक्ति: पुस्तके दृढा ॥ १८ ॥ 


द्वादश परिच्छेद : पुराण और बाणभट्ट ५९९, 


यत्र क्षपणका एवं दह्यन्ते मलधारिण:ः। 
प्रायो मधवत्ता एवं यंत्र चदच्चलवृत्तय: ॥ २१ ॥ 
वही, २४ आअ० 


पलेय की प्रसन्‍्त-गम्भीरता दर्शनीय है । सभंग एलेष में ही प्रायः काठिन्य 
का प्रादर्भाव होता है, अंग श्लेष मे काठिन्य स्वल्प रहता है । ऊपर के पद्च में 
अभंग श्लेष की ही शोभा विरूुसित होती है। फलतः ये पद्च काव्यदृष्ट्या 
अत्यन्त रुचिर तथा आवजंक हैं। 


वर्णन में पुराणकार की प्रतिभां खिछती है। कथा का विवरण देने में 
सुबोध शैली अपनायी गयी है । कथा के विविध विस्तार क्रम से प्रवाहित होते 
रहते है । पुराणों में पदार्थों के वर्णव भी बड़े सुन्दर, आलड्डारिक तथा चम- 
त्कारी है। काशी के उद्यान का वर्णन इस विषय में हृष्टान्तरूप से उपस्थित 
किया जा सकता है। काशी के उद्याव अपनी सुषमा के लिए चिरकाल से 
प्राचीनो मे विख्यात थे। ऐसा होना उचित ही है। काशी का नाम ही जो 
आनन्द-कानन ठहरा । फलतः आनन्द-कावन के उद्यानों की चारुता पुराणों की 
प्रतिभा का विषय है । २१ श्लोको मे निवद्ध यह उद्यानशोभा-वर्णन मत्स्य- 
पुराण मे (१७६ अ० २२-२४ इशलो०) तथा लिखझ़पुराण में ( पूर्वार्ध ' 
९२१२-३३ ) एक ही रूप में उपलब्ध होता है। विषय के अनुरूप छन्दो का भी 
यहाँ चुनाव किया गया है | महत्त्ववृर्ण होने से यह पद्मावली परिच्छेद के अन्त 
परिशिष्ट रूप से उद्घृत है। यहाँ दो-चार दृष्टान्त ही पर्याप्त होगे ३-- 
क्वचिच्च चक्राह्न रवोपनादितं 
क्वचिच्च कादम्बकदस्बकेयुत्तम्‌ । 
क्वचिच्च कारण्डव-ताद-नादितं 
क्वचिच्च मत्तालिकुलाकुलीकृत्तम ॥ २७ ॥ 

निविडनिचुलनीलं. नीलकण्ठाभिरामं । 

मदमुदित्त-विहज्भव्रात्त-नादाभिरामसू_ ॥ 

कुसुमित्त-त्तरुआखा-लीनमत्तद्ििरेफ॑._। 

नवकिसलयशोभाशोभित्तप्रान्तशाखमस्‌ ॥ ३१ ॥ 

शब्दों के नोंक-क्ोंक के कारण यह वर्णन नितान्‍्त सुभग तथा चित्रोत्पादक 

है । इसे पढते समय प्रतीत होता है कि यह किसी कमनीय काव्य का रसमय 


अंश है । इसे पुराण का अंश होने का आभास भी नहीं होता, परन्तु है यह 
पुराण का: ही' अंश । 


६०० पुराण-विमर्श 


पोराणिक सुक्तियां 


पुराण मे सुभापितों तथा सूक्तियों वा विशद भरितत्व है । इन सूक्तियों मे 
दीघंकाल के अनुभव से जायमान परिणत उपदेश दिये गये हैं, जो नींतिशास्त्र 
के समान नीरस न होकर सरस-मुबोध हैं जीर इसीलिए वे श्रोत्रा के हृदय पर 
गहरी नोट करते है और उसे रुचिरता स प्रभावित करते है। इस विषय में 
कतिपय सुभाषित यहाँ दिये जाते हू :--- 


(क) आशा 


(१) आशायादचेव ये दासास्ते दासा: सर्वलोकस्य 
आजा येपां दासी तेषां दासायते छोकः ॥ 

“-नारदीय, पूर्वां, ११॥१५४१ 
आजा भज्भकरी पुसामजेया रति-सन्निभा। 
तस्मादाशं त्यजेत्‌ प्रानों यदीच्छेच्छाइवतं सुखम्‌ ॥ 

--बही, ३५२४ 
आजाभिशभृुता ये मर्त्या महामोहा मदोद्धता:। 
अवमानादिक दु:ख न जान्ति कंदाप्यहो ॥ 

“-वही, ३५२७ 

(ख) सुजन 
(२) जडो5पि याति पृज्यत्व॑ सत्सज्भाज्जगत्तोततले । 
कलामात्रो5पि शीतांश: गम्भना स्वीकृत्तों यथा ॥ 
+-वहीं, छा८ 
सुजनो न याति वर परहितवुद्धिविताशकाले5पि । 
छेदेषपि चन्दनत्तर: सुरभयत्ति मुख कुठारस्य ॥ 

“वही, ३७३४५ 
सतसद्भ: परमो ब्रह्मन्न लभ्येताकृतात्मनाम । 
यदि लम्येत, विज्ञेयं पण्यं जन्मान्तराजितम्र्‌ ॥ 

--वही, ४॥३५ 
संगम: खल साघनामुभयेषा च संमत्त:। 
यव-संभापणसं प्रब्व: सर्वेषा वितनोति शस्र्‌ ॥ 

 -भाग० ४॥२२।१९ 
(३ ) संरोहतीपुणा विद्धं वन॑ परशुना हतस्‌। 
वाचा दुरुक्त बीभत्सं न प्ररोहत्ति वाकक्षत्तस्‌ ॥ 
“-वामनपुराण शडा७ 


द्वादश परिच्छेद : पौराणिक सुक्तियाँ ६०१ 


(४ ) घनक्षये न मुछान्ति न हृष्यन्ति धनागमे। 
धीरा: कार्येषु च तदा भवन्ति पुरुषोत्तमा: ॥ 


क +-वहीं ७७।५० 
(५ ) आपद्भुजगदष्टस्थ मन्‍्त्रहीनस्थ सवंदा | 
वृद्धवाक्यौपधान्येव कुर्वेच्ति किल निविषस ॥ 
--वही ६५॥७९ 
(६) आपज्जल-निमस्नानां छहियतां व्यसनोभिशि:। 
वृद्धवाक्येविना नुन॑ नैवोत्तार: कथश्वन ॥ 
“वही ९५।८३ 


(७) पण्डिते वापि मूर्ख वा दरिद्रे वा श्रियान्विते। 

दुवृत्ते वा सुवृत्ते वा मृत्यो: सत्र तुल्यत्ता ॥ 
“जारदीय १/७५९ 

(८ ) जीवत्त: पत्तरो यस्य मातुरद्धुगत्तो यथा। 

पृष्टिहायनवर्षो5पि द्विहायनवच्चरेतु ॥। 
“शान्ति 

(९, ) यस्य भार्या विरूपाक्षी कश्मला कलह॒प्रिया। 

उत्तरोत्तववादास्या सा जरा न जरा जरा॥ 
ह --गरुड १०८।२३ 
( १०) अध्वा जरा देहवत्तां पर्वत्तानां जलं जरा। 

असम्भोगश्च ततारीणां वस्त्राणामात्तपो जरा ॥ 
-+>वही १०८५।२४ 

(११ ) यदि न स्थाद्‌ गृह मात्ता पत्नी वा पत्तिदेवत्ता। 

व्यद्धे रथ इव प्राज्ञ: को नामासीत दीनवतु॥ 
“-भागवत्त ४॥२६९।२४५ 

(१२ ) मन्दस्य मन्दप्रज्मस्थ वयो मन्दायुषश्च वे। 

निद्रया हियते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मंभि: ॥ 
--वही १।॥१६।९ 
(१३) कि प्रमत्तस्य  बहुसि: परोक्षे्यनेरिह । 

वरां मुहूर्त विदितं घटेत श्रेयसे यत्तः॥ 
“वहीं २।११२ 
( १४ ) शृण्वत्त: श्रद्धया नित्यं गुणतश्च स्वचेष्टित्तम्‌ । 

कालेन नात्तिदीघेंण भगवान्‌ विशते: हृदि ॥ 
“--वही शाप 


६०२ पुराण-विमर्श 


(१५ ) यहच मूढतमो लोके यश्च बुद्धें: परं गत्तः | 
तावुभौ सुखमेघेते किश्यन्यन्तरितो जनः॥ १५॥ 


“-वही २॥७॥१७ 
(१६ ) गुणाधिकान्मुदं लिप्सेदनुक्रोशं गृणाध्मात्‌ । 
मैत्री समानादन्विच्छेत्त तापैरनुभूयते ॥ 
“वही ४।८।रे४ 
( १७ ) यावद्‌ भ्रियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ । 
अधिक यो5भिमन्येत्त स स्तेनो दण्डमहंत्ति ॥ 
>+-वही ७॥१४॥८ 
( १८ ) भसल्तुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यश्ः । 
खबन्तीन्द्रियलौल्येन ज्ञानं चेवावकीयते ॥ 
-+वही ७॥१५॥१९ 


( १९ ) यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्य. स वे वणिक्‌ । 
आशासानो न बे भृत्य: स्वामिन्याणिष आत्मन:। 
न स्वामी भृत्यत्त: स्वाम्यमिच्छ॒ुत्‌ यो राति चाशिप: ॥ 
| “-वही ७१०।४-५ 
(२० ) थदृढ़ं च ह॒त॑ ज्ञान प्रमादेन हत॑ श्रुत्तम्‌ 
संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हत्तो जपः ॥ 
“-भागवत्त माहात्म्य ५॥७३ 
श्रीमद्भागवत का वेशिप्टय 
श्रीमद्भागवत का पुराण साहित्य में अपना मह्वितीय स्थान है। पुराण 
का एकमात्र समुज्ज्वल प्रतिनिधि यही श्रीमदभागवत माना जाता है | इसीलिए 
पुराण के नाम लेते ही भागवत की ही भव्य मूर्ति श्रोताओं के मानस-पटलक 
के सामने भूलने लगती है। संस्कृत के वाइमय का भागवत एक अलौकिक 
ससमय प्रतिनिधि है, वाइमय के विविध प्रकारों--बेद, पुराण तथा काव्य--- 
का श्रामद्भागवत अकेले ही बोधन कराता है अर्थात्‌ यह शब्दप्रधान वेद के 
समान भाज्ञा देता है; अथंप्रधान पुराण के सामाच हित का उपदेश करता है 
तथा र॒सप्रधाव काव्य के समान यह रसामृत से पाठकों तथा श्रोत्ताओ को 
मुग्ध वना देता है । अतः एक होने पर भी यह बिवृत्‌ है--निगुणों से सम्पन्न 
है । मुक्ताफल की यह भागवतस्तुति* भर्थवाद नही है, तथ्यवाद है;--- 
१. श्री जीव गोस्वामी ने अपने कथन के प्रमाण रूप में इस पच्ध को भी 
भागवत सन्दभे के अन्तगंत तत्त्वसन्दर्भ! मे उद्धृत किया है। द्रष्टव्य ततत्व- 
सन्दर्भ पृष्ठ ७४, कलकत्ता, चैतन्य सं० ४३३ में प्रकाशित । 


न 


द्वादश परिच्छेद : भागवत्तपुराण का काव्यसीन्दर्य॑ ६०३ 


बेदः पुराणं काव्यं च॒ प्रभुमित्रं प्रियेव च । 
बोधयन्तीति हि प्राहुस्त्रिवृद भागवत पुन्त: ॥ 
इस परिच्छेद मे हम भागवत के काव्य स्वरूप से अपने पाठकों को परिचित 
कराना चाहते हैं। रसमय काव्य के सकल लक्षण भागवत में संपिण्डित होकर 
एकत्र विद्यमान है । इसके पद्यों में श्रोताओं के हृदयवर्जंदव की लोकातीत 
क्षमता है । त्रिविध रूप की सत्ता इसके काठिन्य का भी कारण है, परन्तु इसके 
स्तुति-बंशों में तथा वर्णन-अंश में विचित्र प्रतिभा का विलास हैं तथा अमृतमय 
शब्दों का भव्य विन्यास है । 


श्रीम:ड्रगगवत का काव्य-सोन्दर्य 

श्रीम:्भागवत की कविता में अद्भुत चमत्कार है जो सँकड़ो वर्षों से सह- 
दय पाठकों को अपनी शब्दमाधुरी तथा अथंचातुरी से हठात्‌ आक्षष्ट करता 
आ रहा है । नवीन साहित्यिक परिस्थिति के उदय ने भीइस आकषंण मे किसी 
प्रकार की न्यूनता उत्पन्‍्न नही की हैं । भागवत रस तथा माधुयें का अगाध 
स्रोत है। नाता परिस्थितियों के परिवर्तन से उत्पन्त होने वाले, मानवहृदय 
को उद्वेलित करने वाले भावों के चित्रण में भागवत बद्वितीय काव्य है | इसमे 
हृदय-पक्ष का प्राधान्य होते पर भी कला-पक्ष का अभाव नहीं है। मथुरा 
तथा द्वारिका का वर्णन जितना कलात्मक है, उतना ही स्वाभाविक तथा यथार्थ 
हैं नाना भयानक युद्धों का चित्रण । केशी नामक असुर ने अश्व का विकरालहूप 
घारण कर श्रोकृष्ण को अपने कौशल का परिचय दिया है,वह वर्णन (१०॥३७) 
यथार्थता के कारण पाठकों के सामने भूलने लगता है । इसी प्रकार मगध- 
नरेश जरासन्ध तथा भीमसेन के प्रलुयद्धूर गदायुद्ध का सातिशय रोमाचकारी 
चित्रण भागवत में फड़कती भाषा में किया गया है ( १०७७२ )। द्वारिका- 
पुरी के वर्णन-प्रसद्भ में करोखो से निकलने वाले अगुरु धूप को देखकर श्याम 
मेघध को भावना से वलभी-निवासी मत्त मयूरों का यह नतंच कितना सुखद 
तथा मनोहर प्रतीत होता हे :-- 


रत्नप्रदीपनिकर-द्युतिभिनिरस्त- 
ध्वान्तं विचित्रवलभीपु शिखण्डिनो5्भु । 
नृत्यन्ति यत्र विहिततागुरुघृपसक्षे- 
निर्यान्तमीक्ष्य घनवुद्धय उन्नदन्‍्त: ॥ 
साग० १०॥६९१२ 
उतना हो स्वाभाविक हैं मधुपुरी मे कृष्णचन्द्र के आगमन की वार्ता सुन- 
कर उतावली में अपनी शद्भारभूषा को विना समाप्त कियेशही भरोखों से 


६०४ पुराण-विमश 


भफाँकने वाली ललित ललनाओं का ललाम वर्णन | आलोचकों की हृष्टि मे भाग- 
बत का ऋतुवर्णन भी भाध्यात्मिक दृष्ठि को प्रस्तुत करने के लिए नितान्‍्त 
प्र्यात है । दशम स्कन्च के एक समग्र अध्याय में प्रावृद्र तथा शरद ऋतु का 

हु आध्यात्मिकता-मण्डित वर्णन बस्तुत: अनुपम तथा चमत्कारी है । वर्षा की 
घाराओं से ताड़ित होने पर भी किचिन्मात्र न व्यथित होने वाले परव॑तो की 
समता उन भगवदन्निष्ठ भक्तजनों के साथ दी गयी है जो विपत्तियों के द्वारा 
ताड़ित होने पर भी किसी प्रकार क्षुव्ध नहीं होते । पवन से ऊंची उठती हुई 
वरज़माला से युक्त समुद्र नदियों के समागम से उसी प्रकार क्षुब्ध होता है 
जिस प्रकार कच्चे योगी का वासनापुर्ण चित्त विपयी के संपर्क मे पड़कर क्षुव्ध 
हो उठता हे । शरद्‌ भी उत्तनी ही चारुता के साथ वर्षा के अनन्तर आती है 
भौर अपनी रुचिरता की भव्य झाकी प्रथ्वी पर दिखलाती हैं। रात के समय 
चन्द्रमा प्राणियों के सूर्य की किरणों से उत्पन्त ताव को दूर करता हे । विमल 
ताराओ से मण्डित मेघहीन गगनसण्डल उसी तरह चमकता है, जिस प्रकार 
शुब्द-ब्रह्म के द्वारा अर्थ का दर्शन प्राप्त कर योगियों का सात्त्विक चित्त विक- 
सित हो उठता है :--- 


खमगोभत्त निर्मेघं शरद्‌ विमल-ता रकम्‌ । 
सत्त्वयुक्तं यथाचित्तं शब्दब्रह्मार्थ-दर्शनम्‌ ॥ 
गोसाई तुलसीदास का सुप्रसिद्ध वर्षा तथा शरद्‌-वर्णन भागवत के इसी 
वर्णन के आधार पर है, इसे विशेषरूप से बतलाने की आवश्यकता नही । 


परन्तु भागवत का सबसे भमधिक मधुर तथा सुन्दर अंश है ग्रोपियो की 
श्रीकृष्णचन्द्र के प्रति लछित प्रेमलीला का रुचिर चित्रण । ग्ोपियां 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणारविन्दों पर अपने जीवन को समपंण करनेवाली 
भगन्तिष्ठ प्रेमिकाएँ ठहरी । उनकी संयोग तथा वियोग उभय प्रकार की भाव- 
मनाओ के चित्रण मे कवि ने अपनो गहरी बतुभूति तथा ग्रम्भीर मनोवैज्ञानिक 
भाव-विश्लेषण का पूर्ण परिचय दिया है । ऐसे प्रसद्ध जहाँ वक्ता अपने हृदय 
की अन्तरतम गुहा में कललोलित भावों की अभिव्यक्ति करता है वे 'गीत' के 
नाम से अभिहित किये गये है । इन गीतो का प्राचुय दशम स्कन्च मे उपलब्ध 
होता है । वेणु-गीत, गोपी-गीत, युगल-गीत, महिषी-गीत आदि भागवत के 
ऐसे छलछित प्रसद्भ है जिनमे कवि की वाणी अपनी भव्य माधुरी प्रदर्शित कर 
रसिको के हृदय मे उस मनोरम रस की सुष्टि करती हैं जिसे आलोचक भाग- 
वतरस' के मह॒नीय नाम के पुकारते है । कृष्ण के विरह मे व्याकुल महिपी-जनों 
का यह उपालस्भ क्रितवा सीठा तथा तलस्‍्पर्शी है ६--- 


द्वादश परिच्छेद : भागवत पुराण को काव्यसौन्दर्य ६०५ 


कुररि विलपसि त्व वीतनिद्रा न शेषे 
स्वपिति जगति रात्यामीश्वरो गुप्तवोधः । 
वयमिव सखि कच्चित्‌ गाढनिभिन्नचेता 
नलिन-नयनहासोदा र-लीलेक्षितेत. ॥ 
“7२०।९०।१५ 
हें कुररि | संसार मे सव ओर सन्नाटा छाया हुआ है। इस समय स्वयं 
भगवान्‌ अपना अखण्ड बोध छिपाकर सो रहे है। परन्तु तुझे चीद नही? 
सखी कमलनयन भगवान्‌ के मधुर हास्य और लीलाभरी उदार चितवन से तेरा 
हृदय भी हमारी ही तरह विंध तो नही गया है ? 
वेणुगीत (भागवत १०१२१) में कृष्ण के मुरछीवादन के विश्वव्यापी प्रभाव 
का वर्णन इतनी सुक्ष्मता तथा इतनी मधुरता से किया गया है कि पाठक के 
हृदय में एक अद्भुत चमत्कार उत्पन्त है जाता है। मुरली का प्रभाव केवल 
जद्भम प्राणियों के ही ऊपर नही है, प्रत्युत स्थावर जगतु मे भी चह उतना ही 
जागरूक तथा क्रियाशील हैं। नदियों का वेणुगीत को भाकर्षण कर यह आचरण 
जितना मघुर है, उतना ही स्वाभाविक है-- 
नद्यस्तदा तदुपधाय सुकुन्दगीतत- 
मावतं-लक्षित-मनोभवभग्नवेगा: । 
आलिज्भुनस्थगितमूमिभुजेमुरारे-- 
गृहनन्ति पादयुगलं कमलोपहारा: ॥ 

“-“भाग० १०२१११५ 
नदियाँ भी मुकुन्द के गीत को सुनकर भंवरों के द्वारा अपने हृदय मे श्यास- 
सुन्दर से मिलने की तीक्न आर्काक्षा प्रकद कर रही है। उसके कारण इनका 
प्रवाह रुक गया है | ये बपने तरड्भो के हाथी से उनका चरण पकड़कर कमल 
के फूलो का उपहार चढ़ा रही है और उनका आलिज्भुन कर रहो है मानो 
उनके भरणो पर अपना हृदय ही निछावर कर रही है। 

रास-पश्चाध्यायी--भागवत का हृदय है जिसमे व्यासजी ने कृष्ण और 
गोपियों के बीच रासलीछा का सुमधुर वर्णन किया है। इसका आध्यात्मिक 
महत्त्व जितना अधिक है साहित्यिक गौरव भी उतना ही विपुल है । गोपियो ने 
कृष्ण के अन्तर्घान होने पर अपने भावों की अभिव्यक्ति जिन कोमल शब्दो में 
की है वह नितान्त रुचिर तथा सरस है । गोपीगीत का यह पद्य कितना सरस 
तथा सरल है-- 

त्तव कथामुत॑ं त्प्जीवनं, कविभिरीडितं कल्मपषापहस्‌ । 

श्रवणमगर् श्रीमदात्तं भुवि, गुणन्ति ते भूरिदा जना: ॥ 
“7६०२ १।६ 


६०६ पुराण॑-विमर्श 


अर्थात्‌ आपकी कथा अमृत है क्योकि वह संतप्त प्राणियों को जीवन देती है । 
ब्रह्मशानियों ने भी देव-भोग्य अमृत को तुच्छ समझकर उसकी प्रशंसा की है । 
वह सब पापों को हरनेवाली है अर्थात्‌ काम्य कर्म का निरास करनेवाली है। 
श्रवणमात्र से मंगलकारिणी और अत्यन्त शान्‍्त है । ऐसे तुम्हारे कथामृत को 
विस्तार के साथ जो पुरुष गाते हैं उन्होने पूर्व जन्म मे बहुत दान किये है । वे 
बड़े पुण्यात्मा हैं । 


भ्रमरगीत ( भाग० १०४७।१२-२१ ) भागवत का एक मामिक हृदया- 
बजंक गीति काव्य- है जिसकी प्रेरणा प्राप्त कर सेकड़ो अ्रमरगीत तथा उद्धवदूत 
हिन्दी तथा संस्कृत भाषा मे निवद्ध होकर रसिको का आज भी हृदयावजंन 
करते हैं । भश्रमरगीत मे केवल १० ही एलोक हैं, परन्तु इनके भीतर गम्भीर 
रस का परिपाक काव्यरसिको के चित्त को बलात्‌ आकृष्ट करता है। इसमे 
उपालस्भ की भावना ही प्रामुस्येन अभिव्यक्त की गयी है तथा श्रीक्ृषण्ण के ऊपर 
अकृतज्ञ तथा क्षणभिन्‍न-घौह॒द्‌ होने का गम्भीर आरोप लगाया गया है। भ्रमर- 
गीत की गम्भीर मीमासा साहित्यशाक्रीय दृष्टि से भागवत के टीकाकारो ने 
बड़ी मािकता के साथ की है। श्रीकृष्ण के ऊपर गम्भीर आरोप के प्रसंग में 
गोपियाँ कहती हैं--- 


मृगयुरिव कपीन्द्र विव्यथे. लुव्धधर्मा 
स्त्रियमकृतविरूपां स्त्रीजित:  कामयानाम्‌ । 
बलिसपि बलिमत्त्वावेष्टयत्‌ ध्वांक्षवद्‌ यः 
तदलमसित्तकृत्ये: .. दुस्त्यजस्तत्कथार्थ: ॥ 

++भाग० १०४७॥१७ 


[ व्याधा के धर्म का अनुसरण करनेवाले राम ने व्याधा के समाव कपिराज 
बाली को मार डाला, अपनी पत्नी सीता के वश मे होकर राम ने काम से 
आसक्त शूपंणखा की नाक काटकर कुरूप बना दिया । बलि का सर्वेस्व ग्रहण 
करके भी उसे पाताल मे भेज दिया जिस प्रकार कौआ बलि खाकर वलि देसे- 
वाले को अपने साथियों के साथ घेरकर परेशान किया करता है; बस, हमको - 
कृष्ण से भी क्या ? हमें तो समस्त काली वस्तुओं के साथ मित्रता से कोई 
भी प्रयोजन नही है। तब कृष्ण के प्रति अनुरक्त तुम लोग क्यो हो ? इसका उत्तर 
है कि जिसे एक बार भी वसका लग गया है, उसके लिए उसकी चर्चा छोड़ना 
बड़ा ही कठिन है । ] ह 


यदनुचरित्तल्ीकाकर्णपीयूषविपध्रुट्‌- 
सक्षददन-विधृत्तद्वन्द्रर्मा विनष्टा: । 


द्वांदर्श परिच्छेद : कृष्णकांग्य ६०७ 


सपदि गृह-कुटुम्ब॑ दीनमुत्सुज्य दीना 
बहव इह विहड्डा भिक्ष॒चर्या चरन्ति ॥ 
| -( भाग० १०।४७।८ ) 

[ श्रीकृष्ण कथा की दुस्त्यजता का भाष्य इस रुचिर पद्य में किया गया है। 
उनके छीलामृत का एक बू द भी जिन्होने अपने कानो से सेवन किया है, उनके 
राग-हेष आदि इन्दो का सवेधा नाश हो जाता है और वे अपने दीन गृह-कुट्ुम्ब 
को छोड़कर स्वयं अकिश्वन हो जाते हैं। चुन-चुनकर चारा चुगनेवाली 
चिड़ियो की तरह वे भी भीख मॉगकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वे 
दीन दुनिया से जाते रहते हैं, परन्तु फिर भी कृष्ण की लीलाकथा नही छोड़ते | 
हमारी भी ऐसी ही दशा है। दुनिया से नाता छोड देना हमारे लिए सहज 
है, परन्तु उस श्याम सुन्दर से प्रेम का नाता हम छोड़ नही सकती । ठीक ही 
है--दुस्त्यजस्तत्कथाथ । ] 

इसी शब्दमाघुरी तथा भावमाघुरी के कारण भागवत शत्ताब्दियों से भक्ति- 
प्रवण भक्तो तथा कवियों को समभावेन उत्साह, स्फूृति तथा प्रेरणा देता हुआ 
चला आ रहा है। आज भी उसकी उपजीव्यता किसी भी अंश मे घटकर 
नही है । न 

कृष्णभक्ति कवि का वण्ये विषय है--बालकृष्ण की माधुयंगर्मित ललित 
लीलाएँ। फलत; उसकी दृष्टि श्रीकृष्ण के लोकरंजक रूप के ऊपर ही टिकी रहती 
है । मानव की कोमल रागात्मिका वृत्तियों की अभिव्यक्ति मे कृष्णभक्त कवि 
सवंथा कृतकार्य तथा समर्थ होता है। दवैष्णवधर्म के उत्कृष्ट प्रभाव से भारतीय 
साहित्य, सौन्दर्य तथा माघधुय का उत्स है, जीवन की कोमर तथा ललित 
भावनाओं का अक्षय ज्नोत है; जीवनसरिता को सरस मार्ग पर- प्रवाहित करने 
वाला मानसरोवर है । हमारे साहित्य मे प्रगीत मुक्तको के प्राचुयें का रहस्य 
इसी व्यापक प्रभाव के भीतर छिपा हुआ है । वात्सल्य तथा शड़ार की नाना 
बनिव्यक्तियों के चारुचित्रण से हमारा साहित्य जितना सरस तथा रस-स्निम्ध 
है, उतना ही बह कोमल तथा हृदयावजंक है । भक्त हृदय की नम्रता, सहानुभूति 
भौर आत्मसमपंण की भावना से कृष्ण-काव्यो की रचना का श्रेय श्रीमद्भागवत 
को देना चाहिए । 


रा 


प्रिशिष्ट 


काशी-उद्यान वर्णन 
प्रोत्फुल्लनानाविधगुल्मग्ोभितं लताप्रतानावनतं मनोहरम्‌। 
विरूढपुष्पे: परितत. प्रिय॒ज्लुभि' सुपुष्पिते: कण्टकितेद्च केत्तके: ॥२४॥ 
तमालगुल्मेनिचितं सुगन्धिभि: सकणिकारेव॑कुलेश्च स्वंश: । 
अशोक पुन्नागवरे: सुपुष्पितैरिफमालाकुलपृष्पसव्चये: ॥२५॥ 
ववचित्‌ प्रफुल्लाम्वुजरेणुरूपितेविहज्जमेब्चारुकलप्रणादिभि: । 
विनादितं सारसमण्डनादिभि: प्रमत्तदात्यूहुरुतैण्च वल्गुभि: ॥२६॥ 
क्वचिच्च चक्राह्न रवोपनादित क्वचिच्च कादम्बकदम्वकेयुंतम्‌ । 
क्वचिच्च कारण्डवनादनादित क्वचिच्च मत्तालिकुल।कुलीकृत्तम्‌॥२७॥ 
मदाकुलाभिस्तमराडुनाभिर्तिपेवितव्चा रु सुगन्धि पृष्पम्तु । 
क्वचित्‌ मुपुष्पे: सहकाखूक्षेलतोपगूढेस्तिलकत्रुमेइ्च || २८ ॥ 
प्रगीत्तविद्याधरसिद्धचारणं प्रवृत्तनृत्याप्स रसाद्भणाकुलम्‌ । 
प्रहू्ट-नानाविध-पक्षिसेवित प्रमत्तहारोत्तकुलोपनादितम्‌ ॥| २५ ॥ 
मृगेन्द्रनादाकुलसत्वमानसे: क्वचित्‌ क्वचित्‌ इन्द्रकदम्बकैमृंगे: | 
प्रफुल्लनानाविधचारुपडूज: सरस्तटाकेरुपशोभितं॑ क्वचितु ॥ ३० ॥ 
निविडनिचुलनीलं नीलकण्ठाभिराम 
मदमुदितावहजदुब्रातनादाभिरामम | 
कुसुमिततरुशाखालीनमत्तद्विरेफं 
नवकिसलयशोभाशोभित्तप्रान्तशाखम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ववचिच्च दन्तिक्षतचारुवीर्ध क्वचिल्लत।लिज्ितचासुवृक्षकस्‌ । 
ववचिह्ििलासालसगामिवहिण निर्षेवितं कि पृरुपव्रजें: क्वचित्‌ ॥३२॥ 
पारावतध्वनिविकूजितचासरुश्वु ज्रे रअ्नडूपे: सित्तमनोहरचारुरूपे: । 
आकीणंपुष्पनिकुरम्बावमुक्तहासविश्राजितं त्रिदशदेवकुल रनेके: ॥ ३३॥ 
फुल्लोत्पलागुरुसहख्वितानयुकतै- 
स्तोयावयेस्तमनुशो भितदेवमार्गस्‌ । 
मार्गान्‍्तरागलितपुष्पविचित्रभक्ति- 
सम्बद्धगुल्मविटपेविहगेस्पेतसू ॥ ३४॥। 
ठड्ठाग्रेर्नीलपुष्पस्तवकभरनततप्रान्तशाखे रशोके- 
मंत्तालिब्रात्तगीतश्रुत्तिसुखजनने भा सितान्तर्म॑नोज्ञे: | 
रात्री चन्द्रस्य भासा कुसुमित्त-तिलकररेकतां सम्प्रयात॑ं 
छायासुप्तप्रवुद्धस्थितहरिणकुलालुप्तदर्भाड्ुराग्रमु ॥ ३५ ॥ 
हंसाना पक्षपातप्रचलितकमलस्वच्छुविस्ताणं॑तोयम्‌ । 


द्वांदश परिच्छेद : काशी-उद्यान-वर्णन ६०९, 


तोयानां तीरजात्तप्रविकचकदलोवाटनृत्यन्मयूरस्‌ । 
मायूरे: पक्षचन्द्रे: क्वचिदषि पतिते रणज्न्जितक्ष्माप्रदेशस्‌ । 
देशे देशे विकीर्णप्रमुदिति विलसन्‌ मत्तहारीतवक्षम्‌ ॥| ३६॥ 


सारज्भं: क्वचिदाप सेवित्त-प्रदेश 

सच्छुल्त॑ कुसुमचये: क्वचिद्विचित्रें:। 
हृष्टाभि: ववचिदपि किल्तराज्भनाभि: 

क्षीवाभिः समधुरगीतवुक्षखण्ड्स्‌ ॥ ३७ ॥ 
संसृष्टे:.. क्वचिदृपलिप्तकीर्णपुष्पै- 

रावासे. परिवृतपादपं मुनीनाम | 
आमूलात्‌ फलनिचितैः क्वचिद्विशाले- 

रुतुड़े: पत्समहीरुहैरुपेतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
फुल्लातिभुक्तकलतागृहसिद्धलीलं 

सिद्धाड्भताकनकनृ पु रनादरम्यस्‌ | 
रम्यप्रियडःगुतरुमअ>जरि सिक्तभ ज्गं 

भुज्धावलीषु स्खलिताम्वुकदम्बपुष्पस्‌ ॥ ३० ॥ 
पुष्पोत्करानिलविघूणितपादपाग्र 

भग्नेसरो भुवि निपातितवंशगुल्मस्‌ । 
गुल्मान्तरप्रभृतिलीनमृगीसमूहूं 

संमुह्यता तनुभूतामपवर्गंदातू ॥ ४० ॥ 
चन्द्रांगजालधवलेस्तिलकेमंनोज्ञेः 

सिन्दूरकुडःकुमकुसुम्भनिभे रशोकेः । 
चामीकराभनिचयेरथ कणिकारे: 

फुल्लारविन्दरचित सुविशालगाखे. ॥ ४१ ॥ 
क्वचिद्‌ रजतपर्णाभे: क्वचिद्विद्रुमसन्तिभे. 

क्वचित्‌ काश्चनसड्भूण: पुष्पेराचित्तमृतलूस ॥ ४२ ॥ 

पुन्नागेषु द्विजगण-विरुतं रक्ताशोकस्तवकभरनमितस््‌ । 
रम्योपान्तं श्रमहरपवनं फुल्लाब्जेपु भश्रमरविकसितम्‌ ॥ ४३ ॥ 


सकलभुवनभर्ता लोकनाथस्तदानी- 
न्तुहिनलशिखरिपुत्या: सार्ध॑मिष्टेगंरोशे: । 
विविधत्तरुविशालं मत्तहृष्टान्यपुष्ट- 


मुपत्रनत्रुरम्यं दर्शायामास देंव्या: || ४४ ॥| 
(ये इलोक मत्स्यपुराण अ० १७९ के हैं और ये ही लिझज़ुपुराण भे भी 
उद्घृत हैं ।--पूर्वाघं, ९२ अ०, १२-३२१ श्लोक ) 
रे९, पु० वि० 


उपसंहार 


भारतीय संस्कृति तथा घर्मं के बिकाश में पुराण का कार्य बढ़ा ही महत्व- 

पुर्ण रहा है | पुराण का गौरब बनेक दृष्ठियों से मननीय तथा माननीय है 
जिसमें घामिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि प्रमुख ह। भारतीय घर्म के माधार 
न्‍्य तो वेद ही है, परन्तु सामान्य मानवों के लिए वेद को समभना नितान्त 
दृष्कर कार्य हे । एक तो चेद की भाषा ही प्राच्ीनतम होने से दरूह है भौर 
दूसरे उसमे प्रतिपादित तत्त्व भी कही रूपक शैली में और कही प्रतीकात्मक 
शेली में निवद्ध होने के कारण दुर्वोध है । भत एवं धर्मं तथा दर्शन के छिद्धान्तों 
को हृदयंगम करने के लिए तथा जनहृदय तक उन्हें पहुँचाने के लिए ऐसे 
साहित्य की आवश्यकता हे जो गम्भीराथंप्रतिपादक होते हुए भी रोचक हो, जो 
वेदार्थ का निरूपक होते हुए भी सरल-मुबोध हो । इसी आवश्यकता की पूत्ति 
पुराण करता ह । इसकी भाषा व्यावह्ा रिक, सरल, सहज तथा बोधगम्य है । शैली 
रोचक तथा आखूयानमयी है । इसी भाषा की सुबोधता तथा शैली की रुचिरता 
प्र पुराणो की लोकप्रियता भाश्चित हैं । एस प्रकार वेदार्थ को समझने के लिए 
तथा वेदप्रतिपादित तात्पयं के यथार्थ मिब़्षण के लिए पुराण का अनुशीलत 
नितान्त भावश्यक है । इसीलिए नारदीयपुराण की यह उक्ति सुसंगत ठहरती है- 


वेदार्थादधिक॑ मच्ये पुराणार्थ वरानने । 
वेदा: प्रत्तछिता: सर्वे पुराणे नान्र संशय: ॥ 
“5पारदीय २।२४॥१७ 


वेदाथं से पुराणार्थ की महनीयता के तीन कारण जीवग्रोस्वामी ने अपने 
(तत्व सन्दर्भ' के आरम्भ में प्रदर्शित किये हैं ।* वेदिक साहित्य की विशालता, 
बेदार्थ की दुरधिगमता तथा वेदार्थ के निर्णय में मुनियों का भी प्रस्पर-विरोध 





१. इतिहासपुराणविचार एवं श्रेयान्‌ इदानीन्तनानामृ । 
वेदानां दुरूहतया मन्दवुद्धीना कलियुगीयलोकानां 
यथार्थावधारणस्य बदतो5्शक्यत्वादित्येवका रसंगति; । 
--तत्त्वसन्दर्भ की टीका पु० ३९ 
२, तन्न च वेद शब्दस्य सम्प्रति दुष्पारत्वातू दुरधिगमार्थत्वाच्च तदर्थ- 
निर्णायकाना मुनीनामपि परस्पर-विरोधाद वेदरूपो वेदार्थनिर्णायकए्च इतिहास- 
पुराणात्मक शब्द एव विचारणीयः ध 
“तत्व सन्दर्भ ० १६। ( कलकत्ता संस्करण ) 


द्वादंश परिच्छेद : उपसंहार ११९ 


होने के कारण वेदार्थ के निर्णय के लिए पुराणो का महस्व स्वीकृत किया गया 
है। पुराण की वाणी में वेद ही बोलता है, पुराण के अथ्थ॑-निर्णय में वेदार्थ का 
ही निर्णय स्फुटित होता है । इसीलिए पुराण का धामिक महत्त्व आज हमारे 
लिए बहुत ही विशिष्ट है । वेद ने ईश्वर की ऋल्पना को प्रतिनिप्ठित रूप दिया 
प्रन्तु पुराण ने उस ईश्वर को जनता के हृदय तक पहुँचाया । बेदिक संहिता 
कर्मकाण्ड का प्रधान गढ़ है, उपनिपद्‌ ज्ञानकाण्ड का प्रसुख प्रतिपादक है ! इसके 
विपरीत, पुराण भक्ति का प्रतिपादक शास्त्र है। फलतः जनता के कल्याण के 
लिए पुराण की महिमा सर्वंतोभावेन ग्रहणीय है। वेद के अर्थ का उपबृहण 
पुराण करता है---इस तथ्य की पुष्टि नाना हप्टियो से ऊपर की गयी है | स्कन्द- 
पुराण वेद तथा स्मृति से भी पुराण को नवीनारथे प्रतिपादक होने से अधिक 
महत्त्व देता है-- 
यन्न दृष्टं हि वेदेपु न दुष्ट स्मृत्तिषु द्विजा: । 
उभयोयंन्‍्त दुष्टं हि तत्‌ पुराणें: प्रगीयते ॥ 

--( प्रभास खण्ड २।६२ ) 
इस प्रकार पुराण का ज्ञान विचक्षणता की कसौटी है। चारो वेदो को, 
पड वेदागों को तथा उपनिषदों को जानने वाला व्यक्ति कभी विचक्षण नही 

मानता जा सकता, यदि वह पुराण से अभिज्ञ नही होता-- 

यो वेद चतुरो वेदान्‌ साज्भोपनिषदो द्विजा:। 
पुराणं नेव जानाति न चस स्थाद विचक्षण- ॥ 

ु +न्नह्माण्ड, प्रक्रि० १।१७० 
पुराण की रचना भारतीय दृष्टि से इतिहास की भावना को स्पष्ठतः प्रति- 
पादित करती है । साधारणतः घटनाओं का वर्णन ही इतिहास का मुख्य विपय 
माना जाता है; पुराण की दृष्टि इससे भिन्‍न है। पुराण के पदन्च लक्षण का 
हेत्व इस विषय में गस्भीरतया मननीय हें । पुराण ही हमारे लिए सच्चे 
तथा आदर इतिहास है । किसी मासव समाज का इतिहास तभी पुर्ण समझा 
जा सकता है, जब उसकी कहानी सुप्टि के आरम्भ से लेकर वर्तमान काल तक 
क्रमवद्ध रूप से दी जाय। जब तक मानवो की कथा सुष्टि के प्रारम्भ से न 
लिखी जायगी, तव तक उसे अधुरा ही समझना चाहिए । पुराण भारम्भ होता 
है सूप्टि से मौर अन्त होता है प्रलय से । और इन दोनो छोरों के बीच मे 
उत्पन्न होनेवाले राजाओं के वंशों तथा उनमे प्रधानभुत राजाओ के चरित्र का 
वर्णन भी करता है । इस प्रकार पुराण का रूप ही भारतीय दृष्टि से इतिहास का 
सच्चा रूप है। आधुनिक विद्वानों ने इतिहासझेखन की शैली मे इस प्रणाली 
की चिरकाल से उपेक्षा कर रखी थी; परन्तु हपँ का विषय है कि इज्ूलैण्ड के 


६१२ पुराण-विमर्श _. 


सुप्रसिद्ध विचारक एच० जी० वेल्स ने अपने प्रख्यात ग्रन्थ बाउटछाइन भाफ 
हिष्दी” मे इसी पौराणिक प्रणाली का अनुसरण किया है। उन्होंने अपने इस 
प्रसिद्ध इतिहासग्रंथ मे मासवसमाज के इतिहास लिखने से एवं सृष्टि के आरम्भ 
से जीवधिकाश का इतिहास लिखा है। मानव-योनि प्राप्त होने से पूर्व जीव को 
कौन सा रूप धारण करना पड़ा था तथा उसका क्रमिक विकाश कैसे सम्पन्न 
हुआ--इसका बड़ा ही सुन्दर वर्णन उन्होने किया है । सृष्टि के आरम्भकाल से 
मानव के विकास का विवरण देने से ही उनका इतिहास का वर्णन पूर्ण तथा 
प्रामाणिक माना गया हे । समग्र इतिहास लिखने की यही पौराणिक सच्ची 
प्रणाली हैं जिसके लिए हम पुराणों के चिर भद्नणी रहेगे । 

वर्णाप्रमधर्म का पालन भारतीय संस्कृति के संवर्धन का एकमात्र उपाय है । 
यह भारतीय घर्मं से ही चिरकाल से भनुस्यूत नही है, प्रत्युत पूर्णतया वैज्ञानिक 
भी है। पुराणों ने इस धर्म का बड़ा ही विशद तथा स्वच्छ रूप अंकित किया 
है । इस विषय में वे मनुस्मृति तथा महाभारत का पूर्णतया अनुसरण करते हैं । 
महाभारत मे धर्म के सूक्ष्म विवेचन से भी वे प्रभावित हैं । कलिघर्म के बर्णवा- 
बसर पर वे हीन तथा कद॒ये आचार का वर्णन प्रस्तुत करते हैं तथा तद्विपरीत 
सदाचार का शुभ्र स्वरूप हमारे सामने रखते हैँ । पुराण के अनेक सिद्धान्तो में 
इतनी आधुनिकता दृष्टिगोचर होती हे कि उनके लेखक की दिव्य दृष्टि की 
शलाघा करते हम तृप्त नही होते । उदाहरणार्थं साम्यवाद का विवेचन यहाँ 
रखते है । भागवत ने साम्यवाद का जो गढ़ मन्तव्य एक इलोक में सुत्ररूप से 
रख दिया है, भाजकल के प्रगतिवादियों का विशाल साहित्य उसका एक 
विस्तृत भाष्यमात्र ही है। भागवत का वह महत्त्वपूर्ण शलोक यह है ;--- 


यावद्‌ भ्रियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ । 

अधिक॑ योध्भिमन्येत स॒स्तेत्तो दण्डमहँति ॥ 
--७१४[८ 
स्वत्व फी सीमांसा इस पद्म में की गयी हैं । जितने से उदर भर जाता है, 
बस उतने ही घन पर तो प्राणियो का स्वत्व हु--अपना अधिकार है । उससे 
अधिक को जो अपना मानता है, वह चोर है और समाज के सामने दण्ड का 
भागी हैं। तात्पयं यह हे कि अपनी कमाई के समस्त राशि पर प्राणी का 
अधिकार मानता सरासर भूल है । जिससे वह अपनी डेह की पुष्टि कर जीवित 
रहता है उतना ही तो उसका घन है, उसके अधिक तो पराया घन है । भागवत 
'का यह इलोक अधिकार की सच्ची सीमासा करता है जो नव्य हृष्ठिमे भी 
भव्य प्रतीत होती है। पुराण सदाचार के सेवन के लिए आग्रह करता है। 
सदाचार सज्जनो के हारा आचरित व्यवहार--घर्मं का एक साक्षात्‌ लक्षण 


द्वादश परिच्छेद : उपसंहार ६१३ 


माना गया है। सदाचार ही तो धर्म के व्यावहारिक रूप को समभने के लिए 
प्रधान कुछझी है (मनु २११३ )। मत्स्यपुराण के ययाति-मअध्टक संवाद में 
इस विषय का बड़ा सारगर्भित तथा प्राणवान्‌ विवेचन किया गया है ( ब० 
३६, एलोक ६-१२ )। क्रुवाच्य बोलने की कितनी भत्संना की गयी है इस 
इलोक में--- 
वाकसायकावदला न्निष्पतन्ति 
येराहतः शोचत्ति राज्यहानि। 
परस्य न्तो मर्ससु ते पत्तन्ति 
तान्‌ पण्डितो नावसुजेत्‌ परेपु ॥ 
+मत्स्य० ३६११ 


फलत; सामाजिक आदशो के प्रतिष्ठापन मे पुराणों का बड़ा ही महत्त्वशाली 
योगदान है। 


पुराणो के आख्यान प्रततीकात्मक है। उन आख्यानों मे किसी ऐतिहासिक 
वृत्त का भी संकेत है, १रन्‍्तु एतावन्मात्र से आख्यानो का तात्पयें गताथ॑ नहीं 
होता । वे एक गम्भीर आध्यात्मिक रहस्य की भी अभिव्यक्ति करते है--तत्त्व 
है नितान्त निगुढ, परन्तु अभिव्यक्ति का प्रकार है नितान्त बोधगस्प । फलतः 
पौराणिक आखरुणतों की गहराई में जाकर उन्हे समभने की आवश्यकता है। 
एक-दो दृश्टान्तो से पु्वॉक्त कथन का समर्थन तथा पुष्टि की जाती है। दक्ष 
प्रजापति के यज्ञ का ध्वंस शिवगणों के द्वारा एक प्रख्यात पौराणिक आदश्यान 
है ( भाग० ४॥२-७ ) | वक्ष प्रजापति ने अपने विशाल यज्र में शच्चुता से प्रेरित 
होकर शिव को कोई भाग नही दिया जिससे क्रुद्ध होकर सती ने योगाग्नि द्वारा 
अंपने शरीर को उस यज्ञ मे हवन कर दिया । इसी का दण्ड था यज्ञ-विध्वंस 
तथा दक्ष का शिरच्छेद | इस साधारण आरख्यान के भीतर एक गूढ आध्यात्मिक 
तत्व का महनीय संकेत है | दक्ष जगत्‌ मे नवीन रचना-चातुरी का प्रतीक है । 
विज्ञान के द्वारा जो नवीन निर्माण हो रहे हैं मानव के आपाततः सौख्य के 
लिए, दक्ष ( -- दक्षता ) उसी का प्रतीक है। दूसरे शब्दों मे दक्ष भौतिकवाद 
का प्रतिनिधि है । नयी-नयी सृष्टि के उत्पादक होने के कारण बह प्रजापति 
है । उधर शिव विश्व के समस्त सामूहिक कल्याण तथा मंगल का प्रतीक है । 
इसी शिव से दक्ष का विरोध है। भौतिकवाद आध्यात्मिक कल्याण की उपेक्षा 
कर स्वत स्वतन्त्र रूप से अभ्युदय चाहता है। शिव का आग्रह है कि दक्ष को 
उसके सामने नतमस्तक होना घाहिए--आध्यात्मिक समष्टि-कल्याण के सामने 
भोतिकवाद को कुकना चाहिए । जगत मे यह संघर्ष महानु अनर्थ का कारण 
होता है। शिव से विरोध कर दक्ष रह नहीं सकता--समष्डि-कल्याण की 


६१४ पुराण-विमर्श 


उपेक्षा कर भौतिकवाद जगत्‌ की सुख-समूद्धि का उत्पादक कभी हो नहीं 
सकता । जामाता होने से शिव का पद उदात्त है मौर श्वगुर होने से दक्ष का 
पद उससे न्यून है। इस मौलिक तथ्य के विरुद्ध दक्ष विद्रोह करता हैं और इस 
घोर अपराध के कारण उसका सिर काटा जाता हैं और उसके यज्ञ का ( जिससे 
वह संसार का कल्याण करना चाहता हैँ ) सद्य; विध्वंस किया जाता है । जब 
समप्टि-कल्याण के साथ भीतिकवाद का सामझेस्य स्थापित होता है, तभी 
विश्व का कल्पाण है। निष्कर्ष है कि अनियन्त्रित भीतिकबाद आध्यात्मिकता 
को उदरस्थ करने में किसी प्रकार रुक नहीं सकता, यदि उसका मस्तक उडा 
न दिया जाय । विश्व के संतुलन मे शिव का प्राधान्य अपेक्षित हे, दक्ष का 
नही । विश्व को कल्याण के चरम लक्ष्य तक पहुँचाने में शिव का सामथ्य है, 
दक्ष का नही । शिव का वाहन है वृषभ, जो साकेतिकता की हृष्टि से धर्म का 
ही प्रतीक है । शिव वृषभ पर बढ़कर चलते है--अइसका तात्त्विक तात्पर्य है 
कि कल्याण घर्म का आश्रय लेकर ही प्रतिप्ठित होता है। घर्म का आश्रय 
छोड़ देने पर कल्याण का उदय कभी नहीं हो सफता। इसलिए भीतिक सुख से 
सम्पस्त होने पर भी धर्मेविहीन समाज की कल्पना भारत की पृण्पमयी भूमि से 
नितान्त निराधार है--सर्वथा अनुपादेय है। पौराणिक कथा का यही रहस्य हे । 

भारत के अध्यात्मचिन्तक हमारे मनीपी डंके की चोट से प्रमाणित करते आ 
रहे है कि अर्थ की उपासना मानव-समाज को परम सौरुय की ओर कथमपि 
कदापि अग्रसर नही कर सकती--घन से भोगविलास से उत्पन्त क्षणिक आराम 
की प्राप्ति अवश्य होती है, परन्तु वास्तविक सौख्य की नही । आराम भौर सुख 
में अन्तर होता है । पहला है ऊपरी, तो दूसरा है भीतरी । पहला है क्षणिक 
तो दूसरा है चिरस्थायी । इस तथ्य का प्रतिपादन प्रह्माद का पौराणिक 
चरित वैशद्यन करता है | हिरण्यकशिपु के पुत्रढप्‌ मे प्रह्माद का जन्म अवश्य 
होता है, परन्तु पुत्र ही पिता के सर्वेनाश का कारण बनता है॥। कथानक के 
अन्तरंग पर ध्याव दीजिए । 'कशिपु! वेंदिक भाषा का शब्द हे जिसका अर्थ 
होता है कोमल शिय्पा' या मुलायम सेज। सत्यां क्षितों कि कशिपो: 
प्रयास/--भागवत ( २२४ ) की इस प्रख्यात सुक्ति में कशिपु का तात्पये 
शय्या से ही है। अतः 'हिरण्पयकशिपु' का बर्थ है सोने की सेजवाला प्राणी, 
भोगविलास में आसक्त मानव, आधुनिक परिभाषा मे पूंजीपति---कीपिटलिस्ट । 
प्रह्माद! का स्पृ० अर्थ हे--प्रकृष्ट आह्वाद, सातिशय आनन्द । धनी के घर मे 
ही प्रह्माद जनमता है । 'हिरण्यकशिपु” के घर प्रह्माद नही जनमेगा, तो क्या 
वह दीव-हीन टूटी खाट पर सोनेवाले दरिद्र के घर पैदा होगा ? नही कभी चही। 
पव॑त से प्रह्लाद ग्रिराया जाता है, परच्तु वह मरता नही । पहाड़ो पर घूमने से 
विलासी घन-कुवेर का आनन्द कभी कम नही होता, प्रत्युत वह बढता है । जल 


द्वादश परिच्छेद : उपसंहार ६१५ 


में दुवाने से प्रहाद मरता नही । आज भी समुद्र की सैर सुख उपजाती है। 

परन्तु हिरण्यकशिपु तथा प्रह्लाद का संघ अवश्य॑भावी है । भोग की भित्ति पर, 

घन के आधार पर, वास्तव आनन्द टिक नहीं सकता । त्याग के संग में ही 

आनन्द चिरत्थायी होता है। जगत्‌ के मुलभूद तत्त्व शक्तिमानु परमेश्वर अथवा 

निखिल सामथ्यंमयी शक्ति की उपेक्षा करने से चरम सौख्य की प्राप्ति कथमपि 

नहीं होती-- 
बालस्य नेह शरणं पित्तरों मुसिह ! 
नातस्थ चागदमुदन्वत्ति मज्जतो नौः॥ 
तप्तस्य त्तत्‌-प्रत्तिविधिय इहाञ्जसेष्ट- 
स्तावद विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानास्‌ ॥ 

--( भाग० ७॥९।१९ ) 

भगवान्‌ से उपेक्षित प्राणियों के लिए किसी भी रोग का प्रतीकार अकि- 

ज्चितू-कर ही होता है । तात्पर्य यह है कि यही विश्व मे धार्मिक सन्तुलन के 

प्रतिष्ठापक भगवान्‌ नरसिंह हिरण्यकशिपु को अपने नखों से विदीर्ण कर मार 

डालते हैं और प्रह्लाद की रक्षा करते हैं। इस पीराणिक आखूयान का ( जो 

सच्चा इतिहास भी है ) तात्पयय यही है कि प्रह्माद का अस्तित्व भगवानु की 

सत्ता में--श्रद्धा मानने मे और आध्यात्मिक जीवन-यापन में ही है, अन्यथा नही। 

पुराण भुक्ति-मुक्ति का आदर्श मानता है। जीवन में भ्रुक्ति तथा जीवनो- 

परान्त भुक्ति--दोनो की प्रतिष्ठा मानव के कल्याणार्थ पुराण का सिद्धान्त है| 

जीवन-यापन का संतुलित मार्ग पुराण बतलाता है। भागवतकार ने आध्या-« 

त्मिक मार्ग की कुंजी इस छोटे से पद्य मे बतछायी है जो पुरणों का निजी 
जीवन दर्शन है । 

तत्तेंप्नुकम्पां. सुसमीक्षमाणो 
भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्‌ | 
हृद-वागू-वपुर्भिविदधन्नमस्ते 
जीवेत्त यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥ 

-+भाग० १०१४८ 

इस रुचिर इलोक में मानव की आचरण संहिता के लिए तीन सोपान बत- 

लाये गये हैं :--( क ) कर्मो के फल को आसक्तिविहीन होकर भोगना; ( ख ) 

भगवान्‌ की अनुकस्पा की प्रतिक्षण प्रतीक्षा; ( ग ) हृदय से भगवान्‌ का चिन्तन; 

वाणी हारा युणकीतँन तथा शरीर द्वारा वन्दन । इन तीनो सोपानों के अभ्यास 

से प्राणी को उसी प्रकार मुक्ति प्राप्त होती हैं, जैसे पिता की सम्पत्ति पुत्र को 

पायभाग में स्वतः प्राप्त हो जाती है । आशय यह है कि ऐसे जीवन विताने- 


६१६ 


पुराण विमर्श 


वाले को मुक्ति भगवान्‌ से दायभाग में प्राप्त होती है अर्थात्‌ अवश्यमेव प्राप्त 
होती हैं। पुराणों की यह चरम शिक्षा हें--भगवान्‌ मे विश्वास करते हुए 
निष्काम कर्म का सम्पादन। पुराण व्यावहारिक दर्शन का उपदेश देता है। 
विचार तथा आचार, चिन्तन तथा व्यवहार--इन दोनों का सामझ्जस्य 
स्थापित कर जीवन बिताना प्राणी का कतंव्य है। भक्ति के साथ ज्ञान तथा 
कम की समरसत्ता उत्पन्न कर अपने जीवन में उसे उतारने पर हमारा 
जीवन नितान्त सुखमय होगा--इसमे तनिक भी सन्देह नही । यही हैं पुराण 
के भुक्ति-मुक्ति का भादर्श और इसी मे है पौराणिकी शिक्षा का चरम 


अवसान । 


विशेषतः: कलछोौ व्यास पुराणश्रवणादते 
परो धर्मो न पुंसां हि मुक्तिध्यानपरः स्मृतः॥ ३१ ॥ 
या गति: पुण्यशीलानां यज्विनां व तपस्विनास्‌ | 
सा गति: सहसा त्ात ! पुराणश्रवणात्‌ खलु॥ ३५॥ 
पापं॑ संक्षीयते नित्य धर्मइचेच विवधंते। 
पुराणश्रवणाज्ञ्ञानी न संसार प्रपंचते॥ ३७॥ 
अन्यो न दृष्टः सुखदो हि मार्ग: 
पुराणमार्गो हि सदा वरिष्ठ. ॥ 
शास्त्र॑ बिना सर्वंर्सिदं न भाति 
सूर्गेण हीना इब जीवछोका: ॥ ४१॥ 
“शिवपुराण ( उमासंहिता, १३ अध्याय ) 
सर्वेडत्न॒सुखिनः सन्‍्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पव्यच्तु मा कश्चिद दुःखभागू भवेत्‌ ॥ 
तथास्तु । 5 शान्ति: शान्ति: शान्ति: । 


७--३०--३5 कक १9.०---- 


पुराण-विमर् 


/5 £5 


पाराशष्ट 


परिशिष्ट १ 


पुराणों का धिषय-विवेचन 
[ पुराणों के विषयों का विवेचन दो पुराणों में विज्लेष रूप से उपलब्ध होता 
है--मत्स्य ठथा नारदीय में । इसमे मत्य का विवेचन संक्षिप्त होने पर भी 
सारबान प्रतोत होता है। उप्के ऊपर प्राचीवता की छाप स्पशष्टतः दीखती है । 
नारदीय पुराण का वर्णव बहुत ही विस्तृत, विकोर्ण तथा तदपेक्षया अवान्तर- 


कालीन प्रतीत होता है । दोनो का यहाँ एकन्र संकलन तुलना करने के लिए 
दिया जा रहा है। ] 


( के ) 
सत्स्यपुराणम्‌ ( अध्याय ५३ ) 


पुराण-संख्यावर्णनम्‌ 
मुतय ऊचुः 
पुराणसंख्यामाचक्ष्व सूत्त विस्तरश: क्रमात्‌ । 
दानधर्ममशेषन्तु .. यथावदनुपूर्व॑श: ॥ १॥। 
सुत उवाच 
इटसेव पुराणेषु पुराणपुरुषस्तदा | 
यदुक्तवान्‌ स विश्वात्मा मनवे तन्निवोधत ॥ २॥ 
सत्स्य उबात् 
पुराणं स्वशास्त्राणा प्रथम ब्रह्मणा स्मृतम्र । 
अनन्तरख्व वक्‍त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गत्ता) ॥ ३॥ 
पुराणमेकमेवासीतु तदा कल्पास्तरेध्नघ । 
त्रिवर्गसाधनं पुण्यं शत्कोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ ४ ॥| 
निर्दग्घेषु च लोकेपु वाजिरूपेण वे मया । 
अद्भानि चतुरो वेदा: पुराणं न्‍्यायविस्तरम्‌ ॥ ५॥ 
मीमासां धमंशास्त्रश्न परिगुह्य मया कृत्तम् । 
मत्स्यरूपेण च पुनः कल्पादाबुदकाणंवे ॥ ६ ॥ 
अशेषमेतत्‌ कथितमुदकान्तगंतेन च | 
श्रुत्वा जगाद स मुनीन्‌ प्रत्ति देवान्‌ चतुर्मुखः ॥ ७॥ 
प्रवृत्ति: स्वंशास्त्रार्णा पुराणस्याभवत्तत: । 
कालेनाग्रहण दुष्ट्वा पुराणस्य तत्तो नृप || ८॥ 
व्यासरूपमह कृत्वा संहरामि युगे युगे । 
चतुलक्ष्यप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा ॥ ९, ॥॥ 
त्थाष्टदशधा छत्वा भूलोके5स्मिनु प्रकाश्यते । 
अद्यापि देवलोके5स्मिन्‌ शत्तकोटिप्रविस्तरस्‌ ॥ १० ॥ 
तदर्थोज्च्र चतुलंक्ष सन्ञेपेण विशेषित्म । 
पुराणानि दशाष्टी च साम्प्रतं तदिहोच्यते ॥१ शा 


६२२ 


पुराण-विमर्श 


नामतस्तानि वक्ष्यामि श्ृणुध्वं मुनिसत्तमा:। 
ब्रह्मणाभिहितं पूर्व यावन्मात्र॑ गरीचये।१श॥। 
व्राह्म॑ त्रिदशसाहस्न॑ पुराण परकीत्य॑ते । 
छलिखित्वा तच्च यो दद्याज्जलघेनुसमन्वितमस्‌ ॥ 
वेशाखपूर्णिमायाञच ब्रह्मलोके महीयते ॥१३॥ 
एतदेव यथा पद्ममभूद्थेरण्मयं जगत्‌ । 
तब्वृत्तान्ताश्रय॑ त्तद्वत्‌ पाद्ममित्युच्यते बुधे: ॥ 

पाञ्म तत्‌ पद्मपश्चाशत्‌ सहस्नागोह कशथ्यते ॥ १४ ॥ 
ततु्‌ पुराणग्व यो दद्यात्‌ सुव्णंकलशान्वित्तम्‌ । 

ज्येप्ठे मासि तिलेयुक्तमश्वमेब्रफल लभेत्‌ ॥ १५ ॥ 
वाराहकल्पवृत्तान्तमधिक्ृत्य पराशर: । 

यत्माह धर्मानखिलान्‌ त्दयुक्तं तेष्णवं बिदु: ॥ १६॥ 
तदाषाढे च यो दद्यात्‌ घृतवेनुसमन्वित्तम्‌ । 
पोर्णमास्या विपृतात्मा स पद यात्ति वारुणस्‌ ॥ 
त्रयोविशतिसाहस्न तत्प्रमाण विदुवृंधा" ॥ १७॥ 
इवेतकल्पप्रसद्धेन धर्मान वायुरिहात्रवीत । 

यत्र तद्बायवीयं स्थाद रुद्रमाहात्म्यसयुतस्‌ ॥ 
चतुरविशत्‌ सहर्नाणि पुराण तदिहोच्यते ॥ १८ ॥ 
श्रावण्यां थ्रावणं मासि गुडवेनुसमस्वितम्‌ । 

यो दद्याद वृषसंयुक्त ब्राह्मगाय कुदटुम्बिने । 
शिवलोके स पृत्तात्मा कल्पमेक॑ वसेन्तर: ॥ १६ ॥ 
यत्राधिकृत्य गायत्री व्यंते धर्मविस्तर:॥। 
वृत्नासुखधोपेत्त तद॒भागवत्तमुच्यते ॥ २० ॥ 
सारस्वतस्थ कल्वस्य मध्ये ये स्थुन॑रोत्तमा: । 

तद वृत्तान्तोदभवं लोके तद्भागवतमुच्यते ॥ २१ ॥ 
लिखित्वा तच्च यो दद्याद्धमसिहसमन्वितस्‌ । 
पौणंमास्यां प्रौषपया स यात्ति परमां गतिस्‌ ॥ 
अष्टाइशसहत्राण. पुराणं तत्प्रचक्षते ॥ २२॥ 
यत्राह नारदो धर्मान्‌ बृहत्कल्पाश्रयाणि च । 
पत्नविशत्‌ सहस्नाणि नारदीय त्तदुच्यते ॥ २३ ॥ 
तदिद॑ पद्मदश्यान्तु दद्याद्धेनुसमन्वित्तमु । 

परमा सिद्धिमाप्नोत्ति पुनरावृत्तिदुर्लभाम्‌ ॥ २४॥ 
यन्राधिकृत्य शकुनोन्‌ धर्माधमंविचारणा। 
व्याख्याता वे सुनिश्नश्ते सुनिभिर्धमंचारिभि: ॥ २५ ॥ 


* परिशिष्ट १ ६२३ 


मार्कण्डेयेन कथितं तत्सव॑ विस्तरेण तु । 

पराणं॑ नवसाहस्न॑ मार्कण्डेयमिहोच्यते || २६ ॥ 
प्रतिलिल्य च यो दद्यात सौवर्णकरिसंयतम्र्‌ । 
कात्तिक्यां पण्डरीकस्य यज्ञस्य फलभागभवेत्‌ || २७॥ 
यत्तदीशांनक कल्प॑ व॒त्तान्तमधिक्ृत्य च | 

वशिष्ठाया ग्निना प्रोक्तमाग्नेय तत््‌ प्रचक्षते ॥ २८॥ 
लिखित्वा तच्च यो दद्याद्धेमपद्मसमान्वत्तम्‌ | 
मारगशीर्ष्या विधानेन तिलूघेनुसमन्वितम्‌ । 

तत्च पोडशसाहस्र॑ सर्वक्रतुफलप्रदम्‌ ॥ २६ ॥ 
यत्राधिक्ृत्य माहात्म्यमादित्यस्थ चतुमुंख | 
अघोरकल्पवृत्तान्त प्रसद्भेन जगत्स्थित्तिम्‌। 

मनवे कथयामास भतग्रामस्य लक्षणम ॥॥ ३० | 
चत॒दंशसहस्राण तथा पंनच्चनशतानि च | 
भविष्यर्चास्तप्राय भवष्यन्तदिहोच्यते ॥ ३१ ॥ 
तत्पौषे मासि यो दद्यातृ पौर्णमास्या विमत्सर: | 
गुडकुम्भसमायुक्तमग्निष्टोमफ्ल॑ भवेत्त ॥ ३२ ॥ 
रथन्तरस्य कल्पस्य वृत्तान्तमधिक्ृत्य च 

साव णिर्ना रदाय श्री-कृष्णमाहात्म्यमत्तमम ॥ ३३ ॥ 
यत्र ब्रह्मव राहस्य चोदन्‍्त वर्णित मुहुः। 
तदष्टादशसाहलं॑ ब्रह्मवेवर्तमुच्यते ॥ ३४ ॥ 
पराणं बव्रह्मदेवर्त यो दद्यान्माघमासि च । 
पोर्णमास्यां शुभदिने ब्रह्मलोके महीयते ॥। ३५ ॥ 
यत्राग्निलिज्भुमध्यस्थ प्राह देवो महेश्वर, । 
धर्मार्थका ममोक्षा्थमाग्नेयमघिकृत्य च ॥। ३६।। 
कल्पान्ते लेज्मित्युक्त पुराणं ब्रह्मणा स्वयम्‌। 
तदेकादशसाहसं॑ फल्गुन्या यः प्रयच्छति | 
तिलघेनुसमायुक्तं स याति शिवसाम्यत्ताम्‌ ॥ ३७॥ 
सहावराहस्य पनर्माहात्म्यमधिकृत्य॒च। 
विष्णुनाभिहितं क्षोण्ये तद्वाराहुमिहोच्यते |। ३८ ॥ 
मानवस्य प्रसद्भेल कल्परय मुनिसत्तमा: । 
चतुविशत्सहस्राणि त्तत्पुराणमिहोच्यते॥ ३९ ॥' 
कागनं गरुडं कृत्वा तिलूघेनुसमन्वित्तम्‌ । 
पोर्णमास्यां मधौ दद्याद्‌ ब्राह्मणाय कुटुम्बिने । 
वराहस्य प्रसादेन पदमाप्नोति वेष्णवम ॥| ४० ॥ 


५२४ 


पुराण-विमर्ण 


यत्र माहेश्वरान्‌ धर्मानधिकृत्य च षण्सुख: | 
कल्पे त्तत पुरुष वृत्तं चरितेरुपवृंहितम्‌॥ ४१॥ 
स्कन्द नाम पुराणब्व होकाशीति नगद्ते | 
सहस्नाणि शवं चेकमिति मर्त्येपु गद्यते ॥ ४२॥ 
परिलिख्य च॒ यो तद्याद्धेमशूलसमन्वित्म्‌ | 
शव पदमवाप्तोति मीने चोपगते रवो | ४३ ॥ 
त्रिविक्रमस्य वृत्तान्त मधिकृत्य चतुमूंख. । 
त्रिवर्गमभ्यधात्तत्य वासमन॑ परिकीतित्तम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पुराण दशसाहस््र कूर्मकल्पानुगं शिवम्‌ | 
यः शरद्विपुवे दह्याद्‌ बेंष्णवं यात्यसी पढम्‌ | ४५ ॥| 
यत्र धर्मार्थकामाना मोक्षस्य च रसात्तले । 
माहात्म्य क यामास कृर्मरूपी जनादंनः ॥| ४६ ॥ 
इन्द्रद्म्तप्रसड्भोेल ऋषिभ्यः शक्रसन्निधी । 
अष्टादअसहस्रणि लक्ष्मीकल्पानुषज्ुि कम्‌ ॥ ४७ ॥ 
यो दक्यादयने कूर्म हेमकू्मंसमन्वित्तम्‌ । 
गोसहस्रप्रदानस्य फल सम्प्रा नुयात्नर. ॥ ८८ ॥ 
श्रुतीनां यत्न कल्पादी प्रवृत्त्यर्थ जर्नादन: | 
सत्स्यरूपेण मनवे नरसिहोपवर्गनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अधिद्षत्या5ब्रवीतू सप्तकल्पवृत्तं मुन्तीश्वरा:। 
तन्मात्स्यमित्त जानीध्व सहस्नाणि चतुर्दश || ५० ॥ 
विषवे हेममत्स्पेन घेन्चा चेव समन्वितम | 
यो द्यात्‌ पुथिवी तेन दत्ता भवति चाखिला ॥ ५१ ॥ 
यदा च गारुडे कल्पे विव्वाण्डाद गरुडोख्भवम्‌ | 
अधिक्ृत्याअन्रवीत कृष्णो गारुड तदिहोच्यते || ५२॥ 
तदष्टादशकञ्चव सहस्नाणीह पठयते , 
सौवर्ण हंससंयुक्त यो ददाति पुमानिह ॥ 

सिद्धि लभते मुख्यां शिवलोके च संस्थितिम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मा ब्राह्म णमाहात्म्यमधिद्षत्यात्रवीत्‌ पुन: । 
त्तच्च द्वादशसाहस ब्रह्माण्ड द्विशताधिकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भविष्याणाञ्व कल्पानां श्रूयते यत्र विरत्तर | 
तद्‌ ब्रह्माण्डपुराणब्व ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ ॥ ५५॥ 
यो दद्चात्तद्यतीपाते पीतोर्णायुगसंयुत्तम । 
राजसूयसहस्लस्थ फलमाप्लोति मानव:॥ 
हेमघेन्वा युतं ततच्च ब्रह्म लोकफलप्र दम्‌ ॥ ५६॥ 


प्रिशिष्ट १ ६२५ 


चतुलक्षमिद॑ प्रोक्तं व्यासेनादभुतकर्मणा । 
मतृपितुमंस पित्रा च मया तुभ्यं निवेदितस्‌ ॥ ५७॥ 
इहलोकहितार्थाय संक्षिप्त॑ परमर्षिणा । 

इदमद्यापि देवेषु शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ ५८ || 


उपमेदान्‌ प्रवच््यामि लोके ये सम्प्रतिष्ठिता । 

पाझ्मे पुराणे तत्रोक्त नरसिहोपवर्णनम् ॥ 
तच्चाष्टादशसाहसं नार्रसहमिहोच्यते ॥ ५९, ॥ 
नन्दाया यत्र माहात्म्य॑ कार्तिकेयेन वर्ण्यंते । 

नन्‍्दीपुराणं तलल्‍्लोकेराख्यातमिति कीत्य॑ते ॥ ६० ॥ 

यत्र साम्बं पुरस्कृत्य भविष्येषपि कथानकम्‌ । 

प्रोच्चते तत्पुनलोॉकि साम्बमेतन्मुनिव्नता: ॥ ६१ ॥ 


पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि विदुबुंधा:,। 
धन्य यशस्यमायुष्यं पुराणानामनुक्रमस्‌ । 
एवमादित्यसंज्ञा च॒ तत्रेव परिगय्यते ॥ ६५ ॥ 
अष्टादशभ्यस्तु पृथक पुराण यत्‌ प्रदिश्यते । 
विजानीध्व॑ द्विजश्रेष्ठास्तदेतेम्थो विनिर्गंतस । 
पब्चाज्भानि पुराणेषु आख्यानकमिति स्मृतम्‌ ॥। ६३॥ 
सर्गहच प्रतिसगंश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितज्चेव पुराणं पद्मनलक्षणस्‌ ॥। ६४ ॥ 
ब्रह्मविष्ण्वकेरुद्राणां माहात्म्यं भुवनस्थ च | 
ससंहारप्रदानाश्च॒ पुराणे पद्चवर्णके ॥ ६५॥ 
धर्मश्वार्थंश्व कामश्च मोक्षव्चेवात्र कीत्य॑ते । 
सर्वेष्वपि पुराणेषु तद्िरुद्धश्व॒ यत्फलस्‌ ॥ ६६॥ 
सात्त्विकेषु पुराणेषु माहात्म्यममधिकं हरे:। 
राजसेषु च माहात्म्यमधिक ब्रह्मणो विदु: ॥ ६७ ॥ 
तद्वदग्नेरच माहात्म्यं तामसेषु शिवस्थ च | 
संकीर्णबु सरस्वत्या: पितृणाश्व निगद्यते ॥ ६८ ॥ 
गष्टादश पुराणानि छत्वा सत्यवतोसुत्त:॥ 
भारताख्यानमखिलञ्चक्रे. तदुपबुंहित्तम । 
लक्षेणेकेन यत्‌ प्रोक्त वेदा्थंपरिबृंहितस्‌ ॥ ६० ॥ 
४० पु० वि० 


जी 


६२६ 


पराण-विमर्श 


वाल्मीकिना तु यत्‌ प्रोक्‍्त॑ रामोपाख्यानमुत्तमस्‌ । 
ब्रह्मपाभिहितं यच्च  झतकोटिप्रविस्तरम ॥ ७० ॥ 


आहृत्य नारदायेव तेन वाल्मीकये पुनः। 
वाल्मीकिना च लोकेषु धमंक।मार्थशाधनम्‌ ॥ 

एवं सपादा: पश्चेते लक्षा मर्त्ये प्रकीतिता: | ७१॥ 
पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि विदुबुंधा:। 

धन्यं यशस्यमायुष्य पुराणानामनुक्रमम्‌ । 

यः पठेच्छुणुयाद्वापि स याति परमाज्भतिम्‌ ॥ छ२॥ 


इंद पवित्र यशसो निधान-मिद्द पितृणामतिवल्लभश्च । 
इदश्व देवेष्वमृतायितद्व नित्य॑ त्विदं पापहरख्व॒ पुंसाम्‌ू ॥ ७३॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे पुराणसंख्यावर्णनं नाम 


निपच्चाशत्तमोष्थ्यायः ।। 


(ख) 
+ विषयानुक्रमणिकां 
अष्टादशपुराणानां विषयानुक्रमणिकां 
( १ ) बह्मपुराणस्‌ 
वेदव्यासप्रणोत्ते महपुराणादि तत्प्रतिपाद्यविषयाश्व 
वहब्नारदीये ४ पा० ६२ अ० उक्ता यथा-- 
ब्राह्मं पराणं तत्रादों स्वेलोकहिताय वे । 
व्यासेन वेदविदुषा समाख्यातं महात्मना ॥ 
तद्दे सवंपुराणाग्यं॑ धर्मकामाथमोक्षदम्‌ | 
नानाख्यानेतिहासाबढ्यं दशसाहुस्रमुच्यते ॥ 
तत्पूवंभागे :--- 
“देवानामसुराणाश्व यत्रोत्पत्ति: प्रकीत्तिता । 
प्रजापतीनाञच तथा दक्षादोना मुनीश्वर !॥ 
तत्तो लोकेश्वरस्यात्र सूर्यस्थ प्रमात्मनः। 
वंशानुकीत्तंन॑ पुण्य॑ महापातकनाशनम्‌ ॥ 
त्त्रावतार: कथित: परमानन्दरूपिण:। 
श्रीमतो रामचन्द्रस्थ चतुव्यहावत्तारिण: ॥ 
त्ततश्च सोमवंशस्य कोत्तेनं यत्र वणितम्‌ १ 
कृष्णस्य जगदीशस्य चरित॑ कल्मषापहम्‌ | 
द्वीपानाज्चेव सिन्ध॒नां वर्षाणाञ्चाप्यशेषत: । 
वर्णन॑ यत्र पातालस्वर्गाणाज्च प्रदृश्यते ॥ 
त्रकाणां समाख्यानं सूर्यस्तुतिकथानकम्‌ । 
पावंत्याश्व तथा जन्म विवाहश्च निगद्यते ॥ 
दक्षाख्यानं त्ततः प्रोक्तमेकाम्रक्षेत्रवर्णनम्‌ । 
पृवंभागोध्यमुदित्त: पुराणस्यास्थ मानद [॥” 
बबुत्तरसागे :०+ 
अस्योत्तरे विभागे तु पुरुषोत्तमवर्णनम्‌ । 
विस्तरेण समाख्यातं तीथंयात्राविधानतः ॥ 
अन्रेव कृष्णचरितं विस्तरातु समुदीरितम्‌ । 
वर्णन॑ मम लोकस्प पितृश्राद्धविधिस्तथा ॥॥ 
वर्णाश्रमाणां धर्माश्च कौत्तिता यत्र विस्तरातु । 
विष्णधर्मयुगार्यानं॑ प्रढयस्थ च वर्णन 


६२८ 


तत्फलभ्षतिः 


पुराण-विमशं 


योगानां च समाख्यानं सांख्यानावञचा5पि वर्णनम्‌ । 
ब्रह्मवादसमुद्देंशः पुराणस्थ च शंसनम्‌ ॥ 
एत्तद ब्रह्मप्राणन्त भागद्यसमाचित्म्‌ । 
वणितं सर्वपापध्तन॑ सवसीख्यप्रदायकम्‌ ॥ 


सृतशोनकसंवाद॑ भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ । 
लिखित्वेतत्पराणं यो वेशाख्या हेमसंयतम्‌ ॥ 
जलघेतुयुत्तव्चापि भकत्या दद्याद द्विजात्तये | 
पौराणिकाय सम्पुज्य वस्त्रभोज्यविभूषणे: ॥ 
स बसेद ब्रह्मणो लोके यावच्चन्द्राकत्तारकम्‌ । 
यः: पठेच्छुणुयाद्वाषपि ब्रह्मानुक्रमणी द्विज ॥ 
सो5पि सवपुराणस्य श्रोतुर्वक्त: फलं लमेत्‌ । 
शणोति ०. पुराणन्त ब्राह्मं सर्व जितेन्द्रिय: ॥| 
ह॒विष्याशी च नियमात्‌ स लझेद ब्रह्मण. पदम्‌ | 
किमत्र वहुनोक्तेन यद्‌ यदिच्छत्ति मानव: ॥ 
तत्सवें लभते वत्स पुराणस्यास्य कीत्त॑नात्‌ | 


( २ ) पद्मपुराणस्‌ 


तत्स्थविषयाणाम्प्रतिपादन॑ नारदीयपु राणे उक्त॑ यथा-- 
प्रथमे सृष्टिजण्डे :--- 


“पुलत्स्पेन तु भीष्माय सुष्टयादिक्रमतो द्विज । 
नानाख्यानेत्तिहासाञेयंत्रोक्ती. धर्मविस्तरः ॥ 
पुष्करस्य च माहात्म्यं॑ विस्तरेण प्रकीत्तितम्‌ | 
व्रह्मययज्ञविधानव्च वेदपाठादिलक्षणम्‌ ॥ 
दानाना कीत्त॑नं यत्र वृत्तानाज्च पृथक पृथक | 
विवाह. शेलजायाश्व तारकाख्यानक॑महत्‌ ॥ 
माहात्म्यज्च गवादीना कीतितं स्पुण्यदम्‌ | 
कालकेयादिदंत्यानां वधो यत्र पृथक पृथक ॥ 
ग्रहाणामच्च॑न दान यत्र प्रोक्त द्विजोत्तम। 
तत्सृष्टिखण्डमुद्िष्ट व्यासेन सुमहात्मना ॥। 


हितोये भूमिखण्डे :--- 


पितृमान्नादिपृज्यत्व 'शिवशमकथा . पुरः। 
सुक़्तस्य कथा पछचात्‌ वृत्रस्थ च वधस्तथा | 


ह परिशिष्ट १ ६२०, 


पृथोर्वेणस्य चाख्यानं धर्माख्यानं तत्तः परम । 
पितृश्ुश्रृषणाख्यानं नहुषस्य कथा तत्तः ॥ 
ययातिचरितज्चेव गुरुतीर्थंनिरूपणम्‌ । 
राज्ञा जेसिनिसंवादों बह्नाश्चयंकथायुत्तः ॥ 
कथा ह्यशोकसुन्दर्या हुण्डदेत्यवधाचिता । 
कामोदकाख्यानक त्तत्र विहुण्डवधसंयुतस्‌ ॥ 
कुज्जुगस्य च संवादर्च्यवनेत महात्मना । 
सिद्धाख्यानं ततः प्रोक्‍्तं खण्डस्यास्य फलोहनम् ॥ 
सूतशौनकसंवादं भूमिखण्डमिदं स्मृत्तम | 

तुतीये स्वर्गंखण्डे :-- 


“ब्रह्माण्डोत्पत्तिरदिता यत्रषिभ्यश्च सौतिना । 
सभूमिलोकसंस्थानं तीर्थाख्यानं ततः प्रम्‌ ॥ 
नमदोत्पत्तिकथनं त्तत्तीर्थानां कथा पृथक । 
कुरुक्षेत्रादित्तीर्थानां कथा: पुण्या: प्रकीर्तिता. ॥ 
कालिन्दीपुण्यकथनं काशोमाहात्म्यवर्णनम्‌ । 
गयायाइचेव माहात्म्य॑ प्रयागस्य च पृण्यकम्‌ ॥ 
वर्णाश्रमानुरोधेत कर्मंयोगनिरूपणम्‌ । 
व्यासजेमिनिसंवाद: पुण्यक्मकथाचित: ॥ 
समुद्रमथत्ाख्यानं ब्रताख्यानं ततः परम्‌ | 
ऊज्जंपञ्चाहमाहात्म्य॑ स्तोत्र सर्वापराधनुत्‌ ॥ 
एतत्स्वर्गाभिध॑ं विप्र | सर्वपातकताशनम्‌ ।!! 
चतुर्थ पातालखण्डे :--- 


“रामाश्वमैघे प्रथमं रामराज्याभिषेव॒नम्‌ । 
अगस्त्याद्यागमरचेव पौलस्त्यान्वयकीत्त॑नम्‌ ॥। 
अश्वमेधोपदेशश्च हयचर्या तत्त: प्रम्‌ । 
तानाराजकथा: पुण्या जगन्ताथानुवर्णनम्‌ | 
वुन्दावनस्य माहात्म्यं सवेपापप्रणाशन म्‌ । 
नित्यलीलानुकथनं यत्र क्ृष्णावत्तारिणः ॥ 
माधवस्नानमाहात्म्ये स्तानदानाचने फलम्‌ । 
धरावराहसंवादो यंमव्राह्मणयो: कथा ॥ 
सवादो राजदूतानां कृष्णस्तोत्रनिरूपणम्‌ । 
शिवशम्भुसमायोगो दधीच्याख्यानकन्तत: ॥ 
भस्मसाहात्म्यमतुल॑ शिवमाहात्म्य मुत्तमम्‌ | 


६३० पुराण-विमर्क 


देवरातसुताख्यानं पुराणाञ्च प्रणंसनम्‌ ॥ 
गौतमाख्यानकं॑ चेच शिवगीता ततः समता 
कल्पान्तरो रामकथा भारद्वाजाश्रमस्थितौ || 
पातालखण्डमेतद्वि श्रृण्वतां ज्ञानिनां सदा | 
सर्वपापप्रशमन सर्वाभोष्टफलप्रदम्‌ ॥। 


पन्चमे उत्तरखण्डे .--- 
पव॑ताख्यानक पर्व गौर्ये प्रोवतं शिवेन वे । 
जालन्बरकथा पद्चात्‌ श्रीशेलाद्यनुकीतंनम्‌ ॥ 


सागरस्य कथा पुण्या ततः परमुदांरिता | 
गंगाप्रयागकाशीनां गयायाश्चाधिपृण्यकम्‌ ॥ 


आम्लादिदानमाहात्म्य तन्महाद्वादशीब्रत्तम | 
चतुविशेकादशीनां माहात्म्यं पृथगीरितम्‌ ॥ 


विष्णुधमंसमाख्यानं विष्णुनामसहस्रकम्‌ । 
कातिकव्नतमाहात्म्यं माघस्तानफलन्तत्त: ॥ 
जम्बुद्वीपस्य तीर्थाना माहात्म्यं पापनाशनम्‌ | 
साधुमत्याश्च माहात्म्यं नसिहोत्पत्तिवर्णनम्‌ ॥ 
देवशर्मादिकाख्यान गोतामाहात्म्यवर्ण॑ने | 
भक्ताख्या नज्च माहात्म्यं श्रीम:ड्रागवत्तस्य हू ॥ 
इन्द्रप्रस्थस्य माहात्म्यं बहुती्थंकथाचितम्‌ | 
मन्त्रर्त्ताभिधानव्च त्रिपादभृत्यनुवर्णनम्‌ । 
अवतारकथा पुण्या मत्स्यादीनामत्तः परम ॥ 
रामनामशतं दिव्यं तन्माहात्म्यव्व्व बाडव | 
परीक्षणञ्च भुगुणा श्रीविष्णोर्वेभवस्य च | 
इत्येत्तदुत्तरखण्ड पञ्चमं सर्वेपुण्यदम्‌ ॥ 
तत्फलध्रुति:-- 
पण्न्चखण्डयुत॑ पाझ्यम यः श्ुणोति नरोत्तम:। 
स्‌ लमेद्वेष्णवं धाम भुवत्वा भोगानिहेप्सितान्‌ ॥ 
एतद्टे पञ्चपञ्चाशत्‌ सहस्न॑ पद्मसज्ज्ञकम्‌ | 
पुराण लेखयित्वा वे ज्येप्यां स्वर्णाज्यसंयुत्तम्‌ ॥ 
य: प्रदद्यात्सुमतये पुराणज्ञाय मानद | 
स यात्ति वेष्णवं घाम सर्वदेवनमस्क्ृत: ॥ 
पद्मानु क्रमणीमेतां यः पठेच्छणुयात्तथा । 
सो5पि पद्मपुराणस्य लभेच्छुवणजं फलम ॥7” 


प्रिशष्ट १ ६३१ 
( ३ ) विष्णुपुराणम्‌ 


तत्प्रतिपाद्यविषयाश्च बृहन्तारदीये---६४ अब्याये उकता यथा-- 
शुण वत्स प्रवक्ष्यासि पुराणं वष्णवं महत्‌ | 
त्रयोविशत्तिसाहल॑ सर्वेपातकनाशनम्‌ ॥ 
यत्रादिभागे निर्दिष्टा: पडंशा: शवक्‍तृजेन ह । 
मेत्रेयायादिमे तत्र पुराणस्यावत्तारिका ॥ 

तन्न प्रथमत्ागस्य प्रथसांश :--- $ 
“आदिका रणसगंइच देवादीनाञच सम्भव: । 
समुद्रमथानाख्यानं॑ दक्षादीना कथाचय:॥ 
थ्रवस्यथ चरितं चेव पृथोश्चरित्तमेव च । 
प्राचेतसं तथाख्यानं प्रह्मादस्य कथानकम्‌ ॥ 
पृथुराज्याधिकाराख्य: प्रथमोंड्श इतीरित: | 


प्रथमभागस्प द्वितोयांशे :--- 


पातालनरकाख्यानं॑ सप्तस्गंनिरूपणम्‌ । 

सूर्यादिचारकथन॑ पृथगलक्षणसंगत्तम्‌ ॥ 

चरितं भरत्तस्याथ मुक्तिमार्गनिदर्शनम्‌ | 

निदाघऋतुसंवादो द्वितीयोंडश उदाहत: ॥ 
प्रथमभागस्य तृतीयाँशे ३--- 


'मन्वन्तरसमाख्यानं वेदव्यासावता रकम । 
तरकोद्धारक कम गदितज््च ततः परम्‌ ॥ 
सगरस्यौव॑संवादे. सर्वधर्मनिरूपणम्‌ | 
श्राद्धकल्पं त्थोहिष्टं वर्णाश्रमनिबन्धने ॥ 
सदाचारइच कथितो मायामोहकथा ततः | 
तृतीयोइशोथ्यमुदितः स्ंपापप्रणाशनः ॥” 

प्रथमभागस्य चतुर्थाशें :--- 

“सुर्यवंशकथा पृण्या सोमवंशानुकीतनम्‌ । 
चतुर्थेष्शे मुनिश्रेष्ठ नानाराजकथाचितम ॥” 

प्रथसभागस्य पद्चमारश :--- 
“क्ृष्णावता रसम्प्रइनो गोकुलीया कथा त्ततः। 
पृतनादिवधो बाल्ये कौमारेध्घादिहिसनम ॥ 
कंशोरे कंसहननं साथरं चरितन्तथा । 
ततस्तु यौवने प्रोक्ता लीला द्वारवत्तीभवा ॥ 


श्श्२ पुराण-विमर्ण॑ 


सर्वदेत्ववधी यत्र विवाहाश्च पृथर्विधा: | 
यत्र स्थित्वा जगन्ताथः कृष्णो योगेर्वरेश्वर: || 
भूभारहरण चक्रे.. परस्वहननादिभि: । 
अष्टावक्रीयमाख्यानं पत्चमोंइश इत्ीरितः ॥” 
प्रथमभागस्य षष्ठांशें :-- 
कलिजं चरितम्प्रोकतं चातुविध्यं लयस्य च | 
ब्रह्मतानसम॒द्देश: खाण्डिकस्य निरूपित: ॥ 
केशिध्वजेन चेत्येप पष्ठोंईश: परिकीतित:ः | 
तस्य द्वितीयभागे : 
अतः परन्तु सूतेन शौनकादिभिरादरात्‌ । 
पुष्टेन चोदिता: शब्व॒द विष्णवर्मोत्तराह्यया: ।। 
तात्ता धर्मकथा: पण्या ब्रतानि नियमा यमा: | 
धमशास्त्रञ्चार्थंशास्त्रं वेदान्त ज्यौत्तिपन्तथा ॥ 
वंशाख्यानम्प्रकरणात्‌ स्तोत्राण मतवस्तथा | 
नाना विद्याश्रया: प्रोकता: स्वंकोकोपकारका: । 
एतहिष्णुपुराणं वे. सर्वशास्त्रार्थंसंग्रह: ।!” 
तत्फलभ्ुति:-- 
“वाराहकल्पवृत्तान्तं व्यासेन कथितन्त्विह । 
यो नर: पठते भक्‍त्या यः श्णोत्ति च सादरम्‌ ॥ 
तावुभौ विष्णुल्ोक हि ब्रजेताम्भुक्‍तभोगको | 
तल्लिखित्वा च यो दद्यादाषाढ्यां घृतघेनुना ॥| 
सहित॑ विष्णुभक्ताय पुराणार्थंविदे हविज:। 
स याति वेष्णवं धाम विमानेनाकंवर्चेंसा ॥ 
यश्च विष्णुपुराणस्य समनुक्रमणी ह्विज | 
कथयेच्छुणुयाद्वापपि. स॒पुराणफलं लमेत्‌ ॥| 


( ४ ) वायुपुराणम्‌ 
“पुराण यन्मयोजत्त हि चत्तुर्थ वायुसंजित्तम्‌ 
चतुविशत्तिसाहलं॑ शिवमाहात्म्यसंयुतम्‌ । 
महिमान शिवस्याह पूर्व पाराशरः पुरा । 
अपराध तु रेवाया माहात्म्यमतु्ल सुने ॥ 
पुराणेषृत्तमं॑ प्राहु पुराणं वायुनोदित्तम्‌। 
यस्य श्रवणमात्रेण शिवलोकमवाप्नुयात्‌ 
यथा शिवस्तथा शोबं पुराणं वायुनोदितम्‌ ( 
शिवभक्तिसमायोगान्नामह्यसमन्वित्तमू ॥ 


परिशिष्ट १ ६३३ 


चतुर्थ वायु ना प्रोक्त॑ वायवीयर्मिति स्मृत्तम्‌ । 
शिवभक्तिसमायोगाच्छेव॑ त्तच्चापराख्यया ॥ 
चतुविशत्तिसंख्यातं सहस्नाणि तु शौनक | 
चतुर्भि: पर्वि: प्रोक्‍्त ॥” 


रेवा-माहात्यम्‌-- 


पुर्वभागे-- 


“शूणा विप्र प्रवक्ष्यासि पुराणं वायवीयकस्‌ । 
तस्मित्र्‌ श्रुते लभेद्धाम रुद्रस्य परमात्मन: ॥ 
चतुविशत्तिसाहस्॑ त्त्‌ पुराणं प्रकीतित्तस | 
श्वेत्तकल्पप्रसड्भेल धर्माण्यप्याह मारुत:। 
तद्दायवीयमुदितं भागद्वयसमाचित्तस्‌ ॥ 


स्वर्गादिलक्षणं यत्र प्रोक्‍्त॑ विप्र सविस्तरातू । 
मन्वन्तरेषु वंशाइच राज्ञां ये यत्र कीतित्ता: ॥ 


गयासुरस्य हननं विस्तरादे यत्र कीतित्तस्‌ । 
मासानां चेव माहात्म्यं माघस्थोकतं फलाधिकम्‌ । 
दानधर्म्मा राजधर्म्मा विस्तरेणोदितारतथा ॥। 


भूमिपातालकव्योमचारिणा यंत्र निर्णय:। 
ब्रतादीनाञ्च पूर्वोद्यं विभाग समुदाहत्त: ॥ 


तदृत्तरभागे--- 


उत्तरे त्रय भागे तु नमंदातीथंवर्णनम्‌। 
शिवस्य संहिताख्या वे विस्तरेण मुनाइवर ॥ 
यो देव: स्वदेवानां दुविज्ञेय:ः सनातन | 
सतु सर्वात्मना यस्यास्ती रे त्तिष्ठति सन्‍्ततम््‌ ॥ 
इदं ब्रह्मा हरिरिदं साक्षाच्वेदं॑ परो हर: । 
इदं ब्रह्म निराकारं केवल्यं नम्मंदाजलम्त ॥ 
थ्रुव॑लोकहितार्थाय शिवेव स्वशरीरतः। 
शक्ति: कापि सरिद्रपा रेवेयमवत्तारिता ॥ 
ये वसत्त्युत्तरे कूले रुद्वस्थानुचरा हि ते । 
वसन्ति याम्यत्तीरे ये लोक ये यान्ति वेष्णवम्‌ ॥ 
थोच्डारेश्वरमारभ्य यावत््‌ पश्चिमसागरम्‌। 
सज्भमा: पञ्च च त्रिशच्तदीनां पापनाशना: | 
दशेकमुत्तरे त्तीरी त्रयोविशत्ति दक्षिणे। 
पञ्चत्रिशत्तमः प्रोक्तो रेवासागरसख्भमः ॥ 
सड्भमे सहितान्येव॑ रेवात्तीरद्येडप च। 
चतुःशत्तानि तीर्थानि प्रसिद्धानि च सन्ति हि ॥ 


६३६ पुराण-विमर्ण 


केलाइसंहितायाम्‌ :-- 

वाराणसीधाम्नि सूतकतृंकमुनीनां निकटे प्रणवार्थंकथनारम्भ: 
केलाशधाम्नि देवीक्ृता शिवं प्रति प्रणवार्थजिज्ञासा । प्रणवोक्तमन्त्रदीक्षा- 
दिकथनम्‌ । प्रणवोद्धारः, विविधपृजा एव न्यासान्तरादिविधिः | ॥॒ 

कार्तिकेयं प्रति वामदेवऋपे: प्रणवस्य कृते प्रश्न:। कुमारकतृक 
बामदेवं प्रति प्रणयोपासनाकथनस्‌ । पड्विधाथंपरिज्ञानम्‌ । विस्तृत्तप्रण- 
वार्थ: कलातन्त्रादिविवर्णकथनस्‌ । 
सनत्कुमारसंहितायास्‌ :--- 

नैमिवारण्ये सनत्कुमारस्यागमनस्‌ । व्यासादिभिमिलनस्‌ । शिवपृजा- 
विषये ऋपषीणां प्रइन:। सनत्कुमारस्य पृथ्व्यादेः संस्थानक्रमप्रभृतीनां ' 
कथनम्‌ । प्रकृतितः मह॒दादिक्रमे जगतः सुप्टि: सप्तद्वीपवर्णनड्च | नर- 
कादिवर्णनम्त । ऊदध्वंलोकयोगमाहात्म्यकथनम्‌ । सविस्तरं रुद्रमाहात्म्यं, 
पंचमृतिकथनम्‌ ।  रुद्रकीतंतपफलम्‌ । रुद्रस्तवः | सनत्कुमारस्य 
चरित्रमू, परमसिद्धिश्व । शिवसवंज्ञादिकथनस्‌ रुद्रलोकब्रह्मलोकविष्णु- 
लोकानां कथनम्‌ । रुद्रस्थानस्य सर्वेश्रेष्टचकथनम्‌ । विभीषणमहेर्वर- 
संवाद:। लिज़ुपूजा-शिवनामकीतंनफलश्व । स्थानमाहात्म्यकथनम । 
ब्रह्मविष्णुमहेश्वराणां मध्ये कस्य ज्येष्टत्वम्‌ इति व्यासप्रग्ने सनत्कुमार- 
समुत्तरदानं शिवलिज्भमाहात्म्यादिकधनञ्च । लिज्भस्थापतं शिवशक्त्यो: 
पुजनविधि: शिवपूजाया पुष्पनिरूषणम्‌ ॥ अनणनविधि:। शिवप्रीति- 
कर: धर्मस्य सक्षिप्त उपदेश:। लक्ष्मणाष्टमीव्रतकथनज्न्च । 
अन्नदानमाहात्म्यं भिन्‍्त-भिन्‍नदानानां प्रशंसा च। विविधधर्मकार्याणा- 
मुपदेश: । सविस्तरं नियमफलकथनम्‌ | पार्व॑त्या: शिवस्य शिरसि चन्द्र- 
धारणे विषभक्षणविपये च प्रश्न:। भस्मप्रशंसा भस्मधारणस्य फल- 
कथनम्‌ | शिवस्य ब्मशानवासहेतः ) शिवपृजाया: फलकथनम्‌ । शिव- 
विभूतिकथनम्‌ । जिवस्थाननिर्देश: | प्रणवस्योपासना । प्रणवर्देवत्ता- 
कथनम्‌ । ध्यानयोगकथचम्‌ | दुर्वाससः महादेवं प्रत्तिः पुनर्ध्यानवर्णनम्‌ 
तदर्थ काशीवासनिर्देशश्व । वायुनाडिकादिनिरूपणम्‌ । ध्यानविधे: 
प्रशंसा। प्रणवोपासनानिरूपणम्‌ । शरीरस्य सर्वदेवमयत्वकथनम्‌ | 
नाडीविस्तारकथनम्‌ । हरपाव॑त्तीसंवाद: काशीमाहात्म्यकथनड्ल्च । मधू- 
कस्योपाख्यानम्‌ । सपुत्रस्य प्रतापमुकुटराज्ञ जोंकारेश्व रदर्शंनम्‌ । ओंकार- 
स्तव: | ननन्‍्दीश्वरस्य त्तपस्था । नन्दिनं प्रति शिवस्य वरदानम्‌ | महा- 
देवस्य स्मरणम्‌ । देवानामागमनसख्‌ । शिवस्यादेगेव देवाना नन्दिन: 
गाणपत्याभिषेकक्रणम्‌ । नन्दिन: सतव: सन्दिविवाहइुच ) न्तीककण्ठ- 
माहात्म्यं, स्तोत्रजच, त्रिपुरवृत्तान्तम्‌ | देवाना सुख दृष्दवा महादेवस्य 


परिशिष्ट १ ६३७ 


सनन्‍्तोष: । त्रिपुरनाशस्योद्योग: । त्रिपुरदाहः | पाव॑त्या: प्रंश्न: | शिवस्य 
ब्रह्मणश्च माहात्म्यकीत नम्‌ । पागुपतयोग: । देहस्थनाडीनां विवरणम्‌ | 
_ विमलज्ञानेन ईश्वरपदप्राप्ति:। शिवस्थितिकोककथनम्‌ । 
वायवीयसंहितायाम्‌ :--- 
महादेवक्षपया श्रीकृष्णस्य पुत्रछाभकथनम्‌ | वेदादिव्यवस्था। पुराण- 
संख्याकथनम । ब्रह्मणों निकटे ऋषीणां शिवत्तत््वकथनम्‌ ( ब्रह्मण 
आदेशेन नैमिबारण्ये यज्ञार्थ गसनम्‌ । नेमिषारण्ये ऋषीनु प्रति वायोः: 
कुशलप्रइनोक्ति: | शिवतत्त्वम्‌ मायास्वरूपकथनञ्च । शिवस्य कालरूप- 
त्वप्रकटनम्‌ | सविस्तरं कालूमानकथनम्‌ । प्रकृत्तिसृष्टिकथनम्‌ । ब्रह्मकतृं- 
कवराहरूपे ब्रह्मणि जगद्वयवस्थापंनम्‌ । शिवप्रसादाद्‌ ब्रह्मण: सुष्टि- 
करणस्‌ । 
ब्रह्मविष्णुमहेदवराणां परस्पर वणवत्तित्वम_। ब्रह्मणइच भहादेवा- 
दुत्पत्तिकथनम_ । ब्रह्माणं प्रत्ति सुष्टिकरणार्थ रुद्रस्थादेश: | प्रजावृद्धयर्थ 
व्रह्मण: अर्धनारीशव रप्रसादनम_। रुद्रकर्तुकस्त्रिया: सृष्टि: मेथुनसृष्टिक्च | 
दक्षयज्ञकथनम_ देव्याश्च देहत्याग: | वीरभद्रनिरूपणम_। काल्या: सृष्टि: | 
दक्षयजनाश: । वीरभद्रस्य शिवनिकटोें देवानयनम_ ॥ दक्षस्य छागमुखत्ता 
च। व्याप्त प्रति पावंत्या अनुग्रह:। शिवसमीपे देव्यागमनम_ व्याप्रस्य 
सोमन्ददीनामकरण>च । देव्या: समीपे शिवकतृंकम_ अग्निष्टोमात्मक- 
विश्वप्रप”ञ्चकथनम_ | त्रिविधशब्दाथंकथधतम_। जगत्तः शब्दरूपित्वकी- 
तेनम_।महर्षोणां शिवशक्तदो: कीत॑चस्‌। नास्तिकताविनाशाय तयोजंतन्म । 
वायुना सविस्तरं शिवत्तत्त्कथनम्‌ मुक्तचर्थ ज्ञानस्य चोपदेश: | पाशुपत्त- 
योगे मुक्तितामकथनम्‌ । पाशुपतन्रत्तकथनं भस्ममाहात्म्यकथनञ्च । दुग्ध- 
प्राप्त्यर्थमुपमन्यो: महादेवस्य प्रसादेन दुग्बसमुद्रप्राप्ति: । 
उत्तरभागे-- 
श्वेत्तकल्पे प्रयागे मुनिगणेजिज्ञासितं प्रदन॑ं प्रत्ति सूतस्य वायुकथित- 
शिवसाहात्म्यकथनरूपमुत्त रस्‌ | श्रीकृष्णम्प्रति उपमन्यो: पाशुपतज्ञान- 
कथनम्‌ । सुरेन्द्रादिपरीक्षा । ब्रह्मविष्णुप्रभूतिभि: शिवस्वरूपकथनस्‌ । 
श्रोपुरुषात्मक-उमामहेश्वरयोज॑गत्प्पञ्चकत्वकथनस्‌ । प्रब्रह्मापरब्रह्मणो- 
रेकत्वकथनस्‌ । महादेवस्य अगप्नाकृत्तरूपस्यथ प्रणवात्मकत्वकथनं प्रणव- 
स्वरूपकथनञ्न्च । भकत्यादिद्वारा मानवाना शिवश्राप्तियोग्यत्ता । ब्रह्मादि- 


देवान्‌ देवीम्प्रति च शिवस्य वेदसारज्ञानोपदेश: | शिवावत्ता रस्थ कल्पयोगे-, 


इवरस्य च कथनम््‌ शिवपणज्चाक्षरमन्त्रस्वछूपमस्‌ माहात्म्यञ्च । शेवमन्त्र- 
ग्रहणस्य कथा | दीक्षाप्रयोग:। षडध्वशुद्धिप्रभू तिकथनस्‌ । शिवनाम्न: शिव- 
मस्तस्थ च साधनविधि: आचायंत्वसिद्धेरभिषेकादाना सस्काराणाब््व 


न 


६३४ पुराण-विमर्श 


पष्टितीरथंसहस्नाणि षःष्टकोट्यो मुनीश्वर | 
सन्ति चान्यानि रेवायास्तीरयुग्मे पदे पदे ॥ 
सहितेयं महापुण्या शिवस्थ परमात्मन: । 
नम्मंदाचरितं यत्र वायूना पारेकौत्तितम्‌ ॥ 
-“नारदपुराण 
(५ ) शिवपुराणम्‌ 


तत्स्थविषयाणां प्रतिपादनम 

ज्ञानसहितायाम्‌ -- 

ऋषिगणस्य प्रश्न: । ब्रह्मनारदसंवाद: ज्योतिलिडुप्रादुर्भावश्च । 
ओंकारप्रादुर्भाव:, शिवस्यानुग्रह:, विष्णुकृत्शिवस्तुति: । उभयो: ऋते 
शिवस्य वरदानम्‌ । ब्रह्मणो हंसरूपधारणस्य विष्णो: वराहुरूपधारणस्य 
च कारणरूपनिर्देश:, ब्रह्मादीनामुत्पत्तिकथनम्‌ । ऋष्यादीना सृष्टि: । 
भगवत्या: देह॒त्यागस्य संक्षेपेण वृत्तान्तकथनम्‌ शिवपृजाविधिश्च । 
पावमानमन्‍्त्रे: शिवपृजाविधि. । तारकोपाख्यानं, ब्रह्म णः समीपे देवादीनां 
गमनज्च । ब्रह्मदेवसंवाद. शिवस्यथ त्तपोवर्णवझ्च मदनदह॒नम्‌ 
पाव॑त्याइ्च प्रत्यावत्तंतम्‌। पार्व॑त्यास्तप: । पार्वत्तीत्तप: समुदिश्य 
देवगणानामुपीणाञऊ्च शिवसन्निधाने गमनम्‌, जटिलव्राह्मणवेशे 
पावेत्या: सकाशं॑ शिवस्थागमनम्‌ । हरपावंतीसंवाद. । शिवविवा 
होद्योग:ः । शिवविवाहयात्रा । शिवरूपदशंने मेनकाया: खेदस्तां 
प्रति भगवत्या ज्ञानोपदेश:। हरपावं॑त्योविवाह: । कार्तिकेयस्थ जन्म 
देवसेनापत्तित्वं तारकवधश्च एवं ब्रह्मणो वरेण त्तारकपुत्राणां त्रिपरेड- 
धिष्ठानम्‌ । विष्णुसष्टो मण्डिकतुंकदेत्यगणानाम्मोहोत्पादनम्‌ । मुण्डिन 
उपदेशेन देत्याना धर्मनाण:, दरिद्रताञ्च दृष्ट्वा विष्णुप्रभृतिदेवगणानां 
शिवस्तव: । विष्णपदेशेन देवगणानां कोटिशिवमन्त्रजाप: शिवस्तवइच । 
देवमयरथारोहणें शिवकतृकत्रिपुरनाश: । देवगणानां वरकाभश्च । हरि- 
कतुंक-लिज्भाचनफलकथनम्‌ । अधिकारानुसारेण देवेभ्यस्तेजवादिलिज्ः 
दानम्‌ । शिवपृजाविधिकथनम्‌ । आह्िककर्तव्यशिवपृजाविधि: , षोड्शो 
पचारेण साम्वशिवपूजा | धान्यादिभि: शिवपृजाया: फलविशेषकथनम्‌ । 
जानकीशापेन केत्तकोपुष्पेण शिवपृजाया निषेध: रामचरित्रकीतंनम््च | 
चम्पकपुष्पस्य शिवप्‌जार्थ राज्ञों मोहस्तदुत्यादनपूर्वक क्ृतदुष्कर्मब्राह्मण- 
चम्पकपुष्पयोश्व नारदस्य श्ाप:। गणेशचरित्रमू। गणेशकतृकशिव- 
गणानां पराजय: जिवकतुंकगणेशणि रश्छेदनञ्च। शिरश्छेदनेन देव्या: 
क्रोध: महादेवस्य च गणपते: प्राणदानं गाणपत्यप्रदानझच | कात्तिक- 
गणेजयोविवाद: गणेशस्यथ जयलाभश्च । गणेशस्थ विवाहस्तच्छूत्वा 
कात्तिकस्य क्रोध: क्रौज्चपर्वततगमनज्च | रुद्राक्षधारणमाहात्म्यकथनमस्‌ । 


परिशिष्ट १ * द्रेप 


प्रधानज्योतिलिड्भोपलिड्भानां नामस्थानकथनम्‌ । नन्दिकेशतीर्थमाहात्म्ये 
गोवत्ससंवादादि:। नन्दिकेशतीथ्थंमाहात्म्यकथनम्‌ | अन्रीश्वरलिड्भमाहा- 
त्म्यकथनम्‌ । ज्योत्तिलिगादोना समस्तवस्तूनां ग्राह्मत्वकथनम्‌ शिवलिग- 
माहात्म्यकथनज्न्च । अश्वकेश्वरवर्णंनप्रसंगेएश्वकमदंचकथन म्‌ । शिवरात्रि- 
व्रतसंशयहेतुदधी चितनयानां दोषकथनम्‌ । सोमेश्वरकथा ज्योतिलिगो- 
त्पत्तिकवत्तज्च । महाकालोंकारेश्वरयोरुत्पत्ति: । केदारेश्वरप्रसद्ध: । 
भीमशद्भूरप्रादुर्भाव: । विश्वेश्वरस्थ माहात्म्यम्‌ गौरी प्रत्ति शिवस्य 
काशीमाहात्म्यकथनम्‌ । गोपेश्वरमाहात्म्यकथनम्‌ । काशीमरणान्मोक्ष- 
प्राप्त: शद्धानिवारणम्‌ । गौतमस्य त्तपस्था-तत्क्षेत्रथनञ्च । गणेशबृजन 
गौतमचरित्रज्च | गौतमप्रशसा, गंगास्थित्ति. कुशावर्तमाहात्म्य त्यम्बक- 
माहात्यञ्च । रावणस्थ त्तपस्यामाहात्म्यम्‌ , वेद्यनाथस्योत्पत्ति: । 
रामेश्वरमाहात्म्ये नागेशमाहात्म्यज्न्च। घुस्मेश्वरमाहात्म्यञ्च, वराहरूपेण 
हिण्पाक्षव ध: :ह्वादचरित्रञ्च । प्रह्मादहिरण्यकशिपु प्रस्ताव: । हिरण्य- 
कशिप्वधः नृसिहचरित्रर्च । नलजन्मान्तरकथा । पाण्डवगणकतृंक- 
दुर्वासस: प्रीत्युत्पादनम्‌ । व्यासादेशेन इन्द्रकीलपव॑ते अर्जुनस्य तप. इन्द्र- 
समागमद्च । भिल्लरूपस्थ शिवस्थागमनज्य्य । भिल्लवेषधारिशिवस्य 
अर्जुनेन सह युद्धम्‌ | अर्जुनस्य वरदानम्‌। पाथिवशिवपृजाविधि: । 
विल्वेश्वरमाहात्म्यम्‌ू । विष्णुकतृकसहखकमलरू,अवपूजा । शिवकृपया 
सुदर्शनचक्रलाभ: । शिवसहस्रनामवर्णनम्‌ । विष्णुप्रभुतीन्‌ शिवस्य 
शिवरात्रिव्रतकथनम्‌ । शिवरात्रिक्रतस्योद्यापनविधि: । व्याधस्येतिहास 
कथनम्‌ | अजानेन कृतस्य शिवरात्रिव्रतस्य प्रशंसा । शिवरात्रिव्रतकरणेन 
पापितों वेदनिधेमुंक्ति:। चतुविधमुक्तिवर्णनम्‌ । शिवकतुंकविष्णुप्रभृत्ती- 
नामुत्पत्तिकवन्म्‌ | एकमात्रभक्तिसाधनेन शिवभकक्‍्तेलॉभकथनमस । 
विद्येश्वरस हितायाम्‌-- 


साध्यसाधननिरूपणस्‌ । मननादिस्वरूपवर्णनस । श्रवणाद्यशक्तव्य- 
क्तीनां लिज्रपूजनसाधनकथनम््‌॒ ब्रह्मविष्ण्वो: युद्ध दृष्टवा शिवसमीपे 
देवतानां गमनस्‌ । ज्योत्तिमंयलिज् प्रादुर्भावस्‍्तद्‌ दृष्ट्वा ब्रह्मविष्णोवि- 
वादशान्ति: । भेरवकतुंकब्रह्मण: शिरबछेदनम्‌ । ब्रह्माणं प्रति शिवस्या- 
नुग्रह: | ब्रह्मविष्णुकृता शिवपूजा लिगनिर्माणं लिगप्रत्तिप्ठा । लिड्भपुजाया: 
नियमकथनम्‌ | शिवत्तीयंसेवामाहात्म्यम्‌ । विप्रादिसदाचारस्य नित्य- 
कृत्यता | पद्ममहायज्ञकथनस्‌ । दिनविशेषे देवपूृजाया: कत्तव्यताकथनम्‌ | 
देशकालादिविशेपे पूजाफलकथनमस्‌ | पा्थिवप्रतिमापृजाविधि:। प्रणव- 
माहात्म्यस्‌ । शिवभक्तपृजाकथनस्‌ । पड़लिगमाहात्म्यम््‌ । वन्धनसुक्त्यो: 
स्वरूपकथनम । लिंगक्रमकथनम | 


६३८ पुराण-विमर्ग 


कथनम्‌ | शैवादीनामाह्विककर्मेकथनम्‌ । अन्तर्याग-बहिर्याग-कथनक्रमदच । 
नानाविधानेषु हरपावंत्यो: पुजाविधि:। होमकुण्डानां परिमाणादीनां 
निर्णय: | मासादिविशेषेपु नेमित्तिकशिवपृजाकथनस्‌ । काम्यशिवपृजा- 
कथनम्‌ । शिवस्तोत्रम प्रकारान्तरेण लिज्भपूजा च । शिवपृजाफले ब्रह्मा- 
दीना स्वीयस्वीयपदप्राप्ति:। ब्रह्मविष्ण्वो: लिज्भधदर्शनम_। शिवप्रत्तिष्ठा 
शिवप्रोक्षणविधिश्च । योगोपदेद: । मुनीनां समीपे शिवचरित्तपूर्वकवायो 
रल्तर्थानम | यज्ञसमाप्तों ब्रह्मणो निकटे मुनीनामागमनम, ' ब्रह्मण आदेशेन 
सुमेरुपवते सनत्कुमारसमीपे मुनीनामागसनम_। नन्दिसमागम: । नन्दि 
कतृ कशिवकथावर्णनम_। 
धर्मतहितायास्‌ : -- 

शिवमाहात्म्यनिरूपणम_। उपमन्यो: समीपे श्रीकृष्णस्य शिवमन्त्रे 
दीक्षाग्रहणम । स्रुदेत्यवध:। गोपीप्रभृत्तिरूपमहादेवेन सह अप्सरसां 
विहार: ! उषा5निरुद्धयो: समागम: । बधणराज्ञों युद्धादिकधनम, । काल्‍्या- 
स्तपस्या, आड़ीदेत्यवृत्तान्त: । वीरकस्य नन्दिरूपेण जन्मका रणम_ शिवस्य 
कामाचारो लिड्रोज्जवकथा च। शक्रादीनां कामकिकरत्वकथनम_॥ 
महात्मनां कालक्षोभ:। विद्वामित्रप्रभूतोनां कामवश्यताकथनम, । 
श्रीरामस्य कामाधीनत्वकथनम_। नित्यनैमित्तिकशिवपृजाविधि: । शद्धूर- 
क्रियायोगस्तत्फलञ्च । शिवभक्तपृजा तत्फलञ्च । विविधपापकथनम 
पापफलानि च | धम्मंप्रसज्भध: । अन्नदानविधि: | जलदानमाहात्म्यम । 
पुराणपाठस्य माहात्म्यमम, धम्मश्रवणमाहात्म्यओ्च | महादानकथन्म । 
सुवर्णपृथिवीदानम । कान्तारहस्तिदानम। एकदिनस्याराधन्तेनेव शद्भू-रस्य 
' कृपा । शिवसहस्ननामवर्णनम_ धम्मोपदेशस्तुलापुरुषदानझच | परशुरामस्य 
तुलापुरुषदानम_। ब्रह्मण: प्रसद्भ: | नरकादिकीत्तनम, ! ढ्वीपादिकथनम, । 
भारतवर्षादिकथनम_। ग्रहादोना कथा मृत्युज्ञयोद्धाररच । मन्त्रराज- 
प्रभावकीत्तंतम_। पंचब्रह्मकथनं पंचब्रह्मविधानं च | त्तत्पुरुषविधानम_ । 
अघोरकत्व-वामदेवकत्व-सद्योजातक त्वादिकथनम_ । संसारकथा स्त्री 
स्वभावादिकथनज्न्च । अरुन्वत्तीदेवाना संवाद: | विवाहकथा । मृत्युचिह्नस्य 
आयुष: प्रमाणम_॥ कालजय: | छायापुरुषलक्षणम | धामिकाणा गतिलिज़- 
पूजाया: कारण च | विष्णुकृत्त: शिवस्तव: लिड्भपूजाया: फलज्च 4 सुष्टि- 
कथनम. । प्रजापतिकृतसृष्टिकथनम_। पृथुराज्ञ" पूजाया: कथा । देवदान- 
वादीनां सुष्टिविस्तारः। आधिपत्यनिर्णय: । पृथुचस्तिवणनम_ । मन्चन्त- 
रादिवर्णनम_। संज्ञाछायादीना कथनम_ ॥सुर्यंवशवर्णनम_। सत्यव्रतत-सगर- 
राज्ञोच्च विवरणकथनम_ पितृकल्पस्य श्राद्धस्य च कथा, पितृसप्तक- 
वर्णनम। मुन्तीनां जात्यन्तरप्राप्ति:। साधुसद्भेल मुनिसप्तकस्य सदगति- 
लाभ: । व्यासपृजा । 


परिशिष्ट १ ६३९, 


विघानसहितं सम्यक्‌ पुराणं फलद॑ं श्रुत्म्‌ । 
त्तस्माद्विधानयुक्तन्तु पुराणं फलमुत्तमस्‌ ॥ 
( ६ ) देवीभागवतस्‌ 
तत्रतिपादितविषयाश्च 

प्रथमस्कन्घे--- 

देवीभागवत्तस्य महापुराणत्वादिसिद्धान्तनिर्णय: । ग्रन्थारम्भमंगलम, 
ऋषीणां पुराणविषयप्रश्नः ग्रन्थसड-ख्याविषयश्च | ससंख्याक-4राणाख्या 
तत्तद्यगीयव्यासानुकथनश्ञ । देवी सर्वोत्तमेत्तिकथनं प्रसद्भुतः शुकजन्म च । 
देव्या महोत्कष॑: | मधुकेटभयोयुद्धोद्योग. । ब्रह्मणा मधुकेटभभीतेन पराम्बि- 
काया: स्तुति: | आराध्यनिर्णय: । देवीप्रसादान्मधुकेटभयोहँंरिणा वध: । 
शिवस्य वरदानम॒ । वृधोत्पत्ति: | पुरूरवस उत्पत्ति:। १ररवस उ्वंध्या- 
श्वरितम | शुकस्योत्पत्ति:। शुकवेराग्यस्‌ । गुकायेत्तत्यु राणोपदेश: | 
जनकस्य प्रीक्षार्थ शुकस्य मिथिकागमनस्‌ । शुकाय जनकोपदेश: । शुकस्य 
विवाहादिकम्‌ । शुकनिगंमनोत्तरं व्यासकृत्योपवर्णनस्‌ । 
ट्वितोयस्कन्घे-- 

व्यासजन्मवृत्तान्तवर्णनम््‌ । पराशराद्यासकन्योदरे व्यासस्थ जन्म । 
शन्तनो* सत्यवत्या गद्भया च सह विवाह: वसुनामुत्पत्तिश्च | शन्तुना 
सत्यवत्या वरणस्‌ । व्यासात्‌ पुत्रत्रयोत्पत्ति: पाण्डवोत्पत्तिक्च | पाण्डवानां 
कथानक मृतानां दर्शनञ्ल । यदुकुलस्य नाश: उत्तरासुनोवृत्तञ्च । रुरुपु रा- 
वृत्तकथनपृ्वको गुप्तगृहे राज्ञो वास:। तलक्षकद्विजयो: सम्भाषरणां तक्षकेण 
राज्ञो दर्शनज्च सर्पंसत्राय बद्धपरिकरस्य जनमेजयस्यास्तीकेन निवारणम्‌ । 
आस्तीकस्योद्भवों भागवत्तमाहात्म्यञ्च । 
तृतीयस्कन्धे :--- 

भुवनेश्वरीनिर्णय: । विमानेन ब्रह्मादोनां गति:। विमानस्थैहंरादि- 
भिर्देवीदर्शनस्‌ । विष्णुना कृत॑ देवीस्तोत्र॑ तदृर्ध्व॑ हरस्तुतिब्रंह्मस्तुतिश्च । 
ब्रह्मणों श्रीदेव्या उपदेश: । तत््वनिरूपणम_। गुणानां रूपसंस्थानादि । 
पुनरपि गुणानां लक्षणमधिक्ृत्य नारदप्रइन: । सत्यक्रतकथा । वाग्बीजो- 
च्चारणात्‌ सत्यव्रतस्य सिद्धिलाभ: | अम्बायज्ञविधि:। अम्बिकामखस्य 
विष्णुनानुष्ठानम_ । राजप्रइनोत्तर वेभववर्णनञ्च । युधाजिद्वी रसेनयोदो हि- 
त्रार्थ युद्धम_। युधाजित: सुदर्शनजिधांसया भरद्वाजाश्रमं प्रति गसलम_। 
विद्वामित्रकथोत्तरं राजपुत्रस्य कामबीजप्राप्ति. काशीराजस्य स्वसुत्ता- 
विवाहोद्योग:। सुदर्शनेत सह राज्ञां स्वयम्वरागमनम_। राजसंवाद- 
निवृत्तिपूवंक कन्याबोध: । राज्ञां कोछाहले कन्यासम्मतस्य राज्ञ: स्थानम_ । 


६४० पुर/ण-विमशं 


सुदर्शनविवाहः सुबाहोः कन्‍्याया विवाहरुच । महारणें शत्रुणां देव्या 
व्यापादनम_। देवीमहिमा काइ्यां दुर्गावासइच | अंविकात्तोषणं तत्पुरे 
देवीस्थापनञुच | नवरात्रविधेनृपाय व्यासेत कथनम_। कुमारिकाकथनम_ | 
रामायणकथाप्रइनः । रामशोक' । नारदेन ब्रत्तकथनम_॥ 
चतुर्थंस्कन्धे :--- 

कृष्णावतारप्रइन: । कर्मणो जन्मादिकरणत्वनिरूपणम_। अदिते: 
दशापकथनम_ । अधमजगत: स्थिति: । नारायणकथा। नराग्रजेनोवंशी- 
सृष्टि: | अहंकारावत॑नम_। प्रह्मादतारायणयो: समागम: प्रह्मादनारायण- 
योयुद्धम_। हरये भुगुणा शापदानम_ । गुक्रस्य मन्त्राभार्थ गमन शुक्र- 
मातुरवंधश्च | भृगुणा शुक्रमातुरुज्जीवनम_। जयन्त्या: बुक्रसेवार्थ प्रेषणम _। 
शुक्ररूपेण देवानां गुरुणा देत्यवनचना । देत्यानां शुक्रसम्प्राप्ति:। देवदानव- 
योयुंद्धणान्ति: । हरेर्नानावतारा: | सुराज्भुनानां नारायणाश्रप्ते ममनम_॥ 
दुष्टराजभाराक्रान्ताया मेदिन्या ब्रह्माण प्रात गमनम। देवें: शक्ति- 
स्तवनम_। वासुदेवांशावतारकथा | देवक्या: सप्तानां पृत्राणां बध:। 
देवानामंशावत्तारणम_। क्ृष्णजन्मकथनम_।| क्ृष्णकथा। पराशक्ते: 
सर्वज्ञत्वकथनम_। 
पदञ्चमस्कत्धे :-- 

विष्णोरपेक्षया रद्रस्य श्रेष्वम_। देवीमाहात्म्यवर्णनम_महिषोत्पत्ति. । 
देवेन्द्रेण सह समरोद्योग: । देवानां ससदि विमर्श:। देवसेनापराजय: । 
देवदानवयुद्धम_। पराभूताना देवाना कैलासगमनम_। जगदम्बायाः पलाश- 
समिधां ज्वालनयोत्पत्तिकथनम_। देवेमंहायुधेर्देव्यचंचम_। रक्तदृतसंवाद- 
कोत॑नम । महिषासु रसंसदि विमृद्यानाम्नो दृत्तस्य प्रेषणम । ता म्रस्थाग- 
मनोत्तरं बाष्कल-दुमुंखयो: प्रेषणम_। बाष्कलदुमुंखथोवंध: । ताम्रचिक्षु- 
र्योदेव्या वध: । महारणे5सिलोमादीनां निधनम_ | महिषासुरस्य देव्या 
संवाद: । मंदोदर्या: कथानकम_। महिषस्य वध: । देवे: कृता महादेवोस्तु- 
ति: अन्तर्धानोत्तरं वृत्तकथनम, । शुम्भासुरकथा। परादेव्या: सुरकार्यार्थ 
प्रादर्भाव:। कौशिकीतिप्रसिद्धाया देव्या गिरौ प्रादुर्भाव:। दूतसंवाद- 
कोत॑नम । धूम्रलोचनवध: । चण्डमुण्डयो: श्रोदेव्या सह युद्धम । रक्तबीज- 
युद्धम्‌ । रक्तबीधवध: शुम्भस्य युद्धस्य विस्तार: । शुंभस्य युद्धोद्योग: 
तिगुम्भवध: । शुम्भासुरवधा श्षितकथा । राजवेश्ययोश्चरित्रत्रयं सेवकयो- 
वर्ति। भुवनसुन्दर्या राज्ने कयत्तम। राज्ञे तापसोपदेश: । राजवेश्ययो- 
देग्या: प्रत्यक्षदर्शनम_ । 
धष्ठस्कत्घे :--- 

वृत्रदेत्यवधकथा रम्भः । त्रिशिरोवधवर्णनम, । पिन्राज्ञया वृत्रस्य तपोर्थ 
वनगसनम,_ । वृत्रेण वरगवेंण पराभूताना देवानां शंकरसमोपे गमनम । 


परिशिष्ट १ ६४९१ 


देवीस्तुत्या देवेबरप्रापणम्‌ | वृत्रदेत्यवधाश्रिता कथा। वासवस्य गुप्त- 
वासो नहुपस्य चेन्द्रपढेंडभिपेक:। नहुषेण प्राथिताया: शच्यारिचन्ता, 
देवोप्रसादतस्तस्या इन्द्रदशंवस्‌ | नहुषस्थाधःपात: तरिविवस्थ कर्मणो 
रूपकथनम्‌ । युगोदभवानां धर्माणा कथन सदसद्धमंविनिर्णयश्च | 
आडोवकमहायुद्धस्य तीर्थयात्राप्रसद्भधत उपवर्णनस गुन:शेपकथान्ते युद्धस्थ 
स्मरणम्‌ | वसिष्ठस्थ मिन्नावदुणापत्यत्वविस्तार:। निमेर्दह्ल्तरे गतिः 
हैहयानां कथा । हैहयेन भाग॑वाणा वध: | देवीकृपया भृगुवंशस्तृत्ति: | 
हैहयस्य कथा | हरेरश्विन्या जन्म | हथीजातस्य हरे कथानकंस्‌ । एकवी- 
राभिषेचनोद्धव॑वृत्तकथनम्र । एकावल्या: कथानकम्‌ | हैहय रू भृतः कालके- 
ठुना महायद्धमु। विक्षेपशक्तिकथत्तम्‌। व्यासेन स्वमोहापपादनस्‌ | 
नारदेनापि तथाकरणस्‌ । नारदस्य विवाह: | पुनरपि त्तस्येव विस्तारः। 
स्त्रीभावं गतस्य नारदस्य पुनः पुर्यत्वप्राप्ति:। हरिणा महामायाप्रमाव- 
कथनम्‌ । भगवतीध्यानादिकस््‌ । 
सप्तमस्कत्धे :--- 

सुंयंसोमोदभवानां कथारम्भ: | तदत्वयस्य विस्तार: | सुकन्यकाया- 
श्च्यवनाय प्रदानस्‌। सुकन्यादेवभिषजो. संवाद:) रविपुत्रप्रसादजा 
च्यवनस्य युवावस्था। शयतिय॑ज्ञकरणप्र्‌ | तत्राश्वितो: सोमपानम्‌ | तहंश- 
कथनम्‌ | ऋरकुत्स्थादोनामुत्पत्ति: | सत्यव्रतकथा । त्रिशद्भो: कथानकतन्र । 
त्रिशद्धो: स्वगंवास: | हरिब्चन्द्रे तृपे सति त्रिशद्धोविश्वामित्रेण समा- 
गम: । हरिइ्चन्द्रकथा | राज: पुत्रोत्तवः। शुनतःशेपवधाश्रया कथा। 
विश्वामित्रेण शृनःशेपस्थ मोचनम्‌ | हरिश्चन्द्रेण विव्वामित्रवेरम्‌ | 
हरिचन्द्रस्य राज्यविध्वंस: | नृपस्प दक्षिणादानयत्त: । तत्कृतः शोक: | 
हरिब्चन्द्रेणात्मविक्रय: | चाण्डालेन हरिश्चन्द्रक्रप:। . हरिब्चन्द्रस्थ 
चाण्डालगृहेजस्थानस्‌ । भूभृत: पुत्रभायाकथा। पत्नीमभिज्ञाय हरि- 
शचन्द्रस्य शोक:। हरिस्चन्द्रस्थ स्वर्गंवास:। शत्ताक्षी महिमा। 
राजवार्ताया: प्रश्न: | गौरीजन्म नावापीडोदभ4शच। पावेत्या हिमाल- 
याज्जन्म | जात्मतर््वानिरूपणमु | विव्वरूपदर्गनम्‌ | ज्ञानस्थ मोक्षार्थ- 
त्वम्‌ | मन्त्रसिद्धे: साधनम्‌ | ब्रह्मत्त्त्तम्‌ | भक्तिमहिमा | देव्या महोत्सव- 
व्रताति स्थानानि च | भगवत्तीपुजनम्‌ । ब्रह्म पूजाविधानम्‌ । 
अष्टमत्कन्धे :--- 

मनवे देव्या वरदानम्‌ ॥ वराहेण धरोद्धरणम््‌ । मनुवंशवर्णनम्‌ | 
प्रियव्रतकथाचकम््‌ ।  भूमण्डलस्थ विस्तार:। देवावर्णन॑  देव्यु- 
पास्तिश्च | मूलादृध्व॑महायंवर्गनम्‌ | इलावृत्तवर्णनम्‌ | वर्षान्तर्गतसेव्य- 
सेवकत्वकथनम्‌ | तन्न सेव्यसेवकरूपाणा वर्णनम्र्‌ । वर्षान्तरे क्रमप्राप्ता 

४९ पु० वि० 


६४२ पुराण-विमशश 


सेव्यसेवक्ता | द्वीपान्तरसमाचारः। शिष्रद्वीपसमाचार:। लछोकालोक- 

गिरिव्यवस्था । रवेगंमनमान्यादिप्रकार: | सोमादीनां गत्यनुसारेण 
विविध फलूम्‌ । ध्रुवमण्डलसंस्थानम्‌ ॥। राहुमण्डलं सूर्य॑चन्द्रोप रागब्च । 
तलादेवबंर्णनम्‌ । तलातलूस्थिति:। नरकस्वरूपम्‌ । वातकोपपादनम्‌ | 
शिष्टानां नरकाणा वर्णनम्‌ । देव्याराधनम्‌ । 
सवमस्क्षत्धे :-- 

सल्षेपेण शक्तिवर्णनम्‌ । पंचप्रकृतिसंभव: देवत्तादिसृष्टि:। सरस्वती- 
स्तोतन्रपृजादि । धर्मात्मजेन नारदाय सरस्वतीमहास्तोत्रकपनम्‌ । लक्ष्मी- 
गगाभारतीना जन्म पृथ्चीलोके। तासां शापोद्धारप्रकार: | गड्भादीनां 
समुरत्पत्ति: कलौ वत्तनन्च । शक्त्युत्पत्तिप्रसड्भधतों भूमिशक्ते: समुत्यत्ति:। 
धरादेव्या अपराधे कृते सत्ति नरकादिफलप्राप्तिकवनम्‌ । गड्भीत्पत्ति:। 
राधाक्ृष्णाउज्धस भवाया गद्भाया गोलोके समुत्यत्ति: | जाह्नवी नारायण- 
प्रिया जातेति कथनम्‌ । गड्भाविण्ण्वो: परस्परसम्बन्धकरणम्‌ | तुलस्यु- 
पाख्यान्षप्रइत: । महालक्ष्प्या राजगुहे जन्म। धर्मंध्वजधुतायास्वुलस्था: 
कथा । शद्भचूडेन तुल्स्या: सद्भुति: संवादज्च । तयोविवाहानत्तरं 
देवानां वैकुण्ठपप्तम्‌ | शह्बुचुडस्प देवें: नह संग्राम: । शबद्भचुडमहेश- 
योयुद्धम् । युद्धारम्भ, जनाद॑नेत शब्भूचृडस्यथ कवचहरणम््‌ ५ तुलसीसंगम- 
वर्णन तन्माहात्म्यश्ञ | महामन्त्रसहितं तुलसीपूजनम्‌ । सा वेत्याख्यानस्‌ । 
तस्या राजोदरे जन्म | अध्यात्मप्रश्न' । दानवर्मफलम्‌ । तानादाचफलूमु । 
सावित्ये मूलशक्तिमहामन्त्रदानम्‌ । पातकाना फलानि । कुण्डेपु ये पतन्ति 
तेषां लक्षणम्‌ | अवशिष्टाना कुण्डाना कथनम्‌ । पुनरपि शिष्टाना कुण्डानां 
कथनम्‌। देवीभक्त्या यमतुरीत्रयताशकथनमु। कुण्डत्तां लक्षणम्‌ । देवो- 
महोत्कर्प: | महालक्ष्म्याख्यानम्‌ । लक्ष्मीजन्मादेर्ना रदाय कथनम्‌ । शक्रस्प 
ब्रह्मलोक॑ प्रत्ति गमचम्‌ । महालक्ष्म्यचे उक्रमादि | स्वाहशक्तेरपाख्यानम्‌ । 
स्वधायाः समुपाख्यानम्‌ | दक्षिणाया उपाख्यानम्‌ । षष्ठोदेग्या उपासख्या- 
नम्‌। मंगलचण्ड्या: कथा। मनसाया: कथास्तोत्रादि । सुरभ्याख्यानमु | 
राधाया दुर्गायाश्च चरित्रमु | 
दशमस्क्ृत्ध +--- 

मनोः स्वायम्भुवस्याख्यानम्‌ । भगवत्या विन्ध्याद्रिगमनम्‌ । विच्ध्ये 
भानुमागंनिरोध: । वृषध्वजस्तुतिस्तस्मै वृत्तान्तकथनञ्चय । महाविष्णुस्तो- 
त्रमु | अगस्त्ये्त देवीप्रार्थनातो विष्ध्याद्रेवृद्धिकुण्ठनम्‌ | झुनिना विन्ध्य- 
वृद्धिकुण्डनम्‌ । स्वारोचिपस्य मततो: कथा। चाक्षुबस्थ मनो: कथा। 
सावर्णेमंत्तोीं: कथा | महाकालीचरितम्‌ । महालक्ष्मीमहासरस्वत्योश्चरि- 
तम्‌ । नवमादिमनूता चरित्रवर्णनम । 


परिशिष्ट १ दर 
एकादशस्कस्धे :--- 
प्रातःकृत्यम्‌ । शोचादिविधि:। स्तानादिविधि: रुद्राक्षधारणमहिमा 
च। रुद्राक्षणां वहुविधत्वकथत्तम्‌ | जपमालाविधानम्‌ | रुद्राक्षमहिमा | 
एकवकत्रादि रुद्राक्षाणां वण॑न्म्‌ । भूतजुद्धि: । शिरोत्रतविधानम्‌। गौण- 
भस्मा दिवर्णनस्‌ । त्तस्थ त्रिविधत्वं माहात्म्यज्च । भस्मधारणविस्तर: | 
भस्मतो-महिमा । विभूतिधारणमाहात्म्यम्र । त्रिपुड्रीध्व॑पुण्डयोम॑ हिमा | 
सब्ध्योपासनम्‌ । सन्ध्यादिकृृत्यन्‌ । पृर्णोप्चारादिकथतस्‌ । सध्याक्ष- 
संध्याकरणन्‌ । ब्रह्मययज्ादिकन्‌ | गायत्रीपुरटदचरणम्‌ | वैश्वदेव[दिकम | 
भोजनान्ते करणीयं तप्तक्ृच्छादिलक्षणश्ञ : काम्यकर्मसंग्रहणं प्रायद्चित्त- 
विधानब्व | 
हादशस्कन्धे :--- 
गायत््या ऋष्यादिकथन्म्‌ । वर्णानां शक्त्यादि। जगन्म्रातुः 
कवचन्‌ । गायत्रीहृदयन्‌ । गायत्रीस्तोत्रम। गायतन्रीनामसहस्रम्‌ । दीक्षा- 
विधि: | केनोपनिषत्कथा। गौतमशापेन ब्राह्मणानामन्यदेवत्तोपासनश्रद्धा | 
द्वीपवर्णनम्‌ | पद्मरागादिनिर्मित्प्राकारवर्णनस्‌ । चिन्तामणिगृहवर्णनम्‌ | 
जनमेजयेन देवीमखकरणम्त्‌ । उपसंहार: पुराणफलदर्शनश्व । 
( ७ ) भविष्यपुराणम्‌ 
तत्प्रतिपाद्यविषयाइच नारदीयपुराणे ४ पा० १०० अ० उक्ता यया ३--- 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि पुराणं सर्वेसिद्धिदम्‌ । 
भविष्यं भवतः स्वेलोकाभीष्टप्रदायकम || 
तत्राहं॑ सर्वदेवानामादिकर्त्ता समुयत्तः। 
सुष्ट्यर्थ यत्र सञ्जातो मनु: स्वायम्भुव: पुरा (| 
समां प्रणम्य पप्रच्छ धर्म सर्वाथंसाधकम | 
बहं तस्में तदा प्रीत: प्रावोच धर्मसंहिताम | 
पुराणानां यदा व्यासो व्यासब्ञक्रे महामतिः | 
तदा तां संहिता सर्वा पञ्चधा व्यभजन्मुनि: ।| 
अघोरकल्पवृत्तान्तनानाइचर्यकथाचिताम्‌ | 
तन्न प्रथमपवरणि :--- 
“तत्रादिमं स्मृतं पव ब्राह्मं यत्रास्त्युपक्रम: । 
सृतशौनकसवादे पुराणप्रश्नसक्रमः ॥ 
आदित्यचरितप्राय: सवख्यानसमाचितः | 
सुष्य्यादिलक्षणोपेत: . शास्त्रसरव॑सरूपक: ॥ 
णस्तलेखकलेखानां लश्षणञ्च॒ तत्त: परम । 
संस्काराणाअ सर्वेपां लक्षणञ्चात्र कीतितम्‌ ॥ 


६४४ पुराण-विमर्ण 


पक्षत्यादिनिधीनाद कल्पा: सप्त च कीतिता: | 
अष्टमाद्या: भेपकल्पा वेष्णवे पर्व॑णि स्मृता ॥। 
शैवे व कामतो भिन्ना सौरे चान्त्यकथाचय:ः | 
प्रतिसर्गान्वयं पश्चान्नानास्यानसमाचित्तम्‌ ॥ 
पुराणस्योपसंहार: सहित पर्व. पंचमन्‌ | 
एषु पञ्चसु पूवस्मिन्‌ ब्रह्मणों महिमात्रिक:॥ 
द्वितीय-तुततीय-चतुर्थ-पश्चमपर्वसु :-- 
“घर्मे कामे च मोक्षे तु विष्णे,श्चापि शिवस्य च । 
द्वितीये च तृतीये च सौरो वर्मचतुष्टये ॥ 
प्रतिसर्गाह्वयन्त्वन्त्य॑ प्रोक्त सत॑ कथाचितन्‌ | 
एतउड्भूविष्य निर्दिष्ट प्व॑ व्यासेन घीमता ॥ 
चतुर्दशसहस्र तु॒ पुराण परिकीतितन्‌ | 
भविष्यं सर्वदेवानां साम्यं यत्र प्रकोतितम्‌ । 
गुणाना तारतम्येत सम ब्रह्मेति हि श्रुति: ॥” 
तत्फलश्रुति: :--- 
तल्लिखित्वा तु यो दद्यात्पौष्यां विद्वान्विमत्सरः। 
गुडघेनुयुत्ं हेम वस्त्रमाल्यविभूषणे: ॥ 
वाचकम्पुस्तक॑चापि पूजयित्वा विधानत:ः। 
गन्धाययेभोज्यभक्ष्येश्च कृत्वा सीराजनादिकम्‌ ॥ 
यो वे जितेन्द्रियो भुत्वा सोपवास: समाहित: | 
अथवा यो नरो भवक्‍त्या कीठंयेच्छुणुयादपि ॥! 
स मुक्त: पतकेर्घोरे. प्रयाति ब्रह्मण: पदन्‌। 
योध्प्यनुक्रमणीमेता भविष्यस्थ निरूपिताम | 
पठेद्ठा श्षणुयाच्चेत्रौ भुक्ति मुक्तिज्च विन्दत: ॥ 
( ८ ) नारदोयपुराणम्‌ 
तद्दिषयाइच ४--- 
“अुणु विप्र | प्रवक्षयामि पुराणं नारदीयकस्‌ । 
पञ्चविशतिसाहसं वृह॒च्चित्रकथाश्रयम्‌ ॥ १ ॥ 
तन्र पुर्वेभागे प्रथमपादे :--- 

'. “सृत-शौनकसंवाद: सृष्टिसंक्षेपवर्णनम | 
नानाधर्मकथा: पुण्या प्रवृत्त,. समुदाहता:। 
प्राग्भागे प्रथमे पादे संनकेन महात्मता | 

पृ्वेभागें द्वितोषपादे :-- 
द्वितीये सोक्षघर्माख्ये मोक्षोपायनिरूपणन्‌ । 
वेदाड्भानाञ्च कथन शुकोस्पत्तिस्च विस्तरात्‌ । 
सनत्वन्तेन गदिता नारदाय महात्मने ॥”! 


परिशिष्ट १ 


पुर्बंभागे तृतीयपादे :--- 


महातनत्रे समुहि्ठय परणुपाशविमोक्षणस्‌ । 


मन्त्राणा शोधन दीक्षा मन्‍्त्रोद्धाररच पुजनमस्‌ ॥ 


प्रयोगा: कवच चैव सहस्न॑ स्तोन्रमेव च । 
गणेशसुर्यक्षिष्णणा शिवशक्षत्यो रलनुक्रमात्‌ । 
सनत्कुमारमुनिता नारदांय तृतीयके ॥” 


युद्दभागे चतुर्थपा 


तत्फलशुतिः 


पुराणलक्षणञज्चेव प्रमाणं॑ दानमेव च। 


पृथक पृथक समुहष्ट दानकालपुर सरस्‌ ॥ 


चेत्रा दिसवंमासेष तिथीनां च पृथक पृथक | 
प्रोक्तम्प्रतिपदानीना ब्रत॑ सर्वाघनाशनस ॥ 
सनातनेन मुनिना चारदाय चतुथके। 
पृ॑ंभागोध्यमुदितो वृहदाख्यानसलिज्ञत्त: ॥!' 


अस्योत्तरे विभागे तु प्रश्न एकादशीत्रते | 
वशिष्ठेता 3 संवादो मान्धातु' परिकीतित: ॥ 
रुक्‍्माज्भदकथा पुण्या मो हच्युत्पत्तिकर्म च। 
वसुशापश्च मोहिन्ये पश्चादुद्धरणक्रिया | 
गंगाकथा पुण्यतमा गयायात्रानुकीत्तंनम | 
काश्या माहात्म्यमतुल्म्पु रुपोत्तमवर्णनस्‌ ॥ 
यात्राविधान क्षेत्रस्य वह्नाल्यानसमल्वित्तम | 
प्रयागस्थाथ माहात्म्यं कुरुक्षेत्रस्य तत्परस्‌ ॥ 
हरिद्वारस्य चाख्यानं कामोदाख्यानकन्तथा | 
बदरीतीथंमाहात्म्यं कामाख्यायास्तथंव च | 
प्रभासस्य च माहात्म्यं पुराणाख्यानकन्तथा । 
गौतमाख्यानकस्‌ पद्चाद वेदपादस्तवस्तत्त: ॥ 


गोकर्णक्षेत्रमाहात्म्यं॑ लक्ष्मणाख्यानक॑त्तथा | 


सेतमाहात्न्यकथर्॑ नर्मदात्तीयंवर्णनस्‌ ॥ 
अवन्त्याइचेव माहात्म्यं मथुरायास्ततः परम। 
वृुन्दावनस्यथ महिमा वसो्रह्मान्तिके गत्ति:। 
मोहिन्तीचरितम्‌ परवादेवं वे नारदीयकम्‌ ॥ 


+ 


यः श्णोत्ति नरो भकत्या श्रावयेद्धा सनाहितः। 
स याति ब्रह्मणो धाप नात्र कार्या विचारणा ॥ 


६४५ 


६४६ पुराण विमर्श 


यस्त्वेत्तदिषपूर्णायां घेनुना सप्तकाचित्तम्‌ 
प्रदद्याद द्विजवर्याय स लमेन्‍्मोक्षमेव च ॥ 
यदचानुक्रमणीमेतां नारदीयस्य वर्णयेत्‌ । 
श्ृणुयाद्वेकचित्तेन सोषपि स्वर्गंगतति लमेतु ॥ 
( ९ ) मार्कण्डेयपुराणस्‌ 
तत्प्तिपाद्यविषयाश्च नारदपुराणे पृवभागे ८७ अ> उक्ता यथा :-- 
“यत्राधिकृत्य शकुनीन्‌ सर्वधमेनिरूपणम्‌ । 
मा्क॑ण्डेयेन मुनिता जेमिने: प्राक्‌ समीरित्तम्‌ ॥ 
पक्षिणां धर्मंसंज्ञानां ततो जन्मनिरूपणम्‌ | 
पृ्व॑जन्मकथा चेषा विक्रिया च दिवस्पते- ॥ 
तीथंयात्रा बलस्यात्ो द्रौपदेयकथानकम्‌ | 
हरिइ्चन्द्रकथा पुण्या युद्धमाडीवकाभिधम्‌ ॥ 
पितापुत्रसमाख्यानं. दत्तात्रयकथा ततः। 
हैहयस्याथ चरितं. महाख्यानसमाचितम्‌ ॥ 
मदालसाकथा प्रोक्ता छ्लर्कांचरिताचिता | 
सुप्टिसंकीतन पुण्य॑ नवधा प!रकीत्तितम्‌ ॥ 
कल्पान्तकालनिर्देशों यक्ष्मसुप्टिनिरूपणम्‌ | 
रुद्रादिसृष्टिरप्युक्ता. द्वीपवर्पानुकीत्त॑नम्‌ ॥ 
मनुना च कथा नाना की ततित्ता: पापहारिका: । 
तासु दुर्गाकथात्यन्तं पुण्यदा चाष्टमेहन्तरे ॥ 
तत्पश्चात्प्रणवोत्पत्तिस्त्रयीतिज:समु:ड्ूवः |! 
मात्तंण्डस्य च जन्माख्या तन्माहात्म्यसमाचिता ॥ 
वेवस्व॒तान्वयब्चापि वत्सव्याइचरितं ततः। 
खनिन्रस्य तत्त: प्रोक्ता कथा पुण्या महात्मन-॥। 
मविक्षिच्चरितं चेव किमिच्छ॒व्रतकीतंनम्‌ । 
नरिष्यन्तस्प चरितमिक्ष्वाकुचारितं तत्तः॥ 
तुलस्याबचरितं परचाद्रामचन्द्रस्य सत्कथा । 
कुशवंशसमाख्यानं॑ सोमवंशानुकीतंनस ।। 
पुरूरव:कथा पुण्या नहुषस्थ कथादभुता । 
ययात्तिचरित पुण्य यदुवंशानुकीतेनम्‌ ॥ 
श्रीकृष्णवालचरितं माथुर चरितं त्ततः। 
द्वारकाचरित्तञ्ञाथ कथा सर्वावतारजा॥। 
ततः साख्यसमुद्देश: प्रपब्चासत्त्वकीत्तंनम्‌ । 
मार्कण्डेयस्य चरित॑ं पुराणश्रवर्णं फलम्‌ । 


परिशिष्ट १ द्ड्छ 


यः श्णोत्ति नरो भकत्या पुराणमिदमादरात््‌ । 

मार्कण्डेयाभिधं वत्स से लमेत्परमां गतिम्‌ ॥ 

यस्तु व्याकुरुते चेत्तच्छेव॑ स लभते पदम्‌। 

तत्पयच्छेल्लिखित्वा य. सौवर्णंकरिसंयुतम्‌ ॥ 

कार्तिक्यां द्विजतर्याय स लभेद्‌ ब्रह्मण: पदम्‌ | 

श्णोति श्रावयेद्वापि यब्चानुक्र मणीमिमाम्‌ ॥ 

मार्कण्डेयपुराणस्य स॒लभेद्वाड्छितम्फलम्‌ | 

( १० ) अग्निपुराणन 
तत्रतिपाद्यविषयाइच ;--- 
भगवत्तो5वत्ता र:, सृष्टिप्रकारः, विष्णपजा, म॒द्रादिलक्षणम्‌, दीक्षा 
अभिषेक:, मण्डपलक्षणस्‌, कुशमार्जनविधिः, पविन्नारोप', देवता- 
यतनादिनिर्माणप्रका रः, शालग्रामलक्षणपजे, देवप्रत्तिष्ठानियामकदीक्षा 
देवप्रतिष्ठाविधि', . ब्रह्माण्डस्वरूप गड्जादितोथंमाहात्म्य॑ दीप- 
वर्णनम्‌, ऊद्ध्वाधोलोकवर्णनम्‌, ज्योतिश्चक्रस्वरूपस्‌। यद्धजयोपा- 
य्रषट्कमंविधानम्‌, यन्त्रमन्‍्त्रौषधप्रकार:, कुड्जिकार्चनविधि', कोटिहोम- 
विधानम्‌, ब्रह्मचय्य॑धर्म', श्राद्धकल्प:, ग्रहयज्ञ:, वेदिकस्मात्त॑कम्मंणी 
प्रायद्चित्तम, तिथिभेदे ब्रतभेद:, वारब्रतनक्षत्रव्नते, मासव्रतम्‌, दीपदान- 
विधि:, नृत्तनव्यूह।रम्भादि, त्रकनिरूपणम्‌, दानब्रतम्‌, नाडीचक्रस । 
सन्व्याविधि:, गायत्र्यर्थ:, शिवस्तोत्र, राज्याभिषेक:, राजधम्मे:, राजाध्ये- 
यशास्त्रमू, शुभाशुभगकुन्ादि, मण्डलादि, रमणदीक्षाविधि:, श्रीरामनति 
रललक्षणम्‌, धनुविद्या, व्यवहारविधि:, देवासुरयोयुद्धमू, आयुवद 
गजादिचिकित्सा, पूजाप्रका र: । शान्तविधि:, छुन्द शास्त्रमु, साहित्यम्र, 
शिष्टानुशासनम्‌, सुष्ट्यादिप्रलयवर्णने, शारीरिकरूपम्‌, नरकवर्णनम्‌, 
योग:, ब्रह्मज्ञानम्‌, पुराणमाहात्म्यञ्च | 
( ११ ) ब्ह्मवेबर्तपुराणम्‌ 
तत्प्रतिपाद्यविषयाइच बृहुन्नारदीयें ४ पा० १०१ अ० उक्ता यबथा-- 

आणु वत्स प्रवक्ष्यामि पुराणं दशर्म त्व | 

ब्रह्मववत्तक नाम वेदमार्गानुदशकम्‌॥। 

सावर्णियत्र भगवान्‌ साक्षादेवर्षयेडतिथि: | 

नारदाय पुराणार्थ प्राह्‌ स्वमलौकिकम्‌ ॥। 

धर्माथंकाममोक्षाणां सार: प्रीतिहंरी हरे। 

तयोरभेदसिद्धयर्य ब्रह्मवेवत्तमुत्तमम्‌ ॥॥ 

रथन्तरस्य कल्पस्य वृत्तान्तं यन्‍्मयोदितम्‌ । 

शत्तकोटिपुराणं त्तत्‌ संक्षिप्य प्राह वेदबितु ॥ 


६५० 


उत्तरभागे : 


पुराण-विमर्ण 


प्रायश्चित्तान्यरिष्टानि काशीश्रीशेलवर्णनम्‌ । 
अन्धकाख्यानक पश्चाद वाराहचरितं पुनः ॥ 
नूसिहचरितं. पश्चाज्जलन्ध रवधस्तत्त: । 
होव॑ सहस्ननामाथ दक्षयनविनाशनम्‌ ॥ 
कामस्य दहन॑ पदचाद गिरिजाया: करग्रह: । 
ततो विनायकाख्यानं नृत्याख्यान शिवस्य च ॥ 
उपमन्युकथा चापि पूर्व॑भाग इत्तीरित:॥” 


५ अब + 


विष्णुमाहात्म्यकथनमम्वरीपकथा. त्तः | 
सनत्कुमा रतन्दीशसवादइच ( नमुने ॥ 
शिवमाहात्म्यसयुक्तस्तानयागा[दिक॑ ततः | 
सूयपृजाविधिश्चेव शिवपूजा च मुक्तिदा ॥ 
दानानि वहुधोक्तानि श्राद्धप्रकरणन्तत:। 
प्रतिष्ठा तत्र गदिता ततो5धोरस्य कोत्तंनम्‌ ।। 
व्रजेश्वरी-महा विद्या-गायत्रीमहिमा तत्त:। 
व्यम्वकस्य च माहात्म्यं पुराणश्रवणस्य च | 
एतस्योपरिभागस्ते लेगस्य कथितो मया। 
व्यासेन हि निवद्धस्य रुद्रमाहात्म्यसूचिनः ॥ 
लिखित्वेत्तत्युराणन्तु. तिलघेनुसमाचितम्‌ । 
फाल्गुन्या पूणिमार्या यो दद्याद्भधक्त्या द्िजायते ॥ 
यः पठेच्छुणुयाद्वापि लेज्ध पापापहं नरः। 
स भुक्तभोगो लोके5स्मिन्नन्ते शिवपु रम्त्नजेतु ॥ 
लिगानुक्रमणीमेता पठेद्च: शणुयात्तथा | 
तावुभी शिवभक्तौ तु लोकद्वितयभोगिनौ ॥ 
जायेतां गिरिजाभत्तु. प्रसादान्नात्र संशय:। 


( १३ ) वराहपुराणम्‌ 


तहिषयाब्व नारदीयपुराणे पृव॑भागे बृहदुपाख्याने चतुर्थभागे १०३: 
अध्याये उक्ता यथा-- 


श्रीक्षदोवाच :--- 


शरण बत्स | प्रवक्ष्यामि वाराह वे प्राणकर्म्‌ ॥ 
भागद्ययुत्त शब्वद्विष्णुमाहात्म्यसूचकम्‌ ॥ 
मानवस्य तु कल्पस्य प्रसझ्भ॑ मत्कृतं पुरा। 
निबवन्ध पुराणे5स्मिइ्चतुव्विशसहस्रके | 


कि 


री 


3४५ 


परिशिष्ट १ 


व्यासो हि विदृषां श्रेष्ठ: साक्षान्तारायणो भुवि । 
त्त्रादा गुभसंवादः स्मृत्तो भूमिवराहयो: |” 
ततन्न पुर्वभागे :--- 
“अथादिद्धत्तवृत्तान्ते रभ्यस्यथ चरितं तत्त: | 
दुज्जयाय च तत्पव्चाच्छाद्धकल्प उदीरित: ॥ 
महातपस आख्यानं गौय्यृत्पत्तिस्ततत: परम | 
विनायक्स्य नागानां सेनान्‍्यादित्ययोरपि ॥ 
गणानाञ्च त्तथा देव्या धनदस्य वृषस्थ च | 
आख्यानं सत्यत्तपसो व्रत्ताख्यानसमन्वित्तम | 
अगस्त्यगीत्ता त्तत्पद्चाद्ुद्रगीत्ता प्रकीत्तिता। 
महिषासुरविध्व॑ंसे माहात्म्यञ्च त्रिशक्तिजम्‌ ।। 
पर्व्वाष्यायस्तत्त: श्वेत्तोपाख्यानं गोप्रदानिकम्‌ । 
इत्यादिकृतवृत्तान्त॑ प्रथमोहेशनामकस्‌ ॥| 
भगवद्धरंके.. पश्चादब्रततीर्थकथानकम्‌ | 
द्वात्रिशदपराधानां प्रायश्चित्तं शरीरकम्‌ || 
तोर्थानाज्चापि सब्वेषां माहात्म्यं पुथगीरितम्‌ । 
मथुराया विदेपेण श्राद्धादीना विधिस्तत: || 
वर्ण यमलोकस्य ऋषिपुत्रप्रसद्धत्त:। 
विपाकः कर्म्मणाञ्चेंव विण्णुव्रत्तनिरूपणम ॥॥ 
गोकर्णस्य च माहात्म्यं कीत्तितं पापनाशसम््‌ । 
इत्येष पुवंभागो5स्य पुराणस्य निरूपित: ॥ 
उत्तरभागे :-. 
उत्तरे प्रविभागे तु पुलस्त्यकुरुराजयोः । 
संवादे सर्व॑त्तीर्थानां माहात्म्यं विस्तरात्पुथक्‌ | 
अशेषधर्माश्चाख्याता: पौष्करं पुण्यपव॑ च | 
इत्येवे त्तव बाराहूं प्रोक्तं पापविनाशनम्‌ ॥ 
तत्फलक्षुति; ;:-- 


पठता श्ण्वत्ताम्वेव भगवद्धक्तिवद्धंनम | 
काञ्चनं गरुड॑ कृत्वा तिलघेनुसमाचित्तम्‌ ॥ 
लिखित्वेतच्च यो दद्याच्चेत््यां विप्राय भक्तित्त: 
स॒ लम्ेह्ेष्ण धाम देवषिंगणवन्दितः |॥ 
यो चाजुक्रमणीमेतां श्वुणोत्यपि पठत्यपि। 


सो5॑पि भक्त लभेद्विष्णौ संसारोच्छेदका रिणीम्‌ ॥ 


६५१९ 


६५४ 


पराण-विमद 


पुराणकीत्त॑न॑ तद्घत्‌ क्रियायोगस्तथैव च। 
ब्रतं॑ नक्षत्रसंख्याक॑ मार्कण्डशयन तथा | 
कृष्णाध्मीत्रत॑ त्तद्द्रोहिणीचन्द्र संभित्तम । 
तडागविधिमाहात्म्य॑ पादपोत्स्ग एवं च ॥ 
सौभाग्यशयनं. त्तहदगस्त्यव्रतमेव च। 
तथानन्ततृत्तीया तु रसकल्याणिनों त्तथा ॥ 
आर्द्रोनन्दकरी ततद्वदव्नतं सारस्वतं पुनः । 
उपरागाशिषैकश्च सप्तमोस्तपन॑ पुनः ॥ 
भीमाख्या द्वादश्ी तदृदनद्भशयनं त्था। 
अशुन्यशयन तद्गत्तथवांगा रकब्रतम्‌ ॥ 
सप्तमीसप्तक॑ं त्तद्॒द्विशोकद्वादशी तथा | 
मेरुप्रदान॑ दशधा ग्रहशान्तिस्तथव च ॥ 
ग्रहस्वरूपकथन॑ तथा शिवचतुदईशी | 
तथा सर्वंफलत्याग: सुरयंवारत्रत तथा। 
संक्रान्तिस्पपन॑  तद्द्विभूतिद्वादशीवतम्‌ । . 
पष्टिब्रतानां माहात्म्य तथा स्तानविधिक्रम: || 
प्रयागस्य तु माहात्म्यं सम्तीर्थानुकीत॑नन्‌ । 
पैलाश्रमफलं तद्वद द्वीपलोकानुकीतंनम्‌ | 
तथान्तरिक्षचारनच श्रुवमाहात््यमेव च। 
भवत्तानि सुरेन्द्राणां त्रिपुरायोधन॑ त्तथा ॥ 
पित॒पिण्डदमाहात्म्य॑ मन्वन्तरविनिर्णय, । 
वजाजुस्य तु सम्भूति: तारकोत्पत्तिरेव च ॥ 
तारकासुरमाहात्म्य॑ ब्रह्मदेवानुक्रीर्त्तनम्‌ । 
पावंतीसम्भवस्तद्वत्‌ तथा शिवत्तपोवनम्र | 

अनजुदेहदाहस्त रतिशोकस्तथंव च। 
गोरीतपोवन तद्द्विश्वनाथप्रसादनम्‌ ॥ 
पावत्तऋषिसंवादस्तथेवोद्दाहमद्भलय । 
कुमारसम्भवस्तद्वत_ कुमारविजयस्तथा ॥ 
तारकस्य वधो घोरो नरसिंहोपवर्णनम्‌ | 
पद्मोज्भूवविसर्गस्तु॒ तथेवान्धकधघातनम ॥। 
वाराणस्यास्तु माहात्म्य नमंदायास्तथैव च | 

प्रवरानुक्रमस्तद्वततू. पितृनाथानुकोर्त्तनम्‌ ॥ 
ततोभयमुखीदानं दान क्ृष्णाजिनस्थ च। 
तथा साविव्युवाख्यान॑ राजधर्मास्तथेव च | 


अस्मात्‌ पुराणादपि पादमेक पठेत्तु यः सोडपि विमुक्तपापः । 
तारायणाख्यं पदमेति नूनमनज्भवहिव्यसुखानि भुडस्के ॥ 


प्रिशिष्ट १ 


यात्रानिमित्तकथनं स्वप्समाड्डल्यकीत्तंनम्‌ । 
वामनस्य तु माहात्म्यं त्थैवादिवराहकम्‌ | 
क्षीरोदमथन तद्वत्कालकूटाभिशासनम्‌ | 
प्रासादलक्षणन्तद्वन्मण्डपानान्तु लक्षणम्‌ ॥ 
पुरुवंश तु सम्प्रोक्त भविष्यद्राजवर्णनम्र्‌ । 
तुलादानादि बहुशो महादानानुकीत्तंनम््‌ ॥ 
कल्पानुकीत्तंन॑ त्तद्वदग्रन्थानुक्रमणी तथा । 
एतत्पविन्रमायुष्यमेतत्कीतिविवर्धनमू । 
एतत्पवित्र कल्याणं महापापहर शुभस्‌ | 


( १६ ) कूर्मपुराणस्‌ 


दप५ 


व्यासप्रणीतेषु अष्टादशमहापुराणेषु पञ्चदशे पुराणों तत्प्रतिपाद्यवि- 
'धयाइच बृहन्ना रदीयें दशिता यथा-- 


-श्रोन्नह्मोवाच 


सत्युवेधागे : 


है [२ क-म०>न, 
* 


शृणु वत्स | मरीचेथ्य प्राण कृम्म॑संज्ञित्तम्‌ । 
लक्ष्मीकल्पानुचरितं यत्र कृम्मंवपुहरि: | 


धर्म्मार्थकाममोक्षाणा माहात्म्यज््च पृथक पृथक्‌ । 


इन्द्रद्मम्नप्रसड्भेल प्राहर्विभ्यो दयाधिकम्‌ ॥ 
तत्सप्तदशसाहस्॑ सचतु:संहित॑ शुभम्‌ । 


यत्र ब्राह्मयथा ( सहितया ) पुरा प्रोक्ता धर्म्मा तानाविधा मुने ॥ 


नानाकथाप्रसद्भेल नृणा सदगतिदायका: ।” 
“सत्र पृ्वविभागे तु पुराणोपक्रम: पुरा। 
लक्ष्मीप्रद्यम्तसंवाद:. कृ्मंपिगणसद्भूथा ॥। 
वर्णाश्रमाचारकथा जगदुत्पत्तिकीत्तनम््‌ | 
कालसंख्या समासेन लयान्ते स्तवनं विभो: || 
तत: सडछ्षेपत्त: सर्ग: शाडूर चरितं त्था। 
सहस्ननाम पावंत्या योगस्य च निरूपणम्‌ ॥ 
भृगुवंशसमाख्यानं॑ त्त्तः स्वाण्म्भुवस्य च ॥ 
देवादीनां. समुत्पत्तिदंक्षयज्ञाह॒तिस्तत्तः ॥। 
दक्षसुष्टिकथा पश्चात्‌ कश्यपान्वयकीत्तंनम्‌ । 
आत्रेयवंशकथनं क्ृष्णाय चरितं शुभम्‌ ॥ 


६५६ पुराण विमर्ण 


$ 


माकण्डकृष्णसवादाी व्यासपाण्डवर्संकथा | 
युगधर्म्मानुकथन॑ व्यासजेंमिनिकी कथा ॥ 
वाराणस्याध्च माहात्म्यं प्रयागस्य ततः परम । 
त्रेलोक्यवर्णनञडचेव वेदशाखानिरूपणम्‌ ॥” 
तदुत्तरभागे :-- 
उत्तरेषस्य विभागे तु पुरा गीतेब्बरी तत्त:। 
व्यासगीता ततः प्रोक्ता नाना धम्मंप्रवोधिनी | 
तानाविधाना त्तोर्थानां माहात्म्यन्च पुथक ततः | 
तानाधर्मप्रकथनं ब्राह्मीयं सहिला समता |) 
अतः परं॑ भगवती संहितार्थनिरुपणे | 
कथिता यत्र वर्णानां पृथग्‌ वृत्तिरुदाहृता ॥ 
तदुत्तरभागे भगवत्याख्यद्विततीयकृहिताथा: पडचसु पादेपु-- 
“पादेष्स्या: प्रथमे प्रोक्ता ब्राह्म णानां व्यवस्थिति: | 
सदाचारात्मिका वत्स ! भोगसौख्य विवद्धिनी ॥ 
द्वितीये क्षत्रियाणान्तु वृत्ति: सम्यवप्रकातिता । 
यया त्वाब्न्तिया पाप॑ विधुयेह क्रजेद्दिवमु ॥ 
तृत्तीये वेश्यजात्ीनां दृत्तिरक्ता चतुविधा। 
यया चॉारितया सम्बग्‌ रूमते गतिमुत्तमाम्‌ ॥ 
चतुर्थ लस्यास्तथा पादे शाद्रवृत्तिरदाहता | 
यया सन्तुष्यत्ति श्रीशों नृणा श्रेयोविवद्धन: | 
पञ्चमेःस्यास्तत: पादे वृत्ति: सद्ध रजन्मनाम्‌ । 
यया चरित्तया5ःप्तोति भाविनीमुत्तमां जनिम्त ॥| 
इत्येपा पञ्चपाण्ुच्ग छ्विततीया संहिता सुने । 
तृतीयात्रोदिता सौरी नृर्णा कामविधायिनी ॥ 
पोढा पटकर्मसिद्धि सा वोधयन्ती च कामिनाम्‌ । 
चतर्थी वेष्णवी नाम मोक्षदा परिकीतिता॥ 
चत प्पदी हिजातीनां साक्षादव्रह्मस्वरूपिणी | 
ता. क्रमात्‌ पटचतुद्गीपसहुखा: परिकीर्तित्ता: ॥ 
तत्फलश्रुति: :--- 
“एत्तत्कूम॑पुराणन्त्‌ चतुर्वर्गफलग्रदम्‌ | 
पठता आऋण्वतां न॒णा सर्वोत्तृष्रगतिप्रदस ॥ 
लिखिल्वेतत्त यो भकक्‍त्या हेमकर्मंसमसन्वितम्‌ | 
व्राह्मणायायने दद्यात्‌ स यात्ति परमां गतिस्‌ ॥ 


परिशिष्ट १ 


( १७ ) स्कन्‍्दपुराणस्‌ 


दए्ज, 


तत्पतिपाद्यविषयाश्च 
श्रीनारदीयपुराणे पूर्वभागे बृहदुपाख्याने चतुर्थथादे १०४ अध्याये उक्ता 
यथा-- 
ब्रह्योवाच :--- 


शृणु वक्ष्ये मरीचे च॒ पूराणं स्कन्दसंजितम्‌ । 
यस्मिन्‌ प्रतिपद साक्षान्महादेवो व्यवस्थितः ॥॥ 
पुराणे शतकोटो ठ यच्छेव॑ वर्णितं मया | 
लक्षितस्यार्थंजातस्य सारो व्यासेन कीतित: ॥| 
स्कन्दाह्वयस्थात्र खण्डा: सप्तेव परिकल्पिता:॥ 
एकाशी ततिसहरुत्तु स्कानदं॑ सर्व्वाधकृन्तनस्‌ ॥ 

यः श्ूणोति पठेद्गापि स तु साक्षाच्छिवः स्थित्त: ।_ 
यत्र माहेश्वरा धर्मा: षण्मुखेत प्रकाशिताः। 
कल्पे तत्पुरुषे वृत्ताः सवंसिद्धिविधायिका: ॥ 


तन्न माहेश्वरखण्डे :-- 


“त्तस्य माहेश्व रइचाद्यः खण्ड, पापप्रणाशनः ॥ 
किश्विन्यूनाकसाहस्रो बहुपुण्यो बृहत्कथ । 
सुचरित्रशतैयूक्त: . स्कन्दमाहात्म्यसचकः | 
यत्र केदारमाहात्म्ये पुराणोपक्रम: पुरा। 
दक्षयज्ञकथा पश्चाच्छिवलिड्राचने फलूम्‌ ॥| 
समुद्रमथत्ताख्यान॑ देवेन्द्रचरितं तत. | 
पा्वेत्ण: समुपाख्यानं विवाहस्तदनन्तरस || 
कुमारोत्पत्तिकथन्‌ तत्तस्तारकसद्भ र' । 
त्ततः पाशुपताख्यानं चण्डाख्यानसमाचितमस्‌ ॥| 
दूतप्रवत्तेनार्यातन नारदेन समागम: | 
तततः कुमारमाहात्ये पंज्चतीर्थकथथानकम््‌ ॥ 
धम्मवस्म॑नुपाख्यानं नदीसागरकीत्तंसम्‌ । 
इन्द्रदुम्तकथा पद्चान्ताडीजद्धकथाचिता ॥ 
प्रांदुर्भावस्ततो मह्या: कथा दमनकस्य च | 
महीसागरसंयोग:  कुमारेशकथा त्ततः ॥ 
तत्तस्तारकयुद्धद्ध नानाख्यानसमाचितम्‌ । 
वंधश्च तारकस्याथ पद्चलिज्धूनिवेशनम ॥॥ 
४२ पु व््‌० 


दष८ पुराण-विमर्श 


द्वीपाख्यानं त्तत: पुण्यमूध्व॑ंलोकव्यवस्थित्तः | 
ब्रह्माण्डस्थित्तिमानझच वर्करेशकथानकम्‌ ॥ 
महाकालसमुदभूति: कथा चास्य महादमुत्ता । 
वासुदेवस्य माहात्म्यं कोटितीर्थ त्तत: परम ॥ 
नानातीर्थंसमाख्यानं गुप्तक्षेत्रे प्रकोत्तित्तम्‌ । 
पाण्डवानां कथा :ण्या महा विद्याप्रसाधनम्‌ ॥ 
तीर्थयात्रासमाप्तिश्व॒ कौमारमिदमदभुतस्‌ । 
अरुणाचलमाहात्ये सनकब्रह्मयसंकथा ॥॥ 
गौरीतपःसमाख्यानं त्तत्त त्तीर्थनिरुपणम्‌ । 
महिषासुरजाख्यानं वधरच[स्य महादभुत्तः ॥ 
शोणाचले शिवास्थानं नित्यदा परिकोत्तितम्‌ । 
इत्येष कथित: स्कान्दे खण्डो माहेश्व रोष्भुतः ॥ 


द्वित्तीये घेष्णवखण्डे :--- ट 
ट्वित्तीयो वेष्णव: खण्डस्तस्थाख्यानानि मे श्ृणु । 
प्रथमं भूमिवाराह समाख्यानं प्रकीतितम्‌ || 
यत्र वोचककुश्रस्य माहात्म्य॑ पापनाशनम्‌ । 
कमलाया: कथा पुण्या श्रीनिवासस्थित्तिस्तत: ॥। 
कुलालाख्यानकच्चात्न सुवर्णमुखरीकथा | 
त्तानाख्यानससायुक्ता भारहाजकथादभुत्ता ॥ 
मत्तद्भाञ्जनसवादः कीत्तित्त: पापनाशन: | 
पुरुषोत्तममाहात्म्यं॑ कीत्तितं चोत्कले त्तततः ॥ 
मार्कण्डेयसमाख्यानमम्बरीपस्थ सूपते* । 
इन्द्रद्यम्तस्य चाख्यानं विद्यापतिकथा जुभा ॥ 
जैमिने: समुपाख्यानं॑ नारदस्यापि बाडव। 
नतीलकण्ठसमाख्यानं_ नारसिहोपवर्णनम || 
अश्वमेघकथा राज्ञो ब्रह्मलोकग तिस्तथा । 
रथयात्राविधि: पश्चाज्जन्मस्तानविधिस्तथा ॥ 
दक्षिणामृत्त्युंपाख्यानं गुण्डिचाख्यानकं ततः | 
रथरक्षाविधानञअव॒ शयनोत्सवकीत्तंनम ॥ 
इवेतोपाख्यानमत्रोक्तं वह्ृच्ुत्सवनिरूपणस्‌ | , 
दोलोत्सवो भगवतो ब्रतं सांवत्सराभिषस्‌ || 
पृजा च कामिभिविष्णोरुद्दालकमियोगकः | 
सीक्षसाधनमत्रोक्त॑ नानायोगनिरूपणम्‌ || , 


परिशिष्ट १ ह 


दर्ावतारकथनं स्तानादिपरिकीतंनमस | 
ततो बदरिकायाश्च माहात्म्य॑ पापनाशनम््‌ ॥ 
अग्न्यादितीर्थमाहात्म्य॑- वेनतेयशिलाभवस्‌ । 
कारणं भगवद्ासे तीर्थ कापालमोचनम्‌ ॥ 
पशञ्चघाराभिधं॑ त्तीर्थ मेरुसंस्थापन॑ तथा | 
ततः कात्तिकमाहात्म्ये माहात्म्यं मदनालसम्‌ ॥| 
धुम्रकोशसमाख्यान दिनकृत्यानि कात्तिके | 


पश्चभीष्मव्रत्ताख्यानं कीत्तिदं भुक्तिमुक्तिदम ॥| 


तदव्रतस्य च माहात्म्ये विधानं स्तानज तथा | 
पुण्डादिकीत्तंनब्चात्र सालाधारणपुण्यकस्‌ ॥ 
पद्मामृतस्तानपुण्यं घण्टानादादिज॑ फलम्‌ । 
नाना ष्पाच्चेनफ्ल॑ तुलसीदलूजम्फलम्‌॥ 
नैवेद्यस्थ च माहात्म्यं हरिवासन (र) कीतं॑नम्‌ । 
अखण्डेकादशीपुण्य॑ तथा जागरणस्यथ च ॥ 
मत्योत्सवविधानञ्वय॒ नाममाहात्म्यकीत्त॑नस । 
ध्यानादिपृण्यकथनं माहात्म्य॑ मथुराभवम्र ॥ 
मथुरातीर्थमाहात्म्य॑ पृथगुक्त तत:ः परम । 
वनानां द्वादशात्ताश्व माहात्म्यं कीत्तितं ततः ॥ 
श्रीमद्भागवत्तस्यात्र माहात्म्यं कीत्तितं परम्‌ । 
वज्रशाण्डिल्यसंवादमन्तर्लीलाप्रकाशक्ू ॥ 
तत्तो माघस्य माहात्म्यं स्नानदानजपो-ज्ूवस | 
तानाख्यानसमायुक्त दशाध्याये निरूपितम्‌ ॥ 
तत्तो वेशाखमाहात्ये शण्यादानादिजम्फलमु | 
जलदानादिविधय:  कामाख्यानमत: परम ॥ 
श्ुतदेवस्थ चरितं व्याधोपाख्यानमद्भुतस्‌ । 
तथाक्षयतृतीयादेविशेषात्युण्यकीत्तंनम््‌ । 
ततस्त्वयोध्यामाहात्म्ये. चक्रब्रह्माह्वतीय्थंके ॥ 


ऋणपापविमोक्षास्ये त्थाधा रसहस्रकम्‌ ! 
स्वगंद्ारं, चन्द्रहरिधम्मंहस्युंपवर्णनम ॥ 
स्वर्णवृष्टे रपाख्यानं तिलोदा-सरयूयूत्ति: । 


सीताकुण्ड : गुप्ततरि: सरयूघ॑र्धराचय: | 
गोप्रतारत्च॒ दुग्धोद॑ गुरुकुण्डादिपश्चकम्‌ । 
घोषार्कादीनि तीर्थानि चयोदश ततः परम ॥ 


द्प्छ्‌ 


६६० पुराण-विमश 


गयाकृपस्यथमाहात्म्यं॑ सर्व्वाधविनिवत्तंकम्‌ । 
भाण्डव्याश्रमपूर्व्यणि त्तीर्थानि तदनन्तरम ॥ 
अजितादिमानसादितीर्थानि गदितानि च। 
इत्येष वेष्णव: खण्डो द्वितीय: परिकीततितः। 
तुतोये ब्रह्मखण्डे :--- 
“अत्तः पर ब्रह्मखण्डं मरीचे शृणु प्रण्यदम्‌ | 
यत्र वे सेतुमाहात्म्ये फल स्नानेक्षणोद्भवम्‌ ॥ 
गालवस्य त्पद्चर्य्या राक्षप्तास्यानक॑ त्तत्त: | 
चक्रत्तोर्थादिमाहात्म्यं देवीपतनसंयुतम्‌ | 
वेतालतीर्थंमहिमा पापताशादिकीत्तंनम । 
मज़लादिकमाहात्म्यं ब्रह्मकुण्डादिवर्णनम्‌ ॥। 
हनुमत॒कुण्डमहिमागस्त्यत्तीर्थ भवम्फलम्‌ । 
रामतीर्थादिकथन लक्ष्मीतीर्थनिरूपणम्‌ | 
शद्भादितीर्थमहिमा. त्तथासाध्यामृत्तादिज:। 
धनुष्कोट्यादिमाहात्म्यं क्षीरकुण्डादिजं तथा ॥ 
गायत्र्यादिक्रतीर्थानां माहात्म्यं चात्र कीत्तितम्‌ । 
रामनाथस्य महिमा त्तत्वज्ञानोपदेशसम्‌ ॥ 
यात्राविधानकथनं सेती मुक्तिप्रदं॑ नृणाम्‌ । 
धर्म्मारिण्यस्य माहात्म्यं त्ततः: परमुदीरित्तम्‌ ॥ 
स्थाणु: स्कन्दाय भगवान्‌ यत्र तत्त्वमुपादिशत्‌ | 
धर्म्मरण्यसुसंभूतिस्तत्ुण्यपरिकोत्तंनम्‌ ॥ 
कम्मंसिद्धे: समाख्यानं ऋषिवशनिरूपणम्रु । 
अप्सरातीर्थमुख्यानां माहात्म्य॑ यत्र कीत्तंनम ॥ 
_वर्णातामाश्रमाणाञ्च धम्म॑तत्वनिरूपणम्‌ | 
देवस्थानविभागश्च वकुलाकंकथा गुभा॥ 
छत्रानन्दा तथा जानता श्रीमाता च मर्ताद्भनी | 
पृण्पदात््यः समाख्याता यत्र देव्य, समास्थिता : ॥ 
इन्द्रेश्व रादिमाहात्म्यं द्ारकादिनिरूपणम्‌ । 
लोहासुरसमाख्यानं गड्भाकृप नरूपणम्‌ ॥। 
श्रीरामचरितञ्चेव सत्यमन्दिखर्णनम्‌ | : 
जीणीडदारस्य कथन शासनप्रतिपादनस्‌ ॥ 
जातिभेदप्रकथनं॑ स्मृतिधम्म॑निरूपणम्र । 
ततस्तु वेष्णवा धर्म्मा नानाख्यानेरुदीरिता: ॥ 
चातुर्म्मास्थे ततः पुण्ये सर्वध्म्म॑निरूपणम । 
दानप्रशंसा तत्परचाद ब्रतस्य महिमा ततः॥ 


परिशिष्ट १ ६६१ 


तपसश्चेव पृजाया:  सच्छिद्रकथनन्तत: । 
प्रकृतीनां भिदाख्यानं शालग्रामनिरूपणम्‌ ॥ 
तारकस्य वधोपायो व्यक्षार्न्यमहिमा तथा। 
विष्णो* शापश्च वृक्षत्वं पाव्व॑त्यनुनयस्तत्त: ॥। 
हरस्य ताण्डवं नृत्यं रामतामनिरूपणम्‌ । 
हरस्य लिज़ूपतन कथा योजिवनस्य च॥ 
पावंतीजन्मचरितं त्तारकस्य वधोष्द्भुतः। 
प्रगवैश्वयंकथर्न॑ तारकाचरितं पुनः ॥ 
दक्षयज्ञसमा प्तिश्च द्वादशाक्षरूपणस्‌ । 
ज्ञानयोगसमाख्यानं महिमा द्वादशार्णज: ॥ 
श्रवणादिकपुण्यञ्च कीत्तितं शम्मेंदं नृणाम्‌ । 
तृतीयत्रह्मखण्डरपोत्तरभागे :--- 
“तततो ब्रह्मोत्तरे भागे शिवस्य महिमादभुतः। 
पथ्चाक्षरस्थ महिमा गोकर्णमहिमा ततः॥ 
शिवरात्रेद्च महिमा प्रदोषब्रतकीत्तंनम्‌ | 
सोमवारत्रतञ्चापि सीमन्तिन्या: कथानकम्‌ ॥ 
भद्रायूत्पतिकथन सदाचा रनिरूपणम्‌ | 
शिववम्मंसमुहेंशों.. भद्रायूद्राहवर्णनम्‌ ॥ 
भद्रायुमहिमा चापि भस्‍स्ममाहात्म्यकीत्तंनम्‌ । 
शवराख्यानकञ्चेबव उमामाहेश्वरव्रतम्‌ ॥ 
रुद्राक्षल्य च माहात्म्य रुद्राध्यायस्य पुण्यकम्‌ । 
श्रवणादिक' ण्यम्च ब्रह्मखण्डोध्यमीरित: ।” 
च॒तुर्थे काशीखण्डे :-- 
“अतः परं॑ चतुर्थन्तु काशीखण्डमनुत्तमर्म्‌ | 
विन्ध्यनारदयोयंत्र. संवाद: परिकीत्तित: ॥ 
सत्यलोकप्रभावद्चागस्त्यावासे सुरागम:। 
पतिक्नताच रित्रज्न्च तीथंचर्य्याप्रशसनम्‌ || 
ततश्च सप्त पर्याख्या संयमिन्या निरूपणम्रु | 
व्रध्नस्य च तथेन्द्राग्स्योछोकाप्ति: शिवशस्मंण: ॥ 
अग्ते: समुझूवश्वेव. क्रव्याहरुणसम्भवः । 
गन्धवत्यलका[ुर्य्यो रीइवर्य्याइ्च समुखूबः ॥ 
चन्द्रोडवुधलोकाना कुजेज्याकंभुवां क्रमातु । 
सप्तरपीणा श्रुवस्थापि तपोलोकस्य वर्णनम्‌ ॥ 


६६२ 


पुराण-विमश 


भ्रुवलोककथा ' पण्या सत्यलोकनिरीक्षणम्‌ । 
स्कन्दागस्त्यसमालापो. मणिकर्णीससुख्ूव: 
प्रभावश्चापि गड्भाया गद्भानामसहस्रकम्‌ | 
वाराणसीप्रशंसा च भेखाविभेवस्तत: ॥ 
दण्डपाणीज्ञानवाप्पो रुख व: समनन्‍्त रम | 
तत्त: कलावत्याख्यानं सदाचारनिरूपणम्‌ ॥ 
ब्रह्मचारिसमाख्यानं त्तः स्त्रीलक्षणानि च | 
कृत्याक्ृत्यविनिददे शो ह्विमुक्तेशवर्णनम्‌ ॥ 
गृहस्थयोगिनो धर्म्मा: कालछज्ञानं ततः परम | 
दिवोदासकथा प्रण्या काशीवर्णनसेव च।॥ 
योगिचर्च्चा च लोलार्कोत्तरशाम्बाकंजा कथा | 
द्रपदार्कस्थ तारकक्ष्याख्यारुणाकस्योदयस्तत: ॥ 
दशाइ्वमेधतोर्थाख्या मन्दराज्वच गणागम:। 
पिशाचमोचनाख्यान्ं गणेशप्रेषणन्तत्त ॥ 
मायागणपतेइ्चाथ  भुवि प्रादुर्भवस्तत: ॥ 
विष्णुमायाप्रपत्चोष्थ दिवोदासविमोक्षणम्‌ ॥ 
तत: - पश्चनदोत्पत्तिविन्दरमाधवसम्भव: । 
तत्तो वेष्णवत्तीर्थास्या शूलिनः काशिकागम: ॥ 
जेगीषव्येण सवादो ज्येष्ठे शाखा महेशितुः । 
क्षेत्राख्यानं. कन्दुकेशव्याप्रेश्वरसमुद्भव: | 
शलेशरत्नेश्वरयो: कृत्तिवासस्यथ चोद्भव: । 
देवतानामधिष्ठानं - दुर्गासुरपराक्रम: ॥ 
दुर्गाया विजयश्चाथ ओडूरेशरय वर्णनम्‌ । 
पुनरोड्डरमाहात्म्य॑ त्रिकोचनसमुद्भव: | 


केदाराख्या च धर्म्मेशकथा विश्वभजोदभवा | 
वीरेश्वरसमाख्यान गज्धजामाहात्म्यकीत्तनम्‌ ॥ 


विश्वकम्मे शमहिमा दक्षयज्ञोबभवस्तथा | 
सत्तीशस्यामृतेशादेभृजस्तम्भ: पराशरे: || 
क्षेत्रतीर्थकदम्बश्च मुक्तिमण्डपसंकथा | 
विश्वेशविभवश्चाथ ततो यात्रा परिक्रम: ॥ 


पन्नभे अवन्तोखण्डे :-.- 


“अत्त: पर त्ववन्त्याख्यं शुणु खण्डऊ्च पथ्चकम्‌ | 
महाकालवत्ताख्यानं ब्रह्मशीप॑ंच्छिदा तत्तः ॥ 


परिशिष्ट १ 


प्रायश्चित्तविधिरचाग्ने रुत्पत्तिश्व समागमः | 
देवदीज्ञा शिवस्तोत्रं नानापातकनाशनम्‌ ॥| 
कपालमोचनाख्यान॑ महाकालवनस्थिति: | 
तीर्थ कलकलेशस्थ सब्वेपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
कुण्डमप्सरसड्ज्ञज्च सर्गे रुद्रस्य पुण्यदम्‌ । 
कुटुम्बेशम्च विद्याश्रमकंटेब्व रतोथथंकम्‌ ॥ 
स्वमंद्वारं चतुःसिन्धुतीर्थ शद्धूरवापिका। 
सकराक गन्धवत्ती त्तीर्थ पापप्रणाशनम्त्‌ ॥ 
दशाइश्वमेघैकानंगा त्तीर्थ च हरिसिद्धदम्‌ । 
पिशाचकादियात्रा च हनूमत्कयमेश्वरौ ।। 
महाकालेशयात्रा च वल्मीकेश्वरत्तीर्थकम्‌ । 
शक्रेशमेशोपाख्यानं कुशस्थल्या: प्रदक्षिणघ््‌ ॥ 
अक्रूरमन्दाकिन्यडूपादचन्द्राकवेभवस्‌ | 
करमेशकुक्कुटेशलड्डुकेशादि तीर्थकम्र्‌ ॥ 
भार्कण्डेशं यज्ञवापी सोमेश नरकान्तकम्‌ । 
केदारेश्वर॒रमेशसौभाग्येशनराक॑कसू. ॥ 
केशा्क शक्तिभेदज्च॒स्वर्णक्षरमुखानि च। 
ओड्ूरेशादित्तीर्थानि अन्चकस्तुत्तिकोत्त॑नम््‌ ॥ 


कालारण्ये लिज्ुसंख्या स्वर्णशृज्भधाभिधानकम्‌ । 
कुशस्थल्या अवन्‍न्त्याश्चोज्जयिन्या अभिधानकस्‌ ॥ 


पद्मावती कुमुद्वत्यमरावतीतिनामकस्‌ ) 


विज्ञाला प्रतिकल्पाभिधाने च ज्वरशान्तिकम्‌ ।। 
शिप्रास्तानादिकफल॑ नागोन्‍्मीता शिवस्तुत्तिः। 


हिरण्याक्षवधार्यानं त्तीर्थ सुन्दरकुण्डकम्‌ ॥। 
नीलगड्धा पुष्कराख्यं विन्ध्यावासनत्तोर्थंकम्‌ । 
पुरुपोत्तमाधिमासं॑ तत्तीथन्चाधनाशनम्‌ (| 
गोमती वामने कुण्डे विष्णोर्नामसहस्रकम्‌ । 
वीरेश्वरसर: कालभेरवस्थ च त्ती्थंके ॥ 
महिमा नागपज्चम्या नृसिहस्य जयन्तिका | 
कुट्वेश्वरयात्रा च देवसाधककीत्तेनम्‌ ॥ 


ककराजाख्यतीर्थव्च विध्नेशादिसुरोहनम्‌ । - * 


रुद्रकुण्डप्रभूतिषु बहुतीर्थनिरूपणम्‌ ॥7 
यात्राष्टतीर्थंजा पृण्या रेवामाहात्म्यमुच्यते | 
धस्म पुण्यस्थ वेराग्ये सारक॑ण्डेयेल सद्भम: ॥ 


६६३ 


घ्द्ड 


पुराण-विमशं 


प्रागलयानुभवाख्यानम्‌ अमृतापरिकीर्त्तनम्‌ । 
कल्पे कल्पे पृथक नाम नम्मंदाया: प्रकीत्तित्तम्‌ ॥ 
स्तवमार्ष नामंदझच कालरात्रिकथा तत्त: । 
महादेवस्तुति: पण्चात्‌ पृथवकल्पकथाजछुतता ॥। 
विशल्याख्यानक॑ पश्चाज्जालेश्वस्कथा तथा। 
गौरीब्नरतसमासख्यान त्रिपुरज्वालनन्तत:ः ॥ 
देहपातविधानश्व कावेरीसद्भमस्तत: । 
दारुतीर्थ.ब्रह्मवर्ज्ज॑ यन्रेश्वरकथानकम्‌ ॥ 
अग्नितीर्थ रवितीर्थ मेघनाद॑ दिदारुकम्‌ । 
देवतीर्थ नम्मंदेशं कपिलाख्यं करवञ्जकम्‌ | 
कुण्डलेशं पिप्पलाद विमलेशश्व शूलभित्‌ ॥ 
शचीहरणमाख्यातमन्धकस्य वधस्तत: । 
शूलभेदोदभवों यत्र दानधर्म्मा: पृथग्विधा:॥ 
आख्यानं दोघंेतपसऋष्यशूदड्भकथा तत्तः। 
चित्रसेनकथा पुण्या काशिराजस्य मोक्षणम्‌ ॥ 
त्ततो देवशिलाज्यानं शवरी चरिताचितम्‌ | 
व्याधाख्यानं तत' पृण्य॑ पुष्करिण्यकंत्ीर्थकम्‌ ॥ 
आदित्येश्वरतोथंज्वच॒ शक्रत्तीथ कशोटिकम्‌ । 
कुमारेशमगस्त्येश च्यवनेशशञ्ञव॒ मातुजम्‌ | 
लोकेश धनदेशञ्व॒ मज़्ुलेशबलच  कामजम्‌ ॥ 
नागेशञ्चापि गोपारं गौतम शह्भुचूडजम्‌ ॥ 
नारदेश॑ नन्दिकेश वरुणेश्वरतीथंकम्‌ | 
दधिस्कन्दादितीर्थानि हनूमन्तेश्वरन्तत्त: ॥ 
रामेश्वरादितीर्थानिं सोमेशं पिद्ुलेश्वरम्‌ । 
ऋणमोक्षं कपिलेशं पृत्तिकेशं जलेशयम्‌ ॥ 
चण्डाकयमतीथंज्च कल्होडीशणब्न्च नान्दिकम्‌ । 
नारायणञ्च कोटीशं व्यासतीर्थ प्रभासिकम्‌ ॥ 
नागेशं सदड्धूबंणक॑ मन्मथेश्वर्ती्थंकम्‌ । 
एरण्डीसज़म पृण्यं: सुवर्णशिलतीथंकम्‌ ॥। 
करञ्ज कामहं त्तीर्थ भाष्डीर॑ रोहिणीभवस्‌ । 
चक्रतीर्थ धौतपापं स्कान्दमाड्िरसाह्नयम्‌ ॥ 
कोटितीर्थमपोन्याख्यमड्ा राख्यं त्रिलोचनम्‌ । 
इन्द्रेशं कम्बुकेशव्च सोमेश  कोहनेशकम्‌ ॥ 


परिशिष्द १ ६६५ 
नाम्मंद चार्कमास्नेये भागवेश्वरसत्तमम्त । 
ब्राह्मं देव च भागेशमादिवाराहणंकवे ॥ 
रामेशमभथ सिद्धेशमाहात्म्य॑ कड्धुट्श्वरम । 
शाक्र॑ सौम्यञ्च नान्देशं तापेश रु.बेमणीमवम ॥ 
योजनेशं वराहेशं द्वादशी शिवत्तीर्थके। 
सिद्धेश॑ मज्लेशञ्च लिड़वाराहतीथंकम्‌ ॥ 
कुण्डेश॑ ब्वेतवाराहूं भागवेशं रवीश्वरम्‌ | 
शुक्लादीनि च तीर्थानि हूंकारस्वामित्तींकम्‌ ॥ 
सड्भमेश॑ नारकेशं मोक्ष सापपंञ्च गोपकम्‌। 
नाग॑ं साम्बन्च सिद्धेशं मार्कंण्डाक्ररतीर्थके ॥ 
कामोदशलारोपाख्यो माण्डव्यं गोपकेश्वरम | 
कपिनेशं पिगलेशं शतेशं गागगौतमे ॥ 
आखर्वमेघं॑ भुगुकच्छ॑ केदारेशञ्च पापनुत्‌ | 
कनखलेशं जालेशं शालग्राम वराहुकम्त्‌ | 
चन्द्रप्रभासमादित्यं. श्रीपत्याख्यझच हसकम्‌ | 
मूलस्थानञ्च शुलेशमाग्तायाचित्रदेवकम्‌ ॥ 
शिखीश  कोटितीर्थल्च दशकन्‍्यं सुवर्णकम्‌ । 
ऋणमोज्ञं भारभूत्तिरत्रास्ते पुंखमुण्डिमम्र ॥ 
आमलेशं कपालेशं शूज्ेरण्डीमवन्तत:। 
कोटितीर्थ लोटनेशं फलस्तुतिरत: परम्‌॥ 
दुमिजज्धुलमाहात्म्ये रोहिताश्वकथा ततः। 
धन्धमारसमाख्यानं वधोपायस्ततो5स्य च ॥ 
वधो धुन्धोस्ततः पश्चात्‌ सतश्चित्रवहो-द्रव: । 
महिमास्य त्ततरचण्डीशप्रभावोरत्तीरवर: ॥ 
केदारेशो लक्षतीर्थ' ततो विष्णुपदीभवम्‌। 
मुखारं च्यवनान्धारूप ब्रह्मणश्च सरस्ततः॥ 
चक्राख्यं ललित्ताख्यानं तती्थंञड्च बहुगोमथम्‌ 
रुद्रावत्तंज्च माकेण्ड त्तीर्थ पापप्रणाशनम्त ॥ 
रावणेंशं शुद्धपट देवान्धुः प्रेत्ततीर्थकम । 
जिह्दोदत्तोथंसम्भूति: शिवोदमेद फलस्तति: ॥ 

4 हु खण्डो झ्यवन्त्याख्य: जृपण्वतां पापनाशन: ॥ 
घष्ठे नागरखण्डे :--... | 

“अत्त: परं॑ नागराख्य: खण्ड: पह्ठो5भिधीयते। 

लिड्रोत्पत्तिसमाब्यान हरिइचन्द्रकथा शुभा ॥ 


६६६ 


पुराण-विमर्श 


विश्वामित्रस्थ माहातय॑ त्रिशडवुस्वरगंतिस्तथा । 
हाटकेस्वरमाह त्म्ये वृत्नासुरववस्तथा ॥ 
नागविल शद्भत्तीयंमचलेश्वखवर्णनम्‌ | 
चमत्कारपुराख्यानं चमत्कारकर परम्‌ !॥ 
गयशीर्ष बालगार्य बालमण्ड मृगाह्नयम्‌ । 
विष्णुपादनच॒ गोकर्ण युगरूप समाश्रयः । 
सिद्धेश्वरं नागसर. सप्ताधथंय ह्यगस्तकम्‌ ॥ 
भ्रूणगत्तंतलेशब्च भीष्म॑ दुर्वेरमकंकम्‌ । 
शामिष्ठ॑ सोमनाथञ्च दोर्गमानजंकेण्वरम्‌ ॥ 


_जमदग्निवधास्पानं नेक्षत्रियकथानकम्‌ । 


रामहद नागपुर जडलिडुद्चध यज्ञभू:॥ 
मुण्डीरादि तच्िका्कंजझ्च सतीपरिणयस्तथा 
बालखिल्यञ्च यागेश वालखिल्यञज्च गारुडम ॥। 
लक्ष्मीशाप: साप्तावश' सोमप्रासादमेव च । 
अम्बावृद्धं पादुकास्यमाग्नेयं ब्रह्मकुण्डकम्‌ ॥ 
गोमुख॑ लोहयप्रयाब्यमजापालेशवरो तथा। 
शानेश्चरं राजवापी रामेगो लक्ष्मरोब्बर: ॥ 
कुशेशाख्यं लवेपाख्यं लिज्ं सर्ब्वोत्तमोत्तमम्‌ । 
अष्टपष्टिसमाख्यानं दमयन्त्यास्त्रिजातकम्‌ ॥ 
ततोः्म्बारेवती चात्र भद्ठिकातीर्थंसम्भव्रु । 
क्षेमड्भूरी च केदार शुबलत्तीर्थ मुखारकम्‌ [ 
सत्यसन्वेश्वराख्यान तथा कर्णोत्पला कथा । 
अटेश्वर॑ यानवल्क्य गौय्य॑ गाणेशमेव च ॥ 
त्ततो वास्तुपदाख्यानमजागहकथानकम्‌ । 
सौभाग्यान्धकशुलेश॑  धर्म्मराजकयानकम्‌ ॥। 
मिष्टाम्रदेश्वराख्यान गाणपत्यत्रयं त्तत:। 
जावालिचरितज्चेव. मकरेशकथा तत्त:॥ 
कालेब्वर्यन्धकाख्यान॑. कुण्डमाप्सरसन्तथा । 
पृष्यादित्य॑ रीोहिताश्व॑ नागरोत्पत्तिकीत्तनम्‌ ॥। 
भागँव॑ चरित चेत्र वेश्वामेत्र तत: परम्‌। 
सारस्वत्तं पेप्पछाद कसारीशणब्न्च पैण्डिकम्‌ ॥| 
ब्रह्मणो यज्ञचरित साविश्याख्यानसंयुत्तम्‌ । 
रेबतं भतृयज्ञाख्यंमुख्यतीर्थ निरीक्षणम्‌ । 
कोरवं हाटकेशाढरुय प्रभासं क्षेत्रकत्यम्‌ । 


परिशष्ट १ ६६७ 


पौष्करं॑ नेमिषं धाम्मंमरण्यत्रित्तय॑ स्मृतम्‌ । 
वाराणसीद्वारकाख्यावन्त्याख्येत्ति पुरीत्रयम ॥ 
वुन्दावनं खाण्डवाख्यं मद्रेकाख्यं वनत्रयमर्‌ । 
कल्प: शाल्स्तथा नब्दो ग्रामत्रयमनुत्तमम्तु ॥ 
असिशुकलपितुसछ्ज॑. तीथन्रयमुदाहुतस्‌ । 
श्रर्वदी रवतश्चेव पब्वतत्रयमुत्तमस््‌ ॥ 
नदीनां त्रितयं गड़ा नमंदा च सरस्वती ॥ 
साड्कोटित्रयफलमेकेकज्चेषु कीतितम्‌ । 
कृपिका शद्धत्तीथंजचामरक॑ बालमण्डनम्‌ | 
हाटकेशक्षेत्रफलप्रद॑ प्रोक्त चतुष्टयम्र्‌ ॥ 
शाम्बादित्यं श्राद्धकल्पं यौधिष्टिर्मथान्धकम्‌ | 
जलशायि चतुर्म्मास्यमश्न्यशयनत्रतम्‌ ॥ 
मड्ूणेशं शिवरात्रिस्तुलापुरुषदानकम््‌ । 
पृथ्वीदानं॑ वाणकेश कपालमोचनेश्वरम्‌ ॥। 
पापपिण्ड साप्तलेड़ युगमानादिकीत्तेंनम्‌ । 
निम्बेशशाकम्भर्याख्या . रुद्रेकादशकीर्त्तनम्‌ ॥| 
दानमाहात्म्यकथन द्वादशादित्यकीरत्तनम्त्‌ | 
इत्येष नागर: खण्ड. प्रभासाख्योष्धुनोच्यते ॥ 


सप्त में प्रभासखण्डे :-- 


“सोमेशो यत्र विश्वेशो5कंस्थर् पुण्यद॑ महत्‌ । 
सिद्धेश्वरादिकाख्यानं॑ पृथगत्र प्रकीत्तितमु ॥ 
अग्नित्तीर्थकपद्ीीशं केदारेश गत्तिप्रदम । 
भीमभेरवच्ण्डीशभास्क राजा रकेश्वरा ॥ 
-  वृधेज्यभ्गुसोरेन्द्रशिखीशा हरविग्रहा: । 
सिद्घेश्वराद्या: पञ्चान्ये रुद्रास्तत्न व्यवस्थिता: | 
वरारोहा हाजापाला मंगला ललितेश्वरी । 
लक्ष्मीशोह्वाडवेशइ्चाधीश* कामेब्व रूतया ॥ 
गौरीशवरुणे शाख्यमशोीपञुच गणेद्वरम्‌ । 
कुमारेशअ्च शाकल्य शकुलोत्तडूगौतमम्त्‌ ॥ 
देत्यघ्नेश॑ चक्रतीर्थ.. सन्निह॒त्याह्ुयन्तथा । 
भूतेशादीनि लिज़ानि आदिनारायणाह्मयम ॥ 
ततश्चक्रधराख्यानं  शाम्बादित्यकथानकम्‌ | 
कथा कण्टकशोधिन्या महिषध्न्यास्ततः परम | 


द्प्फि 


|; रू 
पुराण-विमश 


कपालोश्वरकोटीशवालब्रह्माह्ुसत्‌. कथा। 
नरकेश-सम्वर्ततेश-निधोइवरकथा त्ततः | 
बलभरद्रेश्वरस्थाथ गंगाया गणपस्यथ च॥ 
जाम्बवत्यास्यसरित: पाण्डुकृपस्य सत्कथा | 
शतमेधलक्षमेघकोटिमेघकथा तथा ! 
दुर्व्वासाकयदुस्थान-हि रण्या संगमोत्कथा | 
नगराकंस्य क्ृष्णस्प. सड्धूपंणसमुद्रयो: ॥ 
कुमार्य्या: ज्षेत्रपालस्य ब्रह्मेशस्य कथा पृथक्‌। 
पिगला संगमेशस्य शकराव॑धटेशयो: ॥ 
ऋषितीर्थस्य नच्दाक॑त्रितकृपस्प कोर्त्तनम्‌ 
शशोपानस्य पर्णार्कन्‍्यइकुमत्यो: कथादुभुता | 
वाराहस्वामिवृत्तान्त॑ छायालिगाण्यगुल्फयो: । 
कथा कनकननन्‍्दाया: कुन्तीगगेशयोस्तथा ॥ 


चमसोद्मेदविदु रत्रिलोकेशकथा त्तत:। 
मड्ूणेश-त्रेपुरेश पण्डतीथ कथा तथा 
सूय॑प्राचीत्रीक्षणयो रमानाथकथा तथा। 
भूद्धारशूलस्थलयोर्च्यवनाकेंशयोस्तथा . ॥ 
अजापालेशबालार्क॑कुवे रस्थलजा कथा । 
ऋषितोया कथा पुण्या संगालेश्व 'कीर्चनम्‌ | 
तारदादित्यकथनं नारायणनिरूपणम्‌ | 
तप्तकुण्डस्य माहात्म्य॑ मूलचण्डीशवर्णनम्‌ ॥ 
चतुवक्त्रनणाध्यक्ष-कलम्बेश्व रयो: कथा | 


गोपालस्वामिवकुलस्वामिनोम्मंस्तीकथा. ॥ 
क्षेमाकोन्ततविध्तेशनलस्वामिकथा. त्तथा। 
कालमेघस्य रुविमिण्या उच्वंशीश्व रभद्रयो: ॥ 
शद्भावतंमोक्षतीर्थ-गोष्पदाच्युतसद्यनाम्‌ । 
जालेश्वरस्य हुद्धारकूपचण्डीशयो: कथा ॥ 
गाशापुरस्थविष्नेशकलाकुण्डकथाड्द्भुता ॥ 
कपिलेशस्य च कथा जरदगवशिवस्यथ च॥ 


नलककोटकेश्व रयोह्ाटकेश्वरजा कथा ॥ 
नारदेशमन्त्रभपा दुर्गकूटगणेशजा ॥ 
सुपर्णेलाख्यभेरव्योमंल्लतो थेभवा कथा | 


कोर्तत कहंमालस्य गुप्तसोमेश्वरस्य च ॥ 


परिशिष्ट १ ६६९ 


बहुस्वर्णेगश्वज्भेश-कोटीरवरकथा त्तत । 
माकण्डश्वरकोटीश-दामोदरगहोत्कया. ॥ 
स्वर्णरेखा ब्रह्मकुण्ड॑ कुन्तीभीमेश्वरी तथा । 
मृगीकुण्डञ्च सर्व॑स्व ज्षेत्रे वस्त्रापथे स्मृतम्‌ ॥ 
दुवा वल्वेशगंगेशरवतानां कथाबदभुता । 
तत्तोष्व्वुदेश्वश्रकथा गचलेइव रकीत्तनम्‌ ॥ 
तागतीस्य॒ च कथा वशिष्ठाश्रमवर्णनस्त्‌ 
भद्रं कर्णस्य माठात्म्यं जिनेत्रस्थ तत्त: परम ॥ 
केदा रस्य च माहात्म्य॑ तीर्थागमनकीत्तंनम्‌ । 
कोटोब्वरखूपत्ती्थंहपीकेशकथा. तत: ॥ 
सिद्धेशमुकेश्व रयोम्मंणिकर्णीशकोत्तेंचस्‌ू..। 
पड्गुतीर्थ यमती्थ-वाराहतीथंवर्णनन्‌ू_॥ 
चन्द्र प्रभासपिण्डोद-श्रोमाता-शुक्लत्तीथजम्‌। 
कात्यायन्याइच माहात्म्यं तत. पिण्डारकस्य च ॥ 
ततः कनखलस्यथाथ चक्रमानुषतीर्थयो: 
कपिलाग्नितीर्थकथा तथा रक्तानुबन्धजा ॥। 
गणेशपार्थेड्व स्योर्यात्राया मुदूगलस्य च॑ । 
चण्डीस्थानं नागमवशिरः कुण्डमहेशजा ॥ 
कामेश्वरस्य मार्कण्डेयोत्पत्तेश्च कथा त्ततः ।॥ 
उद्दालकेश-सिद्धेश-गतत्तीथंकथा पृथक ॥ 
श्रीदेवमात्तोत्पत्तिब्च-ज्यासगौत्तमत्तीथयो:.. ॥ 
कुलसन्तारमाहात्म्य॑ रामकोट्याहतीर्थयो: १) 
चन्द्रो-ड्रंदेशानश् ज़ -त्रह्मस्थानो-डबोहनस । 
त्रिपुष्कर-रुद्रह्ृद गुहेश्वर कथा. शुभा॥| 
अविमुक्तस्थ माहात्म्यमुमामाहेश्वरस्थ च | 
महोजस: प्रभावरच जम्वुत्ती्थस्य वर्णन ॥ 
गद्भाधरमिश्रकयो: कथा चाथ फलश्रुत्ति: | 
हारकायाश्च माहात्मये चन्द्रशम्मंकथानकम््‌ ॥ 
जागराद्याख्यक्षतञ्ञच ब्रत्मेकादशी भव | 
महाद्वादशीकास्यान॑ प्रह्लादपिसमागम: [] 
दुव्बंसस उपाख्यात्तं यात्रोपक्रमकीत्तंनम्‌ | 
गोमस्युत्पत्तिकथन त्तस्यां स्नानांदिजम्फलम || 
चक्रत्तीथस्य माहात्म्यं गोमत्युदधिसज्भसे: ] 
सनकादिहृदाख्यान॑ नगतीर्थकथा तत्तः ॥ 


६७० पुराण-विमर्श 


गोप्रचारकथा पुण्या गोपीनां द्वारकागम:। 
गोपीसरः:समाख्यानं ब्रह्मतीर्थादिकीत्तंतम ॥ 
पश्चननद्यागमाख्यान नानाख्यानसमन्वित्तम्‌ | 
शिवलिजड्भमहातीथेकृष्णपूजादिकीत्तनम ॥ 
त्रिविक्रमस्य मूत्त्यख्या दुर्वासःकृष्णसंकथा | 
कुशदेत्यवधोश्न्वाख्या विशेपाच्च॑ंनजम्फलम्‌ || 
गोमत्या द्वारकायाञ्च तीर्थागमनकीत्त॑ंनम्‌ | 
कृष्णमन्दिरसप्रेक्षा.. द्वारवत्यभिषेचनम्‌ ॥ 
तंत्र तीर्थावासकथा द्वारका पृण्यकीत्तंनम्‌ | 
इत्येष सप्तम: प्रोक्त खण्ड: प्राभासिको द्विज: ॥ 
स्कान्दे सर्वोत्तरकथा शिवमाहात्म्यवर्णने | 
तत्फलश्रुति: -- 


लिखित्वेत्ततु यो दद्याद्धेमशलसमाचित्तम्‌ ॥। 
साध्यां सत्कृत्य विप्राय स शैवे मोदते पदे | 


( १८ ) गरुडपुराग्म्‌ 


गरुडायोक्‍्त॑ विष्णुता पुराणम्‌ नारदोयबुराणे १०८ बअब्याये 


तद्विपयाश्व । बह्ोवाच -- 
मरीचे | शुणुवच्म्यद्य पुराणं गार्ड शुभम्‌ | 
गरुडायाक्रवीत्युष्टोी. भगवान्गरुडासन: ॥ 
एकोनविशसाहस॑ ताक्यंकल्पकथाचित्तम्‌ ॥ 

तत्न पुवंखण्डे :--- 
पुराणोपक्रमो यत्र सर्गः संक्षेपत्तस्तत्त:। 
सूर्यादिपूजनविधिदीक्षाविधिरत: . परम ॥ 
श्यादिपृजा ततः पर्चान्नवव्यूहाच्च॑नं द्विज | 
पूजाविधानञ्च वेष्णवं तथा पद्चरनन्‍्ततः॥ 
योगाध्यायस्ततो विष्णोर्नामसाहस्रकीत्तंसम्‌ । 
ध्यान विष्णोस्तत: सुर्य पृजाभृत्युज्यात्चनम्‌ ॥ 
माला मंत्रा शिवार्च्चाथ गणपूजा तत: परम । 
गोपालपूजा त्रेलोक्यमोहनं श्रीधराज्च॑त्म | 
विष्णवर्च्चा पतञ्नतत्त्वार्च्चा चक्रार्च्चा देवपूजनम्‌ । 
न्‍्यासावि सन्ध्योपास्तिरच दुर्गार्व्चाथ सुराच॑नम्‌ | 


प्रिशिष्ट १ ब्छ१्‌ 


पुजा माहेश्वरी चातः पविन्रारोहणाच्च॑तम्‌ | 
मूर्तिध्यानं वास्तुमान प्रासादाताञ्च लक्षणन्‌ ॥ 
प्रतिष्ठा स्वदेवानां पृथक्‌ पुजाविधानतः ॥ 
योगोड्ष्टाड्रो दानधर्म: प्रायश्रित्तविधिक्रिया ॥ 
द्वीपेशनरकाख्यानं सुयंव्यूहत्थ ज्योौतिपम्‌ | 
सामुद्रिक॑ स्वरज्ञान नवरत्तप रीक्षणमर्‌ ॥ 
माहात्म्यममथ तीर्थानां गयामाहात्म्यमुत्तमस््‌ । 
ततो मन्तन्तराख्यानं पृथव्पुथग्विभागश. || 
पिन्राख्यानं वर्णधर्मा द्रव्यशुद्धि: सम्पणस्‌ । 
श्राद्ध विनायकस्पार्चा ग्रहयज्ञस्तथा5घश्रमा: ॥ 
मलहाख्या प्रेत्ताशोचं नीतिसारो ,ब्रतोक्तय: | 
सूर्थवंश: सोमवंशोब्वत्तारकथनं हरे: ॥ 
रामायणं हरिवंशों भारताख्यानकन्तत्तः। 
आयुर्वेदे निदानम्प्राक्‌ चिकित्साद्रव्यजा गुणा: ॥॥ 
रोगघ्न॑ कवच विष्णोर्गारुडस्त्रेपु रो मनु: । 
प्रश्नचूडामणिइ्चान्ते हयायुर्वेदकीर्त्तनम्त्‌ ॥ 
ओषधीनामकथनं ततो व्याकरणोहनम्‌ । 
छुन्द:शास्त्रं सदाचारस्ततः स्तानविधि: स्मृत्त: ।। 
तप्ण वेश्वदेवतच सल्ध्यापावंणकर्म च। 
नित्यश्नाद्धं सपिण्डाख्यं ध्मंसारोष्घनिष्कृत्ति: 
प्रतिसछक्रम उक्तोः्स्माद्‌ युगधर्मा कृते: फलम । 
योगशास्त्र विष्णुभक्तिनेमस्कृतिफलं हरे: ॥ 
माहात्म्यं वेष्णवज्चाथ नारसिहस्तवोत्तमम्‌ । 
जानामुतं गुदह्याष्टक स्तोत्र विष्ण्वच्चेनाह्ुयम्‌ । 
वेदान्तसांख्यसिद्धान्तं ब्रह्मजानात्मक त्तथा ! 
गीतासारः फलोत्कीत्ति पृर्व॑लण्डोइ्यमीरित: ॥ 
उत्तरखण्डें प्रेतकल्पे :--- 
अथास्थेवोत्तरे खण्डे प्रेतकल्प: पुरोदित:॥ 
यत्र ताक्येण संस्पृष्टो भगवानाह वाडव:॥ 
धर्मप्रकटनं पूर्व योत्रीनां गतिकारणम्‌ । 
दाचादिकस्फलड्चचापि प्रोवतमन्नौध्व॑देहिकम्‌ ॥ 
यमलोकस्य मार्यस्य वर्णनमच त्ततः परम । 
पोड्शश्राद्धफलक वृत्तातांब्चात्र वर्णितम्‌ ॥ 


६७२ पुराण-विमर्श 


तिष्कृतियंममार्गस्थ धर्मराजस्थ वेभवमु । 
प्रेतपीडा विनिर्देश: प्रेतचिक्ननिरुपणम्‌ ॥ 
प्रेताना चरिताख्यानं कारणम्प्रेततां प्रति। 
प्रेतकृत्यविचारदइच सपिण्डीकरणोक्तग्र: ॥ 
प्रेतत्वमोक्षणाख्यानं दानानि च विमुक्तये | 
आवश्यकोत्तरं दान प्रेतसौख्यकर हित्तम ॥ 
शारीरकविनिर्देशों यमलोकस्य वर्णनम्‌ । 
प्रेतत्वोद्धा रकथनं कर्मकतृविनिर्णय: ॥ 
मृत्यो: पूर्वक्रियाख्यानं पश्चात्कमंनिरूपणम्‌ । 
मध्य षोडशक श्राद्धं स्वगंप्राप्तिक्रियोहनम्‌ ॥ 
सृतकस्यथाथ संख्यानं नाराग्रणवलिक्रिया | 
वृषोत्सगंस्य माहात्म्य' निषिद्धपरिवर्जनम्‌ ॥ 
अपमृत्युक्रियोक्तिश्च विपाक: कमं णां नृणास्‌ । 
कृत्याकृत्यविचारश्च विष्णुध्यानं विमुक्तये । 
स्वरगंती विहिताख्यानं स्वरगंसौर्पनिरूपणम्‌ ॥ ' 
भूलेकिवर्णनजचेव सप्तथा लोकथवर्णनम््‌ ॥ 
पञ्चोध्वंछोककथरन ब्रह्माण्डस्थितिकीत्तंनम्‌ । 
ब्रह्माण्डानेकचरितं ब्रह्मजीवनिरूपणम्‌ ॥ 
आात्यन्तिकलयाख्यानं फलस्तु त्तिनिरूपणम । 
इत्येतद गारुडं नाम पुराणं भुव्तिमुक्तिदम्‌ । 
तत्फलश्रुति: --- 
कीतित पापशमन्त पठत्तां शृण्वत्ता नुणास्‌ । 
लिखिल्वेतत्पुराणन्तु विषुवे यः प्रयच्छति ॥ 
सौवर्ण हंसयुग्माढ्य विप्राय स॒ दिव॑ ब्रजेत्‌ । 
( १९ ) ब्रह्माण्डपुराणम्‌ 
नारदीयपुराणे ४ पा० १०६ अध्याये उक्ता अस्य विषया.--- 
शृणु वत्स ! प्रव्ष्यामि ब्रह्माण्डाख्य' पुरातनम्‌ | 
तच्च द्वादशसाहत् भाविकल्पकथायतस्‌ ॥ 
प्रक्रियाख्योइनुपद्भार्य उपोद्धातस्तृत्तीयक: । 
चतुर्थ उपसंहार: पादाइ्चत्वार एवं हि ॥ 
पूवंपादद्य' पूर्वी भागोड्त समुदाहत: । 
तृतीयो मध्यमो भागरचतुथ॑स्तृत्तरो मत्त:॥ 


प्रिशिष्ट १ ७३ 


तत्न पूवव भागे प्रक्रियापादे :-+-- ५ कक हर 
” “आदो कृत्यसमुददेशों नैमिषाख्यानक त्ततः ॥ 
हिरण्यगर्भोत्यत्तिसर्च लोककल्पनमेव च। 
एप वे प्रथमः पादो द्वित्तोयं श्यूणु नारद ॥ 


पुव॑शागेडतुषड़पादे :-- 
कल्पमन्वन्तराण्यानं लोकज्ञानं तत्त: परम्‌ 
मानससूष्टिकथनं रुद्रप्रसववर्णानम्‌ ॥ 


महादेवविभूत्तिरच ऋषिसगगंस्तत: परम्‌। 
अग्नीनां विचयहचाथ कालसउझ्भाववर्णानम्‌ ॥ 
प्रियव्नतानच्च योदेश: पृथिव्यायामविस्तरः | 
वर्णानं भारतस्यास्य तत्तोष्न्येषां निरूपणम्‌ ॥ 
जम्व्वादिसप्तद्वीपाख्या ततोष्घोलोकवर्णनम्‌ । 
ऊध्वेंलोकानुकथन ग्रहचारस्तत्त: परम ॥ 
आादित्यव्यूहुकथनं देवग्रहानुकीत्तंनम्‌ । 
नीलकण्ठाह्ययाख्यानं॑ महादेवस्य वेभवम्‌ ॥ 
अमावास्थानुकथनं युगत्तत्वनिरूपणम्‌ । 
यज्ञप्रवर्ततञ्चाथ युगयोरन्त्ययो: कृति: ॥ 
युगप्रजालक्षणञ् ऋषिप्रवरवर्णनम्‌ । 
वेदानां व्यसनाख्यानं स्वायस्भुवनिरूपणम्‌ ॥ 
शेषमन्वन्तराख्यानं पृथिवीदोहनन्ततः। 
चाक्षुपेश्यतने सर्गो द्वितीयोडछप्रिपुरोदले ॥ 


भअध्यभागे उपोदघातपादे :--- 


“अथोपोद्धातपादे च सप्तषिपरिकीत्तंनस्‌ । 
राजापत्यचयस्तस्माहेवादीनां समुख्धूव: ॥ 
ततो जयाभिव्याहारी भरुदुत्पत्तिकीत्ततम । 
काइ्यपेयानुकथन॑ ऋषिवंशनिरूपणस्‌ ॥ 
पितृकल्पानुकथनं श्राद्धकल्पस्तत्त: परम 
वेवस्वत्तसमुत्पत्तिस्सृष्टिस्तस्य त्तत: परम ॥ 
सनुपुत्रचयदचातो गान्धर्ंर्च निरूपणम । 
इक्ष्वाकुबंशकथनं वंशोछऊत्रे: सुमहात्मनः ॥ 
अमावसोराचयरच रचेश्चरित्तमद्धत्तम्‌ । 


ययातिचरितज्ञाथ यदुवंशनिरूपणम ॥ 
३ पु० वि० 


घ्छ४ 


पुराण-विमरं 


कातंवीय॑स्य चरितं जामदग्न्यं त्त्त: परम्‌ | 
वृष्णिवंशानुकथनं॑ सगरस्यथाथ सम्भव: ॥ 
भाग॑वस्यानुचरितं. त्तथारयकवधाश्रयम्र्‌ । 
सगरस्याथ चरित्तं भागवस्य कथा पुनः ॥ 
देवासुराहवकथा:. क्षृष्णाविर्भाववर्णनम्‌ । 
इनस्य च सत्तव: पुण्य: शुक्रेण परिकीत्तित्त: ॥ 
विष्णुमाहात्म्यमधन बलिवशनिरूपणम्‌ | 
भविष्यराजचरितं सम्प्राप्तेषथ कलौ युगे॥ 
एवमुद्धात्तपादोष्यं तुतीयो मध्यमे दले। 


उत्तरभागे उपसंहारपादे :-- 


चतुर्थ मुपसंहारं वक्ष्ये खण्डे तथोत्तरे ॥ 
वेवस्वत्तान्तराख्यानं विस्तरेण यथात्तथम्र्‌ । 
पूृ्वमेव समुहिए्ट संक्षेपादिह कथ्यते ॥ 
भविष्याणा मनूनां च चरितं हि तत्त: परम्‌ | 
कल्पप्रऊुयनिर्देश: कालमानं ततः परम ॥ 
लोकाश्चतुर्दंश त्तत: कथिता मानलक्षणे, 
वर्णनं नरकाणाश्व॒ विकर्माचरणेस्तत्त: ॥। 
मनोमयपुराख्यान॑ लय: प्राकृतिकस्तत्त: | 


पु 


शैवस्याथ पुरस्यापि वर्णनञ्च ततः परम ॥ 


त्रिविधाद गुणसम्बन्धाज्जन्तूनां कीतिता गत्ति: 


अनिद्वेश्याप्रतक्येस्य ब्रह्मण. परमात्मतः ॥ 
अन्वयव्यत्तिरेकाभ्या वर्णनं हि त्ततः परम्‌ । 
इत्येष उपसंहार: पादो वृत्त: सचोत्तर:॥ 
चतुष्पाद पुराणान्ते ब्रह्माण्ड समुदाहुतम्‌ । 
अष्टादशमनौपम्यं॑ सारात्सारततरं द्विज !॥ 
ब्रह्माण्डश् चतुलेक्षं पुराणत्वेन. पठयते | 
त्तदेव व्यस्य गदितमन्राष्टाइशधा पृथक ॥ 
पाराशयेंण मुनिना सर्वेषामपि मानद। 
वस्तुद्रष्ट्राथ तेनेव मुनीनां भावित्तात्मनाम्‌ ॥ 
मत्तः श्रुत्वा पुराणानि लोकेभ्य: प्रचकाशिरे । 
मुनयो धर्मशीलास्ते दीनानुग्रहक्नारिण 
मया चेद पुराणन्तु वशिष्ठाय पुरोदित्तम + 
तेन शक्तिसुतायोक्त जातुकर्णाय तेन च॑ | 


का 


परिशिष्ट १ ७५ 


व्यासो लब्ध्वा त्ततरचेतत्‌ प्रभञ्जनमुखोद्गतम्‌ ।' 

प्रमाणीकृत्य लोके5स्मिन्‌ प्रावत्तंयदनुत्तमम्‌ ॥ 
तत्फलध्ुति; --- 

य इदं कीतंयेद्वत्स ! श्वुणोति च समाहित्तः । 

स विधूयेह पापानि याति लोकमनामयम््‌ ।। 

लिखित्वेत्तत्‌ पुराणन्तु स्वणंसिहासनस्थितम्‌ । 

पात्रेणाच्छादितं यस्तु ब्राह्मणाय प्रयच्छति ॥ 

स याति ब्रह्मणो लोक नात्र कार्या विचारणा | 

मरीचे ! 5श्टादशैतानि मया प्रोक्तानि यानि ते॥ 

पुराणानि तु संक्षेपाच्छोत्तव्यानि च विस्तरात्‌ ॥ 

अष्टादश पुराणानि यः श्वुणोति नरोत्तम:॥ 

कथयेद्वा विधानेन नेह भूयः स जायते। 

सूत्रमेतत्यु राणानां यत्मयोक्‍तं॑ त्तवा5्धुना ॥ 

तन्नित्यं शीलनीयं हि पुराणं फलमिच्छता । 

त दाम्भिकाय पापाय देवगुवंनुसूयवे | 

देयं कदापि साधूनां द्वेषिणे न शठाय च। 

शान्तायारागिचित्ताय शुश्रूषाभिरताय च ॥। 


>> ७5 


निर्मत्सराय शुचये देय सद्देष्णाय च।।  - 
( २० ) विष्णुभागवतम्‌ 
ततृप्रतिपाद्यविषयाइच नारद पु० ९६ अ० उक्ता यथा-- 
मरीचे | श्णु वरक्ष्यामि वेदव्यासेन यत्कृतम्‌ 
श्रीम:ड्रागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंमित्तम ॥ 
तदष्टादशसाहस्॑ कीत्तितं पापनाशनम्‌ । 
सुरपादपरूपोष्यं॑ स्कन्धेद्रादिशभियुंत्त: ॥ 
भगवानेव विप्रेन्द्र | विध्वरूपी समीरितः। 
ससस्‍्य प्रथमस्कन्धे ३--- 
तत्र तु प्रथमे स्कच्घे सूतर्षीणां समागमः। 
व्यासस्य चरितं पुण्य॑ पाण्डवानां तथेव च ॥ 
पारीक्षितमुपाख्यानमित्तीद॑ समुदाहतम्‌।” 
ट्वितीयस्कर्घे ४--- 
“परीक्षिच्छुकसंवादे. सृत्तिद्वयनिरूपणस्‌ । 
ब्रह्मनारदसंवादेश्वतारचरितामृतस॒. भा 


६७६: पुराण-विमर्श 


पुराणलक्षणड्चेव सृष्टिकारणसम्भव:._॥ 
द्वित्तीयोष्यं समुदित: स्कन्चो व्यासेन धीमता | 
तृतीयस्‍्कन्धे $-- 
“चरितं विदुरस्याथ मेत्रेयेणास्य सद्भम:। 
सुष्टिप्रकरणं परचाद्‌ ब्रह्मण: परमात्मनः ॥ 
कापिल सांख्यमप्यत्र तृत्तीयोध्यमुदाहृत: । 
चतुर्धंस्कन्धे ६--- 
“सत्याश्चरितमादो तु श्रुवस्य चरितं ततः। , 
पुथो: पृण्यसमाख्यानं ततः प्राचीनवहिषः ॥ 
इत्येष तुय्यों गदितो विसगें स्कन्च उत्तम: ।" 
पम्नमस्कत्धे :--- है 
#प्रियव्रत्तस्प चरितं तदवंश्यानाश्र पुण्यदम्‌। 
ब्रह्माण्डान्तर्गत्तानाञ्व लोकानां वर्णनन्तततः ॥ 
नरकस्थितिरित्येव रुस्थाने पद्ममों मतः। 
घष्टस्करधे :--- हु ॥॒ 
अजामिलस्यथ चरितं दक्षसृष्टिनिरूपणस्‌ । 
वृत्राख्यानं तत्तः परचान्मरुतां जन्म पुण्यदम्‌ ॥ 
पष्ठोघ्यमुदित्तः स्केन्धो व्यासेत परिषोषणे। 
सप्त मकच्घे :-- | हर 
“प्रह्नादचरितं पुण्यं॑ वर्णाश्रमनिरूपणम्‌ । 
सप्तमो' गदितो वत्स ! वासनाकमंकीत्त॑ने ॥ 
क्षष्टमस्कत्घे :--- ह ्ि, 
“गजेन्द्रमोक्षणारुयानं॑ मन्वन्तरनिरूपणस्‌ । 
समुद्रमथनञ्चेव बलिवेभववन्धनम्‌ ॥ 
मत्स्यावत्तारचरितमटष्टमोंड्य॑. प्रकीत्तित: । 
नवप्तस्कन्धे :--- - 
“सूरयंबंशसमाख्यानं-.. सोमवंशनिरूपणमर्‌ । 
वंश्यानुचरिते प्रोक्तो नवमो5यं महामते ॥ 
दशसस्कत्ध :--- टः 
“क्ृष्णस्य बालचरितं कौमारख ब्रजस्थिति: । 
केशोरं मथुरास्थानं यौवत्े द्वारकास्थिति:॥ 
भूभारहरणच्ञात्र * निरोधें देशमः स्मृतः। 


-परिश्चिष्ठ १ 222 


एकादशस्कस्वे :--.__... . 
“त्ारदेन तु संवादो वसुदेवस्थ कीतित:। 
यदोश्च दत्तात्रेयेण श्रीकृष्णेनोद्धवस्य च॥- : 
यादवानां मिथोडल्तरच मुक्तावेकादशः स्मृत्त: । * 

द्ादशस्कन्घे -- रा 
“भविष्यकलिनिदेशो मोक्षो राज्ञ: परीक्षित्त:। 
वेदशाखाप्रणयन्न॑ माक॑ण्डेयत्प: स्मृत्तम्‌ ॥ 
सौरी विभूतिरुदिता सात्त्वत्ती च तत: परस्‌ | 
पुराणसंख्याकथनमाश्नये ह्ादशों छहम्‌॥ --.. *+ - 
इत्येवं कथितं, वत्स ! श्रीम:्भागवतं तब। _. 

तत्फलभुति :--- ,. ५ - ८ कु 
“बक्तु: श्रोतुद्चोपदेष्टुरनुमोदितुरेव च। 
साहाय्यकतुंगंदित भक्तिभुक्तिविमुक्तिदम्‌ ॥ 
प्रौष्ठपयां पूर्णिमायां हेमसिहसमाचितम्‌ । 
देयं भागवत्तायेद॑ द्विजस्थ प्रीतिपूर्वंकम्‌ ॥ 
सम्पूज्य वस्त्रहेमाद्येभगवःड्भक्तिमिच्छता । 
सोथ्प्यनुक्रमणीमेतां श्वावयेच्छूणुयात्तथा ॥ 
स॒पुराणश्रवणजं प्राप्तोत्ति फलमुत्तमम्‌। 
अष्टाददपुराणानामनुक्रमतोध्वत्तरगवर्णनं ॥ 

वायुपुराणे प्रतिपादितम्‌ :--- 
सर्वपापहरं पुण्यं पविन्नं च यशस्वि च। 
ब्रह्मा ददो शास्त्रमिदं पुराणं मात्तरिश्वने ॥ ५८॥। 
तस्माच्चोशनसा प्राप्त त्तस्माच्चापि बृहस्पति: | 
वृहस्पतिस्तु प्रोवाच सवित्रे त्तदतत्तरम्‌ ॥ ५० ॥ 
सविता मृत्यवे प्राह मृत्युइचेन्द्राय वे पुनः । 
इन्द्रद्मापि वशिष्ठाय सोषपि सारस्वताय च ॥ ६० ॥ 
सारस्वतस्त्रिधाम्ने च त्रिधामा च शरद्धते। 
शरद्वत्तस्त्रिविष्टाय सोच्त्तरिक्षाय दत्तवान्‌ु ॥ ६१॥ 
वर्षिणे चान्तरिक्षो वे सोषपि चय्यारुणाय च | 
त्रय्यारुणो धनज्जये स च॒ प्रादात्कृतञ्जये॥ ६२ ॥ 


६७८ पुराण-विमशां 
कृत्तव्जयात्तृणंजयोी भरद्वाजाय सोध्प्यथ । 
गौतमाय भरद्वाज: सो5पि निय॑न्‍्तरे पुनः ॥ ६३ ॥ 


निय॑न्तरस्तु प्रोवाच तथा वाजश्रवाय च। 
स ददो सोममुष्माय स ददी तृणविन्दवे ॥ ६४ ॥ 


तृणविन्दुस्तु दक्षाय दक्ष: प्रोत्राच शक्तये। 
शक्ते: पराशरदचापि गर्भस्थ: श्रुतवानिदम्‌ ॥ ६५ ॥ 


पराशराज्जातुकर्णस्तस्मादह्ेपायन: प्रभुः । 
हेपायनात्पुनश्चापि मया प्रोम्तं द्विजोत्तमा:॥ ६६ ॥ 


दांशपायन उवाध :--- 
मया वे तत्पुनः प्रोक्‍्त॑ पुत्रायामितवुद्धये । 
इत्येव वाचा ब्रह्मादिंगुरुणा समुदाहता: ॥ 


क्रो द्ा ८5 


परिशिष्ट २ 
सहायक प्रन्थ-सूची 


, छ, छू, छएव50778 ्रष्चठतंपठतवंठफ ६0 ६6 शिट्ठाशा (7975] 273073 
०६१ ४6 पएएह्मपएपए०४7०, ५४०. . (864 ) 

2, 9, &, ए7श६2८/४५ ६० 

[--एच्राह्ा8 ६९६५७ ता ६96 0ए7928068 ० ६96 डिल्ां। 2९28 
( 93 ) 

2... #प्रठाला गा. एलछाल्नो6ट्टॉ०४ कि 597 फें, (६ 
फाम्मद्वातेब्राफेकाल एशः25९०7४४४०7० ४०0प776९ 9, 9, 307-3)2. 

३--/॥लंला: रतीधा सीधे, फब्तंध०ाा ( 0%ग्रव, 
]922 ) 

3. ५४, 5६2४९।४--- 

-..0988 एपाछ29 ?०7५०98902 ( 80770, 927 ) 
2-6 00577087997ए 06७४ 77067 ( 920 ) 
3--8]08ए४०४५०४०४० ( 50ए०८8०7 ५, ]93] ). 

4, ७१३९४ 07 'एफ्शा2-शएतांट३ व0 ए४चाए. 00प्राग़रलाठवधतगा 
ए०, ?९, 482-487 ( ०एए65 डिए[6७78 (९४४०० ६0 पा6 5णो/)ु६९०४ 
० 572890988 7 (6 फिन्‍म्येगरव्ात०, िवएंए2089, /६६३२०, ?80772 
थे ४०७०० ) 

5, झलब्ग52४०प 5॥2 ४७४ पेढ४७३४एचंए७ 5४६, ० १५5, 3४६ 7९ 
खिशिंगायंए 80067 ० 6 ऐ्शाएग, ४०, ४७, 2०३०९ ४९, ॥.>57.. 
(628५० उपपे कांड ए४एणक ० शक्षाध्एपाध्यव० गत ], 8, 0, ए, 
8, ५४०), &५, ९, 323-340,. 

6, 970. 8, 0. ॥/०[ए्रतेद्रवा/६$.. ए०ए०९० 47. 8७ 55ए६60805 
उी0०00श१ छाए गणंजो०७ ए०, व, 0ल्‍काप्थ9, 9०६ 2, ??, 9-30, 

7. 8. 5०0थाणी 588 0978 9००९० 0--- 

“8 7ठंशा। रतें470 सीजछतणाव्य परफछतापंठ्या 45 3. 8, 0, ए, 5. 
एक, शाप, 70, 62-79 (509ए76०६४ 2 पशछीणे ०ण7९०४ए९ ६0 ग़राध्याए 
5छ96७ए78 38887079 0 इच6। 8टााण 87०४ 35 १३०००्९शा, ऐ7ए7(ट/ 
शाप 0675 ) 


६८० पुराण-विमशं 


8, 0०णाणणव86 पलाह07ए ण 709, ४०. 7, 7९, 296-38, 
9, एछा, पर, ५5, 9228 --- 
]---9६0०68 49 ६96 एप्प 7९००0. ० स्रीगवेए 7085 
270 ८प्रशण9५ ( 702००० !940 ) ० 
एडए७७४ णा. 'एप्र्वा785 व॥ पाढ प्र॥0ए णी फिफापंतों वी च्रवेंगा 
णा।ए९, ५०, 3, ??, 586-64, (६४०७एप्प/4728, . [ 79 42900 
एमआरणाञ:9 भणपीे४४ ५४०, 7, एए, 62-69. ) 
2--क्ष्याएा। एदा8एधछ8 ग। ए7वफ8038, (7, से, 0. ५०ण, रत. 
??. 308-30 ) 
3--?6०पगयंठ जलिमजतवा 5०5७7 9४००० 200 8, 0., (7. 8. 
0, ४०, झुँ०, ??९, 403-43] ). 
4- एप 3१६७४ 2770 ठएप५०05 इग्रीपछा०टते फ ४76 ९0070- 
ग्रां० बपण्ते 58०णगे एंल्छछ३ 0णी पाल इ8०छावेताबी,. हेंब5छ (70. 
70280०% एफ्राएथ'आंए #फ्त०5, ५०, हा, ए?, 9-0! ) 
5-.]पवपएशाठ6 ० 'बश08 00 स्ा॑प्ंमफिधाते।9४ (77 ७. 9. 
0. ए., ]., पर०, जप, ए?ए, 220-235 200 ४०, ४४१, 
77, 202-2! ) 
6--ए७ एएग्फृप्फ्शाब४ (क्र, 8, 0. ऐ, ॥, ए०ण., रूट, 
ए०, 38-62 ). हे 
ए-- 'एप्राहव9 व0'कपा8 83 पाठ ० फ्रैगीनो2६९०१० ( 9 व. 
0.४ , श०त%5, एग, जा, एए, 67-79)... 
8--४6 &.8छ०77९१७०७, सी।6 600 50प्र'0९ ० ॒कर्ह्ठा। 
प6.. रिफाकाब.. शिब्शएनीगी8४॥23. बाते. चैगाग्जीला'दा 
(४. 5, 0. 8, 7. ७०, 36, 955, ??, 5-38 ). 
9--/5६एघव०४ गा व ्र& - एछुब्फुफाथ्याब७ा 2 एए०५5, ( ?णणपंधाव्व 
एज धा6 5व्यजंतपर 006९०, (४०]००४८७, ]960-963 ) 
40., 70288 ७प७६७/४ ३-फठ 97 एफ्रा०४०ए, ०0, एा; ९९. 
490-5] 670 '९5]0809%5%$6० 5960प७५०708 एई 8076 एप्8798. 
], 9), 90. ए, एमए छ9०एश' णा--'0पफ५७ व0507एणा5 छापे 
शिफ्क्राएं० पगपाधंगय ( 9 फ्पाल्ांत ०6 0.6, 8,], ४० एप. एए, 
2-59, ए०प्रए४०४ग्र/. 92882 225 गि0्या पए४/४---४४०ए४ए.म०73 ,ध्या्े 
एप्७9& ) 


ऊ न्‍्भे 


सहायक ग्रन्थसूची ६८१ 


]79 7४०९, ५, ए , (०७5०४०४ए००००७, [)0508/४---. मर 


[--फ्6 एपफ्०३ ; ७ 50प्रठणा (7, ले, 0. ४०. शत, 
एए, 747-67 ). । 


2-.- एप रत65? द। 4768 ५०[ए७7९६४ ( ०07७8 ) 


]3, 5, 8. 2. ?परड्थाध््ए 92896" स॥-+ ?7087655 ० गातांट 
856४ ( 9]7-]942 ) ४8 5ए७० तुण॑आ०० एण[प्७ ०६ 8, 0. 
90, , ??, 439-52 ). 


2--5६पव65 कं जिएंठड धाते ऐपाथावब8 ्ी पावन (8, प, 
एछ0०7०99, !953 ) 


]4, 9४र्ण, 0. ऐ, शव्गाप्वता५ ए०ए००5४ णा ४पढ8०४ (7 ए, 0. 
ए०, पा, ए४४ 3-4, ??, 6-0 ), णा '/४ाष्रव्याव्ादक (7, प्र, 0. 
एण, एणा, ए?ए, 208-230 2गप 8. 9७, ५७०, ४, ??, 6-0 ) 


]5, 7%, एग्मणाए2९5 ?रझवेश्ापगे बत076855 479 ४6 5९०० 


लगीजण०8ए ० एणंत॒ुणढ 9 20, ० 909, 5. 3, 0. 6, (937 ), 
ए?, 9-954. 


]6, 777, 0. 5, &]ढंप्वा 8 ए०ए90०१ ((एद्रात ए९ रि०८०57प८ ?78- 
छाद्ाधा5 फ्थ्ा' 5:09 ९? हु, 5. सर, ए, ४७०,.॥४, ए?, 83-223 
( #णतंआए पीठ 6 एथणंएणएड ?7०-फद्याप9 छक्षा' तैजाबका९४ ग्ाढा- 
ं0गालर्त प पा रिपाक्राब5 28706 35 ग्रीश्चठाठकों: बाते ३९०) 25 ॥॥०0 
0ए7285४०९३ 0 शपए25 बातें 37प07535 गत 6 शिव्पाह्ा0 (+8760- 
]08365 782.9 एड (0 छाए5$ एजरां0 ग्िशुपा'8 77 ४6 ४८१० ॥६९- 
एथपा& 250, ) 

7. 707, _2पंप/७7 95778--- 


80 जाइ07ए छी धाताधा 97050०9997, ५७०. ।, ??, 25-.77 
०7 +76 ए्त[0ऋ००॥#9 ० ४९७ एच४7०७5 ( 956 ) 
8--)/67४४ 87/0॥-- 


ला 


पुच0 एए०ा३ ० पी6 गर्ग (07068 9ए ० )702 ३7० |. 2. 
0. 8 ४6०, 77. 9४०. 2. ( &9एा-पफ्ा० 957 ) »70 २०, 4, 
(0९०, 957 ). ( छ6 ईणा०छ३ ?०ए९ां६७४ 40 प्रं5 ६०:६६ ) है 
49. 0. #ि, छत॑ध्शबबठाधागप ; ।फर दा्ता€ ण फतवा पांधछ्रताएा 


(ठैवेएबए [ नए इटपेंट5 पर, 56; 869०० ॥वंता्कए 
947 )-- 


६८२ पुराण-विमशं 


20, 


24, 
22. 


23 


24, 


25 


26, 


27. 


28. 


29. 


30 


34. 


32, 


33. 


34, 
35, 


36, 


8, ,, [७086 ; # एथद्वा35 ए उठता ( श्रीबाबोबते ऐऑंरलनाए 
#पता65, ४०, 2£,, ]934 ) 

जाया ऐहडवग ; (8 एक (१9७7 ।जिवा ३, 2०००5 ]925). 

पाठिफशतवेठ : ०५३४३ 800 परगगाप [ #ैप्ाणेजाद0 हशप्रना, 
एक्रतांणम००ए, 960 ) 


- 3. ५, छूक्ा6 : ज्ञांह्रणए ० फशब्ाफ्राबशीबशा9 [ ॥रणे,५, एगा पु 


ए?, 85-002 ) ९००४०, !962, 
9, 0, $क्कॉप्या ३ 56ए765 गा एा९ ए6०872०॥ए ए शग्रठं शाप बापे 


ल्तारग्ए्णो पता ( श०त्रान फ्रेशाध859095, ०४४, 
960 ). 


- 3. 0, 7,50७ $ छा 5्ंव्गे ए९०27०ए7ए ण०॑ श4ैगरढ्ंशा: ॥7097, 


22775 3954, 

प, 8. 8ए7०छथों ; पंगगना शपथ + 4 वापतेप  ( एशावा2थें 
964 ). 

ए, 8, &87०ण०ो ; ७६४५४ एप्शा० ; + 5०9 (#]7] वजतां& 
छूबबतशु एफणएछ४, रिया 2 827 705, "दशा, | 963). 

रे, 5, एशव्यातबापा : 4 2९९० कगा० ६३० घिक्णए क्रांश्फाफ ् 
पाक, ( जल वतांपं०ा 920 ) 97. 68 8. 

#, &%, ?द्राश॥0' ४ साठएटी092९१० ० शिलाएाणा एप ४765, 
ए०! ४, ]98, 97, 448 ६. 


"व. ऐं, ऋतु पक ; 37 0एध776 ० ६॥6 २९०ै॥४००४ ॥(४७/ए78 


0 47089, 4,070607, ]920, 99, !36 ६६. 
मे, व, सिबए४णा ; ए०्गांजंवएृ९ सरांशझ०ाप्न ० 70079, ४०, 4, एछ9. 
296. [4. 


+. 30 + एि९०२०7०5 0 909, ६९०णाते ९०, 4+07000, 
]889, 99. 753 ॥, 

ग०्रंश' श्रा।775 ६ काग्काए2्फांडण 27ते निंमतायंक्फ, 709प007, 
32894. 

&, (४, छ6एछात5 ॥ र०९४०१5 0 [पत9, 80509, 895. 

577 (०765 छ१0 ; लगावप्रंडका बफपे 3प00फ्क5०७, 7५/०7र९००, 
492], घरठ 7, 

७8855968299 $ 7७7 सछजवपं४णघ5, १(एा०, 929, 


सहायक ग्रन्थयूची द्८रे 


37. ]०००अं : छ, रे, छ, एत, ]., एए. 200 ६. (०० ४86 0865 
#९ जणातें ६००००वंगरठु 40 ६96 एप्र/द्व785 ) 


38, एप्चथ्यातेग्रणपछक ६ हरध्लह्रा9 साय , 5॥9एॉ57 2700 १४००" 8९८०5. 
( ९००००, 960 ) 


39, एलशाइणा : ]. 72, ७. 5, 39], 9. 800 6, ( ० ए& १०6६8 6 
छ9998०»ए०४६ ) 

40, एप्गलातेप-ध जिगा8 $ 76 फ्रधवएु4एशछ शपथ ( 5600ते 
€तांप्र0त, 209०7, ००४०५ ) 

4], ५, एाञगरल्मा(ड ;  सीड0ाए ण फिवीता गवाशाएए०, ४०, 3. 
(9]0००० एग्रएछआए, 927, ए9. 57-586,. 


42 , 7, ६, इशक्वावा4 + जिकालयांड ठत 20679 40 ६6४०४ ०ंं०ंँद्ाबा 2 
( एफऑंपकाआओ ० एंथशी07779 27855, )964 ) 


43, शिफना4 ( 2 76४6४०४ फ्ैणालांए जग त&एण०त ६0 076 
#पर्तेप 00 एपा9795, एपा०॥5९१ 9ए धा6 न ग्रत8 8 95079]8 "7प5, 
कि द्या9824 827 ४0%, एद/%879७, 20 ४05, 9पां>5४९९ ]959-]978 . 


44, व9, 3फ040908 शिह४8५४--५घ०व65 वं। शिप्रा ध्यांड ( ४९००27००॥9 
बफण्त खिा008फ४-$०६8१ए००,  [ एप. फपीलाए 9४०, 7, 
स्‍४०, 2, जैणाए 96] ; एपेपड०्वे छए श-णता4 दि्रशांएव) पक, 
शिवाय 9827 ) 
४५, म० स० गोपीनाथ कविराज--- 
तान्त्रिक वाहमय में शाक्त दृष्टि ( १६६३ ) 
भारतीय संस्कृति और साधना ( दो भाग ) ( १९६४ ) 
प्र० बिहार राष्ट्रभापा परिषद्‌, पटना | 
४६. वासुदेवशरण अग्रवाल--मार्क॑ण्डेय पुराण--( एक सास्क्ृतिक अध्ययन ) 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, १६६१॥ 
४७. राहुल साइत्यायन--मव्य एशिया का इतिहास प्रथम खण्ड--प्र० विहार 
राष्ट्रभापा परिषद्‌, पटना, १६५६। 
४८. भगवददत्त “भारतवर्ष का चृहतु इतिहास ( प्रथम भाग ), दिल्ली, 
स० २००८ | 
१ “भारतवर्ष का इतिहास ( द्वितीय सं० ) दिल्‍ली । 
४९. “राजबली पाण्डेय--पुराण विषयानुक्रमणी ( प्रथम भाग ), हिन्दू विश्व- 
विद्यालय, काशी, १९५७ ई० । 


६८४ पुराण-विमर्श 


५०, माधवाचार्य शाख्री--पुराणदिगुदर्शन (तृतीय सं०); देहली, सं० २०१४ । 
भ१. महाभारत की नामानुक्रमणिका--( प्रकाशक--मभीता प्रेस, गोरखपुर, 
प्रथम सं०, २०१६ सं० )। 
५२, मघुसूदन मोका--अनिस्याति; ( लखनऊ, १९२६ ई० )। 
५३, स्वामी भजण्डानन्द सरस्वती--श्रीमद्भागवत्त रहस्य ( द्वितीय सं०, बम्बई, 
१९६३ ई० )। ५ 
५४. ज्वालाप्रसाद मिश्न--अष्टादश पुराणदर्पण ( प्रकाशक-गंगाविप्णु श्रीकृष्ण- 
दास मुम्पई, सं० १९७६ अघुना अप्राप्य )।॥ 
५५, रामशडूर भट्टाचाये--- 
५ अख्िपुराणस्थय विपयानुक्रणी (प्र० मभमारतोय विद्या 
प्रकाशन, वाराणसी, १६६६ ) । 
द गरुडपुराण ( भूमिका-विपयानुक्रमणी के साथ ) | चौखस्ता 
संस्कृत सीरीज, चाराणसी, १६६४ | | 


ही इतिहास-पुराण का अनुशीलून, वाराणसी, १६३३ ई०॥ 
! पुराणस्थ वेदिक सामग्री का अनुशीलन (हिन्दी साहित्य 


सम्मेलन, प्रयाग, १६६४ ई० )॥ 
५६. महाभारत-कोश ( प्रथम खण्ड ) प्रकाशक-चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी 
१९६४ ६ई०। 
५७, मघुसूदन भोकफा--पुराणनिर्माणाधिकरणमु तथा पुराणोत्तत्तिप्रसड्+ 
( जयपुर, सं० २००६ ) । 
५८. प्लीकृष्णमणि त्रिपाठी--पुराणतत्त्वमीमांसा ( वाराणसी, १६६१ ), 
हि --अश्टादशपुराण परिचया ( वाराणसी, सं० २०१३ ) 
५६, भाऊ शाल्री वले--काशीतिहास; ( काशी, सं० २०११ ) । 
६०, डा० मोतीचन्द्र--काशी का इतिहास ( बम्बई, १९६४ )। 
६१. स्वामी दयानन्द--धर्म विज्ञान (तीन खण्ड, प्रकाशक--भारत परम 
सहामण्डल, काशी, १९३९ ई० )।॥ 
ह -“घधर्में कल्पद्रुम ( प्र० वही, सात खण्ड ) । 
६२. दीनानाथ शास्त्री सारस्वत--सनातनघर्मालोक (८ भाग, दिल्‍ली, 
१९६०-६५ ) । 
६३. पं० नकछेदराम द्विवेदी--सनातन घर्मोद्धार:ः ( सानुवाद चार णण्ड; 
प्र० हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी ) १ 


सहायक ग्रन्थसूची .. इटप 


६४, बलदेव उपाध्याय--भागवत सम्प्रदाय ( प्र० तागरी प्रचारणी सभा, 


काशी ) । 
आये संस्कृति के आधार ग्रन्थ ( प्र० नन्‍्दकिशोर एण्ड 
ह 
सन्‍्स, काशी, १९६३ ) । 
५. -भारतोय दर्शन (शारदा मन्दिर, काशी, नवम सं०, १९७७) । 
». “भारतीय दर्शंनसार ( सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली ) ! 


». “भारतीय वाहुमय में श्रीराधा ( प्र०, विहार राष्ट्रमाषा 
परिषद्‌, पटना, १९६३ ) । 
६४. राय गोविन्द र््र--- 
प्राचीन भारत मे लक्ष्मी प्रतिमा ( हिन्दी प्रचारक, काशी, 
सन्‌ १९६४ )। 
६६, अन्वदाच रण तक्क॑चूड़ामणि--पुराणरहस्यम्‌ ( काशी )॥ 
६७, काजुराम शास्त्री--पुराणवर्म ( कानपुर ) | 
६८, डा० सस्पूर्णानन्‍द-- 
हिन्दू देवपरिवार का विकास ( प्रयाग, १९६३ )। 
६९, डा[० कपिलदेव--- के 
भध्यकालीन साहित्य मे अदतार॒बाद ( चौखस्वा, काशी, १९६१ ) | 
७०, डा० कामिल वुल्के-- 
राम कथा ( हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग, द्वि० सं०, १९६४ ) | 
७१, पं० बदरीनाथ शुवलू-- 
सार्कण्डेयपुराण ६ एक अध्ययन ( चौखम्वा, काशी, १९६० ) 
एपाएउटशा०005 66 06 3-]909 घाव ]2 7फ7ए5 एव॑ंठगों 
९ताच075 270 (279]205075 ६ 
72, रथ्गदा ऐ/प7३४--थ्र्पिां।एत0 99 0. 5, (५०9६ 
73, छिप्ाप्र8 एप्था३--ता०त 9ए 60, 8, 0७प७६०. 


74, ५४४०77०73 रशिपद्वा9 "एप मांगता ए१०४०४ ०४०7७. 


#03 0 न डे कह. जिशाीओं प्रफथाओ2४0 0०0), 
76, &प्79 एफ्लथा9 छातर सागता एफ््चा9]9907, 
पथ. १५ ॥५ 9 खिाष्टीशा 7१ थ॥79०४६०7, 


78, 0०स खेब्गरथापराणए४-- किक बाते. गराहांओआ एफ्राश्तांणा फर 
49', ७, 58, 8९7४७७४०) 8. 


79, पन्मपुराण स्वर्गंखण्ड--सस्पादक--डा[० अशोक चैटर्जी । 


६८६ पुराण-विम्नर्श 


जिपता65 

80, एथापवं8 रिप:809--0 5६फ09, फेए ऐप, ्ाएन०ी८/थाग, 

84, 'पिशा8त9 एफ्छा3--2 5६प09, ऊफैए ू&, ि्वाश0पेद्याधाय पिंग्राफिंथा', 

82, ऐश डि९छा0णा. ण्ी॑ एपड्गाशाप]4 विधा९7809--0ए ४797 ५४, 
ए०ए॥०णथा।, 

83, ४५७०४५४३४. ?#३६४१०४६७३-- (४07ज़ा९व ते ढताध्त फ़ 7५ ४, 
7२०९)9 ५४०7, 

84, (06260867 ि०709990 - 59 075 ५, ११०७९७०ए 2॥0, 

85. विष्णुपुराणस्य विषयानुक्रमणी--87 ?, १७०] ७००७१"७०७, 

86, 870957%था 5व्याद्र०8 . ० धा6€ एदाएवं० शिप्र&79, 39 407, 4.. 
5097"घी980०॥, 

87, १(४७४०४ए०१] 87/7728808 80 29. नं] छणप झ्रगाणग्एशं5डए०७ ऐप्रा/879, 
ऊ7 97, 4., 5(४पं०००, 

८८, अग्निपुराणम्‌ ( बृहत्‌ु भुमिका के साथ ) सम्पादक--आचाय॑ वलदेव 
उपाध्याय, चौखम्भा कार्यालय, वाराणसी । 

८६, कालिकापुराणम्‌ ( बृह॒द्‌ विमर्शात्मक प्रस्तावना से मण्डित ) सं०-ञआाचारय॑ 
बलदेव उपाध्याय, चौखम्भा कार्यालय, वाराणसी । 

९०, कल्किपुराणम-स ०-डा० अशोक चैटर्जी, पकाशक--अनुसन्धान संस्थान, 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १६७२। 

६१, वैष्णव सम्प्रदायो का साहित्य और सिद्धान्त---लेखक-आचाये बलदेव 
उपाध्याय, प्र०-चौखम्भा कार्यालय, वाराणसी, १६९७८ । 

९२, पुराणपर्यालोचनम्‌ ( १-२ भाग )--लेखक पण्डित श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी, 
प्रकाशक-चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी १९७७ ।॥ 

९३. काशी वैभव--लेखक-सुकुल, प्रकाशक-बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
पटना, १९७७। 

९४, पुराणानुशीलून लेखक स० मं० गिरिधरशर्मा चतुर्वेदी, प्रकाशक बिहार 
राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, १९७० । 

९५, वामनपुराण का एक सांस्कृतिक अध्ययन--लेखिका-डा० मालती त्रिपाठी, 
वाराणसी ( नाना समस्यामो का समाधान, घामिक, भौगोलिक 
तथा आधिक विपयो का गम्भीर अध्ययन; सहत्त्ववृर्ण शोधप्रवन्ध; 
भ्प्रकाशित ) 


4८3: जा 


॥ श्री: कह 
विद्यामवन शष्ट्रमाषा ग्रन्थमाला 


प्प0 
है 220 ५7 


कर (ः 
पुराण-विमर्श 
[ पुराणविषयक महत्वपूर्ण समस्याओं का प्रामाणिक समाधान ] 


आचाये बलदेव उपाध्याय 


भूतपूर्व संचालक---अनुसन्धान संस्थान, 
श्री सम्पुर्णानन्‍्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 


# आत्मा पुराण वेदानाम्‌ # 





चौखग्बा विद्याभवन, वारारासी-22900? 


श्ष्ज्घ 


धो, 6 बनारस स्टेट बैंक मवत के पीछे ) 
पो० बा० ६६, वाराणसी-२२१००१ 


सर्वाधिव्चार सुर्रक्षित 


द्वितीय सस्करण १६७ 


प्रूल्य॑ ५०-०० 


अन्य प्राप्रिस्धान--- 


स्त्वस्व्या सुरच्यारतली प्रवकाछाल 


ए ३७/११७, गोपालमन्दिर लेन, पी० चा० नं० १२६ 
वाराणमो-२२१००१ 


डर: ट्रक... 


जाता सद्रणाजुय 


गराददो-२२१००१ 


पफ्राड 
- शा ओपापओ 00088 68॥0॥॥॥॥888 
80 


कड््क्ा 


०0॥३85॥ ४४७४8 ५०७ 


[ 5ैप्रक्रिध्यम८ 5०ेप्रा00 0 (96 झाग्रतेगादाएंव 0700९758 ० एऐप्र॥7१५5, है 


39० 


25 0947ए०३ उठाठत6फ75३ ऐं9599छठफ्र5 
खडन-276०९6०, स्‍प्टि९६/ढाँए आी5उ (77762 


जप डिक ग्रवाशातेत छदाओत( ऐफॉफ्टआए, एड 87 





प्ले 


(अ000४80७॥8५ ५॥०0५५ 82५ थे #00/(+# 8५ ४॥0४४ 8+-5५७०५ ४ 


पृ &४३०7४४७8४87१ 


ते 


७ 8 ए0चप्रंरीहग08 ए]0ए80॥8ए287 
( 070४४! 800:-5्थो6५5 & एप्रशांधाः8 ) 
6॥9फ% ( छशायवते 8 8शा876४ 90868 छेशारे छेण॑)तंगष्ट ), 
2. छ05 69, पर ध्या॥8-2200व 


960070 प्रताप्तणा 
978 
2706 88४ 50-00 


२50 ८गा ४6 ॥20 0 
(0(:3॥:१ १ 39,) छएाग्ष्ब्पादा 
20% 805. २०. 99 
5, 37, 86०53] शहभतार स्‍676, प्४:छ878४. 


प्रग6 एकता 


न्यास अऋश्य्खिल्य 
(१) 
जयति पराशरसूनु: हु 
सत्यवती-हृदय-नन्दनों व्यास: । 
अस्यास्यकमलकोशों 
वाड्मयममृतं॑ जगत्‌ पिबति ॥ 
--वायुपुराणे १२ 


(ओ) 
अचतुव॑दनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः। 
अभाललोचनः शस्भुभगवांत्‌ बादरायण: ॥ 
--महाभारतस्य आदिपवंणि 
(३) 
वाग्विस्तरा यस्य बृहतु-तरेज्भा 
वेलातर्ट वस्तुनि तत्त्वबोधः। 
रत्तानि तकंप्रसरप्रकाराः 
पुनाववसो व्यासपयोनिधिन: ॥ 
--सर्वज्ञात्ममुने: संक्षेपशा रीरके 
(४) 
दुस्तक जाल विसकण्टक वुक्षषण्ड- 
ु पाषण्डवाद-बहु गुल्मछतोपरोधस्‌ । 
निधृत-मुक्तिपथमुद्घृत-कण्टक य- 
अ्क्रे पराशर-सुताय नमोस्तु तस्में ॥ । 
--शानघनाचायंस्य तत्वशुद्धी 
] (५) 
प्रमाणजातेखबुध्य यस्य 
सार॑ पदं त्यक्तमवा भजन्ते । 
जना निजाननन्‍द-पदेच्छवोडलं 
ते वासवी-सूनुमहं प्रपये |॥ 
-प्रमादापद्धति भावविवरणे 
७ 


सतुतयाच्टा बअ्र्य्िल्प 


कं, 
आत्मनो वेदविद्या च ईश्वरेण विनिमिता। 
शौनकीया च पौराणी धर्मशास्रात्मिका तु या ॥ 
तिस्रो विद्या इमा मुख्या: स्वंशास्नविनिणये । 
पुराणं पश्ममों वेद इति ब्रह्मानुशासनम ॥ 
चेदा प्रतिप्ठिता: सर्वे पुराणे नात्र संशय: ।॥ 
आत्मा पुराणं वेदानां पृथगज्भानि तामि पट । 
यन्न दृष्ट हि. वेदेपु तद्‌ दृष्ट स्मुतिभिः किल || 
उभाश्यां यन्न दुष्ट हि तत्‌ पूराणेपु गीयते। 
पुराणं सवंशासत्राणा प्रथमं श्रह्मणा स्मृतम ॥ 

-स्कन्द, रेवाखण्ड १॥ १७-१८; २२-२३ 

(२) 


यथा पापानि पूयन्ते गद्भावारिविगाहनात्‌ । 
तथा पुराण-श्रवणाद्‌ दुरितानां विनाशनम्‌ || 
ऊझावीमन ९५८६ 

(३) 

सर्ववेदांसाराणि पुराणानीति. भूपते ॥ 

तकंसस्‍्तु वाद-हेतुः स्थान्नीतिस्टवेहिकसाथनम् 

पुराणानि महावुद्धे इहामुत्र सुखाय हि॥ 

अष्टादश पुराणानि यः शृणोति नरीत्तमः। 

कथयेह्ठा विधानेन नेह भूयः स जायते ॥ 

“तारदीय पु० ११६१-६२ 

(४) 

वेदार्थादधिक मन्ये पुराणार्थ बरानने | 

वेदा: प्रतिछ्िता: सर्वे पुराणे नात्र संशय: ॥ 


“-नारदीय पु० २॥२४।१७ 


४,027 202::/:5: 

१ लो शकि कि 
0282७ ५८४४५ 

४ हा 


४! ४ फ डे 


कै 
नि 


बलदेव उपाध्याय 


९ 
एव 


न्द 
“कै 


ञञ 





च्श्च्लछ्ल्म्द 


आज मुझे 'पुराण विमश” नामक यह नवीन पुस्तक वैदिक धर्म तथा साहित्य 
के तत्त्व जिज्ञासुओ के सामने प्रस्तुत करते समय अपार हर्ष हो रहा है। इसमें 
पुराण के विषय मे उत्पन्न होनेवाली नाना जिज्ञासा तथा समस्या का समाधान 
पौराणिक अनुशीलन के आधार पर उपस्थित करने का हरूघु प्रयत्व किया 
गया है । &ु 

पुराण के विषय में इधर प्रकाशित ग्रन्थों से इसका वेलक्षण्य साधारण 
पाठक को भी प्रतीत हो सकता है। आजकल पुराण के ऐतिहासिक पद्धति से 
विहलेषण की प्रथा इतती जागरूक है कि उससे पुराण एक जीवित झ्ास्त्र न 
होकर अजायब घर में रखने की एक चीज वन जाता है। उसके अंग-प्रत्यग 
का इतना निर्मम विइलेषण आज किया जाता है कि उसके मूल में कोई तत्त्व 
ही अवशिष्ट नही' रह जाता । वर्तमान अध्ययन की दिशा इस ओर एकान्ततः 
नही है। लेखक के एक हाथ मे श्रद्धा है, तो दूसरे हाथ में तक । वह श्रद्धा- 
विहीन तक का न तो आग्रही है और न तकंविरहित श्रद्धा का पक्षपाती । इन 
दोनो के मज्जुल समन्वय के प्रयोग से ही पुराण का यथार्थ अनुशीलन किया 
जा सकता है। े है 

ध्यान देने को वात है कि पुराण के तथ्यों मे आपाततः यथाथ्थता 
आभमासित न होने पर भी उनके मुल मे, अन्तरंग मे यथार्थता विराजती है 
परन्तु इसके लिए चाहिये उनके प्रति सहानुभूति, वहिरंग को हटाकर अन्तरंग 
को पहिचानने का प्रयास । पुराणों की दृष्टि में इस कलियुग मे शृद्र का ही 
माहात्म्य है। परन्तु आज भी जब चातुव॑ण्य का प्रासाद खडा ही है, तव इस 
मौलिक तथ्य का तात्पय क्या है ? इस कथन का अर्थ यह नही है कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय तथा वेश्य का स्वथा लोप हो जावेगा और झ्ृद्र ही एकमात्र वर्ण 
अवशिष्ट रह जावेगा । इसका तात्पय ग्रम्भीर है। श्ूद्र का धर्म है सेवा। 
फलत. कलि में सब छोग सेवक ही हो जावेंगे, कोई भी स्वामी या प्रभु न 
रह जावेगा, इस कथन का यही अर्थ है जो आज की सामाजिक तथा आर्थिक 
व्यवस्था में यथार्थ उतरता है। आज की दुनिया मे कोई भी स्वामी नही, सब 


( २ ) 


ही वो सेवक या दास है। “राजा” का स्ंथा छोप ही हो गया संसार से और 
जहाँ वह वचा-खुचा भी है, वहाँ वह अपने को प्रजा का सेवक यथार्थंतः मानता 
ही नही, प्रत्युत वह सेवक हे भी । किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का करोड़पति 
मालिक भी आ्थिक कठिनाइयो को दूर हटाने के लिए उसका मालिक नही 
होता, प्रत्यूत वह नियमत तनख्वाह लेकर उसका सेवक होता है । किसी 
स्वतन्त्र देश का प्रधान मन्त्री ( जिसका पद निशचयरुपेण सवपिक्षया समुन्नत 
है) जनता का प्रथम सेवक” मानने मे गौरव बोध करता है और वस्तुतः 
उस जनता का सेवक है ही, जो इस लोकतान्त्रिक युग में दो दिनों में 
विरुद्ध मत देकर उसे आधिपत्य के पद से हटाने की शक्ति रखती है। संसार के 
इस वातावरण मे शूद्र को सार्वमौम स्थिति नहीं है, तो किसकी है ? फरूत- 
कलियुग मे शूद्र को धन्यता तथा महत्ता का पौराणिक कथन सर्वंधा सत्य है 
तथा गम्भीरता-पूर्वक सत्य है । 

वर्तमान समय लौहयुग है, क्या इसे प्रमाणों से पुष्ठ करने की आवश्यकता 
हैं। कल कारखानो के लिए ही लोहे का प्रयोग नही है, प्रत्यत वह 'स्टेनलेस 
स्टील' के रूप मे राजा से लेकर रंक तक के घरो में भोजन-पात्र के सप में 
आज विराजता है। धर्मशास्त्र के द्वारा निपिद्ध होने पर भी लोहे का पात्र आज 
सवंत्र समाहत तथा प्रयुक्त होता है। 

पुराण के माहात्म्य के प्रसंग मे रामकृष्ण परमहस का विविष्ट कथन 
उल्लेखनीय है “--- 

स्वामी विवेकानन्द जी ने रामक्ृष्ण से एक वार पूछा--क्ष्या पुराणों के 
कथानक सत्य है ? 
परमहस जी ने उत्तर मे कहा--क्या पुराणो के तथ्यों में सत्यता है या 
नही ? 

विवेकानन्द--हाँ उन तथ्यो मे सत्यता तो निश्चयरूपेण है । 

रामकइष्ण--तब पुराणो के कथानको में सत्यता बतंमान है। परमहंस जी 
के उत्तर का निष्कर्ष यह है कि पुराणो के वहिरण पर हमे कमी ध्यान न देना 
चाहिए। उनका अन्तरग अर्थात्‌ अन्त. वर्णित तथ्य वेदानुकूल होने से प्रमाण 


कोटि में निश्चित रूप से आता है, तब हमे उनके बहिरंग की सत्यता के 
विपय में संशयालु न होना चाहिए । 


( ३) 
पुराणो की विशिष्ट शैली से परिचित न होने के कारण अन्तरंग की सत्यता 
में भी विद्वानो को सन्देह वना हुआ हैं। संस्कृत भाषा के त्रिविध साहित्य की 
चैली भे-नितान्त पार्थक्य है--- 
वेद की शैली है रूपकसयी । 
पुराण की शेली है अतिशयोक्तिमयी । 
ज्योतिष की शैली है स्वभावोक्तिसयी । 
ज्योतिष वैज्ञानिक साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है। विज्ञान स्वभावोक्ति 
“का उपयोग करता है अपने वर्णनो मे । वेद की जेली में रूपक का प्राधान्य है, 
परन्तु इन दोनो से विलक्षण है पुराण की होली जिसमे अतिशयोक्ति का 
-साम्राज्य विराजता है। एक हृशन्त से इसे समझना चाहिये। वर्षा का वर्णन 
इन तीनों साहित्य में विशिष्ट दृष्टि से किया गया है। ज्योतिष वर्षा का 
वर्णन स्वमावोक्ति मे करता है--किस नक्षत्र में कैसी वायु बहती है और किस 
प्रकार के मेघ उत्पन्न होते है, किस प्रकार के मेघों से कितनी वृष्टि होती है, 
और वृष्टि के अवरोधक कौन हैं और उनका नाश कैसे होता हैं आदि आदि 
बेद इसी तत्व को इच्द्रवृत्र के युद्ध का रूपक प्रदान करता हैं। वृष्टि को निरोघ 
करने वाला तत्व ही वृत्र है ( जिसका कक्षरार्थ ही है सबको घेरनेवाला पदार्थे ) 
वृत्न अवषंण का राक्षस है। इच्द्र वृष्टि का देवता है । दोनों तत्वों मे उत्पन्न 
संघर्ष इस इन्द्र-वुत्रयुद्ध के द्वारा संकेतित किया जाता है पुराण मे यही तत्त्व 
अतिशयोक्ति के रूपेट मे वर्णित है। इन्द्र है देवों का राजा तथा वृत्र है असुरों 
का अधिपति । दोनो अपना प्रामुख्य चाहते है। वृत्र इच्ध को परास्त करने के 
उद्योग में निमग्न रहता है, तो इन्द्र वृत्रको ध्वस्त करने के लिये उद्यमशील 
हैं। इन्द्र ऐरावत हाथी के ऊपर चढ़ कर सम्राम में उतरता है, तो वृत्र भी 
तदनुसार हाथी की सवारी पर आता है। दोनों के सहायक सैन्यो की संख्या 
गणनातीत है । पुराण इन देवासुर संग्राम का वडा ही रोचक तथा पुष्ट वर्णन 
करता है। ध्यान देने की वात यही है कि यहाँ तीनों ग्रन्थ एक ही अभिन्न 
तत्त्व का ही वर्णन करते है । ज्योतिष के द्वारा स्वभावोक्ति मे वणित तथा वेद 
में रूपक-दहारा उद्भासित तथ्य ही पुराण की अतिशयोक्तियों के द्वारा अपनी 
अभिव्यञ्जना करता है। शेलोभेदात्‌ वर्णनभेदः न तु तथ्यभेद:--यही यथार्थ है । 
"फलत: जो व्यक्ति वेद मे आस्था रखता है, परन्तु पुराण मे श्रद्धा नही रखता, 


( ४) 


वह वस्तुतः स्वतोविरुद्ध वाते करता है। दोनो मे अभिव्यक्त तत्व तो एक ही 
ठहरा । फलतः बेद मे श्रद्धा की तथा पुराण मे अथ्द्धा की समभावेन स्वीकृति 
मितान्त विरुद्ध होने से अपना मुल्य नही रखती । 

पुराणो के कथनों मे सचाई है और गहरी सचाई है--यह किसी भी 
विवेकशील अध्येता के ध्यान मे जा सकती है, परन्तु इस अध्ययन के लिए 
चाहिऐ अनुसन्धाता मे सहानुभूति तथा इमानदारी। विना इनके पुराण का 
अनुशीलन भारतवर्ष के लोगो के लिए किसी प्रकार भो उपयोगी सिद्ध नही 
हो सकता । लेखक ने पुराण के इस सावंभोम पक्ष की यथासाध्य उपेक्षा नहीं 
की है। वह चाहता है कि वैदिक धर्म के तत्वों का जिज्ञासु पाठक पुराणों का 
गस्थीर अध्ययन कर उसके परिणाम को अपने जीवन में उतारे; तभी पुराणों 
का यथार्थ उपयोग हो सकेगा। शुष्क छानवीन करने से मस्तिष्क को कुछ 
क्षणो के लिए आराम भले ही मिले, परन्तु हृदय को चिर शान्ति नहीं मिल 
सकती । पुराण के अध्ययन के प्रति लेखक का यह दृष्टिकोण है जिसे उसने इस 
ग्रन्थ मे अपनाने का भरसक प्रयत्न किया हे। आशा है प्रन्य के समीक्षक 
इस दृष्टिकोण को ध्यान से रखकर इसके कथनो का परीक्षण करेंगे । 

काशीनरेश महाराजा डाक्टर विभूतिनारायण सिंह का पुराण का प्रत्येक 
शोधक चिरक्रणी रहेगा जिन्होंने अखिल भारतीय कानीराजनिधि, की स्थापना 
कर पुराणों के विशुद्ध संस्करण प्रकाशित करने का स्तुत्य प्रयत्न किया है और 
जिनकी पुराण पत्रिका ( ६ वर्ष ) का नियमत, प्रकाशन झोध-हृष्टि से नितान्त 
उपादेय हैं। लेखक काशीनरेश का विशेष अभार मानता है। उनके प्रकाशमों 
का व्यवस्थित उपयोग इस ग्न्ध मे क्रिया गया है । 

मैं उन विद्वानों का आभार मानता हूँ जिनके द्वारा उद्धभाबित तथ्यों का 
मैंने इस ग्रन्थ मे उपयोग किया है। इसका निर्देश पाद-टिप्पणियो में स्थान- 
स्थान पर सर्वत्र कर दिया गया है। वे सज्जन भी हमारे धन्यवाद के पात्र है 
जिनकी प्रेरणा से यह ग्रन्थ इतनी शीघ्रता से प्रणीत हो सका है। इस ग्रन्थ 
के भ्रणयन के स्रोत है सस्कृत विद्या तथा विद्वानों के यथार्थ हितेपी, हमारे 
संस्कृत विश्वविद्यालय के कमंठ उपकुलपति, श्री सुरतिनारायण मणि त्रिपाठी जी 
जिनकी प्रेरणा से यह छिखा गया है और जिनके द्वारा उत्पादित विद्तत्तापूर् 
अन्त वातावरण उसकी रचना के निमित्त वरदान सिद्ध हुआ है । 


( ५ ) 


अपने छात्रो---डा ० बलराम श्रीवास्तव तथा डा० गंगासागर राय---को 
मैं आशीर्वाद देता हूँ जिन्होने नाना प्रकार से मेरी सहायता की हैं । 


इस ग्रंथ में दिये गये पौराणिक भूगोल के प्रदर्शनकारी मानचित्र के लिए 
लेखक रायकृप्णदास जी का उपकार मानता है। पुराण तथा इतिहास के 
चित्रों के लिए वह साड्भवेद विद्यालय, ( रामधाट, काशी ) के अधिकारियों का 
आभार स्वीकार करता है। ये चित्र श्रीतत्वनिधि (पृ० १००-१०१ ) में 
उद्धृत नृसिह-प्रसाद' के वचनों के आधार पर बनाये गये हैं। “श्रीतत्त्वनिधि' 
इस विषय का अपूर्व ग्रंथ है जिसका संकलन मैसूर के महाराज की आज्ञा से 
हुआ था और जिसका प्रकाशन वेकठेश्वर प्रेस, वम्वई ने किया है। 

अन्त में, भगवान विश्वनाथ से मेरी प्रार्थता हैं कि व्यासवाणी का यह 
विमर्श भारतवर्ष के निवासियों के घर-घर मे पहुँच कर वेदिक धर्म के महनीय 
तत्वों की अमर ज्योति जगाता रहे जिससे उनकी मानस तमिस्ना का अवसान 
होकर मंगलूमय प्रभात का जन्म हो । तथास्तु 


सज्जनाम्भोरुहपुषे वेदव्यासाभिधा-जुषे । 
तमःस्तोममुषे तस्में परस्मे ज्योतिषे नमः ॥ 


--( सुमतीन्‍्द्रयति: गीता-साष्य-व्याख्या ) 


वाराणसी 


वसन्‍्तपंचमी, सं० २०२१ बलदेव उपाध्याय 
६-२-६४५ 


व्द्यों ध्शानल्व्ट 
( नवीन संस्करण ) 

पुराणविमशं का यह परिष्कृत सस्करण पाठको के सामने प्रस्तुत करते समय 
मुझे विशेष हप॑ हो रहा है। यह ग्रन्थ अनेक वर्षो से अप्राप्य हो गया था और 
इसलिए जिज्ञासुजनो को इस सस्करण के लिए सातिशय बभाग्रह था| यह जावकर 
मुझे प्रसन्नता है कि पुराण के विद्वानों ने इसका विशेष आदर किया तथा पुराण 
सम्बन्धी सन्दर्भग्रन्थो मे यह सम्मान के साथ प्रामाणिक ग्रन्ध के रूप में उल्लिखित 
तथा परिगणित किया जाता है। इस नवीन सस्करण मे इसका परिशोधन भली- 
भाँति किया गय्ग है जिससे पूर्व सस्करण की अपेक्षा यह अनेक इृष्टियों से महनीय 
बन गया है--ऐसा मेरा पूरा विश्वात्त है) ग्रन्थ के प्रूफ संशोधन में मेरे सुयोग्य 
शिष्य डॉ० नरेश झा ने बहुत परिश्रम किया है जिससे यह स्वच्छ परिष्कृत रूप 
मे मुद्रित हो सका है। इसके लिए मै उन्हे आशोर्वाद देता हूँ और आशा करता 
हूँ कि सरस्वती की सेवा में वे इसी प्रकार संरूग्न रहेगे । 


श्रावणी पुणिमा स० २०३५ ) 


वाराणसी टे ध्या्‌ 
ाणची |] वलदेव उपाध्याय 


स्च्यलम-यच्दी 
प्रथम परिच्छेद 


पृष्ठ 
[१] प्र॒राण की प्राचीनता १-२६ 
(पुराण की व्युत्पत्ति ईे 
“इतिहास की व्युत्पत्ति ४ 
इतिहास-पुराण का पार्थव्य ए्‌ 
अथर्ववेद मे पुराण का उल्लेख पट 
ब्राह्मण साहित्य में पुराण १० 
आरण्यक-उपनिषद्‌ में पुराण १३ 
आश्वलायन ग्ृह्मसूत्र मे पुराण १५ 
आपस्तम्ब धर्मसूत्र में पुराण है १५ 
पुराण और महाभारत १९ 
पुराण और रामायण २१ 
पुराण तथा कौटिल्थ॒ 5: 5 १ 
पुराण तथा स्मृति २३ 
दाशंनिक गण और पुराण २६ 
कुमारिल और पुराण है २७ 
शंकराचाये और पुराण श्८ 
आचाय॑ विश्वरूप और पुराण डर 
वाणमट्ट और पुराण " ३३ 
निष्कर्ष ३५ 
ठ्वितीय परिच्छेद 
[२] पुराण का अवतरण ३७-७४ 
पुराण की द्विविध धारा ३७ 
राण का स्वरूप ३७ 
चेदकालीन द्विविध धारा ४० 
नऋषि' का अर्थ ४१ 
'मुनि' का अधे ४३ 
अथवं की परम्परा ऐ है 7 
भूगु का परिचय प्‌ 
अथवं परम्परा में इतिहास पुराण ह हा 


पारिप्लवास्यान और पुराण 


4५५ 


(४8 ) 


पृ 

नूतन उपलब्धियाँ .._ मे 

सृत की समस्या रे 

पुराण-सहिता पे 

लोमहपंण के विष्य हक 

निष्कपं कै 

'. व्यासदेव * 

२८ व्यासों के नाम ला 

शुकदेव का परिचय हप 

- पुराण-संहिता के उपादान 

आख्यान पर 

उपाख्यान दर 

गाथा हे 5० 

कल्पशुद्धि ई६ 

पुराण तथा आछ्यान ७९ 

परिशिष्ट को 

। तृतीय परिच्छेद 

[३] अष्टादह् पुराण ७५-०१२४ 

पुराणो के नाम ७५ 

पुराणो की इलोक संख्या ७६ 

(क) पुराण सख्या का तात्पय॑ पे 

(ख) पुराण क्रम का रहस्य ८६ 

(ग) पुराणो का विभाजन ८९ 

पुराण का वर्गीकरण ९१ 

(घ) शिवपुराण तथा वायुपुराण ९५ 

(१) दोनो का वर्तमान रूप श्र 

शिवपुराण की संहितायें &५्‌ 

वायुपुराण का विषय ९६ 

वायुपुराण का विभाजन ६७ 

(२) चतुर्थ पुराण का लक्षण ६७ 

(३) शिवपुराण मे लक्षण-संगति ६६ 

(४) वायुपुराण में लक्षण-संगति १०० 

(५) वायुपुराण का रचनाकार १०१ 

(६) भिवपुराण की अर्वाचीनता १०४ 

बरिशिष्ट 


4१०६ 


(ड) श्रीमद्भागवत की 


महापुराणता 


मागवत का लक्षण 


निवन्ध ग्रन्थों का 


साक्ष्य 


भागवत तथा वोपदेव 


अलवरूनी और पुराण 


बल्लालसेन और पुराण 


दानसागर और पुराण 


[४ ] पुराण का परिचय 
( क ) पुराण का लक्षण 
सभ॑ का लक्षण 

प्रतिसर्ग ,, 

वंश ५५ 

मन्वन्तर ,, 
वंशानुचरित 

पुराण का दश लक्षण 
(१) सं का लक्षण 

(२) विसर्ग ,, 


(३)वृत्ति ,, 
(४) रक्षा ,, 
(५) अन्तराणि,, १ 
(६) वंश ,, | 
(७) वंशानुचरित | 
(८) संस्था | 
(९) हैतु ० 
(१०) अपाश्रय 
इतर दश लक्षण 
स्थान का लक्षण 
पोषण है 
ऊति 37 
मनन्‍्वन्तर ,, 
ईशानुकथा ,, 
निरोध टी 
मुक्ति ,, 
आश्रय ,, 
दोनों सूचियो की 


चतुथ परिच्छेद 


तुलना 


पृष्ट 
१०६ ' 
६१० 
११४ 
११७ 
११९ 
१२० 


श्र२ 


१२५-१६२ 

श्र५ 
श्र 
श्२६ 
१२६ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२६ 
१२६ 
१२६ 
१२६ 


१३० 


२३१ 
श्३१्२ 
श्शररे 
१३३ 
१३४ 
१३५ 
१३५ 
१३५ 
र३९ 
१३६ 


हु३६ 


पृष्ठ 
( ख ) पुराणों का परिचय हा 
( ६ ) ब्रह्मपुराण १ 
(२ ) पद्मपुराण 
(३ ) विष्णुपुराण हक 
(४ ) वायुपुराण रा 
(४ ) श्रीमज्भागवत 
(६ ) नारदपुराण ला 
(७ ) मार्क॑ण्डय पुराण ० 
( ८) अग्निपुसण १५१ 
( & ) भविष्य पुराण न 
(१०) ब्मवैवर्त पुराण रे 
(११) डिंग पुराण ० 
(१२) वराह पुराण ५ 
(१३) स्कन्द पुराण सह 
(१४) वामन पुराण + 
(१५) कर्म पुराण हा 
(१६) मत्स्य पुराण हे 
(१७) गरड पुराण रे 
(१५८) ब्रह्माण्ड पुराण कर 
पश्चम परिच्छेद 
[५] पुराण में अवतार तत्त्व 4६३-२१३ 

अवतार की प्रक्रिया (६३ 
प्रय मत ) 
द्वितीय मत ५६४ 
तृतीय मत / 
चतुर्थ मत १६५ 
चतुब्यृंहवाद हर 
अवतार का प्रयोजन ६ 
अवत्तार का बीज १७० 
वेद में अवतारबाद १७१ 
अवतारो की संख्या श्ज्र्‌ 
दणावतार की कत्पना १७६ 
अवतारवाद और विकास तत्त्व १७७ 


पौराणिक भवताखाद का मूलख्ोत ... १७८-१९५ 


3. 2 ध्ष् 
१ ) मत्स्य अवतार १७९ 
(२) कूर्म अवतार १८० 
( ३ ) वराह अवतार १८१ 
( ४ ) नरसिंह अवतार श्झरे 
(५) वामन अवतार .. १८३ 
(६ ) परणुराम अवतार श्ष्८ 
(६ ७ ) वेदों में रामकया श्प्फ 
( ८) वेदों में कृष्णकया न्‍ १६० 
(१९) बुद्ध का अवतार - १६० 
(१०) कल्की अवत्तार . १९४ 
(११) इतर अवतार हि १९५ 
(१२) शिव अवतार १६७ 
# परिशिष्ट 

श्रीकृष्ण के लौकिक चरित का विश्लेषण १९८-२१३ 
( १ ) श्रीकृष्ण की अद्व॑तता न्‍ १६९ 
(२ ) श्रीकृष्ण का सौन्दर्य २०१ 
( ३ ) श्रीकृष्ण की अग्रपूजा २०३ 
( ४ ) श्रीकृष्ण की स्पष्टवादिता र्ण्५्‌ 
(५ ) श्रीकृष्ण का सन्धि कार्य २०७ 
( ६ ) त्रीक्षष्ण की राजनीतिज्ञता २१० 

. पृष्ठ परिच्छेद 

[६] बेद और पुराण २१४-२७३ 
पुराणों की वेदता रश्५ 
पुराणों की तन्त्रमुरकता २१७ 
पुराणों से वेदो का वेलक्षण्य २१६ 

( १ ) पुराण प्रामाण्य पर विचार २२२-२२४ 
वात्स्यायच का मत २२० 
कुमारिल का मत २२१ 
तन्त्रवांतिक का उद्धरण श्र्र 
पुराण-प्रामाण्य और शंकराचार्य २२२ 

(२) पुराणों में वेंदिक और पौराणिक मन्त्र २२५ 
ब्रह्मपु राण में वैदिक मन्त्र श्य्प 
स्कन्दपुराण में ,, २२७ 


मत्स्य पुराण में वैदिक मन्त्र 
श्रीमड्भागवत मे 7 
पुराणों में पौराणिक मन्त्र 
पुराण का महत्त्व 


(३ ) पुराण और बाद 
पुराण के साथ शृद्र का सम्बन्ध 
सूत का कथन 
निवत्धकारों का मत 
(४ ) वेदार्थ का उपवृहण 
उपबृहण का अर्थ 
उपबृंहण के प्रकार 
(क) मन्त्रों का साक्षात्‌ निर्देश 
(ख) वैदिक मन्त्रो की व्याख्या 
(५ ) बेदिक आख्यानो का पौराणिक उपवृहण 
( १ ) मत्स्य भार्यान, 
(२ ) कूमे आख्यान 
(३ ) वराह आख्यान 
( ४ ) वामन आख्यान 
(५ ) पुरूरवा आख्यान 
( ६ ) शुन्त गेप आख्यान 
(६) वेदिक प्रतीको की पौराणिक व्याख्या 
(१) अहल्याये जार: 
(२ ) तारापतिश्वद्धभा: 
( ३ ) विव्वरूपं जघानेन्द्र: 
(४ ) ब्रह्मा स्वदुहितु: पति. 
( क ) वैज्ञानिक तथ्य 
( ख ) आध्यात्मिक रहस्य 
( ग ) आधिदेविक तथ्य 


परिशिष्ट 


( नाचिकेतोपाख्यान का क्रम-विकास ) 
वेद में नाचिकेतोपाख्यान 


तैत्तिरीय ब्राह्मण मे नाचिकेतोपास्यान 


पृष्ठ 
२२७ 
२२९ 
२३१ 
२३२ 
२३५-२४२ 
२३६ 
र्३८ 
२४० 
२४३-२४७ 
है. 


है. 
४ 


नल >एण ०0 
ल्‍फप्छ रा +हए 


ट 


ए४७-२५० 
२४८ 
२४८ 
२४८ 
२४८ 
२४९ 
२४५९ 

२५०-२६१ 
२५० 
२४३ 
२५६ 
र५७ 
२५६ 
२५९ 


२६० 


र्र२ 
२६३ 


( ७ ) 


पृष्ठ 
कठोपनिषद्‌ में नाचिके तोपाख्यान सर र्द्ड 
महाभारत में नाचिकेतोपाख्यान रद 
विवेचन २६७ 
पौराणिक नाचिकेतोपाख्यान तथा विवेचन .. २६७ 
नासिकेतोपाख्यान २७० 
नाचिकेतोपाख्यान विमरशं र्‌छर्‌ 
सप्तम परिच्छेद 
[७] पुराणों का वर्ण्य विषय २७४-३५० 
( क ) पौराणिक सृष्ठटितत्त्व २७४ 
नव सर्ग . २७६ 
प्राकृतसर्ग के भेद २७७ 
( १ ) ब्ह्मसग 
(२ ) भृतसर्ग | २७७ 
( ३ ) वैकारिकसग 
वेक्ृत सर्ग 
(४ ) मुख्यसर्ग 
अविद्यासगं ) ४ 
(५ ) तियंगू सर्ग - 
(६ ) देव सर्ग | श्छ्८ 
( ७ ) मानुप सर्ग 
(८)अनुग्रह सगे... २७९ 
संसार वृक्ष २७६, 
प्राकृत-वेक्ृत सर्ग 
( ६ ) कौमार सर २८० 
असुरादि सृष्टि र्८१ 
ब्राह्मी सृष्टि २८२ 
नव ब्रह्मा २८२ 
मानसी सृष्टि २८३ 
रोद्री सृष्टि २८३ 
पौराणिक युध्तित््व मीमांसा २८४ 
( ख ) प्रतिसर्ग २८५-२८९, 


(१) नंमित्तिक प्रऊुय ,. २८५ 


(२ ) प्राकृत प्रछय 
( ३ ) आत्यन्तिक प्रलय 
(४ ) नित्य प्रछ॒य 


(ग॒ ) मन्वन्तर का विवरण 


(घ 


0 


कालमान 
मल्ठन्तर की वर्ष संख्या 
१४ मन्वन्तरो के नाम 
मन्वन्तर के अधिकारी 

के ».. की 
अधिकारियों के नाम 
सृष्टि का आरम्म 
युगो का मान 
पृथ्वी की आयु 


पुराण मे धर्मंगाल्रीय विषय 
ब्राह्मण का महत्त्व 
पृर्तं धर्म 
न्र्त 
दाम 
श्राद्ध 
तीथ॑ माहात्म्य 
राजधर्म 


पुराणों मे विज्ञान 


( १ ) अब्वशास्त्र 
(२ ) आयुर्वेद 

( ३ ) रत्तपरीक्षा 

( ४ ) वास्तुविद्या 

( ५ ) ज्योतिष 

( ६ ) सामुद्रिकशास्त्र 
( ७ ) धनुविद्या- 


पुराणवर्णित विचित्र विद्याये 


( १ ) अनुलेपन विद्या 

( २ ) स्वेच्छा-हप घारिणी विद्या 
(३ ) अस्त्रग्राम-हृदय विद्या 

( ४ ) सर्वभूत रुत विद्या 


पृष्ठ 

२८६ 

२८७ 

२८८ 
२९०-३०० 

२६० 

२६१ 

२६३ 

र्६ट 

२६४ 

२६६ 

२६८ 

२६६ 

३०० 
30०१-२१६ 

3०२ 

३०३ 

३२०४ 

३०४५ 

३००५ 

३०५ 

३०७ 
3०९-३१४ 

३०६ 

३१० 

३११ 

३१२ 

३३१३ 

३१३ 

३१३ 
३१४-३१६ 

३१४ 


॥्व 


३१५ 


कुगद्वीप की पहिचान 
शकट्वीप का भूगोल 
खाकद्वीपीय जातियाँ 
( के ) संग 
(ख ) गोय 

मगोग 

मन्दग 
( भ ) क्षीरसागर 
( घ ) स्वलियु देवता 
जम्बूद्वीप के नव वर्षे 
एशिया की नदियां 
सीता नदी 


३ पृष्ठ 

(५ ) पद्मिनी विद्या स्शप 

( ६ ) रक्षोघ्न विद्या ा 
( ७ ) जालन्धरी विद्या 
( ८ ) विद्या गोपाल मन्त्र # जा 
( ६ ) परावाला विद्या हे 

( १०) पुरुष प्रमोहिनी विद्या ३१६ 
( ११) उल्लापन-विधान विद्या द 
(१२) देवहृति विद्या है 
(१३) युवकरण विद्या ५ 
( १४) वज्रवाहुनिका विद्या ही. ० 
इतर विद्याये का 

£ ड़ ) पौराणिक भूगोरू ३१७-३५० 

पृथ्वी का रूप ३१८ 

मेरे के आलम्बन गिरि ३१६ 
मेरु की पहिचान ही 

चतुर्द्वीपा वचुमती ३२० 

द्वीपो के नाम-पहिचान ३२१ 
(१ ) भद्वाश्व हर 
( २ ) हैमवत ; 
( रे ) केतुमाल रे 
( ४ ) उत्तर कुर कि 

. चतुष्पत्री भुवनपद्म ३२२ 

सप्तद्वोपों के नाम ३२३ 


र३२४-रे२५ 

३3३२५-३२७ 
इ्र६ 
३२७ 


जग 


रेर्८ 

३२६ 
32३०-३३ १९ 

३३१ 


ज्क 


अलूकनन्दा 
चक्षु नदी 
भद्रा नदी 
गंगा को सप्तधारा 
भारतवपं का भूगोल 
भारत' नाम की निरुक्ति 
कामुक सस्थान 
कू्म संस्थान 
भारत-कर्म भूमि 
भारत के नव खण्ड 
कुमारी द्वीप 
इत्तर खण्ड 
कुल पव॑त 
( १ ) महेन्द्र 
(२) मलय 
(३ ) सह्याद्रि 
( ४ ) शुक्तिमान्ु 
(५ ) ऋक्ष पवेतत 
(६ ) विन्ध्य पवेत 
( ७ ) पारियात्र 
पुराण की दृष्टि मे ब्रह्माण्ड 
पाताल का स्वरूप 
पाताल की पहिचान 
मयसस्कृति का परिचय 
तन्त्र-दृष्टि मे भुवन 
प्रकृत्यण्ड 
मायाण्ड 
शाक्ताण्ड 


अष्टम परिच्छेद 
[८ ] पौराणिक वंशवृत्त 
अनुश्ुति की सत्यता 
ब्राह्मण का महत्त्व 
वंश के प्रतिष्ठापक 


३५१-३५९७- 
३५१ 
३५३ 
३६१ 


(.११ ) 


स्वायम्भुव मनु की सन्तान 
वंवस्वत मनु के पुत्र 
पार्जीटर की भ्रान्त धारणा 
इध्वाकु की वंशावली 
(१ ) मान्धाता 
(२ ) हरिश्वन्द्र 
( ३ ) सगर चक्रवर्ती 
( ४ ) राजा रघु 
चन्द्रवंश का उदय 
ययाति के पाँच पुत्र 
यादवों की क्रोष्टु भाखा 
अन्धक भाखा 
वृष्णि शाखा 
हैहय शाखा 
: तुबंसु वंश 
: ब्रह्म वंच 
चन्द्रवंश की वंशावली 
पौरव वंश 
ययाति 
दुष्यन्त 
मरत द्ौौष्यन्ति 
रन्तिदेव 
हस्ती 
कुढ 
कुछ से जनमेजय तक 
कुस्संवरण 
दन्तनु 
आरयों का मुल स्थान-मध्यदेश 
कलिवंश वर्णन 
बाहंद्रथ वंश 
प्रयोत ,, 
शैशुनाग वंश 
ननन्‍द वंश 
मौर्य वंश 


3) 


३७६ 
३७७ 


77 


इे७छप८ 
३७९ 


३८० 
37 


शे८र 


77 


2 


7॥ 


३८८ 
३८५९ 


( १२ ) 


शुद्ध वश 
कण्व वश 
सातवाहन वश 
गुप्त वश 
नवम परिच्छेद 
[९ ] पौराणिक धर्म 
पुराणी का अनेक-कर्तृत्व 
पुराणों में धर्मगास्त्र 
पौराणिक धर्मं का वेसिध्य 
(१ ) पौराणिक धर्म का स्वरूप 
हिन्दू धर्म स्वतन्त्रता पोपक 
हिन्दू धर्म का शरीर 
हिन्दू धर्म और भारतवर्ष 
हिन्दू धरम की आत्मा 
( २ ) महाभारत में धर्म का स्वरूप 
( ३ ) पौराणिक भक्ति का बेंदिक उद्गम 
भक्ति के नव प्रकार 
(४ ) भगवन्नाम-निरुक्ति और प्रभाव 
वासुदेव का निवंचन 
केशव 
पृश्निगर्भ 
हरि. 
क्ण्ण ,, 
भगवन्नाम का प्रभाव 
(५ ) पौराणिक धर्म पर तान्त्रिक प्रभाव 
वतन्त्र! का अर्थ 
चतुव्युंहवाद 
वामाचार 
तत्त्र और पुराण 
तान्त्रिकी दीक्षा 
पट्‌ कर्म 
देवी का पूजन 
सत्यनारायण-ब्रत-मीमासा 


/ै3 


7 


पृष्ठ 
३९१ 
३९३ 
३९४ 
३९६ 


३५९८ 
३९९ 
४०१ 
४०२ 
४०५-४१७ 
४०५ 
४०६ 
४१० 
४११ 
'४१८-४२९, 
४३०-४३७ 
४२८ 
४२३९-४४७ 
४४० 
ग्रे 
४४१ 
४४२ 
8५२3 
४४३ 
४४८-४५६ 
४४८ 
४४९ 
४५१ 
४५३ 


है 
४५४ 
ड्प्प्‌ 


( १३ ) 
दशम प्रिच्छेद 


[१० ] पौराणिक देवता 
नाम तथा स्वभाव 
(१) विष्णु का वेदिक रूप 
वाह्मण युग में विष्णु 
विष्णृतत्त्व 
विष्णु का पौराणिक स्वरूप 
(२) रुद्रशिव ४ 
वेदिक रूप 
शिव का पौराणिक रूप 
(३ ) गणपति 
आध्यात्मिक रहस्य 
भौतिक रूप 
बौद्ध धर्म मे गणेश 
(४ ) त्रिदेवों की मू्तियाँ 
विष्णुनूति 
शिवमूर्ति 
गणेशमूर्ति 
(५ ) ब्रह्मा 
वेदिक स्वरूप 
ब्रह्मा की प्रतिमा 
(६ ) सूर्य 
सूर्य का रूप 
सूर्य की प्रतिमा 
( ख्र ) पुराणों का दाशंनिक तत्त्व 
साध्यतत्त्व 
जगतु का रूप 
प्रलय 
जीव 
साघनमार्गं 
श्रीम:्भागवत 
(१ ) साध्यतत्त्व 
" २ ) सावनतत्त्व 
( ३ ) भगवती साधना 
( ४ ) सुदामा का रहस्य 


द््छ 
४७ 
४५७ 
४००९-४६९ 
डंदर 
४६३ 
४६५ 
४६८-४८० 
४६८ 
४७६ 
४८१ 
४८१ 
४८७ 
४८६, 


०्<्‌ 
नः 


€६ 


न्ध्ण 


& 
६४ 


३५ नर रा ० 4 


४६६ 
४६७ 


_४६६ 
७५०० 
प्‌ 0 र्‌ जज ्‌ र्‌ ९, 
फ्ण्दे 
ण्०्ण 
५०्द्‌ 
7 


०७ 


पु०८ 
7१० 
* प्श्र 
श्र 


( ५४ ) 


(५ ) भागवत में योगचर्या ५१६ 
योग का प्रत्यक्ष वर्णन ५२३ 
यम के १२ भेद | 
नियम के १२ भेद ५२४ 
प्राणायाम के भेद ५२५ 
प्रत्याहार ५२६ 
धारणा के भेद प््र७ 
समाधि ५२८ 

एकादश परिच्छेद 
[११ | पुराणो का देश और काल ५३८०-५७ 
काल निर्णय के साधन ५३ 
ब्रह्मपुराण का समय ५३ ५ 
पद्मपुराण ,, शक 
विष्णुपुराण ,, हि 
५४२ 
वायुपुराण ,, 

श्रीम:ड्रागवत ,, पर 

नारदीयपुराण ,, के 

मार्क॑ण्डेयपुराण ,, हल 
अग्निपुराण  ,, हज 
भविष्यपुराण ,, लक 

व्रह्मवेबतंपुराण ,, 2 

लिज्रि पुराण १8 ३ 

5 अब ५५६ 

स्कन्द ,, ४५८ 

वामन ,, तक 

कम है ग्र ५६० 

मत्स्य, ग्र ४६२ 
देश विचार कक 
काल विचार है 252 

गरुडपुराण का समय के 

ब्रह्माण्ड देश ५६९६ 

(१) भागवत की दो ५७ 
बत की टोकाये हे 

आर 03233 टीकाकार ५७७०-७६ 

(२ ) सुदर्शन सूरि हक 

२७३ 


( ३ ) वीरराघव 


33 


( १५ ) 


. (४ ) विजयघ्वज का ग 
( ४ ) वलल्‍्लभाचाये हर 
( ६ ) शुकदेवाचाये ] पड 
( ७ ) सनातन गोस्वामी रे 
( ८ ) जीव गोस्वामी न्‍े 
( ६ ) विश्वनाथ चक्रवर्ता हु प्र्छप्‌ 
( १० ) श्रीहरि हे 
( २ ) ठेवीभागवत्त की टीका 
शैव नीलकण्ठ प्र्७द 
( ३ ) विष्णुपुराण की टीकाये ५७८ 
श्रीधरी हु है 
विष्णुचित्ती पड 
वेष्णवाकूतचन्द्रिका पर 
द्वादश परिच्छेद्‌ 
[ १२] पुराणों की भाषा और शेली ५८०-६१६ 
( क ) पुराणों की भाषा ५८० 
सन्धिसम्बन्धी अपाणिनीय प्रयोग ५८३ 
सुबन्त मे अपाणिनीय प्रयोग हि 
पदव्यत्यय ... ५८४ 
तिडन्त-कदन्त सम्बन्धी अपाणिनीय प्रयोग भ्र्पश्‌ 
( ख ) पुराणों की शैली प्र्पछ 
आध्यात्मिक उपमाये ५६१ 
रूपकाश्रित वर्णन ५६४ 
पौराणिक सृक्तियाँ हि ६०० 
श्रीमड्भागक्त का वेशिश्टय ६०२ 
श्रीमद्भागवत का काव्यसौन्दये ६०३ 
परिशिष्ट : काशी-उद्यान-वर्णन द्ण्द 
उपसंहार ६१० 
परिशिष्ट १ ; पुराणों का विषयविवेचन 
( क ) मत्स्यपुराण का विवेचन ६२१ 
. ( ख ) तारदीय प्रतिपाद्य विषयानुक्रमणी 
ब्रह्मपुराण विषयानुक्रमणी इ२७ 
पद्मपुराण विषयानुक्रमणी श्श्८ 
सृष्टिखण्ड विषयानुक्रमणी सर 


भूमिखण्ड हे | 


( १६ ) 


स्वर्गखण्ड विपयानुक्रमणी श्र६ 
हे पातालखण्ड ,+ न हे हर 
उत्तरखण्ड ,, ई 
विष्णुपुराण ण्ः दें 
वायपुराण 79 ६३४ 
शिवपुराण 7 
ज्ञानसहिता ह ः 
विद्येश्वर संहिता ,, ५ अब 
कैछाग ,, + डर 
सनत्कुमार ,, ,, हे 
वायवीय ,, , ६३७ 
धर्ममहिता . ,, च्य्८ 
देवीमागवत ह ६३६ 
भविष्य पुराण ,, ६४३ 
नारदीय ,, ही ड्डड 
मार्कण्डेय. ,, का ६४६ 
अग्नि हि गन ध्ड७ 
ब्रह्मवेवर्त 72 । 79 
लिड्ध हे ६४९. 
वराह | न ६५० 
वामन हि हे ध्श्र्‌ 
मत्स्य गन गा ६५३ 
कूमं 0... ६५५४ 
स्कन्द 37 77 हु ६ 4 हे 
माहेब्वर खण्ड ,, ऊ 
वैष्णच पा 5 ६५८ 
ब्रह्म 3). .77 ६६० 
कागी ,, ,, ६६१ 
अ्वच्ती ,, ,, ६६२ 
नागर खण्ड ,, दब 
प्रभास ,,  ,, दर्द्छ 
गरुड पुराण ६७० 
ब्रह्माण्ड हु ध्छर 
विष्णुभागवतत ६७५ 


परिशिष्ट २: सहायक ग्रन्थसूची 


प्ज्ग््०्य् 


६७९--६८६ 


पुराण-विमर्श 





कि 


पुराण 





पुद्यन चन्पकानास शुकवकत् च ठुन्दिल्म्‌ । 


+ जी 
ए"न्रिप्रानय झंध 


गये नानाभरणभूपितम्‌ ॥ 


प्रथम परिच्छेद 


पुराण की प्राचोनता 


भारतीय संस्कृति के स्वरूप की जानकारी के लिए पुराण के अध्ययन की 
झहती आवश्यकता है। पुराण भारतोय ससरुकृति का मेरुदण्ड है--वह आधार- 
पीठ है जिसपर आधुनिक भारतीय समाज अपने नियमन को प्रत्तिप्ठित करता 
हैं। इस परिच्छेद भे उप्तकी प्राचीनता का अध्ययन किया जायगा। सन्‍्त्र 
संहिता, ब्राह्मण, उपनिषदों जैसे बैदिक साहित्य के ग्रन्थों में 'पुराण' की सत्ता 
है या नहो ? तदनन्तर होनेवाले सूत्र ग्रन्यों में उसके एइलोक पाये जाते हैं या 
नही ? इत्यादि प्रश्नो का उत्तर देने का यहाँ प्रयत्न है। तात्पर्य यह है कि , 
पुराण की प्राचीनता जानने के लिए इस अध्याय मे सामग्रो एकत्र की गयो है । 


पुराण शब्द की व्युत्पत्ति 

पुराण” शब्द की व्युत्पत्ति पाणिनि, यास्क्र तथा स्वयं पुराणों ने भी दी 
है। 'पुराभवम्‌' ( प्राचीन काल में होनिवाला ) इस अर्थ में सायंच्तिरंप्राह्रें- 
प्रगेज्ज्ययेभयश्युट्युली तुटु चः (पाणिनिसूत्र ४३।२३)। इस पाणिनि के इस सूत्र 
से पुरा! शब्द से 'ट्यू” प्रत्यय करने तथा 'तुट! के आगमन होने पर 'पुरातन” 
शब्द निष्पन्न होता है, परन्तु स्वयं पाणिति ने ही अपने दो सूत्रों--पृर्वकालेक- 
सर्व-ज रतपुराणनव-केवला: समानाधिकरणेतः (२।१।४९ ) तथा पुराणप्रोक्तेषु 
ब्राह्मणकल्पेपु' ( ४३१०५ ) में पुराण” शब्द का प्रयोग किया है जिससे 
तुडागम का अभाव निपातनात्‌ सिद्ध होता है। तात्पय यह है कि पाणिनि की 
प्रक्रिया के अनुसार पुरा” शब्द से ट्यू प्रत्यय अवश्य होता है, परन्तु नियमप्राप् 
तुद! का आगम नही होता [:बुराण शब्द ऋग्वेद मे एक दर्जन से अधिक 
स्थानों पर मिलता है, यह वहाँ विशेषण है तथा उसका अथ है प्राचीन, पूर्व 
काल में होने वाला । यास्क्र के निरुक्त (३॥१९) के अनुसार पुराण” की व्युत्पत्ति 
है--पुरा नवं भवति ( अर्थात्‌ जो प्राचीन होकर भी नया होता है )। वायु- 
पुराण* के अनुसार यह व्युत्पत्ति है--पुरा बनति बर्थात्‌ प्राचीच काल में जो 
जीवित था । पद्मपुराण* के अनुसार यह निरुक्ति इससे किच्चित्‌ु भिन्‍न है--- 


१. यस्मात्‌ पुरा छनतीद पुराणं तेन तत्‌ स्मृत्तमु । 

निरुक्ततस्थ यो वेद सर्वपापः प्रमुच्यते ॥ 
“-वायु० १।२०३ 

. #. पुरा परम्परां वष्टि पुराणं तेन तत्‌ स्मृतमु ॥ 
हि है शारापरे 


2 पुराण-विमर्श 


वुरा परम्परा वष्टि कामयते” अर्थात्‌ जो प्राचीनता की भर्थातु परम्परा की 
कामना करता है वह प्राण कहलाता है। ब्रह्माण्डपुराण की इससे भिन्‍्त एक 
तृतीय ब्युत्पत्ति है*--9रा एतव्‌ अभूतु” आर्थात्‌ प्राचीन काल में ऐसा हुआ ४ 
इन समग्र व्युत्पत्तियो की मीमासा करने से स्पष्ट है कि पुराण” का वर्ण्य 
विषय प्राचीन काल से सम्बद्ध था। प्राचीन ग्रन्थों में पुराणका सम्बन्ध 
'इतिहांस” से इतना घनिष्ठ है कि दोनों सम्मिलित रूप से 'इतिहास-पुराण' 
तमाम, से अनेक स्थानों पर उल्लिखित किये गये हैं। इतिहास” के अत्यन्त 
प्राचीन अन्यो मे उल्लिखित होने पर भी छोगो मे यह आन्त घारणा फैली हुई 
है'कि भारतीय लोग ऐप्रिहासिक कल्पना से भी सवंथा अपरिचित थे। पर्रतु यह 
धारणा निमुंल तथा अप्रामाणिक है। यास्क के कथनानुसार ऋग्वेद में ही 
त्रिविध ब्रह्म के अन्तर्गत 'इतिहास-मिश्र' मन्त्र पाये जाते हैं ।* छान्दोस्थ उप- 
निषद्‌ में सनत्कुमार से क्षद्मविद्या सीखने के अवधर पर नारद मुन्ति ने बपनी 
अघीत विद्याओं के अन्तर्गत 'इतिहास-पुराण” को पत्चम वेद बतलाया है। इस 
संयुक्त नाम से स्पष्ट है कि उपनिषद्‌ युग में दोनों में घनिष्ठ श्रस्दर्ध की भावना 
क्रियाशील थी । यास्क ते अपने निरुक्त मे ऋचाओ के विशदीकरण के लिए 
ब्राह्मण ग्रंथों की कथाओं को 'इतिहासमाचक्षते” कहकर उद्धृत किया है। इतना 
ही नही, निरुक्त मे वेदार्थ व्याख्या के अवसर पर उद्धृत अनेक विभिन्‍्नसस्प्रदायो 
में ऐतिहासिको का भी एक प्रृथक्‌ स्वतंत्र सम्प्रदाय था जिसका स्पष्ट परिचय 
“इति ऐतिहासिका:” निरुक्त के इस निर्देश से मिलता है। इस सम्प्रदायके संतच्या- 
नुसार- अनेक मन्त्रो की व्याख्या यास्क ते स्थात-स्थाल परु की है। “इतिहास” 
की ब्युत्पत्ति है--इति (इस प्रकार से) ह (निश्च्येत) आस (था, वर्तमान था) 
अर्थात्‌ प्राचीन काल में निश्चय रूप से होनेवाली घटना 'इतिहास' के द्वारा 





१. यस्मात्‌ पुरा ह्भृच्चेततु पुराणं तेन तत्‌ स्पृतम्‌ । 
निरुक्ततस्य यो वेद सववंपापी प्रमुच्यत्ते ॥ 
“-प्रह्माण्ड १३११।१७३ 


२. त्ित॑ कुपेप्बहितमेतत्‌. सुक्त॑ प्रतिबभी 
तत्न ब्रह्मेत्तिहास-मिश्रमिड्मिश्रे गाथामिश्रे सवति ॥ 


“--निरुक्त ४॥६- 
का ३. ऋणगेद भगवोध्ष्येमि यरजुर्वेदं सामवेदसाथवेणभितिहासपुराणं प्च्म 
ना वेदमु ॥ 


ग् 


--छान्दोग्य ७६ 


प्रथम परिच्छेद : पुराण की प्राचीनता ५्‌ 


'निदिष्ट की जाती थी ।१ इतिहास' का व्युत्पत्तिरभ्य अथ प्राचीन काल में वास्तव 
रूप में धटित होने वाली घटना का द्योतक है। अथवंबेद तथा ब्राह्मणम्रन्थों में 
यह शब्द पुराण! से भिन्न स्वतन्त्र रूप मे इसी अर्थ मे प्रयुक्त प्रतीत होता है । 
'यास्क में निश्चित रूप से देवापि और शन्‍्तनु की कथा को इतिहास कहा है 
वया विश्वामित्र को सुदास पेजबन के पुरोहित होने की घटना को भी इतिहास 
कहा है ।* पुराणों मे ,आगे-चलकर “इतिहास” ,शब्द का प्रयोग निःसंशय इस 
“इतिवृत्त' अर्थ में हम पाते हैं। इससे स्पष्ट है कि काल्पनिक कथा या आयात 
को पुराण” नाम से और वास्तविक घटना को “इतिहास” नाम से पुकारते थे, + 
और यही दोनो के प्राचीन क्षर्थों मे विभेदन्‍सीमा है । 

सामान्यतया आलोचकगण महाभारत को ही .इतिहास/कहते हैं, .कयोंकि 
स्वयं महाभारत * भी अपने को इसी अभिधान से पुकारता है, परच्तु रामायण 
को भी इतिहास के अन्तर्गत मानना प्राचीन शास्त्रीय मर्यादा की सीमा से बाहर 
नहीं है। राजशेखर के अतुसार 'इतिहास' दो प्रकार का होता है/--( १ )परि- 
क्रिया अर्थात्‌ एकनायक वाली कथा जैसे रामायण त्तथा ( २) पुराकल्प अर्थात्‌ 
बहुतायक वाली कथा जैसे महाभारत। फलूत: राजशेखर “इतिहास” -का क्षेत्र 
संकुचित तथा सीमित नही मानते । दोनों महाकाध्यो को इस शब्द के अभिघान 
के भीतर स्वीकार कर वे अपने व्यापक दृष्टिकोण का परिचय देते है । 


इतिहास तथा पुराण का पार्थक्य 


इन दोनों का पाथ्थंक्‍्य स्पष्टरीति से प्राचीन अ्रंथो मे -नही दिया गया है । 
हामारत, जो स्वयं अपने को इतिहास” ही नही प्रत्युत 'इतिहासोत्तम” 





१. तुलना कीजिए--निदानभूत: “इंति ह एवमासीतु” इति य उच्यते स 
इतिहास: ('निरक्त २।३१ पर दुर्गाचायें की वृत्ति ) 

२. तत्रेतिहासमाचक्षते-देवापिश्चाश्षिण: शब्तनुश्च कौरवयों आतरी बस्नु- 
वतुः ( निरक्त २३१ ) तथा तत्रेतिहासमाचक्षते-विश्वामित्र ऋषि: सुदास) 
पंजवनस्य पुरोहितो बभूव ( निरुक्त २७॥२ ) 

३. अत्राप्युदाहरतीममितिहासं पुरातनम्‌ । मत्स्य० ७२॥६। 

४. जयो नामेतिहासो«्यं श्रोतव्यों बिजिगीषुणा | उद्योग० १३६।१८ 

इतिहासोत्तमादस्माज्जायन्ते कविवुद्धय:। आदि० २।३८५ 
४. परिक्रिया पुराकल्प इतिहासगतिद्धिधा । 
स्थादेकनायका पूर्वा द्वितीया बहुनायका ॥ ल्‍ 
“अं व्यमीर्सासा 


रद पुराण-विमर्श 


बतलाता है, अपने लिए पुराण” नाम का भी व्यवहार करता है ६  आदि० 
१।१७ )। उधर वायुपुराण पुराण होने पर भी अपने को 'पुरातन इत्तिहास 
बतलाठा है। इस विरुद्ध सकेत से स्पष्ट हे कि प्राचीतकाल में इतिहास तथा 
प्राण की विभाजन रेखा बड़ी धूमिल थी और घीरे-घीरे आगे चलकर दोनो 
अभिधानी का चैशिश्य निश्चित कर दिया गया। पुराण तथा इतिहास का 
क्षेत्र विभिन्‍न तथा स्वतन्त्र है। छान्दोग्य उप० (७॥१ ) के भाष्य मे भाचायें 
शंकर ने इन दोनो अभिघानो का पार्थक्य स्पथ्त: दिखलाया है। उतका कथन 
है कि इतिहास तथा पुराण दोनो ही वेद मे उपलब्ध है । उर्वशी तथा पुरूरवा 
के संवाद को सूचित बरने वाला 'उवेशी हाप्सरा, पुरूरवसमंड चकमे” आदि 
शतपथ ब्राह्मण ( ११।५।१।१ ) तो इतिहास" है, परन्तु 'बसद्वा इदमग्र आसीतु' 
(आरख्भ मे असद्‌ ही वर्तमान था जिससे सुष्टि उत्पन्न हुई ) इत्यादि सूछ्चि- 
प्रक्रिया-धटित विवरण पुराण है । शकराचार्य की सम्मति में दोनों का पार्थवय 
स्पप्ट है ॥/एचीन आारुयान तथा आख्यायिका का सुचक भाग इतिहास है तथा 
स॒प्टि-प्रक्रिया का वर्णन 'प्राण” है? । यह भेद प्राकटय सप्तम शती में आचायें 
शद्धूर ने किया, जब पौराणिक साहित्य वृद्धियतत हो छुका था, जैसा आगे 
दिखलाया जायेगा । प्राचीनतर ग्रंथो में दोनो की पार्थक्य रेखा नितान्त पतली 


१ द्वंपायनेन यतु प्रोक्त पुराणं परमषिणा। 
सुरैब्नंह्यधिभिश्चच श्रुत्वा यद्िपूजितम्‌ ॥॥ --आदि० १।१७ 
२. इमं यो ब्राह्मणों विद्वानितिहासं पुरातनम ) 
खआणुयाद श्रावयेद्वापि तथाषध्यापयत्तेषपि च ॥ 
घन्यं यशस्यमायुण्य॑ पुण्ये वेदेश्च समतम्‌ । 
कृष्णईपायनेनोक्त॑ पुराण ब्रह्मवादिना ॥ 
“+वायु० १०३।४८, ५१ 
ये ही श्लोक ब्रह्माण्ठ ४४४।४७, ५० मे भी उपलब्ध होते है । 
३. इतिहास इत्युवंशीपुरूरवसो: संदादादि. उवंशों हाप्सग! इत्यादि 
ब्राह्मणमेव । पुराणम्‌ “ असद्वा इदमग्र आसीदित्यादि' | --शाड्ररमाष्य 
४. सायण ठीक इससे विपरीत वात कहते हैं। वे 'भापों हु वा इदमग्रे 
सलिलमेवास, (शत ० १६५।११६।१) को इतिहास तथा उर्वशो-प्रूरवा के 
आरयान को पुराण मानते हैं । द्रप्टव्य सायणभाष्य-शत्त ० ११॥५।६।८४ 
आपो ह वा इदमग्ने स ललमेवास (शतपथ ११।१।६। १) इत्यादिक सृष्टि- 
प्रतिपादक ब्राह्मणमितिहास: । “'उबंशी हाप्सरा. पुरूरवसमे्ड चकमे 
शत० ११५१ इत्यादीनि पुरातनवुरुषवृत्तान्तप्रतिपादकानि प्राणम । 
“5+सायणभाष्य शत० ११शह्ाप भाष्ये 


+ थम परिच्छेद : पुराण को ध्राचोनता ७ 


हैं। फलतः | पत्चम शरती में अमरकोश से पुराण की पचलक्षणात्मक 
व्याख्या की, तव उससे उपलब्ध पुराणों के व्यं बिषयो के आधार पर ही 
ऐसा किया । ये पच्लक्षण सर्वंसस्मति से सगे, प्रतिसंग, वंश, मन्वच्तर तथा 
वंशानुचरित ही थे। परन्तु आपस्तम्वधेमंशास्त्र के उल्लेख से पुराण तथा 
भविष्य पुराण की पृ्वंकालिकी सत्ता का अनुमान लगाना युक्तिसंगत है| इस 
धममंशास्त्र के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की विस्तृत चर्चा इसी परिच्छेद में आगे की 
जायेगी जिससे स्पष्ट होगा कि प्राचीनतम पुराण में सृष्टि तथा प्रलय के अति- 
रिक्त पर्मशास्त्र से सम्बद्ध विषणे की भी सत्ता अजवश्यमेव थी। संक्षेप मे 
कहा जा सकता है कि पुराण मे सर्ग ( सष्टि ), प्रतिसग ( प्रलय ), वश ( नाना 
ऋषियों तथा राजाओं की वंशावली ), मच्व॒स्तुर ( विशिष्ट काल-गणना ) तथा 
वशानुत्र॒रित ( प्रसिद्ध राजाओं और ऋषियों का चरित्र ) प्रायः: उपलब्ध 
होते है, इतने हो नही, इनसे इतर भी विपय--जैसे दान, तीथ॑, ब्रत तथा 
अवतार भी वरणणित हैं। इतिहास का क्षेत्र इससे सर्बथा भिन्‍न है | इतिहास 
प्राचीन आश्यानों का वर्णन करता है, परन्तु उसका भो क्षेत्र इतना सोमित नहीं 
हैं र्थाव्‌ वह केवल तिथिक्रम और घटना का संकलनमात्र नहीं है, प्रत्युत्त 
नाना विपयो की शिक्षा देकर तथा लोक-व्यवहार के तत्त्वों को प्रकटित कर 
वह मानव के हृदय से मोह तथा अज्ञान का भो निवारण करता है-- 
इतिहासप्रदीपेन मोहावरणघातिना । 
लोकगर्भगृहं कृत्स्तं यथावत्‌ संप्रकाशित्तम्‌ ॥ 

पुराण और इतिहास के प्राचीन शास्त्रीय ग्रन्थों मे प्रयोगो की तुलना कर 
कुछ परिणाम निकाले जा सकते है--- 

( १ ) अथवुंवेद त्था कतिपय पुराणों में पुराण” शब्द इतिहास को भी 
गतार्थ करता है। सर्वप्रथम केवछक पुराण शब्द का प्रयोग अयवंबेद 
( ११॥७।२४ ) में “उच्चछिष्ट' से शास्त्रों की सृष्टि के प्रसंग में व्यवहृत है । ब्रात्य 
के अनुगमन के अवसर पर इतिहास का घ्थक्‌ स्वृतन्त्र रूप में प्रयोग उपलब्ध 
होता है। ( अथवं० १५/६१०-१० )। 

( २ ) इतिहास और पुराण का प्रथक प्रयोग अनेक अवान्तरकालीन वैदिक 
अ्न्धो तथा पुराणों में उपलब्ध होता है ! 

( ३ ) कभी इतिहास पुराण को गताथ॑ करता था । ( कौटिल्य ने इतिहास 
के क्षेत्र मे पुराण को ग्रहण किया है पुराणमितिवृत्तमाख्यायिकोदाहरणं घर्म- 
शास्त्रमथंशास्त्रं चेति इतिहास: ४ अर्थशास्त्र १५ )। 

(४ ) अन्तिम काल से पुराण” इतिहास को ही नही, प्रत्युत समस्त 


है पुराण-विमर्श 


वाइमय को अपने में गतार्थ करता है जो मानव के कल्याण तथा हित के 
साधन होते हैं-- 
शूणा वत्स प्रवक्ष्यामि पुराणानां समुच्चयस््‌ | 
यस्मिन्‌ ज्ञाते भवेज्जञ्ञातं वाडमय सचराचरस॥ 
--नारदीय पुराण १॥९२॥२१ 
इस प्रकार 'पराण'-इतिहास” शब्दों की तारतम्य परीक्षा दोनो के स्वरूप 
तथा विकाश के निर्धारण मे सहायक हो सकती है ।* 


पुराणों के प्राचीन उल्लेख 


प्राण के विषय मे दो दृथ्ियाँ प्राचीनकाल में देखी जाती है। एक बर्थ मे 
तो यह प्राचीनकाल के बृत्तो के विषय में विद्या के रूप मे प्रयुक्त होता था। दूसरे 
अथ में यह एक विशिष्ट साहित्य या ग्रन्थ के लिए प्रयुक्त किया गया उपलब्ध 
होता है। इसकी प्राचीनता खोजने के लिए वैदिक साहित्य का आलोडन 
आवश्यक है--संहिता, ब्राह्मण तेथा उपनिषदों का । 

ऋग्वेद मे 'पुराण' शब्द का प्रयोग अनेक मन्‍्त्रों मे उपलब्ध होता है 
( ऋ० वे० ३३५४।९; ३।५०६, १०११३०॥६ ), परन्तु इन स्थलो पर “पुराण 
शब्द केवल प्राचीनता का ही बोधक है । अन्यत्र ( ९९९४ ) 'पुराणी' शब्द 
गाथा” शब्द के विशेषण रूप मे प्रयुक्त मिलता हैं। इससे अर्थ लगाया जा 
सकता है कि ऋग्वेद के युग मे कुछ गायाएँ ऐसी विद्यमान थी जिनका उदय 
किसी प्राचीन काल में हुआ था । ऋग्वेद के काल में हम इससे अधिक कुछ 
नही कह सकते । अथवेंवेद में हमे प्राण शब्द इतिहास, गाथा तथा 
नायाशंसी शब्दों के साथ प्रयुक्त मिलता है जहाँ एक विशिथ्ट विद्या के रूप में 
ही उपलब्ध होता है द्राण का उदय “उच्छिष संज्ञक ब्रह्म से बताया गया 
है । मथर्व ( ११७२४ ) मंत्र का अर्थ है--ऋक्‌, साम, छन्द ( अथर्व ) और 
यजुर्वेद के साथ ही पुराण भी उस उच्छिष्ट से-यज्ञ के अवशेष से अथवा 
जगत्‌ परु शासन करने वाले यज्ञमय परमात्मा से---उत्पन्त हुए तथा दुलोक में 
निवास करने वाले देव भी उसी उच्चछिष्ट से. पैदा हुए । 


20५) 
१) ऋचः सामानि छल्दांसि पुराणं यजुषा सह। 
उच्छिष्टाज्ज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्विता:॥ , 


--अथवें ११।७। - ४ 


१. विशेषतः द्रव्य पुराण पत्रिका (भाग पष्ठ, खण्ड २, जुलाई १९६४; 
प्र.४२१--४५७ ) 


परिच्छेद 


प्रथम परिच्छेद : पुराण की प्राचीचता ९, 


मन्त्र का अर्थ है कि उच्छिष्ट से ऋचाएँ, साम, छुन्द ( अथवं ) तथा. 
'घुराण यजुषु के साथ उत्पन्त हुए। इतना ही नहीं, दिवुलोक मे निवास करने- 


वाले देव भी उसी उच्छिष्ट से उत्पन्त हुए। 'उच्छिष्ट! शब्द के तात्पयें के ““ 


“विषय मे विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ लोग इसका अर्थ यज्ञ का अवशेष 
“मानते है । सायण की दृष्टि मे 'उद्‌ ऊब्बंम्‌ अर्थात्‌ सर्वेषा भुवभौतिकाना मवसाने 
“शिष्ट उवंरितः परमात्मा” इस प्रकार की व्युत्पत्ति से सब पदार्थों का अवसान' 
होने पर शेष रहनेवाले परमात्मा की द्योतना इस शब्द के द्वारा होती है । उप- 
़नियदों मे प्रयुक्त निति-तेति” शब्द का अभिप्राय इससे भिन्‍न नही हे । 
(२) स वृहती दिशमनुव्यचलूत्‌ ॥ १० ॥ 
तमितिहासश्च पुराणं च गाथाश्च 
नाराशंसीइचानुव्यचलून्‌ ।। ११॥ 
इतिहासस्य च स वे पुराणस्य च गाथानां च 
नाराशंसीतां च प्रियं घाम भवति, य एवं वेद ॥| १२॥ 
-अथवे, १५ काण्ड, १ अनुवाक, ६ सुक्त 
ब्रात्यस्तोम' के अन्तर्गत पूर्वोक्त मन्त्रों की उपलब्धि होती है । ब्रात्यपद से 
“स्द्रावतार परमात्मा की यहाँ विवक्षा है। पैप्पलाद संहिता को 'ब्रात्यों वा 
“इद्मग्र जासीत” यह उक्ति तथा विश्वसृष्टि की आधद्यावस्था मे ब्रात्य/ के सबसे 
-अग्निम होने का यह निर्देश उसका परमात्म दत्त के साथ ऐक्य स्थापित कर 
रहे हैं। रुद्राव्याय मे नमो ब्रात्याय” कहकर ब्रात्य का रुद्र के साथ ऐक्य प्रति- 
"पृदन स्वयं ऊह्य है। इसी रुद्र के प्रतिनिधि ब्रात्य के अनुगमन का विधान इस 
* सृक्त में देवादिकों तथा वेदादिकों के द्वारा वतकाया गया है। फलत:ः अथवं की 
- दृष्टि में इतिहास और पुराण ऋगू, साम तथा यजुषु के समान ही अम्यहित 
है तथा पच्चम वेद का प्रतिनिधित्व करते हैं । 2 
“ब्रात्यस्तोम के प्रसंग मे इतिहास, पुराण, गाया तथा नाराशंसी भी उसके 
पीछे-पीछे चछी । जो व्यक्ति इसे जानता है वह इतिहास का, पुराण का, 





१. पुराणों में भी परमात्मा इसी प्रक्तार “निषेबशेष” विशेषण के द्वारा 
अभिव्यक्त किया गया है । भागवत की गजेन्द्रस्तुति के अवसर पर यह शब्द 
युक्त हें-- 

स॒ वे न देवासुरमत्यंतियंडः | 
न स्त्री न पण्ढो न पुमान्‌ न जन्तु: । 
नाय॑ गुण: कर्म व सन्‍्त चासन्‌ 
निषेधशेषों जयतादशणेष: ॥ --भाग० ८घा३।२४ 


१० पुराण-विमर्रा 


गाथाओ का तथा नाराशंसियों का प्रिय धाम-प्यारा घर--होता है ।” यहाँ 
इतिहास, गाथा तथा नाराशसी के साथ पुराण! शब्द का सहृप्रयोग इन सबके 
साहित्यिक रूप मे समान आकार का ओर इंड्धित करता हे । मेरी दृष्टि मे थे 
चारो शब्द वेदिक साहित्य से एथस्भुत किसी लौकिक साहित्य की सत्ता की 
ओर स्पश्तः संकेत करते है। वैदिक युग मे ही साहित्य की प्रवहमान दो 
घाराएँ प्रतीत होती है--एक घारा तो विश्ुद्ध घामिक है जिसमे किसी देवता 
की स्तुति तथा प्रार्थना ही मुख्य लक्ष्य है। दूसरी घारा विशुद्ध लौकिक है जिसमे 
लोक मे प्रस्याति पाने वाले महनीय व्यक्तियों का तथा लोकप्रसिद्ध वृत्त का 
वर्णन करना ही अभी तात्पयं होदा है। ऋग्वेद के भीतर हो अनेक दानस्तुति 
तथा नारादासो उपलब्ध होती है जिनसे मन्त्रद्रद्मा ऋषि प्रभुत दान देने वाले 
अपने किसी आश्रयदाता शासक की ऐतिहासिक वृत्त से सवलित स्तुति करता 
है । पुराण” का सम्वन्व इसी द्वितीय धारा से मानना नितान्‍्त उपयुक्त प्रतीत 
होता है । 
( ३ ) येत आसीद्‌ भूमि: पूर्वा यामद्धा तय इद्‌ विदुः 


यो वे ता विद्यान्नामथा स मन्येत पुराणावत्‌। 
--अथर्व ११।८७ 
का 


तात्पयं---इस ( दीखती हुई भूमि ) से पहले ( अर्थात्‌ पहले कल्पवाली ) 
जो भूमि थो, उस भूमि को सत्य ज्ञानी पुरुष हो जानते है। जो निश्चय करके 
उस प्रथम कल्पवाली भूमि को नामतः--यथार्थ रूप से---जाव ले वह पुराण- 
वित्‌ ( अर्यात्‌ पुराणो के वृत्तान्त का जानने वाला ) माना जाना चाहिए | 

इन उल्लेखो से स्पष्ट प्रतीत होता ह कि अथवं वेद के कार मे पुराण का 
तथा पुराणविद्‌ व्यक्तियों का अस्तिन्‍्व अवश्यमेव विद्यमात था । 
ब्राह्मण-साहित्य मे पुराण 

ब्राह्मण-साहित्य मे भी 'पुराण' का अस्तित्व प्रमाणित होता है। शत्तपथ 
तथा गोपषथ ब्राह्मणों मे 'पुराण' का वहुश. उल्लेख उपलब्ध होता हे जिससे 
इसकी लोकप्रियता प्रमाणित होती है । गोपथ का कथन हे कि कल्प, रहस्य, 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌, इतिहास, अन्‌ ख्यात तथा पुराण के साथ सब वेद निर्मित 
हुए । यहाँ इतिहास-पुराण का सम्बन्ध वेद से जोडा गया है। दूसरे मन्त्र मे 
गोपथ ब्राह्मण पाँच वेदों के निर्माण की बात कहता हे और ये वेदपचक है--- 
सपंवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहासवेद तथा पुराणवेद । 

(४ ) एवमिमे सर्वे वेदा निमिता: सकलपाः सरहस्या: सब्राह्मणा: 
सोपनिषत्का' सेतिहासा: सान्‍्वाख्याता: सपुराणा: । 

गोपथ, पुवेधभाग २।१०- 


प्रथम परिच्छेद : पुराण की प्राचीनता ११ 


(५ ) पश्चवेदान निरमिमत सर्पवेद॑ .पिचाशवेदमसुरवेदमिति- 
हासवेदं॑ पुराणवेदस्‌ | स खलु प्राच्या एवं दिशः सर्पवेदं निरमिमत, 
दक्षिणस्या: पिशाचवेदं प्रतीच्या असुरवेदमुदीच्या इतिहासवेदं श्रुवाया- 
श्वोर्ध्वायाश्च पुराणवेदस्‌ । । “तत्रेव ११० 

स॒तान्‌ पद्नवेदानभ्यश्र।म्यदश्यत्तपत्‌ समतपत्‌ | तेभ्य: श्रान्तेभ्य- 
स्तप्तेभ्य: संतप्तेभ्य: पद्चमहाव्याहृतोनिरभिमत वृधत्‌ करत्‌ गुहत्‌ महत्‌ 
तदिति । बृधदिति सर्पवेदात्‌, करदिति पिशाचवेदात्त्‌ गुहृदित्यसुरवेदात्‌ 
मह॒दितीतिहासवेदात्‌ तदिति पुराणवेदात्‌ | हे 

“तत्व १॥१० 
इन वेदों के निर्माण के विषय में कहा गया है कि प्राची दिशा से सपंदेद 
का निर्माण हुआ, दक्षिण दिशा से पिशाचवेद का, पश्चिम दिशा से असुरवेद 
का, उत्तर दिशा से इतिहास वेद का तथा ध्रुवा ( पँरो से ठीक नीचे होने वाली 
दिशा ) और ऊर्ष्या (सिर के ठीक ऊपर की दिशा ) से पुराण का निर्माण 
हुआ । ये उस युग मे स्वतन्त्र बेद या वेद के समान ही मान्य शाह्न थे। य 
पाँचों ही स्वतन्त्र थे; इसकी सुचना मिलती है व्याहृतियों की उत्पत्ति से | इसा। 
सन्दर्भ मे पाँच महाव्याहुतियों --बृषतू, करतू, गुहतु, महत्‌, तथा ततु--को 
उत्पत्ति निर्ददिद् पाँचो वेदों से क्रमशः वणित हैं । भिन्‍न दिशाओं से उत्पन्न होने 
के कारण तथा भिन्‍त व्याहृतियों के उद्गमस्थलू होने के हेतु गोपथ ब्राह्मण 
इतिहास और पुराण को विभिन्न विद्याओ के रूप मे ग्रहण करता है। उस युग 
में दोनो का पार्थक्य निश्चित हो चुका था । 
शुतपथ ब्राह्मण अपने विशाल क्षेत्र मे इतिहास पुराण के उदय की बड़ी ही 
हत्वपूर्ण गाया सुरक्षित रखे हुए है जिसका अनुशीलन अनेक नवीर 
उपलरूब्धियो को प्राप्त करने मे सबदंया समर्थ है। इस ब्राह्मण के उद्धरण बड़े ही 
महत्व के हैँ जिनके ऊपर विज्यलेप विचार अगडे परिच्छेद से किया जायेगा । 
हाँ केवल सामान्य सुचना दी जाती है । 

(६ ) मध्वाहुतवो हू वा एता देवानाम्‌। यदनुशासनानि विद्या 
वाकोवाक्यमितिहास पुराणं गाथा नाराशंस्यः:। य एवं विद्वान्‌ अनु- 
शासनानि विद्या वाकोवाक्यमितिहासपुराणं गाथा नाराशसीरित्यहरह: 
स्वाध्यायमधीते ।। मध्वाहुतिभिरेव तद्देवांस्तपंयति । 

-+शतपथ ११।५॥६।८ 

( ७) क्षीरौदनमांसौदनाभ्यां ह वा एप देवाँस्तपंयति य एवं विद्वान 
वाकोवाक्यमितिहास-पुराणमित्यहरह: स्वाध्यायमधीते । 

--तत्रव ११॥५४७,९ 


(८) ऋवेदो अर सामवेदोधयर्वीर्शति इतिहासपुणण विद्य 
उपु्निषदः श्लोकी स॒त्रोणि अलव्याख्यानार्ति : व्याख्यावारति वएवेव 
सम्राद प्रजायते | है 
'हाहतश्बोपसमेता तत्व १४६१० 
(९,) अथा्श्मेंह वे तने अर्वस्ति 
तानु वेद: सोड्यरमिति किजिदितिहासमाची | 
अथ, चवमेंहन तानुपदिशर्ति प्राणं वेद: सोडयर्मिति क्द्धित 


इन उर्धरणों की तात्पर्य इस प्रकार सममता एहिए 

(६) बहाययर् से नव रखता ६ अस्त वेंदीं कीं 
स्वाध्याय ले प्रदान की अनुशासन, बाकीवीवर्य, 
इतिहास-पुणण गाथा ठंथा नारणसी स्वाध्याय की को मधु, से 
वर्ण आहतियाँ भर होती हैं । च्यान बात है. कि शी थ्के 
ठीनो. उ्धण्णो 'इतिहासपुणण' के रूप में उल्लें रहा के 
प्रन्तु पएरिप्लवाड्यान से सम्बद्ध मे उद्धरण में इतिहास तय प्रएण की 
पर्व रुप क्या गयीं है £ हास की न 
रात्रि में और पुणएण का सवभ राति मे का के दोनो अरकीर 
की भावतरा क्वियाशील लित था पर्थव भावना । आई 
ददिषय का विविेत जिण गछे परिव्छेंद मे किया गयी ९ 

पबद्दी जानकर विद्वान अनुशासन बाकोवारवय, इतिह5 

प्राण, गार्थो, नाराशसी के सम तदिन स्वीष्याय ( (| 
करता हैं । इस रू गे के फर्ल की की यथोतचित उल्लेख प्लत! हैं) जो 
बिद्वान, पूर्वोक्त अनुशाउते आदि का नित्य स्वाध्या करता हैं, ढ 
देवो को तुप्त करता “ 


(5८) ऋग्वेद, यंजुवेंद, सभमवेद, अथर्वाड्धिस्स, इतिहास पुणण, दिया, 
उपनिषद, श्लोक, हे अनुव्याख्यान तथों व्याख्यान सब वाइमस है | वाणी से 


इस प्रकार ब्राह्मणकाल में पुराण की महत्ता, की परिचय भलीसौंति 
जिलता हैं. । 


प्रथम परिच्छेद : पुराण की प्राचोनता श्र 


ब्राह्मणग्रच्यो के अनुशीरलून से एक विशिष्ट ठथ्य का उद्धव होता है। 
शतपथ ब्राह्मण में इतिहासपुराणं सम्मिलित रूप से एक ही समस्त पद 
द्वारा निर्दिष्ट किया गया हैं। प्रतोत होता है कि दोनों में विषय का साह्य 
था। आगे चलकर दोनो पृथक ग्रंथ के रूप में विभक्त हो गये। इसीलिए 
गोपथ पुराणवेद को इतिहासवेद से पृथक निदिष करता है। ऐसे बिकाश क' 
सम्पत्ति ब्राह्मणयुग में ही पुराण के गाढ़ अनुशीलन तथा बालोडन का तृथ्ण 
द्योतित करती प्रतीत होती है । 
आरण्यक तथा उपनिषद्‌ सें पुराण 


व्ाह्मणो के ही आरण्यक और उपनिषद्‌ अन्तिम भाग है। श्रति के इस 
अंश में भी प्राण तथा इतिहास की स्थिति पर्यापरूपेण सिद्ध होती है 
विकसित रूप में अर्चात ब्राह्मणों में अपनी पूर्व स्थिति से विकसित रूप मे 
इतिहास पुराण का रूप हमें साहित्य मे उपलब्ध होता है । 

(१०) कब्रह्मयज्ञप्रकरणे-यद ब्राह्मणानीतिहासान पुराणानि 
कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीमेंदाहुतयो देवानामभवन्‌ | ताभि: क्षुघं 
पाप्मानमपाध्तन्‌ | अपहत्त-पाप्मानों देवा: स्वर्ग छोकमायन्‌। ब्रह्मण: 
सायुज्यमृषयो5गच्छत्‌ | 

“--पैत्तिरीय आरण्यक 

ह २ प्रपाठक, ९ अनुवाक । 

(११) स॒ ययाद्रेन्‍्धनाग्नेरूपाहितात्‌ पृथस्धमा. विनिश्चरन्ति 
एवं वा अरेध्स्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद यदग्वेदो यजवद 
सामवेदोउ्थर्वाद्धि रस इतिहासपुराणस्‌ । 

-+जहंदा० उप० २॥४११ 

(१३) ऋग्वेद भगवोड5ध्येमि यजुर्वेद:ं सामवेदमाथवंण चत॒र्थ- 


मितिहास पुराणं पदश्चमम, वेदानां वेंदं, पिन्यं राशि 'एतत्त्‌ 
भगवोष्ध्येमि । 
छान्‍दोग्य० ७॥१॥२ 


१३)नाम वा ऋणग्वेदों यजुर्वेद: सामवेद आथव॑णश्चतुर्थ 
इतिहासपुराण: पद्ममो वेदानां वेद: | 


--तत्रेव ७११४ 
( १४ ) वाग्वा ताम्तों भूयसी वाग्वा ऋगेदं विज्ञापयत्ति, यजर्वेदं 
सामवेदसाथवंण चतुर्थमित्तिहासपुराणं पद्ममसु | 


' तत्व, छ२।१. 


१४ पुराण विमर्श 


नी 
अन्‍नक 


ऊपर उद्धरण ( १० )मे तैत्तिरीय आरण्यक ब्रह्ययज्ञ के प्रसंग में 'पुराणानि' 
पद का व्यवहार करता है। इसमे बहुत ग्रन्थों की सत्ता मानना उचित नहीं 
होगा । यहाँ पुराणणत आखजूयानों का ही बहुत्व अभीष्ठ है। बृह्दारण्यक 
उपनिपद्‌ तो पुराण के उदय को वेद के उदय के समान ही बनलाता है--- 
इतिहास-पुराण उस महाभूत ( परमेश्वर, सब स्रश ) के नि'श्वसित है--- 


उवासहप हैं । 
यहाँ 'निःश्वसित' पद की व्याख्या शकराचायं ने यह कहकर की हे कि जैसे 


से बिना यत्न के ही प्रकट हुए | शतपथ का यह वचन पुराण को वेद के समकक्ष 
रखता है तथा बेंद के समान पुराण को भी नित्य मानता है। इस आारण्यक 
के दूसरे मन्त्र ( २४११ ) ( उद्धरण ११) में इसी तथ्य का प्रतिवादन बड़े ही 
सुन्दर दृशन्त के साथ किया गया है--गीली लकडी से जलायी गयी भाग से 
धूम के बादल अलग अलग निकलते हैं, उसी प्रकार उस महान्‌ सत्ता का 
ति.श्वसित ही है यह जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वाद्धिरस तथा इतिहास 
पुराण है। छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ से भी पूर्वोक्त तथ्य की पुष्टि होती है । छान्‍्दोंग्य 
नारदजी के द्वारा अधीत तथा अभ्यस्त शासरों मे इतिहासपुराण' का उल्लेख 
करता है तथा उसे पदच्चमवेद के नाम से अभिहित किया हुं ( १२; 
उद्धरण १२ )। यही उपनिषद्‌ अपने दूसरे मन्‍्त्रो (७॥१।४ तथा ७२१ ) मे 
'इतिहासपुराण” को पंचमवेद के रूप मे उल्लेख कर ब्रह्महप से उपासना करते 
की शिक्षा देती है (उद्धरण १६ और १४ ) । 

निष्कषं---वैदिक साहित्य के अनुशीलून से कई तथ्य अभिव्यक्त होते हैं-- 
( के ) महाभरूत परत्रह्म ( या उच्छिप्ट ) से वेद-चतुप्टय के समान ही इतिहास- 
पुराण की भी उत्पत्ति हुईं, (ख ) वेद के समान ही पुराण भा नित्य हे, (ग ) 
इतिहासपुराण इसीलिए पतञ्चमवेद के नाम से अभिहित है, (घ) यह केवल 
मौखिक तत्त्व का द्योतत न होकर सम्भवतः अ्रन्थ के रूप में सन्निविष्ट था 
क्योकि वह अध्ययतत का विषय था, (ड) आरण्यक युग में पुराणो के बहुत्व 
की कल्पना आरम्भ हो चुकी थी--पुराण एक न होकर अनेक के रूप में 
वर्तमान था, ग्रस्यरूप मे न सही, आख्यानरूप मे तो निश्चय ही। 


सुन्नग्न्थ तथा पुराण- 
( १५ ) अथ स्वाध्यायमधीयीत ऋचो यजूषि सामान्यथर्वाज्धिरसो 


ब्राह्मणानि कल्पान्गाथा नाराशंसीरितिहासपुराणानीति || १॥ 
(१६ ) यद्चोतज्घीते पथ आहुतिभिरेव तद्देवततास्तप॑यत्ति यद्य- 


जूषि घृताहुत्तिभियेत्सामानि मध्वाहुतिभियंदथर्वाड्रिरसः सोमात्तिहु- 


प्रथम परिच्छेंद : प्राण की प्राचोनता श्श्‌ 


भिय॑दव्ाह्मणानि कल्पान्गाथा नाग्शंत्तीरितिहासपुराणानीत्यमृत्ताहु 
तिभि:॥ २॥। हे 

( १७ ) यदुचो5वीते पयसः कुल्या अस्थ पितृच॒ स्वधा उपक्षरन्ति 
अद्यजृपि घृतस्प कुल्या यत्सामानि मध्व: कुल्या यद्थर्वाज्धिरस: सोमस्य 
कुल्या: यद्व्राह्मणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशसीरितिहासपुराणानीत्य- 
मृतस्य कुल्याः ॥। ३ ॥॥ 





आश्वचलायन यृुह्यस॒त्र अ० ३, खण्ड ४ 

( श्य ) त॑ं दीपयमाना आसत आ शाच्त रात्रादायुष्मतां कथा: कीतें- 
यन्‍्तो माड़ुल्यानीतिहासपुराणानोत्याख्यापयमानाः ॥ ६॥। 

+-तत्रव, अ० ४, खण्ड ६ 
कल्पसत्रों से पुराण के अस्तित्व का, उनके अव्ययव का तथा उससे उत्पन्न 
डोने वाले पुण्य का पूरा संकेत हमे उपलब्ध होता है-- 

( के ) आाइवलायन गृहसूत्र मे पुराण-पठन का उल्लेख अनेक ढार मिलता 
दूँ । एक मन्त्र ( ३३१ ) में इतिहास तथा पुराणों का ( इतिहासः पुराणानि ) 
अनुशीरूस स्वाष्यय के अध्ययन के अन्तर्गेत स्वीकार किया गया है । ( उद्धरण 
2५ )| दुश्तरे सन्‍त्र ( ४॥६ ) में इतिहास और पुराणों के स्वाध्याय करने वाले 
व्यक्ति के देवों और पिदरों को अमृत्त की कुल्या ( नहर ) प्राप्त होने का तथ्य 
उद्घाटित किया गया है। ( उद्धण १६ और १७ ) | अन्य स्थल ( ४॥६ ) पर 
'चिरंजीवी मनुष्यो की कथाएं और माज़ुलिक इतिहास-पुराणो का पाठ करते 
हुए मथित बस्नि को दीघ्त करने के समय को बताने का स्पष्ट निर्देश मिलता 
है ( उद्धरण १८ ) 

यह ठो हुआ पुराण का सामान्य निर्देश, परन्तु इसी युग के एक मान्य 
प्रन्य आपस्तम्व धर्म॑सूत्र में किसी पुराण से दो श्लोक उद्धृत किये गये हैं 
और भविष्यपुराण का स्पष्ट ही नाम निर्दिष्ट किया गया है। ये उल्लेख बड़े 
महत्त्व के हैं । 

( झ ) आपस्तम्ध घममसूत्र (२२३३५ ) में किसी पुराण के दो एइलोक 
उद्घत किये गये है जिनका अर्थ यह हे---जी अठासी हजार ऋषि सन्तान की 
कामना करते थे, वें तो अरंमा के दक्षिण भमार्ग से चलकर श्मशान में पहुँचे, 
परन्तु जो अठाडी हजार ऋषि सच्तान की कामना नहीं करते थे, उन्होने 
अयंमा के उत्तर मार्ग से चलकर अमृतत्व को प्राप्त किया। इन ण्लोकों का 
नात्पयं यही है कि प्रवृत्ति, भार्ग में रहने पर संसार के जन्म-मरण के चक्कर में 
सदा घृमना पड़ठा है और निवृत्ति मार्ग का जाश्रय करने पर मानव मुक्ति को 


प्राप्त होता है । ॥ ४ 


१६ पुराण-विमर्श 


वे महत्त्वपूर्ण श्लोक ये हैं--- के अर 
(१७ ) अष्टाशीति सहस्लाणि ये ः। 
दक्षिणेनाय॑म्ण: पन्‍्थानं ते श्मशानानि भेजिरे ॥| 
अष्टाशीति सहस्नाणि ये प्रजां नेषिरषंय:। 
उत्तरेणाय॑म्ण: पन्‍्थानं तेथ्मृतत्व॑ हि भेजिरे॥ 
--इृत्यूध्वंरेतसा प्रशंसा | आप० घम्मसूत्र २१९।२३। ता 
श्री शड्भूराचाय ने बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अपने भाष्य ( ६४२१५ ) में 
एक स्मृतिवचन उद्धृत किया है जो पूर्वोक्त अन्तिम श्लोक के साथ समता 
रखता है। वह इलोक इस प्रकार है--- - 
अष्टाशीति सहस्राणामृषीणामूध्व॑रेतसास्‌ । 
उत्तरेणारयम्ण: पत्थास्तेः्मृत्तत्व॑ हि भेजिरे ॥ 
विचारणीय है कि ये दोनो ए्लोक कहाँ से उद्घृत किये गये हैं। मूल स्थान 
बतलाना तो नितान्त कठिन है, परन्तु इन्ही श्लोब्रो के समान भावा्थंक पद्च 
पुराणों मे अनेक स्थलो पर भाज भी उपलब्ध होते है। ब्रह्माष्ड पुराण के दो 
स्थलो पर पितृयान तथा देवयान की चर्चा है ।* इस पुराण के ६५ अध्याय के 
१०३-१०४ पद्च तो आपस्तस्ब द्वारा उद्घृत श्लोको से नितान्त साम्य रखते 
हैं, परन्तु आपस्तस्व को यही पुराण अभीष्ट था, यह कहना कठिन है। इसी 
पुराण के अनुषद्ध पाद, अ० ४४, श्लोक १५९-१६६ में इन्ही श्लोको का 
विशद भाष्य प्रस्तुत किया गया है । विष्णुप्राण ( ३८ ) तथा सत्स्यपुराण 


१, भष्ठाशीतिसहल्ञाणि प्रोक्तानि यृहमेधिनामु । 
अयंम्णो दक्षिणा ये तु पितृया॑ समाश्रिता: ॥ 
गृहमेधिना तु संख्येया: ग्मशानान्याश्रयन्ति ये । 
बद्याशीतिसह्नाणि निहिता हृचुत्तरायणे ॥ 
ये श्रूयन्ते दिव॑ प्राप्ता ऋषय ऊध्वरेतसः ॥ 

“ज्रह्माण्डपुराण अ० ६५/१०३-१०४ 

२. अप्टाशीतिसहल्लाणि मुनोव्रा गृहमेधिनाम्‌ । 
सवितुदक्षिणं मार्ग झ्लिता ह्याचन्द्रतारकम्‌ ॥ 
क्रियावता प्रसंस्येषा ये श्मशानानि भेजिरे। 
छोकसंव्यवहारेण. भूतारस्भ्तेन चता 
इच्छाहेषरताक्चंच. मैधुनोपगमाच्च वै। 
तथाकामइतेनेह. सेवनाद्विषयस्य चर 
इत्येतेः कारण: सिद्धा; श्मशानानीह भेजिरे 
प्रजेषिणस्ते मुनयो द्वापरेष्विह जज्षिरे॥ 





प्रथम परिच्छेद : पुराण की प्रधानत्ा १७ 


न 


(अ० १२४, श्लोक १०२-११० ) में इसी प्रकार के श्लोक मिलते है । 
पद्मपुराण के सृष्टिखण्ड भे भी ऐसा ही एलोक प्राप्त है" । प्रतीत होता है कि 
आपस्तम्व के समय में कोई पुराण प्रचलित अवश्य था जिससे ये दोनो 
पच्च यहाँ उद्घृत है तथा वही से ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य ने एतदू-विषयक 
तत्समान श्लोकों को उद्छ्ृत किया है; ऐसा तके करना अनुचित नहीं माना 
जा सकता । 

आपस्तम्व धर्मंसूत्र में पितृगणो के विधय में लिखा है--- 

(२० ) आभूत--संप्लवास्ते स्वर्गजितः, पुनः सर्गे बीजार्था 
भवन्तांति भविष्यत्पुराणे । 

“-+आप० ध० सू० २।६॥२४।६९ 
अर्थात्‌ पितृगण ने प्रलयपर्यन्त स्वर्ग का जय किया है अर्थात्‌ प्रल्यपयंन्त 
वें लोग स्वर्ग में निवास करते है | पुनः सर्ग अर्थात्‌ फिर सृष्टि होने के समय 
वे स्वर्गादि लछोकों के बीजभूत होते है, अर्थात्‌ प्रढय के बाद नवीन सृष्टि के वे 
प्रजापति बनते हैं। यह वचन भविष्यत्‌ पुराण का है । 


नागवीध्युत्तरे यच्च सप्तपिभ्यश्च दक्षिणम्‌ । 
उत्तर: सवितुः पनन्‍था देवयानस्तु स स्मृतः ॥ 
यत्र ते विशिनः सिद्धा: विमला ब्रह्मचारिणः । 
सर्न्तात ये जुगुप्सन्ते तस्मान्मृत्युजितस्तु तैः ॥ 
अष्टाशीतिसह्नाणि तेषामप्यूध्व॑रेतसाम्‌ । 
-उदवपन्थानमयंस्ण: श्रिता छ्याभूतसंप्लवात्‌ ॥ ' 
इत्येतैं: कारण: , शुद्धेस्तेउमृतत्व॑ हि. भेजिरे । 
आमृतसंप्लवस्थानममृतत्व॑ विभाव्यते ॥॥ 
( ब्रह्माण्डपुराण अनुषद्धपाद अ० ५४ एलो० १५९-१६६ ) 
ये ही पद्म विष्णु २८।८९-९२ में भी उपलब्ध होते हैं । 
- अष्टाशीतिसहस्राणां. यतीनामूध्वरेतसाम्‌ । 
स्मृत्ते येषा तु तत्‌ स्थान तदेव गुरुवासिनाम्‌ ॥ मै 
“उ्ापञ्पुराण सृष्टिखण्ड 
बष्टाशीतिसह्राणि मुनीनामूृध्व॑रेतसाम्‌ । 
उदक्‌ पन्थानमयंम्ण: स्थितान्याभुतसंप्लवम्‌ ॥ 





नाक 


जि “विष्णु० २।८९२ 
यह वचन प्रीणंकराचार्य हारा उद्घृत स्वृतिवचन से नितानन्‍्त साम्य रखता है । 
सम्भव है, आचाये को यही वचन अशभीष्ट हो । 

र्‌ पु० चि्‌० 


श्द पुराण-विमर्श 


आपस्तम्ब के इस महत्त्वपूर्ण उल्लेख से भलीभाँति पता चलता है कि उसे 
काल में 'भविष्यत्‌ पुराण” नामक कोई विशिष्ट पुराण अवश्य वर्तमान था, 
जिसके श्लोक या श्लोको का आशय .स गद्यात्मक बाक्‍्य मे निर्दिष्ट है। 
'भविष्पत्‌ पुराण--यह अभिधान भी महत्त्व रखता है। पुराण तो नाम्ता 
ही प्राचीन वृत्तो के संकलत्त का संकेत करता है, तब भविध्यत््‌ से उसका 
समन्वय कैसा ? प्रतीत होता है कि इस पुराण में भविष्य मे होमे वाली घटनाओ 
का, राजाओं का तथा उनके ऐतिहासिक वृत्तो का वर्णन होना चाहिये । 
'झविष्यत्‌ पुराण' कलि मे होने वाले राजवंशी का परिचायक होना चाहिए। 
आपस्तम्बधमंसूत्र ईस्वी से पाच सौ या छः सी व पूवं की रचना माना जाता 
है । फलत; उस युग मे, आज से अढाई हजार साल पहिले “भविष्यत्‌” नामधारी 
किसी पुराण की रचना अवश्य हो गयी थी जिसके मत ४ उल्लेख ऊपर 
उल्लिखित है । आजकल “भविष्यपुराण” नामक पुराण का अस्तित्व भौर प्रत्नलन 
है। परन्तु आपस्तम्व॒ के द्वारा उद्धुत भविष्यत्‌ पुराण यही है अथवा इससे 
भिन्न ? इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर नही दिया जा सकता । सम्भवतः बह चतें- 
मान “भविष्य पुराण” का सूत्र रूप था जिसमे नृतन आख्यानों के जोड़ने से 
लोक-प्रचलित यह वर्तमान भाकार आज उपलब्ध हैं। पितृगण के विषय मे 
निदिष्ट तथ्य आज अन्य पुराणों मे भो उपलब्ध होता हे । ब्रह्माण्ड पुराण में 
इसका विस्तृत प्रसड़ आज भी देखा जा सकता है । 
यही भाव याज्ञवल्क्य स्मृत्ति के इस्त पद्य में भी उपलब्ध होता है 
( ३।१८४-१८६ ) :--+ 
तत्राष्टाशीति-साहस्ना मुनयो गृहमेधिन:। 
पुन्रावतिनो बीजभूता धर्म-प्रवर्तका. ॥ 
आपस्तम्ब ध० सू० ( ११०२९।७ ) मे ब्राह्मण के मारने के प्रसंग मे 
विभिन्‍नमतो का उल्लेख करते हुए कहा गया है :-- 
(२१) यो हिसार्थमभ्िक्रान्त हन्ति मन्युरेव मन्यूं स्पृशतति, ल 
तस्मिनु दोष इत्ति पुराणे । 
यह प्रसंग मनुस्मृति ( 5२५०, ३५१ ) से समता रखता है जिसका दूसरा 
एलोक भआपस्तम्ब द्वारा उद्धृत वचन के समान ही है-- 
नाततायिवधे दोषो हल्तुमंवति कश्चन। 
प्रकाश वा5प्रकाश वा मन्‍्युस्त मन्युमृच्छति ॥ 


भनु के इलोको का अन्तिम पाद पूर्व उद्धरण के अन्तिम अंश से अक्षरश: 
मिलता है। 


प्रथम परिच्छेद : पुराण की प्रधावता १९ 


आंपस्तम्ब घर्मेसुतव का रचना काल ईस्वी पूर्व पचम-पष्ठ शतक माना जाता 
है। उत समय पुराण का रूप आजकल उपलब्ध, पुराण के समान ही धर्म- 
शास्त्रीय वियय से सम्पन्न था । पुराण! के सामान्य निर्देश के संग में “भविष्य 
पुराण' का विशिष्ट निर्देश इस तथ्य का विशद प्रतिपादक है कि उस युग में कम 
से क्रम एक पुराण का प्रणयन हो चुका था । इस प्रकार त्रन्य रूप में पुराण का 
यह निर्देश निःसन्देह प्राचीन ठथा महत्त्वपूर्ण है। इस कथन में कुछ आछोचकों 
को सन्देह है। इतने प्राचीन काल में अन्यत्र किसी विशिष्ट पुराण के उल्लेख 
के अमाव में यह सम्भावना जान पड़ती हैं कि यहाँ भी किसी विशेष पुराण का 
नास निर्देश नही है। भविष्यपुराण के नाम से उद्घृत सिद्धान्त भविष्य जन्म से 
सम्बन्ध रखता है । इस शब्द का संकेत भविष्यकाल की घटना का वर्णन करने 
वाले सामान्य पुराण से ही हैं, तन्‍नामधारी किसी विशिष्ठ पुराण से नहीं । 


पुराण और महाभारत 

महाभारत के त्तीच संस्करण माने जाते हैं---जय, भारत तथा महाभारत । 
बआाजकल का महाभारत भी नवीन नन्य नहीं है। गुपकालीन शिलालेखों में 
इसके लक्षस्लोकात्मक आकार का परिचय मिलता हैं। फलतः यह तृतीय शत्ती 
से अर्वाचीन नहीं हो सकता । इसका मूल तो और भी प्राचीन होना चाहिए । 
महाभारत में पुराण का सामान्य रूप ही उल्लिखित नहीं है, प्रत्युत उनकी 
कथाओं के रूप तथा दंशिष्टय से तथा अठा एह पुराणों से वह परिचय रखता है। 
इस सामग्री का अनुशीलून लावश्यक है :-- 

( के ) पुराण मानव धर्म ( अर्यात्‌ मनुस्मृति ), साड़ुवेद, चिकित्साशाल््लु- 
ये चारों ईश्वर की आाज्ञा से सिद्ध हैं बर्थात्‌ इनका वर्णन यथार्थ और प्रामाणिक 
है । ठक॑ का आश्रय लेकर इनका खण्डन करना कवमपि उचित नहीं है-- 

( २२ ) पुराणं मानवों धर्म: साज्भो वेदश्चिकित्सितस्‌ । 

आजासिद्धानि चत्वारि, न हन्तव्यानि हेतु भि: ॥ 
--अनुशासनपव 
यह श्लोक पुराणों के प्रति महाभारतीय दृष्टिकोण का पर्याप्त परिचायक है। 
पुराण के ठथ्यों का त्कशास्त्र के सहारे खण्डन---हनन--क्रवय्मपि उचित नहीं 
है; यही है महाभारत का दृष्टिकोण । | 

( २३ ) पुराणे हि कथा दिव्या आदिवंशाश्च धीमतास्‌ | 

- केथ्यन्ते ये पुरास्माभि: श्रुतपूर्वा: पितुस्तव ॥ 
“>आदिपवे ५४॥२ 

( ख ) यह श्लोक पुराण के दण्यं विषय का प्रतिपादक है । पुराणों में अनेक 

दिव्य कथाएं होती हैँ तथा विशिष्ठ बुद्धिमानों के आदिवंशों का वर्णव भी रहता 


५० पुराण विमर्ण 


है। यह एलोक स्पष्टतः वंशानुचरित को तथा देवसम्बन्धी आस्यान को पुराण 
का अविभाज्य अंग मानता है । 
( २४ ) माहात्म्यमपि चास्तिक्यं सत्य शौच दयाजवम्‌ | 
विद्वदर्भि. कथ्यते लोके पुराणे कविसत्त मे: ॥ 

--आदिपवे १।॥३४० 
पुराणो मे आस्तिक्य ( “ईश्वर में विश्वास, श्रद्धा ), सत्य, शीच, दया तथा 
भार्जव श्रेष्ठ कवियों के द्वारा वणित है तथा उन्ही का मराश्नय छेकर विद्वज्जन 
लोक में इनका वर्णन करते है । 

( गे ) सत्यवती पुत्र व्यास जी ने प्रथमतः १८ पुराणों का प्रणयन किया 
और तदुपरान्त पुराणों के उपबृहण रूप से मद्राभारत की रचना की । 
(२५) अष्टादश पुराणानि कछृत्वा सत्यवतीसुत्त: । 
पश्चाद भारतमाख्यानं चक्रे तदुपवृहितम्‌ | 
' --भआदिपव 
महाभा रत की स्पप्ट सम्मति हे कि इतिहास और पुराण के द्वारा ठेद का उप- 
बृ'हण करना चाहिए। इसीलिए बेंद अहत्पश्चुत--क्म शास्त्र पढ़नेवाले--से 
सदा डरा करता है कि कही वह मुझे घोखा देकर ठगन डाले ( अथवा मार न 
डाले ) ;-- 
( २६ ) इतिहासपुराणाभ्या बेदं समुपवृंहयेत्‌ । 
विभेत्यल्पश्नुत।द्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 
महाभारत के मत मे पुराणरूपी पूर्ण चन्द्रमा के द्वारा श्रुतिस्पी चन्धिका छिटकी 
हुई है भर्थात्‌ पुराण श्रुति के अर्थ को ही विस्तार से प्रकाशित करता है-- 
पुराणपूर्णचन्द्रेण श्रुतिज्योत्स्ता प्रकाशिता | 
“--भादिपव॑ १॥६६ 
( घ ) यह तो हुआ पुराण का सामान्य परिचय । महाभारत मे वायुपुराण 
का स्पष्ट उल्लेख किया गया हे एक विशिष्ट पुराण के रूप मे, जिसमे प्राचीन 
राजाओ का वर्णन विशेष रूप से निरदिप्ट किया गया है। कहना व्यर्थ है कि 


आजकल प्रचलित 'वायुपुराण' मे राजाओं की वंशावली दी गयी है जिससे दोनो 
पुराणों की एकता स्वतः सिद्ध हो जाती है: 


(२७ ) एतत्‌ ते सर्व॑माख्यातमतीतानागव॑ त्तथा। 
वायुप्रोक्तमनुस्मृत्य॒पुराणमृषि-संस्तुत्तम्‌ ॥ 
-“वेनपं, जअ० १९१, श्लोक १६ 


प्रथम परिच्छेद : पुराण की प्राचीनत्ता २१ 


( ४ ) वाल्मीकीय रामायण में भो पुराण तथा पुराणवित्‌ का स्पष्ट निर्देश 
आज भी उपलब्ध होता है। यहाँ सुमन्‍्त्र पुराण के वेत्ता ( पुराणवित्‌ ) बतलाये 
गये है । वे सूत थे । फलतः पुराणों से परिचय रखने की वात उनके विषय में 
स्वभावसिद्ध है। वे राजा दशरथ की सनन्‍्तानहीनता तथा उसके निवारण की 
बात पुराणों से सुन छुके है और इसलिए अवसर पाकर उसे सुनाने से पराइःमुख 
नही होते :-- 

(२८ ) ( १ ) इत्यक्त्वान्त: पुरद्वा रमाजगाम पुराणवित्‌ । 
+-भयोध्या १५॥१५ 
(२) स तदल्तः पुरद्वारं समतीत्य जनाकुलम्‌ | 
प्रविभक्तां त्त: कक्षामाससाद पुराणवित्‌ ॥ ह 
-++अंयोध्या १६१ 
( ३ ) इत्युक्त्वा तु रह: सृतो राजानमिदमब्रवीत्‌ । 
श्रूयता यत्‌ परावत्त पुराणंप्‌ यथाश्रुतस्‌ ॥ 

--बाल ९।१ 
फलत: रामायण पुराण से परिचय रखता है तथा महाभारत भी। सामान्य 
परिचय से अतिरिक्त वह उसके विषय को भलीभाँति जानता है । वायुपुराण का 
आश्रयण लेकर महाभारत में कथा का विस्तार किया गया है। महाभारत का 
यह स्पष्ट निर्देश है । 


पुराण तथा कौठिल्य 


कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अनेक स्थलों पर पुराण तथा इतिहास का" 
बहुमल्य निर्देश किया है जो ऐतिहासिक दृष्टि से कम महत्त्वशाली नही है ।-- 

( क ) वेद के स्वरूप का वर्णन करते हुए कौठिल्य का कथन है कि साम, 
ऋक्‌ तथा यजुः त्रयी कहलाते है। यह च्रयी, अथवर्वेवेद तथा इतिहासवेद-- 
वेद के अन्तर्गत माने जाते है :--- 

. ( २९ ) सामग्यंजुवेंदास्त्रयस्त्रयी अथव॑वेदेतिहासवेदो च वेदा: । 


-अर्थशात्र १३ 
इससे पता चलता हैं कि कौटिल्य के युग मे बेद के समान इतिहास” एक 
विशिष्ट ग्रन्थ का द्योतक था तथा वह उसी प्रकार पवित्र माना जाता था । 

( ख़ ) अन्यत्र उन्मा्य पर॒ चलते वाले राजा की शिक्षा के अवसर पर 
कौटिल्य का कथन है कि राजा का हित चाहने वाला अर्थशास्त्र का वेत्ता मन्त्री 
इतिवृत्त ( प्राच्रीन काल के राजाओं के रिश्न ) तथा पुराण के द्वारा राजा को 
उन्‍्मार्ग में चलते से रोके--- 


२२ पुराण-वर्मर्ण 


(३०) मुख्येरवगृहीतं वा राजान॑ तत्‌ प्रियाश्ित: । 
इतिवृत्तपुराणाम्यां चबोधयेदर्थशास्त्रवित्‌ ॥ 
+-अरथंगाज ४६ 
इससे स्पष्ट है कि कौटिल्य के समय में प्राणों मे सदाचार सम्बन्धी विपय 
अवश्यमेव विद्यमान थे जिनका उपदेश देकर कुमागगं से राजा को सुमागर्ग में 
लाया जा सकता है । 

(ग) राजा की दिनचर्या के प्रसंग में कौटिल्य का कहना है कि राजा 
दिन के पूर्वार्ध को ह॒स्‍्ती, भश्व, रथ, प्रहरण विद्याओ के ग्रहण में वितावे और 
उत्तराध॑ को इतिहास के श्रवण मे । इस प्रसंग मे इतिहास से महाभारत के 
समान ही कोई ग्रन्थ उन्हें मभीष्ठ है जो अपने को अथंशात्र, कामशास््र तथा 
मोक्षशात्र बतलाता है । 

कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र” मे पुराण की गणना इतिहास” के अन्तगंत की 
है । कौटिल्य की दृष्टि मे इतिहास का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है । उनका कथन है 
कि दिन के पिछले भाग को राजा इतिहास के सुनने में बिताये। इतिहास क्या ? 
पुराण, इतिवृत्त, भार्यायिका, उदाहरण, घमंशास्त्र और अर्थशास्त्र--इन सब की 
गणना “इतिहास” के भीतर माननी चाहिए । फलत: प्राण से कौटिल्य परिचय 
रखते हैं। अपने ग्रन्थ के भीतर पुराणो के वर्ण्य विषय से भी उनका परिचय 
कम नही है--- 

(३१) पश्चिममितिहासश्रवणे । पुराणमितिवृत्तमाख्यायिकोदाहरणं 
धर्मशास्त्रमर्थशास्त्रं चेतीतिहास: ॥ 

->-मध्याय ५, १३-१४ 

(घ ) राजा के द्वारा वेतनभोगी अधिकारियों के प्रसंग में कौटिल्य का 
कथन है कि राजा इन अधिकारियों को एक सहत्न पण का वेतन देकर अपने 
कायं के लिए नियुक्त करे--कार्तान्तिक [ फलित ज्यौतिषी ), नैमित्तिक ( उत्पात 
से परिचय रखने वाला व्यक्ति ), मौहूरतिक ( शोभन मुह॒तं बतलाने वाला 
विद्वान्‌ ), पौराणिक ( पुराणवेत्ता ), सृत, मागघ तथा पुरोहित पुरुष :--- 

(३२) कार्तान्तिक-नैमित्तिक-मौहूतिक-पौराणिक-सूत्तमागधा: पुरो- 
हिततपु रुषाः सर्वाध्यक्षाश्च साहस्रा:। 

“अर्थशास्त्र ५३ ( भृत्यभरणीयम्‌ ) 
इस सूत्री का अनुशीलन बतलाता है कि ईस्वी पूर्व तृतोय शती मे पुराण 
का प्क्ता पौराणिक राजा फे द्वारा निमुक्त किया जाता था भौर उसका बवेहन एक 
हजार पण होता था। उस युग में पौराणिक एक महत्वशाली ब्यक्ति साता जाता 


प्रथम परिच्छेद : पुराण की प्राचीनता २३ 


था और विशिष्ट वेतन पर उसकी नियुक्ति उसके वैशिष्टय का द्योतक है। 
कौटिल्य का यह उल्लेख पुराण के प्रचार-प्रसार के महत्त्व का विशद द्योतक है। 


पुराण तथा धर्मस्मृति 

धामिक स्मपृतियो तथा धर्मंसूत्रों में 'पुराण” का उल्लेख बहुश: मिलता है । 
इनसे पुराण का विशिष्ट महत्त्व प्रतिपादित होता है--साधारण जन के ही 
लिए नही, प्रत्युत शासकवर्ग के लिए भी । विदवित्‌” के लिए पुराण की जान- 
कारी नितान्त आवश्यक इसलिए है कि पुराण वेद का उपबृंहक साहित्य है। 
जो वस्तु या तत्त्व बेद में संक्षिप्तत्पेण निर्दिष्ट है, उसी का विस्तार हम पुराण” 
में पाते है। कतिपय निर्देश नीचे दिये जाते है :--- 

(३३ ) (क ) स एप बहुश्नतो भवति लोक वेद-बेदाज्भवित्‌ वाको 
वाक्येत्तिहासपुराणकुशल: । 

--( गोतमधमंसूत्र ६४-६ ) 
यहाँ 'बहुश्नुत” की परिभाषा दी गयी है । 'बहुश्नुतः ( बहुत सुनने बाला तथा 
शास्त्र का ज्ञाता ) वह व्यक्ति होता है जो लोक ( व्यवहार ), वेद, वेदाड्भ को 
जानता है तथा वाकोबाक्य, इतिहास तथा पुराण मे कुशल होता है। तात्पयं 
यह है कि बहुआुतता” को सिद्धि के लिऐ पुराण की दक्षता एक भावश्यक 
साधन है । 

(२४) ( ख ) तस्य ( प्रजापालक नृपते: ) च व्यवहारो वेदों धर्म- 
- शास्त्राणि अद्धभानि उपवेदा: पुराणम्र । 
-( गौतमधर्मसूत्र ११।२१ ) 
प्रजापालक नृपति का व्यवहार--वेंद, धर्ंशारू, अज्भू, उपवेद त्था पुराण 
पर आश्चित रहता है। इतने शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला राजा व्यवहार-न्याय- 
करने को योग्यता से सम्पन्त होता हैं। फलत: पुराण का उपयोग राजा को 
व्यवहार की शिक्षा देने के लिए नितान्‍न्त आवश्यक है ॥ 
(२५ ) ( ग ) मीमांसते च यो वेदान्‌ पड़भिरज्भे: सविस्तरे: | 
इतिहासपुराणानि स भवेद वेदपारगः ॥ 

--( व्यासस्मृति ४।४५ ) 
इस ए्लोक में वेदपारग” ( बेंद के पारंगत व्यक्ति ) का लक्षण दिया गया है । 
घेंदपारग होते के तिभित्त विल्तारपुर्वक छः भंगो के साथ वेदों की मोौमासा ही 
झावश्यक नहीं है, पत्युत इतिहास-पुराणों की सी स्रीसौता-- सतत के शतुर 
शीलन ) भपेक्षित है । 


४ पुराण-विसर्श 


(२६ ) ( घ) ब्राह्मणक्षत्रियविशस्त्रयो वर्णा द्विजात्तय: | 

श्रतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मयोगस्तु नेतराः॥ 

जा --[ व्यासस्मृति १५ ) 
इस एलोक मे अधिकारी की चर्चा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ये तीनों वर्ण 
द्विजाति के नाम से विख्यात है। श्रुति, स्पृत्ति तथा पुराण मे प्रतिपादित धर्म 
का अधिकार इन्ही तीनो वर्णो को है; इनसे भिन्‍न वर्णो को नही । यहाँ पुराणोक्त 
धमं का स्तर श्रुति तथा स्पृति मे प्रतिपादित धर्म के साथ निदिष्ट किया गया 
है। फलतः पुराण-प्रोक्त धर्म उसी प्रकार व्यवहायें है जिस प्रकार श्रुतिघर्म 
तथा वदनुयायी स्मृत्िधर्म । 


(३७ ) ( डः ) वेदं धर्म पुराण च तथा त्तत््वानि नित्यश: । 
संवत्सरोषिते शिष्ये गुरुजनानं विनिदिशेत्‌ ॥ 

--( उशनसस्मृति ३३४ ) 
इस एलोक में शिष्य को ज्ञान देने की चर्चा है। बेद, धरम, पुराण तथा तत्त्वो का 
उपदेश किसी अप्रीक्षित तथा बज्ञात कुलशील वाले शिष्य को नही देना 
चाहिए, प्रत्युत गुरु के पास एक साल तक निवास करने वाले ( भर्थात्‌ परीक्षण 
दिये जाने वाले ) शिष्य को ही देने का विधान है। निष्कपं यह है कि पुराण 
का उपदेश अपनी गम्भीरता तथा मर्यादा रखता है और वह परीक्षित सुपात्र 
शिष्य को ही शुरु के द्वारा दिया जाना चाहिए। 


( २८ ) ( च ) स्वाध्याय॑ श्रावयेत्‌ पिन्ये धर्मशास्त्राणि चेव हि। 
आख्यातानीतिहासांश्व पुराणानि खिलानि च ॥ 
“+ भनुस्मति ३२३२ ) 
यहाँ पुराण पाठ 'के समय तथा स्थान का निर्देश है । मनुमहाराज का कथन है 
कि पितृकम-श्राद्धके अवसर पर मिमन्नरित ब्रह्मणों को यजमान वेद, धर्मंशास्त्र, 
भाख्यात, इतिहास, पुराण तथा खिल ( श्रीसुक्त, शिवसकल्प आदि ) सुनावे । 
फलतः वेंदपाठ के सहश ही पुराण का पाठ तथा श्रवण भी पृण्यकायं समझा 


जाता था और वह भी मनु जेसे प्रधान स्मृतिकार की दृष्ठि मे। भनु के वचन 
घैदिक ऋषि की दृष्टि मे, ओषध की भी औषध माने जाते है ( यह मनुरवदत्‌ 
तद्‌ भेषज भेषजतायाः ) 


(२९ ) (छ ) राण-ल्याय-भीमांसा-धर्मशास्त्राज़मिश्रिता: । 
वेदा: स्थानानि विद्याता धर्मस्य च्‌ चतुदंश ॥ 
“( याज्वल्मयस्मृति उपोद्धात, श्लोक ३ ) 


प्रथम परिच्छेद : पुराण की प्राचीनता र५ 


याज्ञवल्क्य स्मृति के इस उपोद्धात में १४ विद्याओं के स्थान का संकेत हैं । 
ये विद्याएँ इस प्रकार हैं--(१) पुराण, (२) न्याय, (३) मोर्मासा, ।४) धर्मेशास्त्र, 
(५-१०) षडज्भ, (११-१४) बेंद । ये ही विद्याएँ धर्म के भी स्थान हैं--आधार 
हैं तथा स्थिति हैं। तात्पर्य यह है कि घर्मं को स्वाधार पर रखनेवाली विद्याओं 
में 'पुराण” भन्यतम है और वह वेदों के सहश हो उपादेय तथा पवित्र है। 


(४० ) (ज) वाकोवाक्य पुराणं च नाराशंसीश्च गाथिका: । 
इतिहासांस्तथा 'वद्यां योब्चीते शक्तित्तोहन्वहम्‌ ॥ 
मांसक्षीरौदनमधु त्तर्पणं०. स दिवौकसास्‌ | 
करोति तृप्ति च तथा पित॒णां मधुसपिषा॥ 

“याज्ञ० स्मू० १४२५-४६ 
यहाँ याज्ञवल्क्य स्मृति में पुराण के पाठ से देवो तथा पितरों की विशेष तृप्ति 
होने का स्पष्ट निर्देश किया है। श्लोकों का स्पष्ट अभिप्राय हैं कि वाकोवाक्य, 
पुराण, नाराशंसी गाथा, इतिहास तथा विद्या को जो व्यक्ति अपनी शक्ति के 
भनुसार नित्य पढ़ता है, वह मांस, खीर तथा मधु से देवताओ की तृप्ति करता 
है ओर पितरों की मधु, घी से तृप्ति करता हैं। फलतः देव तथा पितर दोनों की 
तृप्ति का एकमात्र साघन है--पुराण का दनंदिन अध्ययन | 

(४१ ) (मे) वे दाथवेपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः। 
जपयनप्रसिद्धयर्थ॑विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत ॥ 

>-या० स्मृति १।१०१ 
जप-यज्ञ की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए साधक को चाहिए कि वह बेंद, अथवं, पुराण, 
इतिहास तथा आध्यात्मिकी विद्या ( >वेदान्तशास्त्र ) का अपनी शक्ति के अनु- 
सार जप करे अर्थात्‌ अध्ययन और मनन करे। 


(४२ ) (अ) यतो वेदा: पुराणं च विद्योपनिषदस्तथा 
श्लोका: स॒त्राणिभाष्याणि यत्‌ किश्विद्‌ वाडमयं जगत्‌ ॥। 
>यी० स्मू० ३॥१८९ 
आशय यह है कि जिन मुनियो से वेद, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, इछोक, सूत्र 
तथा भाष्य--अर्थात्‌ समस्त वाहमय जगतु--प्रचारित तथा प्रसारित हुआ, 
- वे ही मुनि घमप्रवतंक है । 
अथंशासत्र पर आश्वित शुक्रनीति में भी पुराण का महत्त्व स्वीकार किया 
गया है। इसमे 'पौराणिक' का जो लक्षण दिया गया है, वह पर्याप्तरूपेण 
विस्तृत है। 'पौराणिक' को केवल पत्चलक्षण का ही ज्ञाता न होकर 


श्र पुराण-विमर्श 


साहित्यशास्त्रो मे निपुण, संगीत का वेत्ता तथा कोमल स्वरवाला भी होना 
चाहिए--- 
(४३ ) (ट) साहित्यशास्त्रनिपुण:  संगीतजशञश्च सुस्वरः:। 
सर्गादिपश्चज्ञाता च स॒वे पौराणिक: स्मृत्त:॥ 
--शुक्रवीति २।१७८ 
मीमासा, तक॑, साख्य, वेदान्त, योग, स्मृति के संग्र में इतिहास-पुराण की 
गणना बत्तीस विद्याओ के अन्तगंत की गयी है जिसका अध्ययन करना राजा के 
लिए, शुक्रनीति की दृष्टि मे, नितान्त हिंतकारक होता है-- 
(४४ ) (ठ) मीमासा तक॑साख्यानि वेदान्तों योग एव च | 
इतिहासपुराणानि स्मृत्तयो नास्तिक॑ मतस्‌॥ 
--शुक्रतीति ४।२६९ 
निष्कषे---स्मृतियो से ऊपर उद्घृत कत्तिपय वाक्य पुराण” के समधिक 
गौरव के विशद द्योतक है । वे वेद तथा धर्मशासत्र के समकक्ष निःसंशय स्वीकृत 
किये गये है । वेद की पारगामिता की योग्यता तब तक किसी व्यक्ति में सिद्ध 
नही मानी जाती, जब तक वह पुराण में भी निष्णात नहीं हो जाता। राजा 
को अपने व्यवहार के संचालन के निमित्त पुराण का अध्ययन तथा मनन 
नितान्त अनिवाय॑ है । प्राचीन राजाओं के चरित का बर्णन प्रस्तुत कर पुराण 
भारतीय राजनीति के जिज्ञासुओं के लिए एक भमहनीय विषय प्रस्तुत 
करता है । इस प्रकार पुराण! की महत्ता इस स्मृतियुग मे अश्लुण्ण बनी हुई 
रहती है । 


दार्शनिक गण ओर पुराण 


शास्त्रीय ग्रन्थो के टीकाकारो के ग्रन्थो के अनुशीलन से पता चलता है कि 

22 ईस्वी सन्‌ के आरस्मिक वर्षो से छेकर अश्म शत्ती तक के व्याख्याकारों ने 
पुराण का निर्देश किया है और वे निर्देश आजकल प्रचलित पुराणों मे उपलब्ध 
होते हे जिससे पुराणों का वर्तमान रूप उस प्राचोन रूप से भिन्न नही प्रतीत 
होता । ऐसे व्यात्याकार है--शवरस्वाभी (२०० ई०-४०० ई० के मध्य ) 
कुमारिल ( सप्तम शत्ती ), शंकराचार्य ( ७०० ई० आसपास ) तथा विश्वरूप 

( ८५००-८५० ई० ) | शवरस्वामी जैँ० १०४२३ के भाष्य मे यज्ञ से सम्बद्ध - 
देवता के स्वरूप का निर्णय करते समय लिखते है कि इस विषय मे इतिहास- 
पुराण में उपलब्ध एक संत बह था फि देवता से तात्पर्य भग्ति आदिको से है 


जो हत्र्ग में निधात फिमा परते है) यह सत आज प्रश्नलित पुराणों में भी उप» 
लब्ध होता ही है । 


प्रथम परिच्छेंद : पुराण की प्राचीनता २७ 


(४५ ) का पुनरिय॑ देवता नाम । एक त्तावन्मतं या एता इतिहास- 
पुराणेष्वग्स्याद्या: संकीर्त्यन्त नाकसदस्ता देवता इति ।' “ 
शवर जूँ० सु० १०॥४२३ 
कुमारिल और पुराण ह 
“ कुमारिलभट्ट से तन्‍्त्रवातिक में पुराणों के स्वरूप तथा विषय के सम्बन्ध 
में बहुत ही मूल्यवान बाते बतलायी हैं जिनमे से 'पुराण--प्रामाण्य” की चर्चा 
प्रथक्‌ रूप से अन्यत्र की गयी है । यहा अन्य संकेत दिये जाते हैं। ज॑मिनि सूत्र 
११ ३। ७ की व्याख्या में कुमारिल का कथन है कि पुराणों मे कलियुग के 
विषय में कहा गया है कि शाक्य ( गौतम बुद्ध ) तथा अन्य लोग पैदा होगे जो 
घमं के विषय मे विप्लव उत्पन्त कर देंगे, इन लोगो के वचनों को कौन सुनता 
है ?” इस वर्णन से दो तथ्य स्पष्ट है कि कुमारिलयुगीन पुराणो मे कलियुग का 
वर्णन अवश्यमेव पाया जाता था तथा बुद्ध बड़ी ही निच्दा की दृष्टि से उन 
पुराणों में देखे जाते थे । यहां स्मरणीय है कि जयदेव ने अपने गीतगोविन्द में 
बुद्ध को अवतार मानकर दशावतारों के अन्तर्गत स्तुति को है तथा क्षेमेन्द्र ने 
अपने 'दशावतारचरित” महाकाव्य मे बुद्ध के चरित को सम्मिलित किया है 
( र० का० १०६० ई० ) | फलतः बुद्ध की अवतार--कल्पना कुमारिल के 
अनन्तर तथा क्षेमेन्द्र से पूर्ववर्ती काछ की घटना है लगभग नवम-दशम शती की । 
कुमारिल से पूर्ववर्ती किसी न किसी पुराण मे बुद्ध की निन्‍दा मवश्यमेव उपलब्ध 
थी जिसका संक्रेत कुृमारिल ने अपने इस वाक्य पे किया है । 
(४६ ) स्मयंन्‍्ते च पुराणेपु धर्मविप्लछुति-हेत्तव: । 
कली शाक्यादयस्तेपां को वाक्य श्रोतुमहँति ॥ 
--तंत्रवातिक जै० १।३॥७। पर 
( ४७ ) तथा स्वर्ग शब्देनापि नक्षत्रदेशों वा वेदिक-प्रवाद-पौरा- 
णिक याज्ञिक-दर्शनेनोच्यतते'“'यदि वेतिहासपुराणोपपन्नं मेसरुपृष्ठम॒ 
अथवाध्न्वयव्यतिरेकाभ्यां विभक्तं केवलमेव सुखस्‌ ॥ 
--तंत्रवातिक जै सू १॥३।३० 
स्वर्ग” शब्द की व्याख्या के अवसर पर कुमारिल पूछते हैं कि. 'स्वगं:” शब्द 
का अथ॑ क्‍या है ? क्‍या स्वर्ग ताराओं का कोई देश है अथवा इतिहास-पुराण 
की मान्यता के अनुसार यह मेरु का पृष्ठ है अथवा केवल सुख का संकेतवाची 
शब्द है ? इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कुमारिल के परिचित पुराण भाज कल 
प्रचलित पुराण से भिन्‍न नही थे, क्योंकि प्रचलित पुराणों से स्वर्ग की स्थिति 
मेशपवत के पृष्ठ पर बतलायी जाती है (मत्यथ १११६७-४८; पद्म, पातालखण्ड, 
६9२०७ ॥ ) 


२८ पुराण-विमर्श 


( ४८ ) विमानेनागमत्‌ स्वर्ग पत्या सह मुदान्विता । 
सावर्णोष्पि मनुमें रावद्याप्यास्ते त्पोधन:ः ॥॥ 
>- मत्स्य १११३७ 


द्वंकराचार्य तथा पुराण 

शुकराचाय ने शारीरक भाष्य के अनेक स्थछो पर पुराण तथा उपस्तके विषय 
का निर्देश किया है । पुराण को स्मृति” शब्द के द्वारा ही सत्र निदिष्ट किया 
है तथा उनके द्वारा उदघृत श्लोक प्रचलित पुराणों मे उपरूब्ध होते हैं जिससे 
स्पष्ट है कि शकर प्रचलित पुराणों से परिचय रखते थे । कतिपय निर्देश नीचे 
दिये जाते है । यहा स्मरणीय है कि वे किसी विशिष्ट पुराण का नाम नहीं लेते, 
यद्यपि उनके उद्धरण विशिष्ट पुराणों मे उपलब्ध होते है +-- 

( क ) कल्पो की असंख्येयता । कल्पो के विषय के आचार्य का कथन है कि 
पुराणों मे स्थापित किया गया है कि बीते हुए और आगे होने वाले कल्पो का 
कोई परिभाण नही है'-- 

(४०, ) पुराणे चातोतानागतानां कल्पानां न परिमाणमस्तीति 

स्थापितम-- वे० सू २१।३६ पर शाड्ूरभाष्य की अन्तिम पक्ति। इसे 
मिलाइए ब्रह्माण्ड १॥४॥३०-३२ से जहा कल्प अनन्त बतलछाये गये हैं । 

( ख़ ) शब्दपूर्विका सुष्टि के विषय में आचाये ने स्मृति का वचन उद्घृत 
किया है जिसका अथे है कि स्वयम्भू ब्रह्मा ने अनादि तथा अनन्त, नित्य, दिव्य- 
रूप वेदसयी वाणी को सृष्टि के आरम्भ मे उत्पन्न किया। उसी से जगत्‌ की 
समस्त प्रवृत्तिया निकली :--- 

( ५० ) स्मृतिरपि-- 

अनादि--निधना नित्या वासयुत्सृष्टा स्वयम्भुवा । 
आदी वेदमयी नित्या यतः सर्वाः प्रवृत्तय: ॥ 
शां० भा० १]३॥२८ 
यह वचन कुमंपुराण मे उपलब्ध होता है ( १२२८ ) अन्तर इतना ही 
है कि कूमें० का पाठ है 'आादौ वेदमयी भूतामतः जो स्पष्टत: बशुद्ध प्रतीत 
होता है । 
| (ग) इसी प्रसड्भ से आचाये ने एक अन्य श्लोक उद्धृत किया हैं जिसका 
अथे है कि महेश्वर ने वेद के शब्दों से ही भूतो के नाम तथा रूप को, कर्म 
की प्रवृत्ति को सृष्टि के आरम्भ मे बनाया :--- 
(५१ ) तासरूप न भूतातां कमर्णां न प्रवतंतम | 
वेद शब्देभ्य एबादो निर्मम स महेश्वरः ॥ 


प्रथम परिच्छेद : पुराण की प्राचीनता २९, 


यहु इलोक एक-दो शब्दों के परिवर्तन के साथ अनेक पुराणों में उपलब्ध होता 
है--कू्म १७६६; ब्रह्माण्ड १।८६५; माक॑ण्डेय ४८४२; वायु ९६३; विष्णु 
११५१६३ । विष्णु में इस शोक का रूप इस प्रकार है, परन्तु तात्पयें मे विशेष 
अच्तर नहीं है :--- 
नाम रूप॑ च भूताना छृत्यानां च॒ प्रपश्चनम्‌ | 
वेदशब्देश्य एवादो देवादोनां चकार सः ॥ 
--पूर्वोक्त इलोक मनुस्मृति मे भी मिलता है ( मनु० १।२१ ) 
(घ ) आचाय॑ जड्भूर ने १३३३० के माष्य मे प्रतिपादित किया है कि घ॒र्मं 
और अधघर्म की फलरूपा उत्तरा सृष्टि उत्पन्त होने के समय पृव॑सृष्टि के समान 
ही निष्पन्त होती है और इस प्रसद्भः मे स्मृतिवचन के रूप में दो श्लोको को 
उद्धृत किया है :-- हा 
स्पृतिश्च भवति-- 
(५२ ) तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्‌ सूष्टयां प्रतिपेदिरे । 
तान्येव ते प्रपद्चन्ते सुज्यमाना: पुत्र: पुर्त:।॥ 
हिख्लाहिले.. मृदुकूरें धर्माषर्मावृतानृते। 
तद भाविता: प्रपच्चच्ते तस्मात्‌ तत्‌ तस्य रोचते ॥ 
ये इछोक पुराणों मे मिलते है--कूर्म (१।७।६३-६४; मार्के० ४८३९-४०; वायु 
5८३२-३३ तथा ९४५७-५८; विष्णु १५५९-६० । ये दोनो इलोक वायु- 
पुराण मे दो बार दिये गये हैँ । केवल 'हिल्राहिल्रें' बाला इलोकार्घ मनुस्मृति मे 
भी उपलब्ध होता है । ( मनु १२९ ) | शा्तिपर्व (अ० २३२, इलोक १६-१७) 
में ये दोनों ही श्लोक उपलब्ध होते हैं । 
( 8 ) इसी सूत्र ( १॥३॥३० ) के भाष्य के अन्त में आचाये ने तीन निस्‍्त- 
लिखित पद्यों को उद्धृत किया है-- 
स्पृतिरपि-- 
(५३ ) ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेपु दृष्टय: | 
शवंय॑न्ते प्रसूत्ानां तान्येवेभ्यों ददात्यज:॥ 
यथतुं-ष्वृतुलिज्भानि नानारूपाणि पयंये। 
दृश्यन्ते तानि तान्येव, तथा भावा यगादिष ॥ 
यथाभिमानिनोष्तोत्तास्तुल्यास्ते साम्प्रतै रह । 
देवा देवेर्तीतैहि रूपैर्नामभिरेव च॥ 
इस श्लोकत्रयी के आदिम दोनों इलोक वाय॒० ( ९६६४-६५ ) में उपलब्ध 


होते हैं । 


३० पु राण-विमर्श 


( च्‌) देवो के विषय मे आचाय॑ का कथन है कि देवो में सामथ्यं की भी 
सम्भावना है, क्योकि मन्त्र, अर्थवाद, इंतिहास-पुराण से पता चलता है कि देवों 
को विग्रह ( शरीर ) होता है-- 

(५४ ) तथा सामथ्यंमपि तेपां ( देवादीनां ) संभवति, मस्त्रार्थवा- 
दे तिहासपुराणलोकेभ्यो विग्रहवत्त्वाद्यघिगात्‌ । 

-““शा० भा० १।३।२६ 
पुराणेतिहास मे देवो के शरीरी होने के प्रचुर निर्देश मिलते है । 

(छ ) ब. सू. २११ मे भाष्य मे आचाये ने किसी पुराण से जो बचन 
उद्घ्डत किया है वह बड़े महत्त्व का है। पहली बात महत्त्व की यह है कि यह 
स्पष्टत, 'पुराण” का वचन है किसी स्मृति का नहीं और दूसरी बात यह है कि 
यह वचन किसी एक विशिष्ट पुराण से सम्बन्ध रखता है । वह पुराण 'वायु- 
पुराण” ही है जिसमे यही श्लोक 'नारायण' के स्थान पर 'महेश्वरः पाठ के 
साथ वहाँ उपलब्ध होता है-- 

(५५ ) अतश्च संक्षेपमिमं श्वुणुध्वं नारायण: सर्वर्मिदं पुराण: | 

स सर्गकाले च करोति सर्व सहारकाले च तदत्ति भूयः ॥ 
ईत पुराणे । 
यही श्लोक वायुप्राण मे ( १२०५ ) उपलब्ध होता हे । अन्तर इतना ही है 
कि वायु में 'नारायणः के स्थान पर “महेश्वर:' परिवतंन है । 

(ज ) आचाय॑े विष्णुपुराण से पूरा परिचय रखते थे; इसमें तनिक भी 
सन्देह नही किया जा सकता । सनत्सुजातीय भाष्य ( अध्याय २ श्लोक ७ ) में 
मूलश्लोक “निर्दिश्य सम्यक्‌ प्रवदन्ति वेदा:, तद्‌ विश्वर्वरूप्यमुदाहरन्ति! की 
व्याख्या के अवसर पर शंकराचार्य ने अपने अथ्थ के लिए प्रमाण दिया है :--- 

(५६ ) न केवल वेदा अपि तु मुनयो5पि तत्‌ ब्रह्म 

विश्ववेरूप्य विश्वरूप-विपरीत-स्वरूपमुदाहरन्ति । 
तथा चाह भगवान्‌ पराशर : -- 

प्रत्यस्तिमितभेदे यत्‌ सत्तामात्रमगोचरस | 
वचसाम्‌, आत्म संवेदं ततज्ञञानं ब्रह्मसम्मितस ॥ 
तच्च विष्णो: परं॑ रूपमरूपाख्यमनुत्तमस्‌ | 
विश्वस्वरूपवेरूप्य-लक्षणं परमात्मन: || 

ध्यातव्य है कि पराशर विष्णुपुराण के प्रवक्ता है और ये दोनो श्लोक 
विष्णुपुराण के पष्ठ अंश के सप्तम अध्याय के ५३ तथा ५४ श्लोक है। 

आचार्य इस पुराण को प्रमाण कोटि मे मानते थे। महाभारत के श्लोक मेब्रह्म 


प्रथम परिच्छेद : पुराण की प्राचीनतां ३१ 


|विश्ववैद्प्य” कहा गया है। आचार्य का भाष्य है कि ब्रह्म विश्व से विपरीत 
लक्षणवाला है और इसी तात्पये को पराशर मुनि ने द्वितीय पद्य में मिदिष्ट 
किया है जिस प्रामाण्य के लिए ये पद्य उद्घुत है । इससे शक्कुर के युग में--- 
सप्तमी शी के अन्त तथा अध्म शती के आरम्भ मे--विष्णुपुराण नितान्त 
प्रद्यात तथा प्रमाण माना जाता था जिससे उसके नामोल्लेख की आवश्यकता 
नही समझी गयी । 

( रू ) नरको के विषय मे आचार्य का कथन है कि पौराणिकों का कथन 
है कि रौरव आदि सात नरक होते है जहाँ पाप करनेवाले लोग अपने फल को 
भोगने के लिए जाते है-- 

(५७ ) अपि च सप्त नरका रौरब प्रमुखा दुष्कृत फलोपभोग-भूमि- 
त्वेन स्मर्यन्ते पौराणिक: । ताननिष्टादिकारिण: प्राप्तुवन्ति | 

-“-:३।१।१५ त्र० सु० भाष्य 
यह उद्धरण महत्त्वपृर्ण इसलिए है कि यह स्पष्टतः विप्णुपुराण के द्वारा निदिष्ट 
नरको का संकेत करता है। विष्णु ने नरको की रोरव, तामस आदि नव 
संख्याएं मानी हैं जहाँ अन्य पुराणों मे नरको की संख्या इससे तिग्रुनी आर्थातु 
इक्कीस ( २१ ) मानी गयी है । मनु ( ४८४७-९० ), याज्ञवल्क्य ( ३३२२२- 
२३४ ) तथा विप्णुधमंसूत्र ( ४३॥२-२२ ) ने ही नरको की संख्या २१ नही 
मानी हैं, प्रत्युत पुराणो की महती संख्या इसी संख्या की प्रामाणिक मानती है। 
देखिए विशेषत: श्रीमज्भागवत के पदच्चम स्कन्ध का २६वाँ अध्याय जहाँ इन २१ 
प्रकार के नरको का वर्णन विस्तार से दिया गया है । 

निष्कर्ष---आचार्य शंकर प्रचछित पुराण के विषय तथा स्वरूप से भली 
भांति परिचित थे। वे दो पुराणो से निश्चित रूप से परिचय र्षते है--- 
वायुपुराण तथा विष्णुपुराण से, इसके पोषक प्रमाण ऊपर उद्धघृत किये गये है । 
वे पुराण को वेदा्थ-उपद हण करने के कारण प्रमाणभूत मानते है। इस घिषय 
की चर्चा स्वतन्त्र रूप से एथक्‌ की गयी है। आचार्य शंकर ने ब्रह्मसुत्र के 
शारीरिक भाष्य में तथा सनंत्सुजातीय भाष्य में, जहां पूर्वोक्त श्लोक प्रमाणरूप 
से उपन्यस्त किये गये हैं, किसी भी पुराण का नास्ता निर्देश नहीं करते, परन्तु 
उनके निर्दिष्ट इलोक वायु अथवा विष्णुपुराण में निश्चित रूप से उपलब्ध 
होते हैं । उद्धरण ४६ मे आाचाय॑ ने भगवान्‌ पराशर के इलोकों का निर्देश 
किया है । पराशर विप्णुपुराण के वक्ता हैं। अतः आचार्य यहां विष्णुपुराण के 
पद्च का ही निर्देश कर रहे हैं, परन्तु पुराण का नाम नही छेते। यह जाएचयें 
की वस्तु है । 


३३ पुराण-विमर्श 


आचाय॑ विश्वरूप--( ८००--८५० ई० ) ने याज्ञवल्कयस्मृति की स्व॑- 
प्रणीत 'बालक्रीडा” टीका में पुराणों के विषय मे दो महत्त्वपूर्ण तथ्यों का 
उद्घाटन किया है। याज्वल्वय स्मृति (३॥१७० ) में विश्व के परिणाम के 
विषय में साख्य सिद्धान्त का वर्णन किया गया है । इसकी टीका में विश्वरूप का 
कथन है कि जगत की सृष्टि तथा प्रलयविषयक यह सिद्धान्त पुराणों मे सर्वत्र 
पाया जाता है--- 

(५८ ) एपा प्रकिया सृष्टि प्रलयवर्णचादौ सर्वत्र पुराणादिष्वपि ॥ 
विश्वरूप का यह कथन पुराणों की समीक्षा से बिलकुल यथार्थ सिद्ध होता है। 
पुराणों के ऊपर साख्यदर्शन का बडा गम्भीर तथा व्यापक प्रभाव है। यह 
किसी भी पुराण के अनुशीलन से सिद्ध किया जा सकता है ( द्रश्व्य कूर्म १, ४. 
६. १६ तथा विष्णु १४। २९-३० )। विष्णुपुराण तथा श्रोमद्भागवत ने 
साख्य प्रक्रिया का बहुश: आश्रयण तत्तत्‌ अध्यायो में सृष्टि तथा प्रलय के वर्णन 
के अवसर पर किया है । अग्निपुराण मे भी यही प्रक्रिया वर्णित है ( द्रष्टव्य 
अग्नि० १७॥१-७ तथा २०।१-८ ) 

दूसरा प्रसज्भू पितृयाव की स्थिति के विषय मे है। याज्ञवल्क्य स्मृति का 
कथन है कि पितृयान अजवीधथि तथा अगस्त्य के बीच से स्थित है। अग्निद्दोत्न 
करनेवाले, स्वर्ग की कामना करनेवाले स्वर्ग के प्रति इसी मार्ग से जाते है । 
स्मृति का यह वचन विष्णुवुराण ( रदा८५-८६ ) के साथ विलक्षण समता 
रखता है । दोनो बचनो की समता पर ध्यान दीजिए-.. 

याज्ञवल्क्य ( ३१७५ ) 

पितृयानो&जवोध्याश्च यदगस्त्यस्य चान्तरम्‌ | 
तेनाग्लिहोत्रिणो यान्ति स्वर्गकामा दिवं॑ प्रति ॥ 

विष्णुपुराण ( २८८५-८६ ) 


उत्तर यदगस्त्यस्थ अजवीशध्याश्च दक्षिणस्र्‌ | 
पितृयान: स वे पन्‍्था वेश्वानरपथाद्‌ बहिः॥ 
तत्रासते महात्मानों ऋषयों येडग्निहोत्रिण:। 
विश्वरूप का कथन--- 
( ५९ ) पुराणे हि भगवतः सवितु-बहवो वीथ्यो- 
दिवि पद्धतयः श्रूयन्ते यथा5गस्त्यस्यानन्तरा अजवांथों | 
--वालक्रीडा ३३१७५ 
यह कथन विष्णुपुराण के वचन पर अथवा मत्स्यपुराण १२४५३-६० 
तथा वायु० ५०५१३० के वचनो पर आधारित है। मेरी दृष्टि से विश्वरूप ने 


प्रथम परिच्छेंद : पुराण की प्राचीनता रेड 


ही नहीं, प्रत्युत याज्ञवल्वयस्मृति के प्रशेता ने विप्ण॒ुपुराण के बचन के आधार 
पर ही अजवीथी की स्थिति तथा उसका उपयोग करने वाले व्यक्तियों का 
पूर्वोक्त वणन प्रस्तुत किया है । फलत: विप्णुपुराण का रचनाकाल तृत्तीय शी 
से नियत रूप से पूतंवर्ती होना चाहिए । 

शवर स्वामी से लेकर विश्वरूप तक बभर्थातु द्वितीय शती से लेकर नवम 
शती तक के व्याख्याकारो ने पुराणो के स्वरूप तथा वण्यं विषय का जो कुछ भी 
संकेत किया है तथा इलोको के उद्धरण दिये है उससे स्पष्ठ है कि उस युग के 
पुराणो का रूप आजकल प्रचलित पुराणो से कथमपि भिन्न न था। यह तथ्य 
बड़े महत्व का है । यह दिखलात्ता ह्‌ कि पुराण के विषयो में एक सातत्य है; 
इधर-उधर से जोड़े जाने पर भी पुराण का बहुत भाग प्राचीम हैं तथा इसी 
रूप मे लगभग आठ शताब्दियों के सुदीर्ध काल मे बतंमान था। यह निष्कर्ष 
पुराण के प्रायः मघिकाश अशो के विषय में सत्य हैं। स्फुट परिवर्घन की 
कल्पना को निश्चित विराम नहीं दिया जा सकता। इतना भी तथ्य कम 
ऐतिहासिक महत्त्व नहो रखता | $ 


बाणभट्ट ओर पुराण ६. 6 

' विक्रम के आरंस्भिक आठ शताब्दियों मे जन्म लेने वाले कविजनो के काव्यो 
का यदि अनुशीलून किया जाय, तो पुराण के विषय मे पूर्वप्रतिपादित तथ्यों 
में परिवर्तंत करने की भा[वश्यकता प्रतीत न होगी। माघ स्वयं वैष्णव कवि 
थे। उन्होंने शव भारवि की महिसा को परास्त करने की दृष्टि से क्षपने 'शिशु- 
पालवध' नामक प्रख्यात वेष्णव काव्य का प्रणयत्त क्या। अपने काव्य की 
प्रतिप्ठा मे उन्होने स्वयं लिखा हें-- लक्ष्योपतेः चरित फीतंनमात्रचारु ॥ 
अर्थात्‌ लक्ष्मीर्पात के वोतंन होने के कारण उनका काव्य सुन्दर तथा मनोज्ञ 
हैं। शिकशुपालवध' श्रीमद्भागवत के ऊपर ही आधारित महाकाव्य है। इसे 
महाभारत के ऊपर आधारित मानना विषयो के वैषस्य के कारण निरी विडस्वना 
है । श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के उत्तराघें (अध्याय ७०-७७) मे युधिष्ठिर 
के राजसुय यज्ञ का मनोस्म प्रसद्ध हे। इसके आरम्भ मे नारदजी स्वयं 
पधारते हैं ठथा श्रीकृष्ण के पूछने पर युधिष्ठिर के भावी राजसूय की सूचना वे 
स्वयं देते है ( १०७०।४१ ) तथा इस विषय मे भगवान्‌ की अनुमति चाहते 
हैं। कृष्ण उद्धव की सम्मति जानना चाहते है और उनकी अनुकूल सम्मति 
पाकर वे युधिप्ठिर के राजसुय मे पधारते है । मेरी दृष्टि मे माघ कवि ने भागवत 
से यह प्रसद्ध तथा क्रम अपनाकर इस विशाल वैष्णव महाकाव्य का प्रणयन 
किया । फलत: भागवत की रचना मसाघ-काव्य की रचना से प्रतचीनतर 

३१५० चि० * 


३४ पुराण विमशे 


मानती चाहिए । माघ का आविभाविकाल ७००-७५० ३० माना जाता है । 
फलत: माघ के द्वारा आधार ग्रन्थ के रूप मे समाहत होने से श्रीमद्भागवत 
का रचमा-काल अष्टमी शती से पूव॑वर्ती होना चाहिए । 

सस्कृत के महान्‌ गद्यववि बाणभट्ट ( सप्तम शती ) पुराणों से विशेषत 
वायुपुराण, से विशेषभावेन सुपरिचित थे । उनके दोनो गद्य काव्यो--कादम्बरी 
तथा हषचरित--में पुराण का उल्लेख विशेषरूप से प्राप्त होता है : 

( क ) कादम्बरी के पूर्वभाग मे जावालि मुनि के आश्रम के वर्णंन-प्रसंग 
में बाणभट्ट ने एक बडी ही सुन्दर परिसंख्या प्रयुक्त की है :-- 

(६०) पुराणेषु वायुप्रलूपितस्‌' । 

जिसका तात्पय है कि पुराणों में वायु के द्वारा कथन उपलब्ध है। वायु 
रोग के द्वारा उस आश्रम मे प्रलाप नही होता था । तारापीड के महल के वर्णन 
के समय थे कहते हैं कि समग्र भुवन का कोश इकट्ठा करके उचित स्पानों पर 
रखा हुआ है जिस प्रकार पुराण में भ्रवनकोश ( संसार का भुगोल ) विभिन्‍न 
विभागों में स्थापित किया गया है । 

(६१) पुराणसित्र यथाविभागावस्थापित सकलमभुवनकोशस्‌ । 

( राजकुलम्‌ ) 

इसी प्रकार उत्तर कादम्बरी मे 'आगमभूत पुराण रामायण भारत मे अनेक 
अ्रकार की शापवार्ता सुनी जाती है”! ऐसा कथन उपलब्ध होता है । 

(६२) आगमेषु सर्वेष्वेव पुराण रामायणभा रतादिबु सम्यगनेकप्र कारा: 
शापवार्ता: श्रूयन्ते | 

ये तीनो विषय पुराणों मे उपलब्ध है। वायु के द्वारा किसी पुराण के कथन 
का संकेत ब्रह्माण्डपुराण ( १११।३६-३७ ) ने स्पष्टतः इस श्लोक में क्रिया है-- 


पुराणं संप्रवक्ष्यामि यदुक्तं मातरिश्वना | 
पृष्ठेने मुनिभिः पूर्व नेमिषीयमहात्मभिः । 
भुुवनकोश का वर्णन प्रायः पुराणो मे आज भी उपलब्ध होता है ( बायु० 
अध्याय ३४ ४९; भागवत० पंचम स्कन्धच, अग्ति० १०७ अ०, एलोक १० 
१२०; विष्णुपुराण, द्वितीय अंश अ० २-४ ) | शाप-विषयक ग्रन्थों में पुराण 
का प्रथम उल्लेख इसकी लोकप्रियता का स्पष्ट प्रमाण है। वाणभट्ट की दृष्टि में 
रामायण तथा महाभारत की अपेक्षा पुराण विशेष लोकप्रिय था । 
( ख ) हपंचरित मे पुराण के दो उल्लेख वड़े महत्त्वपूर्ण है। एक स्थान 
पुराण के पाठ का प्रस॒ग है कि पुस्तक वाचक सुदृष्टि ने गीत के साथ 'पावमान! 
( पवन, वायु के द्वारा प्रोक्त ) पुराण का पाठ किया-- 


प्रथम परिच्छेंद : पुराण की प्राचीचता शेष 


( ६३ ) पुस्तक सुदर्धि'गोत्या पवरमानत्रोक्त पुराण पपाठ। 
-हषंचरित, तृतीय परि०, चतुर्थ अनु ० 
इस कबव से स्पष्ट है. कि सप्तम जनक में स्वंताधारण जनता के सामने 
पुराणों का पाठ किया जाता था तथा पुस्तकों का वाँचना एक अलग ही 
व्यवसाय माना जाता था| वायुप्राण की लोकप्रियता सबसे अधिक थी । इसी 
पुराण के विषय में आगे चउकर वाणमट्ट कहने हैं कि पावन ( पवन प्रोक्त ) 
पुराण हपंचरित से अभिन्न प्रतीत होता है । पुराण मुनि (व्यास ) द्वारा गीत 
है, अत्यन्त विस्तृत हैं तथ्य ममस्त जगतु में व्यापक है और अत्यन्त पवित्र है । 
( पुराण का पाठ सदा पवित्र माना जाता है )। पावन! शब्द शिलिष्ठ है-- 
अवित्र तथा पवन-प्रोक्त | यहा जो विशेषण पुराण के लिए प्रयुक्त हैं वे हो हपें- 
चरित के विषय मे भी रूण्गये जा सकते हैं-- 
( ६४ ) तदपि मुनिगोतमतिपृथु तदपि जगद्व्यापिपावन तदपि। 
हफपंचरितादभिन्नं प्रतिभाति हि में पुराणमिदस्‌ । 
--हर्षचरित परि० ३,४ अनु० 
थे दीनों निर्देश इस तथ्य के स्परष्ठ द्योतक हैं कि सप्तम शी में वायु- 
पुराण का प्रवकछूतन, जनता के सामते पाठ, विशेषहूप से वर्तमान था। 
प्रचलित वायु० में जितना वैशविप्टय दृष्टिगोचर है, वह सब यहाँ संक्षेप 
में निरदिप्ट किया गया है। इस ऐतिहासिक संदर्भ को ध्यान में रखते से 


श्रीशद्धराचार्य द्वारा बिना नाम निर्देश के हो वायुपुराण के श्लोकों का उद्धरण 
उसकी नितान्त लोकप्रियता तथा प्रसिद्धि का परिचायक है । 


इस परिच्छेद में ऊपर वणित कयनो का समीक्षण हमें पुराण के विषय में 
प्रामाणिक तथ्य से परिचित कराते के लिए पर्याप्त है। पुराण! का उदय 
अयवंवेद के समय में हो हुआ, प्रन्तु यह उदय केवल सामान्य मौखिक परम्परा 
के रूप मे माता जा उक्तता है। ग्रन्थ के छप में पुराण का निर्देश तैत्तिरीय 
आरण्यक म भी वतलाना कठिन ही है यद्यपि वहाँ 'पुराणानि” के बहुबचन प्रयोग 
से कम से कम तीन दुराणों की सत्ता का अनुमान अनेक पण्डितजन लगाते है । 
परन्तु पुराण के वण्य॑विषय का निश्चित निर्देश इस कारू तक नही लगाया जा 
सकता । आपस्तम्व घमसूत्र का प्रामाण्य वण्यंविषय की ओर किख्ितु संकेत 
करता हैं | घर्जात्रोय विपयो को सत्ता मूलभूत प्राचीन 'प्राण“में मानना 
स्वया न्याय्य तया उपयुक्त प्रतीत हाता हैं | जआपस्तम्य ( ई० पु० षष्ठ शती ) 
'सविष्यतु पुराण' से परिचित हैं, परन्तु आज प्रचलित 'सविष्य प्राण' मे उस 


पुराण का कान सा भाग सन्तिविष्ठ है--इसे ययार्थेत। बतलझाना आज 


अचम्भव हू । काठिल्थ (ई० पू० चतुर्थ शतती ) पुराण से सामान्य परिचय 


३६- | , » - पुराण-विमर्श 


नही रखते, प्रत्युत वे राजा द्वारा वेतनभोगी 'पौराणिक' नामक अधिकारी की 
नियुक्ति की चर्चा करते हैं) उस काल में 'पुराण' राजा के अध्ययन योग विषयों 
में अन्यतवम माना जाता था । रामायण तथा महाभारत भी पुराण ने तथा 
इसके प्रचारक सृत मागधो की परम्परा से परित्नित हैं । 

स्मृतियाँ पुराण को विद्यास्थानों मे अन्यतम स्थान प्रदान करती हू। श्राद्ध 
के समय मनुस्मृति पुराण के पाठ को पृण्यवर्धक कार्य मानती है। याज्नवत्वय- 
स्मृति जपयज्ञ की सिद्धि के लिए वेद तथा इतिहास के संग में पुराण के स्वा- 
ध्याय को महत्त्व प्रदान करती है । भच्य स्मृत्तियाँ भी इस विपय मे मौन नहीं 
है। दार्शनिक ग्रन्थकार भी पुराण के प्रामाण्य पर आग्रह दिल्नदाते हैं। वात्त्यायन, 
शबर स्वामी, कुमारिल, शद्धूराचार्य तथा विश्वरूप--पुराण की वेदानुगानिता 
को प्रमाण कोटि में मानते है तथा पुराणों के उद्धरणों को देवर उनसे अपना 
स्पष्ट परिचय घोषित करते है। महाभाप्यकार पतण्जलि (द्वितीय शत्ती ई०पू०) 
पुराण के आस्यानो से परिचय रखते है तथा वाणभट्ट (सप्तम शी) ने वबायु- 
पुराण के पाठ की चर्चा कर उसके स्वरूप का जो परिचय दिया है बह भाज 
प्रचलित वायुपुराण से सर्वथा भिन्न नही है । भल्वस्नी नामक अरबी प्रस्थकार 
ने अपने भरतविषयक ग्रन्थ मे पुराण से बहुत सी सामन्री ग्रहण की है जो वत्तत 
पराणों मे भाज भी उपलब्ध है । इस प्रकार भारतीय साहित्य के इतिहास में 
पुराण! का उदय वैदिक युग मे हुआ और उसका अभ्युदय महाभागदत युप्तो के 
साम्राज्य काल मे सम्पन्त हुआ; सामान्य रीति से इस कपन का तथ्यपूर् 
साना जा सकता है। 


द्वितीय परिच्छेद 
पुराण का अवतरण 


प्राण के अवदरण के विषय में पुराणों तथा इतर प्रन्यों(में अनेक सूत्र 
अनत्र-तत्र बिखरे हुए है। उतका एकत्र समीक्षण करने पर अनेक तथ्यों का 
प्रकटीोकरण होता है । पहली वस्तु ध्यान देने की है कि पुराण के विकाश में दो 
चबाराएँ स्पष्टतः लक्षित होती है--( क ) व्यासपूर्व धारा तथा ( ख ) व्यासोत्तर 
आारा | व्यास का मुख्य कार्य पुराण संहिता! का निर्माण था। फलतः पुराणों 
की सुव्यवस्थित रूप मे घटना वेदव्यास का अलोकसामान्य कार्येथा, परच्तु 
पुराण की यह घारा उनसे भी प्राचीनतर युग के साहित्यिक जगत्‌ की एक 
विशिष्ट महनीय वस्तु है। उस युग में पुराण” का अर्थ है लोक-प्रचलित परन्तु 
अव्यवस्यित, इतस्वतो विक्रीर्ण लोकवृत्तात्मक विद्याविशेष 4 इस सिद्धान्त के 
लिए प्रमाण उपस्थित किये जा सकते हैं :--- 

( प्राचीन गच्यो में पुराण” शब्द का ही प्रयोग मिलता;है, पुराण संहिता” 
का नहीं। फलूत: यह मूलतः किसी भ्रन्थविश्वेष का द्योतक न होकर, किसी 
विद्याविशेष का ही वाचक है | 

( ख ) पुराण के आविर्भाव का निर्देश वायु १४४ तथा मत्स्य ३॥३-४ में 
चेद से आविर्भाद से पुवंवर्ती बताया गया है। ब्रह्मा ने सब शास्त्रों में पुराण 
का ही प्रथम स्मरण किया.और अन्तर उनके मुखो से वेद नि:सृत हुए--- 

पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथम ब्रह्मणा स्मृतस्‌ 

नित्य शब्दमयं पुण्य॑े शतकोटि प्रविस्तरम्‌ 

अन्तर च वकत्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृत्ता:॥ 

“-मत्स्य ३३३-४ 

“शतकोटिप्रविस्तरम्‌! शब्द किसी निश्चित रूप का संक्रेतुन कर पुराण के 
अनिश्चित यथा विप्रकीर्ण रूप का द्योतक माना जा सकता है। किसी ग्रन्थ का 
संकेत न होने से यह निर्देश पुराणविद्या की हो द्योतना करता है; ऐसा मानना 
उचित है । 

(ग) पुराण! शब्द को व्युत्पत्ति भी इस विषय में सहायक मानी जा 
झकती है ;--- ० 
पुरा परम्परां वष्टि पुराणं तेल तत्‌ स्मृतम्‌ 
ह॒ “-प्रमपुराण ५४२५३ 


३८ 


पुराण-विमर्श 


अस्मात्‌ पुरा छनतीद॑ं पुराणं तेन तत्‌ स्मृत्तस्‌ । 
+वायु ११०३; १०३॥५५ 


फलत: अपने प्राचीनतम रूप मे 'पुराण' किसी विशिष्ट ग्न्य का चोधक न 
होकर विद्याविश्षेष का ही वोधक है । है 5 केक 

पुराण के अवतरण की एक अन्य कल्पना भी है। स्कन्द [ रेवामाहात्म्य 3 
पद्म+ ( सुश्खिण्ड ) तथा मत्स्य रे समान भाव से इस परम्परा का उल्लेख करते 


१. 





पुराणमेकमैवासीदस्मिनु कत्पान्तरे नृप ॥ 
तरिवर्ससाधनं पृण्य॑ शतकोटिप्रथिस्तरम्‌ ॥ 
स्मृत्वा जगाद च॑ मुनीन्प्रति देवश्चतुमुंखः ॥ 
प्रवृत्ति: सर्वशास्त्राणा पुराणस्थाभवत्तत- ॥, 
कालेनाग्रहणं हृष्ठा पुराणस्य ततो नृप ॥ 
व्यासरूणं विभुं कृत्वा संहरेत्स युगेयुगे ॥ 
चतुलेक्षप्रमारोन द्वापरे द्वापरे सदा ॥ 
तदशदशधा छत्वा भू किडस्मिन्‌ प्रभाषते 
अद्यापि देवलोके तच्छतकोटिप्रविस्तरमु ॥ 
तदर्थोष्च्र घतुलेक्ष: सक्षेपेण निवेशितः ॥ 
पुराणानि दशशांश्टी चर साम्प्रतं तदिहोच्यते !। 
( रेबामाहात्म्य १२३३० )--स्कन्दपुराण 
प्रचृत्ति: संवेशास्त्राणा पुराणस्यथाभवत्तदा ॥ 
कलिना ग्रहणं ह॒ष्ठा पुराणस्य तदा विम्रुः ॥ 
व्यासरूपी तदा ब्रह्म संग्रहाथ॑ युगे युगे ॥ 
चतुलक्षप्रमारोन. द्वापरे द्वापरे विश्ुः ॥ 
तदशादशधा छत्वा भूलेकि5स्मिन्‌ प्रकाश्यते ॥ 
॥ -+परद्मपुराण सुष्टिखण्ड ब० £ 
पुराणमेकमेवासीक्तदा कल्पान्तरेधनव ॥। 
निवर्भसाघनं पुण्य 'शतकोटिप्रविस्तस्मु | ४ ॥॥ 
निर्देश्षेषु च लोकेषु वाजिह्पेण वे मया ॥ 
जगानि चतुरो वेदाः पुराण न्‍्यायविस्तरमु ॥। ५ ॥ 
मौमासा धर्मशास्त्रं च परिगृह्य मया कृतम्‌ ॥। 
मत्स्यकृपेण च पुनः कल्पादाबुदकार्णवे ॥। ६ ॥। 
अशेषमेतत्‌. कथितमुदकान्तगंत्तेन. च्‌॥ 
श्ुत्वा जगाद व॒ सुनीन्‌ प्रति देवान्‌ू चतुमुंखः ॥॥। ७ ॥ 
है --मत्स्यपुराण, अध्याय ५३ 


द्वितोय परिच्छेद : पुराण का अवतरण ३९, 


हैं । इस परम्परा का कथन है---कल्पान्तर में पुराण एक हो था । वह त्रिवर्ग-- 
घर, अर्थ तथा काम--का सावन था भर्थात्‌ जिस प्रकार वह अर्थशास्त्र तथा 
कामशात्र के विषयो का प्रतिपादक था, उसो प्रकार वह धर्म का भी प्रकाशक 
था । उसका क्षेत्र बड़ा ही विस्तृत था, क्योकि वह इलोको की संख्या मे 
शतकोटि विस्तार रखता था। भनेक पुराणों की मान्यता है कि यह विशाल 
प्राण-साहित्य देवलोक में प्रतिष्ठित था । समय के परिव॑तंत से इतने विशाल 
पुराण का ग्रहण क्षीणवुद्धि मानवो की परिमित शक्ति के बाहर की बात थी । 
फलत: विप्णु भगवान ने मानवा के कल्याण के लिए इस विशालकाय साहित्य 
को चार लाख एलोकों के भीतर सक्षिप्त कंर दिया व्यास का रूप घारण करके । 
इसीलिए मत्यंलोक में पुराण की संख्या चतुलेक्षात्मक है और इसो का विभाजन 
१८ महापुराणो मे वेदव्यास ने कर दिया जो आजकल प्रचलित तथा लोक- 
प्रिय है । 

- एक मंत के अनुसार चतुश्सहल्नात्मक पुराण संहिता का विपुलीकरण 
चतुलक्षात्मक अष्टदश पुराणों के रूप में हैं और द्वितीय मत के अनुसार देव- 
लोक में विद्यमान- शतकोटि इलोकात्मक पुराण का संक्षेपरूप चतुलेक्षात्मक 
१८ पुराणों के रूप मे किया गया है । :उभय तथ्य इस बात पर एकमत हैं कि 
पुराण के प्रणयन मे वेदव्यास की ही मुख्यरूपेण क्रियाशीलता है । इस साहित्य 
के निर्माण का श्रेय इस वर्तमान युग मे कृष्णदंपायन मुनि को है । 

पुराण छौकिक शास्त्र हे । यह वेद से भिन्न, परन्तु तदनुकूल ,शासत्र माना 
जाता है। वेद के समाच इसका स्वरूप सदा-सवेदा के लिए निश्चित नही 
किया ' गया है, प्रत्युत यह समय परिवर्तन के संग मे तथा उसके प्रभाव से 
आकर स्वयं परिवर्तनशीछ है । इसीलिए ठल्त्रवातिक ( १॥३॥३ ) वेद को 
अकृत्रिम, पुराण को कृत्रिम बतर्लता है। निरुक्त मे पुराण शब्द की दी गयी 
निरुक्ति भी इसके समय-समय पर परिवर्तंत की बोर स्पष्टतः सक्रेत करती है । 
वह व्युत्पत्ति है--पुरापि तव॑ भवति । आशय है यह शास्त्र प्राचीचकालिक होने 
प्र भी नया-नया हाता है अर्थात्‌ मुलतः प्राचीन होने पर भी कालान्तर मे उत्पन्न 
परिवर्ततों को यह भपने मे आत्मसात्‌ कर लेता है। पुराण इस सामयिक परि- 
बर्तन के तथ्य को प्रकट करने से पराइ्मुख नही हाता। कुमारिकाखण्ड 
( ४०१९८ ) का स्पष्ट कथन है---इतिहास और पुराण लोकन्गौरव से भिन्‍न- 
भिन्‍न होते है 

इतिहासपुराणानि भिद्वन्ते छोकगौरवातु 

यह कथन सामयिक परिवतुन के तथ्य का ही द्योतक है। न्यायभाष्य 
( ४।१।६१ ) मे सहषि वात्स्यायन लछोकवृत्त को ही इतिहास पुराण का विषय 
अंगीकार करते है--- -- 


$ 


४० पुराण-विमर्श 


लोकवृत्तमितिहासपुराणस्य विषय: । 


इस कथन की महत्ता वेद तथा घंशास्त्र की तुलना से भली भाँति समझी 
जा सकती है। वात्स्यायन ने साहित्य को तोन अंगों भे विषय्र की दृष्टि से 
विभक्त किया है--यज्ञ मन्त्रश्नाह्मण का अर्थात्‌ वेद का विषय है; लोक का चरित 
इतिहास पुराण का विषय है तथा लोकव्यवहार का व्यवस्थापन-छोक में पृण्य- 
पाप आदि का निर्धारण धर्मशात्र का विषय है (४॥१६२ पर चात्त्पायन 
भाष्य )। इस महत्त्वपूर्ण मन्तव्य का तात्पर्य यह है कि द्वप्ठा तथा प्रवक्ता की 
दृष्टि से तो इनमे भेद नही है क्योकि जो द्रष्टा तथा प्रवक्ता मन्त्र-ब्राह्मण के हैं, 
वे ही इतिहास, पुराण और घममंशास्र के भी है। फलतः प्रवक्ता की हृष्टि से 
इनमे पार्थकय नही है। तव पार्थेक्य कहाँ है? विषय के विवेचन के क्षेत्र को 
लेकर ही इन तीनो में भेद तथा पार्थंक्य माना जाता है । 


निष्कषं यह है कि प्राचीन परम्परा लोकवृत्त के वर्णन को ही पुराण का 
मुख्य विषय स्वीकार करती है, धमंशास्त्र के साथ उसका सम्बन्ध नही मानती । 
इससे यह परिणाम निकलता है कि पुराण का प्राचीनतम रूप लोकवृत्तात्मक ही 
था और उस प्राचीन कार मे उसका धर्मशास््र से कोई सम्बन्ध स्थापित न हो 


सका था। धर्मशासत्रीय विषयो का पुराण से निवेश तो पस्चम-पष्ठ शती की 
घटना मानी जाती है। 


वेदकालीन द्विविध धारा 


वैदिक युग मे विचार की दो धाराएँ दृष्टिगोचर होती है--एक वेदधारा 
और दूसरी पुराणघारा । वेदधारा तो आरम्भ से ही धामिक है तथा यज्ञो में 
विशिष्ट देवता को उद्दिष्ट कर हवित्याग की विधि को वह महत्त्व देती है । 
पुराणधारा का लक्ष्य लोकवृत्त का अनुशीलन तथा समीक्षण कर विपुल विवरण 
देना है। इन दोनों घाराओ मे किच्चित्‌ पारथेक्य की कल्पना करना अनुचित ' 
प्रतीत नही होता । पुराणघारा आरम्भ में वैदिक भाग से उतनी संस्प्रष्ट तथा 
संश्लिष्ट सम्भवतः नहीं थी और वेदनुसारिता पुराण की, बहुत सम्भव है, 
उतने प्राचीन काल से अनुमित नही की जा सकती । 

द्विविध धारा की सत्ता पुराण के प्रामाण्य पर भी हम सिद्ध कर सकते है। 
मार्केण्डेय (४५२३) के कथन से द्विविध धोरा का अनुमान लगाना अप्रामाणिक 
नहीं माना जा सकता । माकंप्डेय का यह कथन इस प्रकार है :--- 

। 'उतसन्तमात्रस्य पुरा ब्रह्मणोज्व्यक्तजन्मनः॥ ..,, 
पुराणमैतद्‌ वेदाश्च मुखेभ्योध्नुविनिःसृतता: ॥ २० ॥ 


द्वितीय परिच्छेद : पुराण का अवतरण ४१ 


वेदान्‌ सप्तप॑यस्तस्माज्जगृहुस्तस्य मानसा: | 
पुराणं जगृहुश्चाद्या मुनयस्तस्य मानसा:॥ २३ ॥ 
मात ०, अ० ४४ 
इससे स्पष्ट है कि प्राचीन युग मे ऋषिधारा तथा मुनिधारा प्थक-प्थक्‌ 
थ्थी | ऋषियों ने तो टेद का ग्रहण किया और मुनियों ने पुराण का, जब ये 
ज्दोनों ब्रह्माजी के मुख से निकले । मार्कण्डेय पुराण की सृध्टि को प्राकुकालीन 
मानता है और वेद की सृष्टि को उत्तरकालीन । इस प्रकार ऋषियों ने तो चेदो 
जको ग्रहण किया तथा उसके विपुलीकरण और. प्रचार-प्रसार मे प्रवृत्त हुए।॥ 
विपरीत इसके, मुनियों ने पुराण को ग्रहण किया और उसके प्रचार-प्रसार के 
ज्महनीय कार्य मे उन्होने अपने को व्यायृतत किया | 
ऋषि तथा मुनि के इस पार्थक्य की पुष्टि शड्भूराचाये के सनत्सुजातीय- 
-भाष्य की एक महनीय उक्ति से भी होती है। सनत्सुजातीय के द्वितीय अध्याय 
( श्लोक १२ ) मे ब्रह्म विश्व से विलक्षण तथा विपरीत बतलाया गया है--- 


निदिश्य सम्यक प्रवदन्ति वेदा 
तद विद्ववरूप्यमुदाहरन्ति | 


इस गलोक के भाष्य में आचाये ने उप्निषदो का प्रचुर उदाहरण देकर 
न्रह्म त्था विश्वव के वेलक्षण्य का प्रतिपादन किया है। अनन्तर वे पुराणस्थ' 
प्रमाण की ओर निर्देश करते कह रहे हैं -- 

न केवल वेदा, अपि तु मुनयो$पि तद्‌ ब्रह्म विश्ववेरूप्प॑ विश्वरूपविपरीत- 
वरूपमुदाहरन्ति | तथा चाह भगवान्‌ पराशर. “प्रत्यस्तमितभेदं॑ यतु”'*'तच्च 
विष्णो; परं रूपम्‌! । ये दोनों इलोक विप्गुपुराण के षष्ठ अश, सप्तम अध्याय 
के ५३ तथा ५४ इलोक है। आचार्य के पूर्वोक्त कथन का समीक्षण यही बतलाता 
- है कि वे वेद तथा पुराणकार मुनियो के वचन को द्विप्रकारक मानते है। इस' 
कथन से भी पूर्वोक्त ऋषिधारा तथा मुनिधघारा के पार्यक्य के लिए आधारभूमि 
स्थिर मानो जा सकती है। 


ऋषि तथा मुनि 


“ऋषि' शब्द की व्युत्पत्ति ऋषो गतौ घातु (संख्या १२८७ सिद्धान्त- 
नकौमुदी ) से मानी जाती है। गति को सामान्य गमन के अथ्थ में न लेकर विशिष्ट 
गति या ज्ञान के अथे मे लेना ही उचित प्रत्तीत होता है । 

: ऋषति प्राप्नोत्ति सर्वान्‌ मच्त्रान्‌, ज्ञानेत पश्यति संसारपारं वा । 

ऋषू्‌+ इगुपधात्‌ कित्‌ (४११९) इति उणादिसूत्रेण इत्‌ किच्च | , 


डर पुराण-विमर्श 


इस व्युत्पत्ति का संकेत वायु ७७५, मत्स्य १४५८३ तथा ब्रह्माउड १॥३२॥८७- 
में समभावेन किया गया है। ब्रह्माण्ड की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 


गत्यर्थादुषतेर्धातो्नाम.. निर्वृत्तिरादित: | 
यस्मादेव स्वयंभूतस्तस्माच्चाप्यूषिता स्मृत्ता ॥ 


वायु ( ५९।७९ ) से ऋषि? शब्द के अनेक अर्थे बतलाये गये हैं-- 


ऋषपीत्येव गतो धातु: श्रुती सत्मे त्तपस्यथ। 
एत्ततु संनियत्तस्तस्मिनु ब्रह्मा स ऋषि: स्मृत्तः ॥ 


इस इलोक के अनुसार ऋषी घातु के चार अर्थ होते है--गति, श्रुति, सत्य 
तथा तपस्‌ | प्रह्माजी के द्वारा जिस व्यक्ति मे ये चारी वस्तुएं नियत कर दी 
जाये, वही होता है ऋषि । वायु का यही श्लोक मत्स्य ( भ० १४५, एलोफ 
४१ ) में किख्चित्‌ पाठभेद के साथ उपलब्ध होता है। दुर्गाचाय्य की निरुक्ति 
है---ऋषिदंशंनात्‌ ( नि० ३११ )। इस निरुक्ति से ऋषि! का व्युत्पत्तिलभ्य 
अथ है---दर्शन करनेवाला, तत्त्वों की साक्षात्‌ अपरोक्ष अनुभूति रखनेवाला 
विशिष्ट पुरुष । साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो वभूवु” यास्क का यह कथन इस 
निरुक्ति का प्रतिफलितार्थ है । दुर्गाचार्य का कथन है कि किसी मन्त्रविशेष की 
सहायता से किये जाने पर किसी कर्म से किस प्रकार का फल परिणत होता है;. 
ऋषि को इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान होता है। तैत्तिरीय आरण्यक के अनुसार इस” 
शब्द की व्याख्या यह है-- | 


: सृष्टि के आरस्म में तपस्या करनेवाले अयोभिसम्भव व्यक्तियों के पास” 
स्वयंभू प्रह्म--वैद ब्रह्म--स्वय प्राप्त हो गया ( आने )। वेद का इस स्वत: 


हम लत आ व 33 लीक >अज >यन आम आम 


. १. प्रत्येक मन्वन्तर मे सप्तियों के नाम भिन्न-भिन्न होते है। द्रष्टव्य 
विष्णु ( अंश ३, थ० १ तथा २ ) रत्तकोष मे ऋषियो के ७ भेद किये गये है-- 
सप्त ब्रह्मधि-देवषि-महषि-परमपंय: । 
काण्डविश्च श्रुतविश्च राजपिश्च क्रमावरा: ॥ 





च्रह्मवि, देवषि, महर्षि, परमर्षि, कार्ण्टष, श्रुतप्ति तथा राजपि--ये क्रम से 
भवर होते है। भर्थात्‌ ब्रह्माप होता है सर्वेश्रेष्ठ तथा राजपि होता है सबसे 
अवर | मत्स्य से पाँच ऋषिजातियों का वर्णन मिलता है। ऋषियो के विशिष्ट 
नामो की निरुक्ति भी पुराणों मे की गयी हे ( हरिवंश अ० ७; विष्णु अंश ३:. 
भाकंप्डेय ६७४ ) | - ६ 


द्वितीय परिच्छेद : पुराण का अवत्तरण डरे 


प्राप्ति के कारण--स्वयमेव आविर्भाव होने के हेतु--ही ऋषि” का ऋपित्व! 
है' | इस व्याल्या ने ऋषि” शब्द की निरुक्ति तुदादिगणीय ऋष्‌ गतौ वातु से 
भानी गयी है। वायु तथा ब्रह्माण्ड पुराणो से ऊपर दी गयी निरुक्ति इसी परस्परा 
के अन्तमुंक्त है । अपौरुषेय वेद ऋषियों के-ही माध्यम से विश्व में आविशृंत 
हुआ और ऋषियों ने वेद के वर्णमय विग्ह को, अपने दिव्य श्रोत्र से श्रवण 
किया और इसीलिए वेद की “श्रुति? संज्ञा साथंक्र है। आद्य ऋषियों की वाणी 
के पीछे अर्थ दौडता फिरता है । वे अथ के पीछे कभी नही दौड़ते ( ऋणषीणां 
पुनराद्यानां वाचमर्थोश्तु वावति : उत्तररामच रित, प्रथम अंक ) । निष्कर्ष यह है 
कि तपस्या से पूत अन्तज्यौति:सम्पन्न मन्त्रद्रष्टा व्यक्तियो की ही संज्ञा ऋषि' हैं। 

सुनि-- ह 

भनुते जानाति थः से मुनि: । मन्‌ धातो: 'मनेरुच्च' इति ( ४१२२ ) 

उणादिसूत्रेण इन्‌ प्रत्यय:। अकारस्य उच्चेति मुनि: । 

मुनि का साक्षात््‌ सम्बन्ध तीज्र तपश्चरण के साथ है। जो व्यक्ति 
शुन्यागार मे निवास करता है और जो चलते-चलते सायंकाल हो जाने बाछि 
स्थान पर ही दिक जाय ( सायंगृह: ) वही मुनि” नाम से अभिहिंत किया जाता 
है। शखस्मृति (७६ ) का यह वचन सुनि” के स्वरूप का. पर्याप्त परि- 
चायक है--- 

शन्यागारनिकेत: स्याद यत्र सायंगृहो मुनिः | 

वनपर्व के १२वें अध्याय में मुनि के स्वरूप का विस्तृतरूपेण निर्देश किया 
गया है । अजुन ने कौरवो के दुष्क्ृत्यों से' क्षुब्ध होने वाले श्रीकृष्ण को शान्त 
करते समय उनकी पूर्वेजन्म की घोर तपस्या का वर्णन विस्तार से किया। 
गुन्धमादन पर्वत पर दश हजार वर्षो तक श्रीकृष्ण ने किसी प्राचीन काल मे 
व्यवरण किया था ( १२।११ ) एकादश सहस्न वर्षो तक पृ करक्षेत्र मे केव्रल 
जरू का भक्षण करचे हुए श्रीकृष्ण ने तपस्या को थी ( १२१२ )। ऊपर बाहु 
उठाकर ( उध्वंबाहु ) और एक पर पर खड़े होकर बदरीक्षेत्र में श्रीकृष्ण ने 
कैवल वायु का भक्षण कर सी वर्षों तक तपस्या की ( १२१३ ) । इसी प्रकार के 
घोर तप करने का यहाँ वर्णन है ( ११-१६ श्लो० )। यहाँ सायंग्ृहो मुनि: 

द का प्रयोग मुनि के वैशिप्व्य का द्योतक है। इस शब्द की नीलकण्ठी 

व्याख्या * वतलाती है कि जहाँ सायकाल हो जाय, वही घर जिसका हो जाय, 





१. गजान्‌ ह वे एश्तीस्तप्यमानान्‌ ब्रह्म स्वय॑म्वभ्यानापत ऋषयोउसवनु, 

तद ऋषीणमधित्वमु | --पैत्तिरीय आरण्यक, २ प्रपाठक, & अनुवाक 

तत्र तपस्विनां क्षमैवोचितेति दर्शयितुं भगवत: कोपोपशमनाय त्दीय॑ 

जन्मान्तरीयं तप एवं तावदुदाहरति ॥****“'यत्र - सायंकालस्तन्रव गृहं यस्य से 
यन्र सायंगृह' इत्येक॑ पदम्‌ । नीलकण्ठी, बनप्व॑ १५१११ श्लोक पर । 


कफ पुराण-विमर्श हा 


वही 'साय॑गृहों मुनि: होता है । फलत: मुनि! के साथ तीत्र तपस्या तथा क्षमा 
का भाव अविनाभावेन सम्बद्ध माने गये है। इसीलिए नैषव मे मुनि की वृत्ति 
जल में उगने वाली लताओं के फल तथा मूल से निष्पन्न वतायी गयी है :--- 
फलेन मूलेन च वारिभूरुहां। 
मुनेरिवेत्यं मम यस्य वृत्तय: ॥ रा 
“--गैंषध ११३३ 
“गीता बतलछाती है कि दुःखो में उद्वित ने होने वाला, सुखो में स्पृहा से विर- 
हित, राग, भय तथा क्रोध से उन्मुक्त होने वाला तथा ध्विर बुद्धि वाला व्यक्ति 
मुनि” कहलाता है-- 
दुःखेष्वनुद्विनमना: सुखेषु विगतस्पुहः । 
वीतरागभयक्रोध: स्थितधीमुंनिरुच्यते || ६, 
इस प्रकार ऋषि की भपेक्षा मुनि" स्व॒तो विशिष्ट तथा भिन्‍न होता है, 
सावारणतः वे अभिन्‍न भछे ही माने जायेँं। दोनो के पच्यो में वैभिन्‍्य होना 
स्वाभाविक है । 


अथर्ववेद की परम्परा 


| 

अथवेवेद की परम्परा मुलत: वेदत्रयी से एथक्‌ और भिन्न मानी गयी है। 
इस वेद में ऐहिंक कामनाओ की पूर्ति के लिए विशिष्ट मन्‍त्रों का संकलन 
मिलता है । अथव्व मे शान्तिक तथा पौष्टिक, आयुष्य तथा कल्याणसाधक मन्त्र 
विशेषरूप से उपलब्ध होते हैँ, परन्तु इनके संग साथ मे अभिचार, मोहन तथा 
मारण के भी मन्त्र, आपघ्त होते है।। अथर्व का पूरा नाम “अरथर्वाड्धिरस' है। 
अथर्व मन्त्र तो पौष्टिक तथा आयुष्यवधंक होने से मानवों के कल्याण पक्ष का 
ही आश्रय करते है, परन्तु अज्िरस मन्त्र का यथार्थ सम्बन्ध अभिचार जैसी 
घोर कृत्या--विधि के साथ है और इन दानो धाराओं के सम्मिश्रण का 
परिणाम है वर्तमान अथवंवेद जिसका पूरा अभिधान 'अर्थर्वाद्धि रस! है । 
पुराण अथर्व के इस द्विविध स्व॒रूप से पूरा परिचय रखता है। वायुपुराण का 
यह श्लोक ( ६५५२७ ) इस विषय का यथा संकेत करता है :-- 


व्रह्मवेदस्तथा घोरै: कृत्याविधिभिरन्वितः | 
प्रत्यद्धिरसयोगैश्व द्विशरोरशिरोष्भवत्‌॥ , 


3 ः 





१. मुनियो की उत्पत्ति के लिए द्रष्टव्य ब्रह्मदैवर्त ( ब्रह्मखण्ड, ८ अ० ) 
वथा वायु का गया माहात्म्य; नामो की व्युत्पत्ति. ,, ( ,, २२ अ० ) 
सुनिधर्म--गरुड २२७-अ० में देखिए । पर 


ह्वितीय परिच्छेद : पुराण का अवृतरण ४५ 


अथवंबेद मे दो प्रकार के मन्त्रों का सस्सिश्रण है 


अज्धिरा मन्त्र-आज़िि रस--अभभिचार (घोर इृत्या विधि)। प्रत्यद्धिरा 

मन्त्रसूआथवंण--शा च्ति-पौष्टिक-आयुष्य मन्च । अथर्व तथा अद्धिरस का एकत्र 
उल्लेख पुराणों मे मिलता है। द्रष्टव्य भागवत ६६१९ तथा लिख १॥२६।२६। 
मत्स्य ५१११० के जनुसार भ्रृगु के पुत्र थे अथर्वा और अथर्वा के पुत्र थे अज्िरा 
( भूगो: प्रजायताथर्वा, छयद्िराध्यवंण: स्मृत: )। इस प्रकार भृगु के भी इसी 
परम्परा मे अनुस्यृत होने से यह वेद 'भूग्वज्भिरस' के अभिधान से भी पुकारा 
जाता है। भृूगु तथा उनके अनुयायी भार्गवों का सम्बन्ध आख्यान साहित्य की 
अभिवृद्धि के साथ निठान्‍्त अविच्छिन्न है। डा० सुखठणकर ने अपने अनेक 
निबन्धों मे भार्गवों को महाभारत के विस्तार का प्रयोजक हेतु म ना है। इतना 
ही नहीं, रामायण के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि भी भृगुवंशी ही थे, अश्वधोष के 
धुद्धचरित” के अनुसार वाल्मीकि च्यवन के पुत्र थे और यह च्यवन भ्रृगु के पृत्र 
थे। इसीलिए वाल्मीकि का भार्गव” नाम से उल्लेख महाभारत में उपलब्ध 
होता है ।* विष्णुपुराण भी भार्भवन्नवाल्मीकि' का उल्लेख व्यासों की सूची में 
स्पष्टतः करता है ।* इस प्रकार आख्यान साहित्य के प्रचार-प्रसार से, रामा- 
यण के प्रणयन में तथा महाभारत के परिष हण में भार्गववंशों मुनियो का विशेष 
सहयोग था--यह दथ्य भ्र॒ुलाया नही जा सकता । भृगु की नितान्त गौरबमयी 
गाथा की जानकारी के लिए कतिपय संक्षिप्त निर्देश यहाँ किये जा रहे है-- 


भूगु का परिचय 


वैदिक संस्कृति के प्रचार मे भृगुवंशीय ऋषियो का विशेष योग रहा है । 
भारत के पश्चिमी तथा मध्यप्रदेश मे इन्ही छोगोने आर्यावर्त से छाकर चैदिक 
बम का प्रछुर प्रच/र किया । जिस प्रकार गौतसो ने विदेह राजाओ को पूर्वी 
भारत में आय-सम्यता के फैलाने मे विपुल सहायता दी, उसी प्रकार भार्गवो ने 
सानव (मनुवंशी) राजाबो को पश्चिमी भारत मे इस स्तुत्य कार्य के निर्वाह मे 





१. प्रत्यद्धिर्स बोरगश्च” की व्याख्या मे इन्हे आथवंण मन्त्र ही माना है । 
द्रष्टव्य नीलकण्ठी हरिवंश १।३।६५ पर । 
२, इलोकण्चार्य पुरा गीतो भागविण महात्मना । 
आख्याते रामचरिते नृपत्ति प्रति भारत ॥ 
+-शान्ति ५७४० 
३. ऋत्षो्भूद भागं॑वस्तस्माद्‌ वाल्मीकियोंडभिधीयते । 
“-विष्णु ३॥३। १८ 


४६ पुराण-विमर्श 


विशाल साहाय्य प्रदान किया | इस विस्तृत विषय की चर्चा करने का यहाँ 
अवसर नही है, परन्तु भार्गवो के मूल पुरुष मह॒पि भृगु के जीवन की प्रसिद्ध 
घटनाओ से हम पाठको को परिचित करा देना चाहते है । 

भुगु के जन्म के विषय में भिन्न-भिन्न मत पाये जाते है। ऐतरेय ब्राह्मण 
( ३३४ ) के मनुसार आदित्य तथा अद्धिरा के साथ भृगु की उत्पत्ति प्रजापति 
के वीर्य से हुई । गोपथ ब्राह्मण” ( १।२-८ ) ने इस विपय में रमणीय जास्थान 
दिया है । एक बार तपस्या मे निरत प्रह्मदेव के शरीर से कुछ पसीने की बू द 
निकली, जिनमे अपने ही सुन्दर शरीर के प्रतिविम्ब को देखकर ब्रह्मदेव का 
वीयँस्खलन हुआ, जो दो भागो में विभक्त हो गया । एक भाग था स्निग्व और 
चिक्‍कण, दूसरा था रूखा तथा खुरखुरा । पहले से हुआ जन्म भूगुजी का और 
दूसरे से अद्धिरा का । इस प्रकार भृगु तथा अज्धिरा का परस्पर सम्बन्ध स्वा- 
भाविक है। अन्य ग्रन्यो के आधार पर ये वरुण के पुत्र प्रतीत होते हैं। (शत्त- 
पथ ब्रा० ११।६॥१११, तैत्ति० आर० ९१, तैत्ति० प्रा०” १.३.१.१) | 'जैमि- 
नीय उपनिषद्‌ ब्वा०” से तथा 'तैत्तिरीय उप०'* में वरुण के द्वारा भृगु के ज्ञानो- 
पदेश का वर्गन मिलता है । वरुण पुत्र होने के कारण 'बारुणि! जर्द इनके नाम 
के साथ सदा जुटा रहता है। ये एक प्रसिद्ध बैदिक ऋषि हैं, जिन्हें मनेऊ सुक्तो 
के ब्रश होने का गौरव प्राप्त है (कऋ० ९३५, ऋ० १०११९) । 

दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ मे ये उपस्थित थे, जिसमे सती ने पति के अना- 
दर से दु:खित होकर योगारित मे बपना शरीर जला दिया था। दक्ष ने ही 
शिव की निन्‍्दा की थी, वहाँ उपस्थित ऋषियों का भी दोप कम न था। इन्होने 
अपनी दाढी हिंलाकर दक्ष के कथन्तो की पुष्टि की थी । फलत: दीरभद्र ने इनकी 
दाढी उखाड़कर इन्हे बिद्वप कर दिया । परन्तु पीछे शिवजी ने प्रसन्‍त होकर 
इनके मुंह पर बकरे की दाढी लगाकर इनकी कुरूपता को दूर कर दिया 
(भागवत्त ४॥।१७-१९)। एक बार ऋषि लोग एक महान्‌ यज्ञ के सम्पादन में 
लगे थे। प्रयत्न उठा कि ब्रह्मा, विप्णु तथा शिव, इन तीनो देवतानो में सबसे 
श्रेष्ठ कौन हे जौर इस प्रशन के निपटाने का भार भृगुर्जी ही पर रखा गया। 
ऋषियों के प्रतिनिधिरूप मे जाकर भृगु ने शिव को तथा ब्रह्मा को ब्राह्मणों के 
प्रति अनादर रखने का दोर्द, पाया, परन्तु विप्णु के पास जाने पर उन्हें वे 
ऋषियों के सत्कारक ऐ रू मे हृष्टिगत हुए। सोते हुए विप्णु को छाती में 
इन्होने लात मारी, तब दिप्णु कट उठकर इनके पैर पकड़कर दावने छगे और 
उनकी कडी छाती की चोट से सुकुमार ऋषिचरण के दुखने की कल्पनामात्र से 
उनका हंदय दुखते रूगा। भृगु के कथन से सब देवताओ में विप्णु की ही 
प्रधानता ऋषियों को मान्य बनी ( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, अ० २५५ )। यही 
पादचिह्न श्रीवत्सचिक्त के नाम से पुकारा जाता है ( भागवत १०८९ अ० ) 


द्विताय परिच्छेद : पुराण का अवतरण ४७ 


अथवंवेद” के संकलन में भुगु का वड़ा हाथ है। अड्िरा तथा भृगु इन्ही 
चोनों ऋषियो की प्रधानता इस वेद भें दीख णड़ती है । इसीलिए अथवे का 
आचीन नाम है 'भृग्वाच्ध रस । सौम्य, पौष्टिक, समृद्धिजनक प्रयोगों के कर्ता 
भृगुजी हैं और क्रर, उम्र, अभिचारो के उच्चयोक्ता अद्धिरसंजी । अथवंण-प्रयोगों में 
“निष्णात होने के कारण भ्रुगु 'सज्जीवनो विद्या के ज्ञाता थ्रे । एक बार देवासुर- 
संग्राम के अवसर पर इनके पुत्र शुक्राचायं से अमुरों की सहायता करने के 
कारण विष्णु रुप्ट हो गये और पिता-पुत्र को अनुपस्थिति मे उन्होंने भृगुपत्नी 
-को अपने चक्र से मार डाला | तब भृगुजी ने अपनी इसी विद्या के बहू पर 
पत्नी को जिलाया और विप्णु को जन्म लेने का शाप भी दिया ( देवीभागवत्त) 
४११॥१२ )। ऋषि जमदरिनि के सार डाले जाने पर भृगु ने उन्हें 
“संजीवनी विद्या” से जिलाया था, इसका उल्लेख "ब्रह्माण्डपुराण” ( १३० ) मे 
मिलता है । 
भूगु की दो पत्लियाँ थी --दिव्या और पौलोमी । दिव्या के पुत्र थे शुक्रा- 
वचायें, जिनकी अलौकिक शक्तियों का परिचय हमे अनेक अव्सरों पर मिलता 
है । उनसे विस्तृत वंश उत्पन्त हुआ । पौलोमी के पुत्र थे मह॒षि च्यवन्न, जिन्हें 
अश्विनीकुमारों की सहायता से नवयौवन की प्राप्ति हुई थी । सम्राट शर्याति 
व्यानव का महाभिपेक च्यवव ने ही कराया था ( ऐत० ब्रा० ८ पं० , और 
इन्ही शर्याति ने अपनी पुत्रों सुकन्या' का पाणिग्रहण च्यवन् के साथ किया था । 
आगे चलेंकर जमदग्नि तथा परशुराम इसी वंश के भूषण हुए । च्यवन के 
पुत्र का नाम था प्रमति, जिन्होंने घुताची” अप्सरा से विवाह कर 'रुदा! नामक 
पुत्र उत्पन्न किया । रुर की रुत्री थी प्रमदवरा' तथा पुत्र शुनक' | इन्ही शुनक 
के पुत्र हुए 'शौनक', जिन्होंने छोमहषण के पुत्र सौति से नहाभारतकथा कहने 
का आग्रह किया था । शीनक की छपा से ही हमे महाभारत” जैसा ग्रन्थरत्त 
प्राप्त हुआ है । इस प्रकार महाभारत” के संरक्षण तथा प्रचारण मे -भागं॑बों का 
कार्य विशेष इलाधनौय रहा है। 
भृयु के नाम से अनेक संस्कृत ग्रंथ सम्बद्ध है, जिनमे 'भुगृगीता', 'भुगुस्मृति', 
“भृूयुसंहिटा” के नाम उल्लेखनीय हैं। “भृगुसंहिता' के फलो की अपूुर्वता तथा 
यथ्यर्थता बतछाने की आवश्यकता नहीं। अन्तह प्टि के उन्‍्मेप के बिना इन 
विचित्र फलो का कथन क्या कभी सम्भव है? एक बात ध्यान देने योग्य 
है | भृगुजी का आश्रम परिचस समुद्र-तट पर था, जहाँ नमंदा नदी समुद्र से 
मिलती हैं । इसका प्राचीन नाम है 'भूगुकच्छः और आधुनिक नाम भड़ौंचा । 
'मृगुकचछ! का वच्दरगाह भारत के नौन्ध्यापार का प्रमुख मार्ग था । पश्चिमो 
जगत्‌ के व्यापार का आवागमन इसीके रास्ते होता था। आज से दो हजार 
साल पहले भी रोमन सम्राट्‌ अगस्तस सीजर के जमाने-मे 'भूगुकच्छ' से जहाज 


४८ पुराण-विमर्श 


ता 


द्वारा गयी चीजे रोमन रमणियों तथा रमणो के लिए भोग-विलास की प्रधा 
सामग्री थी। केवल अंग्रेजो के जमाने के घुरू होते यूरत की प्रभुता होने पर ही 
'भुगुकच्छ' का प्राचीन गौरव क्षीण होते लगा था। भडीच में रहनेवाले सहस्नो 
गुजराती भार्गववंशी ब्राह्मण-परिवार इस प्रदेश में आर्यंसंस्क्ृति के प्रसारक अपने: 
पुबंक महषि भूगु वार्दण के रमणीय कीतिकलाप को गाकर अपने को घन्य 
मानते है । 


अथवं परम्परा से इतिहास-पुराण 

इतिहास पुराण का प्राचीन स्वरूप लोकवृत्तात्मक था; इसे सप्रमाण ऊपर. 
दिखलाया है। अथवंवेद का भी सम्बन्ध ऐहिक विषयो के प्रतिपादन से है । 
बहुत से लोकाचार की वाते तथा बनुप्ठान अथवं के मस्त्रो में प्रतिपादित है ।- 
इसी अथव॑वेद की परम्परा मे इतिहास-पुराण का अवतरण हुआ--इसे माननेः 
के लिए निम्नलिखित तर्क उपस्थित किये जा सकते हैं-- 

( के ) अथवंवेद ( ११॥७।२४ ) में 'उच्छिष्ट” नाम से संकेतित परमत्त्त्व से 
ऋषक, यजु: तथा साम और अथर्व के सय में पुराण के उदय की बात कही गयी 
है ।* अथवंवेद ने ब्रात्य के अनुगमनकारी जास््रों मे मध्य में पुराण का स्पष्ठत: 
उल्लेख किया है ( अयवँ १५॥६।१०-११ )+६ 

( ख ) गोपथ ब्राह्मण ने पाँच वेदो की उत्पत्ति की वात बतलायी है जिनमे 
से इतिहास-वेद का सम्बन्ध उदीची (उत्तर ) दिशा के साथ है और पुराण, 
वेद का सम्बन्ध श्रुवा ( पैरो के ठीक नीचे होने वाली दिशा ) ८था ऊर्ष्वा, 
( मस्तक के ठीक उपर होने वाली दिशा ) के साथ है ( गोपथ ११० )*। 
इतना ही नही, पाँच व्याकृतियाँ- दृधतु, करत, गृहत्‌, महत्‌ और ततु--क्रम 
से सपवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहासवेद और पुराणवेद से उत्पन्न 
वतलायी गयी है । इस श्रकार इतिहास से 'महत्‌र की और पुराण से 'तत्‌' 
की उत्पत्ति स्पष्टत. सिद्ध करती है कि गोपथ की दृष्टि मे इतिहास तथा 
पुराण दोनो परस्पर एथक्‌ तथा भिन्न वेद माने जाते थे। गोपथ ब्राह्मण अथव॑वेद 
का ब्राह्मण है। फलतः अथर्व की परम्परा का यह वर्णन प्रामाणिक माना 
जा सकता हैं । 

( ग ) छन्दोग्य उपनिषद्‌ का यह कथन बड़े ही महत्त्वशाली रहस्य का 
उद्वाटक है और वह रहस्य हे इतिहास पुराण का अथवंवेद से सम्बन्ध । इस 





१. देखिये उद्धरण १ पिछले परिच्छेद मे 
२. देखिये उद्धरण २ पिछले परिच्छेद मे । 
रे. देखिये उद्धरण ३ पिछले परिच्छेद में । 





द्वितीय परिच्छेद : पुराण का अवत्तरण ४९, 


कथन का तात्पये है--भथर्वाज्ि रस मधुकर हैं; इतिहास पुराण पुष्प हैं; इन 
अर्थर्वाज्धि रसो ने इतिहास-पुराणो को अभितप्त किया । अभितप्त हुए इतिहास 
पुराण से यश, तेज, इन्द्रिय, वीये, अन्नाद्य तथा रस उत्पन्व हुआ!* 

( 'घ॒ ) वात्स्यायत ने न्‍्यायभाष्य ( ४१।६१ ) मे किसी प्राचोन ग्रन्थ का 
यह वचन उद्धृत किया है-ते वा खल्वेते अथर्वाज्धिरस एतदितिहास पुराणस्य 
प्रामाण्यसभ्यवदत्‌ु--जों दोनो के सम्बन्ध को निश्चित करने में प्रमाणभूत 
साना जा सकता है। 

( 'ड) सायणाचायं ने इतिहास पुराण को अथवंवेद का उपवेद बतलाया 
है। स्पष्टतठ: दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध का द्योतिका यह कोई प्राचीन 
परम्परा है जो यहाँ सायण के द्वारा निर्दिष्ट की गयी है ।* 

( च ) अथवंवेद सामान्य जनता का भी उपकारी वेद है। उसके वर्ण्यं 
विषय दो प्रकार के है*--आमुष्मिक तथा ऐहिक। आमुष्मिक कर्म दर्श 
पूर्णमासादि त्रयी प्रतिपाद्य भी हैं, परन्तु ऐहिंक फलवाले शान्तिक पौधिक कम 
राजकर्म, अपरिमित फलवाले तुलापुरुष महादान आदि अथवंबेद में ही 
प्रतिपाद्य है । पौरोहित्य अथवंवेद का ज्ञाता ही करा सकता है, क्योकि तत्सस्वद्ध 
राजाशभिपेक आदि का विवरण अथवंबेद में ही उपलठ्ध होता हैं। अभिचार 
भी अथवंवेद मे अज्िरा ऋषि के द्वारा दृष्ट मन्‍्न्रो से साध्य होता है। पति को 
वश में करने के मन्त्र, पत्नी का परित्याग कर बाहर भाग निकलने वाले 
पति को लौटाने का मन्त्र, सपत्नी की ओर से पति के आसक्त चित्त को आह्ृष्ट 
करने के मन्त्र, नाता प्रकार की आधिनव्याधि के दूर करते के मन्त्र, देश में 
अन्नादि की समृद्धि को उत्पन्त करने के विधिविधानों के भन्त्र--आदि मन्त्र 
तथा तत्‌ सम्बद्ध यज्ञानुप्ठान भांद सामान्य जचता के इतने अधिक उपकारो 
तथा मंगलसाधक हैं कि अथवे को जनता का वेद कहना कथमपि अनुपपन्न नहों 
कहा जा सकता । यही है अथवंवेद की प्रकृति और इसकी इतिहास-पुराण 
के साथ पूरी संगति बैठती है। इतिहासरूप महाभारत की रचना का 
अभिप्राय श्रीमद्भागवत ने स्वयं विशद शब्दों मे लिखा है कि र्री, शूद्र और 





१. अर्थर्वाद्धिसस एवं भघुकृतः। इतिहास पुराणं पुष्पं'*“*'ते वा एते 
वथर्वाज्धिरस॒ एददितिहासपुराणमभ्यतपस्ठस्याभितप्तस्थ यशस्तेज इन्द्रियं 
वीयंमस्नाय रसोउजायत । 

+जछान्‍दोग्य ३॥४। १२ 

२. द्रप्टव्य सायण: अथव॑वेदभूमिका छ० १२२-१२३ 

( चौखम्भा संस्करण, काशी, १९५८ ) 


३. स्रीशद्रद्विजवन्धूर्नां त्रयी न श्रुतिमोचरा । 
है. पु० बि० 


४६ प्राण-विमर्श 


पतित द्विंजाति---ये तीनो ही वेद श्रवण करने के अधिकारी नही हैं। इसीलिए 
के कल्याणकारी शास्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते है । इनके कल्याण 
की भावना से प्रेरित होकर बेदव्यास ने इतिहास का प्रणण्न किया तथा साथ 
हो साथ या उसके अनन्तर पुराणों का भी निर्माण क्रिया । इनमे वेद का अथ 
खोलकर रखा गया है जिससे स्त्री, शुद्र आदि भी अपने धर्म-कर्म का ज्ञान भ्राष्त 
कर सकते है। अतः इतिहास पुराण की प्रकृति लौकिकधम नुबन्धिनी है औौर 
इसका पूर्ण सासझस्य अथर्व की प्रकृति से बेठता है । 


पारिप्लवास्यान और पुराण 

शतपथ ब्राह्मण ( १३ काण्ड, ४ अध्याय, ३ ब्राह्मण ) में अश्वमेध के प्रक- 
रण में पारिप्लवास्यान' का विशद विवरण उपछरब्ध होता है। इतिहास-पुराण 
के प्रवचन का इससे घनिष्ठ सम्बन्ध ब्राह्मण ने प्रदशित किया है। शतप्थ का 
वर्णन बडा विशद तथा इतिहास-पुराण के बेंदिक स्वरूप को प्रकट करे में 
सर्वधा समर्थ है । इस लक्ष्य से इसका विवरण संक्षेप मे यहाँ प्रस्तुत किया जाता 
है । महदि कात्यायन ने अपने श्रौतसूत्र के अश्वमेध प्रकरण में इस अनुष्ठाव की 
पूर्ण हूप दिखलाया है जो इस प्रसंग मे मततीय तथा गवेषणीय है । 

सबमे पहिले अइवमेध के आरम्भ से तीन साविन्नो इप्टिया की जाती हैं। 
अनन्तर अश्वमेध का प्रधान पु विशिष्ट लक्षणप्रम्पन्तन अश्व॒ विचरण करने के 
लिए छोड़ा जाता है । तदनन्तर 'दिवसदन” नामक यज्ञमण्डप में अनेक अनुष्ठान 
किये जाते है। अश्वमेघीय अश्व के छोड़ने के बाद वेदि के दक्षिण ओर सोने का 
कशिपु: ( - मुलायम आसन ) विछाया जाता है जिस पर होता ( देवो का 


क्मश्रेयसि मूढाता श्रेय एवं भवेत्हि ! 
इति भारतमार्यान कृपया मुनिता कृतम ॥ 
-+भाग० १४२५ 


अर ॥। 4 
भारतव्यपदेशेन ह्याम्तनायार्थश्व दशित; 
हृ्यते यनत्र धर्मादि स्त्रीशद्रादिभिरप्पुत ॥ 


तत्रव श्लो० २९ 
१. इस वंदिक शब्द का प्रयोग भागवत में किया गया है--- 


सत्या क्षितौ कि कशिपो: प्रयास: 
वाही स्वस्िद्धे ह्यपवहँणे: किम ? 


““भाग० २२४ 
) 


द्वितीय परिच्छेद : पुराण का अवत्तरण ५१ 


आह्वान करनेवाढ या ऋग्वेदज्ञ ऋत्विज्‌ ) बैठता है । होता के दक्षिण दिशा में 
सुवर्ण निमित कू्चे ( पादसस्पन्त आसन-पीढ़ा ) पर यजमान बैठता है और 
उससे दक्षिण ब्रह्मा और उद्गाता बेठते हैं। हिरण्मयी कशिपु के पूर्व तरफ 
अध्वयुं बैठता है हिरण्मय कूच पर अथवा हिरण्मय फलक पर (पादरहित आसन 
को फलक कहते है )। इस प्रकार सब ऋ₹्विजों को अपने निर्दिष्ट स्थानों पर 
बैठ जाने पर अध्वयुं ( यजुर्वेद का ज्ञाता ऋत्विजु ) होता को प्रेरित करता है 
( जिसे वैदिक भाषा मे प्रैष कहते हैं )। इस प्रैष का यह रूप होता है--हे होता, 
इस यजमान ( अश्वमेघ यज्ञ मे दीक्षित व्यक्ति ) से भूतों को तथा वेदादिकों को 
कह सुनाओ | अध्वर्यु के द्वारा इस प्रकार प्रैष पाने पर होता यजमान से वेदा- 
'दिको का व्याख्यान सुनाता है । इसी का नाम है--पारिप्लवास्यात । यह दश 
दिनो तक चलता रहता है और प्रतिदिन के व्याख्यान में वक्ता, श्रोता तथा 
वर्ण्य विषय भिन्‍न-भिन्‍न होते है । प्रतिदिन तीन सावित्री इष्टियाँ को जाती है। 
छः: दिनो तक व्याख्यान के अनन्तर प्रक्रम होम भी सम्पन्त होता है, परन्तु 
अन्तिम चार दिनो में प्रक्रम होम नही होता । दश दिनो में परारिप्लवाख्यान 
की एक आवृत्ति पूर्ण होती है । फिर उसी क्रम से इसकी पुनः-पुनः आवृत्ति होती 
रहती है ३६ वार तक, जब कि एक संवत्सर पूरा हो जाता है। प्रतिदिन 
ऋत्विज और यजमान के अतिरिक्त विभिन्‍न श्रोता यज्ञमण्डप में बुलाये जाते 
है। जिस आख्यान का जो राजा निर्दिष्ट है, उसको प्रजाभूत व्यक्तियाँ तथा 
उसके उपयुक्त श्रोतागण उस दिन में उपस्थित रहते हैं तत्तत्‌ व्याख्यान को सुनने 
के लिए। सालभर इस पद्धति से ३६ बार आवृत्ति होने से यह अनुष्ठान अपनी 
समग्रता को प्राप्त करता है ।* 

अब भआख्यान की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए (शतपथ, १३॥४।३।३-१४)--- 

प्रथम दिन वैवस्वत मनु राजा होते है। उनकी प्रजाएँ समस्त मनुष्य है, 
परन्तु सवका एकत्र होना असम्भव ठहरा । फलतः उन भनुष्यो के प्रतिनिधि- 
मृत होते हैं बश्नोत्रिय ( समस्त वेदो को न पढनेवाले ) गृहस्थ, जो उस व्या- 
ख्यान के श्रोता होते है। व्याल्यान का विषय होता है ऋग्वेद । उसके सूक्त की 
व्याख्या की जाती है। 

द्वितीय दिन के राजा होते हैं वेवस्वत यम । उनकी प्रजा पितृगण होते 
हैं। सवकी उपस्थिति असम्भव होने से उनके विशिष्ट प्रतिनिधि ही उस अवसर 


१. एतदेव समानमाख्यानम्‌ पुनः पुनः संवत्सरं परिप्लवते । तद यतु पुनः 
पुनः परिष्लवते तस्मात्‌ पारिप्लवम्‌ षर्टाच्रशतं दशाहान्‌ु आचण्टे 
शतप्थ १३॥४।२।१५ 


भ्र्र पुराण-विमर्श 


पर उपस्थित होते हैं और ये होते है वृद्ध छोग । व्याख्याच का विषय होता हैं 
यजुर्वेद का अनुवाक । 

तृतीय दिन के राजा होते हैं आदित्य, वरुण । उनकी प्रजा होती है गन्धत- 
गण । उनके प्रतिनिधि श्रोता होते है शोभन सुन्दर शरारवाले युवक। उनको 
उपदेश देता है कि अथर्ववेद यही है। अथवं के एक पते की व्याख्या की 
जाती है । 

चतुर्थ दिन के राजा होते है सोमवैष्णव । उनकी प्रजाएँ होती है अप्सराएँ। 
उनकी प्रतिनिधिभृता शोभन युवतियाँ एकत्र होती हैं। होता उनको उपदेश देता 
है कि अज्धि रस वेद वही है। अज्ि रस वेद के एक पर्व की तब व्याब्या की 
जाती है। 

पञ्चम दिन के राजा होते है अर्वृद काद्रवेय ( सप॑ )। सर्प ही उनकी प्रजा 
है । उनके प्रतिनिधिरूप से सप॑ और सपंविद्‌ (स्पृविद्या के जाननेवाले 'सपेरा”) 
वहाँ एकत्र होते है । उनको होता उपदेश देता है--सपंविद्या वही वेद हैं। ठब 
सपविद्या के एक पर्व की व्याख्या की जाती है। 

षण्ठ दिन कुवेर बैप्णव राजा होते है। राक्षस उनकी प्रजाएं हैं। पापकारी 
'सेल्ग' प्रतिनिधि होने से एकत्र उपस्थित होते हैं। सिलग” शब्द की व्यास्या 


ग 


शतपथ के भाष्यकार हरिस्वामी ने इस प्रकार की हें--सिले गायन्तीति 
सेलगा:। सेलो वशग्राम-रागसह्शो वंशमुख्तेन आश्चासोच्छुवासे. क्रियते 
गोपालादिभि.' जिसका अर्थ है बॉसुरी बजानेवाडे खाले आदि निम्नजातीय 
व्यक्ति । उन्हें उपदेश दिया जाता हैं कि देवजन' विद्या ( भूतविद्या ) यही वेद 
है | देवजन विद्या के एक पर्व की तब व्याख्या की जाती है । 

सप्तम दिन जसित धान्व राजा होता है। असुर उसकी प्रजा होते है । 
प्रतिनिधिरूप से कुसीदी लोग ( रुपया उधार देकर सूद लेनेवाले व्यक्ति ) एकत्र 
होते है । उन्हे उपदेश देता है होता--मायावेद वही है। कुछ माया करनी 
चाहिए अर्थात्‌ जादू-टोना का प्रकार दिखलाना चाहिए । ( यहाँ किसी प्रन्थ की 
व्याख्या नही है, प्रत्युत माया के व्यावहारिक प्रदर्शन की बात कही गयी है )। 

अष्टम दिन मत्स्य साम्मद राजा होता है। जरूचर जीव उसकी प्रजा 
होते है । मत्स्य और मछली के मारनेवाले ( मत्स्यहन- ; मछुबा जो मछली 
मारकर आज भी अपनी जीविका चलाता है ) प्रतिनिधिरूप से एकत्र होते 
है । उन्हे उपदेश देता है--इतिहास वही वेद है। किसी इतिहास को कहना 
चाहिए* । 


हे 


हव॑ होतरिव्येवाध्वर्य: । मत्स्य. साम्मदो राजेत्याह । तस्योदकेचरा विशः। ते 
इम आसत इति। मत्स्याश्च मत्स्यहनश्चोपसमेता भवन्ति तानुपदिणति । इति- 


१. अथाप्टमे&हस्नेवमेव । एतास्विष्टिपु संस्थितासु । एपैवाबृदब्वर्यंविति 


] पे [। 


द्वितोय परिच्छेद : पुराण का अवत्तरण प्३ 


ववम दिन ताक्ष्य॑ वैपश्यत राजा होता है। पक्षियाँ उसकी प्रजा होती 
है। पक्षिगण तथा पक्षिविद्या मे निष्णात व्यक्ति ( वायोविद्यिका;, वयोविद्या ८ 
वश्षिविद्या के ज्ञाठा ) प्रतिनिधिछा से एकत्र होते हैं । उनसे कहता है कि पुराण 
शेढ वही है । किसी पुराण की व्याख्या करती चाहिए । 

दशम दिन धर्म इन्द्र राजा होते हैं । उनकी प्रजा होती है देवगण । प्रतिग्रह 
( दान ) न लेने वाले ( अप्रतिग्राहका: ) श्रोत्रिय उनके प्रतिनिधिरूप में एकत्र 
हाते उन्हें उपदेश देता है--सामवेद वही हैं। साम के *दशत' ( एक 
विशिष्ट अंश ) का प्रवचन करना चाहिए । 

प्रवचन की आवृत्ति प्रति दश दिनों के अनन्तर होती है। फलत+ जैसा 
'पहिले कहा गया हैं कि इतिहास और पुराण के प्रवचन की आवृत्ति ३६० दिन 

बाले व मे ३६ बार होती है। यह प्रवचन रात्रि को ही होता है। प्रातः, 

मध्यंदिन तथा सायंकाल में तीन साविन्नी इष्टियाँ सम्पादित होती है । तृतीय 
इप्टि की परिसमाप्ति के अनन्तर ही यह व्याख्यान चलता है । फलतः दिन की 
अपेक्षा रात्रि शब्द का ही पारिप्लव के विषय में प्रयोग समुचित हैं ।* 


ता 


>> 


हासा वेद: सोयमिति । कंचिदितिहासमाचक्षीत । एवमेवाध्वयुं: संप्रेष्यति । न 
प्रक्रमान्‌ जुहोति ॥ १२॥। 

१. अथ नवमे5हन्नेवमेव । एतास्विष्टिषु संस्थितासु । एपैवादृदघ्वयंविति । 
हवहोतरित्येवाध्वयुं: । ताक्ष्यों वैपश्यतो राजेत्याहु। तस्य वयांसि विश: । तानी- 
सान्यासत इति । वयासि च वायोविद्यिकाश्चोपसमेता भवन्ति । तानुपदिशति । 
पुराण वेद: सोध्यमिति । किचित्‌ पुराणमाचक्षीत | एव्मेयाब्वयुं: संप्रेष्यति । व 
प्रक्रमान जहोति ॥ १३ ॥ 

दशत या दशति--साभवेद सहिता के दो भाग है--पूर्वाचिक तथा 
उत्तराचिक । पूर्वांचिक में ६ प्रपाठक या अध्याय है। प्रत्येक प्रषाठक में दो अधे 
या खण्ड ह ओर प्रत्येक खण्ड में एक 'दशति” और प्रत्येक दशति मे ऋचाएँ 
है। 'दशति! शब्द से ऋचाओं की संख्या दश तक सीमित प्रतीत होती है? 
परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं हैं। दशति मे ऋचाएँ कही दश से कम हैं और 
कही अधिक भी हैं। दशतियों मे ऋचाओं का संकऊून छनन्‍्द और देवता की 
एकता पर निर्भर होता है ।--द्नप्टब्य बलदेव उपाध्याय; वैदिक साहित्य और 
संस्कृति छू. १९४५, काशी १९५८ 

हे. श्राशंकराचार्य का छान्‍्दोग्यभाष्य--इतिहास पुराण पृष्पम्‌ु। तयोशचेंति- 
हासपुराणयोरश्वमेघेपु पारिष्लवासु रात्रिपु कर्माइ्गत्वेव विनियोग: सिद्ध: ।! 
इस अंश को ठीक न समझकर डा० हाजरा अश्वमेध से ही इतिहास-पुराण को 
उत्पत्ति मानते है । इसके खण्डन के लिए द्रष्टव्य काणे--हिस्दी आब घर्मशास््र, 
साग ४, खण्ड २, पृष्ठ ८६५-८६७ | 


प्र पुराण विमर्श 


पारिप्छवास्थाम का सक्षिप्त वर्णन शतपथ ब्राह्मण के आधार पर ऊपर 
किया गग्रा है। इसकी समीक्षा करने से अनेक वैदिक तथा पौराणिक नूतद 
उपलब्धियाँ आलोचक को प्राप्त होती है जिनका स्वरूप नीचे दिया जाता हैं: “८ 

(क ) प्रचलित शौनकशाखीय अथर्व संहिता मे अथर्वण तथा भांमिरस 

भन्‍्त्रो का पथकुकरण नही मिलता, परन्तु शतपथ ब्राह्मण के झुंग मे ऐसी स्थिति 
नही थी। दोनों अपने मूल स्वरूप को निर्वाह करते हुए प्थकू तथा स्वतन्त् सत्ता 
रखने वाले प्रतीत होते हैं। श्रोताओं के वैशिष्ट्य से दोनों के रूप--वैशिप्टय 
का पूर्ण संकेत मिलता है । शोभन युवकों के सामने व्याख्यात अथवंण उदात्त 
विचारी का--शान्तिक, पौष्टिक, आयुष्य आदि भादि का--प्रतिपादक वेद 
था । शोभन युवतियों के सामने व्याख्यात अंगिरस वेद अभिचार से सम्बन्ध 
रखता था क्योकि परिणीता या अपरिणीता युवतियों को ही बपने पत्ति के 
प्रेम निर्वाव वनाये रखने के निमित्त 'भोहन' विद्या की आवश्यकता होती है 
भौर यह मोहन! अभिचार का एक प्रधान अंग होता है। इस बनुमान से 
अंगिरस मन्त्रो का उपयोग 'अभिचार' कर्म में सहज ही उन्नेय हे । 

(ख़ ) पारिप्लवाल्यान में अथर्ववेद का प्रामुख्य होता है; यह नवीन तथ्य 
भी प्रमाणविहीन नहीं है। पारिप्लव दी दश रात्रियों मे प्रथम, द्वितीय तथा 
दशम क्रमशः ऋक, यजु+तथा साम के निभित्त निर्धारित है। शेप सात रात्ियों 
का सम्बन्ध अथवंवेद से है। अथर्वाज्धिरस को दी रात्रियों भे विभक्त किप्ण 
गया है । शेष पाँच रात्रियों में सर्पवेद, पिशाच ( देवजन या भृतविद्या ) वेद, 
असुरवेद, इतिहासवेद तथा पुराण-बेद का इसी क्रम से प्रवचन होता है । 
ध्यातव्य है कि अथर्ववेदीय गोपथ ब्राह्मण ने ही केवल इन पाँचो वेदों का इसी 
क्रम से उल्लेख किया है जिस क्रम से शतपथ को इनका प्रवचन मान्य है । 
फलत: ये पाँचो प्रवचन के शास्त्र अथवंवेद से सम्बन्ध रखते है। इतिहास- 
पुराण का उदय अथवंबेबीय परम्परा में हुआ था, इस पूर्व निर्णय की पर्याप्त 
संपुष्टि इस तक से होती है । 

(गे ) गोपथ ने इन्हें वेद! की उदात्त सज्ञा से संयुक्त अवश्य किया है, 

परन्तु इतना तो निश्चित हैं कि ये वेदत्रयी की अभ्यहितता को पाने के कभी भी 
अधिकारी नही हो सकते । ( विद! का अर्थ यहाँ ज्ञान सामान्य है, विद्या-विशेष ! 
ऋगेदादि के सह्श मनन्‍्त्रों से इन्हे संचछित मानना शोभन नही अतीत होता । 

( घ) ये पाँचो जनता के वेद! हैं--इसे मानने मे तम्रिक नी संशय नही 
होना चाहिए। इन वेदों के प्रवचन के श्रोताओं का बचैशिप्टथ इस तक॑ में 
निःसन्देह प्रमाणभुत माना जा सकता हैं। पण्चस रात्रि में सर्पविद्या के प्रवचन 
के श्रोता विषयानुरूप सपंविद्‌ ( सपंविद्या के ज्ञाता, आजकल के संपेरा ) हैं । 


द्वितीय परिच्छेद : पुराण का अवत्तरण 34 


पष्ठ रात्रि मे देवजन ( भृत ) विद्या के श्रोता ग्रामीण गोपारू आदि बासुरी या 
दीन बजाने वाले व्यक्ति है । सप्तम रात्रि मे असुरविद्या के श्रोता रूपया कर्ज 
देकर सूद या व्याज उठाने वाले महाजन हैं । महाजनो से माया या घोखाधड़ी 
का सम्बन्ध स्वाभाविक है । अतएवं उस विद्या के प्रवचन के वे ही सुयोग्य 
श्रोता है। अष्टम रात्रि में इतिहास के श्रोता है मछली मारनेवाले ( आजकल 
के मछुआ; मत्स्यजीवी ) व्यक्ति । नवम रात्रि में पुराण का व्याख्यान होता है 
जिसके श्रोता है पक्षिविद्या के जाननेवाला व्यक्ति । फलतः इतिहास-पुराण का 
यह विवरण इस तथ्य का विशद प्रतिपादक है कि इतिहास तथा पुराण का 
सम्बन्ध भारतीय समाज के निम्न वर्ग के लोगों के साथ उस आरम्भिक युग 
में था। सामान्य जन ही इसके आख्यानो को सुनते थे और सम्भवतः भमनो- 
रंजन का साधन उसमे विशेषरूप से था । 

( & ) इतिहास-पुराण अपने आरम्भिक जीवन में केवल विद्याविशेष थे । 
इसके कोई विशिष्ट ग्रन्थ न थे | ये मीखिक रूप से ही जनता मे प्रचलित थे। आज 
भी जनसामान्य में बहुत सी कहानियाँ या आडुयान ऐसे हैं जिनके रचयिता का 
न तो पता है, और न जो किसी ग्रन्थ में ही वद्ध हैं। वे परम्परा के रूप मे एक 
वक्ता के मुख से दूसरे वक्ता के पास पहुँचते हैं और उनका मनोरंजन तथा उप- 
देश किया करते है । मेरी दृष्टि मे उस आरम्भिक युग मे इतिहास पुराण की 
भी येही स्थिति थी । जिन शास्त्रों का ग्रन्थरूप में 'प्रणनन हो गया था, उनके 
ख़ण्डो की सुचना ऊपर स्पप्टतः दी गयी है। ऋऋक्‌ के सृक्त, यजुष के अनुवाक, 
साम के दशत, अथर्वाज्िरस के पर्व इसलिए निर्दिप्ट हैं कि इन वेदो का निबन्धन 
प्न्थरूप मे हो गया था। किन्तु पुराण और इतिहास के सस्वन्ध में इस प्रकार 
अन्थीय विभाजन का संकेत नही है । इसीसे ऊपर वाला तथ्य सिद्ध होता है। 

( च ) इससे सुस्पप्ट है कि आरम्भ मे पुराण कोई अम्यहित शास्त्र न था । 
आजकल उससे कुछ पूज्यता तो अवश्य भा गयी है । मन्दिरो मे पुराण के प्रवचन 
का संकेत तो सप्तम शती मे बाणभट्ट के समय मे ही प्राप्त होता है, परल्तु 
वेदपाठ के समान उसमे वेशिप्टच नही है । मध्याक्ल से पूृं, भोजन करने से 
पहिले, वेद के प्रवचन का विधान स्पष्टतः: उसके अभ्यहितत्व का पूर्ण परिचायक 
है । पुराण के श्रवण का समय मध्याद्वोत्तर है---भोजन तथा शयन से निवृत्त 
होने के वाद राजा या राजपुत्र नियमित रूप से पौराणिक के मुख से इसका प्रव- 
चन सुना करते थे । कौटिल्य के अर्थशास्त्र की यह व्यवस्था इसकी उपयोगिता 
अवश्य प्रदर्शित करती है, परन्तु इसकी अभ्यहितता नही । 
सृत की समस्या 

पुराण के प्रवचन करने का काम सुत” का ही था। महाभारत तथा पुराण 
में सुत प्रवक्ता के रूप मे चित्रित किये गये हैं जिनके पाप्त जाकर ऋषियों ने 


भ्द्‌ पुराण-विमर्श 


पौराणिक विषयों की जिज्ञासा की और जिन्‍्होने उनके प्रश्नों का समाधान 
सन्तोषजनक रूप से दिया । इस विषय में ध्यान देने की बात यह हैं कि 
यहाँ दो प्रकार के सूतो का कार्य तथा क्षेत्र का मिश्रण हो गया है| 'सूर्ता 
वास्तव में प्राचीन भारत में एक प्रतिलोमज जाति भी थी । मनुस्मृति (१०'१ ७) 
के आधार पर सूत' क्षत्रिय पिता से प्राह्मणी भें प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न 
होने वाला व्यक्ति था [ क्षत्रियात्‌ सूतच एवं तु )। यह प्रतिलोम जाति का 
निर्देश गौतम धर्मंसूत्र मे मिलता है जो पर्याप्त प्राचीन धर्मंसूत्र माना जाता हैं । 
इससे भिन्न 'सूत' शब्द का प्रयोग रथ हाकने वाले के लिए भी होता है । इसी 
सूत के इतर कार्यों में पुराण का प्रवचन भी मुख्य व्यापार था। 'सूत' का 
इतिहास-पुराण के प्रवचन से सम्बन्ध की युक्तिमतता स्वतः सिद्ध है । इतिहास- 
पुराण के श्रोतागण भारतीय समाज के निम्न स्तर के प्राणी होते ये भौर उसके 
वक्ता का भी उसी सामाजिक स्तर से सम्बद्ध होना कोई आपचय की बात नहीं 
है। सूत को वायुपुराण ने राजाओं के वंशो का ज्ञाता बतलाया है ( १३२ ) 
फलत: सूत के द्वारा प्रवतित पुराण में वंश तथा वंशानुचरित का होना स्वतः 
अनुमेय है । इन्ही विषयो का वर्णन सृत अपने श्रोताओं के आगे किया करता 
था जो शतपथ ब्राह्मण के श्रामाण्य पर निम्न श्रेणी के ही जीव थे। उस 
आरम्भिक युग मे वेदज्ञ ब्राह्मणों का सम्बन्ध पुराण के वाचन तथा श्रवण से 
कथमपि सिद्ध नही होता | 

व्यासदेव के शिष्य लोमहर्पण या रोमहपंण निःसन्देह प्राह्मण थे। उनके 
इस नामकरण कारण यह था, कि अपने पौराणिक प्रवचनों के द्वारा वे 
श्रोताओं को आनन्दित किया करते थे जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे । 
इस नाम की एक दूसरी भी व्याख्या है--व्यासजी के पौराणिक प्रवचनों को 
श्रवण कर इनके लोम हित हो गये थे। व्युत्पत्ति मे मतभेद भल्ते ही हो, 
परन्तु लोगहण का ब्राह्मण होना मतभेद से प्रथक्‌ सत्य हे। नैमिषारण्य मे 
एकत्र हुए अट्ठासी हजार ऋषियो की जिज्ञासा की पूति करने वाले पुराणवाचक 
उच्चकुल के ज्ञानी विद्वान ब्लाह्मण थे । पुराण के प्रवचन करने के हेतु ही वे 
लक्षणया 'सूतः कहलाते थे। परन्तु 'यूत' नाम से अभिष्ठित होने से उनके 
आभिजात्य पर आघात पहुँचता था । इसलिए उनको उत्पत्ति की विचित्र कथा 
पुराणों मे गढी गयी प्रतीत होती हैं। 'सूत' का पद ब्राह्मण तथा क्षत्रिय से ऊपर 
ही माना जाता था । वे एक दिव्य लोक के जीव माने जाते थे। यह घटना 
कौटिल्य से पहिले ही सिद्ध तथा प्रमाणभृत मानी जा चुकी थी। अथंशास्त्र मे 
संकर जातियो के विषय मे कौटिल्य ने जो लिखा हैं उससे यह तथ्य निकाला 
जा सकता है । उनका कथन इस प्रकार है--- 


' द्वित्तीय परिक्‍्छेद : पुराण का अवत्तरण प्७ 


वेश्यान्मागधवेदेहकी ( क्षत्रियात्राह्मण्यो: ) क्षत्रियात्‌ (ब्राह्मण्यां ) 
सत्त:। पौराणिकस्तु अन्य: सतो मागधश्च। ब्राह्मणात्‌ क्षत्राद 
'विद्योष: | 
( ३।७।२९-३१ ) 
पुराणो का कथन है कि वेन के पुत्र महाराज पृृथु के यज्ञ मे वे अग्निकुण्ड 
'से उत्पन्न हुए थे । अतः अग्निकुण्ड-सूत होने के कारण वे संक्षेप में 'सूच”/ नाम 
"से अभिहित किये गये थे । बायुपुराण मे इस उत्पत्ति का बडा प्रामाणिक वर्णन 
है' | सूत लोमहषंण के पुत्र भी पुराणेतिहास के महान्‌ व्याख्याता थे। उनका 
ग्ताम था---सौति उम्रश्नवा और इन्होंने ही महाराज जनमेजय को हरिवंश ( जो 
महाभारत का परिशिष्ट हैं ) रुनाया था। संति” शब्द की व्याकरणरुध्य 
“व्युत्पत्ति है--सूतस्यापत्यं सौति: द्रोणिवत्‌ । जिस प्रकार द्रोण के पुत्र द्रीणि 
कहलाते हैं, उसी प्रकार सूत के पुत्र हुए सौति । घ्यान देने की बात्त है कि यह 
अपत्य प्रत्यय का योग ही सचित करता है कि सुत्त किसी व्यक्ति का नाम है 
जाति का नही । ब्राह्मण जाति मे उत्तन्न होनेवाला व्यक्ति ब्राह्मण” ही कहलाता 
है, प्राह्मणि' नही । * 
कौटिल्य के पूर्वोक्त कथन का यह आशय हैं कि वश्य से क्षत्रिया में उत्पच्त 
"प्रतिछोमज वर्णसड्भूर 'मागधघ' कहलाता हैं तथा ब्वाह्मणी में उत्पन्न “बेंदेहक 
"कहलाता है। क्षत्रिय का प्राह्म॒णी मे उद्यूत प्रतिलोमज 'सुत' कहलाता है । 
“पौराणिक सूत तथा मायध इनसे भिन्‍न होते है । सुत ब्राह्मण से श्रेष्ठ तथा 
-मागघ क्षत्रिय से श्रेष्ठ होता है। स्पशथ्तः कौटिल्य की सम्मति में सत प्राह्मण से 
श्रेष्ठ है ।? वह सूृत जाति से सम्बन्ध नहीं रखता । यही कारण था कि सूत के 
मार डालने से वलरामजी को ब्रह्म॒ह॒त्या लगो जिसके निवारण के लिए उन्होने 
भारत के समग्र तीर्थों की यात्रा सम्पन्त की थी । 
कही-कही सूत्तजी 'प्रतिलोमज' कहे गये । यथा भागवत १०७८॥२४ पद्म 
में तथा वृहन्नारदपुराण में सूतजीने स्वयं अपने विषय मे लिखा है--विलोम- 


रितिक हमर अ उलकार त.ही 
१. वेन्यस्थ तु प्रथोय॑ंज्ञे वर्तमाने महात्मनः। 
सुत्यायामभवत््‌ सृत्तः प्रथम वर्णवक्षतम्‌ ॥ 

ऐन्द्रेण हविषपा तन्न हविः प्रृक्ते वृहस्यतेः। 


जुहावेन्द्राय देवेन तत: सुतो व्यजायत ॥. >वायु० १३१३४ 
२. सूत: 'अग्निकुण्डसमुद्भूत: सूतो निर्मलमानस” इति पौराणिक प्रसिद्ध: । 
३. अग्तिजों लोमहपंण: । तस्य पुत्र: सौति: उम्रश्नवाः, न तु नब्राह्मण्यां 


अन्रियातु तुतः इति स्पृत्युक्त: । तद्धितानर्थक्यापत्ते: | हरिवंश १।४ की टीका । 
४. भागवत्त, ( १०७८॥२९-३३ )। 


प्र्द पुराण-विमर्श 


जो5पि धन्यो5स्मि यन्मा घृच्छथ सत्तमा: ( २५ )। इन वावयो का एक रहस्य 
है | प्रभु के यज्ञ में वृहस्पति द्वारा विहित आहुति इन्द्र की आहुति से अन्निभृतः 
हो गयी थी । तब लोमहषंण का जन्म हआ । वृहस्पति यज्ञीय परिभाषा मर 
ब्राह्मण ठहरे तथा इन्द्र क्षत्रय 5हरे । इसी कारण उन्हे 'प्रतिलोमज' कहा 
गया है। वे योनिज' तो थे ही नही, पर उपचार से इस नाम से अभिहित 
किये गये है । 

तथ्य यह है कि लोमह॒षंण को व्यासजीने इतिहास-पुराण का अध्ययन 
कराया था और इनके प्रचार का कार्य उन्ही को सुपु्दं किया था। वे ज्ञानी 
महाविद्वान्‌ ब्राह्मण थे | पौराणिक ब्राह्मण ही होता है। इस विषय मे प्राचीनः 
सिद्धान्त स्पष्ट है। अग्तिपुराण का कथन है-- 


पृषदाज्यात्‌ ससुत्पन्नः सूतः पौराणिको ह्विजः। 

वक्ता वेदादिशास्त्राणा त्रिकालानलूधमंवित्‌ ॥ 
जब 'सृत'जी उच्च कोटि के विद्वान ब्राह्मण ठहरते है, तब बब्नाह्मणो के 
द्वारा पुराणों का प्रचार क्षत्रिय-परम्परा की ब्राह्मण-परम्परा से भिन्‍नता, पुराणों 
का वेद से विरोध--आदि बाते वालू की भीत के समान भूमिसात्‌ हो जाती है। 


पुराण संहिता का निर्माण--.. 


पुराण की उत्पत्ति के विषय से पुराणी में प्रायः एक समान ही मत पाये 
जाते है। ब्रह्मा के मुख से उसके उदय के विषय में तो किसी प्रकार की विप्र-- 
पत्ति नही है। विभिन्‍नता का कारण है यह निर्धारण कि यह उत्पत्ति वेद की 
उत्पत्ति से प्रावकालीन है या पश्चातुकालीन । मत्स्यपुराण ( अ० ५३, इलोक 
३ ) के अनुसार सब शाह्नो मे 'पुराण” की ही रचना प्रह्मदेव ने सबसे पहले की 
ओर इसके बाद उनके मुख से सब वेद विनि्गंत हुए-- 
पुराणं सर्वशास्त्राणा प्रथम ब्रह्मणा कृत्तम | 
अनच्तर च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिरगता:॥ 
वेद से प्राकुकालीन निर्माण का यह सिद्धान्त मत्स्य की अपनी विशिष्ट 
कल्पना है । श्रीमज्भागवत्त पुराण की उत्पत्ति वेद से पश्चात्कालीन मानता है, 
परन्तु एक अन्तर के साथ। ऋग्वेदादि का उदय तो ब्रह्मा के पू॑ मुख से 
लास्म्भ कर क्रमशः हुआ, परन्तु पुराण की उत्पत्ति चारो मुखो से एक काल मे 
ही सम्पन्त हुई । भागवत का कथन पुराण का वेद से आधिक्य सिद्ध करता है,.. 
परल्तु उत्पत्ति को पश्चात्कालीन ही मानता है--- 
ऋषयजु.सामार्थवाख्यान्‌ वेदान्‌ पूर्वादिभिमुंखे: | 
शास्त्रमिज्या स्तुतिस्तोम॑ प्रायश्चित्तं व्यधात्‌ क्रमात्‌ ॥| ३७॥ 


द्वितीय परिच्छेंद : पुराण-का अवतरण ५९. 


इतिहासपुराणानि पश्चम॑ वेदमीश्वर: | 
सर्वेभ्य एवं वकत्रेस्य: ससृजे सर्वदर्शनः ॥ ३९॥ 

, “--भाग० ३३१२: 
पुराण का यह उदय “विद्या” के रूप मे समझना चाहिए। यह अव्यवस्थित रूप 
सेथा और इसका प्रवचन किसी ग्रन्थ से नही किया जाता था, अपि तु 
मौखिकल्प से ही । इस तभ्य को हम ऊपर सप्रमाण सिद्ध कर चुके है । 

पुराण के विकाश मे एक नवीन युग आरम्भ होता है जब व्यासजी ने 
'पुराण-संहिता का प्रणयन कर पुराण को सुव्यवस्थितरूप मे प्रतिष्ठित किया । 
'पुराण-संहिता' के रूप फे विषय में आगे कहा गया है। यद्वों इतनी वात जाननी 
चाहिए कि पुराणविषयक बव्यवस्था का अवसान 'पुराणसंहिता” के निर्माण से 
निश्चितरूप से हो गया । मौलिकरूप से विचरणशोल शास्त्र अब लोगो की जिद्वा 
से नीचे उत्तरकर वर्णमय विग्रह मे अपने को पाकर एकसाथ उल्हसित तथा” 
प्रफुल्ल हो उठा । इसी नुव्यवस्थित काल का परिचय दिया जाता है । 

पुराण-संहिता का प्रणयन व्यास के प्रयास का फल है। पुराणों का इस 
विषय में सामान्य मत है कि व्यासजी ने ही पुराण संहिता का स्वयं प्रणयन कर 
लोमहपंण सूत को उसे पढ़ाया और उसके प्रचार का साधन उन्ही को बनाया। 
“यह कार्य उसी समय हुआ जब उन्होने एक वेद का यज्ञ कम के निष्पादन के 
निमित्त चार संहितानों मे विभाजन किया और चा< विशिष्ट शिष्यों को इनका 
बध्यापंत कराकर इनके प्रचार का कार्य निरदिष्ट किया । लोमहपंण ने भी एक 
अपनो पुराण-संहिता बनाई जो व्यास की पुराण-संहिता पर आधारित थी और 
इस संहिता को छः शिप्यो को पढ़ाया। इन शिष्यो के नाम के वायुपुराण वाले 
('अ० ६१।४५५॥५६ ) निर्देश को सबसे प्राचीन मानना चाहिए | इसका कारण 
इन नामो की वैदिक अभिधानों के साथ नितान्‍्त साम्य है । ऋषियों के व्यक्तिगत 
नाम के साथ गोत्रज नाम का उल्लेख बैदिक परम्परा की विशिप्टता है। वह 
परम्परा वायुपुराण के उल्लेख मे पूर्णल्पेण निर्वाह पा रही है । वायुपुराण मे 
इन शिष्यों के नाम दो प्रकार से हैं--एक तो है वेयक्तिक नाम और दूसरा है 
गोश्नज चाम । लोमहषंण के इन छः: शिप्यो के नाम ये हैं-- 

(१ ) सुमति आनेय; 

( २) मक्ततद्रण का श्यप; 

( ३ ) अग्निवर्ता मारदाद; 

(४ ) मित्रायु वाशिप्ठ; 

(५) सोमदत्ति सावर्णि; 

(६) सुणर्मा शाशपायन । 


६० पुराण-विमर्श 


मे नाम प्राचीन पद्धति से वायु मे ( ६१।५५-५६ ) व्यवस्थितरूप से दिये 
गये है। विष्णु ( ३६१८-१६ ) में भी नाम तो ये ही हैं, परन्तु उतने सुव्यव- 
स्थित नही हैं जितने वायु० में । श्रीमद्भागवत ( ११७४ ) में इन नामो से 
कुछ भिन्‍नता ही नही है, मपितु गडबड़ी भी है ३... 
वायुपुराण के श्लोक नितान्त महत्त्वशालों होने से यहाँ उद्धृत किये 
जाते है :-- 
षट्श: कृत्वा मयाप्युक्त पुराणसृषिसत्तमाः। 
आत्रेयः सुमतिर्धीमान्‌ काश्यपो ह्यक्ृतब्रण:। 
भारद्वाजोउग्निवर्चाश्च वासिष्ठो मित्रयुश्च यः ॥ ५५ ॥। 
सावाणि: सौमदत्तिश्च सुशर्मा शाशपायत्तः | 
एते शिष्या मम ब्रह्मत्‌ पुराणेषु दुढतताः ॥ ५६॥ 
--वायु, अ० ६१ 
इन पट्शिष्यो मे से तीन ने अपनी नयी पुराण-संहिता बनाई जिनके नाम 
हैं--काश्यप, सावणि तथा शासपायन । इन तीन शिष्यो की संहिता अपने गुरु 


१. भागवत का इलोक यह है--- 
चय्यारणि: कश्यपश्च सावरगिरक्षतन्नण: । 
वैशपायन-हारीतौ पड़ वे पौराणिका इमे॥ 
( १२७५ ) 
यहाँ कश्यप” के स्थान पर काश्यप तथा चैशस्पायन के स्थान पर 
शिक्षपायन' पाठ होना चाहिए । अय्यारुणि तथा हारीत--ये दो नये साम है, 
परन्तु सबसे बडी गड़बड़ी यह है कि 'काश्यप' « _ल्‍ण' एक ही व्यक्ति का नाम 
है--दो व्यक्तियों का यहाँ संकेत नही । ऐसी द५। मे 'बड पौराणिका इसे” की 
सगति क्योकर बैठ सकेगी ? पाँच ही व्यक्ति हुए, छः नही । मेरी दृष्टि मे मूल 
प्राचीन परस्परा से भागवत अवगत नही है और यह तथ्य भी इसे वायु तथा 
विष्णु दोनो से पश्चात्कालीन सिद्ध करने मे सहायक हेतु माना जा सकता है । 
इसी अव्याय के ७रवें श्लोक मे भी यही गड़बड़ी फिर दृहुरायी गयी है । इसमे 
'पाठो की अशुद्धि है । 
सुमतिश्चा स्िवर्चाश्च मित्रायु: शासपायन: । 
अक्ृतन्रण सावर्णी परदशिष्यास्तस्थ चाभवन्‌ ॥ 
--विष्णु ३४६।१७ 
इन नामों के व्यवस्था का अभाव है। चार नाम तो वैयक्तिक है, परन्तु दो 
नाम ( शांसपायन तथा सार्वाण ) गोच्रज हैं । 


द्वितीय परिच्छेद : पुराण का अवतरण ६१ 


लोमहपँण विभित संहिता से मिलकर चार संहिताएं निष्पन्त हुई। इन चारो 
में घार-चार पाद--प्रक्रिया पाद, उपोदघात पाद, अनुपंग पाद तथा उपसंहार 
पाद थे । सब एक ही अथ्थे को कहने वाली थी, केवल पाठान्तर में ही पार्थवय 
था और इस प्रकार इनकी समता बैदिक जाखाओं के साथ की गयी है । बर्थातु 
जिस प्रकार एक ही वेद संहिता भिन्‍त-भिन्‍त शाखाओं मे वही रहती है केवल 
जहाँ-तहाँ मन्त्रों के पाठ में वेभिन्‍्य रहता है, उसी प्रकार ये पुराण संहिताएँ भी 
मूलतः एकार्थवाचक होने पर भी पाठान्तरों से भिन्‍न थी, अन्यथा उनमे मौलिक 
कोई पार्थव्य नही था । शाशपायनिका को छोड़कर भन्य तोन पुराण संहित एं 
चार सहस्न झ्लोको के परिमाण में थी | पुराण-संहिता के विकाश क्रम के बोधक 
वायुपुराण के ये ए्लोक नीचे उद्द्ृत किये जाते है :-- 

त्रिसिस्तिलः छृतास्तिख़: संहिता: पुनरेव हि। 

काश्यपः संहिताकर्ता सावर्णिः शांशपायन: 

सामिका (मामिका) च चतुर्थी स्यात्‌ सा चेषा पूर्व॑संहिता । 

सर्वास्ता हि चतुष्पादाः सर्वाश्चेकार्थवाचिकाः | 

पाठान्तर पथम्भता वेदशाखा यथा तथा। 

चतु:साहल्चिका:ः सर्वा: शांशपायनिकामृते । 

लोमहषंणिका: मूलास्ततः काश्यपिका परा | 

सावणिका तृतीया त्ता यजुर्वाक्यार्थ प(मौण्डिताः 

शांशपायनिका चान्या नोदनाथ्थ-विभूषिता$ 

“>वायु०, अ० ६१,५७-६१ 


रन्‍मम>«भ...3.3.अन्‍न्‍म+- 


इस प्रसंग का तात्पर्य हैं कि लोमहपंण की पुराण सहिता मूल-भृता है 
जिसके आधार पर काण्यप, सावणि तथा शांगपायन द्वारा निमित पुराण-संहि- 
ताओं का निर्माण उन्हीं के तीनों शिष्यो ने किया । अन्तिम पद्च मे संहिताओं 
के विषय विभाजन का जो वर्णन है वह स्पष्ट नही है। ऐसी दशा में तीनो 
संहिताओं के विपय पार्थंक्य का निर्देश जो 'प्रराणोत्पत्ति प्रसंग ( प्ृ० १७तथा 
०३१ ) में किया गया है वह अभी मननोीय तथा गवेषणीय है । अन्तिम शलोक 
का ब्रह्माण्डपुराण का पाठान्तर यगजुर्वाक्याथंपण्डिता? के स्थान पर, 'ऋजवाक्यार्थ- 
मण्डिता:” हैं, जिससे दोनो प्रकार की संहिताओ का पार्थक्य स्पष्ट हो जाता है । 
ऋजुवाक्य!' का अथ हैं सीवा वाक्य बर्थात्‌ इन तीन संहिताओं में कथानक का 


१. द्प्टव्य पुराणोत्पत्ति प्रसंग---रचयिता श्री मबुसूदब ओफा, जयपुर से 
प्रकाशित, वि० सु० २००८5॥। ,., - 


हे पुराण-विमर्श 


वर्णन सीधे वाक्यों में लगातार किया गया था; शांशपायन की संहिता में 
प्रश्नोत्तरहूप में कथानक का वर्णन था। नोदनार्थ! का यही तात्पय॑ प्रतीत 
होता है । 
निष्कर्ष---वेदव्यास के इस शास्त्र के भादि-प्रवर्तंक शिष्य थे सूत रोमहषंण 
जिन्हे महामति व्यास ने स्वनि्भित पुराण-संहिता का अध्ययन कराया । रोम- 
हषंण के ६ शिष्य हुए--(१) सुमति, (२) अग्तिवर्चा, (३) मित्रायु, (४) शांश- 
पायन, (५) अक्वतत्रण तथा (६) सार्वाण । इनमे से अन्तिम तीन शिष्यो ने अपनी“ 
अपनी सहिताएँ बनायी जो रोमहंण की संहिता से मिलकर इस प्रकार चार 
'पुराण संहिताये निष्पन्न हुई । इस घटना का उल्लेख विष्णु० ३।६।१७-१९ 
तथा अग्निपुराण अ० २७१।११-१२ मे किया गया है । विष्णुपुराण मे ( ३॥३। 
१८ ) निर्दिष्ट सहिताकर्ता 'काश्यप' शब्द से अक्ृतन्रण का ही संकेत समझना 
चाहिए । श्रीधरस्वामी ने इस शब्द की व्याख्या मे दोनों की एकत्ता का स्पप्ट 
निर्देश किया है ( अक्षत॒न्नण एवं काश्यप:। काश्यपोऊकृतब्रण इति वायुनोक्ते:-- 
श्रीधरी ) विष्णुपुराण के इसी वचन के आधार पर अग्तिपुराण (अ० २७१। 
११-१२ ) ने इन्ही तीनो शिष्यो को (शाशपायन, अक्ृतन्नण* तथा सावर्णि को ) 
पुराणसंहिताओं का प्रणेता स्पष्ट ही लिखा है ( शांशपायतादयश्चक्रू: पुराणाना 
तु संहिता: । अग्नि २७१॥१२ ) | ऐसे स्पष्ट उल्लेख के रहते भी पुराण-संहिता- 
कारो के नाम का अतुल्लेख अग्तिपुराण मे बतलाना अयुक्त है। काश्यपीय पुराण- 
संहिता का निर्देश चान्द्रव्याकरण मे तथा सरस्वतीकण्ठाभरण की हृदयहारिणी 
वृत्ति मे भी मिलता है। फलत: भोजराज ( १९शती ) के समय तक यह पुराण- 
सहिंता उपलब्ध थी। विष्णु० इन्ही चारों पुराण-सहिताओ का सार संकलन 
बतलाया गया है। 


पुराणसंहिता के रचयिता महूथि व्यास की पारवारिक परम्परा इस 
प्रख्यात पद्म मे निर्दिष्ट है-- 
व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषस | 
पराशरात्मजं वन्दे शुकतात॑ं त्तपोनिधिम | 
व्यास जी वसिष्ठ के प्रपौच्र, शक्ति के पौन्न, पराशर के पुत्र॒तथा शुकदेव के 





१. अग्निपुराणह्मे यह नाम “ऋत-ब्रतः पठित है जो विष्णु० तथा बायु० के 
स्वारस्य से अशुद्ध ही है। शुद्ध नाम-अक्वतन्नण ही है जो कश्यपगोत्री होने से 
'काश्यप नाम से भी उल्लिखित किये जाते थे । 


द्विताय परिच्छेद : पुराण का अवतरण द्व्रे 


पिता थये। वसिष्ठजों ब्रह्मा के मानसपुत्र ये। फलतः व्यासजी को पारिवारिक 
परम्परा इस प्रकार है-- 
ब्रह्मा 


वसिष्ठ 


| 


शक्ति 


| 


प्राशर 


व्यास ( कृष्णह॑पायन ) 


यह तो वर्तेमानयुगीय व्यास का निर्देश है, परन्तु इनसे पूर्व २७ व्यातत 
शो चुके हैं जिनका निर्देश विष्णुपुराण ( ३३३॥७-१८ ) तथा देवीभागवतर 
ई १।३२९४-३५ ) में स्पप्टतया किग्रा गया है। यहाँ विजेेष रूप से ध्यान देने 
को वात है कि व्यास किसो एक व्यक्ति का अभिधाव न होकर एक 
पदाधिकारी का नाम है। यह पदाधिकारी प्रत्येक द्वापर युग में उत्पन्त 
होठा है' और लोक-मंगल के निमित्त एक वेद का चार वेददो मे तथा एक पुराण 
का १८ पराणो मे व्यास करता है--विभाजन करता है। वेदों के व्यसन 

तु ही वह विदव्यास' के नाम से अभिहित होता हैं मौर इसी का 
संक्षित रूप है--व्यास। वेदभेद के कारण के विपय में विप्णुपुराण का 
“कथन है :-- 


रत 
जे 
ह्‌ 


वोर्य तेजो वर्ल चाल्पं मनुष्याणामवेध्य च 
हिताय सर्वभृतानां वेदभेदान्‌ करोति सः। 
-+विष्णु० ३।३॥६ 
द्वापर के आरम्भ में मनुष्यों का तेज, वीये तथा वल कम हो जाता है इस 
वात का विचार कर सब प्राणियों के हितार्थं व्यासदेव (जो विष्णु के ही 
१. द्वापरे द्वापरे विप्णुव्यासरूपी महामुने। 
वेदमेक सुबहुधा कुरुते जयतो हित्तः ॥॥ -+विष्णु० ३।३।५ 
द्वापरे द्वापरे विष्णुव्यासरहूपेण सबंदा। 
वेदमेक॑स वहुधा कुछते हितकास्थया ॥ १९॥ 
अल्पायुषोज्ल्पवुद्धीशच विप्रान्‌ ज्ञात्वा कलावथ । 
पुराणसंहितां पृण्यां कुरुतेइसौ युगे युगे ॥ २० ॥ 
स्लीशुद्रद्विजवन्धूनां न वेदश्रवर्ण सतम्‌ । 
तेपामेव हितार्थाय पुराणानि कृतानि च ॥ २१ ॥ --देवीमाग० १३ 


ध्ड पुराण-विसर्श 


अवतार माने जाते है ) वेदो का व्यास करते है। व्यासों की परम्परा इस 
प्रकार है --- 

(१) प्ह्मा, (२) प्रजापति, (३ ) शुक्राचायं, ( ४ ) वृहस्पति, (५) सूर्य, 
(६ ) यम, (७ ) इन्द्र, (८५) वसिष्ठ, (९ ) सारस्वत, ( १० ) त्रिधामा, 
(११ ) त्रिशिख, (१२ ) भरद्वाज, ( १३ ) अन्तरिक्ष, ( १४ )वर्णी, ( १५ ) 
ब्रय्यारुण, ( १६ ) वनक्य, ( १७ ) ऋतुझय, ( १८ ) जय, ( १६ ) भरद्वाज, 
(२० ) गौतम, ( २१ ) ह॒र्यात्मा, ( २२ ) वाजश्नवा, (२३ ) सोमशुप्मायण 
तृणविन्दु, ( २४ ) भार्गव ऋक्ष ( वाल्मीकि ), (२५ ) शक्ति, (२६) पराशर, 
(२७ ) जातुकर्ण तथा ( २८ ) इृष्णद्वैपायन। श्रीकृष्णद्पायन तो पराशरात्मज 
ही माने जाते है--पराशर के पुत्र, तव दोनी के बीच मे जातुकर्ण' का अस्तित्व 
एक अछूग समस्या खड़ा करता है जो अपना समाधान चाहती है । 


वेदव्यास का चरित लछोकविश्र॒त है, उसे अधिक लिखने की यहाँ मावश्यकता 
नही । वे निषादराज की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर मुनि के बीय॑ से उत्पन्न 
हुए थे । उनका जन्म हुआ था यमुना के एक द्वीप से और इसीलिए वे द्व॑पायन' 
के नाम से प्रख्यात थे । उनका शरीर कृप्णवर्ण का था और इसी से वे कृष्ण या 
कृष्ण सुनि के ताम से प्रसिद्ध हुए । दोनो को मिलाने से उनका पूरा नाम हकृष्ण- 
हपायन था । वेदो के विभाजन करने के कारण वे वेदव्यास' पुरे नाम से और 
अधिकतर 'व्यास' जैसे छोटे चाम से पुकारे जाते थे । उनके अगाघ पाण्डित्य 
तथा अलौकिक प्रत्चिसा का वर्णन करता सरल कार्य नही ह। कौरव-पाण्डवो के 
इतिहास से उनका वनिष्ठ सम्बन्ध इसलिए ६ कि वे घृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुर. 
के जन्मदाता ही न थे, प्रत्युत पाण्डवों को विपत्ति के समय सवंदा घैय॑ बंबाते 
रहे । कौरवो को युद्ध स विरत करते के लिए उन्होने कुछ उठा नही रखा, 
परन्तु दुवु द्ध कौरवों ने उनके उपदेशो को कान नही किया । उन्होने तीन वर्षो 
तक सत्तत प्रिश्रम कर महाभारत जैसे महान ग्रन्थ का प्रणयन किया:--- 


त्रिभिवर्षे: सदोत्यायी कृष्णाह्ेपायनों मुनिः। 
महाभारतमाख्यानं॑ कृतवानिदमुत्तमस | 
“--(आदि० ६६॥३२ ) 


१. ये नाम विप्णुपुराण के आधार पर दिये गये है। देवी भागवत में 
भी प्राय. ये हो नाम मिलते है, परन्तु कही-कही नामो मे स्वल्प अन्तर भी है । 
यथा १४ वर्णी के स्थान पर घ॒मं का, १७ ऋतुझूय के स्थाव पर भेघातिथि का 
तथा १८ जय के स्थान पर ब्रती का नाम उल्लिखित मिलता है। अन्य पुराणों 


मे भी पूर्व व्यासो के नाम मिलते है। यत्रतत्न पार्थक्य होने पर भी परम्परा की 
अभिन्नतर मे सन्देह नही है । 


द्वितोय परिच्छेद : पुराण का अवतरण द५्‌ 


ऐसे महनीय त्रच्यथ की तीन सार के ही भीतर रचना करने का कार्य व्यास 
की अलौकिक कविप्रतिभा और बदस्य उत्साह का सूचक हैं। 
वेदव्यास के साथ उनके ठत्त्वनानी पुत्र शुकदेवजी का भी नाम पुराण के 
प्रचार-प्रसार के इतिहास में दुवर्णाक्षरों स॒ लिखने लायक है । इनके जन्म की 
कथा भिन्न रूपो में पायी जाती है। महाभारत के शान्तिपर्व (२३१ ब०- 
२५४ अ० ) भें इनका आजन्याव विस्तार से वणित है । अरणिकाप्ठ से व्यासजी 
के वीये द्वारा इनकी उत्पति की चर्चा महाभारत मे मिलती है ( शान्ति ३२४। 
९-१० ) और इसी कारण ये बारणेय, बरणीसुत के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
मिथिला के राजा जनक के पास व्यासजी ने इन्हे भेजा, जहाँ इन्होने राजा जनक 
से ज्ञान-विज्ञानविपयक प्रश्न पुछे । उचित समाधान पाकर ये पिता के पास 
लौट जाये । श्लरीमदर्भागवत को राजा परीक्षित को सुनाकर उन्हें मोक्ष प्राप्त 
कराने से आपकी आध्यात्मिक योग्यता प्रमाणित होती हैं। भागवत मे थे 
नैप्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में चित्रित किये गये है, परन्तु देवीभागवत ( ११४ ) 
के अनुसार व्यासजी ने इन्हें गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करने के लिए महानु उपदेश 
दिया । तब पिता की आज्ञा का पालन कर इन्होने गृहस्थाश्रम धारण किया । 
( कूमंपुराण ) । श्रीमद्भागवत के प्रवतंक शुक मुनि ही बतलाये गये है :--- 
स्वसुखनिभृत्तचेतास्तद्‌ व्युदस्तान्यभावो$- 

प्यजितर्ताचरलीलाक्ृष्टसारस्तदीयस्‌ | 

व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं 

तमखिलवृजिनध्नं व्याससूनुं नततो5स्मि ॥ 

->-भाग० १२१२॥६८ 
यह इलोक शुकदेवजी के जीवन पर एक सुन्दर आलोचना है। श्री शुकदेव- 
जी महाराज अपने जआात्मानन्द में ही निमग्न रहते थे; इस अखण्ड अह्त स्थिति 
से उनकी भेदहृष्टि सर्ववा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरलीसनोहर- 
श्यामसुन्दर की मघुमयी, मद्भल्मयी मनोहारिणी छीलाओं ने उनकी वृत्तियों 
को अपनी ओर जाइृष कर लिया गौर उन्होंने जगतु के प्राणियों पर दया 
करके भगवत्‌-तठत््व को प्रकाशित करनेवाले इस महापुराण-भमागवत्‌ का 
विस्तार क्रिया । उन्हीं स्वपापहारी व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रीशुकदेवजी के 
चरणों मे मैं प्रणाम करता हूँ। 

तथ्य यह है कि पराशर, व्यास और शुकदेव तीन पीढ़ियो में होनेवाले 
इन मुनियो ने पुराण के प्रणयन् तथा प्रसार मे अपनी शरक्तियाँ लगा दी । 





१, इृश्व्य देवीभसागदत १।१४।६-८ 
> पु० त्ति० 


4६ पुराण-विमर्श 


विष्णुपुराण के प्रवचन का श्रेय पराशरजी को है । १८ पुराणों के प्रणयन का 
गौरव व्यासदेव को है और पुराणमूर्घन्य श्रीमद्भागवत के प्रयम प्रवचन्र का 
तया तद्द्वारा इसके सावंत्रिक प्रसार की उदात्त महिमा श्रीशुफपुनि को प्राप्त 
है । अतः पुराण के ये त्रिमुनि प्रत्येक पुराण पाठक के लिए वन्दनीय भीर 
उपास्य हैं । 
पुराण-संहिता 

धपुराण-पंहिता के कौन-कौन उपकरण ये जिनका आश्नय गहण कर 
वेदव्यास ने इस आदिम संहिता का प्रणयन किया था? इस प्रश्न के उत्तर 
में पुराणी मे यह महत्त्वपूर्ण विवरण पाया जाता है :-- 


आख्यानैश्चाप्युपाख्यानैर्गाथाभि: कल्पशुद्धिभि: । 
पुराणसंहितां. चक्रे पुराणा्थविशारदा:॥ 


+-विष्णु० ३॥६॥१५ 

यह इलोक ब्रह्म॒ण्ड मे 'कल्पशुद्धिभिः! के स्थान पर 'कल्पजोक्तिभि:! पाठ के 

साथ उपलब्ध होता है ( २३३१ ) तथा वायु ( ६०१२१ ) में 'कुलुकमंमिः 
पाठ के साथ लपलब्ध होता है। 

विष्णुपुराण के कथन का तात्पयं है कि पुराण के अर्थ के ज्ञाता वेदव्यास ने 
आख्यान, उपाख्यान, गाथा तथा कल्पशुद्धि (अथवा कल्पजोक्ति) से ( अर्थात्‌ इन 
उपकरणों का आधार ग्रहण कर ) 'पुराण-संहिता” की रचना को। इन चारो 
उपकरणों के रूप समझने की यहाँ आवश्यकता है :-- 

(१-२) आखूयान तथा उपासख्यान--इन शब्दो के अर्थ के विपय मे पर्याप्त 
मतभेद है । इतना तो निश्चित है कि ये दोनों 'कवानक' के अर्थ को लक्षित 
करते हूँ । परन्तु केपे कबानक को ? इसी के उत्तर में वैमत्य है । पूर्वोक्त श्लोक 
की टीका में श्रोधरस्वामी ने एक ( प्राचीन ? ) श्लोक उद्धृत किया है* जो 





१. इति पूर्व वसिप्ठेन पुलस्त्येत च घीमता । 
यदुकत तत्‌ स्मृति याति त्वत्प्रश्वादखिलं मम । 
सो5हं वदास्यशेप॑ं ते मैत्रेय परिप्तच्छ्ते । 
पुराणसंहिता सम्यक्‌ तां निवोध यथातथम्‌ ॥ 
“+राशर का वचन मैत्रेय के प्रति; विष्णु ० ११।२९-३० 
२. श्रीघरी में उद्धृत इलोक इस प्रकार है :--- 
स्वयं दृष्ठार्थकथन प्राहुराख्यानक बुधाः: । 
श्वुतस्याथेस्थ कथनमुपाख्यानं प्रचक्षते ॥ 


द्वितीय परिच्छेद + पुराण का अवतरण द्छ 


दोनों के पार्वक््य का निर्देश करता है। आव्याव है स्वयं हृष्ट अथ्थे का कथन 
( भर्यात्‌ ऐसे अथ का प्रकाशन जिसका साक्षात्कार वक्ता ने स्वयं किया है ), 
इसके विपरीत उपाव्यात होता है श्रुत ( सुने गये ) अर्थ का कथन ( आर्थातु 
वक्ता के द्वारा परम्परया सुने गये, अनुभुत नहीं, अर्थे का प्रकाशन 'उपाख्याना 
शब्द के द्वारा किया जाता है )* । 

इस विवेचन के अनुसार राम, नचिकेता, ययाति आदि के कथानक, जिनकी 
परम्परा श्रुत है, रामोपास्यान, नाचिकेतोपाख्यान, ययात्युपाब्यान के नाम से 
क्रमश: अभिहिंत किये जाते हैं । परन्तु दोनो के पार्थक्य का अन्य कारण भी 
कल्पित किया गया है। अन्य विद्वानों की सम्मति में यह भेद हृ-श्रत का न 
होकर महत्-स्वल्प आकार का ही है। आकार में जो महान्‌ या बृहत्‌ हो, वह 
तो है आरुयान और, अपेक्षाकृत स्वल्प आकार का जो कबानक होता है, वह 
उपाख्यान के नाम से प्रसिद्ध है। इस मत में रामायण है, राम का आख्यान हैं 
तथा उसके एकदेश में वर्तमान रहनेवाला सुग्रीव का कधानक 'उपाख्यान! के 
नाम से प्रसिद्ध है । तथ्य यह है कि प्राचीन ग्रन्थों मे 'आख्यान' का हो बहुल 
प्रयोग 'इतिहास ( महाभारत ) त्तथा पुराण! के लिए किया गया है। इसको 
पुष्टि में कतिपय उदाहरण दिये जाते है । महाभारत तो साधारणतया इतिहास” 
कहा जाता है। वह स्वयं अपने को “इतिहास” 'इतिहासोत्तम' कहता है, परन्तु 
वही वह अपने के छिए आखू्यान' नाम का भी प्रयोग करता है। :--- 


इतिहास का प्रयोग--- 


१--जयनामेतिहासो5्य॑ श्रोतव्यो विजिगोषुणा ( उद्योग० १३६।१८ ) 
जयनामेतिहासोध्यं श्रोततव्यो मोक्षमिच्छुता ( स्वर्गा० णा५१) 
इतिहासीत्तमादस्माज्जायन्ते कविवुद्धयः ( आदि० श३८० ) | 


(आख्यान' का प्रयोग-- 


२--अनाश्रित्येदमाख्यानं कथाभुवि' न विद्यते ( जादि० २३७ ) 
इद कविवरें;. सर्वेराब्यानमुपजीव्यते ( आदि० १३८९ ) 


१. आरूपान शब्द का प्रयोग कात्यायन ने अपने दातिक 'आखूयानाख्यायि- 
केतिहासपुराणेभ्यश्च” में किया है जिसका उदाहरण भाष्यकार ने 'यावक्रीतिक: 
तथा यायातिकः दिया है। यवक्रोत का आख्याव वनपर्वे ( अ० १३६-१४० 
ञअ० ) में दिया गया है तया ययाति का आख्यान अपेक्षाकृत अधिक प्रख्यात हैँ 
ओर बनेक पुराणों तथा महासारत में वरणित है 


द्ष पुराण-विमर्श 


(३ ) गाथा--प्राचीत साहित्य मे--वेद, ब्राह्मण, उपनिपद्‌ तथा पुराण 
में--अनेक प्राचीन पद्य उपलब्ध होते है जिनके कर्ता के नाम का पता नही रहता । 
वह प्रायः किसी मान्य महीपति की स्तुति भे लिखी गई रहती है भौर उसके किसी 
असामान्‍्य शौय अथवा दान का माहात्म्य प्रतिपादित करती है । ऋग्वेद संहिता 
में ऐसी गाथाएँ नाराशसी' के नाम से प्रद्यात है। ऐतरेय ब्राह्मण की गप्टम 
पंचिका ( ३६ अव्याय ) मे ऐल्र महाभिपेक के प्रसद्भ मे प्राचीन चक्रवर्ती नरेशोीं 
के राज्याभिषेक का तथा उनके द्वारा सस्पादित यागों का विशिष्ट विवरण दियाए 
गया है। वहाँ अनेक प्राचीन गाथाएँ इस विषय की उद्धृत की गयी है और 
इनमे से अनेक गाथाएं पुराणो के राजवर्णन मे, विशेषतः श्रीमद्भागवत के नवम 
स्कन्ध मे, उसी रूप में उद्धृत है। गृह्ासूत्रो में भी विवाह के अवसर पर 
गाथात्ो के गायन का निर्देश है॥ तथ्य यह है कि ये गाधाएँ लोक में तत्ततु 
राजाओो के विषय मे प्रर्याद थी; लोगो की जिह्ठा पर वे वर्तमान थी। उनके 
रचथिता का पता किसी को नही है। इन्ही अज्ञातकठंक लोकप्रद्यात श्छोको 
की सज्ञा है--भाथा और इन्ही का आश्रयण वेदव्यास ने पुराण-संहिता के 
निर्माण के निमित्त किया। ये गाथाएँ 'श्लोक' के नाम से भी प्रप्तिद्ध हैं--- 
तदष्येते इलोका अभिगीता ( ऐत० प्रा० अ० ३९)। 


गाथाओं के उदाहरण--- 
दुप्पन्त' के पुत्र ( दौष्यन्ति ) भरत के विषय मे--- 
हिरण्येन परिवृतान्‌ कृष्णान्‌ शुक्लदतो मुगात्‌ | 
भष्णारे भरतोदर्ददात्‌ शत बद्धांनि सप्त च॥ 
भरततस्येप दौष्यसन्तेरग्निः साचीयुणे चितः। 
यस्मित्‌ सहख्न॑ ब्राह्मणा बद्धशों गा विभेजिरे ॥ 
पारस्करपृह्यसूत्र मे विवाह के प्रकरण मे वर यह गाथा गाता है--- 
सरस्वति प्रेदमव सुभगे वाजिनीवत्ति। 
मां त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः ॥ 
यस्याँ भूत॑ समभवत्‌ यस्यां विश्वमिदं जगत । 
तामद गाथा गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः ॥ 
पितृ-गाथा-- 
एट्ट॒व्या बहवः पुत्रा य्येकोषपि गयां ब्रजेत्‌ | 


१. ऐतरेय बाहाण के ३९वे अध्याय में ५ गाथाओ मे से दो गाथाएँ ऊपर 
दी गयी है । थे पाँचो ही गाथाएँ कुछ शब्द-भेद से भागवत मे ही उद्घृत हैं $ 
“+श्रीमद्भागवत ९२०॥२६-२९ । 


द्वितीय परिच्छेद + पुराण का अवतरण ६९, 


यजैत वाध्श्वमेघेन नीछ वा वृषमुृत्सूजेत्‌ | 
-+बनपर्व ८५४।९७ 
यवक्रोतोपाल्यान की गाथा--- 
ऊचुर्वेदविदः सर्वे यायां यां तां निबोध से ) 
न दिष्टमर्थमत्येतुमीशों मत्यं: कथश्वन। 
महिएेभेंदयामास घनुषाक्षो महीघरानु ॥ 
>-वनप्व १३५५५ 


ययाति ने अपने जीवन का अनुभव इस प्रख्यात गाथा के रूप में अभि- 
व्यक्त किया था--- 


न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यत्ति | 
हविपा कुष्णवर्त्तेवः भूय एवं विवध॑ते ॥ ु 
--प्रत्तपत 


पुराणों मे भी ऐसी अनेक गाधाएँ उपलब्ध हैं जिनमें किसी महान्‌ व्यक्ति 
का सावभौम जीवनदरशंन संक्षेप में ही एक-दो श्लोको में अभिव्यक्त किया गया 
है, परन्तु अधिकांश में ये गाथाएं भारतीय साहित्य के सुदुर अतीत काल से 
सम्बद्ध है तथा ऐतिहासिक व्यक्ति के दान, महत्त्व, अभिषेक आदि घटनाओं का 
वर्णन करती हैं । कभी-कप्नी तो एक ही लघुकाय गाथा के भीतर एक बृहत्‌ 
"इतिहास या आज्यान छिपा रहता है। सचमुच ये प्रवहमान परम्परा की 
महत्ववृर्ण गाथाएँ इतिहास तथा पुराण दोनी के निर्माण में उपकरण का काम 
करती हैं * 


( ४ ) कल्पशुद्धि-- 

इस शब्द के तात्पय निर्णय में पर्याप्त सतभेद हैं। इसके स्थान पर कल्प- 
जोक्ति' का अर्थ है भिन्न-भिन्न कल्पो ( समयविद्येष ) मे उत्पन्न होनेवाले विषयो 
या पदार्थों का कथन या विवरण । श्रीघर स्वामी ने 'कल्पशुद्धि! का अर्थ श्राद्ध- 
कल्प किया है| इंवर पण्डित॒प्रवर मबुसुदन जोफा तथा उनके अनुयायी म० 
स० गिरिवर शर्मा चतुर्वेदी' इस झब्द के भीतर धर्मशार्ू का समग्र विषय 
अभीध् है--ऐसा मानते हैं । “कल्प” का तात्पर्य वे एतन्नामक वेदाडुः से मानते 
हैं जिसके भीतर श्रौत, यृह्य, घर्मेसूत्र, सदाचार तथा संस्कार सबका अन्तर्भाव 





९. द्रव्य पुराणोत्पत्ति प्रसंग छ० ३१ ठया पुराण पत्रिका ( मंग्रेजी ) 
द्वितीय वर्ष उछ १०९-१११ (जुलाई १९६०; प्रकाशक अखिल भारतोय 
काशिराज न्यास, रामनगर, वाराणसी ) 


७० पुराण-विमर्श ह 


मानते है। शुद्धि! पद से वे छः प्रकार की शुद्धि ( शोधन ) मानते है--मल> 
शुद्धि, स्प्शंशुद्धि, अघोणुद्धि, एन:शुद्धि तथा मनः्शुद्धि। सम्भव है यह किसी 
घमंशासत्रीय विषय का संकेत करता हो, परन्तु पुराण इस शब्द के अर्थ के दिषय 
मे मौन ही दीख पड़ते हैं। अतः पुराणकार के तात्पयं का इदमित्थं रूप से 
प्रतिपादन करना प्रमाण के अभाव में अशकक्‍्य है । 


; ' 
मूल पुराण संहिता का स्वरूप केसा था ? इस समस्या का समाधान अनेक 
विद्वानो ने अपनी हृष्टि से किया है। एक-दो प्रकार का निदर्शन यहाँ कराया 
जायगा। दक्षिण भारत के एक विद्वान पौराणिक पण्डित नरसिंह स्वामी ने 
मूल पुराण संहिता के पुनः प्रणयन की चेष्ठा की है। इसके लिए वे ३० वर्ष- 
व्यापी अपने पौराणिक अध्ययन का सहारा छेते है। उनकी पद्धति इस प्रकार 

है। वे कतिपय पुराणो के तुलनात्मक अध्ययन करने से इस परिणाम पर पहुँचे 
कि उनमे अनेक श्लोक, कही-कही तो पूरा अध्याय का अध्याय ही पुनरुक्त है। 
हैं। वायु तथा ब्रह्माण्ड, मत्स्य तथा हरिवंश--इन प्राणो मे ऐसी इलोकों की 
पुनरुक्ति आपस में बहुत ही अधिक है| ऐसे सम श्लोको अथवा अध्यायों की 
गम्भीर छानवीन करने के अनन्तर उन्होने इस कल्पना के अनुसार चार पादो 
में विभक्त पुराण-सहिता के अध्याय, श्लोक तथा विषय की पूरी सूची दी है । 
इसके तैयार करने मे लेखक का अश्रान्त परिश्रम तथा गम्भीर अब्ययन पूर्णतया 
लक्षित होता है। यह पुराणों के अध्ययन तथा गवेषणा का विषय होना 
चाहिए । मेरी दृष्टि मे इस कल्पना का सबसे बड़ा दोष यही है कि ये ऐतिहा- 
सिक विषयो--पत्च लक्षणो--को ही पुराण संहिता का अविभाज्य विषय मानते 
है। यह कल्पना तो आदरणीय नही हो सकती । आपस्तम्ब धर्ममूत्र मे उद्घृत 
भविष्य पुराण त्था अन्य पुराणों के वचनो से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस 
युग मे धर्मशास्रीय विययो का भी समावेश पुराण के भीतर अवश्य था। ऐसे 
स्पष्ट प्रमाण के रहते मूल पुराणों से इन विषयों को वहिष्कृत करना कथमपि 
न्याय्य नही प्रतीत होता । मल्लिनाथ ने रघुवंश के प्रथम एलोक (वागर्थाविव 
संधक्ती” की संजीवनी मे कहा है--'इति वायुपुराणसंहितावछेन पार्व॑ती 
परसेश्वराय तत्त्वदर्शनातु । यहाँ वायुपुूराण संहिता के नाम से उल्लिखित 
है। अतः वर्तमान बायुपुराण का मूलभूता पुराण संहिता के साथ सम्बन्ध की 
कल्पना जैसी लेखक ने की है असस्भव नही प्रतीत होती । इसीलिए अन्य 
गवेपको ने भी “वायुपुराण” की प्राचीनता तथा प्रामाणिकता: स्वीकार की है । 
इस वात के मानने मे कोई विप्रतिपत्ति नही है, परन्तु पुराण संहिता से धर्म 

च्क्कल्जि----+त-त+_+त5..त.त.. 
६. द्रष्टब्य ज्ंछ आफ श्री वेडूटेश्वर ओरियण्टल इन्स्टीच्यूट, भाग ६, 
सन्‌ १९४५ ( तिरुपति से प्रकाशित प्रष्ठ ६३ से ७० तक )। 


द्वितीय परिच्छेद : पुराण का अवत्तरण ७१* 


शास्त्र से सम्बद्ध विषयों को एकदम निकाऊ बाहर करना कथमपि उचित 
नहीं प्रतीत होता । 
आख्यान तथा पुराण 
: पुराणसंहिता के निर्माण के लिए किस प्रकार व्यासदेव ने आख्यान, 
उपाख्यान, गाया तथा कल्पशुद्धि इन चारो का आश्रयण किया था। इसकी 
विशिध चर्चा ऊपर की गयी है । स्कन्दपुराण का एक वचन इस विषय मे प्राप्त है 
जिसके अनुसार पुराण में पच्चाड्रों ( पच्चलक्षणों ) से अतिरिक्त यावत्‌ विवेच्य 
विषय हैं वे आख्यान” के नाम से प्रसिद्ध है-- 
पद्माज़ानि पुराणस्य चाख्यानमितरत्‌ स्मृतम्‌ । 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि पुराण का क्षेत्र व्यापक था जिसके भीतर 
आख्यान समाविष्ट किया जाता था । फलरूत३ अत्यन्त प्रचीन काल में अथवा 
पुराण की उत्पत्ति के समय हम यथार्थंतः कह सकते हैं कि आख्यान एक छोटी 
वस्तु थी जिसका समावेश पुराण के भीतर किया जाता था । 
मनुस्मृति के समय ( द्वितीय शती ईसा पूर्व ) में हम पुराण तथा आरुपान 
दोनों के स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में संकेत पाते हैं । इस युग मे आख्यान पुराण के 
साथ अलग भी पढ़ा जाता था तथा व्याख्यात होता था। मनुस्मृति (३।२३२) 
में श्राद्ध के अवसर पठतीय ग्रन्थी की गणना में वेद, घ्ंशाक्कन, जाख्यान, इति- 
हास, पुराण तथा खिलके नाम मिलते हैँ जिन्हें उस अवसर पर सुनाना चाहिए--- 
स्वाध्याय॑ श्रावयेत्‌ पिच्ये धर्मशास्त्राणि चेब हि। 
आखू्यानानीतिहासाँश्व पुराणानि खिलानि च ॥ 
इस एलोक के भाष्य में मेघातिथि ने 'आख्यान' के उदाहरण में सौपर्ण तथा 
सैत्रावरुण का नाम निर्दिष्ट किया है जो निश्चितरूप से चेदों में लब्घख्याति 
आड्यान थे । 
इतिहास, पुराण तथा आख्यान की मनुस्मुति मे प्थक स्थिति का हम 
अनुसान कर सकते है, परन्तु यह पार्थक्य मान्य नही था और ये तीनों साहित्य 
के विभिन्न ग्रन्थ एक ही अभिन्न ग्रन्य के द्योतक भी प्रचुरतया उपलब्ध होते हैं । 
उद्धरण ( क, ख तथा ग ) में एक ही कथानक आडयान और इतिहास 
शब्दों से समानरूपेण बभिहिंत किया गया है । ये तीनों उद्धर्ण एक ही पुराण 
से--पदुमपुराण से --उद्धत किये गये हैं । 
उद्धर्ण (घ ) मे वायु तथा ब्रह्माण्ड पुराण होने के साथ ही साथ इतिहास 
भी कहे गये है। तात्पयें यह है कि महाभारत ही सामान्यरूप से प्रचलितरूप में 
इतिहास” नाम भछे ही प्रस्यात हो, परन्तु पुराण भी इतिहास की जाखझ्या से 
बहिभत नही थे । ; 


७२ पुराण-विमर्श 


यह है पुराण तथा इतिहास के ऐक्य का दृष्टान्त । ह 
उद्धरण ( &) मे ब्रह्मपुसण तथा आख्यान की संज्ञा से भण्डित है । इससे 
स्पष्ट है कि पुराण संहिता के आादिम आरम्भिक युग की भान्यता अब पीछे 


बिल्कुल बदल गयी और प्रह्मपुराण पुराण नाम से प्रख्यात होने के मतिरिक्त 
आख्यान” भी कहलाता था । 


उद्धरण ( च ) में महाभारत एक ही स्थल पर समानरूपेण पुराण, इतिहास 
तथा आख्यान तीनों आख्याओं से मण्डित है । 

उद्धरण ( छ ) मे महाभारत में 'भारताख्यान” के नाम से प्रसिद्ध होने की 
वात कही गयी है । 

उद्धरण ( ज) में इसी प्रकार पुराण 'पुराणाख्यान! के नाम से मण्डित है । 


उद्धरण ( क ) में पुराण के पाँचो अंग ( पत्चलक्षण ) आख्यान के नाम से 
प्रदययात वतलाये गये है । 
परिशिष्ट 


(क) 
पुलस्त्य उबाच 
एतदाख्यानक॑ पृव॑मगस्त्येन. महपिणा। 
रामाय कथितं राजंस्तेन वक्ष्यामि साम्प्रतम्‌ ॥ 
भीष्म उवाच--- 
कस्मिन्वजे समुत्पल्तों राजाह्सौ नृपसत्तम:। 
यस्यागस्त्येतभः गदितिश्वेतिहासः पुरातनः ॥ 
-“:परदुमपुराण, सुश्खिण्ड ३६॥९-१० 
(ख) 
अत्राप्युदाहरत्तीममितिहासं॑ पुरातनम्‌ । 
पुराण परमं पुण्य॑ स्वंपापहरं शुभम्‌ ॥ 
कुमारेण च लोकानां नमस्क्ृत्य पितामहम्‌ । 
प्रोकर्त चेद॑ ममास्यान॑ देवपें ब्रह्मसूनुना ॥ 
“तत्रव उत्तरखण्ड, २९१०२ 
(ग) 


इतिहासमिमं पुण्य शाण्डिल्योडपि मुनीश्वरः | 
पठते चित्रकूटस्थी.. ब्रह्मानन्दपरिप्लुत: ॥ 
आख्यानमेतत्परमं पवित्र श्रुतं सक्ृद्े विदहेदघौघस्‌ ॥| 
-“-तत्रव १९३।९०-९१ 
(घ) 


इंदं यो ब्राह्मणों विद्वानितिहासं॑ पुरातनसम्र । 
शणुयाच्छावयेद्रापि तथा«्ध्यापयतेडपि च॑॥ 


ह्वितोय परिच्छेंद : पुराण का अवतरण ७३ 


धन्य यशस्यमाय्रुष्य॑ पुण्य वेदश्च सम्मतम्र । 
कृष्णह्ेेपायनेनोक्त पुराणं ब्रह्मवादिना ॥ 
+वायु १०३ अ० ४९, ५१, व्रह्माण्ड ४)४॥४७, ३० 
(57) 
इदं यः श्रद्धया तित्य॑ पुराणं वेदसम्मितस्‌ | 
यः पठेच्छुणुयान्मत्यं: स याति भुवर्न हरे: ॥ २७॥ 
त्रिश्सच्थ्यं यः पठेद्‌ विद्वाल्छुद्धया सुसमाहितः। 
डइदं वरिष्ठमाख्यानं स सर्वमीप्सितं लमेत्‌ ॥ ३० ॥ 
--जहापु० ( आनन्दाश्रम ) अ० २४५ 
(च्‌) 
द्वेपायनेव यत्पोक्त प्राण परमपिणा । 
सुरेब्रह्मपिभिरवेव श्रुव्वा यदभिपुजितस्‌ ॥ १७॥ 
ततस्यास्यानवरिएस्थ. विचित्रपदपबंणः ॥| १८ पू०॥ 
भारतस्येतिहासस्य पुष्यां ग्रन्थार्थसंयुताम ॥ १९ पू० ॥ 
संहितां श्रोतुमिच्छामि पुण्या पापभयापहास्‌ )| २, उ० ॥ 
--महाभारत, आदिप्े १११७-२१ 
यो! विद्याच्चतुरों वेदाव साड्भोपनिपदो द्विजः । 
न चास्यानमिदं विद्यान्नंच स स्थाद विचक्षणः ॥ 


तत्रेव २(शे८२ 
(छ) 
यत्तु शौनकसत्रे ते भारताब्यानमुत्तमम्‌ । 
जनमेजयस्य तत्सत्रे व्यासशिष्येण धीमता॥ 
कथित विस्तरार्थ च यशोवीर्य महोक्षितास्‌ । 
तत्व २३३ 


(ज) 
तमरज विश्वकर्माणं चित्पति लोकसाक्षिणस्‌ | 
पुराणाख्यानजिज्ञासुब्ंंजामि शरणं प्रभुमु ॥ 
+झझवायु १।६ 
१. तुलना कीजिए--- 
यो विद्याच्चतुरोी वेदान साड्रोपनिपदों द्विजः 
न चेत्‌ पुराणं संविद्यान्वेव स स्पाद विचक्षण: 
“--वायु ११।१८० 


छ४ पुराण-विमर्श 


पुराणाख्यानक विप्र तानाकल्पसमुजझूवस | 
नानाकथासमायुक्तमद्भुत॑  वहुविस्तरम्‌ ॥ 
--सारदीय, पूर्वार्ष ४२४५: 
(रू) 
पञ्चाज्भानि पुराणेषु आब्यानवकमिति स्मृतम्‌ । 
स्गंब्च प्रतिसर्गंदहच वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितं चेव पुराणं पद्चलक्षणम्‌ ॥ 
“मत्स्य ४३।६४ 
इस परीक्षण से परिणाम निकाला जा सकता है कि किसी प्राचीन युग में 
पुराण का इतिहास से तथा भाल्यान से पार्थथ्य और चैशिप्व्य अवश्य माना 
जाता था, परन्तु ज्यो-ज्यो पुराणों के स्वरूप मे अभिवृद्धि होती गयी, यह 
पार्थक्य अतीत की वस्तु बच गया । दोनो में किसी प्रकार परिदृश्यमान अन्तर 
उपलब्ध नही रहा । दोनो की विभेदक रेखा क्षीण से क्षीणतर होती चली गयो। 
फल यह हुआ कि इतिहास और पुराण का लक्षण प्रायः एकाकार हो गया। यदि 
अमरसिह की दृष्टि में इतिहास: पुरावृत्तम है ( अमरकोश १५४ ), तो नील- 
कण्ठ की दृष्टि मे पुराण भी वही पुरावृत्त है ( पुराण पुरावृत्तम, महाभारत 
१४१ की नीलकण्ठी )। भाज दोनो एक ही वस्तु को लक्ष्य करते है--प्राचीदा 
काल की घटित घटना । 


५26८७:०:32 


तृतीय परिच्छेद 


अष्टादश पुराण 


पुराणों के नाम तथा श्लोक-संख्या 


पुराणों की संख्या प्राचीन काल से १८ मानी गयी है। इच अष्टादश 
पुराणो का नाम प्राय$ प्रत्येक पुराण में उपलब्ध होता है। देवीभागवत' 
(१ स्कन्ध, ३ अ०, २१ इलो० ) ने आद्य अक्षर के निर्देश से अष्दादश पुराणों 
का नाम निर्देश इस लघुकाय अनुष्टुप्‌ में निवद्ध कर दिया है--- 

सहय॑ भद्दय॑ चेव ब्नत्र्य॑ वचतुष्टयस्‌ । 
अनापद लिज्धू-कू-स्कानि पुराणानि पृथक्‌-पृथक्‌ ॥ 

(१ ) मकारादि दो पुराण--मत्स्य तथा माकंण्डेय; ( २) भकारादि 
दो पुराण--भागवतर तथा भविष्य;* ( ३ ) ब्रवयमु--ब्रह्म, * ब्रह्म *---वैवर्स 
तथा ब्रह्माण्ड:" ( ४ ) वचतुष्टयमु-वामन," धिप्णु,* वायु,*" बाराह;* * 
( ५ )अनापत्‌ लिंग कूस्क ८ अग्नि + नारद,* £ पद्म, ४ लिंग, £ एरुड,) * 
कूम *० तथा स्कत्घ १८ | 

विष्णुपुराण (३६२०-२४ ) तथा भागवत ( १९१३॥३-८ ) आदि मे 
इन पुराणो का निर्देश एक विशिष्ट क्रम के अनुसार है औौर यही क्रम तथा 
नाम अन्य पुराणों मे भी उपलब्ध होते हैं ८--- 

ब्रह्म, “पद्म, “विप्णु, शिव, “भागवत, “नारदीय 'साक॑ण्डेय, ” अग्नि,. 
5 भ्रविष्य, * ब्रह्मवैव्त, *? लछिग,** वराह, ** स्कन्घ, ++ वासमन, +* कूस,. 
5९ पसत्स्य, * व्गृहड *० तथा 5" ब्रह्माण्ड ॥ 

अष्टादश पुराणों की इलोक संख्या का निर्देश विभिन्न पुराणों में उपलब्ध 
होता है । श्लोक संख्या की तारतम्य परीक्षा के लिए यह निर्देश एकत्र उपस्थित 
किया जा रहा है :--- 


१. भत्स्यपुराण के ५३ ज० में इन पुराणों के नाम तथा चण्यंविषय का 
वर्णन संक्षेप में दिया गया है। संक्षिप्त होने पर भी यह वर्णन बड़ा प्रामाणिक 
माना जाता है । नाम तथा संख्या देखिए देवीभागवत ( १३॥४-१६ ) । 

३. विष्णुपुराण ( ३६॥२४ ) ने इन्ही अष्टादश पुराणों को महापुराण के 
नाम से भी व्यवहृत किया है। “उपपुराण” का उल्लेख तथा विशिष्ट नामों का 
अनुल्लेख यही सिद्ध करता है कि इन पुराणों मे प्थकू तथा भिन्न उपपुराण! 
का सासान्‍्य उदय तो हो गया था, परन्तु सम्भवतः विशिष्ट उपपुराणो की 
रचना नही हुई थी ॥ 


प्राण-विमर्श 


3 


छद६्‌ 


ब्रह्माण्ड 


भागवत 


( १२॥१३ ) 


१० हजार 
४४५ हजार 
२३ हजार 
२४ हजार 
१८ हजार 
२५४ हजार 

& हजार 


१५ हजार ४ सो 
१४ हजार शभ सो 


१८ हजार 
११ हजार 
२४ हजार 
८१ हजार 
१० हजार 
१७ हजार 
१४ हजार 
१६ हजार 
१४ हजार 


४ लाख 





श्सो 


देवीभागवत 


( १३ ) 

१० हजार 

२९ हजार 
२३ हजार 
२४ हजार ६ सौ (वाय) 
१८ हजार 
२५ हजार 

& हजार 

१६ हजार 

१४ हजार ५ सो 
१८ हजार 

११ हजार 

२४ हजार 

८१ हजार 
१० हजार 

१७ हजार 
१४ हजार 

१६ हजार 
१२ हजार १ सी 


अग्निपुराण 
( भअ० २७२ ) 
२५हजार - 


२३ हजार 
१४ हजार ( वायु ) 
१८ हजार 
२५ हजार 
& हजार 
१२ हजार ' 
१४ हजार 
१८ हजार ' 
११ हजार 
१४ हजार 
४६४४ हजार 
१० हजार 
८ हजार 
१३ हजार 
८ हजार 
१२ हजार 


सत्त्य 

( क्ष० ५३ ) 
१३ हजार 
४४ हजार 
२३ हजार 
२४ हजार ( वायु ) 
१८ हजार ' 

२४ हजार 

€ हजार 

१६ हजार 

१४ हजार,५ सो 
१८ हजार ह 
११ हजार 

२४ हजार 
८१ हजार 
१० हजार 

१८ हजार 
१४ हजार 
१६ है 


१२ हुजार २ सौ० 


तृत्तीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण ७७' 


गलोक-संस्या की चार सुचियों का यह परीक्षण अनेक वैभिन्य उपस्थित 
करता है। ब्रह्मपुराण में नारदीय ( ६२।३१ ) तथा भागवत के अनुसार १० 
हजार श्लोक है, परन्तु अग्नि० के मनुसार २५ हजार । विप्णुपुराण की इलोक- 
संख्या ६ हजार से लेकर २४ हजार मानी गयी है। चायुपुराण की इलोक- 
संब्या तो साधारणत: २४ हजार मानी जाती है, परन्तु देवीभागवत ने इसे 
६ सौ इलोक अधिक माता है, अग्निपुराण में केवल १४ हजार, परच्तु स्वयं 
ग्रन्थ के भीतर केवल १२ हजार । उपलब्ध वायुपुराण मे १० हजार से कुछ 
ही अधिक इलोको की उपलब्धि मूल द्वादश ' सहस्नों के पास चली जाती 
माकण्डेय की एलोक संख्या .€ हजार सबत्र है, परन्तु स्वयं माकण्डेय के ही 
आधारपर वह संख्या ६ हजार € सौ ही केवल है (मा्क० १३४।३६) । बस्नि- 
पुराण में इसी प्रकार विभिन्‍तता मिलती है श्छोकों की सख्या के विषय में | 
मत्स्य के अनुसार १६ हजार, भागवत के मत से इससे छ: सौ कम, परन्तु स्वय॑ 
अग्नि के अनुसार केवल ११ हजार और आजकल उपलब्ध संडया केवल इतनी 
हो है। स्कन्‍द की उलोक-संख्या ८१ हजार है, परन्तु अग्ति ने इसमें तीन हजार 
और जोड़कर इसे ८४ हजार वना दिया है । इसके ऊपर आगे विवेचन किया 
जायेगा 4 कू्म की इलोक-संख्या की विषमता पर आगे विचार किया गया है ! 
गरुडपुराण की भी दशा ऐसी ही है--भागवत तथा देवीभागवत के अनुसार 
१६ हजार, मत्स्य के अनुसार १८ हजार, परंतु अश्ति के अनुसार केवल ८ 
हजार । इस प्रकार इन पुराणस्थ श्छोक-संख्या में पर्याप्त भिन्‍नता है 


इस सूची की तुलना करने पक अग्तिपुराण की सुघना अनेक पुराणों के 
विषय मे सबसे विचित्र है। उसे छोड़ देने पर भागवत, मत्स्य भादि के वर्णन 
की समानता है । उमरग्र 'पुराणों की इलोकसंख्या गिनाने पर ४ लाख से कई 
हजार ऊपर ठहरती है, परन्तु सामान्य रूप से चार लाख एलोको की संख्या 
पुराणस्थ इलोकों की मानी जाती है ।* इस सूची मे प्रदत्त इलोकसंख्या को 
प्रचलित पुराणों के एलोकों से मिलाने पर वह परिमाण में बहुत न्‍्यून ठहरती 





१. व्यासकूपमहं छृत्वा संहरामि युग्रे युगे। 
चतुलंक्षप्रमाणेतव द्वापरे. द्वापरे सदावआा 
तदश्दशघा हृत्वा भ्रुलंकिषस्मिन्‌ प्रकाशते।॥ 
बद्यापि देवलोकेषस्मिनु शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ 
दर्दर्थोहत्र॒ चतुलेंक्ष संक्षेपण निवेशितम्‌ ॥ 
पद्मपुराण (भाग ५, १४४५-५२) में मत्स्य के ये पद्य इसी रूप में मिलते हैं। 
एवं पुराण-सन्दोहश्चतुर्ुक्ष उदाहुतः । 
| -+माग० १२१३ 


"कप पुराण-विमर्श 


। इस तथ्य की ओर पुराणों के कतिपय मान्य व्याख्याकारों का भी ध्याव 
आइए हुआ था जिन्होंने अपनी टीकाओ में इस वेषस्यथ का निर्देश भली भाँति 
किया है । उदाहरण के तौर पर कतिपय पुराणों की श्लोक-संख्या के बैधम्य की 
चर्चा यहाँ की जायेगी । ब्रह्मपुराण मे नारदीय के अनुसार १० सहन दथा 
अग्निपुराण के अनुसार २५ सहख्न श्छोक है, परन्तु आनन्दाश्रम ग्रस्यावलि में 
मुद्रित प्रह्मपुराण मे लगभग १४ सहस्न ( निश्चित संख्या १३,७,८३ श्लोक ) 
इलोक मिलते है। विष्णुपुराण की श्लोकसंख्या मे तो बड़ा ही तीज वेषस्य 
लक्षित होता है । इस पुराण के विप्णुचित्ति तथा वैष्णवाकूतन्रन्द्रिका ( रत्न 
“गर्भभट्ट ) नामक व्याख्याओ के अनुसार विष्णुपुराण की इलोक-संख्या ६, ५ 
९, १०, २२ तथा २३ से लेकर १४ हजार तक बदलती रही, परन्तु इन दोनो 
टीकाओ ने तथा श्रीधरस्वामी ने भी ६ हजार श्छोकवाले पाठ पर ही अपनी 
व्याख्याएँ लिखी है। वलल्‍्लछालसेन का दानसागर' तेईस सहद्नवाले विष्णु के 
पाठ का उल्लेख करता है। भव प्रश्न यह है कि इतना वेषम्य क्यो? कुछ 
आलोचको का कथन है कि “विष्णुधर्मोत्तर' विष्णुपुराण का ही परिशिष्ट साना 
जाता था और उसकी एछोक-संख्या सम्मिलित करने पर विष्णु की 'चतुर्विशति 
साहली संख्या की पूर्ति हो जाती है। बारदीय पुराण ने विष्णुधर्मोत्तर को 
ब्िप्णुपुराण का परिशिप्ट ही मानकर एक साथ विषय-निर्देश किया है । परन्तु 
आधुनिक विद्वानों की आलोचना “विष्णुधर्भोत्तर' को उपपुराण मानने के ही 
पक्ष मे है। ऐसी दशा में दोनो का सम्मिन क्यो कर माना जा सकता है? 
एलोक-संख्या के आधिक्य के भी हृष्ठान्त उपस्थित है । स्कन्दपुराण अपने दोनों 
विभाजनों मे 5१ सहत्न पलोकोवाला माना गया है, परन्तु वकटेश्वर प्रेस 
( वस्वई ) से मुद्रित संस्करण से इससे कई हजार अधिक इलोक मिलते है । 
इसके विषय में भविष्यपुराण एक विचित्र तथ्य को प्रकट करता है। उसका 
कथन है कि समस्त पुराण मूलतः १२ हजार एलोको मे थे, परन्तु कालास्तर में 
नवीन विषयो का सन्निवेश तथा सस्मिश्रण करने से यह संख्या अधिक बढ़ गयी 
है जिससे स्कम्दपुराण तो एक लाख श्लोको से युक्त है तथा भविष्यपुराण पचास 
हजार इलोको से । परन्तु यह कथन भी प्रामाणिक नही माचा जा सकता, 
क्योकि श्रीम:ड्रागवत वी रचना मे एकरूपता का सबंत्र समर्थन होता है। उसमे 
क्षेपक की कल्पना नितान्त अनुचित है। फलतः उसका मुरू रूप ही १८ हजार 
इलोका का था। ऐसी दशा में भविष्य-के पूर्वोक्त कपन में हम कथमपि श्रद्धा 
नहीं धारण कर सकते । 

ही-कही मूल पुराण के सम्रग्न अंशों की अनुपलब्यि इलोक-संड्या के हास 
का कारण मावी जा सकतो है। उदाहरणाथे, कूमम में मूलतः: चारु संहिताएँ 


तृतीय परिच्छ द : अष्टादश पुराण ७९, 


वर्तमान थी" ब्राह्मी, भागवती, सौरी तथा दैष्णची | इनमे से केवछ प्रथम 
संहिता ( ब्राह्मी ) ही उपलब्ध है जिसमें कूर्म के मनुसार ही (१२३) छः हजार 
आलोक हैं* । कु में इलोको की संख्या १७ हजार भागवत तथा देवीभागवत के 
अनुसार तथा ७ हजार अग्निपुराण के अनुसार मानी जाती हैं। १७ या (८ 
हजार इलोक चारो संहिताबों के इछोकों की सम्मिलित संख्या प्रतीत होती है । 
“अग्नि की ८ हजार इलोकसंख्या कसी एक या दो संहिताओों के योग का फल 
है। परन्तु आाज उपलब्ध कूमपुराण में केवल ६ हजार शोक मिलते है जो केवल 
बआाह्यी संहिता की उपलब्धि से अनुचित नही है। 


प्राचीन निवन्धकारो ने अपनी दृष्टि के अनुसार इस वैधस्थ को सुरूकाने 
का प्रयास किया है । मित्र मिश्र ने अपने परिभाषा प्रकाश” में इस विषय में 
जो लिखा है वह हमारे निवन्धकारो के दृष्टिकोण को समभाने के लिए मादश्शे 
व्माचा जा सकता है ।* 

ऊपर की सूची में पुराणों का जो क्रम दिया गया है वह सर्वत्र मान्य नहीं 
है । अनेक पुराण ब्राह्म की ही आदि पुराण मानते हैं और पूर्वोक्त सूची का 
बक्षरशः अनुवतन करते हैं। ब्राह्म पुराण तो अपने को आादि पुराण मानता है, 
विष्णु पुराण भी उसी का समर्थन करता हैं ।* श्रीमद्भागवत आदि अनेक पुराण 





१. ब्राह्मी भागवती सौरी वैष्णवी च प्रकीतिता: । 

चतल्न: संहिता: पुण्या घधर्मकामार्थमोक्षदा: ॥ 

इये तु संहिता ब्राह्मी चतुर्वेदेस्तु संमिता। 

भवन्ति पड सहस्वलाणि श्लोकानामत्र संख्यया ॥ 
| “मे, १ अ०, इलोक-२२-२३ ! 
२. सत्स्य-पुराणे तु भागवतीयगणनात: षट्शत्या$स्निपुराणं, द्विशत्या च॑ 
'अह्याण्डपु राणमधिकमुक्त्वा अन्ते चतुलक्षमित्युपसंहृतम,  तददूरविप्रकर्षण 
भसवन्ति ईहशा अपि वादा यतु किच्चविनुन्यूताधिकं शर्तें लब्ब्वा शर्त मया लब्धा 
समिति । एवं भागवतीयमपि चतुर्लक्षवचन व्याख्येयम्‌ । यापि विष्णुपुराणं ब्रह्माण्ड- 
मादाय वायवीयत्यागेन, या चर प्रह्मृवैवर्त वायवीयमुपादाय बदह्माण्डपुराण- 

'प्रित्यागेन अष्टादशसंख्योक्ता, सा कल्पभेदेन व्यवस्थापनीया । 


“प्ररिभादा प्रकाश ध्व० १२-१३ ( चौखस्भा सं, काशी ) 
३. तेडपि श्रुत्वा मुनिश्रेष्ठा: पुराणं वेदसंमितम्‌ । 
आाद्य ब्राह्याश्रिधानं च स्ववाज्छाफलप्रदम्‌ ॥ ब्रह्म २४४५४ 
आय सवेपुराणानां पुरानां पुराणं ब्ाह्ममुच्यते 
-+विष्णु ३३६२० 


द० पुराण-विमर्श 


इसी मत के समर्थक है। केवल वायु० (१०४॥३) तथा देवी भागवत (१।३॥३) 
प्रथम पुराण होने का श्रेय मत्स्य पुराण को प्रदान करते है। वामन पुराण भी 
मत्स्य को ही पुराणी मे मुस्य बतलाता है? । विपरीत इसके, स्कन्‍्द पुराण 
( प्रभास खण्ड २८-९ ) मे ब्रह्माण्ड आदि-पुराण माना गया है। परल्तु ये सवः 
उत्सगं है, विधि नही । अप्टादश पुराणों का वही क्रम प्रायः अधिकाश पुराणों मे 
माना जाता है जो हमने ऊपर को सूची में दिया है। इस विशिष्ट क्रम का 
सम्भाव्यमान तात्पये आगे प्रदर्शित किया जायगा। इन पुराणों के विषयो की 
का सूची अनेक पुराणों मे सक्षेप तथा विस्तार से दी गई है। संक्षेप मे यह सूची 
मत्स्य ( अध्याय ५३ ), अग्नि ( अध्याय २७२ ) तथा स्कन्‍्द ([ प्रभास खण्ड, 
शर८-७६ ) में उपलब्ध है। परन्तु चारदपुराण में यह विषय सूची बड़े 
विस्तार से १८ अध्यायो में दी गयी है ( पूर्वार्ध ९२ अध्याय--पुर्वार्ध १०९. 
म० तक ) 
इस सूची के कालक्रम का निर्देश यथार्थतः करता कठिन है, परन्तु इतना 
तो निविवाद है कि मत्स्यपुराण के झ्लोको ( अ० ५३, शलो० ३-४ और श्लो० 
११-४७ ) को अपराकंने याज्ञवल्क्यस्मृति को अपनी विस्तृत व्याख्या मे ( समय 
११००-११२० ई० लगभग) तथा वल्लछालसेन ने अपने दान सागर! मे (जिसका 
रचना काल ११३९ ईस्वी है ) उद्घत किया है। फलतः मत्स्य के इन श्लोको 
की रचना एकादश शती से प्राकृवर्ती होनी चाहिए। अपनी यथार्थता तथा 
प्रामाणिकता के लिए नारद की यह पुराण-विषय-सुची विशेष परीक्षण की अपेक्षा 
रखती है। एक वात ध्यान देने की है। इस सूची मे स्वयं नारद पुराण के 
धिपयो की भी सूची दी गईं है । इससे कुछ लोग इसे संदेह की दृष्टि से देखते है 
बौर मूल नारद में इसे बवान्तर प्रक्षेप मानते हैं। जो कुछ भी हो, अलवरूनी 
ने अपने समय में उपलब्ध तथा प्रचलित पुराणो का जो विवरण दिया है अपने 
भारत-विषयक ग्रन्थ में ( रचनाकाल १०६९ ), वह इन सूचियों में दी गयी 
सूची से बहुत भिन्‍न नही है। प्रक्षेप मिलाने पर कोई दण्ड नही । बहु आज भी 
मिलाया जा सकता है। परन्तु मेरी ऐसी घारणा है कि दशम शती तक सब 
पुराण अपने वर्तमान रूप मे भा गये थे । नारढ पुराण वाली यह विषयसूची 
इसी अन्तिम विकसित आकार से सम्बन्ध रखती है; ऐसा मानना कथमपिः 
भनुपयुक्त नही माना जा सकता । 





१. मुख्य पुराणेपु यर्थेव मात्स्य 
स्वायम्भवोक्तिस्त्वव सहितासु । 
सनुः स्मृतीना प्रवरो यर्थव 
तिथीपु दर्शो विदुधेपु बासवः ॥ “-वामन ११४८ 


तृतीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण ८१ 


( क ) पुराण के अष्टादश होने का तात्पय॑ 


<(सकृत साहित्य मे १८ संख्या बडी पवित्र, व्यापक और गौरबशाली मानी 
जाती है । महाभारत के पर्वो की संख्या १८ है, श्रीम-द्भगवदुगीता के अध्यायों 
की संख्या १८ है तथा श्रीमद्भागवत के श्लोको की संख्या १८ हजार हैं। 
इसी प्रकार पुराणों की संख्या भी सर्वेसस्मति से १८ ही है। विद्वानों की 
मान्यता है कि यह प्ुराणसंख्या निहेतुक न होकर सहेतुक है--सामिप्राय हैं 
ओऔर इस अभिप्राय को दिखलाने के लिए पण्डितप्रवर मधघुसूदन जोमा ने अपने 
पुराण विषय ग्रन्थों मे अनेक युक्तियाँ प्रदर्शित की है । उन्ही का यहाँ संक्षेप में 
उपन्यास किया गया है । 


विद्वानों का आग्रह है कि पंच--लक्षण पुराण मे स्ग-सृष्टि का विषय ही 
प्रमुख है और इसी विषय के विकाश और व्यापकता दिखलाने के लिए उसमें 
इतर चार लक्षण--मन्वन्तर, वंश, वंशानुचरित तथा प्रतिसर्ग भी समाविष्ट 
किये गये हैं । पुराणों की अष्टादश संख्या भी इस सृश्तित््व से सम्बन्ध रखती 
हैं और यही कारण है कि सर्वत्र यह संख्या प्रमाण मानी गयी है । इसके तात्पये 
का निर्देश इस प्रकार समझना चाहिए :-- 


( क ) शतपथब्राह्मण के अष्टमकाड में सृष्टि नामक इष्टियो के उपाधान 
( रखने ) का विधान है, वहाँ १७ इष्टिकायो के रखने का कारण बतलाया 
गया है | कारण यही है कि तत्सम्बद्ध सुष्ठि भी सत्रह प्रकार की है तथा उसका 
उदय प्रजापति से होता है, जिससे दोनो को एकसाथ मिलाने पर सुष्टि के 
सम्बन्ध में अप्टादश संख्या की निष्पत्ति होती है । शतपथ का कथन है कि मासों 
की संस्या है वारह, ऋतुतओ की पाँच । ये सत्रह पदार्थ एक संवत्सर से 
उत्पन्त होते हैं । इसी प्रकार प्रजापति से इन सत्रह सुष्टियो का विधान 
उपपनञ्न है--- 


तस्य ह्ादश मासाः, पद्चत्तंवः, संवृत्सर एवं प्रतृत्ति: ( शत्तपथ 
झा४ी११३ ) तथा प्रतूत्तिरश्ठदश: ( यजु० १४२३ ) 


इस प्रकार सृप्टि से अप्टादश संख्या को संबद्ध होने के हेतु पुराणों को 
अष्टादशविध मानना उचित ही है। 

( ख़ ) वेद में सृप्टि का उदय वैदिक छन्दों मे स्वीकार किया गया है । वेद 
के सात छन्दो में गायत्री तथा विराट की प्रमुखता है जिनका सृष्टितत््व के साथ 
गहरा सम्बन्ध है। गायत्री है प्रृध्वी-स्थानीया प्रकृतिरूपा ( गायत्री वा इय॑ 
इथिवी-शतपथ ४३४९ ) तथा विराट है थुस्थानीय पुरुपरूप ( बैराजो थे 

द्‌ पु० घचि० 


८२ पुराण-विमर्श 


५४प:-ताण्डय ब्राह्मण शाप ) | द्यावापरथिवी इस सृष्टि के पिता-माता माने 
गये हैं--च्यौष्पिता पृथिवी माता। फछत: गायत्री तथा विराज्‌ छत्द का सूष्टि- 
प्रक्रिया में प्रमुख होता वोधगम्ब है । अब यह तो प्रत्यात ही हैं कि गायत्री के 
प्रतिपाद में आठ अक्षर होते हैं और विराजु के १० अक्षर और इन्हीं दोनों को 
मिलाने पर अठारह की संख्या आती है ( अष्टाक्षरा गायत्री” ऐत्तरेय ब्रा० ६२० 
तथा 'दशाक्षरों विराट! तै० ११५३ )। फलत: छन्दःसुप्टिवाद की दृष्टि से 
अष्टादश की संख्या का सुष्ठि-प्रतिषादक पुराणों के साथ सम्बद्ध होना नितान्त 
युक्तिपूर्ण है ! 

(ग ) साख्यदर्शंन की सुष्टि-प्रक्रिया पुराणों में स्वीकृत की गयी है---यह तो 
इतिहास पुराण का साधारण भी अध्येता भलीभाँति जानता है। साझय में २५ 
तत्त्व स्वीकृत किये गये हैं । इन दठत्त्वों की समीक्षा से इनके स्वरूप का परिचय 
मिलता है। पुरुष तथा प्रकृति तो नित्य मूलस्थानीय तत्त्व है, जिनकी सुष्टि 
नही होती । इनसे इतर तत्त्व हैं-महत्तत्त्व, अहंकार, पच्चतन्मात्राएँं-७ प्रकृति- 
विकृति; केवल विक्षोति म£ १६ ( मन को मिलाकर ११ इन्द्रियाँ तथा 
पञथ्चमहाभूत पृथ्वी, जल, तेज वायु भर आकाश ) । इस योजना में तन्मात्रो 
से ही महाभुतो का साक्षात्‌ सम्बन्ध है। अन्तर केवल स्वरूप का है। हन्मात्र 
होते हैं सक्षम ( भूत सूक्ष्म इसीलिए उनकी संता है) और महाभृत होते हैं 
'स्थूल' । इसके स्वरूप का वेशिध्य न मानकर दोनों की एकत्र गणना की 
जाती है । फलतः २५ पच्रीस तत्वों मे से इन सात तत्वों को मिकारू 
देने पर सुज्यमान तत्त्वों की संख्या १८ ही होती है। औौर सुप्टिलप्रति- 
पादक पुराणी को संख्या का १८ होना इस तक से भी प्रमाणित माना जा 
सकता है। 


( घ ) दृश्य ब्रह्माण्डो के सब पदार्थ अपने निवेश--स्थान की हृष्ठि से तीन 
लोको से सम्बद्ध रहे हैं--एथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाश । अब प्रत्येक पदार्थ 
की छः अवस्थाएँ है जिनका निर्देश यास्क ने अपने निरुक्त में किया है--अस्ति 
( सत्ता ), जायते उत्पत्ति ), वर्धते ( वृद्धि ), परिणमते ( पकना ), अपक्षीयते 
( ह्वास ) तथा * वश्यति ( विनाश ) । ये छहों दशायें चिछाकी के समस्त पदार्थों 
के साथ नित्य सम्बद्ध हैं। पुराण इन सब पदार्थों के सर्म-प्रतिसर्ग का वर्णन 
करता है। फलछतः उध्तका संख्या मे १८ होना उचित ही है + । 





१. इसी प्रकार की अन्य युक्तियों के लिए द्रष्टव्य श्रीमाधवाचाय रचित 
पुराणदिगृदशन, ४० ६४-६७, तृतीय सं०, दिल्ली । 


तृतीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण 








आत्मा 
क्षेत्रत्ञ अन्तरात्मा भुतात्मा 
| | | 5 
है प्र । ह 
परात्पर बव्यक्तात्मा शरीरात्मा हंसात्मा 
अव्यय महानात्मा 
सक्षर विज्ञानात्मा | | 
क्षर प्रज्ञानात्मा * वैश्वानर तैजस 
प्राणात्मा 
| | 
कर्मात्मा चिदाभास 
विश्वृत्तिलक्षण श्रीलक्षण 
क्षेत्रज्ष हट ४ प्रकार 
अन्तरात्मा ८ ५ प्रकार 
भृततत्मा च् ९ प्रकार 
सन १८ प्रकार 


खडे 


दिव्याप्मा 


भोज 


चिदात्मा 


ऊर्कुलक्षण 


( € ) पुराणों के अष्टादश होने का एक अन्य हेतु यहां उपस्थित किया जा 
रहा है। पुराण मुख्य रूप से पुराणपुरुष-परमात्मा का ही प्रतिपादन करता है। 
आत्मा स्वरूपतः एक ही है, परन्तु उपाधि तथा अवस्था की विभिन्‍नता के कारण 
वह १८ प्रकार का होता है | इन अठारहो प्रकार के आत्मा का प्रतिपादक होने 


के कारण पुराण भी १८ प्रकार के माने गये है । 


अब बात्मा के १८ प्रकारों से परिचय रखना आवश्यक 


) विषय की 


स्पष्टता के लिए इन प्रकारों को ऊपर चार्ट के द्वारा दिखकाया गया हैं। उस 


चार्ट की व्याख्या इस प्रकार समभनी चाहिए--- 


मूलभूत आत्माक्े प्रण्मतः तोन भेद होते हैं---( १) क्षेत्रज्ञ, (२) अच्त- 
रात्मा तथा ( हे ) दिव्यात्मा । मनुस्मृति के आधार पर इन दठीलनों भेदों का 


स्वरूप जाना जा सकता है 


० 





१. मनुस्मृति के इस विभाजन के आधारभूत इलोक ये हैं-- 


ह योज्स्यात्मच; कारयिता तं क्षेत्रज्ञ प्रचक्षते 
यः करोति तु कर्माणि स भृतात्मोच्यते दुघै; ॥ 


हि 


2३ पुराण विमर्श 


(१) जीवात्मा के कारयिता या उत्पादक को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जीव को 
प्रेरित करनेवाला विशुद्ध आत्मा ही क्षेत्रज्ञ नाम से पुकारा जाता है। 

(२) जिसके द्वारा नाना जन्मो मे सब सुख भौर दुःख का अनुभव किया 
जाता है अर्थात्‌ विभिन्‍न जन्मों में सुख भीर दुःख का भोग करनेवाला जो जीघ 
है वही 'अन्तरात्मा' की सज्ञा पाता है। 

(३ ) जो भात्मा सब कर्मो को करता है वह 'भूतात्मा' कहा जाता है । 
इसमे क्षेत्रज्ष चार प्रकार का, अन्तरात्मा पाँच प्रकार का तथा भरृूतात्मा नव 
प्रकार का होता है और इस प्रकार आत्मा के १८ भेद स्वीकृत किये जाते है । 

(१) क्षेत्रज्ञ के चार प्रकार--परात्पर, अव्यय, अक्षर और क्षर होते हैं । 
इस समस्त विश्व का अधिष्ठान, भूमा तथा साथ ही साथ विश्वात्तीत जो आत्मा 
है वही परात्पर' ( परमात्मा ) है। इस सुष्टि का जो आधारभूत आत्मा है 
वही अत्यय है जिसका किसी प्रकार भी व्यय या नाण नहीं होता। क्षक्षर 
आत्मा इस सृप्टि का निभित्त कारण है अर्थात्‌ जिसकी प्रेरणा से सुप्टि उत्पन्त 
होती है वही अक्षर तत्त्व है। क्षर आत्मा सुष्टि का उपादान कारण होता है । 
घठ के लिए मिट्टी के समान हो उसकी स्थिति है। संक्षेप मे गीता के आधार 
पर हम कह सकते है कि समस्त भूत ही क्षर है, कूटस्थ अविकारी पुरुष हो 
कक्षर है त्था लोकत्रय को धारण करनेवाला उत्तम पुरुष ही पुरुषोत्तम! 
कहलाता है । आत्मा का यह विभाजन गीता (१५/१६-१७ ) के प्रय्यात 
पद्यो के ही आधार पर है। 


(२ ) अन्तरात्मा के पाँच अवान्तर भेद बतलाये जाते हैं :--अव्यक्तात्मा, 
महानात्मा, विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा तथा प्राणात्मा । अच्यक्तात्मा 
वह है जिससे इस शरीर की जीवितरूप मे रहने की सम्भावना 
होती है भौर उसके अभाव में यह शरीर जीवित नहीं रह सकता । 
सहानात्मा वह हँ जिससे सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस एन तीनों गुणों की 
प्रवृत्ति होती है। विज्ञानात्मा 'वहू है जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और 





जीवर्सज्ञोब्न्तरात्माआन्य: सहज: स्वंदेहिनामु । 
येन वेदयते सर्व सुख दुख न जन्मसु ॥ 
हे -जेण्याय १२. 
१. द्वाविमौ पुरुषी लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते ॥ 
उत्तम: पुरुषस्त्वन्य: परमात्मेत्युदाहतः । 
यो लोकन्नयमाविश्य बिभत्य॑व्यय ईश्वर: ॥ 


“गीता, अ० १५, श्लोक १६, १७ |: 


तृतोय प्रिच्छेंद : अष्टादश पुराण <५ 


छेश्वर्य का तथा इसके विपरीत अबर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वय 
का प्रवतंक होता है । प्रभातात्मा वह है जो ज्ञानेल्द्रियों और कर्मेन्द्रियों को अपने- 
अपने विययो मे प्रवृत्त करता हैं। प्राणात्मा वह है जिससे शरीर में सक्रियता 
उत्पन्त होतो है । इन पच्चविध प्रकारों का आधारसख्थान है कठोपनिषद्‌ के वे 
एलोक जिनमे अव्यक्त, महान, वृद्धि, मन तथा इन्द्रियो का निर्देश किया गया है 
और एक को दूसरे से वडा बतलाकर बव्यक्त से पुरुष या परात्पर की श्रेष्ठता 
मानी गयी है । 

(३ ) भूतात्मा के प्रथमत: तीन भेद होते है--शरीरात्मा, हंसात्मा तथा 
दिव्यात्मा । मनुष्य, पशु आदि भृतो का यह प्राणसम्पन्त शरीर ही शारीरात्ता 
कहलाता हैं। पृथ्वी और चदच्धरमा के वीच विचरण करने वाला वायु ही हंसात्मा 
है । यह नामकरण वेद के आधार पर है जो कहता है कि यह एक हंस कभी 
सोता नही सबंदा ही जागता रहता है भौर सोये हुए शरीरात्मा की रक्षा किया 
करता है । दिव्यात्मा का तात्पये मनुष्य, पशु तथा निर्जीव पदार्थ ( पाषाण 
आदि ) से है । इसीलिए इसके भी प्रथमतः तीन भेद हैं--वैश्वानर, तैजस और 
प्राज्ञ । पत्वर आदि निर्जीव पदार्थ 'वद्वानर! के अन्तर्गत, अन्तःसंज्ञा वाले प्राणी 
(वृक्ष आादि ) तेजस के अन्तगंत तथा व्यक्तसंज्ञा वाले मानव प्राणी, जिनमें 
बुद्धि का विकाश होता है, प्राज्ञ के अन्तर्गत माने जाते है । 

इन तीनो मे प्राज्ञ! ही सबसे अधिक चैतन्य तथा बुद्धि से सम्पन्न होता 
हैं। इसके तीन विभाग माने जाते है -कर्मात्मा, चिदाभास और चिदात्मा। 
कर्मात्मा का सम्बन्ध कर्म से है। कर्म की महिमा सर्वातिशायित्री है। कर्म के 
बिना कोई भी जीवित नही रह सकता । प्राणी को कर्म करना पड़ेगा ही । 
गीता का सुस्पठ्ट कथन है--न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु, तिष्ठत्यकर्म झृतु । श्रुति 
भी कर्म को महिमा के प्रसंग मे कहती है कि कर्म के विना प्राण अपूर्ण ही रहते 
हैं और इसीलिए कर्मास्ति की सृष्टि हुु---“अक्वत्स्ता उ वे प्राणा: ऋते कर्मण; । 





१. इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्य+ पर॑ मनः॥ 
सनसस्तु परा वबुद्धि: वुद्धेरात्मा महानु परः ॥ 
महतः परम व्यक्तम्‌ अव्यक्तातू पुरुष: पर: । 
पुरुषान्त पर किख्चित्‌ सा काष्ठ सा परा गति: ॥ 


>+कैंठ उप० 
२. स्वप्नेव शारीरमभिप्रहत्यासुप्त: सुप्तानभी चाकशीति । 


शुक्रमादाय पुनरेति स्थान हिरण्मय: पौरुष एकहंस: ॥ 
डक कुछाय॑ बहिः कुलायादमृतश्च रित्वा । 
स इंयते अमृतो यत्र काम हिरण्मय: पौरुष एकहंस: ॥॥ 


दे , पुराण-विमर्श 


तस्मात्‌ कर्माम्निमसुजतु ( शतपथ ) । परन्तु कर्म होता हैं शीक्ष विनाशशाली । 
वह नष्ट भले ही हो, परन्तु बह अपना संस्कार छोड़ जाता है। ये ही संस्कार 
जिसमे समवेत होकर एकत्र निवास करते है वही है कर्मात्मा अर्थात्‌ जीव ! 
चिदाभास का अथे है चैतन्य का आभास अर्थात्‌ ईश्वर-चैतन्य का वह अंश जो 
भनुष्य के शरीर मे प्रविष्ट होकर हृदयस्थित विज्ञानात्मा से संएक्त होकर शरीर, 
इन्द्रिय, प्राण आदि के धर्मो से ससृष्ठ होता है वही है चिदाशास, जो प्रति 
शरीर में भिन्‍न-भिन्‍न होता है। इस विभाजन की अच्तिम कड़ी हैं--चिदात्मा 
ईश्वर का वह भाग, जो समस्त विश्व मे व्याप्त होता है और साथ ही साथ 
शरीर में भी व्याप्त रहता है, परन्तु व्याप्ति-स्थानों के घ॒र्मो से संघक्त नही 
होता, चिदात्मा उसी का नाम है। इसे ही साधारण भाषा मे ईश्वर, परपुरुष 
आदि नामो से व्यवहृत करते है । इसके तीन भेद होते हैं जो गीता के भनुसार 
( थ० १०, श्लो० ४१ )*विभूतिलक्षण, श्रीलक्षण और ऊक्‌ लक्षण माने जाते 
है । गीता के इस श्लोक मे ईएवर को तीच पदार्थों से सम्पन्न होने की बात कही 
गयी है--विश्वत्ति, श्री तथा ऊर्ज और इसी कारण यहाँ त्रविध्य स्वीकृत है । 

संक्षेप में कह सकते हुँ कि क्षेत्रज्ञ के ४ प्रकार, अन्तरात्मा के ५ प्रकार तथा 
भूतात्मा के ९ प्रकार--इन सबो की सम्मिलित सख्या १८ होती है । अत: 
पुराण-पुरुष के इन १८ प्रकारों को वर्णन करने के हेतु पुराणों मे अद्यदश संख्या 
का समवेत होना युक्ति तथा तक॑ से संवलित है । 


( ख ) पुराण के क्रम का रहस्य 

ऊपर अध्यदश पुराणों की सूची मे जो क्रम बतराया गया है वह स्वंसम्मत 
न होने पर भी बहुसस्मत तो अवश्यमेव है। अब प्रश्न है कि इन पुराणों का 
इसी क्रम से निर्देश क्यो है ? इसका क्‍या कोई ऐतिहासिक कारण है ? अथवा 
यह केवल मनमाने ढग से हो रखा गया है ? इस प्रश्न के उत्तर में सम्प्र- 
दायवेत्ता पुराणविद्‌ विद्वानों का मत है कि' यह क्रम साभिप्राय है। यह किसी 
ऐतिहासिक कारण का फल न होकर वण्ये-विषय को लक्ष्य मे रखकर ही 
सम्पन्त किया गया है। पुराणों के वण्यं-विषय अनेक है, परन्तु “प्राधान्येन 





१. यद्‌ यद्‌ विभृतिसत्‌ सत्त्व श्रीमदृरजितमेव वा ॥ 
तत्तदेवावगच्छ त्वे मम्म॒तेजोइशसम्भवम्‌ ॥ “गीता १०४६ 
२. विशेष के लिए द्रष्टव्य--पण्डित बदरीनाथ शुक्ल: साक॑ण्डेयपुराण एक 
अध्ययन! नामक ग्रन्थ, पृष्ठ ५-७, प्रकाशक, चौखस्मा विद्याभवन, वाराणसी, 


१९६१ ईस्वी तथा श्रीमघुसुदन भोका रचित- पुराणोत्पत्तिप्रसड् तामक ग्रंथ, 
४० २-१० जयपुर, वि० सं० २००८५) 


न कीआ०. 3 कर प्रिच्छिद कक अडादश >> >अनककनक प्राण न कद 
ठतद्याय परच्छद * झषटादश प्राए ५ प्स्छे 


० 


५७००० ०४ स्लि स्दाय के रुदसार श्धाद दिदय श्ट्छ्ठि 7 शलरा पैडकपव हुए, 
व्यपदेहझ्ा ऋठल्ति न्याय के लजुसार प्रधाद दिषय की इषछ्िसेही इस सिदेश- 
रे 


3९५ 


ना, 


हमने अनेक दार कहा है कवि पुराय का प्रधान लक्ष्य सभे या सूहि 
किस प्रकार मूलतत्त्व से सृष्टि हुई, उसका विकाश हुआ, नाना दंशों का उदय 
हम तथा उनमें भी बनेक गौरदशाली व्यक्तियों ने सपने महत्वस्पत्ष 
चरित्र का प्रदर्शन क्या ठथा ब्त में सुष्टि के भूलतत्व में विज्येतर होने से 
प्रलय हो गया ॥ यही ठो सृष्टि की प्रवहमान घारा है। विश्व का बादि है 
सर्ग कौर परयंवस्ान है प्रतिसर्ग । इस दोवों छोरों के बीच में भन्वन्तर 
वंश दथा वशानुचरित की घारा प्रवाहित होती है। पंचलक्षण का यही 
स्वारस्य है--यही संगत्ति है। फलरूतः सृष्टितत्व वा प्रतिपादव ही पुराण का 
मुख्य तात्पय या अभिष्राय भलीभाँति माना जा सकता है । इस सुज्यता की दृष्टि 
से पुराणों के क्रम पर ध्याव देने से उसका ओनित्य स्त्रत: अशिव्यक्त होता हे । 

फलत: सुष्ठि के विषय में प्रथमत+ जिज्ञासा उत्पन्न होती हे कि एस ग्ह्याण्ए 
की रचना किसने की ? तैत्तिरीय संहिता ( ३३११२९॥३ ) की स्पष्ट उक्ति है--- 
ब्रह्म ब्रह्मासवत्‌ स्थयम्‌ अर्थात्‌ सृष्टि काये के लिए ब्रह्म ही ब्रह्म हुए। फरत: 
सुष्टि का मूल है वही ब्रह्म और इसी आदि-कर्ता के निर्देश के लिए 'ब्रह्मपुराण! 
का नास सबसे प्रथम इस सूची मे आता है। ब्रह्मा की उत्पत्ति के विषय मे 
तदनन्तर जिज्ञासा होना स्वाभाविक है । इसका उत्तर 'पद्मपुराण'* देता है--- 
भर्थात्‌ न्रह्म का उदय पद्म से-कमलू से-हुआ। तब यह कमल पाहौँ था 
विष्णुपुराण'* के द्वारा प्रतिपाद्य विष्णु की ही नाभि मे वह कम था जहाँ 
उत्पन्न होकर ब्रह्म! ने घोर तपस्या की और फलरूप नूतन सुष्टि का निर्माण 
किया । वायुपुराण' * को शेषशय्या का निरूपण करने वाला बतलाया गया है, 
जिस पर विष्णु भगवान्‌ शयन करते हैं और जो इसीलिए उनके आधार फा 
काम करता है। शेष भगवान्‌ क्षीरसमुद्र मे रहते है और इस समुद्र फे रहस्य 
को बतलाने वाला पुराण शओोमद्भागवत्‌* है। नारदजी भगवान्‌ धिष्णु फै 
सन्‍्तत भजनकर्ता है जो अपनी वीणा पर मधुर स्वर से भगवान्‌ के अमृत्त- 
ताम का कौत॑न किया करते है और इस साहचर्य के कारण भागवत्त फे अनच्तर 


नारदपुराण* का क्रम--निर्देश उचित ही है। अब तक सृष्टि फे घिफाण की 
एक रेखा खीची गयी जिसमे ६ पुराणों के क्रम की संगति ला गयी । 





य्८ पुराण-विमर्श 


ड़ 


भीतर अग्निरूप से क्रियाशील होने वाली वस्तु ही मूल प्रेरणा देती है--यह 
भी एक मान्य मत है और इसी का प्रतिपादन करता हू अप्टम पुराण अग्नि 
पुराण" । अग्नि का तत्त्व सूर्य के ऊपर आधारित है अर्थात्‌ मूलतः सूर्य ही प्रेरक- 
शक्ति का काम करता है। 'सूर्ये आत्मा जगतस्तस्थुप:” के अनुसार सूर्य की 
जंगम तथा स्थावर सुष्टि की आत्मा होना वेद बतलाता है। इस प्रकार सुप्टि के 
उत्पादन में सूयं को महत्ता सर्वातिशायिती है और इसी सूर्य की महिमा का 
प्रतिपादक है--नवम भविष्यपुराण” । मूलतत्त्व के विंपय में कई विप्रति- 
पत्तियाँ दिखलाकर पुराण मे अपने मत को प्रकट किया है अग्रिम ब्ह्मवेचर्त 
के नाम द्वारा । भर्थात्‌ पुराण मत पे ब्रह्म से ही जयत्‌ की सृष्टि होती है । यह 
जगत्‌ ब्रह्म का बिवते है। विकार तथा विव्त का पार्थकय तो सर्वत्त प्रख्यात 
है। जगत्‌ ब्रह्म से उत्पन्त हुआ है अवश्य । परन्तु वह स्वय तात्तिक बस्तु नही 
है--मायिक है और इसीलिए ब्रह्मव॑वर्त की संज्ञा से ब्रह्म के मछ कारण होने 
और विश्व को उसका विवतं होने के सिद्धान्त का प्रतियादन पुराण करता है । 
अब विचारणीय प्रश्त है कि यह मलतत्त्व ब्रह्म जाना केसे जाय ? बह ती 
निर्मुण छहरा और तब समुणछप में उसकी पहचान किस प्रकार की जा सकती 
है ? जीव अपने मंगल के निमित्त उसकी उपासना किस प्रकार करे ? इन प्रश्नो 
का उत्तर अवशिष्ट पुराणों के द्वारा दिया गया है। ब्रह्म की शिव तथा विष्णु ही 
प्रस्यात सगृूण अभिव्यक्तियाँ हैं और ये दोनों भी नाना रूपो में प्रकट हुआ करते 
है जिन्हें अवतार” की सज्ञा दी जावी है। एकादश पुराण लिग** तथा तेरहवाँ 
स्कन्दपुराण* * शिव के साथ सम्बन्ध रखते हैं। वाराह, * * वामन, * २, कुर्म ६ * 
तथा मत्त्य *--ये चारो अवतार भगवान्‌ विष्णु के है जो सृप्टितत्त्व से 
विशेषरूप से सस्वद्र है और जिनके द्वारा वे इस घराधाम पर अवतीणे होकर 
भक्तो के क्लेशो का निन्रारण करते है तथा उन्हे मुक्ति पाने के निमित्त सुगम मार्ग 
का उपदेश भी देते हैं। श्लीमद्भागवत का इस विषय मे स्पष्ट कथन है 
( ५।१९।५ ) :-- 
मर्त्यावतार: खलु मत्य॑शिक्षणं 
रक्षो-वधायेव न केवर्ल विभो: ॥ 
विम्वु व्यापक भगवान्‌ का भत्येरूप मे अवतार राक्षसों के वध के लिए ही नही 
होता, प्रत्युत मत्यों के शिक्षण के लिए होता है। मत्यंशिक्षण की प्रधान 
दिशा है भवजंजाल से निवृत्त होकर आनन्दमयी मुक्ति की उपरूव्धि | इस 
अभिप्राय से भगवान्‌ के इतर भी मत्यंरूप मे अवतरण होते हैं जिनकी विश्विप्ट 
चर्चा आगे की जायेगी।* 


१. द्रष्टव्य माघवाचाय शास्त्री: पुराणदिभदर्शन छ० ७१-७४ । 


तृतीय परिच्छेद : भ्ष्टादश पुराण ८९, 


अन्तिम दो पुराणो का सम्बन्ध जीव-जन्तुओ की गतिविधि है । कर्म, ज्ञान 
व्तथा उपासना के सम्पादन से जीवन को कौन गतियाँ प्राप्त होती है इसका 
प्रतिपादक है सत्रहर्वाँ गरडपुराण*० जो मरणान्तर स्थिति का विशेष विवरण 
देता है और इन गतियो के विस्तृत क्षेत्र को वतलानेबाला है ' अन्तिम 
-बरह्माण्डपुराण * 5 । अपने कर्मो के फलानुसार जीव इस पूरे ब्रह्माण्ड के भीतर 
घमता रहता और सुख-दुःखका अनुभव किया करता हैं । इस प्रकार सुष्टिविद्या 
से सम्बद्ध तथा तदुपयोगी ज्ञान-कर्म के प्रतिपादन में अष्ठादश पुराण की 
उपयोगिता है। पौराणिक क्रम का यही अभिप्राय है । 


( ग ) पुराणों के विभाजन 


मत्स्यपुराण ( ५३६७-६८ ) के अनुसार पुराणो का त्रिविध विभाजन 
“मान्य है--सात्विक, राजस, तामस | सात्त्विक पुराणों से विष्णु का माहात्म्य 
अधिक रूप से वर्णित हूँ; राजस पुराणों मे ब्रह्मा का तथा अग्ति का माहात्म्य 
अधिकांश वर्णित हैं । तामस पुराणों में शिव का *। इन तीनो से भिन्‍त एक 
'संकीर्ण भेद भी है जिसमें सरस्वती तथा पितृगणों का माहात्म्य अधिकतर 
वर्तंसान है । पद्मपुराण में सात््विक पुराणों की गणना भी निर्दिष्ट है--वैष्णव, 
नारद, भागवत, गरुड़, प्च तथा वाराहु। परन्तु ध्यान देने की वात है कि 
इस विभाजन में अन्य पुराणों के साथ ऐकमत्य नहों है, आश्चर्य तो तब होता 
है जब निश्चयरूपेण शिवभक्ति के प्रतिपादक वायुपुराण को गरुड़पुराण 
सात्तविक पुराणों के अन्तर्गत रखता हैँ । फलतः इस विभाजन में वैज्ञानिकता की 
आशा करना दुराशामात्र है। ग़रुडपुराण" एक पग आगे बढ़कर सात्तविक 
पुराणों के भीतर तीन प्रकार का विभाग मानता है--( क ) सत्वाघम - मत्स्य 
तथा कु; (ख़) सात्त्विकमध्यम--वायु; (ग ) सात्त्विक-उत्तम ८ विष्णु, 
भागवत तथा ग़रुड । . देवता के प्राधान्य से पुराणो का विभाजन विद्वानों ने 


१. सात्विकेषु पुराणेषु माहात्म्यमधिक हरे: । 
राजसेपु च माहात्म्यमधिक ब्रह्मणो बिदु: ॥ ६७ ॥ 
तदृदग्ने्माहात्म्य॑ तामसेषु शिवस्थ च। 
संकीर्णेषु सरस्वत्या: पितृणां च निगद्यते ॥ ६८॥ 
->मत्स्य, अ० ५४३ 
२. सत्त्वाधमे मात्स्यकौम तदाहुर्वायुं चाहुः सात्त्विक॑ मध्यम च | 
विष्णो: पुराणं भागवत पुराण सत्त्वोत्तमे गारुडं प्राहुराया३ ॥ 
गरुडपुराण 


९० पुराण-विमर्शा 


किया है। गरुडपुराण के पूर्वोक्त कथन में कूर्म भी सात्तिक अर्थात्‌ विप्णु-- 
माहात्म्य प्रतिपादक पुराणों के अन्त्गंत स्वीकार किया गया है, परन्तु इसके 
प्रकाशित अंश ( ब्राह्मी संहिता ) में शिव-शिवा के माहात्म्य का हो पूर्णतः 
प्रकाशन है । महेश्वर ही परमतत्त्व माने गये है। शक्ति का भी यहाँ विधिष्ट 
वर्णन है | श्री कृष्ण भी शिव की स्तुति करते हुए दिसलाये गये है। ऐसी दशा में 
इसे 'सात्विक' कयोंकर कहा जा सकता है? वायुपुराण का स्वरूप निश्चयेन 
शिव-माहात्म्यपरक हैं और इसोलिए यह स्कन्दपुराण में ( शव) नाम से भी 
अभिह्वित किया गया हे । ऐसी दशा में इसमे पुराणसम्मत सात्त्विकता कहाँ ? 
फलत;: गरुड के पूर्वोक्त विभाजन में हम विश्येप श्रद्धा नही रख सकते । 
उपास्य देवो की विभिन्नता से पुराणो का विभाजन ऊपर किया गया है । 
स्कन्दपुराण के केदारखण्ड के अनुसार दश पुराणों में शिव, चार में भगवान. 
ब्रह्मा, दो में देवी और दो में हरि---इस प्रकार विभाजव किया गया है, परन्तु 
तत्‌ पुराणो के नाम-निर्देश न होने से इस विभाजन की वैज्ञानिकता मापी 
नहीं जा सकती । इसी पुराण के 'शिवरहस्य' नामक खण्ड के अन्तर्गत सम्भव- 
काण्ड मे (२।३०।३२८ ) एक दूसरा हो विभाजन किया गया है जो इसः 
प्रकार है--- 
(१) शैव ++ शिवविपयक 
शिव, भविष्य, मार्केण्डेय, लिड्र, वाराह, 
स्कन्द, मत्त्य, कुमें, वामन तथा ब्रह्माण्ड ( १० )। 
(२) वैष्णव ८ विष्णुविषयक 
विष्णु, भागवत, नारदीय तथा गछझदझ (४) 
( ३ ) ब्राह्म ८ ब्रह्माविषयक 





ब्रह्म तथा पद्म (२)।॥ 
( ४ ) आर्तेय <+ भग्तिविषयक रे 
अग्तिपुराण (१)।॥ 
(५ ) साथित्र ८ सूर्यविषयक 
ब्रह्मवैवर्त (४ ४॥ 
श्प 


स्कत्दपुराण के बनुसार प्रतिपाद्य देवानुसारी यह विभाजन वैज्ञानिक- 
रौत्या शोभन नही माना जा सकता, क्योकि 'पद्मपुराण” तो विश्चयेन भगवान्‌ 
विष्णु की महिमा का सविशेषभावेन प्रतिपादक है। इसीलिए गौडीय वैष्णवों 


तृतीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण ९्ृृ 


के सिद्धान्तों का विकास, विशेषत: राधा का, इसी पुराण के आधार पर है।' 
पह विभाजन सामान्‍य रीत्या ही मान्य है । ह॒ 


स्कन्दपुराण का विभाजन दो प्रकार से उपलब्ध होता है-- 


(क) खण्डात्मक विभाजन (ख) संहितात्मक विभाजन 
| | 
(१) माहेंश्वर खण्ड (१) सनत्कुमार संहिंता--५५ हजार इलोक 
(२) वंष्णव ,, (२) सूत संहिता ८६ ,, , 
(३) ब्रह्म. » (३) शाडूरी ,, करहे० 9 ९? 
(४) काशी ,, (४) वेष्णवी ,, :-8  अ अ। 
(५) भवन्ती ,, (५) ब्राह्यी ,, कद 
(६) तागर ,, (६) सौरी ,, 392 000. , 7 
(७) प्रभास ,, बााइअ बाद 
८ ६ लक्ष* 8 
इन खण्डो के अन्तगंत अनेक इन संहिताओं के भी अनेक अवास्तर 
बवान्तर खण्ड भी वर्तमान हैं खण्ड है | 


श्लोको की संख्या ८१ सहस्त । 


पुराण का वर्गोकरण 

महश्ायदश पुराणों के वर्गीकरण अनेक प्रकार से किये गये है। भिन्न-भिन्‍न 
पुराणों ने इस विषय में विभिन्‍न दृश्याँ अपनायी है । पुराण के पत्चलक्षण को 
आधार मानकर प्राचीन बार प्राचीनोत्तर--ये दो विभाग किये जा सकते हैं । 
इस कसौटी के अनुसार वायु, ब्रह्माण्ड, मत्स्य मौर विष्णु प्राचीन पुराण मालुम 


१. यह नाम संहिताओ तथा उत्तवी शइलोक संख्या सुृतसंहिता ( १ अ० 
इलोक १९-२४ ) के आधार पर है जो आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावलि ( ग्रन्धाडू: 
२४ ) मे पूना से प्रकाशित है ( १९२४ ई० )। इसके ऊपर माधवाचाय रचित 
तात्पयेदीपिका” व्याख्या भी यही प्रकाशित है। ध्यातव्य है कि ये माघव 
सायणाचाये के अग्रज माघवाचाय॑ से नितान्‍्त भिन्‍न है । ये मन्चती होने के हेतु 
साधवसस्त्री के नाम से प्रस्यात हैं, परन्तु हैं उनके समकालीन ही--१४ शती 
का भध्य भाग । विशेष द्र॒ष्टव्य मेरा ग्रन्थ आचाये सायण और माधव” 
( प्रकाशक, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग )। 


सूतसंहिता शव दर्शन के सिद्धान्तो की विस्तार से प्रकाशिका है। माधव 
की यह व्याख्या गम्भीर रहस्यो को सरलूतया प्रकठ करती है । 


०२ पुराण-वर्मर्श 


पडते है, क्योकि इन चारो में पुराण के पाँचो विषय उचित परिमाण में वरणित 
है । इनसे भिन्न पुराणों को प्राचीनोत्तर वर्ग में अन्तर्भुक्त समझना चाहिए। 
देवता के विचार से पुराणों का अन्य वर्गीकरण है। पद्मपुराण के अनुसार 
मत्स्य, कर्म, लिज्र, शिव, स्कन्द, अग्नि--ये छः पुराण तामस है। ब्रह्माड, 
ब्रह्मवैवतत, मार्केण्डेय, मविष्य, वामन झौर ब्राह्म--ये छः राजस पुराण हैँ तथा 
विष्णु, नारद, भागवत, गरुड, पद्म भर वाराह-- ये छः सात्विक पुराण माने 
गये है । यह वर्गोकरण विप्णु को सात्त्विक देव सानकर किया गया है। यहाँ 
तामस, राजस तथा सात्त्विक पुराणों की समान संस्या निर्धारित है ।* मत्स्य- 
पुराण इससे कुछ विभिन्‍न वात बतछाता है । उप्तको दृष्टि मे विष्णु के वर्णना- 
परक पुराण सात्त्विक, ब्रह्मा और अग्नि के प्रतिपादक पुराण राजस, शिव के 
प्रतियादक तामस, सरस्वतो और पितरो के माहात्म्य को वर्णन करनेवाले 
पुराण 'संकीर्ण' माने गये हैं । 


सात्तिवकेषु पुराणेपु माहात्म्यममधिक हरे: 
राजसेषु च माहात्म्यमधिक ब्रह्मणो विद्ुः। 
तहृदग्नेश्च, माहात्म्यं तामसेपु शिवस्यथ च 
संकोर्णेप्‌ सरस्वत्या: पितृणा च निगद्यते॥ 
>-मत्त्य ५३ भ०, ६८-६९ श्लोक 


स्कन्द की दृष्टि भे दश पुराणो मे तो केवल शिव को स्तुति है, चार में 
ब्रह्मा की और दो में देवी तथा हरि को हैं। इस वर्गीकरण में तत्तत्‌ पुराणों का 
नाम नही दिया गया है--- 


अष्टादशपुराणेषु दशभिर्गीयते शिव: 
चतुभिभंगवान्‌ ब्रह्मा द्वाभ्यां देवी तथा हरि: ॥। 
-स्कन्द, केदारखण्ड ६ 
१, मत्स्य कौम॑ तथा लैड़र शैर्व॑ स्कान्द तथँव च । 
आरतेये च पडेतानि त्ामसानि निबोध में ॥ 
वेष्णयं नारदीय च तथा भागवतं शुभम्‌ । 
गार्ड च तथा पादमं वाराह शुभदशने ॥ 
सात्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि शुभानि वे ॥ 
व्ह्माण्ड ब्रह्मवेवर्त माक्क॑ण्डेय॑ तथैव च। 
भविष्य वामन ब्राह्मं राजसानि निबोध मे ॥। 
“पह्म पुराण, उत्तरखण्ड, १६३।८१-८४ 


तृतीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण रे 


न्प्णं 


ठमिल ग्रन्थों में पुराणों के ये पाँच वर्ग किये गये हैं :--- 

(१ ) ब्रह्मा--ब्रह्ययुराण मौर पदुमपुराण, 

( र्‌ ) सूर्य--ब्रह्मवेवर्त, 

( ३ ) अग्ति---अग्नि, 

(४ ) शिव--शिव, स्कन्‍्द, लिड्भ, कूम, वामन, वराह, भविष्य, मत्स्य, 

मार्कण्डेय तथा ब्रह्माण्ड ( ८+ १० ), 

(४५ ) विष्णु--नारद, श्रीमद्भागवत, गरुड और विप्णु (८४ ) । 
तात्पयं यह है कि इन सकछ वर्गोकरण को विभिन्नता का कारण उनका विभिन्न 
दृष्टिकोण है। आधुनिक विद्वानों ने पुराणों मे वणित विपयो का पूर्ण और 
बालोचनात्मक परीक्षण करने के पण्चात्‌ विषय-विभाग के बनुसार पुराणों के 
छ: वर्ग निर्धारित किये है :--- 

(१) प्रथम वर्ग मे साहित्य का विश्वकोश है अर्थात्‌ मानव-समाज के 
लिए उपयोगी समस्त विद्याओं का--आध्यात्मिक तथा भौतिक विद्याओ का--- 
सार अंश एकत्र कर दिया गया है। आजकछ प्रकाशित होनेवाले विश्वकोण” 
के समान इनका संकरुन-मुल्य है । इस वर्ग में गछड़, अग्नि तथा नारदीय पुराण 
आते हैं जिनमें प्राचोव विद्याओ का संक्षेप बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया 
गया है । हि 

(२ ) द्वितीय वर्ग में मुख्यतः तीर्थों तथा ब्रतो का वर्णन है। इस विभाग 
में पद्मपुराण, स्कन्द तथा भविष्य की गणना है। थ्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति! 
के न्याय के अनुसार ही इसे समकना चाहिए । इन विषयों की मुख्यता होने के 
कारण ही ये तीन पुराण इस वर्ग मे आते है, अन्यथा सामान्य रूप से ये विषय 

न्‍्यत्र भी देखे जा सकते है । 


( ३ ) तृतीय वर्ग ब्रह्म, भागवत तथा ब्रह्मवैवर्त पुराणों का है। इनके 
विषय मे विद्वानों का मत है कि इनके दो-दो संस्करण हो चुके हैं, जिनमें इनका 
मूल भाग वही है जो उनका केन्द्रस्थ भाग है। इन दो बार के संस्करणों में 
आगे-पीछे बहुत कुछ जोड़ा गया है ॥* 

(४ ) चतुथथ वर्ग में ऐतिहासिक पुराणों की गणना है--ऐतिहासिक 
पुराण” से तात्पर्य उस पुराण से है जिसमें कलियुग के राजाओं का 





१. श्रीमद्भागवत के इस द्विविव संस्करण के विषय मे लछेखक को महान 
सन्देह है । भागवत इतना सुव्यवस्थित पुराण है परस्पर में अन्त्योग से 
समन्वित, कि उसके दो संस्करण होने की वात समझ मे नही आती | प्रचलित 
मत का आश्रय लेकर ही पूर्वोक्त कथन है । 


९४ पुराण-विमर्श 


वर्णन विशेष रूप से, इतिहास की दृष्टि को लक्ष्य में रखकर, किया गया है । 
'ऐसे वर्ग मे वायु तथा ब्रह्माण्डपुराण का समावेश है। यहाँ व्यान रखने की बात 
हैं कि इन दोनो पुराणों मे पारस्परिक सास्य वर्णन का ही नही, प्रत्युत अध्यायों 
का भी इतना अधिक है कि डा० किफफेल ने इन दोनों को एक ही मूल पुराणों 
से विनिःसृत बतलाया है। दोनो में अध्याय के अध्याय ज्यों के त्यों आये हुए 
हैं । इसीलिए किर्फेल का कहना है कि किसी प्राचीन युग में दोनों एक ही पुराण 
में अन्तनिविप्ट थे ।* पीछे ये प्थक्‌ कर दिये गये । यह घटना वाणभट्ट से पूर्व 
अर्थात्‌ सप्तम शती से पहिले ही हो छुकी थी जब उन्होने वायुपुराण के प्रवचन 
का स्पष्ट उल्लेख किया है । 

(५) पञ्चम वर्ग मे साम्प्रदायिक पुराणों का अन्तर्भाव है। इसमे लिझ्ध, 
वामन तथा माकंण्डेयपुराण आते है । 

(६) पष्ठ सर्ग में वाराह, छूमें तथा मत्स्यपुराणकी गणना है. जिनमे 
पाठो का अत्यधिक संशोधन होने से मूल पाठ रह ही नही गया है ।* 

यह वर्गीकरण सामान्य रीति से ही समझना चाहिए । पुराणो का वर्गीकरण 
न यथार्थतः सर्वेमान्य रूप से है, और न हो ही सकता है। भिन्नर॒चिहि लोक: । 


( घ ) शिवपुराण तथा वायुपुराण का स्वरूपनिर्णय 


विभिन्न पुराणो मे निर्दिष्ट पुराणसुची में चतुर्थ पुराण के रूप मे किस पुराग 
-की गणना मान्य की जाय, इस विषय में ऐकमत्य नही है। यह बस्तुतः मतभेद 
का एक गंभीर विषय है । पुराणो की बहुल साख्या 'शिवपुराण' को चतुर्थ पुराण 
मानने के पक्ष में है, अल्पीयसी संख्या 'वायुपुराण” को वह आदरणीय स्थान देने 
पर आग्रह रखती है। नामनिर्देशपुर्वंक यदि स्पष्टतः कहना पड़े, तो कहना होगा 
कि कूर्म, पद्म, ब्रह्मवेवर्त, भागवत्त, मार्केण्डेय, लिंग, चराह तथा विष्णु 'शिवपुराण 
के पक्ष मे अपनी सम्मति देते हैं । जब कि देवीभागवत, नारद तथा मत्स्य वायु- 
पुराण के पक्ष में अपना मत देते हैं, इस प्रकार विभिन्‍न भाठ पुराणों के द्वारा 
निर्दिष्ट होने से 'शिवपुराण” को ही चतुथे महापुराण होने का श्रेय प्राप्त है, परंतु 





१. जमं॑त्र विद्वानु डा० किफेंल ने अपने मत का, विशद प्रतिपादन पुराण 
पञ्चलक्षण” ग्रन्ध की जमन-भाषा-निवद्ध भूमिका मे किया हैं जिसका अंग्रेजी 
अनुवाद भी हो चुका है तिरुपति से प्रकाशित जनेल भाव वेंकटेश्दर इन्स्टिच्यूट 
को पत्रिका ( भाग ७और ८ ) में । 

२. देखिए डा० पुलासकर का एतद्विषयक लेख-कल्याण का संस्कृति 
"अंक ( १९५० ) पृ० ५५२-५५३ । 


तृतीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण थ्पु 


'ऐसे विषयों मे बहुमत का कोई मूल्य ठतथा महत्व नहीं माना जा सकता। 
-प्रामाणिकता का निर्णय बहुमत की कसौटी से करना न्यायसंगत प्रतीत 
नहीं होता । 


4. दोनों पुराणों का वर्तमान स्वरूप 
इस समय शिवपुराण तथा वायुपुराण के ताम से दो विभिन्न ग्रंथ प्रचलित 
हैं जो आकार-प्रकार में, वण्णविषयक के संकेत में निरांत भिन्नता रखते हैं। 
शिवपुराण बम्बई के वेंकटेश्वर प्रेस से छपकर प्रकाशित है ( सं० १९८२, शाके 
१८४५७ ) तथा पंडित पुस्तकालय, काशी से अभी निकला है। वायुपुराण विव्लि- 
ओथेका इण्डिका ( कलकत्ता, १८८०-८९ ई० ) में, आनन्द संस्कृत ग्रन्थावलि 
( पूना, १९०५ ई० ) में तथा गुरुमंडलू ग्रंथभाला ( कलकत्ता, वि सं० २०१६, 
६० सन्‌ १९५९: उन्नीसम्ाँ पुष्प ) में प्रकाशित हुमा है। इन तीनों संस्करणों 
नें पाठ प्रायः एक समान ही है । शिवपुराण की खंडभूता संहिताओ की संख्या 
का निर्णय एक विषम समस्या है । इस समस्या की जटिलता का अनुमान इस 
घटना से किचिन्मान्न लग सकता है, जब हम दो प्रकार की संहिताओं का निर्देश 
वर्तमान शिवपुराण मे दो स्थानों पर प्रायः एक ही रूप में पाते हैं। शिवपुराण 
ल्‍की विद्ये॑वर संहिता ( अध्याय २। ४९-५५ ) में तथा वायबीय संहिता के 
धूर्वार्ध में ( प्रथम बष्याय, इलोक ५०-५२ ) बारह संहिताओों तथा उनकी 
'इलोक संख्या का निर्देश प्रायः एक ही आकार-प्रकार से उपलब्ध होता है। 
इन संहिताओ के नाम ये हैं---विद्येश्वर, रौद्र, विनायक, औम, मातृ, रुद्रेकादश, 
कैलास, शतरुद्र, कोटिरुद्र, सहख्कोटि, वायुप्रोक्त संहिता तथा घर्मंसंहिता ।* 
इनकी श्लोक संख्या एक लाख वतायी जाती है। इन लक्षश्लोकात्मक 
द्वादश संहिताओं से सम्पन्न शिवपुराण का अस्तित्व हस्तलेखो के रूप में भी नहीं 
सुना जाता, इसके प्रकाशित होने की तो बात ही न्यारी है। इलोकों की यह 
भहती संख्या भी आलोचकों को शंका का एक प्रधान कारण है । इस संख्या के 
सम्मिलित होने पर तो चतुलक्षात्मक पुराणों की संख्या में विशेष वृद्धि का प्रसजः 
उपस्थित होता है जो कंथमपि न्याय्य तथा निर्देश नही माना जा सकता | तथ्य 
यही प्रतीत होता है कि शिवपुराण की मूलभूत चतुविशति साहस्नो सप्तसंहिताओं 
के स्थान पर ही यह चतुगगृंणित संस्यावाली द्वादश संहिताएं केवल पुराण के 
विशिष्ट गौरव तथा सर्वेमान्‍्य माहात्म्य को प्रकट करने के लिए ही कल्पित की गयी 
हैं। क्योंकि पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है स्कँदपुराण, परन्तु उसके भी ण्लोकों 
की संख्या इक्यासी हजार तक सीमित है। फलत: लक्षश्लोकी महाभारत से 
१, द्रध्व्य परिशिष्ट १। 


० पुराण-विमर्श 


तुलना तथा समान सम्मान से सम्पन्त होने की भव्य भावना ही 'शिवपुराण' केः 
इस विराट रूप का कारण मानी जा सकती है। उपलब्ध शिवपुराण की साता 
सहिताओ का मिर्देश इस प्रकार है--१-विद्येश्वर साहिता ( २५ अध्याय ),. 
२-रू् सहिता ( १९७ अध्याय ) [जिसमे पाच खंड है (क ) सुष्धि ( २० 
भ०) ( ख ) सती खण्ड ( ४३ भ० ), (ये) पावंती खंड (५५ भ०, (घ )- 
कुमार खंड (२० अ०) (ड ) युद्ध खड (५९ अ० )] ३--शत्तरुद्द संहिता 
(४२ अ०, ४--कोठिरंद्र सहिता ( ४३े अ० ) ४-उम्रा संहिता (५१ 
अ० ), ६-केलास संहिता ( २३ अ० ) तथा ७--वायबीय संहिता ( पृव॑ 
भाग ३५ अ० तथा उत्तर भाग ४१ )। इन सहिताओ में अन्तिम संहिता वायु- 
प्रोक्त होते से वायवोय नाम से अभिहित की जाती है तथा इसके दो भाग है 
जिनके अध्यायो की सख्या का निर्देश ऊपर किया गया है। इस प्रकार समग्र 
शिवपुराण में ४५७ अव्याय हैं, परन्तु वायवीय साहिता में केवल ७६ अध्याय 
तथा चार सहस्न श्लोक है । 

वायुपुराण पुराण-साहित्य मे अपना एक विशि" स्थान "रखता है--- 
पुराणीय पंचलक्षण को सम्पत्ति मे तथा रचना की प्राचीनता मे तथा शैली की 
विशुद्धता मे । पुराणीय पंचलक्षणोय का उचित सन्निवेश लघुकाय होने पर भो 
वायुपुराण का एक आकर्षक चेंशिष्टय है । इसमे सगे, प्रतिसर्ग, वंश, मन्धंतर 
तथा वंशानुचरित---ये पाचो विषय दीघे या ह्ृस्व मात्रा मे उपलब्ध होते हैं । 
उपलब्ध वायुपुराण मे ११२ अध्याय मिलते है, परन्तु ग्रंथ की अन्तरंग परीक्षा 
से स्पष्ट पता चलता है कि अन्त के नौ अध्याय ( १०४-११२ ) वैष्णव मत की 
पुष्टि के लिए किसी वैष्णव लेखक ने पीछे से जोडे है। इस पुराण का अध्तिम 
अध्याय विना किसी संदेह के १०३रा अध्याय ही है, क्योकि इसके अन्त में पुराण- 
के अवतार की ग्रुरुपरंपरा प्रामाणिक रूप से निबद्ध की गयी है (शइलोक ५८-६६) 
तथा भागे के श्लोको मे फलश्रुति और महेश्वर की स्तुति की गयी है जो बायु- 
पुराण के शैवतत्त्वप्रतिपादक होने का स्पष्ट संकेत है। अध्याय १०४ में महषि 
व्यास द्वारा परमतत्व के चर्णन तथा साक्षात्कार का विवरण है और वह परम- 
तत्त्व राधासंवलित श्रीकृष्ण ही माने गये है । यहाँ आनंदकंद श्री कष्णचद्र का 
वर्णन बडी ही सरस भाषा तथा रसमयी शैली मे निबद्ध होकर रससम्पन्त गीति 
काव्य का चमत्कार उपस्थित कर रहा है। इस वर्णन में राधा का नामोल्लेख,, 
जो श्रीमद्भागवत तथा विष्णुपुराण जैसे विशुद्ध विष्णुभक्तिप्रधान पुराणों मे भी 
नही किया गया है, वायु के इस अव्याथ को इन पुराणों को रचना से अवान्तर- 
कालीन सिद्ध कर रहा है | वायुपुराण के अच्तिम आठ अध्याय ( १०५-- 


१, द्रष्टव्य परिशिष्ट २। हि 


तृतीय परिच्छेद : अष्टादश'पुराण ९७ 


११२ ) गयामाहात्म्य के विशद प्रतिपादक है । गया के तीथंदेवता गदाघर' 
नास्‍्ना प्रख्यात विष्णु ही है जिनकी यह भनुप्राससयी स्तुति इसके साहित्यिक 
स्वरूप की परिचायिका है-- 
गदाघरं व्यपगत कालकल्मषं 
गयागत॑ विदितगुणं गुणातिगस्‌ । 
गृहागतं॑ गिरिवर-गौर-गेहरं 
गणाचितं॑ वरदमहं नमामि।। 
+-अ० १०९, श्लोक २७ ।॥ 
इस प्रकार अध्याय १०४-११२ भगवान्‌ विप्णु की स्तुति तथा महत्ता 
के प्रतिपादक है और इन्हें निश्वयरूप से वैष्णवमत की संवर्धना के निमित्त 
किसी लेखक ने इस प्राघान्यतः शिवमाहात्म्यप्रतिपादक पुराण में पीछे से जोड़ 
दिये हैं। भन्‍्य के प्रथम अध्याय में पुराणस्थ विषयों की अनुक्रमणी में भी 
गयामाहात्म्य” का निर्देश न होना निश्चय ही इसे प्रक्षिप्त सिद्ध कर रहा है। 
वायुपुराण चार भागों में विभक्त है--( १ ) भ्रक्रियापाद ( अ० १--६ ), 
(२ ) उपोद्धातपाद ( अ० ७--६४ ), ( ३ ) अनुषंगपाद ( अ० ६५--९९ ), 
(४ ) उपसंहारपाद ( अ० १००--११२ ) भागचतुष्टय की यह कल्पना बड़ी 
प्राचीन है। इन भागो की तुलना वेदचतुष्टय तथा कालचतुष्टय से की गयी है 
तथा समग्र पुराण की संख्या द्वादइश सहस्त निश्चित रूप से दी गयी है। 
( ३२।६६ ) जो उपलब्ध पुराण की शलोकसंस्या से बहुत अधिक नहीं है । 
प्रचलित वायुपुराण की श्छोकसंख्या दस सहस्त नौं सौ इक्यानवे ( १०,९९१ ) 
है। प्रतीत होता है कि इस पुराण के कुछ अंश छिन्न-भिन्‍न तथा च्रुटित हो गये 
हैं । इतना तो निश्चित ही है कि आजकल का उपलब्ध यह पुराण प्राचीन वायु- 
पुराण से विद्येष भिन्‍न नहीं है । 
मूल इलोको की संख्या का प्रतिपादक पुराणस्थ वचन ध्यान देने योग्य है-- 
एवं द्वादश साहख॑ पुराणं कवयो विदु:। ६६ 
यथा वेदश्चतुष्पादरचतुष्पादं तथा युगस््‌ 
यथा युगं चतुष्पादं विधात्रा विहितं स्वयम् 
चतुष्पादं पुराण तु ब्रह्मणा विहितं पुरा॥ ६७ ॥' 
-वायुपुराण, द्वात्रिश अध्याय । 
२. चतुर्थ पुराण का लक्षण 


शिवपुराण तथा वायुपुराण में किसे महापुराण साना जाय ? यह समस्या 
गंभीर, है । इसका समाघान यहाँ प्रस्तुत किया गया है। पुराणों की संख्या अठा- 
७ पु० चि० प 


९८ पुराण-विमर्श 


रह है; यह तो पौराणिको का निश्चित तथा प्रामाणिक सम्प्रदाय है। इससे 
विरुद्ध होने के कारण डा० फरकूहर का पुराणों की संख्या बीस मानने का 
आग्रह कथमपि समुचित नही है ।* उन्होने शिव तथा वायु के अतिरिक्त 'हरिवंश' 
को पुराणों के भीतर अंतर्भुक्त कर पु तणसंख्या वीस मानी है। इस मत के लिए 
कोई भी आधार नही है--न संप्रदाय का और न किसी ग्रन्य का ही । कूमें- 
पुराण का वायु तथा शिवपुराण दोनों को एक साथ अष्टादश पुराणों के अंतर्गत 
मानना कथमपि समुचित नही है, क्योकि यह सूची 'अग्निपुराण” को महापुराण 
से बाहर फेक देती है, जो सब प्रकार से पुराणों के अन्त्गंत निश्चित रूप से 
माना गया है | फलत: वायुपुराण मौर शिवपुराण--इन दोनो में से किसी एक 
को तो महापुराणो की सूची से हटाना ही पड़ेगा । परन्तु किसको ? इसी का 
समाधान करने का यह प्रयास है । 

सबसे प्रथम चतुर्थ पुराण के समस्त लक्षणों को एकत्र करना चाहिए कि 
ये लक्षण दोनो पुराणो मे से किसके साथ सुसद्भुत घटित होते हैं। पुराणों के 
अनुक्रमणी भाग में ये लक्षण दिये गये है, परच्तु इस भाग पर विशेष आस्था 
रखना भी न्याय्य नही, क्योकि ये अर्वाचोन काल की रचना है--सम्भवतः३ 
एकादश शताब्दी की । नारदीयपुराण ( पूर्वाध ९५ अ० ), रेवामाहात्म्य तथा 
मत्थ्यपुराण ( ५३ अ० ) मे चतुर्थ पुराण के लक्षण दिये गये है । नारदीयपुराण* 
( १।९५-११६ श्लोक ) के अनुसार वायवीयपुराण रुद्र का प्रतिपादक, चौबीस 
सहस्र श्लोको से सम्पन्न, श्वेतकल्प के प्रसद्ध से वायु द्वारा प्रतिपादित है। 
इसके दो भाग है--पूर्व॑ भाग मे सर्गादि मन्वंतरों के राजवंश, गयासुर का 
विस्तार से हनन, माघ मास का माहात्म्य, त्रत, दानधर्म, राजघर्म आदि विषयो 
का विवरण दिया गया है। उत्तर भाग मे नमंदा का वर्णन तथा शिव का 
माहात्म्य प्रतिपादित है। रेवामाहात्त्यरे के अनुसार पूर्व भाग मे शिव की 
महिमा तथा उत्तराधें में रेवा ( नमूंदा ) का माहात्म्य वर्णित है। भत्त्यपुराण? 
तथा वायबीय संहिता*का संक्षिप्त वर्णन बतलाता है कि वायु ने श्वेतकल्प 
के प्रसड् से रुद्र को महिमा चौवीस हजार श्लोको मे प्रतिपादित की है। इन 
लक्षणो को समन्वित करने से इस चतुर्थ पुराण के वैशिष्य्य का परिचय निश्चयेन 
मिलता है । यह वायु के द्वारा प्रोकत श्वेतकल्प के प्रसद्ध में रद की महिमा का 
प्रतिपादक पुराण है जिसमे दोनो खण्डो की शलोकसंख्या मिलाकर २४ हजार 
है । नारदीयपूराण की अनुक्रमणी अन्य की अपेक्षा कुछ विस्तृत है। उसके 
अनुसार पूर्वार्ध में गयासुर के वर्णन का तथा उत्तराध॑ मे नमंदा के माहात्म्य का 


१. भाउट लाइन आव्‌ रिलिजस लिटरेचर आवब्‌ इंडिया, छ० १३९। 
२-४. द्रण्टव्य परिशिष्ट ३, ४, ५ तथा ६।॥ हे 


तृतीय परिच्छंद : अष्टादश पुराण ण्ड, 


शर्णन है तथा दान, घर्म आदि अन्य विषयों का भी यहाँ संकेत है । बब देखना 
कि इन लक्षणों का समन्वय किस पुराण में किया जा सकता है--शिवपुराण 
बयवा वादुपुराण में ? 


उतर जाए ्ी 


३. शिवपुराण में लक्षणसंगति 
प्रथमत: शिवपुराण में इस लक्षण का समन्वय संचटित नहीं होता ॥ शिव- 
पुराण के अन्तर्गत अन्तिम 'वायवीय संहिता” का ही प्रवचन वायु के द्वारा 
निर्दिध है, समस्त पुराण का नही । उसी के पूर्वाध तथा उत्तराधे नाम से दो 
खंड अवश्य विद्यमान हैं, परन्तु श्लोको की संख्या केवल चार सहसत्न है। शिव 
के माहात्म्य का वर्णन तथा शैवदर्शन के सिद्धान्तों का बहुश: प्रतिपादन अवश्य 
“उपलब्ध है, परन्तु उसके पूर्वार्व में न तो नयासुर के वध का प्रसद्ध है मौरुन 
उत्तराधघ मे रेवा (नमंदा) के माहात्म्य का ही कही संकेत है। समग्र शिवप्रण 
के इलोकों की संख्या चौवीस हजार से कही अधिक है | ऐसी दशा में शिवपुराण 
को चतुर्थ पुराण होने का गौरव कथमपि प्रदाव नहीं किया जा सकता । शिव- 
पुराण को महापुराण माननेवाले श्रीघर स्वामी भागवत की ठोका ( १।१।४ ) 
'में वायवीय' से उद्युत इस श्लोक की शिवपुराण में सत्ता पर भी अपना पक्ष 
आआधारित करते हैं--- 
तथा च बायवीये--- 
एतनन्‍्मनोरमं चक्र मया सुष्ट॑ विसृज्यते। 
यत्रास्य शीर्यते नेमि: स देशस्तपस: शुभ: ॥ 
“यह श्लोक शिवपुराण की वायवीय संहिता ( ११८८ ) में उपलब्ध होता है । 
इस उपलब्धि से हम इतना ही अनुमान लगा सकते हैं कि श्रीधर स्वामी के 
'समय ( १३वीं शती ) में शिवपुराण ने 'वायुपुराण' को इतना दवा रखा था कि 
“वायवीय संहिता' के द्वारा सामान्यजन वायुपुराण” का अर्थ समभने लूग गए 
थे। निवन्धकारो का साक्ष्य इसके विपरीत है। वे लोग शिवपुराण की अपेक्षा 
वायुपुराण से ही प्रमाण के लिए इलोक उद्धुत करते है ।* श्रोधर स्वामी के द्वारा 
उद्घृत श्लोक उपलब्ध वायुपुराण मे भी कुछ भिन्न रूप में उपलब्ध होता है ।* 
इससे पता चलता हैं कि श्रीधर स्वामी के सामने वायुपुराण का कोई भिन्‍न ही 
पाठ वरतंमावन था | यदि शिवपुराण को महापुराण को गणना मे निविष्ठ माना 





८. हाजरा: पौराणिक रेकार्ड्स आन हिन्दू राइट्स ऐण्ड कस्टमृस, पु०१४। 
९, अमतो घर्मेंचक्रस्थ यत्र नेमिरशीय॑ँत्त । 
कर्मंणा तेन विख्यातं नैमिषं मुनिपुजितमु ॥ 


“जायुपुराण ( आनंदाश्रम ) २८ । 


१०० हे पुराण-विमर्श 


जाय; तो उसकी परम्परागत एक लक्ष श्लोको के योग से तो पुराणों की इलोचा« 
संख्या चार लाख से बहुत ही बढ जायगी । थदि समग्र 'शिवपुराण' को इस 
गणना मे न रखकर केवल 'वायवीय सहिता' को ही अन्तर्भुक्त माने, वो विशेष 
विप्रतिपत्ति है उसके श्लोको की संख्या की । अनुक्रमणीनिदिष्ट २४ सहुल्न ब्लोको 
के विरोध मे यहाँ तो केवल ४ हजार ही इलोक मिलते है । ऐसी दशा में शिव- 
पुराण मे महापुराण की संगत्ति कथमपि नही बँठती । 


४. वायुपुराण में लक्षणसंगति 

अब इस लक्षण की संगति उपलब्ध वायुपुराण से मिलाने से इसके अनेक 
अंश--सर्वाश भले ही वही--निश्चित रूप से मिलते है। इसके वक्ता वाद है 
तथा रुद्र-शिव की महिमा का विशद तथा व्यापक प्रतिपादन यहाँ किया गया 
है । भाज इसमे चार खड ( पाद ) अवश्य उपलब्ध होते है, परन्तु हस्तछेखो की 
समीक्षा बतलातो है कि प्राचीन काल मे कभी इसके दो ही खण्ड थे---पूर्वा्व 
तथा उत्तरा्ध । गडयार से उपलब्ध एक हस्तलेख मे यही विभाजन है ।"* यही 
विभाजन अनुक्रमणी से निर्दिष्ट किया गया है । रहा वायुपुराण की इछोकसख्या 
का समन्वय । ग्रंथ की अन्तरंग परीक्षा से तथा हस्तलेखों के प्रामाण्य पर बायसु- 
पुराण का उल्लेख द्वादशसाहस्ती सहिता' के नाम से किया गया है| इसमे मूलतः 
१२ हजार ही इलोक थे और इससे सम्बद्ध अनेक स्वतन्त्र माहात्य्यग्रन्थों का 
उदय कालान्तर में होता गया जिससे अनुक्रमणीरचना से पुर्व उसमें २४ हजार 
एलोको की मान्यता सिद्ध हुई । डाक्टर पुसालकर का कहना है कि इगलिंग के 
केटेलाग ( हस्तलेख सं० ३५९९ ) मे वायुपुराण के बन्तगंतठ किसी रूक्ष्मी 
संहिता का उल्लेख है जिससे इस प्रुराण से सम्बद्ध अन्य संहिताओ के अस्तित्व 
की कल्पना न्याय्य प्रतीत होती है । ये सहिताएं जो मूल वायुपुराण की कभी 
अंशभूता थी, आज उससे हटकर १थक्‌ रूप से उपलब्ध होती हैं । इसलिए वायु- 
पुराण के श्लोको की संख्या की गणना अनुचित नही प्रतोत होती । वाराहुकल्प 
से सस्वद्ध होने पर भी श्वेतकल्प की घटताओ का भी उल्लेख गौणरूप से वायु- 
पुराण में पाया जाता है। इस प्रकार वायुपुराण में चतुर्थ पुराण के सब 
लक्षण तो पूर्णतया सगत नही होते, परन्तु अधिकाश की संगति बैठती है। 


' १. हस्तलेख की पुष्पिका--इति श्री महापुराण वायुप्रोक्ते छ्दश साहचा 

। संहिताया ब्रह्माडाव्तं समाप्तम्‌। समाप्तम्‌ वायुपुराणं पूर्वांम । अतः 
पर रेवामाहात्म्यं भविष्यति ॥ 

२. डा० पुसालकर--स्टडीज इन दि एपिक्स ऐण्ड पुराणज, पू० शे८ 

| इम्बई, १९५५ )। 


तृतोय परिच्छे द : अष्ठादश पुराण ९०१ 


शजयामाहात्म्य प्रथमार्ध मे उल्लिखित किया गया है, परन्तु भाज यह ग्रन्थ के 
बिलकुल अन्त में ही मिलता है ( अव्याय १०५ से लेकर ११२ तक )। मेरी 
दृष्टि मे यह माहात्म्य मूल ग्रन्थ में पीछे से जोड़ा गया अंश है, परन्तु अनुक्रमणी 
की रचना से पूर्व ही यह वहाँ विद्यमान था । ऊपर मैंने दिखलाया है कि किस 
प्रकार उपलब्ध वायुपुराण का नैसगिक पर्येवसलान १०३ अध्याय में ही है और 
उसके बादवाला अंश पीछे जोड़ा गया है। फलतः शिवपुराण में की अपेक्षा 
वायुपुराण से पृव॑ंनिदिष्ट छक्षण अधिकता से उपलब्ध होते हैं । 





५, वायुपुराण का रचनचाकाल 


। ही नही, वायुपुराण की रचना, उल्लेख, विपयसंगति आदि का 
विवेचन ऐसे घ्वतन्त्र प्रमाण है जिनके द्वारा इसके महापुराण होने के तथ्य की 
पर्यापरूपेण पुष्टि होती है । बायुपुराण निश्चितरूपेण प्राचीन, तान्त्रिक प्रभाव 
से बिरहित तथा सास्प्रदायिक संकीर्णता से नितान्‍्त विरवजित पुराण है, जब कि 
शिवपुराण भर्वाचीन, तान्त्रिकता से मंडित तथा रोद्री सास्प्रदायिकता से समग्र- 
तया संपुटित एक उपपुराण की कोटि का ग्रन्थ है । इस तथ्य की संपुष्ठि दोनों 
पुराणों के यथाविधि समय-निर्देश के पोषक प्रमाण से की जा सकती है। पष्ठ 
तथा सप्तम शतक में वायुपुराण की लोकप्रियता का पर्याप्त परिचय हमे उपलब्ध 
होता है शद्भूराचार्य के ब्रह्मसूत्र पर भाष्य द्वारा तथा वाणभट्ट के दोनो ग्रन्थों 
हारा | शट्भूराचायं ने पुराण का न तो नामनिर्देश किया है और न पुराण का 
सामान्य उल्लेख ही किया है। वे पुराणस्थ वचनों को 'स्मृतिवचनना मानते है, 
'परन्तु ये किसी भी स्मृति मे उपलब्ध न होकर “पुराण” में हो उपलब्ध होते 
हैं --विशेषतः 'वायुपुराण” मे | उदाहरणायें, ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य ( १।३२८ ) 
में नामरूपे च भूताना' पद्य स्पृतिवचन रूप से उद्धृत है। यह वाथुपुराण के 
९वे अध्याय का ६३वाँ शलोक है। इसी प्रकार भाष्य ( १॥३॥३० ) में दो पद्म 
उद्घ्षत किये गये है स्मृत्तिवचन के रूप मे--- 

तेपां ये यानि कर्माणि प्राक्‌ सुष्दयां प्रतिपेदिरे 

तान्येब प्रतिपद्चल्ते सृज्यमाना: पुत्र: पुनः। 

हिल्ाहिसे मुदुक़रे धर्माधर्मावृतानते 

तद्‌ भाविता: प्रपच्चच्ते तस्मात्तत्‌ त्तस्थ रोचते॥। 
ये दोनो वायुप्राण मे अध्म अध्याय के ३२ तथा ३३ संख्यक पद्च हैं। ये 
अगल अव्याय में पुनः उद्घृत किये गये है ( & ज०, ५७ तथा ४५८ श्लोक ) | 


इस भाष्य के बचत में स्मृतिवचतत के रूप से तीन पद्य उदघृत किये 
आर्य 8छू+-- 


१०२ पुराण-विमर्श 


स्मृतिरपि-- 

ऋणषीणां नामधैयानि याश्च वेदेषु दुष्टय: 

शर्वय॑स्ते प्रसूत्तानां तान्येवास्थ दधाति सः। 

यथतुष्वतु-लिज्भानि नानारूपाणि पव॑ये 

दृश्यन्ते तानि तान्येव यथा भावा युगादिषु ॥ 

यथाभिमानिनोष्तीतास्तुल्यास्ते साम्प्रतेरिह 

देवा देवेरतीतेहि रूपै्नामभिरेव च॥ 
इन तीनो श्छोकों मे से आदि के दोनो श्लोक वायुपुराण मे ( € अ०, ६४ ठथा 
६५ श्लोक) उपलब्ध होते है । इन उद्धृत श्लोकों के स्थान का निर्देश आचाय॑े 
शद्धूर ने नही दिया है। परन्तु मेरी दृष्टि मे ये श्लोक बायुप्राण से ही उद्घृत 
किये गये हैं । इसका मुख्य कारण इस पुराण की उस युग मे--सप्तम शतती में--- 
लोकप्रियता है, क्योकि माइराचाये से पुव॑वर्ती प्रस्यात गद्यकाव्यनिर्माता बाण- 
भट्ट ने अपने दोनों ग्रन्थों में वायुपुराण का निःसंदिग्ध उल्लेख किया है! 
फादस्बरी के पूर्वभाग में जाबालि आश्रम के वर्णनप्रसद्भ मे बाणभट्ट की एक 
विख्यात परिसंस्यामयी उक्ति है-पुराणे वायु-प्रकपितम्‌ ( भर्थात्‌ बायुजन्य 
प्रलपन पुराण से था। अन्यत्र कही भी वायुजन्य प्रदाप--वायु के प्रभाव मे 
बकभक करना--नही था )। यह निश्सन्देह वायुपुराण” के अस्तित्व का परि- 
चायक है । इतना ही नहीं, उस युग में वायुपुराण का प्रवचेन भी एक सामान्य 
वस्तु था ।*हषंचरित ( तृतीय परि० ) पे बाणभट्ट का उनके मित्र पुस्तकवाचक 
सुदृष्टि ने गीतवाद्य के द्वारा मनोरखन किया जिसमे पवमान [ वायु ) भोक्त 
पुराण का पठत्त भी सम्मिलित था। यह पुराण व्यासमुनि के द्वारा गीत, अत्यंत 
विस्तृत, संसारभर मे व्यापक तथा प्रभावशाली, पवन के द्वारा प्रोक्त था और 
इस प्रकार हषचरित' से अभिन्न था। ध्यातव्य है कि इस भारया में पुराण के 
लिए प्रयुक्त चिशेषण मेष के माहात्म्य से 'हर्षंचरित' की विशिष्टता के प्रति- 
पादक है । यह वर्णन वायुयुराण की छोकप्रियता का निःसन्दिग्ध प्रमाण है। 

फलत: वायुपुराण सप्तम शती से निःसन्देह प्राचीनतर है । 


३. पुस्तकवाचक: सुदृष्टि: गीत्या पवमान-प्रोक्त पुराणं पाठ । 
तदपि भुनिगीतमत्तिष्रथु तदपि जगदव्यापि पावन तदधि 
हषंचरितादभिन्‍्न॑ प्रतिभाति हि प्राणमिदसु ॥ 
इस आर्या में 'पावन' ( पवित्र तथा पवन सम्बन्धी अर्थ का द्योतक ) एक- 
विशिष्ट श्लिष्ट पद है । 


तृतीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण १०३े 


महाभारत मे वायुप्रोक्त, ऋषियों द्वारा संस्तुत-प्रशंसित पुराण का स्पष्ट 
निर्देश है जिसमे अतीत ( भूत ) तथा अनागत ( भविष्य ) से संबद्ध चरितों 
का वर्णन किया गया है--- 
एतत्तें सर्वमाख्यातमतीतानागत मया | 
वायुप्रोक्तमनुस्मृत्य पु राणमृषि-संस्तुतस्‌ ॥। 
--महाभारत वनप्वे १९१॥१६। 
इस पद्च मे 'अतीतानागत” पद से तात्पर्यें उब राजवंशावलियो से है जो 
कलिपूर्व मे तथा भविष्य में होनेवाली हैं । उपलब्ध वायुपुराण में यह वंशावली 
केवल मिलती ही नहीं, प्रत्युत बन्य पुराणो की वंशावलियो से यह सर्वेथा 
प्राचीनतम भी स्वीकृत की जाती है। 'शिवपुराण” मे ऐसी बंशावली का नितांत 
अभाव है । फलतः महाभारत के उक्त एलोक के प्रमाण पर शिवपुराण तो कथ- 
मपि चतुर्थ महापुराण का स्थान ग्रहण नही कर सकता । 
पुराण के लक्षण की दृष्टि से भी वायुपुराण एक निठात संपन्न तथा पुष्ट 
पुराण है जिसमे पुराण के पाँचो लक्षणो की सत्ता विद्यमान है। इस पुराण के 
भिन्‍न-भिन्‍त अव्यायो में स्ग॑, प्रतिसगं, मन्वंतर, चंश तथा वशानुचरित विद्यमान 
हैं, परन्तु शिवपुराण में मधिक से अधिक सर्ग ही जहा-तहाँ मिलते हैं। राजाओ 
तथा ऋषियों के विषय में प्राचीन अनुचंश इलोक तथा गाथाएँ वायुपुराण में 
स्थान-स्थान पर उपलब्ध होती हैं, परन्तु शिवपुराण मे नही। यह भी वायुपुराण 
की प्राचीनता का निःसंदिग्ध प्रमाण है । शिवपुराण एक भारी भरकम पुराण है 
जिसमे शिव से सम्बन्ध रखनेवाली नाना कथाओ, चरित्रो, पुजापद्धतियो, दीक्षा- 
अनुष्ठानो का बड़ा ही विशाल वर्णन है । इस पुराण की द्वितीय रुद्र संहिता के 
अवांतर सतीखंड में दक्षकन्या सती के चरित्र का व्यापक विवरण ४३ अध्यायों 
में दिया गया है जिसमे एक अध्याय में सीता का रूप धारण कर सती द्वारा 
जंगल में इतस्ततः भ्रमण करनेवाले जानकीवियुक्त रामचन्द्र की परीक्षा छेने का 
प्रसद्ध हे जिसका ग्रहण चुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकाड में बड़ी 
सामिकता के साथ किया है। इसी प्रकार पार्वततीखंड मे पार्वती के जन्म तथा 
तपश्चरण का विवरण पर्याप्त विस्तार से दिया गया है। वायवीय संहिता में 
शैवतंत्र से सम्बद्ध उपासचापद्धति का ही विशद विवेचन नही है, प्रत्युत शैव- 
दर्शन के सिद्धातो का भी विवरण ततत्रिकता की पूरी छाप उतरा रहा है| 
“शिवपुराण! का यह रूप अनुक्रमणिका द्वारा प्रतिपादित वायुप्रोक्त पुराण के 
स्वरूपसे एकदम भिन्न है, निरतांत एथक्‌ है। गया तथा रेवा के माहात्म्यपरक 
मंश भी एकदम अनुपस्थित है। इतना ही नही, इसका मआविभविकाल भी 
वायुपुराण के पूर्वोक्त काल की अपेक्षा नितांत मर्वाचीन तथा क्वांतरकालीन है । 


१०४ पुराण-विमर्श 


६. शिवपुराण की अर्वाचीनता 


शिवपुराण के काल का निर्णय बहिरंग तथा अंतरंग उभय साक्ष्य के भाधार 
प्र पर्याप्ृत्पेण किया जा सकता है। तमिल देश मे शिवपुराण प्राचीनकाल से 
लोकप्रिय है इसका पूरा प्राचीन अनुवाद तमिल भाषा मे तो आज उपलब्ध 
नही है, परंतु इसके तीन विशिष्ट आख्यानो का अनुवाद हस्तलिखित रूप मे 
मिलता है जिनमे शरभपुराण ( जिसमे शिव के शरभ रूप धारण करने की 
कथा का वर्णन है ), उ।लब्ध शिवपुराण ( वेकटेश्वर हारा प्रकाशित ) की 
तृतीत ( शतरुद्रिय ) संहिता के १० से छेकर १९ वे अध्याय तक मिलता है 
तथा दघीचिपुराण शिवपुराण को द्वितीय ( रुद्र ) संहिता के द्वितीय खंड के रे८- 
३९ अध्यायों मे मिलता है। इस तमिल अनुवाद के रचयिता तिरुमल्लेनाथ 
भाने जाते है जिनका आविर्भाव काल १६वी शती है ।* अलबरूनी के भारत- 
वर्णन ग्रन्थ में शिवपुराण का नामोल्लेख पुराणो की सूची मे निश्चित रूप से 
उपलब्ध होता है । इन्होने पुराणो के नाम तथा विस्तार की दो सुचियाँ अपने 
पूर्वोक्त ग्रंथ मे दी हैं---एक सूची में वायुपुराण का तथा दूसरी सूची में उसी 
स्थान पर शिवपुराण का तामनिदेंश इस तथ्य का प्रमाण है कि शिवपुराण की 
रचना १०३० ईस्वी से पू्वे ही संपन्‍त हो चुकी थी जब इस ग्रन्थ का प्रणयन 
किया गया । यह तो हुआ वहिरंग साक्ष्य । शिवपुराण की अंतरंग परीक्षा से 
भी इस पुराण का कालनिर्णय सुशक्य है। कैछास संहिता के १६-१७वे 
अध्याय में प्रत्यभिज्नादर्शन के सिद्धातों का विशद प्रतिपादन किया गया हैं 
जिसमे 'शिवसूत्र” के दो सूत्रों का तथा तत्सम्बद्ध वातिका' का सुस्पष्ठ निर्देश 
तथा उद्धरण है--- 
चेतन्यमात्मेति भुने  शिवसूत्र॑ प्रवर्तित्तम्‌ ॥ ४४ ॥ 
चेतन्यमिति विश्वस्यसर्वज्ञान-क्रियात्मकम्‌ 
स्वातंत्र्यं तत्स्वभावो यः स आत्मा परिकीरतित: ॥ ४५ ॥ 
इत्यादि शिवसूत्राणां वातिक॑ कथितं मया। 
जान॑ बन्‍्ध इत्तीदं तु ह्वितीयं सूत्रमोशितु: ॥ ४६ ॥ 
“-कैलास संहिता, अ० १६। 
इस उद्धरण में दो शिवसूत्रों का उल्लेख है जिनमें चेतन्यसात्मा प्रथम 
शिवसूत्र है तथा ज्ञान बंघः दूसरा शिवसूत्र है। इतना ही नही, यहाँ शिवसूत्रों 





१. पुराणम्‌ ( काशिराजन्यास से प्रकाशित ) वर्ष २, जुलाई १६६०, पृष्ठ 
२२९-२३० । 


ठुतीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण १०५ 


के वातिक का भी स्पष्ट उल्लेख हैं। शिवनत्र! प्रत्यभिन्नादर्शन का आदि ग्रच्य है 
जिसकी उपलब्धि का श्रेय आचाये वमुगुप्त को दिया जाता है । काइमीरी शैवा- 
चार्यों का अधिच्छिल्त संप्रदाय है कि भगवानु शंकर के स्वप्त में दिये गये 
आदेश के अनुसार वसुगुध्त को ये सूत्र [ तीन उन्मेपों में विभक्त तथा संख्या में 
७७ ) महादेव गिरि की चोटी पर किसतो पत्थर के ढोक्के पर लिखे गये प्राप्त हुए 
थे, जो आजकल 'शकर पल ( शंक्रर उपल ) के नाम से प्रख्यात हैं। इन्ही 
वसुगुप्त के शिप्य कल्छट थे जो बवंति [ पुरे ई० ८ ई० ) के राज्य- 
काल में समहनीय सिद्ध पुरुष के अवत्तार माने जाते थे--कल्हण का ऐसा स्पष्ट 
कथन है ।शिप्य के समय से गुठ का उमय भह्ठी भांति अनुमानित किया जा 
सकता है| वरपुयुप्त का समव इसीलिए ८5२५ ई० के लगभग माना जाता है। 
'शिवसूत्र! के ऊपर दो वातिक उपरूब्ध हैं-“--१--भास्कररचित तथा २--वबर- 
दराजप्रणीव । इनमे भास्कर कल्लठ के संप्रदाय के अनुयायी थे तथा दोचों में 
चार पीढियों का व्यवधान था ।* फलरूतः एक पीडी के लिए पच्चीस साल का 





| ४, 


८ / 


समय मानने से भास्कर का समय कल्प के समय ( ८5५० ई० ऊूगभग ) से सौ 
वर्ष पीछे होना चाहिए, क्योकि इच्होते लभिनवगुप्त (९८० ई०-१०१४ ई०) के 


पट्टशिष्य क्षेमराज की शिवसूअवृत्ति के आधार पर अपने 'शिवसूत्र बातिक' का 
प्रगयन किया था। मेरो दृष्टि मे शिवपु राण के पूर्वोक्त उद्धरण में भास्कर के 
शिवस्‌त्र वाधिक का ही उल्लेख है । अल्यहनी (१०३० ई०) के द्वारा संकेतित 
होने से तथा भास्कररचित 'शिवसूत्र वातिक ( रचनाकाल लगभग ८५० ई० ) 
गे उद्घृत करने के कारण शिवपुराण का समय दशम णती का अंत समानता 
स्वेथा न्याग्य प्रतीत होता है ।* 
इस प्रकार दोनो पुराणों की तुलना करने पर चायपुराण ही प्राचीन तथा 
निश्चय रूप से महापुराण है तथा शिवपुराण बवर्वाचीन और तांनिकता से 
मंडित उपपुराण है। पूर्वोक्त श्रमाणो के साक्ष्य पर इस तथ्य पर संदेह करने 
का कोई अवकाश नहीं है । 





१, कल्लठाद्या: सिद्धा मुवमवातरन । 
-“राजतरंगिणी । 
२. शिवसूत्र वातिक का उपोद्त्ात्‌ इछो० ४ तथा ६ ॥ 
हे. महामाहेश्वसश्रीमत्‌ू-क्षेमराज मुखोदगतामु 0 ४॥। 
बनुसृत्येव सदवृत्तिमक्ममझ़्सा क्रियते मय्ग । 
वातिक शिवसुत्राणां वाक्यरेव तदीरित: ॥ ४ ॥ 
+यातिक का आरंभ । 


१०६ पुराण-विमर्श 
परिशिष्ट 


विद्येशे च॒ तथा रीद् वेनायकमथौमिकम्‌ | 

मात्र, रुद्रेकाइशक केलास शततरुद्रकस्‌ ॥| ४९ ॥॥ 
कोटिरद्रसहस्राद्य कोटिरुद्रं त्थेव च। 
बायवीयं धमंसंज॑ पुराणमित्ति भेदत: ॥॥| ५० ॥ 
संहिता द्वाइश मित्ता महापुण्यत्तरा मता'। 

तासा संख्या ब्र॒वे विप्रा: श्ुणुतादरतो5खिलम ॥ ५१ ))' 
विद्येशं दशसाहस्न॑ रुद्रं वेनायक॑ तथा । 

ओम मातृपुराणाख्य॑ प्रत्येकाष्टसहुख़कस्‌ ॥ ५२॥ 
त्रयोदश-सहर््रन॑ हि. रुद्रेकादशक द्विजा:। 

षट्‌ सहस््न॑ च कलास शत्तरुद्रं तदर्धेकम्‌ ॥ ५३॥ 
कोटिसुद्र त्रिगुणतमेकादशसहखकमस्‌ । 
सहस्नकोटि रुद्राख्यमुदितं ग्रन्थसंख्यया ॥ ५४ ॥ 
वायवीयं खाब्धिशत धर्म रविसहुस्रकम्‌। 

त्देव॑ लक्षसख्याक॑ शैवसंख्याविभेदत: || ५५ ॥ 

+-विद्येश्वर सहिता, अध्याय २ (१ 
र्‌ 

अक्षरस्याउधत्मनश्चापि स्वात्मरूपतया स्थित्म्‌ । 
परमानन्दसन्दोहरूपमानन्दविग्रहस्‌ ॥ 
लीलाविलासरसिक॑ वल्लवीयूथमध्यगम्‌ । 
शिखिपिच्छुकिरीटेन भास्वद्र॒त्तचितेन च ॥ 
उल्लसह्वद्युदाटोपकुण्डलास्या विराजितम््‌ | 
कर्णोपान्तचरन्नेत्रखञ्ल रीटमनोह रस्‌ ॥| 
कुझ्कुझ्जनप्रियावृन्दविलासरतिलग्पटस्‌ | 
पीताम्वरधरं दिव्यं चन्दनालेपमण्डितस ॥ 
अधरामृतससिक्तवेणुनादेन बल्लवा: | 
सोहयन्त॑. चिदानन्दमनज्भमदभज्नस ॥ 
कोटिकामकलापूर्ण. कोटिचन्द्राशुनिमंल्म ) 
निरेकहुण्ठविलसद्र॒त्नगुझ्ञामृगाकुडलस्‌ ॥| 
यमुनापुलिते तुझ्धे. त्तम्ालवनकानने | 
कदम्बचम्पकाशोकपारिजातमनोहरे ॥ 


तृत्तीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण १०७ 


शिखिपारावत्शुकपिककोलाहलाकुले.. । 
तनिरोचार्थ गवामेव धावमानसितस्तत: ॥ 
राधाविलासरसिक कृष्णाख्यं पुरुषं परस्‌। 
श्रुतवानस्मि वेदेभ्यो यत्तस्तदगोचरो5्भवत्‌ ॥ 

एवं ब्रह्मणि चिन्मात्रे निर्गुरो भेदवर्जिते। 
गोलोकसज्ञके कृष्णो दीव्यत्तीति श्रुतं मया ॥ 
नातः परतरं किश्विन्तिगमागमयोरपि | 
तथापि निगमो वक्ति ह्यक्षरात्परत:ः परः ॥ 
गोलोकवासी भगवानक्षरात्पर उच्यते। 
तस्माठपि पर: कोञ्सो गीयते श्रुतिभि: सदा ॥ 
उहिष्टो वेदवचनेविशेषो ज्ञायते कथस्‌। 
श्रुतेर्वाष्थोउत्यथा त्रोध्यः परतस्त्वक्षरादिति ॥ 
श्र॒ुत्यर्थ संशयापन्‍्तो व्यास: सत्यवत्तीसुतः | 
विचारयामास चिरं न प्रपेदे यथातथम्र ॥ 

“>-वायुपुराण अ० १०४, शलो० ४४-५५ 
ई्े 
आरा विप्र प्रवक्ष्यामि.पुराणं वायवीयकम्‌ | 
यस्मिन श्रुते लभेद्धाम रुद्रस्थ परमात्मनः॥ १॥ 
चतुविशतिसाहसं॑ तत्पुराणं प्रकीतितम्‌ | 
श्वेतकल्पप्रसंगेन. घर्मानत्राह मारुत: ॥ २॥ 
तद्वायवीयमुदितं भागद्यसमाचित्तस्‌ | 
सर्गादिलक्षणं यत्र प्रोक्तं विप्र सविस्तरमु ॥ ३ ॥ 
मन्वन्तरेपु वंशाश्च राजां ये यत्र कीतिता:-। 
गयासुरस्थ हनन विस्तराद्यत्र कीतित्तस्‌ ॥ ४॥ 
मासाना चेव माहात्म्यं माघस्योक्तं फलाधिकमु। 
दानघर्मा राजधर्मा विस्तरेणोदितास्तथा॥ ५॥ 
भूपत्तालककुब्व्योमचारिणां यत्र निर्णय:। 
ब्रतादीनां च पूर्वोष्य॑ विभाग: समुदाहृत: ॥ ६॥ 
उत्तरे त्तस्य भागे तु नमंदातीथंवर्णनम्‌ | 
शिवस्य॒संहितोक्ता वें विस्तरेण मुनीझ्वर ॥ ७॥। 
संहितेयं॑ महापुण्या शिवस्यथ परमात्मन:ः | 
नर्मंदाचरितं यत्र वायुना परिकीतिंतमु ॥ ८॥ 
-वारदपुराणः 


4०८ 


पु राण-विमर्श 


है. 
पुराणं यन्मयोक्त हि चतुर्थ वायुसनितस्‌। 
चतुविशतिसाहसं॑ शिवमाहात्म्यसंयु त्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
सहिमानं शिवस्याह पूर्वे पाराशरः पुरा। 
अपरार्द्धे तु रेवाया माहात्म्यमतुर भुने॥ १० ॥ 
पुराणेपूत्तरं प्राहु: पुराणं वायुनोदितिस्‌ 
शिवभक्तिसमायोगान्नमद्यविभूषितम्‌ू_ ॥ ११॥ 
-+रेवामाहात्म्य 


5 
स्वेतकल्पप्रसंगेत धर्मान्‌ वायुरिहाब्रवीतु 
यत्र यद्दवायवीयं स्यादुद्रमाहात्म्यसंयुतम्‌ ॥ १२ ॥ 
चतुविशत्सहस्राणि पुराणं तदिहोच्यते ॥ 
“-गत्स्यपुराण 
द्‌ 
प्रवक्ष्यामि परम पुष्य पुराणं वेदसस्मितम्‌ । 
शिवज्ञानाणंवं साक्षाद भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ 
शब्दार्थन्यायसंयुक्तेरागमार्थविं भूषितमू_। 
इवेतकल्पप्रसंगेन वायुना कथित॑ पुरा॥ 
दि “-वायुसंहिता 


तृतीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण १०९, 


( $ ) श्रीमद्भागवत को महापुराणता 

गोस्वासी तुलसीदास के रामचरितमानस को प्रभावित करनेवाले संस्कृत 
न्रन्थो में श्रीम:्भागवत अन्यदम हैं। भागवत के दार्शनिक हृष्टिकोण को अपना- 
कर गोस्वामशजी ने अपने रामायण को सर्वंजन तथा सर्वेकोक के लिए उपादेय 
तथा आवजेक वनाया है । रामचरितमानस के दाशंनिक दृष्टिकोण के विषय में 
मानसमर्मज्ञ विद्वानों का ऐकमत्य नही हैं। कुछ लोग अहँत को तथा इतर छोग 
विशिष्टाहत को ही रामायण का प्रतिपाद्य दाशंनिक सिद्धान्त मानते हैं | मेरी 
दृष्टि में इस विषय में भागवत से तुलसीदास ने अत्यधिक स्फूत तथा प्रेरणा 
ग्रहण की है । भागवत का सिद्धान्तपक्ष है अद्वत तथा साधनापक्ष है भक्ति और 
रामचरितसानस का भी यही प्रतिपाद्य है--अद्वत से समन्वित भक्तियोग ; 
श्रीमदभागवत के स्वरूप निर्णय करने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि 
भागदत पुराण है अथनवा उपपुराण तथा इसके प्रणेता अन्य पुराणों के रचयिता 
व्यासदेव हैं या वोपदेव नामधारी कोई विद्वान ? - 


अष्टादश पुराणों तथा पुराणस्थ अनुक्रमणी में भागवत का नाम ही सत्र 
पुराणरूप के निर्दिष्ट किया गया है । परन्तु आजकल “भागवत” नामधारी दो 
पुराण की सत्ता विद्यमान है--(१) विष्णु की महिमा का प्रतिपादक श्रीमद- 
भागवत तथा (२) देदी के गौरव का प्रतिपादक देवीभागवत । ऐसी स्थिति में 
विचारणीय प्रशइन यह है कि इन दोनों में कौन पुराण “भागवत! नाम से 
उल्लिखित तथा प्रमाणित किया जाय । इस प्रश्न के समाधानाथ्थ कतिपय 
प्रमाण नीचे दिये जाते है--- 


( १ ) पद्मपुराण मे सात्त्विक पुराणों के अन्तगंत- विष्णु, नारद, गरुढ़, 
पद्म तथा वाराह के साथ 'भांगवत” का भी स्पष्ट संकेत है ।* गरुड पुराण में 
सात्तविक पुराणो की ठोन श्रेणियाँ--उत्तम, मध्यम तथा अघम-स्थापित कर 
उनका विभाजन किया गया--( क ) मत्स्य तथा कूर्मे को 'सत्त्वाधस (ख) 
वायु को सासल्विकमध्यस” तथा (ग) गरुड, विष्णु और भागवत को 'सत्त्वोत्तम/- 
पुराण माना गया है ।* प्रशनत यह है कि पुराण की सात्त्विक्ता की कसौटी 





१. वैष्णव॑ नारदीय॑ च तथा भागवत शुभम्‌ 

गारुड च तथा पाद्म' बाराहं शुभदर्शने ॥ 

सात्त्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि शुभानि वै ॥ >प्मपुराण । 
३, सत्त्वाथम सात्त्य-कौर्मे समाहुर्वायूं चाहुः सात्त्विकं मध्यम च | 


विष्णो+ पुराण भागवत पुराण सत्त्वोत्तमे गारुदं चाहुराया) ॥-नारुडपुराण 


११० पुराण-विमर्श 


क्या है ? इसके उत्तर में कूर्में तथा गरुड पुराण की स्पृष्ठ सम्मति है कि जिन 
पुराणों में हरि का माहात्म्य अधिकता से प्रतिपादित हो तथा विप्णु के स्वहूप 
तथा चरित का विद्येप उपन्यास हो उन्हे 'सात्विक' कहा जाता है ।* गुड 
पुराण के साक्ष्य पर भागवत सर्वोत्तम पुराण इसीलिए हैं कि उसमे विप्णुचरित 
सवपिक्षया अधिकता से चचित है । 

इस कसौटी पर कसने से देवीभागवत सात्तिक पुराण की कोटि मे आता 
ही नही, क्यौकि उसमे पु के माहात्म्य का प्रतिपादन न होकर देवीमहिमा 
का ही उत्कृष्ट विवरण है। फलतः इस दृष्टि से श्रीमद्भागवत हो, जिसके 
समस्त स्कन्‍्धों में हरि का ही यश विद्येप रूप से उनके नाना अवतारो के चित्रण 
के अवसर पर वर्णित हैं, अष्टादश पुराणों के अन्तर्गत होने की योग्यता 
रखता है । 

(२ ) भागवत का छक्षण--पुराणों में स्थान-स्थान पर भागवत का 
वेशिष्व्य तथा लक्षण का निर्देश मिलता है। मत्स्यपुराण* तथा वामनपुराणर 
में निरदिष्ट लक्षणों के समन्वय करने परु भागवत के तीन वैशिष्ट्यो के परिचय 
आलोचको को मिछते हैँ---( क ) गायत्री के समारंभ; ( ख ) बृत्र के बध का 
प्रसड़; ( ग ) हयग्रीव का विवरण । 

इच तीनो वैशिप्ट्यो के गम्भीर अध्ययन की आवश्यकता है। देवीमागवत 
के आरम्भ में मंगलात्मक एलोक का उपन्यास गायव्या समारंभ' का संक्रेत 
माना जाता है। वह मंगल इलोक है--- 
सर्व-चेतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि। बुद्धि या नः प्रचोदयात्‌ । 

इस श्लोक में 'धीमहि” तथा 'प्रचोदयात्‌” दोनो ही गायत्री के साक्षातत 
पद हैं। यह तीन पादो का श्लोक है जो वेद की त्रिपदा गायत्री का बोधक 
माना गया है। परन्तु विचार करने से तो यही प्रतीत होता है कि किसी 
लेखक ने बुद्धिपु्वंक वैदिक गायत्री की समता की दृष्टि से इस अनुष्टुप 


१. अन्यानि विष्णो: प्रतिपादकानि | 


सर्वाणि तानि सात्त्विकानीति चाहुः ॥ +-गसडपुराण । 
सात्त्विकेपु पुराणेषु माहात्म्यमधिक हरे: ॥ --क्ूमंपुराण । 
२. यत्राधिक्ृत्य,गायत्री वर्ण्यते धर्मंविस्तरः॥ 


वृच्नासुर-वधोपेतं॑_ तदू भागवतमिष्यते ॥ --मत्स्यपुराण (५३३०) 
हे, हयग्रीव-ब्रह्म॒विद्या यत्र वृत्रवधस्ता। 5: ०! 
गायश्यां च समारम्भस्तद्‌ वै भागवतं विदु: ॥,. // «“ --वामनपुराण 


तृत्तोय परिच्छेद : अष्टादश पुराण १११ 


से तीन ही चरणों की रचना की है । परच्तु गायत्या समारस्भः का स्वारस्य 
गायत्री छन्द की समता से निष्पन्त नहीं होता, क्योकि इसमें गायत्री के प्रति- 
पाद्य विषय का कथमपि स्पर्श नही है। धीमहि' से ध्यान तथा तृतीय चरण 
( बुद्धि या नः प्रचोदयात्‌ ) के पदो$से बुद्धि की प्रेरणा की चेतना अवश्य होदी 
है; परन्तु 'सबितु:', 'बरेण्यं', 'भर्गो” आदि पदो का न तो समातनार्थक कोई 
-पद ही उपलब्ध होता हैं और न उसके | प्रतिपाद्य अर्थ का ही कही संकेत 
ऑमिलता है। 

श्रीमज्भागवत का आदिम पद्म ( प्रथम स्कन्ध का प्रथम इलोक अपने प्रति- 
खाद्य विषय की गम्भीरता तथा वेशिष्य्य के निमित्त नितान्त प्रख्यात है--- 


जन्मादस्य यतोध्न्वयादितरतब्चार्थेष्वभिज्ञ: स्व॒राट्‌ । 
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये सुह्यन्ति यत्‌ सूरयः॥ 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयों यत्र त्रिसर्गोल्मृषा 
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक॑सत्यं परं धीमहि॥ 


+भाग० १।१॥१ 
इस पद्य मे गायत्री के कई पद और बर्थ विद्यमान है। गायत्री के 'सबितुअ 
शब्द का अर्थवोीध “जन्माद्यस्य यतः अंश से होता है। दिवस्था-स्वराट्‌ ॥ 
“वरेण्यं भर्ग:>घास्ता स्वेव सदा निरस्तकुहकम्‌ । तिने ब्रह्म हृदा य भादिकवये! 
गायत्रीस्थ स्वराट्‌ पद का प्रतिनिधि है । घीमहि--घीमहि । “सत्यं परं घीमहि! 
का प्रयोग इस आदि श्लोक के समान भागवत्त के अन्तिम पद्म के अन्त 
में भी है।* इस प्रकार पद्य मे गायत्री" अथंतः तथा शब्दवद: उभय विघया 
चप्रतिपादित है । फलतः यत्राधिकृत्य गायन्नीम', गायब्या च समारम्भ: तथा 
“गायत्री भाष्यरूपोध्सौ' आदि वचनों का लक्ष्य श्रीमड्भागवत ही है, देवी- 
भागवत नही। 
यहाँ विचारणीय प्रश्न है कि गायत्री के द्वारा प्रतिपाद्य देवता कौन है ? 
इस विषय में पुराण तथा योगी याज्ञवल्क्यर_नारायण विष्णु को ही गायत्री 


२. द्रध्व्य भा०, १२९१३।१६ | 


२. विज्ञेष के लिए द्रष्टव्य इस पच्य की मधुसूदनी व्याख्या, प्र०--काशी 
संस्कृत सीरीज, वाराणसी । 


३. वरेण्यं वरणीयं च संसारभय-भीरुधि: । 
आादित्यान्तगंत यच्च भर्गारव्यं वा मुमुक्षुभि: ॥ 
जन्ममृत्युविनाशाय दुःखस्यथ त्रिविधस्यथ च | 
ध्यानेत्त एसघो यस्तु हश्यः स सूर्यमण्डले ॥--गोगी याज्वल्क्य | 


११२ पुराण-विमर्श 


द्वारा प्रतिपाध देव स्वीकार करते हैं । जग्निपुराण के अध्याय २१६ में गायन्रो 
के भर्थ के प्रसड् मे इंध विषय का गम्भीरता के साथ विचार किया गया है । 
उसमे अग्नि, सूर्य, शिव तथा शक्ति के अर्थ को सूचित कर विष्णुपरक तात्पय॑ 
को ही मान्यता दी गयी है। फलतः सवितृमण्डलमष्यवर्ती नारायण ही 
गायत्री के द्वारा द्योत्य है और इस तात्पयें की पूर्ण सत्ता भागवत के आच 
इलोक में विशदतया वर्तमान है; इसके विषय में दो मत नही हो सकते । 

(ख ) वृत्र॒वध का प्रसज्भ दोनों भागवतों मे मिलता है। श्रीमद्भागवत मे 
यह प्रसद्भ वैशद्य के साथ बणित है ।* 

(ग ) वासत पुराणस्थ भागवत लक्षण म हयथग्रीव ब्रह्मविद्या का प्रधानतया 
निर्देश है। भागवत के कथनानुसार पष्ठ स्कत्ध के मध्याय आठ से वर्णित 
जारायण कवच ही पूर्वोक्ति हयप्रीद विद्या' हैं। इस कवच के उपदेश की 
परम्परा भी अगले अध्याय ( ६६ ) में दा गयो है। दघीचि ऋषि नितान्त 
ब्रह्मज्ाती थे । अभ्यर्थथा को जाने पर उन्होंने अश्विनोकुमारी को ब्रह्म॑विद्या 
का उपदेश देना स्वीकार किया । इन्द्र ने इसका यह कहकर विरोध किया--- 
“वैद्य होने के कारण अश्विनो ब्रह्मविद्या के अधिकारी नही हैं। यदि मेरी भाज्ञा 
का उल्लंघन करोगे, तो मै तुम्हारा शिर काट डालूगा |! दधीचि से इस 
वार्ता की सूचना पाने पर अश्विवीकुमारों ने दधीति का मूल शिर काटकर 





व्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती | 
नाराधण: सरसिजासब-सन्निविप्ट. ॥॥ 
केयूरवान्‌ मकरकुण्डलबानू किरीटी ॥ 
हारी. हिरण्मयवपुष्ठ तशंखचक्र: ॥ . --सुर्यस्तव का इलोक १ ४ 
१, शिव केचितु पठन्ति सम शक्तिरूपं पठन्ति च 
केचित्‌ सूर्य केचिदरग्नि वेदगा अग्निहोंतिण: ॥ 
अग्न्यादिख्पी विप्णुहि वेदादौ ब्रह्म गीयते । 
तत्‌ पदं परम विप्णोर्देवस्थ सवितु: स्मृतम्‌ ॥ --अग्नि०, २१६॥८-६॥ 
अग्निपुराण के तात्पये को देवोभागवत्त की तिलक व्याख्या के रवयिता शैव 
नीलकण्ठ ने नास्तिकमूछ कहकर उसका खण्डन किया है। उन्होने “भर्गों चै रुद्रः 
मैत्रायणी के इस बचत के आधार पर “भर्ग! शब्द का अर्थ रद्र किया है तथा 
नारायणपरक अर्थ की उपेक्षा को है। यदि नीोलकण्ठ की हृष्टि मे अग्निप्राण का 
वचन अथवाद तथा स्तावकमात्र है, तो मैत्रायणो श्रुति तथा प्रपश्चसार आदि 
तन्‍्त्रों के वचन भी उसी प्रकार स्तावक माने जा सकते है । 


३. द्रष्टव्य देवीभागवत, ६॥२-६ तथा श्रीमद्भागवत, ६॥६-१४।॥ 


तृत्तीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण ११३ 


मलग रख दिया और उसके स्थान पर धोड़े का शिर छगा दिया। दवीचि 
ते इसी 'अश्वशिर से? ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया जिसे क्रुद्ध इन्द ने काट डाला । 
तब इन स्वर्वेद्यों ने अपनी शल्य चिकित्सा की अलौकिक चातुरी से मूल शिर 
दघीचि को लगा दिया । अश्वशिर' से उपदिष्ट होने से यह नारायण कवच 
'हुयग्रीव ब्रह्मविद्या” के नाम से विख्यात हुमा । भागवत मे इस घटना का 
उल्लेख इस प्रकार है-- 
स वा अधिगतो दध्यडडश्विभ्यां ब्रह्म तिष्कलस | _ 
. यद्वा अश्वशिरों नाम त्योरमरतां व्यधाम्‌ ॥* 
--भागवत, ६।॥९४५२। 
इस कवच के सक्रमण की परंपरा इस प्रकार ह--अथवंवेदी दष्यडः 
( या दधीचि ) ऋषि->त्वश--विश्वरूप--इन्द्र ( भागवत, ६॥९॥५३ ) । यह 
कवच ही विद्या” के नाम से भागवत में बहुशः निर्दिष्ट किया गया है--- ' 
'त्॒कुतश्चिद्‌ भय॑ त्स्य विद्यां धारयतो भवेत्‌” ।---६॥८।३७ 
इमां विद्यां पुरा कश्चित्‌! । --६।८। ३८) 
एतां विद्यासधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतु:।. +-६८४२। 
इस 'तारायण कव॒च' के स्वरूप तथा मन्तरो का थिशद विवरण भागवत्त 
के छठे स्कन्‍्ध के अप्टम अव्याय में हैं। इस कवच का उपदेश वृत्रासुर के वध 
के अवसर पर भागवत मे दिया गया हैँ । वृत्रासुर की कथा देवीभागवत्त मे भी 
अनेक अध्यायो मे वणित है ।* दोनो मे अन्तर इतना ही हैँ कि देवीभागवत -फे 
अनुसार चूत्र फेत के द्वारा मारा गया जिसमें पराशक्ति ने प्रवेश कर उसे शक्ति- 
सम्पन्न बनाया था-। अतः वृत्र-वध में पराशक्ति का ही विज्ेष हाथ हैं।रैं 
श्रीमद्भागवत-में इसी प्रसंग में त्ारायण कवच का उपदेश तथा शक्तिसस्पन्ल 
इन्द्र के द्वारा वृत्र-वध का स्पष्ठ वर्णन-है । निप्कर्ष यह है कि वैष्णव भागवत के 
स्वरूपानुसार नारायण कवच” के-उपदेश को संगति वही बंठती है, देवीभागवत्त 
में नही, जिसमें इस कवच का नितात अभाव -है । फलूतः गायज्या समारस्भः/ 
तथा 'हमग्रीव ब्रह्मविद्योपदेश:” निःसन्देह श्रीमदभागवत्त को ही पुराण-निद्दिष्ट 
भागवत' सिद्ध करने में पर्याप्त लक्षणयुक्त है ।. 


हक: 


१, इसकी विशिष्ट व्याख्या के लिए द्र॒ष्टव्य इस इलोक को श्रीधरी जिसमे 
प्राचीन पद्य इस कथानक के विषय में उद्घृत किये गये हैं । 
३. द्रष्टव्य स्कन्ध--६, भ० २, ६। 
३. इत्यं वृत्रः पराशक्ति, प्रवेशयुते-फेनता । 
तया कृतविमोहाच्च शक्रेण सहसा हतं; ॥. --देवीभाग०; ६६६७ 
र्ट्‌ पु० चि० 


११४ # .पुराण-विमर्श > 


(३) मिवन्ध ग्न्यो का सादय--( के ) सब्यश्रुगीय धर्मशास््र के निवच्च 
ग्न्‍्यों में उद्धत श्ोक श्रीमद्भागवत में ही उपलब्ध होते है, देवीमागवत्त में 
नही । निवन्धकारों मे विशेषतः वल्लालसेन, हेमाद्रि, ग्ोविदानंद, रघ्ुनन्दन 
गोपालभट्ट ने अपने-अपने निवंध ग्रन्थों में किती 'भागवत्ता से जितने उद्धरण 

इत किये है उनमे अधिकांश श्रोमज्भागवत में ही उपलब्ध होते हैं, देवी मागवत 
से ऐसा एक भी झलोक नही मिलता । इससे 'श्रीमद्भागवत्ा की प्राचीनता त्तथा 
पुराणचेन्र प्रख्यात नि:संदिउध है । 

(ख़ ) वल्लालसेत ने अपने 'दानसागर! ( रघनाकाल १०९१ शक ४२ 
११६९ ई० ) मे जिन पुराणों से उद्धरण दिये हैं उनके तथ्यातथ्य के विषय में 
अपनी बहुमूल्य आलोचना भी दी है। उस युग के निवन्धकार मे ऐसी 
आलोचनाशक्ति का सदभाव सचमुच आश्चर्यकारी प्रतीत होता है। भागवत 
के विपय में बल्लालसेन का कथन है कि दानविषयक श्लोको के निर्तात अभाव 
के कारण ही इस पुराण से श्छोक उद्धृत नही किये गये है--- 

““आगवतं च पराणं ब्रह्माण्ड चेव नारदोय॑ं च। 

दानविधिशन्यमेतत्‌ त्यमिह ने निबद्धमवधाय॑ ॥ 
--उपोद्धात श्लोक ५७ ! 
यह कथन श्रीमद्भागवत्त के महापुराणतच्त की सिद्धि के निमित्त विर्णायक 
माना जा सकता है। वर्तमान देवीमागवत में एक पुरा अध्याय ही नवम 
स्कत्च, ३० अ० ) दान की प्रशंसा तथा विविवरूपता के विषय में उपलब्ध 
होता है, परन्तु श्रीमद्भागवत के दानविषयक पद्चय का सचमुच नितान्त अभाव 
हैं । यदि उनकी दृष्टि मे दिवीभागवतर भागवत नाम के द्वारा लक्षित होता तौ 
इस कथन की आवश्यकता न होती और वे उसी में से दानविषयक पद्च उद्धृत 
करते । यह पद्च इस विषय में बड़े महह्व का है। अत) बल्ठालसेन की दृष्टि में 

वैष्णव भागवत हो' भागवत! नाम से ममिहित होते की योग्यता रखता है । 

( ग॒) अलवझूनी ( १०३० ई० ) ने अपने भारतविषयक प्रन्‍्य में वैष्णव 
भागवत को प्रधान पुराणों में अस्यतम माता है, परन्तु यह देवीभागवत से 
अपनी अभिज्ञता प्रकट नही करता । यहां पुराणों की दोनों सूचियों मे से क्रिसी 
भी सूची में इस भागवत का चाम निदिष्ठ नहीं है । यह इसकी सता के अभाव 
का प्रतिपादक है। ., 

( घ ) पद्मपुराण के उत्तरखण्ड मे तथा स्कन्दपुराण के विष्णुखण्ड मे सागवत 
के माहात्म्य का वर्णन कई अव्यायों में मिलता है। इन दीनो स्वलो पर साहात्म्य 
को सूचिका आख्यायिका भी भिन्‍्न-भिन्‍नत है। यह माहात्म्य श्रीमद्भागवत का 
ही है, भागवत नामबारी किप्ती अन्य पुराण का नहीं । स्कल्दपुराण में घथक्‌ 


रू 


तृत्तोय परिच्छेद : अष्टादश पुराण श्१५ 


से पाँच अध्यायों में देदीमागवर्त का माहात्म्य वर्णित है। इससे स्पष्ट है कि 
स्कन्दपुराण दोनों भागवतों का अस्तित्व पथक्‌ रूप से मानता है। दोनों में 
किसी प्रक्नर का साकर्य नही करता । देवीभमागवत का माहात्म्य स्कृन्दपुराण 
के 'मानसखण्ड'* का बतलाया गया है जिसका अस्तित्व ही जात नही है ।* 

(ह ) नारदीय पुराण ने अपने पूर्वभाग के ९६ बब्याय में भागवत के 
वण्ये विषय का निर्देश किया है जो वैष्णव भागवत में आज भी उपलब्ध होता 
है, देवीभागवत में नही । हु रे 

( च ) श्रीमद्भागवत में ठेवीभागवत का कही भी उल्लेख नही हैं और न 
अपने आपको मुख्य पुराण सिद्ध करने का किख्चिन्मात्र भी प्रयत्त है। परन्तु 
देवीभागवत के बिपय में ऐसा नही कहा जा सकता। यह श्रीमंदभागवत्त से 
भलीमभाँति परिचय रखता हैं। देवीभागवत का अथ्म स्कन्‍्ध जिससे भूगोल 
तथा खगोल का विस्तुंत विवरण है, श्रीमद्भागवत के पंचम स्कन्य का अक्षरण+ 
अतुकरण है--बअन्तर इतना ही है कि जहाँ श्रीमद्भागवत॒ वैज्ञानिक विपयो के 
वर्णन के लिए उपयुक्त गद्य के नैसगिक माध्यम का आश्रय छेता है, वहाँ 
देवीभागवत अपनी अधमर्णता को छिपाने के लिए पद्च का कृत्रिम साव्यम 
पकड़ता है। एक ही उदाहरण पर्याध होगा। देवीभागवत के अश्म स्कप्घ 
के ग्यारहवे' अब्याय में भारतवर्ष का वर्णन है। यह अक्षरश: श्रीमद्भागवत 
के पंचम स्कनन्‍्ध के उन्तमीसवें अध्याय से आनुपुर्वी गृहीत है--भारस्म के ५ 
इलोक ८ भागवत के ५११९१११-१५ तथा इस अध्याय के अन्तिस ८१ इलो० ८ 
भागवत के उसी बरध्याय के २१-१८ एलोक । भागवत के बीच के गद्यभाग 
देवीभागवत में पद्यात्मता परिणत कर दिये गये है। भारतवर्ष-विषयक ये 
सुन्दर पद्य भागवत की शैली में हो निवद्ध हैं--- 

अहो अमीपां किमकारि शोभन प्रसस्त एपां स्विदुत स्वयं हरि: । 

येज॑न्म लब्ध॑ नृपु भारताजिरे मुकुन्दसेवीपयिक॑ स्पृह्ा हि नः ॥ 











१. स्कन्दपुराण” के सात ही खण्ड माज तक प्रस्यात थे औौर प्रकाशित भी 
ये। यह 'मानसखण्ड' उच सब से प्थक तथा भिन्‍न है। इसकी एक प्रति कई 
वर्षों पूर्व स्वंभारतीय काशिराजन्यास (रामनगर) को नेपाल से मिली थी जिस 
उपलब्धि की सुचना गत व्यास-पूरणिमा पर्व पर स्वयमु काशिराज डा० विमुति- 
तारायण सिंह ने दी । यदि यह अज्ञात खण्ड अन्य प्रभाणों के आधार पर 
सचमुच ही वास्तविक सिद्ध हो जाय तो पौराणिक संधार में यह निःसन्‍्देह 
घृतन उपलब्धि है ता हर 

२. इस माहत्म्य के लिए देखिए देवीमागवत का मनसुखराय मोर द्वारा. 
प्रकाशित संस्करण, पूर्वार्ध, पु० १-२३, कलकत्ता--१६६० ।- 


११६ पुराण-विमर्श 


भरुवन कोप के अन्य विभागों के वर्णन के लिए भी यही रीति अपनायी 
गयी है। इससे देवीभागवत श्रीमद्भागवठ से केवल परिचित ही नहीं है, 
प्रत्युत उसका विशेष-भावेन ऋणी भी हे । 

(छ ) अपनी उत्क्थ्ता दिखलाने के लिए देवीभागवतत को उपपुराणों 
के अन्तर्गत रखने में नहीं हिंचकता ।* शुकदेव का चरित्र भी दोनो में प्थक्‌ 
दिखलाया गया है। श्रीमदभागवत में शुकदेव नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में 
चित्रित किये गये हैं, परन्तु देवीभागवत में उनके गाहुंस्थ्य घम्मं के ग्रहण 
करने की विशद कथा दी गयी है। यह वर्णन अवान्तरकालीन प्रतीत होता 
है, क्योकि गाह॑स्थ्यधर्मं की महिमा का प्रदर्शन भारतीय समाज की प्रतिए्ठा के 
निर्मित्त नितात आवश्यक समभने पर किया गया । 

(ज ) अषशदश पुराणों मे निदिष्ट 'भागवत' के निर्देश के विपय में शाक्तों 
में मतक्य नही है। कुछ लोग कालिकापुराण को ही इस नाम से उल्लिखित 
करते है क्योकि उसमे भागवती” के चरित्र का आमृलर वर्णन है, कुछ छोग 
ददेवीपुराण” को यह गौरव देने के पक्षपातो है, तो दूसरे जन 'देवीमागवत' 
को । यह भनैकमत्य इस तथ्य का स्पष्ट द्योतक है कि वैष्णवभागवत को प्रतिष्ठा 
तथा महिमा से उद्विन होकर शाक्त छोग अपने लिए नाना शाक्त प्रन्‍्थों को 
भागवत? का गौरव प्रदान करने के लिए उत्सुक थे। ऐकमत्य का अभाव किसी 
पुष्ट परम्परा के अभाव का स्पष्ट सूचक है । 

( झ ) मत्त्यपुराण का कथन है-- 

सारस्वत्तस्य कल्पस्यथ मध्ये ये स्युः नरोत्तमा.। 

तदवृत्तान्तोदभव॑ लोके तद भागवतमुच्यते ॥ 

“गेत्स्यप ५३।२१॥ 

इसके अनुसार भागवत में सारस्वत कल्प की कथा होनी चाहिए, परन्तु 

द्वितीय स्कन्ध के 'पाञ्मा कल्पमथों श्रृणु” वचन भागवत में पाहझ्मकल्प के चरित 

का वर्णन बतलाया गया है। यह विरोध क्‍यों ? इसका दात्पर्य यह नहीं है 
कि श्रीम:द्ञरागवत मे सारस्वत कल्प कथा का अभाव है। 

बहद वामनपुराण के वचन--- 

ह आगामिनि विरज्जौ तु जाते सृष्ट्यथंमुद्यमे । 
कल्प॑ं सारस्वतं प्राप्य ब्रजे गोप्यो भविष्यथ ॥॥ 
के अनुसार कृष्णकर्था सारस्वत कल्प की ही है। फलतः मत्स्यपुराण 
के पूर्वोक्त वचन से कथमपि विरोध नहीं है ।१ 


१. द्रष्टव्य--देवीमागवत, १ ।३१६। 


ठुत्तोय परिच्छेद : अष्टादश पुराण ११७ 


इन तर्को प्र व्यान देने से देवीभागवत की उपपुराणता तथा क्षीमद्भायवत 
की महापुराणठा क्ूप्ल सिद्ध होती है ॥ 
भागदत तथा बोपदेव 

भारतीय साहित्य में वोपदेव की क्ीति न्यून नही है। ये शीमद्भागवत के 
विशेष समंज्ञ विद्यद थे। इन्होंने भागवत के विषय को लेकर ठीच यन्‍्धों का 
प्रणयन क्या । ( १ ) हरिलोलामुत ( या भागवतानुकर्णी )--जिसमें क्षीमदु- 
आगवठत के समस्त अध्यायों की सूची विस्तार से दी गयी है और उनके पार-« 
स्परिक सम्बन्ध का प्रदर्शन सासिकता से किया गया है, (२) सुक्ताफल--यह 
भसागवत्त के श्लोकों का रसानुयायी संग्रह है जिसमें इलोकों का वर्गीकरण नवरस 
की हृष्ठि से किया गया है, ( ३) परभहंस-प्रिया--भ्रीमद्भागवत की ठीका 
बतलायी जाती है, परन्तु अभी तक अप्रकाशित होने से इसके स्वरूप के विषय 
में विशेष नही कहा जा सकता | इन ग्रन्यो की संज्ञा का तो नही, परल्तु संख्या 
की ओर बोपदेव ने स्वयम्‌ सकेत किया है--'साहित्ये चय एवं भागवततसुवोक्ती 
अय:” । बोपदेव ने श्रीमद्भागवत के अनुशीरून से भक्ति को रसरूप में प्रतिष्ठित 
किया तथा भक्ति को केवल भाव साननेवाले कश्मीरी आचायों के मतों की तीक्न 
आलोचना की। भक्तिरस का यह प्रथम विन्यास बोपदेव के महर्व का प्रतिपादक 
है। ये भगवान्‌ मे 'मनोनिवेश” को भक्ति का स्थायीभाव मानते है तथा इन्होने 
भक्ति की रसरूपता की पुष्टि युक्ति तथा प्रमाण के आधार पर बड़े अभिनिवेश 
के साथ अपने 'मुक्ताफल” से की है ।* 

इन्होने अपने को विद्ददर घनेश का शिष्य तथा भिषक्‌ केशव का पुत्र 
बतलाया है। इनके ग्रन्‍्थो की अंतरंग परीक्षा से सुस्पष्ट है कि ये रामगिरि के 
यादव नरेशों के महामात्य घमंशार(त्री हेंमाद्वि के आश्रय मे रहते थे तथा उन्ही 
की प्रेरणा से इच्होने पूर्वोक्त ग्रन्थों का प्रणयन किया । इनका समय ईसा की 
१३ वी श्ती है। 

ये ही बोपदेव श्रीमद्भागवत्त के रचयिता माने गये है। स्वामी दयाभनन्‍द 
सरस्वती ने ही अपने सत्याथंप्रकाश के ग्यारहवे समुल्लास से ( ध० ३३५ पर ) 
इस बात्त का उल्लेख किया हो, ऐसी बात नही है ॥ पण्डित नीलकण्ठ शास्त्री ने 
भी देवीभागवत टीका के उपोद्घात मे इस बात का उल्लेख इस प्रकार किया 
है-- द्वितीर्यकपक्षेकदेशिनो४पि विष्णुभागवतं घोपदेव-ऋहृतमिति बदन्ति ? एस 


किवदन्ती का उदय केसे ७५५ कर नहीं कहा जा सकता । हरिलीलामृत 


दिन 


तृतीय परिच्छेंद : अष्टादश पुराण ११५, 


कापि च कृष्णायन्ती कस्याश्चित्‌ पूतनायच्त्या-। ... 

अपिवत्‌ स्तनमिति-साक्षाद्‌ व्यासों तारायणः प्राह |--शंकर । 
-  कस्याश्चितु पुतनायस्त्याः कृष्णायन्त्यपिवतु स्तनम्‌ ॥-भागवत्त 
श्रीम:्भागवत के वचन को शड्ूराचाय ने यहाँ अक्षरशः उद्धुत किया है 
र स्पष्तः कहा है कि यह व्यास का बचन है। फलूतः भागवत्त वेदव्यास 
रचित है तथा शड्भूराचाय से प्राचीनतर है--यहं तथ्य सवयमेव सिद्ध होता है । 

(५ ) सरस्वती-भवन पुस्तकालय ( संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ) में 
वंगाक्षरों में लिखी हुई भागवत्त की एक प्रति विद्यमान है जो लिपि की परीक्षा 
से दशम शती मे लिखी गयी मानी जाती है--अर्थात्‌ यह हस्तकेख बोपदेव से 
लगभग दो सौ व प्राचीन है । 

(६ ) वेदान्त की प्रस्यात मान्यता है कि आचाय॑ शड्भूर के गुरु थे गो विन्द- 
पाद और उनके गुरु थे श्री गोडपादाचाये । इन्ही गौडपाद से अपने “पस्चीकरण 
व्याल्यान” मे जगृहे पौरपष रूपम! “इति भागवतमुपन्यस्तम्‌! ऐसा लिखा है| 
यह श्लोक भागवत के प्रथम स्कन्च के तृतीय अध्याय का प्रथम श्लोक है । 
इन्होने उत्तरगीता की अपनी टीका मे तदुक्तं भागवत! लिखकर श्रेय: खुरति 
भक्तिमुदस्य ते विभो” इलोक उद्घृत किया है जो भागवत के दशम स्कत्ध के 
चौदहवें अध्याय का चौथा इलोक है । 

आचार्य शड्भूर का समय मेरी दृष्टि मे सत्तम शती का उत्तरार्ड है । फलत: 
उनके दादागुरु गौडपाद का काल इससे लगभग पचास साल पूर्व सप्तम शी 
का आरम्भ होना चाहिए उनके द्वारा उद्धृत किये जाने से स्पप्ट हैं कि 
श्रीमज्भागवत की रचना सप्तम शती से पूृव॑वर्ती है भर्थात्‌ु तेरहवी शी में 
उत्पन्न बोपदेव से छः-सात सौ वर्ष पूर्व । ऐसी निश्चित परिस्थिति भें बोपदेव 
को भागवत का प्रणेता मानना नितान्‍्त बनुचित, अप्रामाणिक तथा इतिहास- 
विरुद्ध है ह॒ 


अलूबरूती और पुराण 


सलबरूनी महसूद गजनी के साथ भारतवर्ष की यात्रा पर जाया और यहाँ 
के विद्वज्जनी की सहायता से उसने भारतवर्ष के विषय में विशेष जानकारी 
प्राप्त की, विशेषतः ज्योतिष तथा दर्शन के विषय मे । भारतविषयक अपने 
ग्रन्थ के १२वें परिच्छेद मे उसने हिन्दुओं के प्राचीन साहित्य का, विशेषत+ 
घामिक साहित्य का विशेष विवरण प्रस्तुत किया है । १८ पुराणो की नामावली 
उसने दो प्रकार से दी है। एक सूची तो विप्णुपुराण के ऊपर आधारित है 
और इस सूची मे पुराणों के नाम तथा क्रम वे ही है जो माजकल प्रचलित है । 


१२० पुराण-विमर्श 


दूसरी सूची में पुराण तथा उपपुराण का सिश्चनण है। इस सूची के अनुसार 
१८ पुराणों के नाम तथा क्रम इस प्रकार हैं--( १ ) आदि पु०, (२) मत्स्य 
पु०, ( ३ ) छुम, ( ४) वराह पु०, (५) नरसिंह पु०, (६) वामन पु०, 
(७) वायु पु०, (८) नन्‍्दी पु०, (९ ) स्कन्द पु०,. (१० ) आदित्य पु०, 
( ११ ) सोस पु०ण, (१२) सास्व पु०ण, ( १३ ) ब्रह्माण्ड पुण, (१४) 
माकेण्डेय, ( १५ ) ताक्ष्य पु० (गरुड पु० ), (१६ ) विप्णु पु०, (१७) 
क़्ह्म पु०ण, ( १८ ) भविष्य पु० । इस सूची का विश्लेषण करने से अनेक तथ्यों 
का पता लगता है-- 

( के ) उस समय तक ६ उपपुराणों की रचना हो छुकी थी जिनके नाम 
ये हैं-“-आदि, नरसिंह, ननन्‍्दी, आदित्य, सोम तथा साम्व । - 

( ख ) आदिपुराण ब्रह्मपुराण से भिन्न ही पुराण है। 

(गे ) सूर्य के विषय मे आजकल प्रचलित उपपुराण 'सौर पुराण? है परन्तु 
उस समय आदित्य पुराण का प्रचलन था जो माजकल प्रसिद्ध और प्रचलित 
नही है। 

( ४ ) साम्वपुराण का प्रचलन आज भी है, परन्तु सोमपुराण आदित्य- 
पुराण के जोड़ पर बना हआ चन्द्रविषयकृ उपपुराण प्रतीत होता है । 

अलवरूनी का कहना है कि इनमे से उसने केवल तीन पुराण के--आदित्य, 
मत्त्य तवा वायु के ही कतिपय अंशो को देखा है। ग्रन्थ के भौगोलिक तथा: 
खगोलीय विवरण देने मे उसने विष्णुपुराण और विप्णुवर्म से बहुत ही उद्धरण 
दिये हैं जिससे प्रतीत होता है कि उस काल मे ये दोनो प्रन्य वहुत ही मधिक 
लोकप्रिय थे। अल्वरूनी के ग्रन्थ का समय ११वीं शत्ती का उत्तराद्ध ( लगभग 
१०६७ ई० ) माना जाता है। पूर्वोक्त ग्रल्थो के निर्देश से यह निश्चित हो 
जाता है कि उसके युग से पहले ही ये उपपुराण प्रणीत हो छुके थे भौर लछोक- 
व्यवहार में आते लगे थे । 
बल्‍लालसेन तथा पुराण ः 

दाचसागर वल्लालसेन का विशिष्ट घमशारह्लीय निवन्ध है । दान के विषय 
में पुराणो तथा स्मृतियो मे जिन-जिन विषयों का वर्णन उपलब्ध है उन सबका 
यहां साज्भोपाड् सन्तिवेश किया गया है। निवन्धकारों की शैली के अनुसार 
यत्र-तत्र कठिन शब्दों का तात्पये भी प्रदर्शित किया गया है। वल्लालसेन ने 
यन्‍्य के आरम्भ में अपना परिचय भी दिया है। ये बंगाल के अन्तिम स्वतन्तर 
शासक सेनवंसावतंस, लक्ष्मण संवत्‌ के संस्थापक तथा जयदेव, गोवधंनाचार्य 
आदि प्रस्यात कविजनो के आश्रयदाता लक्ष्मणसेन ( ११६०-१२१० ) के पिता 
थे । इनके पितामह का नाम था हेसत्तलेन तथा पिला का नाम था विजय- 


ठत्तीय परिच्छेद : अष्टादश पुराण १२१ 


सैत । इनका समय द्वादश शतक का ( उत्तराव है ) | इन्होंने पाँच सागर- 
नामान्‍्त ग्रन्थों का प्रणयन किया था जिनमें से अदभुत सागर! ( काशी से ) 
तथा दानसागर ( एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता से ) प्रकाशित हुआ है । 
इनके अन्य तौन ग्रन्य हैं प्रतिष्ठायागर तया आचार-सागर ( दानसागर के छृप्ठ 
६, उलोक ५५-५६ में निर्दि£ ) तथा ब्रढ-सागर ( दानसागर के छू, ५२ पर 
“निदिष्ट ) जिनकी रचना दानसागर” से पहिले ही की गयी थी। “बदुमुत 
सागर' का आरध्म १०८९ शक ( ११६७ ई० ) में किया गया कौर उनके पुत्र 
लक्ष्मणसेन ने पूर्ण किया। दावसागर! १०६१ शक (८११६९ ई० ) में 
'परणीत हुआ । 'हारूता' ठथा 'पितृदयिता' के प्रणेता अनिरुद्ध भट्ट इनके गुरु थे 
पजिनको विद्धत्ता तथा चारित्य की स्तुति दानसागर के- आरम्भ में हो बड़े ही 
सुन्दर शब्दों में को गयी है । इन्हीं से वललालसेन ने पुराणों तथा स्मृत्तियों का 
“रहस्य सीखा; ऐसा उनका कथन हैं। इस प्रकार वल्लालसेन के साहित्यिक 
जीवन का काल ११५५ ई० से लेकर ११८० तक्ष माना जाना चाहिए* । 
दानसागर की उपक्रमणिक्ता में दल्लारूसेन ने पुराणों के स्वहप के विवेचन 
-असंग से जिस विवेचन शैली तथा प्रतिभा का परिचय दिया हैं वह मध्ययुगीय 
निवन्धकारों में नितान्त दुलेभ हैं| पुराणों के दर्जन के विषय में उनकी युक्ति 
चड़ी सृक्ष्म तथा चलस्पर्शी है । दावसागर के लिए संगृहीत इंथो में जिनके श्लोक 
'अमाण के रूप में उपन्यस्त हैं--मे पुराण तथा घर्मशार/््र का प्रामुख्य है। इन 
अन्यों के नाम इस प्रकार हैं--ब्राह्म, वाराह, आस्नेय, भविष्य, मत्स्य, वामन, 
वायवीय, माकंण्डेब, विप्णु, शैव, स्कन्द, पद्म ( १२ पुराण ); शाम्बपुराण, 
“कालिका, तनन्‍्दी, आदित्य, नरप्तिह, मार्कण्डेय, विप्णुधर्मोत्तर, विष्णुधर्म ( ++ 
उपपुराण ), गोपथ ब्राह्मण, रामायण, महाभारत, मनु, वशिप्ठ, संवर्त मादि 
अनेक स्मृतियाँ ( आरम्भ, इलोक १६-२० जिन्हें अनावश्यक समभकर पूरा 
साम निर्देश यहाँ नही किया जाता ) । 
अन्य पुराण तथा उपपुराणो के इलोक यहाँ संगृहीत नहीं किये गये हैं--- 
इन ग्रन्थों के प्रामाण्याप्रामाण्य के विषय में वल्लालसेन के विचार नितानन्‍्त 
भआलोचनात्मक हैं तथा इनकी जलौकिक् प्रतिभा और गाढ अध्ययन के द्योतक 
हूं। इन्ही विचारों का संक्षेप में यहाँ उपच्यास किया जाता है तथा मूछश्छोक 
टिप्पणी में दिये गये हैं ।* 
१. द्रध्व्य काणे--हिस्दी आफ ब्मंशास्त्र भाग १ पु, ३४०-३४१ तथा 
खण्ड ५ भाग २ पृ, ८७० | 
२. भागवत्तजञ्च पुराणं ब्रह्माप्डल्चैच नारदीयज्च 
दानविधिशून्यमेतत्‌ चयमिह न निवद्धमवधाय ॥ ५७ || 


१२२ पुराण-विमर्श * | 


दानसागर का कथन हे कि भागवत प्राण, ब्रह्माण्ड तथा नारदीय-- 
इन तीचो पुराणों से उ्लोको का चन्रह इसलिए नहीं किया गया क्रि ये! तीनों 
दानविधि से शुन्य हैं। यह कथन भागवत के लिए निर्णायक माना जा सकता है 
कि बल्लालसन की हृप्टि मे श्रीमदभागवत ही वास्तव भागवत पुराण है, 
क्योकि सचमुच इसमे दानविधि का प्रतिपादन नहीं मिलता । देवीभागवत का 
भागवत शब्द से संकेत इन्हे मान्य नहीं है, क्योकि इस भागवत में एक समग्र 
अव्याय ( स्कत्व ९, अ० ३० ) ही दान के विपय का सांगोपांग वर्णन करता' 
है। भ्रन्यकार की दृ्टि मे दिवीमागवा अभिमत भागवत पुराण होहा, तो 
ऐसी आलोचना व्यर्थ होती । लिगपुराण के श्छोको का चयन इसलिए नहीं 
किया गया कि मत्स्यपुराण मे बवणित महादान का सार हो इस पुराण मे 


बृहदपि लिझ़पुराण मत्त्यपुराणोंदितैम हादानै: । 
अवधायं तुल्यसारं दाननिवन्थेड्त न निवद्धम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सप्तम्यैव पुराणं भ्विप्यमपि समृहीतमतियत्नातु । 
त्यक्त्वाप्टमी नवस्थी कलमो परापण्डिन्िन्र॑स्ती ॥ ५९ ॥ 
लोकप्रसिद्धमेतद्विप्यु-रहस्पच्च भिवरहस्यच्च । 
-हदयमिह न परियृहीतं॑ संग्रहह्पत्वमवधार्य ॥ ६० ॥ 
भविष्योत्त रमाचा २-प्रसिद्धमविरोधि चव। 
प्रामाण्यज्ञापका हप्टेग्रन्थादस्मात्‌ प्थक कइतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
- प्रचर्रपतः स्कन्दपुराणकाशतोडधिकम्‌_। 

यत्‌ू खण्डब्रितयं पौण्डरेरावन्तिकथाश्रयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ताक्ष्य॑ पुराणमपरं ब्राह्ममाम्तेयमेव तर । 
त्रयोविशतिसाहल पुराणमपि वैप्णवम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पट सहस्नमितं छेड़ी पुराणमपरं तथा । 


दीक्षाप्रतिप्ठापापण्ड-युक्तिरत्रपरीक्षण्ण: ॥ ६४ ॥ 
भृषाबंशानुच रिते: कोपव्याकरणादिधि:: । 
असद्भतकथावन्ध-परस्परविरोघत: ॥ ६५ ॥ 
तनन्‍्मीनकेतनादीना. भण्डपापण्डलिड्धिताम्‌ । 
लोकवच्चनमालोक्य सर्वमेवावची रितमु ॥ ६६ ॥ 


तत्तत्पुराणोपुराणसंख्यावहिप्क्ृतं कश्मछकर्मंयोगातु 

पापण्ब्णास्वानुमतं निरूप्य देवीपुराण व निवद्धमन्च ॥ ६७ ॥॥ 

ये दानधर्मंविधि संस्तुत्ता ये पुराणपृण्यागमस्मृतिगरिरां बहवो विवर्त्ताः । 

ते ग्रंवविस्तरमयादविचित्व केघिदस्माभिरत्रकलिता: कलयच्तु सनन्‍्तः ॥६८॥० 
-+दानसाग रण ६ उपक्रमकि 


तृतोय परिच्छेद $ बष्टादश पुराण श्प्ड्े 


उपलब्ध होता है | फलठ: वल्लालसेन लिजुपुराण को मत्स्य मे अवान्तरकालीत ही 
नहीं मानते, प्रत्युत समहादान के विषय में उसे मत्स्य का अधमर्ण सी मानते हैं ।ः 
भविष्यपुराण से सप्तसी तिथि के वर्णन तक तो ज्लोकों का संग्रह किया गया, 
अप्टमी तया-तवर्मी तिथि के परित्याग का कारण पाखंडियों के छदारा उनका 
दूषित किया जाना हैं। शिवरहस्थ और विप्णुरहस्य तो लोक में प्रचलित है,. 
परल्तु इनसे इलोकर्ंद्रह इसीलिए नहीं किया गया कि -यें संग्रहरूप हैं, मौलिक 
ग्रन्थ बिलकुल नही हैं। भविष्योत्तर जाचार-वर्णत के कारण प्रसिद्ध ठथा 
सिद्धान्तों से अविरोधी होने पर भी प्रामाण्य के ज्ञापन का कोई सावन नहीं हैं 
लर्थातु इस पुराण में दिये गये सिद्धान्तो की प्रामाणिकता की पुष्टि कथमपि 
नही की जा सकती और इसी कारण वह वर्जित कोटि में रखा गया है, बच्चपि 
इस पुराण मे आचारों का दर्णन है तथा इसके कथन शिष्ट सिद्धान्तों से कथनपि 
विरुद्ध नही हैं । अन्य पुराणों के वर्णन का कारण नीचे दिया गया है--स्कत्द 
पुराण के तीन खण्ड, जो पौण्ड, रेवा तथा अबवच्ती की कथा पर धाश्नित हैं--- 
ये लोक में प्रचलित रूप से एकांश में अधिक हैं। गरुडपुराण, दूसरा ब्राह्म०, 
जास्तेय, तेइउ हजार ब्लोकोंबाला विप्णुपुराण, ६ हजार इलोकोंवाला दूसरा 
लिज्भधपुराण-दीक्षा, प्रत्तिष्ठ, पारूण्डियो बर्थात्‌ _ वौद्धों की युक्ति, रत्तपरीक्षण, 
सिथ्या वंशानुचरित, क्लोश-व्याकरण आादि, असद्भुव कथानों का निवेश, 
परस्पर विरोध का लल्तित्व, कामदेव सस्वच्ची कथा, भण्ड, धुत्तें, पाखण्ड 
( बौद्ध ) तथा लिझ्ली (उंन्यासी, पाशुपठ, पाचरात्र आदि ) के द्वारा लोक का 
प्रवच्चच देखकर ऊपर निर्दिप्ड पुराणों तथा उपपुराणों का तिरस्कार किया 
गया हैं। दिवीपुराण' का भी यहाँ संग्रह नहीं किया गया है, क्योंकि एक 
तो यह पुराण तथा उपपुराण की संस्या से वहिप्कृत हू, दूसरे निन्दित कर्मो+ 
( जेसे मारण, मोहन आादि ) का यहाँ सच्निवेश है और तीसरे पापण्डशालत्र--- 
ठन्त्रशात्न के मत का यह बनुसरण करनेवाला है । तात्पयं है कि ऊपर लिखे- 
गये ब्रन्थो का विभिन्‍्व कारणों से प्रामाण्य है हो नही और इसी कारण इनके 
श्लोकों का संग्रह इस द[नसागर मे नही किया गया है । 

दानसागर का रचनाकार निश्चित होने से वल्लाल्सेन के पूर्वोक्त कथन 
बड़े महत्त्व तथा गौरव से सम्पन्न हैं। ऊपर इसका रचनाकार ११६९ ईस्वी 
बतलाया गया हैं। फरूत: १२वीं शर्ती के मध्यक्ारू मे पुराणों-उपपुराणों की 
स्थिति के विषय में थे कबन नितान्‍्त महत्त्वगाली हैं। इन कथनों के प्रमुख 
परिणाम इस प्रकार हैं-- 

( के ) श्रीमह्वानदत ही 'भागवता नाम से अभिहित था। देवीभागवत्त 
नहीं । ऐसा यदि नहीं होता, तो दानविषयक एक पूरे अध्याय के रहते पर.- 
भागवत दानविधि से भून्य नही बताया जाता। 





१२४ ' पुराण-विमर्श 


( ख ) वायु तथा शिव दोनो पुराणों मे परिगणित किये गये हैं, यद्यपि 
मेरी दृष्टि मे वायु० ही महापुराण के अन्तर्गत है तथा शिवपुराण तान्त्रिक 
विधियों से सम्पन्न होने के हेतु उपपुराण ही है । 

(गे ) ब्राह्म, आर्तेय, लिज्भ तथा विष्णु--ये पुराण दो प्रकार से उस 
समय वर्तमान थे। ६ हजार श्लोकोवाला लिज्भपुराण भी उसी प्रकार 
अप्रामाणिक था, जिस प्रकार २३ हजार इलोकोवाला विष्णुपुराण। यह तथ्य 
कुूमंपुराण के एक विशिष्ट उल्लेख से भी समथित होता है। कूर्म (१॥१७-२०) 
ने उपपुराणो का जो नाम निर्दिष्ट किया है उसमे स्कन्द, वामन, ब्रह्माण्ड तथा 
तारदीय पुराणो के समान ही नाम मिलते है। इससे यह परिणाम निकालना 
अनुचित न होगा कि बहुत से उपपुराण पुराणों के संक्षेप रूप थे भौर इसीलिए 
वे उन्ही नामो से प्रस्यात थे। बल्लालसेन का पूर्वोक्त कथन इसकी सत्यता 
प्रमाणित कर रहा है । बृहत्‌ लिड्भरपुराण के उल्लेख के साथ ही साथ निर्दिष्ट 
६ हजार श्लोकोवाला लिड्भपुराण प्रमाणित करता है कि इनमेसे प्रथम तो 
महापुराण की कोटि मे था और दूसरा उपपुराण था। दोनों यहाँ संगृहीत नहीं 
है और इसके निमित्त कारण भी भिन्न-भिन्न बतलाये गये है। 

(घ ) वे तान्त्रिक विधियों से घुणा करते थे और इसीलिए 'देवीपुराण' 
को वे प्रमाण से वहिष्कृत मानते थे तथा स्कन्द के कतिपय अंशो को भी । 

( ड ) गरुडपुराण भी वल्लालसेन की दृष्टि मे अनेक कारणों से, जिनका 
उल्लेख ऊपर किया गया है,-प्रमाण कोटि मे नही आता 


दानसागर के विस्तृत निर्देशों के आधार पर निकाले गये ये सिद्धान्त 
१२वीं शी में पुराण-उपपुराणो की सत्ता-असत्ता तथा प्रामाण्य-अप्रामाण्य के 
विषय पर विशेष प्रकाश डालते हैं जो ऐतिहासिक अनुशीलन के लिए विशेष 
उपयोगी भौर उपादेय है । 


+---१०--०७आछ 5७-०० 


चतुर्थ -परिच्छेद 
पुराण का परिचय 


( क ) पुराण का लक्षण 
पुरण के साथ 'पच्चलुक्षण' का सम्बन्ध प्राचीन तथा घनिष्ठ है। पच्च- 
लक्षण के भीतर निम्नलिखित विषय इस प्रख्यात श्लोक के द्वारा निर्दिष्ट 
किये गये हैं-- - है ॥॒ 
संगंश्व॒ प्रतिसर्श्व वंशो मन्वन्तराणि च। 
' वश्यानुंचरितं चेंति पुराणं पदश्चलक्षणम्‌ || 
पुराण विषयक यह पद्च प्रायः प्रत्येक पुराण मे उपलब्ध होता है ।* 'पदच्च: 
लक्षण! शब्द पुराण का इतना बनिवारय द्योतक माना जाता थां कि अमरकोश 
में यह शब्द बिना किसी व्याख्या के ही प्रयुक्त किया गया है। व्याख्या-विहीन 
पारिभाषिक शब्द का प्रयोग उसकी सार्वभौम लछोक-प्रियता का संकेतक माना 
जाता है । इस शब्द के विषय-मे-भी यही तथ्य स्वेतोभावेन क्रियाशील माना 
जाना चाहिए । _ 
पुराण की सर्वत्र मान्य परम्परा-के अनुसार ये ही पाँच विषय वर्णनीय 
माने गये हैं :--- है 
(१ )सर्ग-- 6 
जगतु की तथा उसके नाना पदार्थों की उत्पत्ति अथवा सृष्टि तसर्ग! 
हलाती है । हि 
अव्याक्ृतगुणक्षोभातु महतस्त्रिवृतो5हमः । 
भृतमात्रेन्द्रियार्थानां सम्भव: सर्ग उच्यते॥ 
है +भाग० १श७।११ 


१. यही लक्षण किख्चित्‌ पाठ भेद से या ऐक्यहूपेण इन पुराणों से प्राप्त 
होता है--विष्छु पुराण ३६२४; मार्कण्डेय १३४१३; अग्नि १॥१४, भविष्य 
२।३२, ब्रह्मवेवर्त १३३६, वराह २४, स्कन्द पुराण ( प्रभास खण्ड, २८४ ), 
कुर्म ( पूर्वां ११२ ) मत्स्य ५३६४; गरुड ( भाचार काण्ड २२८ ), ब्रह्माण्ड 
( प्रक्रियापाद १३८ ); शिवपुराण ( वायवीय संहिता, १।४१ )  . 


-१२६ पुराण-विमश 


आशय है कि जब मूल प्रकृति में लोन गुण क्षुब्ध होते हैं, तब महत्‌ तत्त्व 
की उत्पत्ति होती है। महत्‌ तध्व से तीन प्रकार तामस, राजस तथा 
साह्विक--के अहंकार बनते हूँ। त्रिविध अहंकार से ही पत्चतन्मात्रा (भुतमात्र), 
इन्द्रिय तथा ( पंच ) भूतों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति क्रम का नाम 
सर्ग है । 


( २ ) प्रतिसगं--- 
सं से विपरीत वस्तु अर्थात्‌ प्रकूय | विष्णु पुराण मे प्रतिसर्ग के स्थान पर 
“प्रतिसंचर' शब्द का प्रयोग मिलता है (विष्णु १२२५ ) | श्रीमद्भागवत मे 
-इस शब्द के स्थान पर 'संस्था” शब्द प्रयुक्त हुमा है ( १२॥७॥१७ ) ६-- 
नैमित्तिक: ,प्राकृतिको ,नित्य आत्यन्तिको रूयः। 
संस्थेति कविभि: प्रोक्ता चतुर्धाधस्थ स्वभावतः॥ 
इस ब्रह्माण्ड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है और यह प्रलय चार 
प्रकार का है--नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य तथा आत्यन्तिक । यही संस्था" 
शब्द से अभिहित किया जाता है रे 
( ३ ) वंश--- 
राज्ञां ब्रह्मप्रसतानां वंशस्त्रेकालिको5त्वयः || 
++भाग० १२९॥/७॥१६ 
अर्थात्‌ ब्रह्माजी के द्वारा जितने राजाओं की सुष्टि हुई, उनकी भूत, 
भविष्य तथा वर्तमानकालीन सन्तान*परम्परा को वंश” नाम से पुकारते हैं। 
भागवत के द्वारा व्याख्यात इस शब्द के भीतर राजाओं की ही सन्तान-परम्परा 
का उल्लेख प्राधान्यधिया है, परन्तु 'वंश” को राजवंश तक ही सीमित करना 


उपयुक्त नही है । इस शब्द के भीतर ऋषियों के वंश का ग्रहण अन्य पुराणों में 
किया गया है। 


8 ०३५ 


5 


(४ ) सन्वन्तर-- - . -- 


पुराण के अनुसार सुष्टि के विभिन्‍त कालू-मान का झोतक यह शब्द है। 
पौराणिक काल-गणना का महत्त्व तथा स्वरूप आगे दिखलाया जायगा। 





- १. भागवत ( ३॥१०१४ ) में प्रलय के लिए प्रयुक्त प्रति संक्रम शब्द 
अतिसगं के समान ही संक्रम (सर्म ) से विपरीत तस्व का द्योतक है-- 
:._._£ “ कालन-द्रव्य-मुणेरस्य त्रिविध: प्रतिसंक्रम। ॥ 
विष्णु पुराण का 'प्रतिसंचर” शब्द इसी,शैली का-शब्द है । पा 


चतुर्थ परिच्छेद : पुराण का परिच्रय १२७ 
अच्चन्तर १४ होते हैं और प्रत्येक मन्वन्तर का अधिपति एक विशिष्ट मनु हुआ 
परता है जिसके सहयोगी पाँच पदार्थ और भी होते है । 

मच्वन्तरं मनुर्देवा मनुपत्रा: सुरेश्वर:। 
ऋषयोंडशावताराश्च हरे: पड्विवमुच्यते ॥ 

“+भाग० १शाणर४ 
मनु, देवता, मनुपुत्र, इन्द्र, स्थि और भगवान के अंशावतार--इन छ+ 
ईवविशिष्टताओं से युक्त समय को “मन्वन्तर' कहते हैं । 
(०) चंश्यानुचरित--- 

वंशानुचरितं तेषां वृत्त वंशवराश्च ये | --भाग० ११७१६ 
पूर्वोक्त वंशों मे उत्पन्त हुए वंशघरों का ठथा मूलपुरुष राजाओं का 
पविशिष्ट विवरण जिसमे ब्णित होता है वह “वंशानुचरित' कहलाता है। यहाँ 
मनुष्य चंश में प्रसृत मह॒पियों का तथा राजाओं का चरित भी समाविष्ट 
समझना चाहिए। महपियों के चरित्र की अपेक्षा राजाओं के चरित्र का ही 
विशेष विवरण पुराणों में उपलब्ध होता है । हे 
राजनीति शास्त्र मे 'पुराणं पदच्मलक्षणम्‌ः का एक नया ही संकेत उपस्थित 
किया गया है जो पूर्व निदिष्ठ लक्षण से ही नितान्‍्त भिन्न है । कौटिल्य मर्थशास्र 
६ १-५ ) की व्याब्या में जयमज्भला ने किसी प्राचीन ग्रन्थ से यह श्लोक 
<द्घृत किया[है--- 


सृष्टि-प्रवृत्ति-संहार-धर्म-मोक्षप्रयोजनम। 
ब्रह्मभिविविधेः प्रोक्त॑ पुराणं पद्मलक्षणस्‌ ॥ 
इसमे 'पच्चलक्षण” की एक नितान्‍्त नूतन व्याख्या दी गयी है। ध्यान देने 
की वात है कि घर्में पुराण का एक अविभाज्य रूक्षण स्वीकार किया गया है । 
इसका तात्पयं यह है कि घमुल रूप से पुराण मे धामिक विषयों का सन्देश 
अभीप्ट था । धर्मं का सम्बन्ध पुराण के साथ अवान्तर झताब्दियों की घटना है 
जब वह विकसित होकर अन्य विषयो को भी अपने मे सन्मिलित करने रूगा 
था--आधुनिक संशोधकी का प्रायः यही सर्वेमान्य मत है । परन्तु जयमंगला के 
इस महत्त्वपूर्ण उल्लेख से यह सत यवार्थतः विश्युद्ध नहीं प्रतीत होता ॥ 


रद मन्दन्तर टन 


मन्वन्तराणि सदवर्स:: कहकर भागवत ने भी मन्वन्तर के भीतर घर्म का 
उपन्यास न्याय्य माना हूँ। बह कथन पृर्वोक्त द्िद्धान्त का पोषक माना जा 
सकता हैं।* 





१, दृप्टव्य पुराण पत्रिका ( भाग ४, अंक १) में पण्ठित राजेश्वरशाल्री 
द्रविड का लेख 'भारतीयराजनीतों पुराणपच्चलक्षणम्‌र छघु० २३६-२४४। जुलाई 


जदुप्‌ 


९६४ प्रकाशक मखिल भारतीय काशिराज न्याठ, रामनगर दुर्ग, वाराणसी । 


श्श्८ पुराण-विमर्श 


इस संक्षिप्त विवरण में वंश” के अन्तगंत देवताओं तथा ऋषियों के बंशों 
का भी समावेश समझता चाहिए। इन विषयों को पुराण का मौलिक वसप्पें 
विषय मानने मे प्रधान हेतु 'सूत' के कार्यो के साथ इसकी पूर्ण संगति है। पहिले 
कहा गया है कि पुराण का वाचन तथा व्याख्यान करना 'सूत' का प्रधान कार्य 
था। वायुपुराण के प्रथम अध्याय में 'सुत' ने स्वयं ही 'स्वधर्म! का निर्देश इन' 
महत्वपूर्ण शब्दों में किया है पुरातन सउ्जनों के द्वारा दृष्ठ या उपदिष्ट सूत का 
स्वधर्म है--देवताओ, ऋषियो, अमिततेजसम्पन्न राजाओं का तथा लोकविश्वुत्त 
महात्माओ के वंशो का घारण करना । ये महात्माजन आदि इतिहास-पुराणोः 
मे ब्रह्मवेत्ताओ के द्वारा दिष्ट होते हैं। सूत का अधिकार वेद मे नहीं होता । 
वायुपुराण के इन बचनो के द्वारा इतिहास, पुराण और देद का दह्वैविष्य विशद- 
तया द्योतित किया गया है। यह पौराणिक वचन हमारे कथन की पुष्ठि करता 
है कि पुराण की धारा वेदिकधारा से प्रथक्‌ विभिन्‍त घारा थी जिसके संरक्षेण--- 
संवर्धन, प्रचार-प्रसार का कार्य सृत की अधिकार सीमा के भीतर था । 


पुराण का दश लक्षण 
श्रीमद्भागवत मे ( २१०।१-७ तथा १२॥७,८- ) दो स्थानों पर तथा 

ब्रह्मवेवर्त मे दश लक्षण महापुराण के निर्दिप्ट हैं और पर्वोक्त पाँच लक्षणों को 
छुल्लक पुराण का लक्षण माना गया है। यहाँ दशलक्षण तथा पःचलक्षण के 
तुलनात्मक विवेचना का सक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया जा रहा है। एक बात 
घ्यातव्य है कि श्रीमद्भागवत के दोनों स्थलों पर दिये गये लक्षणों मे मुख्त: 
सास्‍्य है, नामतः वैषम्थ भले ही हृष्टिगोचर हो । इन दोनो स्थानों मे शब्द- 
भेद अवश्य है, परन्तु अभिप्राय भेद नही । भागवत के द्वादश स्कन्ध के अनुसार: 
थे दश लक्षण है :--- 

सर्गश्चाथ विसर्गश्च॒ वत्ती रक्षान्तराणि च। 

वंशों वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रय: | --भाग १२७९ 


(१) से . (६) बंश;3, 
( २ ) विसर्ग:, ( ७ ) वंशानुचरितमु,” 
पा का । 
ढ़ ] 
(५ ) अन्तराणि (१०) अपाश्ष यः: 





१. स्ववर्म एप सूतस्य सज्िहष्ट: पुरातने:। 
देवतानामृषीणा चर राज्ञा चामितत्तेजसामु ॥ ३१ ४७ 
बशानां धारण कार्य श्ुताना च महात्मनामू । : 
इतिहासपुराणेषु दिण्टा ये ब्रह्मवादिभिः॥ ३२ ॥ 
न हि वेदेष्वधीकार: कश्चितु सृतस्य दृश्यते “वायुपुराण, १ अध्याय 


चतुर्थ परिच्छेद : पुराण का परिचय १२९, 


( १) सर्ग:--पूर्ववरणित 'सर्ग' से यह सिन्‍न नहीं है। 

( २) विसर्ग--जीव की सृष्टि | परमेश्वर के अनुग्रह से ब्रह्मा सृष्टि का 
सामर्थ्य प्राप्त करके महत्‌ तत्त्व आदि पृर्व कर्मों के अनुसार अच्छी ओर बुरी 
वासनाओ की प्रधानता के कारण जो यह चराचर शरीरात्मक उपाधि से 
विशिष्ट जीव की स॒प्टि किया करते हैं इसे ही विसर्ग! कहते है। 
इसकी उपभा के विषय में कहा गया है कि जैसे एक बीज से दूसरे बीज का 
जन्म होता है, उसी प्रकार एक जीव से दूसरे जीव की सूष्टि को इस नाम से 
पुकारते हैं ।* इस प्रकार विसुप्टिः-विविधा सुप्टिः, न तु वैपरीत्येन सृष्टि: 
प्रलय: । ह॒ 

( ३ ) वृत्ति--जीवो के जीवन-निर्वाह की सामग्री भागवत के अनुसार 
चर पदार्थों की अचर पदार्थ वृत्ति हैं ।* मानव जीवन को चलाने के लिए जिन 
वस्तुओ का उपयोग मनुष्य करता है वही उसकी वृत्ति हैं। चावल, गेहूँ बादि 
अन्न सव वृत्ति के अन्तर्गत आते हैं। कुछ वृत्ति को तो मनुष्य ने स्वभाववश 
अपनी कामना से निश्चित कर लिया हैँ और कुछ वृत्ति को शात्र के आदेश के 
कारण वह ग्रहण करता है । दोनों का उद्देश्य एक ही है-मानव जीवन का 
घारण तथा संरक्षण । 

(४ ) रक्षा--इसका सस्वच्ध भगवान्‌ के अवतारो से है। भगवान्‌ युग- 
युग में पशुन्‍पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देवता आदि के रूप मे अवतार ग्रहण कर अनेक 
लीलाएँं किया करते हैं। इन अवतारो के द्वारा वे वेदत्रयी---वेदघर्मं-से विरोध 
करने वाले व्यक्तियों का संहार भी किया करते हैं। इस कारण भगवान्‌ को 
यह बवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए ही होती है। इसलिए इसकी संज्ञा 
है--रक्षा ।* 

भागवत ने इस पद्च के द्वारा संक्षेप में अवतार-तत्व के हेतु पर प्रकाश 
डाला है । अवतार का लक्ष्य वेद के विरोधियों का संहार करना तथा वेदघर्म की 





१. पुरुषानुगृहीतानामेतेषा चासनामय: । 
विसरगो5्यं समाहारो बीजाद बीज चराचरम्‌ । 


का -“भाग० १२॥७॥१२ 
इसका स्वरूप द्रष्टव्य देदीभागवत € स्कन्द, ३े अ०॥ 


२३. वृत्तिभ्रृतानि भूठानां चराणामचराणि च। 
कृता स्वेन नृणा तन्र कामाच्चोदनयापि वा ॥ 
तबेव, शलो ० १३ 
३. रक्षाध्च्युतावतारेह्ा विश्वस्यानु युगे युगे । 
तियंड-मत्यंपि-देवेयु हन्यन्ते यैस्तयीद्विष: ॥॥ 
भाग० १श७छ७।१४ 


९ पु 0 वि 0 


१३० पुराण-विमर्ण 


रक्षा करना है। श्रीमद्भगवद्गीता के प्रस्यात श्लोको की ओर यहाँ स्पप्ड 
संकेत है परन्तु तयीद्वेषकों का हनन विश्वु भगवान्‌ के लिए तो एक सामान्य 
कार्य है। इसी के लिए वे अवतार का ग्रहण नही करते; भ्रत्युत छीला-विछास 
ही उसका प्रधान लक्ष्य है जिसका चिन्तन तथा कीर्तव करता हुआ जीव इस 
तापवहुल संसार से अपनी मुक्ति प्राप्त करने मे समर्थ होता है-- 
नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्ति भंगवतो नूप । 
अव्ययस्थाप्रमेयस्य निर्गणस्य गुणात्मनः ॥ 
--भाग० १०।२६।१४ 
लोला के द्वारा आनन्द रस का आस्वादन कराना तथा करना ही भगवान्‌ 
के अवतारो का लक्ष्य है। भगवान्‌ अपनी इच्छा से ही देह का ग्रहण करते हैं, 
भक्तो की भातं पुकार इसमें कारणभूत अवश्य होती है, परन्तु रहती है भगवान्‌ 
की स्वेच्छा ही प्रधान प्रयोजिका । भक्तों का रक्षण करना भी उनकी ऊलित 
लीला से वहिभूत नही होता-- 
स्वच्छन्दोपात्तदेहाय विशुद्धज्ञानमूत ये |, 
सर्वस्मे सवंवीजाय सब भतात्मने नमः ॥ 
न्‍ “--भाग० १०१२७।११ 


जीव को मुक्ति प्रदान करना ही सर्वेज्ञ स्ंशक्तिमानु परमात्मा का एक- 
मात्र लक्ष्य होता है। भागवत की दशम स्कन्‍्ध की प्रस्यात देवस्तुति में 
( १०१२ ) इसका बराबर निर्देश है--- 
श्रृण्वन्‌ गुणन्‌ संस्मरयेश्च चिस्तयन्‌ 
नामानि रूपाणि च मज्जलानि ते | 
क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो- 
राविष्चेता न भवाय कल्पते॥ 
+>भाग० १०१२३७ 
इन समग्र तथ्यों का प्रहण “रक्षा” के अन्तर्गत समझना चाहिए। 
(५ ) अन्तराणि--पृ वर्णित मन्वन्तर के समान हो। 
(६ ) चंदा हे 
(७ ) वंशानुचरित | व 
( ८) संस्था-- पूर्व सूची का 'प्रतिसर्गी । 
(६ ) हेतु--हेतु शब्द से जीव का ग्रहण अभीष्ट है। वह अविद्या के द्वारा कर्म का 
कर्ता है। संसार की सृष्टि मे जीवको कारण मानने का रहस्य यह है कि जीवके 
अहष्ठ के द्वारा प्रयुक्त होने से विश्व का सर्म तथा प्रतिसर्ग आदि होता है । फलतः 


चतुर्थ परिच्छेद : पुराण का परिचय १३१ 


जीव अपने अदृध के द्वारा विश्व-सुध्टि या विश्व-प्रलय का कारण होता है औौर 
इसी अभिप्राय से वह भागवत मे हेतु/* जैसे साथेकर शब्द के द्वारा मभिहित किया 
गया हैं। चैतन्य के प्रधान से वह अनुशयी-प्ताक्षी माना गया है मौरु उपाधि 
आधान्य को विवक्षा से कुछ छोग उसे “अव्याकृत! नाम से पुकारते है। जो 
लोग उसे चैतन्यप्रधान को दृष्ठि मे देखते हैं, वे उसे अनुशयी-प्रकृति में शयन 
करने वाला-कहते है, और जो उपाधि की दृष्टि से कहते है, वे उसे “अव्याकृता 
अर्थात्‌ प्रकृतिरूप कहते है । 

( १० )अपाश्रृय--त्रह्म का द्योतक महनीय अभिवान हैं। जीव को तीन 
वृत्तियाँ या अवस्थाएं होती है -जाग्रत्‌, स्वप्त तथा सुषुध्ति और इन दशाओं में 
चैतन्य का निवास है जो क्रमशः विश्व, तैजस तथा प्राज्ञ के नाम से प्रख्यात है। 
इन मायामयी वृत्तियो में साक्षिक्पेण जो सच्तत प्रतीत होती है वही अधिष्ठान- 
हूप अपाभथय तत्व हैं । वह इन अवस्थाओं से परे तुरीय तत्व के रूप में लक्षित 
होता है वही ब्रह्म है और उप्ते अपाश्रय' कहते है। नाम-विशेष ( देवदत्त, 
घट, पठ भादि ) तया रूप-विशेष ( कोई मानव आकार का है, तो पशु आकार 
का है भादि आदि ) के युक्त पदार्थों पर विचार करे, तो वे सत्तामात्र- 
वस्तु के रूप मे सिद्ध होते है और उनकी बाहरी विशेषताएँ नष्ठ हो जाती 
हुैं। वह सत्ता ही एकमात्र उत विशिष्टताओ के रूप मे प्रतीत होती है मौर 
बह उनसे प्रवक भी है । ठोक यही दशा दे देह तथा ब्रह्म के सम्बन्ध में । इस देह 
का आदि बीज है तथा पश्चता ( पच्चत्व, नाश ) है इसका अन्त ( बीजादि पच्च- 
तान्‍तासु )। शरीर तथा विश्व ब्रह्म॒ण्ड को उत्पत्ति से लेक मृत्यु और 
भहाप्ररुपपर्यच्त जितनी नाना विशेष अचस्थाएँ होती हैं उद सव में सब रूपो 
में परम सत्य ब्रह्म ही प्रतीत होता है और वह उनसे पृथक्‌ भी है। 
वह युतायुत” रूप में प्रतीत हो रहा है अनुस्यूत्न होने से अर्थात्‌ बह 

१. हेतुर्जीवो5स्य सर्गादिरविद्याकर्मंका रक: । 

त॑ चानुशथिन प्राहुरूयाकृतमुतापरे ॥ “+भाग० १२।७१८ 

२. व्यतिरेकान्वयो यस्य जाप्रत्स्वप्नसुषुष्तिपु । 

सायामयेपु ठद ब्रह्म जोवबृत्तिस्ववाश्यः ॥ 
+-भाग० १२७१९ 
जाप्रदादिस्ववस्थासु जीवत्तया वर्तन्ते इति जीववृत्तयः विश्व-तैजस-प्राज्ञा: । 
तेपु मायामयेथु साक्षित॒यात्वय: समाध्यादी च व्यत्तिरेको यस्य तद्‌ ब्रह्म संत्ार- 
अतीति-बाघयोरधिष्ठानावधिभूतमपाश्रय उच्पते । 


हि हे ह --श्रीघरी 
हे. पदार्थघु यथा द्रव्यं सन्‍्मार््र रूपनामसु। 


बीजादि पचचतान्तासु ह्वस्थासु युतायुतम्‌ । वही, २० | 


१३२ पुराण-विमर्श 


नाम रूपात्मक पदार्थों के साथ युत” भो है और उनसे पुथक रूप मे रहने के 
कारण “अयुत” भी है। यही अधिष्ठान और साक्षी रूप में प्रतिभासित होदे 
बाला ब्रह्म ही भागवत-उम्मत अपाश्नय तत्व है । 

इसी ब्रह्म के ज्ञान होने से ईहा ( चेष्ठा या जगत्‌ ) की निदृत्ति हा जाती है . 
कब ? और केसे ? इसका उत्तर संक्षेप मे भागवतकार देते है--जब* चित्त 
स्वयं आत्मविचार से अथवा योगाभ्यास के द्वारा सत्व-रज-तम गुणों से सम्बन्ध 
रखने वाली व्यावहारिक वृत्तियों का और जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुप्ति आदि 
स्वाभाविक वृत्तियों का परित्याग कर जगत्‌ के व्यापार से विराम पा छेता है- 
शान्त हो जाता है, तब शान्त वृत्ति के उदय होने पर दच्वमसि', “बह 
ब्रह्मयास्म' आदि महावाकयों के द्वारा आत्म-ज्ञान का उदय होता है--वह 
मात्मा को जान लेता है। उस समय आत्मज्ञानी पुरुष अविद्याजनित कमंवासना 
से और कम प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है । 

संक्षेप मे यही आश्रय तत्व है और यही भागवत्त का अन्तिम घ्येय है । 
इसीकी विशुद्धि के छिए पूर्व नव लक्षणों का उपपादन क्या गया है । आत्मा 
की उपलब्धि ही वास्तव परम ध्येय है, परन्तु इस ज्ञान की पुष्टि के लिए पुर 
नव--सर्ग, विसर्ग आदि-लक्षणो का इसी निमित्त से विवरण दिया गया है--- 

दशमस्य विशुद्धयर्थ नवानामिह लक्षणमस्‌ । 

श्रीमदभागवत के द्वितीय स्कन्घ के अन्तिम दशम अव्याव में दश लक्षणों 

का निवेश है जो पूर्वाक्त लक्षणो के साम्य रखने पर भी नामतः हू :-- 
अत्र सर्गो विसगंश्व स्थान पोषणमृतयः | 
मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय: ॥ 


ेु +भागन शश्वर 
दश लक्षणो के नाम इस प्रकार है :--- 

(१) सर्गः (६ ) मन्वन्तरन्‌ 

(२) विसर्ग: (७ ) ईशानुकथा 

(३ ) स्थानम्‌, (८) निरोध:ः 

(४ ) पोषणम्‌ (९ ) मुक्ति: 

( ५ ) ऊतयः: (१० ) आश्रयः । 





१. विरमेत यदा चित्तं हित्वा वृत्तित्रयं स्वयम्‌ 
योगेन वा तदा5त्त्मानं वेदेहाया सिवतंते॥ २१ 
--भाग० ११७ अध्याय ।' 


# 


चतर्थ परिच्छेद : पराण का परिचय ; १३३ 


पूर्वोक्त कक्षणो के साथ तुलना करने से पहले इनके स्वरूप से परिचित 
होना आवश्यक है । इस सूची मे कतिपय चुतन लक्षण अवश्य प्रतीत होते हें । 


विश्ले 


फलत: उनके विश्लेषण की आवश्यकता है 


( १ ) उर्भ: --. पूवंबत सर्मः 
(२) विसर्गः न+ ०». विसर्ग: | 
(३ ) स्थानलसू 5 'स्थिति-बैकुण्ठविजय: 


वैकुण्ठ भगवान्‌ की विजय का नाम हैं स्थिति या स्थान । भगवान ने पूर्व 
दोनों लक्षणों के द्वारा जिस विश्व ब्रह्माण्ड का निर्माण किया है वह अपनी 
नियमित मर्यादा के भीतर ही रहकर अपनी उन्नति या उत्कर्ष को घारण करता 
है । मर्यादा का उल्लंघन कर वह कभी अपना अम्युदय प्राप्त चही कर सकता 
प्रकृति के गुणवंपम्य से जो विराट सृप्टि हाती है, उसका नाम सर्गी है। 
विराद के एक अण्द में ब्रह्म। के द्वारा जो व्यष्टि सृष्टि या विविधा सृष्टि होती 
है, उसका नाम विसर्ग' है। जिस सर्ग के पदार्थ अनुभृत होने पर जगत्‌ की 
समप्टि का पूर्ण परिचय करा देते हैं सर्ग के रूप में। सर्ग से परे परमात्मा का 
दर्शन कर जीव कृतक्ृत्य हो जाता है, उठी भाँति 'विसर्गी भी परमात्मा के 
अनुभव कराते के एक साधन है । अन्तर दोनो में इतना ही है कि सर्ग होता है 
महादु और विचर्ग होता है अपेक्षाकृत अल्प । फलत: दोनों तत्त्वों के वर्णन के 
पश्चात्‌ उनकी स्थिति का विवरण भी न्यायप्राप्त हैं । 

भुवत्त कोझ का समस्त विषय स्थिति या स्थान के भीतर मअन्तर्निविष्ट 
समझना चाहिए। एक ब्रह्माण्ड में कितने लोक हैं, लोकों का विस्तार कितना 
हैं और उनका घारण किस प्रकार होता है, किन मर्यादाओं के पालन से ब्रह्माण्ड 
में स्थिरता है--आदि विपयो का विचार इस ततीय लक्षण के भीतर निश्चित 
रूप से किया जाता है । भागवत का पतच्चम स्कत्ध, जिसमें भूगोल तथा खगोल 
का विशद विस्तृत विवरण प्रस्तुत है, 'स्थान! का उज्ज्वल उदाहरणं है। इस 
विशाल बाकाश में विचरणशील इन संख्यातीत प्रह्माण्डो के, जनक, स्थापक 
मर्यादापाकक भगवान्‌ ही है । स्थितिवैकुण्ठविजय:' इसीलिए इसका यह विलक्षण 
लक्षण है। भगवान्‌ की विजय का, सर्वश्रेष्ठता का, लोकाधिपत्य का सूचक तत्त्व 
ही स्थिति! नाम से भागवत में अभिहित है । पा 

(४ ) पोपणस्‌>ततदलनुगहः 

परापण का अथ हु भगवान्‌ का अनुग्रह, सगवान्‌ की दया । यह लक्षण पृ्वे 
कक्षण के साय नैसगिकल्पेण सम्बद्ध है। ब्रह्माण्ड के नियन्त्रण को, तियमन को 
तथा च्याय का अवलोकन कर जीव भगवान्‌ की अलौकिक घटठना-पटीयसी 
मायाशक्ति के रहस्य को समझने लगता हैं । वह जान छेता है कि यह समग्र 


॥ 


१२४ पुराण-विम॒र्श 


विश्व ही भगवानु की कृपा का विलास है। भगवान्‌ ताप-संत्ताप से पीडित 
जन्तुओं के ऊपर महैतुकी कृपा का वषेण किया करते हैं। पोषण” जीव को 
भगवदुन्मुख बनाने मे एक प्रेरक तत्त्व है । भागुवत के पप्ठ स्कत्घ में तीनों 
प्रकार के जीवो-- मानव, देवता तथा दैत्य--के ऊपर भगवान्‌ की नेसमरिक 
कृपा का बडा ही विस्तृत विवरण है। अजामिल जैसा दुराचारी मानव, गुरु 
का अपकर्ता तथा विश्वरुप प्राह्मण का हन्ता देवराज इन्द्र, हाथी समेत इन्द्र को 
निगल जानेवाला अत्याचारी दैत्य वृष्रासुर--इन तीनो जीवो पर भगवान्‌ ने 
अपनी अधिन्त्य शक्तिमयी कृपा का स्वाभाविक घिछास दिखलछाया था भौर 
तीनी का उद्धार क्या था| इन जारयानों से सिद्ध होता है कि भगवान्‌ साधक 
के हृदय की रुकान, अभिरुचि तथा प्रेम-प्रवणता के पारखी हैं । 
एक ही बार के नामस्मरण से ही अगणित जन्म के पातक बालु की भीत 
के समान छिन्न-भिन्‍न हो जाते है, तब साक्षात्‌ दशन के प्रभाव की बात वंया 
कही जाय ? चित्रकेतु का यह वचन इस विषय भें कितना जीचित्यपूर्ण है-- 
ते हि भगवन्नघटितमिदं 
त्वहर्शनातव्‌ नृणामखिलपापक्षय: । 
यन्नामसकृच्छेवणात्त्‌ 
पुल्कसको5पि विमुच्यते संसारात्‌ ॥ 
+-भाग० ६१ धा्ड४ 
भागवत का यह 'पोषण' तत्त्व शाक्ततन्त्र के 'शक्तिपात' का प्रतिनिधि 
माना जा सकता है। यह वैदिक तत्त्व है, इसमे किसी प्रकार का सन्देह नही 
किया जा सकता । श्री बललभाचायंजी ने इस पोषण! को अपने वैप्णव सम्प्र- 
दाय का अनिवाय॑ तत्त्व मानकर अपने मार्ग की ही संज्ञा इसी के आधार पर 
रखी हे--पुष्टिमा्ग । फलत: यह लक्षण भागवत के संग विशद रूप से 
छनुस्यूत है । 
(५ ) ऊतयः"-कर्मवासना: 
विचारणीय प्रश्न है कि भगवान्‌ की अहँतुकी कृपा की बृष्टि प्रतिक्षण होती 
रहती है, तव भी जीव इतना दुःखी क्यो है ? उस वृष्टि का एक फीका छीटा 





१. 'ऊति' की व्याख्या श्रीधर स्वामी के अनुसार यह है--- 

कमंणा वासना: वेत््‌ तस्तुसंचाने । ऊयम्ते कर्मनिः-संतच्यन्त इत्यूतयः । 
यद्दा वृष्यर्थात्संश्लेषार्थ द्वाउवतेघातो रिदं रूपम । ऊयस्ते कमंभिव हान्ते संश्लिष्यन्त 
इति वा ऊतय इत्यथें; ॥ ४ ॥ 


--अीपधरी, भाग ० २१०४ 


चतुथ परिच्छेद : पुराण का परिचय श्३े५ 


मिल जाते पर भी वह सौख्य-शान्ति से प्रफुल्लित हो उठता। इस प्रैशत का 
समाधान यह पञ्चम लक्षण कर रहा है। ऊति के कारण ही ऐसी दयनीय 
स्थिति है जीव की । ऊति का बर्थ है क्मंवासना-- कर्म करने के लिए या करने 
से जो वासना जीव में उत्पन्त होती है वही प्रतिपक्षी होता है दया से छाभ न 
उठाने का । ऊति है कर्म-वन्धन जिससे जकड़ा हुआ जीव भगवत्सान्निध्यछपी 
नमृत की ओर लपकता ही नहीं। दासना के दो प्रकार होते हैं शुभवासना 
और बशुभ वासना । शुभ वासना का दृश्टान्त है प्रह्वाद स्वयं जिसे गर्भस्थिति 
की दशा में ही चारद जी का सत्सद्भध प्राप्त हुआ था भौर माता कयाघु के 
दानवी होने पर भी जिसकी प्रवृत्ति भगवानु की बोर स्वतः प्रसुत हुई। अशुभ 
वासना का उदाहरण है जय-विजय का चरित्र जिन्होने वेकुण्ठ के द्वारपारू 
होकर भी सनकादिको से हंघ किया और जिसके कारण उन्हे तीन जन्मों तक 
असीम वक्लेश भोगना पड़ा था। 
(६ ) मन्वन्तराणि > सद्धर्म: 
मन्वन्तर काल का विशिष्ट रूप साना है जिसमें सज्जनों के धर्म का प्रत्यक्षी- 
करण साधको को होता हैं। पौराणिक कालतत्त्व का विश्लेषण विशदरूप से 
थागे किया जायगा 
( ७ ) ईशानुकथा-- 
अवत्तारानुचरितं हरेश्चास्यानुवतिनास्‌ । 
सत्तामीशकथा प्रोक्ता चानाख्यानोपबूंहिता: ॥ 
एक मन्दन्तर के बाद दूसरा सन्व॒न्तर और एक कल्प के बाद दूसरा कहप 
गाता है बोर सुध्ि का प्रवाह सदा जारी रहता है। सृध्ि में प्रवाह-नित्यता है । 
जीव इस सुष्ठि मे पड़ा हुआ इसके बाहर निकलने की कोशिश किया करता है । 
परन्तु उसे सफलता अपने प्रयत्न मे तमी मिलेगी जब वह भगवाचु की छीछाओ 
की अमृतघारा मे ड्रवकी लगाता रहेगा । इसीलिए मन्वच्तर के पश्चातु 'ईशानु 
कथा” का लक्षण निर्दिप्ट है। भगवान्‌ तथा उनके नित्य पाएंदों के अवतारों की 
कथा “ईशानुकथा” कहलाठी है । 
(5 ) निरोध 
निरोधोष्स्यानुशबनमात्मनः सह शक्तिभि:॥ 
“++भाग० २])१०॥६ 
जब आत्मा अपनो शक्तियों के साथ सो जाता है, तब सारे जगत का 
हम तु प्रढय हो जाता है। पच्लक्षण में 'प्रतिसर्ग' का यह प्रतिनिधि 
लक्षण है ॥ 


१३६ पुराण-विमर्श 


(५) मुक्ति 
मुक्तिहित्वाधन्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति: | 
--तत्रव, श्लोक० ६ 
जब जीव अपने अन्यथा रूप को छोड़कर स्वरूप में अवस्थित हो जाता है 
तब उसे मुक्ति कहते है। संसार-दशशा में जीव अपने को देह इन्द्रियों के साथ 
अव्यस्त कर अपने को देह ही तथा इन्द्रियां ही मान बैठता है और उसी के 
अनुसार आचरण भी करता है । ऋते ज्ञानान्मुक्ति:ः इस सान्‍्य कथन के आधार 
पर ज्ञान के उदय होने पर "मुक्ति! प्राप्त होती है। उस समय जीव मिथ्या 
ज्ञान या अध्यासजात समस्त भ्रमो से उन्पुक्त होकर अपने यथार्थ सबच्चिदावन्द 
रूप मे प्रतिष्ठित हो जाता हैं । दुःखो के आत्यन्तिक विलयन होने से यह मुक्ति! 
कहुलाती हैं । 
( १० ) आश्रय 
आशभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसायते । 
स आश्रय: परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दयते |। 
+-तन्रव श्लोक ७ 
जिस तत्त्व से सृष्टि तथा प्ररूय प्रकाशित होते हैं, वही आश्रय है-पर ब्रह्म 
तथा परमात्मा शास्रों मे वही कहा गया है। जो नेत्र आदि इन्द्रियों का अभि- 
मानी द्रष्टा जीव है, वही इन्द्रियो के अधिण्ठातृ देवता सूर्य आदि के रूप में भी है 
भौर नेत्र-गोलक भादि से युक्त जो यह देह है, वही उव दोनो को गलूग-अलग 
करता है | इन तीनो मे यदि एक का भी अभाव हो जाय, तो इतर दोनों की 
उपलब्धि नही हो सकती । अतः जो इन तीनो को जाबता है वही परमात्मा 
सबका अधिष्ठान बाश्रय तरव है । उसका आाश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा 
कोई नही ( भाग० २।१०।८-९ ) 


दोनों की पारस्परिक तुलना 


भागवत के दो विभिन्‍न स्कन्धों में प्रतिपादित १० लक्षणों का स्वरूप संक्षेप 
में ऊपर निदिष्ट किया गया है। दोनों की तुलना करने पर दोनों मैं विद्येष 
पार्थकय प्रतीत नहीं होता । 


हादशस्कन्व द्वितोयस्कन्ध 
विसमें | दोनो मे समानभावेत्र गृहीत हैं । 


३3. अन्तराणि' के स्थान पर स्पष्टतः “मन्वन्तर' का उल्हेख । 
४. अपाश्रय--- ,, आश्रय का निर्देश । 


चतुर्थ परिच्छेद : पुराण का परिचय १३७ 


५, हेतु--जीव का वोधक हैं। जीव को संसारप्राप्ति करानेवाले वासंना- 
रूप अविद्या कर्मादि ही हैं। उसके लिए “'ऊति” शब्द का प्रयोग पाते हैं । 
कलतः हेतु तथा ऊति के समानार्थंक लक्षण निष्पन्त होते हैं । 

६--७, वंश तथा वंशानुचरित का ग्रहण “ईशानुकथा” मे समकना चाहिए, 
क्योकि हरि तथा उनके अनुवर्ती जनो की कथा के भीतर ऋषि तथा राजवबंशों 
का समावेश मनुचित नही मावरा जा सकता । 

८. संस्था के चार प्रचार : 

(क ) नैमित्तिक, प्रलूय 

(ख )प्राकृतिक ,, का अन्तर्भाव निरोध मे 

(ग ) नित्य 

( घ ) आत्यन्तिक प्रलय ८ मोक्ष में अन्तर्भाव 

९. रक्षा----के भीतर भगवान्‌ के अवतार का तथा उसके लिए उत्तके हृदप 
में जगनेवाली कृपा का भी वोध समझना चाहिए। हितीय स्कन्ध में इसी लक्षण 
को दो लक्षणों मे विभक्त कर दिया है--ईंशानुकथा तथा पोषण । फरूत: 

रक्षा 5 ( क ) ईशानुकथा 

(ख ) पीषण 

१०. वृत्ति--वृत्ति शब्द के द्वारा जीवो की आपस में संघर्षात्मक जीवन 
“स्थिति का द्योतन होता है। इसी का द्योतन करता है स्थान या स्थिति शब्द 
द्वितीय स्कन्ध में । 'वैकुण्ठ विजय! का अर्थ होगा 'स्वकार्य साधकता” >> जीवों 
का परस्पर उपमदंक-भावेत अवस्थान । 

ब्रह्माण्डपुराण मे निरदिप्ट दश लक्षण प्रायः वही भागवतवाले ही है। थोड़ा 
“ही यत्र क्वापि पाथथंक्य है। यथा (१) सर्ग, (२) विसर्ग, (३) स्थिति:, (४) कमेणां 
वासना, (५) मनुनां वार्ता, (६) प्ररुयानां वर्णनमु, (७) मोक्षस्थ निरूपणमु--- 
ये सातो लक्षण समान ही है । (5) हरेः कीतंनम--के भीतर आश्रय तथा पोषण 
-समझना चाहिए। (६) 'वेदाना चू एुथक्‌-प्थक! ईश की कथा का द्योतन करता 

हैं, क्योकि वेदों में 'हरि: सर्वत्र गीयते” के अनुसार भगवान्‌ की हो तो कथा 
अनुवर्णित है । (१०) वंशानुचरित का पृथक से निर्देश है। इस प्रकार ये दश 
लक्षण भी पूर्वोक्त लक्षणों से साम्य रखते ही हैं-- 

ऊपर प्रतिपादित दश लक्षणों को पंचलक्षणो का ही आवश्यकतानुसारी 

विस्तार समझना चाहिए । सर्म, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तराणि तथा वंशानु- 
शववरित--ये पत्चलछक्षण तो भागवत के १२ स्कन्ध ( बव्याय ७ ) मे स्वशब्देन 
शअ्रतिपादित हैं--इसमें किसी को भी विप्रतिपत्ति नही हो सकती । इतर बब- 
शिष्ट पच्च लक्षणों का भी समावेश इन्ही पच्चलक्षण मे भली भांति किया जा 


47 


१३८ पुराण-विमर्श 


सकता है। उदाहरणार्थ देखिए । विसर्ग सर्ग का हो अवान्तर भेद है। सर्भे 
ठहरा ब्रह्माण्ड की सृष्टि और विसर्ग ठहरा उसी के अन्तर्गत जीव-जन्तुओ की 
सृष्टि । फलतः विसर्स की गताथंता सर्ग मे मानना ही न्याय्य है। अपाश्रय (यप 
आश्रय) शब्द से उपात्त परमात्मा का सर्ग के कर्ता होने से प्रतिपादद उचित 
है । हेतु ( जीव ) तथा ऊति ( >कमंवासता ) का सर्म-हेतु होने के कारण 'सर्ग' 
के भीतर अन्तर्भाव यथार्थ है। वृत्ति या स्थाव का भी ग्रहण वंशानुचरित के 
भीतर समझना चाहिए । भगवान्‌ के अवतारो की उत्पत्ति तो किसी वंश को 
लेकर ही होती है। इसलिए तद॒विषय-द्योतक ईशानुकथा, पोषण अथवा रक्षा 
का भी अच्तर्भाव वंशानुचरित' के भीतर करना सर्वंया सान्‍्य है। इसलिए 
भगवाघ्‌ की लीला के वोधक चरित का--अवतार कथा का--समावेश वंशातु- 
चरित मे करना उचित ही है। इस प्रकार तारतम्य परीक्षण करने पर भाग- 
वत की दशलक्षणी पत्चलक्षणी का ही विकसित अथ च परिबू'हित स्वरूप है ।! 
दशलक्षण पुराण-सामान्य का लक्षण न होकर पुराण-सूर्घन्य श्रीमज्भागवत' 
का ही निजी लक्षण है--यही मानना सवंधा उचित प्रतीत होता है। भगवान: 
के स्वरूप का तथा भागवत धर्म का विवेचन ही श्रीमद्भागवत के उदय का 
प्रधान हेतु है। फलत: भगवान्‌ ही वहाँ प्राधान्येन विवेच्य तत्त्व है। इतर नव 
लक्षण तो उन्ही के पोषक होने के कारण यहाँ उपन्यस्त है अर्थात्‌ वे केवल 
ईश्वर-स्वरूप के परिज्ञान के लिए ही विवेच्रित है। उनका विवेचन प्रकृत पर» 
मेश्वर के स्वरूपाधायक होने के कारण है; उन्तमे अपनी कोई भी छ्ूथक्‌ उप«: 
योगिता अथवा सत्ता नही है । इसीलिए भागवतकार की स्पष्ट उक्ति है-- 


दशमस्य विशुद्धयर्थ नवानामिह लक्षणम्‌। 
आदि के नव लक्षण दशम तत्त्व अथाश्रम तत्त्व की बिशुद्धि अर्थात्‌ यथार्थ: 
निश्चय के लिए है। परमात्मा तथा जीव के परस्पर सम्बन्ध का अवलम्बन कर 
इन तच्वों का प्रतिपादन भागवत में किया गया है। पस्चक्ृत्यकारी परमशिव 
के समान ही परमेश्वर की पत्चकृत्यकारिता की कल्पना कथमपि भप्रासड्रिक 
नही है* । सर्ग, स्थिति, तिरोध, विसर्ग तथा पोषण परमशिव के पत्च॒कृत्य 
उत्पत्ति, स्थिति, लय, निग्रह तथा अनुग्रह के क्रमश; भागवत प्रतिनिधि माने 

जा सकते है। पत्चकृत्यकारी परमेश्वर के दो रूप होते है-- 


( क ) उपासना के निमित्त ग्राह्म अनुग्राहक रूप, जिसका अभिषधान' 
अपाश्रय या आश्रय है । 


१. द्रष्टव्य पुराणम्‌? (१ ८७, २ संख्या) मे 'पुराणलक्षणानि' शीषेक लेख । 
“78० १३५-११८ ( फरवरी १६६० ) 


चतुर्थ परिच्छेद : पुराण का परिचय श्३८ 


(ख ) जगत का परिचालन करने वाला कालरूप, जिसका संकेत सन्वन्तर' 
शठ्द से किया गया है । 

निमृहीत जीवभ्ाव को प्राप्त होने वाले व्यक्ति को संसार में - बच्चन में 
डालने वाला है ऊति ( कर्मवासना ), संसार से विपमुक्त करते वाला साधन है 
है ईशानुकथधा और भगवान के पोषण तत्त्व ( बनुग्रह ) का साक्षात्‌ फल हैं 
मुक्ति। इस प्रकार ये दशों भगवान्‌ तथा उनके स्परूप से ही सम्वन्ब रखते हैं । 
फलतः ये श्रीमद्भागवतु के निजी वैश्प्ट्य के प्रतिपादक होने से भागवत के ही 
लक्षण हैं, पुराण-सामान्य के नही। इसीलिए भागवत में इनका द्विः उल्लेख या 
पुनरावृत्ति मीमासकों के द्वारा अर्थनिर्णय के लिए निर्धारित मम्यासा का ही 
अभिव्यक्त रूप है । 

श्रीमदभागदत का वर्ण्य विषय ही है भगवान्‌ और इस भगवान्‌ के साथ 
तन्‍्मयता की प्राप्ति के लिए आवश्यक भागवत घर्मो का भी विश्लेषण इसी 
सिमित्त उपादेय मानकर किया गया है। भागवत का सभग्रन शरीर ही इस 
तात्पयँ को अग्रसर करता है, परन्तु भागवत के प्रथम स्कन्ध मे ( ५।१०-१७ ) 
तथा द्वादश स्कत्ब में १२ वें अध्याय मे पुनरावृत्त उन्ही पद्मयों को पढ़कर किसी 
को भी सचेता को समझते देर न लगेगी कि भगवान्‌ ही भागवत का साघ्यतत्त्द 
है और भक्तियोग ही स्ाधनतत्त्व हैं। फलत: पूर्वोक्त दशलक्षणो का भागवत के 
साथ अविनाभाव सम्बन्ध मानना सर्वथा न्याय्य और सुसंगत है । भागवतकार 
का यह बड़ा ही सार्मिक कथन है कि वर्णाश्रस के अनुकूल आचरण, तपस्या 
जौर अध्ययन बआादि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है 
उसका फल है यथ अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति। परन्तु भगवानु के गुण, लीला 
आदि के कीत॑न का फल है श्रीधर के चरणों की अविस्पृति ॥ और इसीके द्वारा 
अन्द/करण की लुद्धि होने से भक्ति तथा विज्ञान, वैराग्य-युक्त ज्ञान की उपलब्धि 
होती है जो मानवजीवन का प्रमोच्च लक्ष्य है :--- 

अविस्मृति: कृष्णपदारविन्दयो: क्षिणोत्यभद्राणि शर्म त्तनोति च | 

सत्त्वस्य शुद्धि परसमात्मर्भक्ति ज्ञानं च विज्ञानविराग-युक्तम ॥ 

ह॒ “भाग० १२१२५४ 


न्ज्््ड20चः: ८८९ 


( ख ) पुराणों का परिचय 
(१ ) बह्मपुराण 


यह पुराण दि प्राह्म' के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके अध्यायों की 
संख्या २४५ है और एलोको की संख्या १४,००० के बास-पास है। पुराण- 
सम्मत समस्त विषयो का वर्णन यहाँ उपलब्ध होता है । सुप्टि-कथन के अनन्तर 
सूर्यवंग तथा सोमवंश का अत्यन्त सक्षिप्त विवरण है। पाव॑ती-बाख्यान बड़े 
विस्वार से १० अध्यायों मे--( ३० अब्याय से ५० तक )--दिया गया हैं। 
मार्क॑ण्डेय के आख्यान ( अध्याय ५२ ) के अनन्तर गौतमी, गंगा, ऋृत्तिका तीर्थ, 
चक्रतीर्थ, पुत्रतीर्थ, यमतीर्थ, आपस्तम्ब-तीर्थ आदि अनेक प्राचीन तीर्थों के 
माहात्म्य गौतमी माहात्म्य के अन्तर्गत (अ० ७०--१७५ ) दिये गये है । 
भगवान्‌ कृष्ण के चरित्र का भी वर्णन ३२ अध्यायों ( अव्याय १८० से २१२ 
तक ) में बड़े विस्तार के साथ वणित है। कथानक वही है जिसका बर्णंत 
भागवत के दशम स्कन्ध में है। मरण के अनन्तर होनेवाली अवस्था का वर्णत 
अनेक अव्यायो मे किया गया है । इस पुराण में भूगोल का विश्ञेष वर्णन नहीं 
हे। परन्तु उड़ीसा में स्थित कोणादित्य ( कोणा्क ) नामक तीर्थ तथा तत्सम्बद्ध 
सूय-पुजा का वर्णन इस पुराण की विशेषता प्रतीत होती है । सूर्य की महिमा 
तथा उनके व्यापक प्रभ्ुुत्व का निर्देश छः अध्यायो ( अ० २८--२३ ) में है । 

इस पुराण मे साख्ययोग की समीक्षा भी बडे विस्तार के साथ दस अध्यायो 
| अ० २३४--४४ ) में की गयी है । कराल जनक के प्रश्न करने पर महवि 
वसिप्ठ ने साख्य के महनीय सिद्धान्तो का विवेचन किया है । ध्यान देने को 
बात है कि इन पुराणो मे वणित सांख्य अनेक महत्वपूर्ण बातों मे अवान्तर- 
कालीच साख्य से भेद रखता है। पिछले साख्य में तत्वो की संख्या केवछ २५ 
ही है । परन्तु यहाँ मृर्स्थानीय २६वें तत्व का भी वर्णव हैं। पौराणिक साख्य 
निरीश्वर नही है तथा उसमे ज्ञान के साथ भक्ति का भी विज्येष पुट मिला हुआ 
है । इस ग्न्थ मे एक और भी विशेषता है। इसके कतिपय अध्याय महाभारत 
के १२वें पर्व ( शान्ति पर्व ) के कतिपय अध्यायों से अक्षरशः मिलते है । धर्म 
डी परम पुरुषा्थ है; इस तत्व का प्रतिपादन इस पुराण के अन्त मे कितनी 
सुन्दर भाषा से किया गया है :--- 

धर्म मतिभंवतु वः पुरुषोत्तमानां 
स होक एवं परलोकगत्तस्य वन्ध:। 
अर्था: स्त्रियवच निपुणेरपि सेव्यमाना 


भव प्रभावमुपयन्ति न च स्थिरत्वम् ॥ 
--( ज्र० पु० २५५३४ ) 


चतुर्थ परिच्छेद : पुराण का परिचय १४१ 


( २ ) पद्मपुराण 

यह पुराण परिमाण मे स्कन्दपुराण को छोडकर अद्वितीय है। इसके 
कलोको की संख्या ४५० ००० बतलायी जाती है । इस प्रकार से इसे महाभारत 
का आधा और भागवत्तपुराण से तिगुना परिमाण में समझता चाहिए। इसके 
दो संस्करण उपलब्ध होते हैं। (१ ) बंगाली संस्करण मौर (२ ) देवनागरी 
संस्करण । बंगाली संस्करण तो अभी तक अप्रकाशित हस्तलिखित प्रतियों मे 
पड़ा है । देवनागरी संस्करण आनन्दाश्रम संस्कृत बअ्न्‍्धावली मे चार भागी मे 
प्रकाशित हुआ है। आनन्दाश्रम संस्करण मे छः खण्ड हैं; (१) बादि 
(२ ) भूमि (३ ) ब्रह्मा (४ ) पाताल ( ५ ) सृष्टि और ( ६ ) उत्तर खण्ड । 
परन्तु भूमिखण्ड ( अध्याय १२५---४८४९ से ही पता चलता हैँ कि छः खण्डो 
की कल्पना पीछे की है | मूल में पाँच हो खण्ड थे जो बंगाली संस्करण मे आज 
भी उपलब्ध होते हैं ! 

प्रथम सृष्टिखण्ड हि, भूमिखंडं द्वितीयकम्‌ | 
तृतोय॑ स्वर्गंखंडं च, पातालझ्व चतुर्थकम्‌ ॥। 
पंचम चोत्तर् खंडं, सर्वपापप्रणाशन्म | 

अब इही मूलभूत पाँच खंडों का वर्णन क्रमश: किया जा रहा है । 

( १ ) सूष्ठि-खण्ड--इसमे ८२ अध्याय है । इसके प्रथम अध्याय ( श्लोक 
५५--६० ) से पता चलता है इसमें ५५,००० इलोक थे तथा यह पुराण 
पाँच पर्वों में विभक्त था--( १) पौष्कर पर्व---जिसमे देवता, मुनि, पितर 
तया मनुष्यों की ९ प्रकार को सृष्टि का वर्णन है। (२ ) तीर्थपर्व---जिसमे 
पव॑त, द्वीप तथा सप्त सागर का वर्णन है । ( ३) तृतीय पर्वे--जिसमें अधिकः 
दक्षिणा देनेवाले राजाबनों का वर्णन ई | (४ ) राजाओ का बंशानुकीतंन है । 
(५) मोक्ष पवव॑ में मोक्ष तथा उसके साधन का वर्णव किया गया हूँ । इस खंड 
में समुद्र-मंथन, प्रयु की उत्पत्ति, पुष्कर तीर्थ के निवासियों का घर्मंकथन, 
वृत्नासुर-संग्रास, वामनावतार, माकेण्डेय की उत्पत्ति, कातिकेय की उत्त्पत्ति, 
रामचरित, तारकासुरवव जादि कथाएं विस्तार के साथ दी गयी है। 

(२ ) भूमि-खण्ड--इस खंड के आरख0्म मे शिवकर्मा नामक ब्राह्मण को 
पितृभ्कक्ति के द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति का वर्णन है। राजा पृथु के जन्म बौर 
चरित्र का वर्णन हैं। किसी छद्यवेशघारी पुरुष के द्वारा जैनधर्म का बर्णव सन 
कर वेन उन्मागंगामों बन जाता हैं। तब सप्तबियों के द्वारा उसकी भ्रुजानों का 
भन्यन होता है जिससे पृथु की उत्पत्ति होती है। नाता प्रकार के चैसित्तिक 
तथा आभ्युदयिक दोनो के अनन्तर सत्ती सुकला की पातिन्नतसूचक कथा बड़े 
विस्तार के साथ दी गयी है । ययात्ति और मातलि के अध्यात्म-विषयक 


4४२ पुराण-विमर्ण 


सस्वाद में पाप और पुण्य के फलो का वर्णत और विष्णुभक्ति की प्रशंसा को 
गयी है। मर्हाष च्यवन की कथा भी बड़े विस्तार के साथ दी गयी है । यह 
पद्मपुराण विष्णु भक्ति का प्रधान ग्रंथ है। परन्तु इसपे अन्य देवताओं के प्रति 
अनुदारु भावों का प्रदर्शन कही भी नहीं किया गया है । शिव ओर विष्णु की 
,एकता के प्रतिपादक ये इलोक कितने महत्त्वपूर्ण हैं :-- 

शैव॑ च्‌ वेष्णवं॑ लोकमेकरूपं नरोत्तम। 

दयोश्चाप्यन्तरं नास्ति एकरूपं महात्मनोः ॥ 

शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे। 

शिवस्य हृदये विष्णु:विष्णोश्च हृदये शिव: | 

एकमूर्तिस्त्रयो देवा: ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: । 

त्रयाणामन्तरं नास्ति, गुणमभेदा: प्रकीतिता 0 

( ३ ) स्वर्ग-खण्ड---इस खण्ड में देवता, गन्धवें, अप्सरा, यक्ष आदि के 
लोको का विस्तृत वर्णन है । इसी खण्ड में शकुन्तलोपाख्यान है जो महाभारत 
के शकुन्तलोपाख्यान से सर्वथा भिन्न है; परन्तु कालिदास के “अभिज्ञान-शाकुन्तल! 
से बिल्कुल मिलता-जुलता है। इससे कुछ विद्वानों का कहना है कि कालिदास ने 
अपने सुप्रसिद्ध नाटक को कथावस्तु महाभारत से न छेकर इसी पुराण से ली 
है । 'विक्रमोदंणी' के सम्बन्ध में भी यही बात है । 

( ४ ) पाताल-खण्ड---इसमे नागलोक का विश्लेष रूप से वर्णन है। 
प्रसंगत: रावण के उल्लेख होने से पूरे रामायण की कथा इसमें कही गयी हैं । 
इसमे विशेष बात यह है कि कालिदास के द्वारा 'रघुवंश' में वणित राम की कथा 
से यह कथा मिलती-जुलती हूँ । रावण के वध के अनन्तर सीता-परित्याग तथा 
रामाश्वमेध की कथा भी इसमे सम्मिलित है। यह कथा भवभूति के उत्तर 
रामचरिता' में वणित रामचरित से बहुत-कुछ मिलती है। इस पुराण में 
व्यासजी के द्वारा १८ पुराणो के रचे जाने की बात उल्लिखित है जिसमे भागवत 
पुराण की विशेष रूप से' महिमा गायी गयी है । 

( ५ ) उत्तर-खण्ड--इस पाँचदे खंड में विविध प्रकार के आख्यानो का 
संग्रह है । इसमें विष्णुभक्ति की विज्वेष रूप के प्रशंसा की गयी है । क्रियायोग- 
सार' नामक इसका एक परिशिष्ट अंश भी है जिसमे यह दिखलाया गया है 
कि विप्णु भगवान्‌ ब्रतो तथा तीर्थों के सेवन से विशेषरूप से प्रसन्न होते है । 

पह्मपुराण विष्णुभक्ति का प्रतिपादक सबसे बड़ा पुराण है। भगवान का 
तामकीतेन किस प्रकार सुचारु रूप से किया जा सकता है? कितने नामापराध 
है? आदि प्रश्तो का उत्तर इस पुराण मे बड़ी प्रामाणिकता से दिया गया है। 
इसीलिए अवान्तर-कालीन वैष्णव-सस्प्रदाय के प्रन्‍्थों ने इसका महत्त्व बहुत 


ब् 


चतुर्थ परिच्छेद : पुराण का परिचय &/७ 


वअधिक माना है | साहित्यिक दृष्ठि से भी यह बहुत सुन्दर है 
अनुप्टरपू का ही साम्राज्य रहता है; परन्तु इस पुराण में अनुष्ट 
अन्य बड़े छन्दों का भी समावेश है। भयवान्‌ की स्तुति के 
एकितने सुन्दर हैं :--- 
संसारसागस्मतीव गभीरपारं, 
दुःखोमिभिविविधमोहमयेस्तरंगे: । 
सम्पूर्णमस्ति निजदोपगुणणेस्तु प्राप्त॑, 
तस्मात्‌ समुद्धर जनादंन मां सुदीदस्‌ ॥ 
कर्माम्बुदे मह॒त्ति गर्ज॑ति वर्षंतीव, 
विद्युल्लत्तोल्लसति पातकसंचयेर्म । 
मोहान्धकारपटलेम॑ंयि नश्टदृष्टे, 


द्वेद्धि 
>> 


दीनस्य ततस्य मधुरुदन देहि हस्तस ॥ 

( ३ ) विष्णुपुराण 

दार्शनिक महत्त्व की दृष्टि से यदि भागवतपुराण पुराणों की श्रेणी में 
अथ्रम स्थान रखता है, तो विष्णुपुराण निश्चय ही द्वितीय स्थान का अधिकारी 
है । यह वैष्णव-दर्शन का मूल आलम्बन है। इसोलिए आचाय॑ रामाचुज ने 
अपने '्रीभाष्य' मे इसका प्रमाण तथा उद्धरण बहुरूदा से दिया है । परिमाण 
में यह न्यून होते हुए भी महत्व मे अधिक है । इसके खंडो को “अंश” कहते हैं । 
इसके अंशों की संख्या ६ है तथा अध्यायों की संख्या १२६ है। इस प्रकार 
परिमाण में इस भागवतपुराण का तृतीयांश मात्र है । प्रथम जंश मे सृष्ठि-वर्णन 
है ( अ० ११--२० )। द्वितीय बंश ( खंड ) में भुगोल का बड़ा ही साड्ोपाज 
विवेचन है। तृतीय अंश में आश्रम सम्बन्धी कर्तव्यों का विजयेष निर्देश है । इसके 
तोन अव्यायो ( बअ० ४--६ ) में वेद की शाखाओं का विशिष्ट वर्णव है जो 
खेदाम्घासियो के लिए बड़े काम की वस्तु है । चतुर्थ बंग विगेषत: ऐतिहासिक 
हैं जिसमें सोमवंश के अन्तर्गत ययाति का चरित वर्णित है । बढ़, तुवंसु, दुहचच, 
अनु, पुरु--इन पाँच प्रसिद्ध क्षत्रिय बंजों का भिन्न-भिन्न अब्यायों मे वर्णन 
मिलता हैं । पंचम वंश के ३८ अध्याय मे भगवानु कृष्ण का अलौकिक चरित 
वेप्णव-भक्तों का आलस्वन है | इस खंड में दशस स्कन्च के समान कृष्णचरित 
पूर्णतया वर्णित »5 परच्तु इसका वित्तार कम्र है । पप्ठ अंश केवल 
बाठ नव्यायों का हैँ जिससे प्रलय तथा भक्ति का विज्येप हप से विवेचन किया 
गया है । 

साहित्यिक दृष्टि से यह पुराण बड़ा ही रमणीय, सरस तथा सुन्दर है 
इसके चतुर्थ अंश में प्राचीन सुप्ठु गद्य की ऋछक देखने को मिलती है । ज्ञान के 


भट४ड पुराण विमर्श 


; साथ भक्ति का सामझस्य इस पुराण में बड़ी सुन्दरता से दिखलाया गया है 9 
विप्णु की प्रधान रूप से उपासना होने पर भी इस पुराण में साम्प्रदायिक 
संकीर्णता का लेश भी नहीं है। भगवान्‌ कृष्ण ने स्वयं महादेव शिव के साक् 
अपनी अभिन्‍नता प्रकट करते हुए अपने श्रीमुख से कहा है :-- 
योहहं स त्वं जगच्चेदं, सदेवासुररमानुपस्‌ । 
मत्तो नान्‍्यदणेपं यत्‌, तत्त्व ज्ञातुमिहाहंसि ॥ 
अविद्यामोहितात्मान: पुरुषा भिन्‍नदशिनः। 
वदन्ति भेदं पश्यन्ति, चावयोरन्तरं हर ॥। 
( ५।३३।४५-९ 3 
सुन्दर भाषण के लाभ का यह कितना अच्छा वर्णन हूँ :--- 
हित॑, मित, प्रिय काले, वश्यात्मा योषभिभापते । 
स याति लोकानाह लादहेतुभूतान्‌ नृपाक्षयान्‌ ॥। 


( ४ ) वायुपुराण 


यह पुराण अत्यन्त प्राचीन है। वाणभट्ट ने अपनी कादम्वरी मे $सका 
उल्लेख 'पुराणे वायुप्रलपितमः लि्खिकर किया हैं। अतः इससे जान पड़ता हूँ 
की इस ग्रन्थ की रचना वाणभट्ट से बहुत पहले हो चुकी थी। यह पुराण 
परिमाण मे वन्य पुराणों से अपेक्षाकृत न्‍्यून है। इसके अध्यायो की संख्या 
केवल ११२ हुँ तथा ए्लोको की ११,००० के लगभग हैं। इस पुराण में 
चार खण्ड हैं जो पाद' कहलाते हैं--( १ ) प्रक्रिया पाद, (२) अनुषज्ः 
पाद, ( ६ ) उपोद्धात पाद, (४) उपसहार पाद। इसके भारस्भ में सृप्टिन 
प्रकरण बडे विस्तार के साथ कई बध्यायो में दिया गया हैं। तदनन्तर चतुरा- 
श्रम विभाग प्रदर्शित किया गया हैँ । यह पुराण भौगोलिक बर्णनों के लिए 
विशेष रूप से पठनोय हैं । जम्बू द्वीप का वर्णन विशेष रूप से है ही, परन्तु 
अन्य द्वीपो का भी वर्णन वड़ी सुन्दरता से यहाँ ( अ० ३४--३९ ) किया गया 
है । खगोल का वर्णन भी इस ग्रन्थःमे विस्तृत रूप मे उपलब्ध होता हैं ( ज० 
५०-५३ ) | अनेक अध्यायों में युग, यज्ञ, ऋषि, तोर्थ का वर्णन समुपलब्ध है । 
अध्याय ६० में चारो वेदों को शाखाओं का वर्णन किया गया है जो साहित्यिक 
दृष्टि से विशेष अनुशोलन करते योग्य है। प्रजापति-वंशवर्णणन ( अ० ६१-- 
६४ ), कश्यपीय प्रजासर्ग (अ० ६६--६९ ) तथा ऋषिवंश ( अ० ७० ) 
प्राचीन प्राह्मण-वंशों के इतिहास को जानने के लिए बड़े ही उपयोगी 
हैं। श्राद्ध का भी वर्णव अनेक अध्यायो में है। अध्याय 5५६ और ८७ में 
संगीत का विशद वर्णन उपलब्ध है। ९९वाँ अध्याय प्राचीन राजाओं का 


। 


रह 


चतुर्थ परिच्छेद : पुराण का परिचय 


विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से 
रखता है। 
इस पुराण की सबसे बड़ी विशेषता शिव के चरित्र का वि 
परन्तु यह साम्प्रदायिक दृश्कोण से दषित नही है । विप्णु का भी वणच-फत्तच--++- 
अनेक अध्यायो मे मिलता है । विप्खु का महत्व तथा उनके अवतारो का वर्णन 
कई अध्यायों मे यहाँ उपलब्ध है। पशुपति की पूजा से संबद्ध पराशुपत योग 
का निरूपण इस पुराण की मह॒ती विशेषता है । पाशुपत योग का वर्णन अन्य 
पुराणो-में नही मिलता । परन्तु इस पुराण से उसकी पुरी प्रक्रिया बड़े विस्तार 
के साथ ( अ० ११--१४५ ) दो गयी है। यह आअंश- धभाचीन योगशास्त्र के 
स्वरूप को जानने के लिए भत्यन्त उपयोगी हैं। अव्याय २४ में वणित 'शा्व॑- 
स्तव” साहित्यिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । अध्याय ३० में दक्ष प्रजापति 
नेजो शिव की स्तुति की है वह भी बड़ी सुन्दर हैं। ये स्तुत्तियाँ वैदिक 
रुद्राष्याय” के पौराणिक रूप; हैं--- 
नमः पुराण-प्रभवे, युगस्य प्रभवे नमः । 
चतुविधस्य सर्गस्य, प्रभवेध्नन्त-चक्तुषे ॥ 
विद्याना प्रभवे चेंव, विद्याां पतये नमः। 
नमो क्तानां पतये, मन्त्राणां पतये नमः ॥ 
(५ ) श्रीमद्भागवत 
यह पुराण संस्कृत साहित्य का एक अनुपम रत्त है। भक्तिशास्त्र का 
तो यह सर्वस्व है । यह निगम-कल्पतरु का स्वयं गलित अमृतमय फल है। 
वैष्णव आचार्यो ने प्रस्थानत्रयी के समान भागवत को भी अपना उपजीव्य 
माना हैं | वल्‍लभाचार्य भागवत को महषि व्यासदेव की समाधिभाषा? कहते 
हैं अर्थात्‌ मागवत के ठत्त्वो का प्रभाव वलल्‍लभ सम्प्रदाय और चैतन्य सम्प्रदाय 
पर बहुत अधिक पड़ा हैं। इन सम्प्रदायो ने भागवत के आध्यात्मिक तच्वो का 
निरूपण अपनी-अपनों पद्धति से किया हैं। इंन ग्रन्थों मे आनन्दतीय कृत 
आगवततात्पयेनिर्णय” से जीवगोस्वामी का 'पद्सन्दभ” व्यापकता तथा विश- 
दता की दृष्ि से अधिक महत्वपूर्ण है । भागवत के गुढाथ॑ को व्यक्त करने के लिए 
भत्येक वेष्णव सम्प्रदाय ने इसपर स्वमतानुकूल व्याख्या लिखी है, जिनमे कुछ 
टीकाओ के नाम यहाँ दिये जाते हैं---रामानुज सत मे सुदर्शनसूरि की शुकपक्षी य 
तथा वीरराघवाचाय की भागवतचन्दधचन्द्रिका', माध्वमत में विजयब्वज की 
पदरत्नावली', निम्वाकंमत में शुकदेवाचार्य का “सिद्धान्तप्रदीप', वलल्‍्लभमत 


में स्वयं जाचाय चल्लभ की 'सुवोधिनी', तथा गिरिघराचार्य की आध्यात्मिक 
१० पु० वि० 





दर 
# 4९ 


हु 


पुराण-विमशं 


“” दीका, चैतन्यमत में श्रीसनातन की बृहद्वैष्णवततोषिणी! ( दशमस्कन्च पर ), 
जीवगोस्वामी का क्रमसन्दर्भ', विश्वनाथ चक्रवर्ती की साराथदर्शिनी' । सबसे 
अधिक लोकप्रिय श्रीधरस्वामी की 'श्रीघरी” है। श्री हरि वामक भक्तुवर का 
“हरिभक्तिरसायन! पूर्वा॑ दशम का श्लोकात्मक व्याख्यान है। इन सम्प्रदायों 
की मौलिक आध्यात्मिक कल्पनाओं का आधार यही अष्टादश सहस्नएलोकाल्मक 
भगवद्दिग्रहरूप भागवत है। 

श्रीम:द्रागवत अद्देततत्व का ही प्रतिपादन स्पष्ट शब्दों मे करता है। 
श्री भगवान्‌ ने अपने विषय से ब्रह्माजी को इस प्रकार उपदेश दिया है +--- 
अहमेवासमेवाग्रें नान्‍यद्‌ यत्‌ सदसत्परस | 
पर्चादहं यदेतच्च योडवशिष्येत सो्स्म्यहम ॥। 

--भाग ० २९३२ 

'सुष्टि के पूर्व मैं ही था--मैं केवल था, कोई क्रिया न थी । उस समय सत्‌ 
अर्थात्‌ कार्यात्मक स्थल भाव न था, असतु--क्रारणात्मक सुक्ष्मभाव न था । 
हाँ तक कि इनका, कारणभूत प्रधान भी,, अन्तर्मुख होकर मुझमे छीन था । 
सृष्टि का यह प्रपन्च मैं ही हूँ गौर प्रछय में सब पदार्थों के लीन हो जाने पर 
मैं ही एकमात्र अवशिष्ट रहूँगा !” इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ निमण, सगुण, 
जीव तथा जगत्‌ सब वही हैं। बद्धयतत्व सत्य है.। उसी एक, अद्वितीय, 
परमार्थ को ज्ञाती लोग ब्रह्म, योगीजन परमात्मा और भक्तगण भगवान के नाम 

से पुकारते हैं । वही जब सच्वगुणरूपी उपाधि से अवच्छिन्त न होकर अव्यक्त * 
निराकार रूप से रहते हैं, तव 'तिगुण' कहलाते हैं और उपाधि से अवछिन्न 
होने पर 'सगुण” कहलाते है। 'परमारथभत" ज्ञान सत्य, विशुद्ध, एक, बाहर- 
भीतर भेदरहित, परियपुर्ण, अन्तमुंख तथा निविकार है--वहो भगवान तथा 
वासुदेव जब्दो के द्वारा अभिहित होता है । सत्त्गुण की उपाधि से अवच्छिन्त 
होने पर वही निगुण ब्रह्म प्रधावतया विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा तथा पुरुष चार प्रकार 
का सग्रुण रूप घारण करता है। शुद्धसत्त्वावच्छिन्न चैतन्य को “विष्णु” कहते है, 
रजोमिश्रित सत्त्वावच्छिन्न चैतन्य को ब्रह्मा', तमोमिश्रित सत्त्वावच्छिन्त चैतन्य 
को 'रुद्र! और तुल्यवल रज-तम से मिश्रित सत्त्वावच्छिन्न 'चैतन्य को पुरुष! 





॥ 


१. वदच्ति तत्‌ तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञञानमद्दयम्‌ । 
त्रह्मुति परमात्मेति भगवानिति शब्धते ॥ 
-+भाग० १।२॥१ १ 
२. ज्ञान विशुद्धं परमार्थमेकमनन्तरं त्ववहिब्नेह्य सत्यमु । 
प्रत्यक्‌ प्रशान्तं भगवच्छब्दसंञ्ञ यद्‌ वासुदेव॑ कवयो वदन्ति ॥* 
|! “--भाग० ५॥।१२॥११ । 


चतुर्थ परिच्छेद : पुराण का परिचय १४७ 


कहते है । जवत्‌ के स्थिति, सृष्ठि तथा संहार-त्यापार में विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र 
निमित्त कारण होते हैं; पुरुष” उपादान कारण होता है। ये चारो ब्रह्म के ही 
सग्रुण रूप हैं । अतः भागवत के मत मे ब्रह्म ही अभिन्न-निमित्तोपादान कारण है । 
परब्रह्म ही जगत्‌ के स्थित्यादि व्यापार के लिए भिन्‍्न-भिन्‍न अवतार 
चारण करते है | आद्योड्वतार: पुरुष: परस्थ ( भाग० २६।४१ )। परमेश्वर 
का जो अश प्रह्गभति तथा प्रकृतिजन्य कार्यो का वीक्षण, नियसन, प्रवर्तन जादि 
करता है, मायासम्बन्ध से रहित होते हुए भी माया से युक्त रहता है, सर्वेदा 
चित शक्ति से समन्वित रहता है, उसे 'पुरुष' कहते है। इस पुरुष से ही भिन्‍व- 
पभिन्‍न अवतारों का उदय होता है । 
भूत्तेयंदा पद्मभिरात्मसूष्टे: पुरं विराज॑ विरचय्य तस्मित्‌ । 
स्वांशेन विष्ट: पुरुषाभिषवानमवाप नारायण आदिदेव: ॥ , 
--भाग० १॥४३ 
व्रह्मा, विष्णु, रुद्र परब्रह्म के गुणावतार हैं। इसी प्रकार कल्पावतार, 
शुगावतार, मन्वन्तरावतार आदि का वर्णन भागवत में विस्तार के साथ दिया 
गया है । 

, भगवान्‌ अरूपी होकर भी रूपवान है ( भाग० ३२४३१ )। भक्तों की 
अभिरुचि के अनुसार वे भिन्‍नभिन्‍्त्र रूप धारण करते हैं ( भाग ३९११ )। 
भगवान्‌ की शक्ति का नाम माया है जिसका स्वरूप भगवान ने इस प्रकार 
बतलाया है--- 

ऋतेष्थ यत्‌ प्रतीयेत्त न प्रतोयेत चात्मनि। 
तद विद्यादात्मनो सायां यथा भासो यथा त्म:॥ 
२।९--३४ 
वास्तविक वस्तु के बिना भी जिसके द्वारा आत्मा में किसी अनिर्बंचनीय 
अस्तु की प्रतीति होती हैं ( जैसे आकाश में एक चन्द्रमा के रहने पर भी दृष्रिदोष 
से दो चन्द्रमा दीख पड़ते हैं) और जिसके द्वारा विद्यमान रहने पर भी वस्तु 
की प्रतीति नही होती ( जैसे विद्यमान भी राहु नक्षत्रमण्डल मे नहीं दीख 
पड़ता ) वही माया” हैं। भगवान्‌ अचिन्त्य शक्तिसमन्वित हैं। वे एक समय 
में भी एक होकर भी अनेक है। नारदजो ने द्वारकापुरी मे एक समय से ही 
श्रोकृष्ण को समस्त रानियों के मह॒लो में विद्यमान भिन्‍न-भिन्‍नत कार्यों में सऊग्त 
देखा था। यह उनकी अचिन्त॒नोय सहिमा का विलास है । जोव और जगतु 
भगवान्‌ के ही रूप है । 
साधन-सांगें--इस भगवान्‌ की उपलब्धि का सुगम उपाय बतलाना 
भागवत को विशेषता है। भागवत की रचना का प्रयोजन भो भवक्तितत्त्व का 


१४८ पुराण-विमर्श 


निरूपण है। वेदार्थोपनृ'हित विपुलकाय महाभारत की रचना करते पर भी 
अतृध् होनेवाले वेदव्यास का हृदय भक्तिप्रधान भागवत की रचना से वितृष 
हुआ । भागवत के श्रवण करने से भक्ति के निष्प्राण न्ञान वराग्य-पुत्रों में प्राण 
का ही संचार नही हुआ, प्रत्युत वे पूर्ण यौवन को भी प्राप्त हो गये । अतः 
भगवान्‌ की प्राप्ति का एकमात्र उपाय भक्ति! ही है--- 
न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपो त्यागों यथा भक्तिमंमोर्जिता ॥ 
--११।१४।२० 
परमभकक्‍त प्रह्लादजी ने भक्ति की उपादेयता का वर्णन बड़े सुन्दर शब्दों 
में किया है कि भगवान्‌ चरित्र, बहुन्ञता, दान, तप आदि से प्रसन्न नही होते । 
के तो निर्मल भक्ति से प्रसन्‍त होते है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधव 
उपहाससात्र हैं--- 
प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुन्नता | 
न दान न तपो नेज्या न शौच न ब्रतानि च। 
प्रीयतेडमलूया भकक्‍त्या हरिरन्‍्यद्‌ विडम्बनस्‌ ॥ 
-:9।७॥५ १-५२ 
भागवत के अनुमार भक्ति हो मुक्तिप्राप्ति में प्रधान साधन है। ज्ञान, कर्म 
भी भक्ति के उदय होने से ही सार्थक होते हैं, अतः परम्परया साधक है, 
साक्षाद्रपेण नही । कम का उपयोग वैराग्य उत्पन्त करने मे है । जब तक वैराग्य 
की उत्पत्ति न हो जाय, तब तक वर्णाश्रम विहित आचारों का निष्पादन 
नितान्त आवश्यक है ( भाग० ११॥२०१९ )। कर्मफलो को भी भगवान को 
सपपंण कर देना ही उनके 'विषदन्त” को तोड़ना है ( भाग० १॥१।१२ ) । 
श्रेय की मूलखोतरूपिणी भक्ति को छोड़कर केवल बोध की प्राप्ति के छिए 
उद्योगशील मानवो का प्रयत्न उसी प्रकार निष्फल तथा क्लेशोत्पादक है जिस 
प्रकार भूसा कूटनेवालो का यत्न ( १०१४४ ) । 
श्रेयः खुति भक्तिमुदस्य ते विभो, क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । 
तेषामसो क्लेशल एवं शिष्यते, नान्यद्‌ यथा स्थूलततुषावधातिनास्‌ ॥ 
भव्त की ज्ञान से श्रेष्ठता प्रतिपादित करतेवाला यह श्लोक ऐतिहासिक 
दृष्टि से भी महत्त्वशाली है, क्योकि बाचाय॑ शंकर के दादा गुरु श्रीगौडपादाचाये 
ने 'उत्तरगीता” की अपनी टीका में 'तदुक्तं भागवते! कहकर इस इलोक को 
उद्घत किया है। अतः भागवत का समय गौडपाद ( सप्तम शतक ) से कहो 
अधिक प्राचीन है ।त्रयोदशशतक मे उत्पन्त बोपदेव को भागवत का कर्ता मानता 
एक भयंकर ऐतिहासिक भूल है । 


हु 


चतुर्थ परिच्छेद : पुराण का परिचय १४९, 


अतः भक्ति की उपादेयता मुक्तिविषय में सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति दो प्रकार को 
आानी जाती है--'साधनरूपा भक्ति! तथा साथ्यरूपा भक्ति! । साधनमक्ति नो 
प्रकार की होती है--श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चेत, वन्दत, दास्य, 
सख्य तथा आत्म-निवेदन । भागवत मे सत्सद्भति की महिमा का वर्णन बड़े 
सुन्दर शब्दों मे किया गया है । साध्यकपा या फलहूपा भक्ति प्रेममयी होती है 
जिसके सामने अनन्य भगवत्पदाश्रित भक्त ब्रह्मा के पद, इन्द्रपद, चक्रवर्ती पद, 
लोकाधिपत्य तथा योग की विविध विलक्षण सिद्धियो को कौन कहे, मोक्ष को 
भी नही चाहता । भगवान्‌ के साथ नित्य वृन्दावन मे ललित विहार की कामना 
करनेवाले भगवच्चरणचचरीक भक्त शुष्क नीरस मुक्ति को प्रयासमात्र 
सानकर तिरस्कार करते हैं :--- 
न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सावंभीम॑ न रसाधिपत्यमु । 
त योगसिद्धारपुनभंव वा मय्यपितात्मेच्छति मह्विनाञ्ल्यत्‌ ॥ 
+>भाग० ११११०११४१ 
भक्त का हृदय भगवान्‌ के दर्शन के लिए उसी प्रकार छट्पटाया करता 
है, जिस प्रकार पक्षियों के पंखरहित बच्चे माता के लिए, भूख से व्याकुल बछड़े 
दूध के लिए तथा प्रिय के बिरह मे व्याकुल सुन्दरी अपने प्रियतम के लिए 
खटपटाती है :--- 
अजातपक्षा इव मातर खगा: स्तन्‍्यं यथा वत्सतरा: क्षुधार्ता: | 
प्रिय॑ प्रियेव व्यूपितं विषण्णा मनो<र॒विन्दाक्ष दिदृक्षते त्वासु॥ 
“भाग० ६११।२६ 
इस प्रेमाभक्ति की प्रतिनिधि क्नज की गोपिकाएं थी जिनके विमल प्रेम का 
रहस्यमय वर्णन व्यासजी ने रासपदच्चाष्यायी मे किया है। इस प्रकार भक्ति- 
शार्र के सर्वस्व भागवत से भक्ति का ससमय स्रोत भक्तजनों के हृदय को 
आप्यायित करता हुआ प्रवाहित हो रहा है। भागवत के एलोकों मे एक विचित्र 
अलौकिक माचुयें भरा है । अत: भाव तथा भाषा उभयह्टि से श्रीमद्भागवत 
£ १२॥१३॥१८ ) का कथन ययाथर्थ है ६-- 
श्रीमद्भागवतं पुराणममर्॑ यद्‌ वेष्णवालां प्रिय, 
यस्मित्‌ पारमहंस्यमेकममर् ज्ञानं परं गीयते। 
तत्र ज्ञानविर.गभक्तिसहितं॑ नैष्कम्य॑माविष्कृतं, 
तच्छुण्वन्‌ विपठत्‌ विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नर:॥ 
( ६ ) नारदपुराण 
,अहन्तारदपुराण नामक एक उपपुराण भी मिलता है। अत) उससे इसे 
पुयक करते के लिए इसे नारदोय पुराण नाम दिया गया है। इस ग्रन्थ में 


7 च 


१५० पुराण-विमं 


दो भाग है । पर्व भाग के अव्यायो की संख्या १२५ हैं और उत्तर भाग में 5२ है 
सस्पुर्ण एइलोको की संख्या २५,००० है। डाक्टर विछूसन इस पुराण का रचता- 
काल १६वीं शताब्दी बतलाते है तथा इसे विप्णु-भक्ति का प्रतिपादक एक 
सामान्य ग्न्य मानते है। परन्तु ये दोनो बाते सर्वधा निराघार हैं। १२वीं 
शताब्दी मे वल्लालसेन ने अपने 'दानसागर! नामक ग्रन्थ मे इस पुराण के 
शलोको को उद्छृत किया है। अलवरूती ( ११वीं शताब्दी ) ने भी अपने यात्रा- 
विवरण में इस पुराण का उल्लेख किया है। अतः यह पुराण निश्चय ही इद 
दोनो ग्रन्थकारों के काल से प्राचीन है । इस ग्रन्ध के पूर्वभाग मे वर्ण और आाश्नम 
के आचार ( अ० २४२५ ) श्राद्ध (ब० २८ ), प्रायश्चित्त आदि का वर्णन 
किया गया है| इसके अनन्तर व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द आदि शाज्ों 
का अलूग-अलग एक-एक अध्याय से विवेचन है । अनेक अध्यायों में विष्णु, 
राम, हनुमान, कृष्ण, काली, महेश के सन्त्रो का विधिवत्‌ निरूपण किया 
गया है । विप्णुभक्ति को ही मुक्ति का परम साधन सिद्ध किया गया है। इसी 
असद्भ को लेकर उत्तर भाग मे ( अ० ७-३७ तक ) विख्यात विष्णुभक्त राजा 
रुवमाज्भद का 'चारु चरित्र वणित किया गया है। 
यह पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से भी बड़ा महत्त्वपूर्ण है। अठारहो पुराणों के 

विषयो की विस्तृत अनुक्रमणी यहाँ ( अ० &२-१०६ पूर्न भाग ) दी गयी है । 
यह भमनुक्रमणी सभी पुराणों के घिषयो को जानने के लिए अत्यन्त आवश्यक 
है। इसकी सहायता से हम वर्तमान पुराणों के मूल रूप तथा प्रक्षिप्त अंश की. 
छान्वीन बड़ी सुगमता के साथ कर सकते हैं ॥ विष्णुमक्ति को इसमे प्रधानता 
होने पर भी यह पुराण पुराणों के पच्च लक्षणो से रहित नही है। 

( ७ ) माकंण्डेयपुराण ४ 

इस पुराण का नामकरण मार्कण्डेय ऋषि द्वारा कथन किये जाने से हुआ 

है । परिमाण में यह पुराण छोटा है।। इसके अध्यायो की सख्या १३७ है और 
इलोको वी सख्या ९,००० है । इस पूरे पुराण का अंग्रेजी मे अनुवाद पारजिदर 
साहब ने किया है ( विन्लीथिका इण्डिका सीरीज कछकत्ता; श्णघ८ से १९०४ 
ई० ) तथा इसके आरम्भिक कतिपय अध्यायो का अनुवाद जर्मन भाषा में भी 
हुआ है ज्सिमे मरणोत्त र जीवन की कथा/कही गयी है। इन पश्चिमी विद्वानों की 
सम्मति में यह पुराण बहुत प्राचीन, बहुत छोकप्रिय तथा नितान्‍्त उपादेय है। 
हमारी दृष्टि मे भी यह सम्मति ठीक ही जान पडती है । प्राचीन काल की प्रसिद्ध 
ब्रह्मवादिनी महिंपी मदालसा का पवित्र जीवन-चरित्र इस ग्रन्ध मे बड़े विस्तार 
के साथ दिया गया है । मदाल्सा ने अपने पुत्र मलक को शैशव से ही ब्रह्मज्ञाव 
का उपदेश किया जिससे उसने राजा होने पर भी ज्ञानयोंग के साथ कर्मयोग का 
अपूर्वे सामजस्य कर दिखाया । इसी ग्रन्थ का दुर्गा सप्तशती' एक विशिष्ट 


चतुर्थ परिच्छेद : पुराण का परिचय १३१ 


मंश है । इसमें देवीभक्तोके लिए सर्वेस्वरूप दुर्गा का पवित्र चरित बड़े विस्तार 
के साथ दिया गया है ॥ 


(८ ) अग्निपुराण 

इस पुराण को यदि प्रमस्त भारतीय विद्याओं का विश्वकोश कहें तो 
किसी प्रकार अत्युक्ति न होगी। इन पुराणों का उद्देश्य जनसाधारण में 
ज्ञातव्य विद्याओ का प्रचार करना भी था, इसका पूरा परिचय हमें इस पुराण 
के अनुशीलन से मिलता है । इस पुराण के रे८३ अध्यायों मे नाना प्रकार के 
विषयो का सन्नचिवेश कम आश्चर्य का विषय नहीं है । अवत्तार की कथाओं का 
संक्षेप मे वर्णत कर राधायण और महाभारत की कथा पर्याप्त विस्तार के साथ 
दी गयी है । मन्दिर-निर्माण की कला के साथ प्रतिष्ठा तथा पूजन के विधान 
का विवेचन संक्षेप में सुचारु रूप से किया गया है। ज्योतिषशासत्र, धर्मेशास्त्र, 
ब्रत, राजनीति, भायुर्वेद भादि शास्त्रों का वर्णन बड़े विस्तार के साथ मिलता 
है । छन्दःशारत्र का निरूपण आठ अध्यायो मे किया गया मिलता 'है । अलद्डा र- 
शास्त्र का विवेचन वड़े ही मार्मिक ढद्भ से किया गया है। व्याकरण की भी 
छानबीन कितने ही अध्यायों मे की गयी है। कोश के विषय में भी कई अध्याय 
लखे गये है जिनके अनुशोलव से पाठको के शब्द-ज्ञान की विशेष वृद्धि हो 
सकती है । योगशासत्र के यम, नियम आदि आठो अभज्ीं का वर्णन संक्षेप में 
बड़ा ही सुन्दर है। अन्त में अद्व॑त वेदान्त के सिद्धान्ती का सार-सद्धूलन है । 
एक अध्याय में गीता का भी सारांश एकत्रित किया गया है। इस प्रकार इस 
पुराण के अनुशीलन से समस्त ज्ञान-विज्ञान का परिचय मिलता है। इसीलिए 
इस पुराण का यह दावा सर्वथा सच्चा ही प्रतीत होता है कि-- 


आग्नेये हि पुराणेडस्मिन्‌ सर्वाः विद्या: प्रदर्शिता: | 
“एअ० ३८३।५२ 


( ९ ) भविष्यपुराण 

इस पुराण के विषय में सबसे अधिक गड़बड़ी दिखाई पड़ती है। इसके 
नासकरण का कारण यह है कि इसमें भविष्य मे होनेवाली घटनाओ का वर्णन 
किया गया है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि समय-समय पर होनेवाले 
विद्वानों ने इसमें अपने समय में होनेवाली घटनाओ को भी जोड़ना प्रारम्भ 
कर दिया । और तो क्या, इसमे “इंग्रेशः नाम से उल्लिखित अंग्रेजी के आने का 
भी वर्णन मिलता है । पं० ज्वालाप्रसाद सिश्र को इस पुराण की विभिन्न चार 
हस्तलिखित प्रतियाँ मिछी थी जो आपस में विषय की दृष्ठि से नितान्त भिन्न 


श्ष२ पुराण-विमरं 


थी । उनका कहना है कि आजकल जो भविष्यपुराण उपलब्ध होता है उसमें 
इन उपयुक्त चारो प्रतियो का मिश्रण हैं। यही इस पुराण की गड़बड़ी का 
कारण हैं। नारदपुराण के अनुसार इसके पाँच पर्व है--( १ ) ब्राहय पर्व, 
(२) विष्णु पर्व, (३) शिव पर्व, (४) सूर्य पर्व, ( ५ ) प्रतिसगग पर्व । 
इसके एलोको की संख्या १४,००० है। इस पुराण मे सूरय्यप्रुजा का विधेष रूप 
से वर्णन है। कृष्ण के पुत्र शाम्ब को कुष्ठ रोग हो गया था जिसकी चिकित्सा 
करने के लिए गरुड़ शाकद्वीप से ब्राह्मणों को लिवा लाये जिन्होने सूर्य भगवान्‌ 
की उपासना से शाम्ब को रोगमुक्त कर दिया | इन्ही ब्राह्मणों को शाकद्वीपी, 
मग या भोजक प्वाह्मण कहते है। सुर्योपासना के रहस्य तथा कलि मे उत्पन्न 
विभिन्‍न ऐतिहासिक राजबंशो के इतिहास जानने के लिए यह पुराण नितान्त 
उपादेय है । * 


( १० ) बह्मवेवर्तेपुराण ह 

इस पुराण के एइलोको की संख्या १८,००० के ऊगभग है । इस प्रकार यह 
पुराण भागवत की अपेक्षा परिमाण मे छोठा नहीं। इस पुराण में चार खण्ड 
हैं--( १ ) ब्रह्म खण्ड, ( २ ) प्रकृति खण्ड, (३) गणेश खण्ड, ( ४ ) कष्णजन्म 
खण्ड । इनमे कृष्णजन्म खण्ड आधे से भी अधिक हैँ। इस खण्ड मे १३३ 
अध्याय हैं। कृष्णचरित्र का विस्तृत रूप से वर्णन करना इस पुराण का प्रंघान 
लक्ष्य है। राधा कृष्ण की शक्ति है और इस राघों का वर्णन बडे साज्नोपाज्ध 
रूप से यहाँ दिया गया है । इस राघा-प्रसद्ध के कारण अनेक ऐतिहासिक इस 
पुराण को बहुत ही पीछे का बतलाते है । परन्तु राधा की कल्पना बडी प्राचीन 
हैं। महाकवि भास ने अपने 'वालचरित' नाटक मे कृष्ण की बाललीला ,तथो 
राधा का वर्णन विस्तार के साथ किया हैं। भास का काल तृतीय शतक है । 
अतः इस पुराण की रचना तृतीय शतके से पहले हो छुकी होगो । सच पृूछिये 
तो भागवत के दशम स्कन्घ के अनन्तर श्रीकृष्ण की लीझा का इतना अधिक 
विस्तार और कही नही मिलता ॥ 


( १ ) बहा खण्ड--इसमे केवल तीस (३०) अध्याय है जिनमे कृष्ण के द्वारा 
जगत्‌ की सृष्ठि का वर्णन है । इसका १६वाँव्अष्याय आयुर्वेद शास्त्र के विषय 
का वर्णन करता है। (२) प्रकृति खण्ड--इसमे प्रकृति का वर्णन हैं जो 
भगवान्‌ ऋष्ण के आदेशानुसार दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री त्तथा राघा के 
रूप में अपने को समय-समय पर परिणत किया करती है। इस खण्ड में सावित्री 
तथा तुलसी की कथा बडे विस्तार के साथ उपलब्ध होती है । ( ३ ) गणेश 
जण्ड--इसमे गणपति के जन्म, कर्म तथा चरित का वर्णन है। गणेश कृष्ण 
के अवतार के रूप मे दिसलाये गये है। इस पुराण के नामकरण का कारण 


श्ष्रे इतिहास 





इतिहासः कुशाभासः सुकरास्यथों महोदरः। 
अक्षमुत्र घर बिश्वत्पड्भूनाभरणान्वितः 0 


चतुर्थ परिच्छेद : पुराण का परिचय १४३ 


न्वयं इसी पुराण में इस प्रकार दिया हुआ है कि क्रष्ण के द्वारा ब्रह्म के विवृत 
# प्रकाशित ) किये जाने के कारण इसका नाम वहावैवर्ती पड़ा। 
विवृतं ब्रह्म कार्त्स्येच, कष्णेत यंत्र शौचक | 
ब्रह्म-वेवर्तक तेन, प्रवदन्ति पुराविद: ॥ 
न्न० बैं० १।१।१० 
दक्षिण भारत मे यह पुराण ब्रह्म कैवर्त' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस नाम- 
-करण का कारण स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता । नारदपुराण मे जो इंस पुराण 
की अनुक्रमणी उपलब्ध होती है, उससे वर्तमान पुराण से पूरा सामझस्य हैं। 
कृष्णपरक होने के कारण ऋृष्णभक्त बैष्णवों मे इस पुराण की बड़ी मान्यता है । 
विद्येषतः गोड़ीय वेष्णवों में इस पुराण का बड़ा आदर है । 


( ११ ) लिड्भपुराण 

इसमें भगवान्‌ शडद्भूर की लिझ़ुःरूप से उपासना विशेष रूप से दिखलायी 

“गयी है । शिवपुराण का कहना है कि--- 
“लिड्भुस्य चरितोक्तत्वात्‌ पुराणं लिख्मुच्यते” 

यह पुराण अपेक्षाकृत छोटा है क्योकि इसमें अध्यायो की संख्या १३३ और 
-इलोकों की संख्या ११,००० है । इसमें दो भाग है--( १ ) पूर्व भाग, (२) 
“उत्तर भाग । यहाँ लिड्रोपासना की उत्पत्ति दिखकायी गयी है । सुष्टि का वर्णन 
भयवान शड्धूर के द्वारा बतलाया गया है। शड्भूर के २८ अवतारों का वर्णन 
“भी हमे यहाँ उपलब्ध होता है। शिवपरक होने के कारण से शैव ब्तों का और 
जैव तीर्थों का यहाँ अधिक वर्णव होना स्वाभाविक ही है । उत्तर भाग में पशु, 
पाश तथा पशुपति की जो व्याख्या ( अ० € ) की गयी है, वह शैव ठन्‍्हत्रों के 
अनुकूल है | यह पुराण शिवतत्त्व की मीमांसा के लिए बड़ा ही उपादेय तथा 
“प्रामाणिक है । 


( १२ ) वराहपुराण 

विष्णु ने वराहुहप घारण कर पृथ्वी का पाताल लोक से उद्धार किया 
था। इस कथा से मुख्यतः सम्बन्ध रखने के कारण इस पुराण का नाम बराह- 
पुराण पड़ा है । हेमाद्वि ( १३वी शताब्दी ) ने अपने चतुर्वर्ग चिन्तामणि' में 
इस पुराण में वर्णित बुद्ध द्वादशी का उल्लेख किया है तथा गौडनरेश वल्लाल- 
सेन ( १२वीं शताब्दी ) ते 'दानसागर नामक प्रस्थ में इस पुराण से अनेक 
इलोक उद्घृत किये हैं। अतः यह पुराण १२वीं शहठाव्दी से प्राचीन अवश्य 
है। इस पुराण के दो पाठ-भेद उपलब्ध होते है--( १) गौड़ीय, (२) 


4 


दाक्षिणात्य | इनमें अध्यायो की संड्याओं मे भी अन्तर हैं। आजकल गौड़ीय 


१५४ पुराण-विमर्श 


पाठवाला संस्करण ही अधिक प्रसिद्ध हू। इस पुराण में २१८ अध्याय हैं।' 
श्लोशों को संस्या २४,००० हैं। परन्तु कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी 
. से इस गन्य का जो संस्करण प्रकाशित हुआ है उप्तमें केवडठ १०,७०० इलोक 

हैं। इससे ज्ञात होता # कि इन गन्‍य का बहुत बडा भाग अब तक नहीं 
मिला है । इस पुराण मे विष्णु से सम्बद्ध अनेक ब्रतो का वर्णन है। विशेषकर: 
द्वादशी ब्रत--भिन्‍न-भिन्‍न मासो का द्वादशी ब्रत--का विवेचन मिलता है तथा 

इन द्वादशी क्षतों का भिन्‍न-भिन्‍न अवतारो से सम्बन्ध दिखलाया गया है जोः 
निम्नाडित हैं-- 


सास शुक्ल हादशी का नाम 

अगहन मत्त्य द्वादशी 
पीष कूम्‌ ल्‍+ 
माघ वराह ,, 
फाल्मुन नृधिह ,, 
चप् वामन ,, 
वैशास प्रणुराम ,, 
ज्येष्ठ राम ,, 
आपाट कृष्ण ,, 
ही बुढ + 
भाद्रपद कल्कि , 
आश्विन पद्मननाभ ,, 
कातिक >< 


है है 

इस पुराण के दो अंश विशेष महत्त्व के है--( १) मथुरा भाहात्त्य 
( ब० १५२-१७२ ) जिसमे मथुरा के समग्र तीर्थो का बड़ा ही विस्तृत वर्णन 
दिया गया है| ये अध्याय मथुरा का भूगोल जानने के लिए बड़े ही उपयोगी 
हैं।( २ ) नचिकेतोपास्थान ( ल० १९३-२१२ ) जिसमे ननचिकेता का उपा- 
स्यान बड्टे विस्तार के साथ दिय गया है। इस उपास्यान में स्वर्ग तथा नरकों 
के वर्णन पर ही द दिया गया है। कठोपनिपद्‌ की आध्यात्मिक दृष्टि 


|] 
ऋ ट्व 
श्य उपात्यान मे नहा ह# । 


जा 


नेश का निरूपण किया हैं, इसीलिए 
। पुराप ८ ण यही है। इसकी मोटाई 
वा इसी से अनुमान किया जए सशता है कि यह भागवत पुराण से पचिगुना 


ध्प 
१॥ 
4३ 
च्भ 
ब्न्ई 
श्ण 
(0९५ | 
८ 


चतुर्थ परिच्छेद : पुराण का परिचय १४४. 


मोटा है। इसकी इलोक संख्या ८१,००० है जो लक्ष इलोकात्मक महाभारत 
से केवल एक पंचर्माण ही कम है। इस पुराण के अन्तर्गत अनेक संहिताएँ, 
खण्ड तथा माहात्म्य हैं। इसी पुराण के अन्तगंत सृतसंहिता ( अ० श्छो० 
२००१२ ) के अनुसार इस पुराण में छः संहिताएँ है जो अपने ग्रन्ध-परिमाण के 
साथ इस प्रकार हैं :--- 


संहिता ॥॒ श्लोक संख्या 
( १) सनत्कुमार संहिता ३६,००० 
(२ ) सूत संहिता हि ६,००० 
( ३ ) शंकर संहिता ३०,००० ४ 
(४ ) वेपष्णबव संहिता ५,००० द् 
( ५ ) ब्राह्म संहिता ३,००० 
( दि ) सौर संहिता हे १००० 
- ८१,००० शलोक 


इन संहिताओं के विषय में विस्तृत, निर्देश नारदपुराण में दिया गया है ॥' 
स्कत्दपुराण के विभाजन का एक दूसरा भी प्रकार खण्डो में हैँ | ये खण्ड संख्या 
में सात हैं :---( १ ) माहेश्वर खंड, ( २ ) वैष्णव खंड, ( ३ ) ब्रह्म खंड ( ४ )' 
काशी खण्ड, ( ५ ) रेवा खण्ड, (६ ) तापी खण्ड, ( ७ ) प्रभास खण्ड । 
संहिताओं में सृत संहिदा शिवोपासना के विषय मे एक अनुपम खण्ड है। 
यह संहिता वैदिक तथा तान्त्रिक उभय प्रकार की पूजाओं का विस्तार के साथ 
वर्णव करती है। इस संहिता की इसी विलक्षणता के कारण विजयनगर 
साम्राज्य के भन्त्री माधवाचाय॑' की दृष्टि इसपर पड़ी भौर उन्होने ात्पय॑ 
दीपिका! नामक बड़ी ही प्रामाणिक तथा विस्तृत व्याख्या लिखी है जो 
आनन्दाश्रम संस्छत ग्रन्धावडी पूना (नं० २५ ) से प्रकाशित हुई है। इस 
संहिता में चार खण्ड हैं:--( १) पहला खण्ड जिसका नाम शिव माहात्म्या 
है १३ अध्यातो में शिव-महिमा का विशेष रूप से प्रतिपादन करता है । 
( २ ) ज्ञानयोग खण्ड--यह २० अव्यायो मे आचार-धर्मो का वर्णन करते के 
अनन्तर हठयोग की प्रक्रिया का साड्भोपाड्ध विवेचन प्रस्तुत करता है ।( ३ ) 
मुक्तिखण्ड--यह ९ अध्यायों मे मुक्ति के उपाय का वर्णन करता हैं ॥( ४ ) 
यन वेसव खण्ड--यहू सव खण्डों में वड़ा है। इसके दो भाग है--( १ ) पूरे 
१. साधवाचाये की जीवनी के लिए देखिए--- 
वबलदेव उपाध्याय $ आचार साथण और माधव! । 
प्रकाशक : हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद ! 


चतर्थ परिच्छेद : पुराण का परिचय १५७- 


(२ ) वेष्णव खंड--इस खण्ड के अच्तर्मत उत्कल खंड है जिसमें उड़ीसा 
के जगन्ताथजी के मन्दिर, पूजाविधान, प्रतिष्ठा तथा तत्सस्व्रद्ध अनेक उपाल्यानों 
का वर्णन मिलता है। राजा इन्द्रयुम्त ने नारदजी के उपदेश से किस प्रकार 
जयत्ताथजी के स्थान क्रा पता लगाया, इसका विस्तृत वर्णव इस खण्ड में पाया 
जाता है। इस प्रकार जयन्‍्ताथपुरी का प्राचीन इतिहास जानने के किए यह 
ग्रन्थ अत्यन्त उपादेय हैं । 

(३ ) ब्रह्म खंड--इसमे दो खण्ड हैं (१) ब्रह्मारण्य खण्ड, (२) 
ब्रह्योत्तर खण्ड । प्रधम खण्ड में तो घर्मारण्य नामक स्थान के माहात्म्य का 
बविशद प्रतिपादन हैं । दूसरे खण्ड मे उज्जनी में स्थित महाकाल की प्रतिष्ठा 
तथा पुजन का विश्लेष विवान हैं । 

(४ ) काशी खण्ड--इसमे काशी की महिमा का वर्णन है। काशी के 
समस्त देवताओं, भिवलिज्धों फे आविर्भाव तथा माहात्म्य का प्रतिपादन यहाँ 
विज्ञेष रूप से किया गया है। काशो का प्राचीन भूगोल जानने के लिए यह 
खण्ड बत्यन्त आवश्यक है । 

( ५४ ) रेवा ख़ण्ड--इसमें नंद की उत्पत्ति तथा उनके तट पर स्थित 
समस्त तीयों का विस्तृत वर्णन मिलता है सत्यनारायण बद्रत की सुप्रसिद्ध 
कथा इसी खण्ड की है । 

( ६ ) अवन्ति खण्ड--अवन्ति ( उज्जैन ) में स्थित भिन्‍न-भिन्‍न शिवलिड्ु 
को उत्पत्ति तथा माहात्म्य का वर्णन इस खण्ड में किया गया है । महाकालेश्वर 
का वर्णन बड़े ही विस्तृत रूप में दिया गया है । प्राचीन अवन्ती की घामिक 
स्थिति का पूरा दिग्दशन यहाँ मिलता है ॥ 

(७ ) तापी खण्ड--इसमें नर्मदा की सहायक नदी तापी के कितारे 
स्थित चाना तीर्थों का वर्णन मिलता है । नारदपुराण के मठ से इसके षष्ठ खंड 
का नाम नागर खण्ड हैं। आजकल जो नागर खण्ड उपलब्ध होता है उसमें 
तीन परिच्छेद हैं--( १ ) विश्वकर्मा उपाल्यान, ( २) विश्वकर्मा वंशाख्यान, 
(३ ) हाटकेश्वर माहात्म्य । इस तीसरे खण्ड में नागर ब्राह्मणों की उत्पत्ति का 
वर्णव है। भारत की सामाजिक दशा जानने के लिए यह खण्ड अत्यन्त 
उपादेय है । - 

(७ ) प्रभात खण्ड--इसमें प्रभास क्षेत्र का बड़ा ही विस्तृत वर्णन 
द्वारका के आसपास का भुगोल जानने के लिए यह खण्ड अत्यन्त उपयोगी 

महापुराणों में महाक्राय स्कन्दपुराण का यह स्वल्पकाय वर्णन हैं। इस 
पुराण मे जगन्वाथ जी के मन्दिर का वर्णन होने से कुछ पाश्चात्य विद्वानों का 
विचार है कि यह पुराण १३वीं शताब्दी से छिखा गया । क्योकि १२६४ ई० 


छः 


| 


जि # (3 ॥ ७ 


3 


श्भ्र्८ पुराण-विमशं 


के आसपास जगन्नाथ जी के मन्दिर का निर्माण हुआ था। परन्तु यह मत 
नितान्त आन्त है क्योकि ९३० शक ( १००८ ई० ) में लिखी गयी इसकी हस्त- 
लिखित प्रति कलकते मे उपलब्ध हुई है। परन्तु इससे भी प्राचीन धवी 
शताब्दी मे लिखित इसकी हस्तलिखित प्रति नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में 
मुरक्षित है जिसका उल्लेख डा० हरप्रसाद शात्नो ने वहाँ के सुचीपत्र में किया 
है । इससे सिद्ध होता है कि यह पुराण बहुत ही प्राचीन है । इसका मृल रूप कया 
था और यह कैसे धीरे-धीरे इतना विशालकाय हो गया ? यह भी पुराण के 
पण्डितों के लिए अनुसन्धान का विषय है । 


'( १४ ) वामनपुराण 
इस पुराण का सम्बन्ध भगवान्‌ के वामनावतार से हे। यह एक छोटा 
पुराण है । इसमे केवल ९५ अध्याय है तथा १०,००० एलोक हैं। विष्णुपरक' 
होने के कारण इसमें विष्णु के भिभ्त-भिन्‍तर अवतारो का वर्णन होना स्वाभाविक 
है परन्तु वामनावतार का वर्णन विशेष रूप से दिया हुआ है। इस पुराण में 
शिव, शिव का माहात्म्य, शव तीथं, उमा-शिव-विवाह, गणेश की उत्पत्ति मौर 
-कातिकेय चरित आदि विषयो का वर्णन मिलता है जिससे पता चलता है कि 
इसमे किसी प्रकार की साम्प्रदायिक संकीर्णता नही है । 
( १५ ) कू्मपुराण 
इस पुर ण से पता चलता है कि इसमें चार संहिताएँ घी--( १) 
ब्राह्यो संहिता, ( २) भागवती, ( ३ ) सौरी, ( ४ ) वेष्णवी । परन्तु आजकल 
केवल ब्राह्यी संहिता ही उपलब्ध होती है. और उसो का नाम कूमंपुराण 
है। भागवत तथा मत्स्यपुराणों के अनुसार इसमे १८,००० एलोक होने 
चाहिए परन्तु उपलब्ध पुराण मे केवल ६००० ही इलोक मिलते है। अर्थात्‌ 
मूल भ्रन्थ का केवल तृतीयाश हो उपरब्ध हैं। विष्णु भगवान्‌ ने कूर्म 
अवतार घारण कर इन्द्रयुम्न नामक विष्णुभक्त राजा को इस पुराण का उपदेश 
दिया था। इसीलिए यह कूमपुराण के नाम से अभिहित किया जाता है। इसमे 
सब जगह शिव ही मुख्य देवता के रूप मे वणित हैं और यह स्प७ उल्लिखित है 
'कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश मे किसी प्रकार का अन्तर नही है । ये एक ही ब्रह्म 
की प्थकू-एथक तीन मूर्तियाँ है । इस ग्रन्थ मे शक्ति-पूजा पर भी बड़ा जोर दिया 
गया है। शक्ति के सहस्न नाम यहाँ दिये गये हैं ( १३१२ ) । विष्णु शिव के रूप 
तथा लक्ष्मी गौरी की प्रतिकृति बतलायी गयी हैं। शिव देवाधिदेव के रूप में 


इतने महत्त्वपूर्ण रूप से वरणित किये गये है कि उन्ही के प्रसाद से भगवान्‌ कृष्ण 
जाम्ववती की प्राप्ति मे समर्थ होते है । 


चतुर्थ परिच्छेद : पुराण का परिचय १५९, 


इस पुराण में दो भाग हैं। पूर्व भाग में ५२ अव्याय औौर उत्तर भाग में 
-४४ अध्याय हैं। पूर्व भाग में सुप्टि-प्रकरण के अनस्तर, पावंत्ी की तपश्चर्या 
स्तथा इसके सहस्न नाम का वर्णन है। इसी भाग में काशी और प्रयाग का 
माहात्स्य ( अ० ३४-३७ ) दिया गया है । उत्तर भाग में ईश्वर गीता तथा 
व्यास गीता है | ईप्वर गीता ( १-११ अ० ) में भगवद्गीता के ढंग पर ध्यान- 
योग के द्वारा शिव के साक्षात्कार का वर्णन है । व्यास गीता मे चारों आश्वमों के 
-करतृव्य कर्मो का वर्णन महर्षि व्यास के द्वारा किया गया हैं ( १२-४६ अ० )॥ 
इस पुराण के उपक्रम से ही पता चलता है कि मूल रूप में इसमें चार संहिताएँ 
स्थी और आजकल ब्राह्मो संहिता ( ६,००० श्लोक ) ही उपलब्ध होती है--- 
ब्राह्मी भागवतो सौरी वेष्णवी च॒ प्रक्रोत्तिता:। 
चतसत्र: संहिता: पुण्या धर्मकामार्थमोक्षदा: ॥ 
इये तु संहिता ब्राह्मों चतुर्वेदेश्व सम्मता। 
भवन्ति पट सहरस्नाणि श्लोकानामत्र संख्यया ॥) 
ह॒ “१३० 
( १६ ) मत्स्यपुराण 
यह पुराण भी पर्याप्त रूप से विस्तृत है। इसमें अध्यायों की संख्या 
२९१ है तथा श्लोको की संख्या १५,००० के लगभग है। स पुराण के” 
आरस्म में सन्वन्तर के सामान्य वर्णन के अनन्तर पितृबंश का वर्णन विशेष रूप 
 ब्से किया गया है। वैराज पितृवंश का १३वें अध्याय मे, अग्निष्वात्त पितरी 
का १४वें मे तथा वहिषद्‌ पितरो का वर्णन १५वें अध्याय मे विशेष रूप से 
“वर्णित है। श्राद्धू-कल्प का विवेचच ७ बध्यायों ( अ० १६-२३ तक ) ' मे किया 
-है। सोमदंश का वर्णन बड़े विस्तार के छाथ यहाँ उपलष्घ है, विभेषतः बयादि 
के चरित्र का (ब० २७ से ४२ तक )। अन्य राजन्य वंशों का भी वर्णन है । 
नत्रतों का वर्णन इस पुराण की महत्ती विशेषता है ( अ० ५५-१०२ )। प्रयाग 
-का भौगोलिक वर्णन तथा महिमा कथन १० अधष्यायो ( अ० १०३-११२ ) मे 
किया गया है। भगवान्‌ शकर का त्रिपुरासुर के साथ जो सग्राम हुआ था उसका 
वर्णन यहाँ हम बड़े विस्तार के साथ पाते है ( अ० १२९-१४० )। तारक-वघ 
का भी बढ़ा विस्तार यहाँ मिलता है । मत्स्यावतार के वर्णन के लिए तो यह 
पुराण लिखा ही यया है। काशी का माहात्म्य भी अनेक अध्यायों से यहाँ 
| अ० १८०-१८५ ) विराजमान हैं। वही दशा नर्मदा भाहात्म्य की भी 
( अ० १८७ से १९४ ) है। 
इस पुराण में तीन-चार वाते विशेष महत्त्व की दीख पड़ती हैं । पहली बात्त 
यह हैं कि इस पुराण के ५३वें अध्याय में समस्त पुराणों की विषयानुक्रमणी 


१६० पुराण-विमर्ण 


दी गयी है जिससे हम पुराणों के क्रमिक विकास का बहुत कुछ परिचय पा 
सकते है । दूसरी विज्षेपता है प्रवर ऋषियों के बंश का वर्णन । भृगु, अज्िरा, 
अन्ि, विश्वामित्र, कश्यप, वशिष्ठ, पराशर, अगस्त्य--इन ऋषियों के बंशों का 
वर्णन बड़े सुचारु रूप से हम १९४ अध्याय से लेकर २०२ अध्याय तक क्रम- 
पर्व॑क पाते है । तीसरी विशेषता है राजधर्मं का विशिष्ट वर्णन | २१५वे अध्याय 
से लेकर २४३ तक देव, पुरुषकार, साम, दाम, दण्ड, भेद, दुर्ग, यात्रा, सहाय- 
सम्पत्ति और तुलादान आदि का वर्णन इन ग्रन्थ को राजनैतिक महत्त्व प्रदान 
करता है | इसी राजधमं के अन्तगंत अद्भुत शान्ति का खण्ड भी बड़ी नवीदता 
लिये हुए है ( अ० २९८ से ३३८ ) । “चौथी विशेषता है प्रतिमा“लक्षण भर्थात्‌ 
भिन्‍न-भिन्‍न देवताओ की प्रतिमा का मापपुर्दक निर्माण ।, हमारा प्रतिमा-शाछ्तः 
वैज्ञानिक पद्धति पर अवरूम्बित है। भिन्‍न-भिन्‍त देवताओं की मूर्तियों की 
रचना तालमान के अनुसार होती है। उनकी प्रतिष्ठा-पीठ का निर्माण भी 
एक विशिष्ट शेली से होता हे । इन सब विषयों का चर्णन इस पुराण में जनेकः 
अष्यायो ( अ० २५७-२७० ) मे बडे प्रामाणिक रूप से दिया गया है। राजा 
को अपने शत्रु पर चढाई करते समय किन-किन बातो का ध्यान रखना 
धाहिए---इसका कितना सुन्दर वर्णन इस पुराण के राजधममं में दिया गया है-- 
विज्ञाय. राजा द्विजदेशकालो, 
देव त्रिकालं च तथैव बुद्ध्वा | 
यायात्‌ परं कालविदां मतेन, 
संचिन्त्य सार्घ द्विजमन्त्रविज्धि: ॥ 

( १७ ),गरुडपुराण 

इस पुराण मे विष्णु से गरुड को विश्व को सुष्ठटि बतलायी थी। इसीलिए 
इसका नाम गरुडपुराण पड गया । इसमे १८,००० श्लोक है और भअध्यायों फी 
संख्या २६४ है | इसमे दो खण्ड है। पूर्व खण्ड मे उपयोगिनी चाना विद्याओं 
के विस्तृत वर्णन है। आरम्भ मे विष्णु तथा उनके अवतारो का माहात्म्य कथित 
है.।। इसके एक अंश में नाना प्रकार के रत्नो को परीक्षा है जैसे मोती की परीक्षा 
( अ० ६९ ), पद्मराग की परीक्षा (अ० ७० ), मरकत, इस्द्रनील, वैदुये, 
पुष्पराग, करकेतन, भीष्मरत्न, पुलक, रुधिराज्य रत्न, स्फटिक तथा विद्रुम की 
परीक्षा (अ० ७१-८० ठक) क्रमशः की गयी है। राजनीति का भी वर्णन बडे 
विस्तार के साथ यहाँ (अ० १०८ से ११५ तक ) उपलब्ध होता है । भायुर्वेद 
के आवश्यक निदान तथा चिकित्सा का कथन अनेक अध्यायो (अ० १५०- 
१८१ ) में किया गया हैं। नाना प्रकार के रोगो को दूर करने के लिए औौषध- 
व्यवस्था भी यहाँ ( अ० १७०-१९६ तक ) की गयी है। इसके अतिरिक्त: 


चतुर्थ परिच्छेद : पुराण का परिचय - १६१ 


एक अध्याय ( १९७ ) में पशु-चिकित्सा का भी वर्णन इसमे पाया गया हैं जो 
समधिक महत्त्वपूर्ण है। एक दूसरा अध्याय (ब० १६६ ) बुद्धि को निर्मेक 
बनाते के लिए औषध की व्यवस्था करता है। बच्छा होता कि आयुर्वेद के 
प्रतिपादक ये ५० अध्याय अलग एस्तकाकार प्रकाशित किये जाते और अन्य 
आयुर्वेद के ग्रन्थों के साथ इसका भी बनुशीरून किया जातदा। छन्दःणात्र के 
विषय में ६ अध्याय ( अ० २११-२१६ ) यहां मिलते है। साख्ययोग का भी 
इसमे ( अ० २३० और अ«< २४३ ) वर्णन है। एक अध्याय (अ० २४२ ) 
में गीता का साराश भी वईणत है । इस प्रकार गरुढपुराण का यह पू्व अंश 
अग्निपुराण के समान ही समस्त विद्याओं का विश्वकोश कहा जाय तो बनु- 
चित ने होगा ।: 

इस पराण का उत्तर खण्ड प्रेत कल्प” कहा जाता है जिसमे ४५ अध्याय 
हैं । मरने के वाद मनुप्य को क्या गति होती है ? वह किस योनि में उत्पन्त 
होता है तथा कौन-कौन सा भोग भोगता है ? इसका वर्णन अन्य पुराणों में 
यत्र-्तत्र पाया जाता है, परन्तु इस पुराण में इस विषय का बत्यन्त विस्तृत 
तथा साझ्ोपाड् वर्णन मिलता है जो अन्यत्र उपलब्ध नही होता । इसमे गर्भा- 
वस्था, नरक, यम-नगर का मार्ग, प्रेतगण का वासस्थान, प्रेतलक्षण तथा प्रेत- 
योनि से मुक्ति, प्रेतो का रूप, मनुष्यो की आयु, यमरांक का विस्तार, सपिण्डी- 
करण की विधि, वृषोत्सगं-विधान आदि विषयो का भसिन्‍्त-भिन्‍न अध्यायों में 
बड़ा रोचक तथा विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है । श्राद्ध के समय इस पुराण 
का पाठ किया जाता हैं। इस उत्तर खण्ड' का जमेन भाषा में सनुवाद 
हुमा है।., 
( १८ ) ब्ह्माण्डपुराण 

इस पुराण में समस्त ब्रह्माण्ड का वर्णव होने के कारण इसका नाम 
ब्रह्माण्डपुराण पड़ा हैं। भ्रुवन-कोष का वर्णन प्रायः हर एक पुराण मे उपलरब्ध 
होता है, परन्तु इस पुराण में पूरे विश्व का साज्भोपाज्ु वर्णन किया गया है। 
आजकल उपलब्ध पुराण मे, जो वेडडूटेश्वर प्रेस, वम्वई से प्रकाशित हुआ है--- 
प्रक्रिया पाद तथा उपोद्घात पाद बादि चारो पाद उपलब्ध हैं। नारदपुराण 
से पता चलता है कि प्रारम्भ मे इसके १२,००० इलोक थे तथा प्रक्रिया 
अनुषज्ू, उपोद्धात और उपसंहार नामक चार पाद* थे। इन चारों पादो की 





१. शणु वत्स प्रवक्ष्यासि, ब्रह्माण्डाल्यं पुरातनम्‌ । 
यच्च द्वादइश साहल्न, भाविकल्प-कथायुतम्‌ ॥ 
प्रक्रियाल्योध्तुषद्धात्यः उपोद्घातः तृत्तीयक: । 
चतुर्थ उपसंहार:, पादाश्चत्वार एव हि॥ 


११ पु० वि० 


१६२ पुराण-विमर्ण 


विषय-सूची भी नारदपुराण मे दी हुई है। कूमंपुराण की विपषय-सूची में इस 
पुराण को 'वायवीय ब्रह्माण्डपुराण' कहा गया है। इस नामकरण ने अनेक 
पश्चिमी विद्वानों को अूम में डाल दिया है। उनके मत से इस पुराण का 
मूल वायुपुराण है और वह्याण्डपुराण उसी वायुपुराण का विकसित रूप है। 
परन्तु यह धारणा नितान्त निराघार है। नारदपुराण के वचन से हम जानते 
है कि व्यासजी को वायु ने इस पुराण का उपदेश दिया था। इसलिए इसका 
चायु-प्रोक्त ब्रह्माण्डपुराण नाम पडना उचित ही है । नारदपुराण का महत्त्वपूर्ण 
वाक्य यह है--- 
व्यासों रब्ध्वा ततरचेतत्‌, प्रभज्ञनमुखोद्गतम्‌ | 
प्रमाणीकृत्प लोके5स्मिनू, प्रावत॑यदनुत्तमस्‌ ॥। 

इस पुराण के प्रथम खण्ड मे विश्व के भूगोल का विस्तृत तथा रोचक वर्णन 
है। जम्बू द्वीप तथा उप्तके पर्वत, नदियों का वर्णत अनेक अध्यायों में ( अ० 
६६-७२ तक ) है। भव्राश्व, केतुमारू, चन्द्र द्वीप, किपुरुषवर्ष, केलास, शाल्मलि 
द्वीप, कुश द्वीप, क्री दीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप आदि समग्र वर्षो त्तथा द्वोपो 
का भिन्न-भिन्न अध्यायों में वडा ही रोचक तथा पूर्ण वर्णन है। इसी प्रकार 
ग्रहो, नक्षत्रों तथा युगो का भी विशेष विवरण इसमे दिया गया है। इस पुराण 
के तृतीय पाद मे भारतवर्ष के प्रसिद्ध क्षत्रिय वंशों का वर्णन इतिहास की दृष्टि 
से अत्यन्त उपादेय है । 

इस पुराण के विषय मे एक विशेष वात उल्लेखनीय है । ईस्वी सन "वो 
शताब्दी मे इस पुराण को ब्राह्मण छोग जावा द्वीप ले गये थे जहाँ उसका 
जावा को प्राचीन “कवि भाषए से अनुवाद आज भी उपलब्ध होता'है। इस 
प्रकार इस पुराण का समय बहुत ही प्राचीन सिद्ध होता है । 


पञ्चम परिच्छेद 
पुराण में अवतारतत्त्व 


“अवतार शब्द की ब्युत्पत्ति अब” उपसर्गपूर्वक 'तृ/ धातु से घब्र्‌ प्रत्यय 
से सिद्ध होती हैं। इस विषय में पाणिनि का विशिष्ट सूत्र है--अवे तृस्त्रोघंत्र्‌ 
( ३॥३॥१२० ) जिससे अवतार” शब्द का अर्थ है किसो ऊंचे स्थान से नीचे 
उतरने की क्रिया अथवा उतरने का स्थाद । इस सामान्य बर्थ के अतिरिक्त 
इसका एक विशिष्ट अर्थ भी है--किसी महनोय शक्तिसम्पन्तन भगवानु या देवता 
का नीचे के लोक मे ऊपर से उततरना तथा मानव या असानव रूप का घारण 
करना । इसी अर्थ में पुराणों में 'भाविर्भाव शब्द का भी प्रयोग पाया जाता है। 
अवतार! की सिद्धि दो दशाओं मे मारो जाती है -एक तो रूप का परिवतेत 
( स्वीय रूप का परित्याग कर कार्यवश नवीन रूप का ग्रहण ), दूसरा है नवीन 
जन्म ग्रहण कर तत्तद्रप में आना जिसमे माता के गर्भ में उचित काछू तक 
स्थिति की वात भी सच्तिविष्ट है। भगवानु के लिए ये दोनों मवस्थाएँ उपयुक्त 
तथा सुलूम है। अवतार” की वात किप्ती अलौकिक शक्ति से सम्पन्त व्यक्ति- 
भगवान्‌ विप्णु, शंकर या इन्द्र आदि के लिए ही उपयुक्त मानी जाती है। कार्य- 
ब् भगवान्‌ का विना रूप परिवरतेद किग्रे ही आविर्भाव होना अवतार! के 
भीतर ही माना जाता है । जैसे प्रद्धाद को विपत्ति से उद्धार के लिए विप्णु का 
अपने ही रूप में आविर्माव विष्णुपुराण' मे तथा गजेन्ध के उद्धार के लिए 
विप्णु का स्वरूपत: प्रादर्भाव भागवत पुराण ( १३) में वणित है। इस 


०] 


अवतारों में रूप-परिवरतेत की वात नहीं है । 
अवतार की प्रक्रिया 
भगवानु के अवतार धारण करने के विषय में पुराण तथा इतिहास में 
चार मत वतलाये गये हैं जिनमें मवतार की कल्पना का स्पष्ठ विकास लक्षित 
होता है 

१, तस्य तच्चेतसो देव; स्तुत्तिमित्य॑ प्रकुवेतः । * 
आविवंभूव भगवान्‌ पीताम्वरघरो हरि: ॥ 
है “-विष्णु १२०१४ 


१६४ पुराण-विमर्श 


(१) प्रथम" सत--इसको हम लोकप्रिय सामान्‍य मत कह सकते है । इस 
मत के अनुसार भगवान्‌ अपनी दिव्य मूर्ति का सर्वधा परित्याग कर ही भ्रत्तल 
पर अवतीर्ण होते है--चाहे नवोत्र जन्म धारण करके या बिना जन्म धारण के 
ही रूप-परिवर्तन करके । यह मत जादिम मानवों की कल्पना तथा विश्वास से 
प्रसुत माना जा सकता है। (२) द्वितीय" मत यह है कि भगवादु का केवल 
एक अंश ही--चाहे वह आधा हो, चतुर्धथाश हो या एक बहुत ही छोदा भाग 
हो--इस घरातलू पर अवतीर्ण होता हैं। अवतीर्ण अंश से अवशिप्द भाग मूल 
स्थान में ही निवास करता है और ये दोवो भाग, एक साथ ही एक ही काल में 
विभिन्‍त व्यापार करते हैं। अदतीर्ण अंश जिस समय एक बिशिष्ट ( जैसे 
संरक्षण ) कार्य करता है, अवतारी अंश उसी समय अच्य कार्य मे निपक्त पाया 
जाता है। श्रीकृष्ण के अवतारकाल में विष्णु का स्वर्ग मे भूमि के साथ वार्ता- 
लाप का वर्णन महाभारत करता है। तात्पयं यह है कि दो भिन्‍न कार्य एक 
साथ ही निष्पन्न होते है । 

( ३) तृतीय मत है कि विष्णु ने अपनी मूत्ति का दो भाग कर दिया | 
पहली गमूत्ति स्वर्ग में स्थित होकर दुश्चर तपस्या करती है और दूसरी मूर्ति योग* 
निद्रा का आश्रयण कर प्रजाओ के संहार तथा सृष्टि के विषय मे विचार किया 
करती है। एक सहस्त युगो तक यह मूति शयन करने के बाद अपनी समुद्री 
शय्या से उत्यित होती है तथा कार्य के अनुकूल भाविर्भूत होती है। हरिवंश 
६ १।४१।१८ आदि ) के इस मत के प्रतिपादक पद्यो की व्यास्या भें नीलकण्ठ 
मूति को 'सात्तविकी' तथा द्वितीय मूर्ति को 'तामसी” कहते हैँ ॥ इस मत के 
अनुसार अवतार-कार्य भगवान्‌ के अरधभाग का विछास है। प्रथम मूर्ति, जो 
तपस्या के निष्पादन भे ही संरूम्न रहती है, अवतार के कार्य से किसी प्रकार 
का सम्वन्ध नही रखतो । महाभारत प्रथम मूर्ति को वासुदेव तथा द्वितीय मूर्ति 
को 'संकर्षण” नाम से पुकारता है ।* 





१. त्यक्त्वा दिव्या तनुं विष्णुमनुषेस्विह जायते । 

युगे त्वथ परावृत्ते काले प्रशिथिले प्रभ:॥. मत्स्य ४७३े४ 
२. यदा यदा त्वघमेस्य वृद्धिभंचति भो द्विजा: 

धरंशच ह्वासमम्येति तदा देवो जनादंन: ॥ 

अवतार करोत्यतन्र द्विघाकृत्वा5पत्मनस्तनुम्‌ ॥ 

सर्वदेव जगत्यर्थे स सर्वात्मा जगन्मयः ॥ 

स्वल्पाश्षेनावतीर्योग्यां घर्मस्य कुरुते स्थितिम्‌ ।--ब्रह्म ७३॥२-३ तथा ९- 
३, तस्वयैका महाराज मूर्तिभवति सत्तम। 

नित्यं दिविष्ठा या राजन्‌ | तपश्चरति दुश्च र॒मू ॥ 


पद्चम परिच्छेद : पुराण में अवत्तारत्त्त्व 'श्च् 
(४ ) चतुर्थभत-जी इस विषय में विशेषतः विकसित मत प्रतीत होता है, 
ह हैं ब्रह्मपुराण का कथन कि समस्त जगत्‌ को व्याप्त करनेवाले नारायण ने 
प्पनी मूर्ति को चार भागो में विभाजन किया जिनमे एक मूर्ति निगुण/ तथा 
अन्य तीन समुण' रूप है। निशुंण मूति का नाम है ( १) वानुदेव तथा समगुण 
तिं के नाम है--( २) संक्षंण, प्रदयम्त तथा (४ ) अनिरुद्ध । इन चारों 
मूर्तियों को महाभारत के क्रमशः पुरुष, जीव, मनः तथा अहंकार कहा गया है 
आऔर इस प्रकार इनका दाशनिक रूप अभिहित किया गया हैं। ब्रह्मपुराण 
के अनुसार दासुदेव' मूर्ति निर्देश-विहीन शुक्ल, ज्वाला के समूह से दीप्तमान 
शरीरवाली, योगियो के द्वारा उपास्य, दूर तथा अन्तिक दोनो जगह रहनेवाली 
तथा गुणों से अतीत होती है । दूसरी मूर्ति का नाम है शेष या संकर्षण जो अपने 
मस्तक पर नीचे से पृथ्द्री को घारण करती है और सरपंरूप को घारण करने 
के हेतु, वह तामसी कही जाती है। तृतीय मृति--प्रद्युम्त का काये घर्मं का 
संस्थापन ठथा प्रजा का पावन है और इसीलिए यह सत्त्वप्रधान सू्ति मांनी है 
गयी है | चतुर्थ मूति अनिरुद्ध--समुद्र के बीच सर्प की शय्या पर शयन करती 
है । रज इसका गुण होता है बौर इसी से यह संसार को सृष्ठि करनेवाली 
होती है । इन चारों मूर्ठियों मे से तृतीय मूठि, जिसका काय॑ प्रजा का पारून 
है, नियतरूप से धर्म की व्यवस्था करती है। जब-जब धर्म की 'ग्लानि होती 
हैं और अधरम का अभ्युत्थान होता है, तब-तव यह भपने को स्पष्ट कर भूतलू 
पर अवतीर्ण होती है। “अवतार करनेवाली यह प्रद्युम्त भृति हैं जिसका मुख्य 
काये रक्षण कार्य की निष्पक्ति है। इस मत के बनुसार भगवान्‌ की प्रच्चुम्त मूर्ति 
का ही कार्य अवतार लेना तथा घमम की व्यवस्था करना है आर्थात्‌ अवतार 
भगवान्‌ के चतुथे अंश का ही विछास है। इस पुराण का यह और भी कथन 


5 9 जे 


करन 





द्वितीया चास्य शयने निद्रायोगमुपाययो । 

प्रजासंहार सर्गार्थ किमध्यात्मविचिन्तकम्‌ ॥ 

सुप्त्वा युग सहस्ध॑ स॒प्रादुर्भवत्ति कार्य: । 

पूर्ण बुगसहल्ने तु देवदेवों जगदपति:॥ 

--हरिवंश प्रथम खण्ड ४१।१८-२०। 

4. स देवो भगवान्‌ सर्व व्याप्य नारायणो विम्रुः । 

चतुर्धा सस्थितों ब्रह्मा सगुणो निगुणस्तथा । 

एका मूर्तिस्नुद्देश्या शुक्ला पश्यन्ति तां बुघा: । 

ज्वालामालाउवनद्धा ज्री निष्ठा सा योगिनां परा ॥ 

टुरस्था चान्तिकस्वा च विज्ञेगा सा गुणातिगा। 

वासुदेवाभिधानासा निर्मेमत्वेव .. हृश्यते ॥ 


१६६ पुराणनवमर्श 


है कि देव, मनुष्य तथा तियंग्योनि मे जहाँ कही यह मूर्ति »वर्तीर्ण होती है व 
वह उसके स्वभाव को ग्रहण* करती है तथा पूजित होने पर वह अभिमत 
कामना की पूर्ति करती है ॥ देव तथा गन्धवे, जो धर्म के रक्षण में तत्पर रहते हूं, 
को तो वह वबचाती है, परन्तु उदत असुरो को, जो धर्म के नाश करन रे 
भासक्त होते है, स्ंधा नष्ट कर* देती हे। इस प्रकार धारमिक सन्तुलून की 
व्यवस्था करना, जो अवतार का मुख्य उद्देश्य होता है, प्रद्युम्त मृरति के हो 
द्वारा सम्पन्न होता है*। 

इस प्रकार अवतार का सम्बन्ध पुराणों की दृष्टि मे चतुर्व्यूहवाद से सिद्ध 
होता है । घतुर्व्यूहवाद भागवतो का विशिष्ट सिद्धाम्त था जैसा शाकरभाप्य ; त्त 
स्पप्टतः संकेतित होता है ( शारीरिक भाष्य २२४२ ) बवतार के विकसित 
सिद्धान्त की प्रतिपादिका श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्यूहु के सिद्धान्त का उल्लेख 

नही करती । महाभारत के नारायणीय पर्व में चतुर्ब्यह का वर्णन उपलब्ध 
एचडी कस कमल कक >> कवकल का ४० 


द्वितीया एथिवी मुर्ब्ना शेषास्या घारयत्यघः। 
तामसी सा समाख्याता तियेक्त्व॑ं समुपागता ॥ 
तृतीया कर्म कुरुते प्रजापालनतत्परा । 
सत्वोद्रिक्ता व सा ज्ञेया धर्मसंस्थानकारिणी ॥॥ 
चतुर्थी जल्मध्यस्था शेते पन्नगतल्पगा । 
रजस्तस्या गुण: सर्ग सा करोति स्व हि॥ 
या तृतीया हरेमूतिः प्रजापालनतत्परा । 
सातु घमंव्यवस्थानं करोति नियतं भ्रुवि ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि: समुपजायते । 
अभ्युत्थानमधर्मस्थ तदात्मानं. सृजत्यसौं ॥ 
इति सा सात्विकी मृतिरवतारं करोति व । 
प्रयुस्तेति सम्राख्याता रक्षा-कर्मण्यवस्थिता ॥ 
“- भहा ० ७१।१६ आदि। इस कल्पना को महा० शान्तिपवे (भ० ३४२, 

रे४७ तथा ३५६ ) से मिलाइए | 

/5 १. देवत्वेष्य मनुप्यत्वे तियेग्योनो च संस्थिता । 
गृह्वलति ततु-स्वभाव॑ च वासुदेवेच्छुया सदा । 
ददात्यभिमतान कामान्‌ पूजिता सा द्विजोत्तमाः ॥ 


“-ज्रह्य ० ७१३।४१-४र 
२. प्रोद्धतानसुरानु हन्ति धर्मव्युच्छित्तिकारिणः 


पाति देवान्‌ सगन्धर्वान्‌ धर्मरक्षापरायणान्‌ ॥ 
' “-तत्रव ७१।२४ 


पद्चम परिच्छेंद : पुराण में अवत्तारतत्त्व १६७ 


है कविपय विद्वानों की मान्यता है कि महाभारत के मूल मे ( जैसा प्राचीन 
हस्तलेखो से सिद्ध होता हैं ) वासुदेव तथा संक्षण केवल इन्ही दोनो व्यूहों का 
ही उल्लेख था। प्रद्युम्त तथा अनिरुद्ध की कल्पना अवान्तर युग की घटना 
है क्योकि ये दोनो व्यूह पिछले हस्तलेखो मे ही निर्दिष्ट किये गये हैं । महाभाष्य 
के एक उदाहरण--जदवाद्द॑नस्त्वात्मचतुर्थ एव--को डाक्टर भण्डारकर इस 
चतुर्यूह॒वाद का समर्थक मानते हैं। यदि यह मत ठीक हो, तो चतुब्यूह का 
धिद्धान्त ईसपू्व द्वितीय शती से निशसन्देह प्राचीच सिद्ध होता है। आचाये 
शद्धूर के मतानुसार परमात्मा के प्रतीकभृत वासूदेव से जीवप्रतीक संकपण को 
उत्पत्ति होती है और संकपंण से प्रद्युस्त ( मत ) की और  प्रद्यम्त से अनिरुद्ध 
( अहंकार ) की ( शादूरभाष्य २२२४२ ) | शंकर के मत में जीव की उत्पत्ति 
का यह सिद्धान्त अवैदिक है, परन्तु रामानुज के मत में यह पूर्ण वैदिक है* । 
पाचरात्र ब्न्‍्यो में भवतार का सिद्धान्त विशेष रूप से उपलब्ध नही होता, परन्तु 
वैखानस आगम मे इसको संक्षेप मे सुचना मिलती है । जो कुछ भी हो, पुराणी 
के आधार पर अवतार का रिद्धान्त पाच्चरात्रो के चतुर्व्यूहवाद के साथ घनिष्ठ 
रूप से सम्बद्ध है और इस तरह अवतार के विकास के ऊपर इस तसत्र का विशेष 
प्रभाव लक्षित होता है | 


अवतार का प्रयोजन 
यह अवतार-ठत्त्व पुराण के प्रधान विषयों मे अन्यत्तम है। अवतार का 
तत्व भगवान के घर्मंन्रियामकत्व रूप पर प्रतिष्ठित है । इस विश्व को एक सुर 
में घारण करनेवाला, नियमित रखनेवाका तत्त्व धर्म है । इस धर्मं का नियमन 
सर्वशक्तिमान्‌ पस्मात्मा को एक विशिष्ट शक्ति का विलास है । जब-जवब इस धर्म 
की ग्लानि होती है तथा अघमे का अभ्युत्यान ( उदय ) होता है तब-ठब 
भगवान्‌ अपने को इस विश्व से पेदा करते हैं। ऊध्चें लोक से इस अधघो लोक 
में भगवान्‌ का उतरकर आना ही “अवतार! पद वाच्य होता है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का यह स्वत: कथन है कि साधुओं ( दूसरे के कार्य को सिद्ध करनेवाले 
व्यक्तियों ) के परित्राण ( स्वंत्र, चारो ओर से रक्षा ) के निमित्त तथा पापियों 
के नाश के लिए मैं युग-युग से अपनी माया का भाश्चयण कर स्वयं उत्पन्न होता 
हैं। श्रीमद्भगवद्गीता के ये इलोक अवतारबाद का मौलिक तथ्य प्रकट 
करते हैं--- 





१. आगम के प्रामाण्य पर द्रव्य यामुनाचाये का 'आगम प्रामाण्य', वेदान्त 
देशिक की 'पारात्र रक्षा! तथा भट्टारक वेदोत्तम का तन्त्रशुद्ध', भागवत 
सम्प्रदाय ० १०९-१११ 


१६८ पुराण-विमर्ग 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सजाम्यहम | 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम | 
धससंस्थापतार्थाय संभवामि युगे यूगे॥ 
“गीता ४॥३-४ 
ये श्लोक अवतारबाद के मानों रीढ है और इन्ही बचनों का प्रभाव 
पुराणों पर पड़ा है। इसलिए इस तथ्य के दोतक एलोक इसी रूप मे उपलब्ध 
होते है ।* 
इस प्रयोजन के अतिरिक्त भागवत में एक अन्य प्रयोजन की सूचना मिलती 
है जिसे इसकी अपेक्षा उदात्ततर स्थान दिया गया है--- 
नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिभंगवतों नृप | 
अव्ययस्थाप्रमेयस्य॒ निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥ 
+भाग० १०२६॥१४ 


१. अवतार की आवश्यकता के समर्थक पौराणिक वचन अनेक है। उनमे 
से कुछ छुने हुए वचन यहाँ दिये जाते है :-- 
( १ ) जज्ञे पुनः' पुनविष्णुयंत्रें च शिथिल:ः प्रभुः । 
कतुँ धर्मव्यवस्थानम्‌ अधर्मस्प च नाशनम्‌ ॥ 
“+जायु० ९८।६६ । 
मत्स्यपुराण ( ४७।२३५ ) में यह इलोक मिलता है। पाठभेद के साथ--- 
धर्मे प्रशिथिले तथा असुराणां प्रणाशनम्‌*-ये दो नये पाठ है । 
(२ ) वह्नीः संसरमाणों वे योनोव॑र्तामि सत्तम । 
धर्मंसंरक्षणार्थाय.. घर्मंसंस्थापवाय व ॥ 
--आश्वमेधिक पर्व ५४१३ 
(३ ) असता निग्रहार्थाय धर्मंसंरक्षणाय च । 
अवतीर्णो भनुष्याणामजायत यदुक्षये । 
से एवं भगवान्‌ विष्णु कृष्णेति परिकीत्यते ॥ 
--वनपव, २७२।७१-७२ 
( ४) यदा यदा हि धर्मस्थ स्लानिर्भवति भूधर । 
अम्युत्थानमधमंस्य तदा वेषान्‌ विभम्यहम्‌ ॥ 
->देवी भागवत (७॥३९) 
( ५ ) ब्रह्मपुराण ( १६०१२६-२७ तथा १८१।२-४ ) मे गीता के पूर्वोक्‍्त 
वचनो के सहश वचन पाये जाते हैं । 


ज+. अअऋनओऋ »% 


पञ्चम प्रिच्छेंद : पुराण में अवतारतत्त्व १६९, 


व्यय, अप्रमेय, मुणहीन तथा गुणात्मक सगवानु की अभिव्यक्ति---अवत्तार-- 
अनुप्यों के परमकल्याणभूत मोक्ष के साधन के लिए है। यदि भगवान्‌ का 
प्राकस्य इस जगतीतल पर न होता, तो उनके बह्देप गुण-समुच्दय का पता ही 
बल्पन्ञ जीव को किस प्रकार चलता ? भगवान्‌ का भौतिक सौन्दर्य, चारित्रिक 
साधुय॑, अप्रमेव जाकषग का परिचय जीव का तभी मिलता है, जब उनकी 
अभिव्यक्ति अवतार के रूप में इस घराधाम के ऊपर होती है। भगवान के 
“विलास, हास, अवछोकन और भाषण अत्यन्त रमणीय होते हैं तथा उनके 
अवययो से अलोकिक आजा निकलती है। इनके द्वारा भक्तो का मन तथा प्राण 
विषयों से आह्ृत होकर भगवान्‌ मे ही केन्द्रित हो जाता हैं और न चाहने पर 
भी भक्तिमुक्ति का वितरण करती है; परन्तु यह तभी सम्भव है जब भगवान्‌ 
-का अवतार भूतल पर होता हैं। भागवत के शब्दों मे-- 
तेदंशनीयावयवेरुदार-विलासहासेक्षितवामसुक्त: । 
हत्तात्मनो हृतप्रार्णाइच भक्तिरनिच्छतों मे गतिमण्षीं प्रयुंक्ते ॥। 
+भाग० ३२५३६ 
अलौकिक रागात्मिक भक्ति का वित्तण ही भगवान के प्राकत्य का उच्चतर 
तात्पयं है जिसके सामने घर्म का व्यवस्थापत एक लघुतर व्यापार है । 
ज्ञान का वितरण सी भगवान्‌ के अवतार का प्रयोजन है | भगवानु ही सच 
“गुरुओं के गुरु हैं तथा सब ज्ञानो के आधार हैं। वहीं से ज्ञान की घारा लोक- 
व्मंगल के लिए प्रवाहित होती है जिसके कतिपय विन्दुओं को पाकर भी मानव 
-चन्य हो जाता हैं | कपिल” अवतार का उद्देश्य ही दत्त्व-प्रसंड्यान तत्त्वों का 
निरूपण तथा आत्मा की उफ्लब्धि का मार्ग बतलाना था । कर्दम तथा देवहूति 
न्‍्के घर कपिललख्प से अवतरण के समय भगवान्‌ का अपना कथन है-- 
एतन्मे जन्म लोके5स्मिन्‌ मुसुक्षूणां दुराशयात्‌ । 
प्रसंहधानाय. तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने ।॥ 
+मॉग ० ३।२४।३६ 
अन्यत्र ( ३३२५१ ) भो इसी का संकेत किया गया है -- 
कपिलस्तत्त्वसंख्यात्ता भगवान्‌ आत्ममायया । 
जात: स्वयमज: साक्षादात्मप्रजप्तये नृणास््‌॥ 
'फलत: जीव को मोक्ष प्रदान करना ही भगवान्‌ के अवतरण का मुख्य उद्देश्य 
है । वद्ध जीव दुसरे वद्ध को मुक्त नही कर तकता-- 
स्वय वद्धः कथमपरान्‌ तारबति | 
झुद्ध-चुद्ध-मुक्त सगवान्‌ ही वद्ध जीव के चन्चन को काठने का मार्ग बतला- 
“कर उसे मुक्त कर सकते हैं । यही मुख्य तात्पयं हैं बवतार का । भौतिक क्लेश 


१७० पुराण-विमर्श 


का विनाश तो एक लघुतर अभिप्राय है भवतार का । श्रीमद्भागवत का यह 
शंखनाद इस विषय का चूडान्त विमर्श है--- 
मर्त्पयावतार: खल॒ मत्येशिक्षणं 
रक्षोबधायेव न केवल विभो: ॥ 


अवतार का बीज 
अवतार का बीज वैदिक ग्रंथों में स्पष्टता। मिलता है। ऋष संहिता के 
अनुशीलन से इसके वीजो का संकेत इसके अनेक मन्त्रों मे उपलब्ध होता हैं। 
अवतार का सम्बन्ध पुनर्जन्मवाद के साथ घनिष्ठ रूप से माना जाता हूँ और 
विद्वानों की दृष्टि में पुन्जन्म अथवा आत्मा के संसरण के सिद्धान्त ऋग्वेद के 
सन्त्रो में यत्र-तत्र पाये जाते हैं। ऋग्वेद के इन मन्दरों में इन्द्र को अपनों 
साया के द्वारा नाना रूपो के धारण करने का तत्त्व प्रतिपादित किया: 
गया है--- 
( क ) रूप रूपं मघवा वोभवीति 
माया क्ृण्वानस्तन्वं परि स्वाम | 
त्रियंद दिव: परिमुह॒त्तमागात्‌ 
स्वेम॑न्त्रेरनुतुपा ऋतावा ॥ ३॥५३।८ 
(ख ) रूप रूप॑ प्रतिरूपो बभूव 
तदस्य रूप॑ प्रति चक्षणाय | 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते 
युवता ह्यस्य हर॒यः शता दश ॥ ६।४७।१८ 
इत मन्‍्त्रो मे इन्द्र मायाओ के द्वारा भिन्न-भिन्न रूप धारण करनेवाले बतलाये 
गये हैँ । भाया' का वेदिक अर्थ अवान्तर लोक-प्रचलित अर्थ से भिन्‍न साना 
जाता है। इसीलिए सायण ने इसका बर्थ ज्ञान, शक्ति अथवा आत्मीय 
संकल्प किया हैं। परन्तु महाभारत के काल में इसका व्यवहार प्रचलित 
अथं में हो गया था; क्योकि पूर्वोक्त मन्त्रों के आधार पर ही वहां इन्द्र को' 
“बहुमाय:” बत्तलाग्प गया है ।? यह प्रयोग नवीन अथ से ही किया गया है।' 
ऋग्वेद ( १५१॥१३ ) में इन्द्र बृषणस्व की मेना सनाम्ती दुहिता का रूप 
घारण करनेवाले कहे गये है। तायण के इस मन्त्र के अथे का आधार 





२. स ( इन्द्र: ) हिं रूपाणि कुरते विविधानि भृगृत्तम । 
वहुसाय: से विप्रषें बलहा पाकशासन: ॥ 
>+-महा० भा० अनुशासन ७५२५ 


पञ्चम परिच्छेंद : पुराण में अवत्तारतत्त्व १७१ 


का | ०७ 


शाट्यायन तथा दाण्डच्र ब्राह्मण के तत्ततु स्थल हैँ जिससे स्पष्ट प्रतीत होता 
कि ब्राह्मणयुग में यह आव्यायिका वबहुशः प्रचलित हो गयी थी। ऋणच्वेद 
( ८१७१३ ) द्र श्वद्धवृष पुत्र का रूप धारण करनेवाले माने 
गये हैं। इन दोनों स्थलों पर इन्द्र के अवतार का स्पष्ट आभास मिलता है। 
श्रीमद्भागवत के अनुसार भगवानु का प्रथम अवतार पुरुष है 
जिसका वर्णन ऋग्वेद के प्रद्यात पुरुषसुक्त में किया गया हैं। भागवत इस 
रूप को ही नाना नचतारों का वीज मानता है जिसके अंशांश से देव, तियंक 
तथा नर आदि की सृष्टि होती है । निप्कषं यह है कि अवतार का संकेत 
ऋपग्वेठ के पूर्वोक्त मन्त्रों मे, अस्पप्ठ रूप से सही, भवश्यमेव विद्यमान है 
वो इन्द्र-व्पियक मन्त्रों के आधार पर है। पुरुषसुक्त में वणित पुरु 
को भागवत भगवान्‌ का बाद्य जवतार ही नही, प्रत्युत नाना मवतारों का वीज 
उद्गम स्थान ) तथा निवन ( संहारस्थान ) भी मानता है । 


अवतारवाद * के ऋग्वेद-संहिता में दिये गये बीज ब्राह्मण जन्यों मे 
विशेष विकसित दृष्टिगोचर होते हु--इंस भावना का स्पष्ट रूप हमे शतपथ 
त्राह्मण मे मिलता है | प्रजापति ने ही मत्स्य ( १. ८५. १, १ ) का, छूर्म का 
(७. ५. १.५. १४. १. २-११ ) तथा बराहु का (१४. १. २. ११ ) 
अवतार लिया था, ऐसा शतपथ ब्राह्मण का स्पप्ठ कथन है। प्रजापति के 
वराहरूप घारण करने की कथा तैत्तिरीय ब्राह्मण (१. १. ३. ५ ) में तथा 
काठक संहिता में भी ( 5. २) वीजरूप से मिलती है । रामायण में भी वराह 
अवतार का वर्णन हैं ( रामा० २१११० ) तथा महाभारत मे ब्रह्म के द्वारा 
मत्स्यरूप लेने का संकेत हैं ( ३१८७ )। अभीतक इन अदतारों का सम्बन्ध 
बधिकतर प्रजापठि के उाथ था, कालान्तर में विष्णु के प्राधानन्‍्य की स्थापना 


रत 


होने पर ये अवतार विप्णु के ही माने गये । परन्तु वामनावतार के विषय -से 


पक आजम बिल पक जी सके 
१. जयूहे पौरुषं रूपं भगवान्‌ मह॒दादिशिः । 
समूर्त पाउजकलमादो लोकसिसक्षया ॥ 


(| 


--भाग० १॥३।१ 
२, एठनन्‍नानावताराणां निधन वीजमव्ययमु । 
यस्यांशाशिन सृज्यन्ते देवतियंडनरादय: ॥ 
+-भाग० १३४ 
३. द्रष्टव्य याकोवी: इनकार नेशन, इ, आर, ए० भाग ७; 
काणे ; हिस्ट्री आब घर्मशास्त्र, भाग २, पार्ट २, छ० ३२१७ आादि । 
राय चौधरी: बर्ली हिस्ट्री आव वैष्णव सेक्‍्ट घृ० ९६।॥ 


-१७२ पुराण-विमर्श 


ऐसा नही कहा जा सकता । आरम्भ से ही ऋग्वेद में विप्यणु उरुगायां तथा 
“उरुक्रम” के विशेषणों से सण्डित किये गये हैं और तीन डगो मे एथ्बी को 
माप लेना ( विचक्रमाणस्वरेधोरुगाय: ) उनका एक विशिष्ट वीयंसम्पन्त कार्य 
माना गया है तथा शतपथ ब्राह्मण मे ( १. २. ५. १) विप्णु के वामन' होते 
को विस्तार से कथा दी गयी है। बतः वासनावतार का सम्बन्ध सूल्तः 
विष्णु से है, अन्य अवतारो ( मत्स्य, कूम, वाराह ) का प्रजापति के साथ 
“बंदिक साहित्य मे वणित सम्बन्ध विष्णु के प्रधान देव होने पर उन्हीं के साथ 
जोड़ दिया गया; ऐसा मानना अनुचित न होगा । 
एक बात ध्यान देने योग्य है । अवतारवाद ब्राह्मण साहित्य मे अवश्यमेव 

वर्तमान था, परन्तु न तो उस समय विष्णु का प्राधान्य था और न इन 
अवतारों की पूजा ही होतो थी । भागवत सम्प्रदाय के उदय होने पर जब 
कृष्ण-ब॒लराम की भक्ति उद्घोषित हुई तव अवतारबाद का उत्कषं सम्पन्न 
हुआ । वासुदेव कृष्ण के विष्णु के अवतार होने की कल्पना का उदय आरण्पक 
युग में हो गया था जब तैत्तिरीय आरण्यक ( प्रपाठक १०, अनुवाक १। ) 
उनको गायत्री इस मन्त्र मे दे रहा है-- 

तारायणाय विद्महे वासुदेवाय घीमहि | 

तल्तो विष्णु. प्रचोदयात्‌ ॥ 


पाणिनि ने अपने सूत्र ( वासुदेवार्जुनाभ्या बुब्‌ ) मे वासुदेव तथा भर्जुन की 
भक्ति का उल्लेख किया है । वैष्णव-आगमन के उदय होने पर वासुदेव कृष्ण का 
नारायण के साथ ऐक्य स्थापित हो गया और भवतारबाद के विकास का 
युग आ गया । श्रीमद्भगवद्गीता के युग मे ( इस्वी पूर्व चतुर्थ-पंचम शी में ) 
अवत्तारवाद बेष्णव धर्म का एक विशद तथ्य स्वीकृत हो गया था; इसे विशेष 
रूप से सिद्ध करते की आवश्यकता नही। श्रीकृष्ण के पुर्वोदाहृत वचन इस 
विषय मे स्पप्ट प्रमाणभूत है। 


अबतारों की संख्या 


बवतारवाद का सिद्धान्त मान्य होने पर भी अवतारों की कितनी 
संख्या थी ? इसके विषय मे महाभारत तथा पुराणों मे अनेक मत हृप्टिगोचर 
हु ते है । विषय तरल अवस्था मे था; किसी ठोस अवस्था को उसते प्राचीन 
ग्रन्‍्थो में नही पाया था । इसका पता इस घटना से लग सकता हैं कि एक ही 
ग्रत्थ के भिन्‍त-भिन्‍त अध्यायो में हो पार्थंकय नही है, प्रत्युत कभी-कभी एक ही 
अध्याय से सी विभिन्‍्तता हृष्टिगोचर होती है। अवतारबाद का मौलिक 
तथ्य भगवदगीता की देन है, परन्तु गीता मे दो ही अवतार निर्दिष्ट है-- 


पञ्चम परिच्छेद : पुराण में जवतारत्तत्त्व १७रे- 


राम ( रामः शख्रभृतामहम्‌ ) तया कृष्णा नारायणीय पर्व ( गान्तिपवँ अ० 
३३९॥७७-१०२ ) में केवल छः ही अठ्तार अपने विशिष्ट कार्यो के साथ 
निर्दिष्ट किये गये हैं-“>वराह, नर्रासह, वामत, भागंव राम, दाशरथी राम 
तथा कृष्ण । इन धवतारों के कार्य वे हो हैं जो लोक में सर्वत्र प्रख्यात है । 
इसी अबव्याय में दश मवतार भी उल्लिखित* है जिनमे दगावतार के लोकप्रिय 
नामों में बुद्ध का असाव हैं तथा हंस” की सत्ता होने से संख्या की पूर्ति होती 
। साधारणत: स्वीकृत दश अवतारो का निर्देश पुराणों में बहुछतया उपलब्ध 
( वराहु ४॥२; ४८१७-२२; मत्स्य २८२।६-७; अग्नि अध्याय २-१६ 
दशो के कार्यों का विवरण भी ), नरखिह (अ० ३६ ), पद्मपुराण 
( ६।४३।१३-१५ ) । इन नामों के अतिरिक्त भी अवतारों की गणना पुराणों 
में मिलती है। भागवत में चार स्थलों पर निर्देश हैं । 


/.॥7 /ण११ 


भगवान्‌ ने कितने अवतारों को धारण किया ? इस विषय भें ऐकमत्य 
नही | श्रीमद्भागवत के चार स्कत्चों मे भगवान्‌ के अवतारों क्री गणना दी 
गयी है । प्रथम स्कन्‍्ब के तृतीय अध्याय मे अवतारों की संख्या वाइस ( २२ ) 
दी गयी है इस क्रम से--( १ ) कौमार सभग॑ ( - सनक, सनन्‍दन, समनाठदन 
तथा सनत्कुमार ); ( १ ) वराहू, ( ३ ) वारद, (४) नर-नारायण, (५) कपिल, 
(६ ) दत्तात्रेय, (७) यज्ञ, (5) ऋषभदेव, (९) प्रथु ( १० ) मत्स्य, 
(११) कच्छपष, ( १२) धन्वन्तरि, (१३ ) सोहिनी, (१४) नर्रासह, 
( १४५ ) वासन, ( १६ ) परशुराम, ( १७ ) वेदव्यास, (१८ ) रामचन्द्र, 
( १६ ) बलराम, ( २० ) कृष्ण, (२१ ) बुद्ध तथा (२२) कल्कि। यहाँ 
केवल २२ अवतारों का ही निर्देश है, परन्तु साधारणतया भगवान्‌ के तो २४ 
अवतार प्रसिद्ध हैं । इस वेपम्य को दुर करने के लिए टीकाकारो ने एक युक्‍क्ति 
दी है जिसका निर्देश आगे किया जायेगा। द्वितीय स्कत्घ के सप्तम अध्याय में 
भी भगवान्‌ के इन अवतारों का वर्णन क्रमशः किया गया है--वराह, यज्ञ, 
कपिल, दत्तात्रेय, चतु:सन ( कौमारसर्ग ) नर-नारायण;- पथु, ऋषभ, हयशीर्ष - 
( जहयत्रीव ), मत्स्य, कच्छप, नृसिह, गजेन्द्र-मोक्षदाता, वामन, हंस, धन्वन्तरि, 
परशुराम, राम, कृष्ण, व्यास, दुठ्, कल्कि । इस द्वितीय सूची को प्रथम सूची 
से मिलाने पर अमेक तामो में पार्थक्य दृश्गोचर होता है। द्वितीय सूची मे 
अवतारो की संख्या वही वाइस है। प्रथम सूची के २२ नामो में हंस तथा 
२. हंस: दुर्मंपच मत्स्यश्च प्रा्द्भावाद द्विजोत्तम । 
बराहो नररपिहश्च वामसनों राम एवं च॥ 
रामो दाशरथिश्चव सात््वतः कल्किरेव च ॥ 


“शान्ति ३३९११०३-१०४ 


१७७ पुराण-विमर्श 


हमग्रीव अवतारो को सम्मिलन कर देने पर यह संख्या २४ हो जाती है। कुछ 
विद्वान्‌ इसकी उपपत्ति अन्यथा वतलाते है। उनका कथन हँ--प्रथम्‌ सूची मे 
( बल ) राम तथा कृष्ण को छोड़ देने पर २० अवतार बच जाते हैं। शेप चार 
अवतार श्रीकृष्ण के ही अंश है। श्रीकृष्ण स्वयं तो पूर्णपरमेश्चर हैं। अतः वे 
अवतारी है, अवतार नही हो सकते। उनके चार अंश हैं जो बवतार की 
गणना में गिने जाते है--एक तो केश का अवतार, दूसरा सुतपा तथा पृश्न 
पर कृपा करनेवाला अवतार, तीसरा संकपषंण ( बलराम ) तथा चौथा पर- 
ब्रह्म । इस प्रकार इन चार अवतारों से विशिष्ट पाँचवे साक्षात्‌ भगवान्‌ वासुदेव 
है । इस प्रकार २४ अवतारो की पूर्ति टीकाकारो ने की है । 


भागवत के दशम तथा एकादश स्कन्‍धों मे अवतारों का वर्णन है जो 
पूर्व वर्णन से कही मिलते है और कही-कही पएथक्‌ भी है। दशम स्कन्‍्ध 
(४०१७-२२) मे इस क्रम से अवतारो का निर्देश है--मत्स्य, हयशीपं, कच्छप, 
वराह, नृसिह, वामन, भृगुपति (परशुराम ), रघुवर्य, वासुदेव, संकर्षण, 
प्रयुम्ग तथा अनिरुद्ध ( -चतुव्यह ), बुद्ध तथा कल्कि | एकादश ( ४।१७- २) 
में अवतारों का विशेष विवरण उपलब्ध हे--नर-नारायण, हंस, दत्तान्ेय, कुमार, 
ऋपभ, हयास्य, मत्स्य, वराह, कूर्म, गजेन्द्रमोक्षकर्ता, वालखिल्य के रक्षक, इन्द्र 
के शापमोचक, देवस्त्रियो के उद्धारक, नुखिह, वीमन, राम, सौतापति, कृष्ण, 
बुद्ध तथा कल्कि । इन चारो अवतार-सूचियो का अनुशीरूत हमे इसी निष्कर्ष 
पर पहुँचाता है कि अवतारो की गणना अभी तरल रूप मे थी जिसमे नये-नये 
नाम जोडे-बटाये जाते थे । अभी तक वह ठोस रूप मे, एक निश्चित परम्परा 
में अच्तर्भुक्त होनेवाली हृष्टिगोचर नही होतो । 

तथ्य तो यह है कि वाइस या चौबीस रूपों मे अवतारों का नियमन 
करना श्रीमद्भागवत के प्रणयन के पीछे की घटना हे । इसोलिए भागवत का 
कथन* है कि सत््वनिधि भगवानु श्रीहरि के अवतार असंख्येय है; उनको 





१. अवत्तारा छासख्येया हरे: सत्त्वनिधेद्धिजा3 ॥ ' हु 

यथा5विदासिनः कुल्या: सरसः स्यु:ः सहखशः ॥ २६ ॥ 

ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः 

कला: सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा ॥ २७ ॥। 

एते चाशकला$ पुंसः ऋष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । --भागवत १॥३॥ 
हरिवंश तथा शान्तिपर्वं मे भी अवतारों के इसी गणनातीत रूप का 

उल्लेख मिलता है: 
दुर्भावसहस्नाणि अतीतानि न संशयः । 

7 “भूयश्चेव * भविष्यस्तीत्येवमाह प्रजापति: ॥ हरिवंश १।४१।४२ 


पञ्चम परिच्छेद : पुराण में अवतारतत्त्व श्छष्‌ 


“गणना ही नहीं को जा सकती। जिस प्रकार अग्राव सरोवर से हजारों छोदे- 
छोटे नाले निकछते हैं, उसी प्रकार अवतारों की वात समझनो चाहिए । ऋषि, 
मनु, मनुपुत्र, देव, प्रजापति तथा शक्तिशाली पुरुष--थे सब भगवान्‌ के बंशाव- 
तार अथवा कलाववार हैं परल्तु श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान्‌ ( बवतारी ) हैं, 
अवतार नही । श्रीमद्भागवत का यह परिनिष्ठित सिद्धान्त कि कृष्णस्तु भगवान्‌ 
गस्वयम्‌ घारमिक जगत्‌ का एक समग्र तथ्य है जिसमें वैष्णव मतो का अनुयायी 
ही नही, प्रत्युत प्रत्येक विचारशाली मानव अपनी पूर्ण श्रद्धा रखता है । 
आजकल तो भगवान्‌ के अवतारो की संख्या, प्रचलित रूप में, दश | हा सानी 
जादी है जिनका नाम और क्रम इस प्रकार है-- 


वनजौ वनजौ खर्वः: त्रिरामी सकृपोउकृषप: | 

अवतारा दरशवेते कृष्णस्तु भगवात्‌ स्वयम्‌ | 
अवतार तो दश ही हैं---वनजौ (जल मे उत्पन्त होनेवाले दो अवतार--मत्स्य 
तथा कच्छुप ), वनजी ( जंगल मे पेदा होनेवाले दो अवतार--वराह तथा 
नुसिह ), खर्व ( “ वामत ), त्रिरामी (>> तीन राम परशुराम, दाशरथी राम 
तथा वलराम ), सहकृप+ ( इृपायुक्त अवतार -> बुद्ध ) तथा अकृषप: ( < कृपाहीन 
बवतार ८ कल्कि ) । कृष्ण तो स्वयं भगवान्‌ हैं जिनसे ये अवतार संभृत होते 
हें। अवत्तारों का इस सझ़्या मे नियमन कब हुआ ? यह जनुशीलूमन का विषय 
हैं । द्वादश शी में तो यह संख्या तथा क्रम दृढसूल हो गया था जब जयदेव 
ने अपने 'गीतगोविन्द! के प्रथम सर्ग में इसी दशावतार की स्तुति की तथा 
क्षेमेच्द्र ने - अपने 'दशावतार-चरित” महाकाव्य में इन अवतारों का चरित 
विस्तृत रूप से निवद्ध किया । 





अतिक्रान्ताश्च बह॒वः प्रादुर्भावा ममोत्तमाः ॥ 


-( शान्ति ३३९१०६ ) 
१. यही क्रम औौर संख्या अग्निपुराण में भी स्वीकृत है ( द्रव्य अग्निपुराण 
अध्याय २--१६ ) तथा पद्मपुराण में भी -- 


मत्स्य: कूर्मों वराहश्च नरसहोई्य वामन:। 
रामो रामश्च कृप्णश्च बुद्ध: कल्किश्व ते दश ॥ 


-प्मपुराण, उत्तर २५७।४०--४६ 

लिंगपु राण ( २४४५३१-३२ ) मे भी यही श्लोक उपछब्ध होता है | ८ 
वराहपुराण (४२ ) तथा ११३४२ ८ सत्स्यपुराण २८५॥६-७ - गरुड- 
पुराण १८६१०-११, २२०३१-३२। 


श्छ६्‌ पुराण-विमर्श 


दशावतार की कल्पना, जिसमे चुद्ध अवतार के रझूपमे गृहीत किये गये, कथ 
स्वीकृत हुई ? इसका अनुसान लगाया जा सकता है । कुमारिल* ने तस्त्रवात्तिक- 
( जैमिनि सूत्र १३७ ) में छिखा है कि पुराणमे धर्म के लोप करनेवाले शाक्य 
( गौतम बुद्ध ) आदि का चरित कलि प्रसंग मे वण्णित है परन्तु इनका वचन 
कौन सुनेगा ? कुमारिल के इस कथन से तात्पर्य निकलता है कि उन पुराणों मे, 
जिनके साथ उनका परिचय था, बुद्ध की निन्‍दा का गई थी । फलत: थे उस समय 
( सप्तम-अध्म शी ) तक अवतार के छप में गृहीत नहीं हुए थे। एक और 
तथ्य का पता चलता है कि कुमारिलके समय मे कलियुग से सम्बद्ध विशेषज्ञाओं: 
का वर्णन पाया जाता था । यह भी एक व्यान देने की वात है । दशावतार की 
कल्पना का उदयकाल अध्म तथा एकादश शती के मध्य की शताब्दियाँ है । 
एकादश शत्ती मे दशावतार की बुद्धि-सहित योजना स्वीकृत हो गयी थी। 
११५० ई० के आसपास जयदेव ने अपने गीत गोविन्द की आरम्भिक स्तुति में 
दशावतारों में बुद्ध को भी स्थान दिया है। क्षेमेन्द्र ते १०६६ ईसवी मे अपने 
दशावतारचरित महाकाव्य का प्रणयत किया तथा अपराक ( शिलाहार बंशीय 
राजा, समय ११००-११३० ई० ) ने याज्ञवल्दय की विशद टीका मे मत्स्य- 
पुराण से एक लस्‍्वा उद्धरण दिया है जिसमे बुद्ध के साथ दश बवतारो का 
नाम निर्देश किया गया है ( मत्स्य, अ० २८५। एलो० ७ )। इस प्रमाण के 
आधार पर यही सिद्ध होता हे कि १००० ईस्वी से पूच्व ही बुद्ध अवतारों के 
मध्य परिगणित किये गये थे, यद्यपि कुमारिल के समय त्तक उन्हें वह गौरव- 
पूर्ण स्थान नही मिला था और वे तिरस्कार की--धमं-विप्लावक की--हृष्टि से 
ही देखे जाते थे । अतः विभिन्‍न पुराणों मे उपलब्ध दशावत्तार ( बुद्ध संवलित ) 
की कल्पना के उदय का यही कारू सातना चाहिए--रूगभग मवम शत्ती का 
काल । मेरा यह कथन पुराण के समग्र अंश की रचना के विषय मे न होकर 
उसके दशावतारविषयक अंश के प्रणयन्न के विषय से अवश्य है । दश अवतारो 
की गणना भिन्‍नर झूपसे भी प्राप्त है। मत्स्य (अ० ४७) ने दश अवतारो मे त्तीन को 
दिव्य माना है---नारायण, नरसिंह तथा वामन और सात को मानुष"दत्तात्रेय, 
सान्धाता चक्रवर्ती, परशुराम, राम, व्यास, बुद्ध तथा कल्कि) हरिवंश (१।४१)) 
में दश अवतारों के नाम ये है--पौक्षरक, वराह, नर्सतह, वामन, दत्तात्रेय, 
परशुराम, कृष्ण, व्यास, कल्कि । ब्रह्म में भी ये ही नाम पाये जाते है; व्यास 
वहा स्वयं वक्ता थे और इसीलिए उनका नाम नही है। इस प्रकार हम देख 
१. स्मरयन्ते व पुराणेषु धर्मविष्लुतिहेतवः । 
कलो शाव्यादयस्तेषा को वाक्य श्रोतुमहँति ॥ 
तंत्रवातिक, ( जैँ० सु० १।३॥७ ) 


पद्मम परिच्छेद : पुराण में अवत्तारतत्त्व १७७ 


सकते हैं कि दश अवतारों की संज्ञा के विषय मे पुराणों सें वेविध्य दृध्गोचर 
होता है, परन्तु विभिन्‍न शताव्दियो से होकर यह अभिधान आजकल के प्रच- 
लित नामो मे सीमित तथा मर्यादित कर दिया गया है। 
अवतारबाद तथा विकासत्तत्त्व 

अवतार के इस क्रमवन्ध के भीतर एक वैज्ञानिक रहस्य निगुढ है जिधर 
विचारशीलों का ध्यान भाकृष्ट करना नितान्त अभीष्ठ -हैं। एक तो इसका 
सामान्य तात्पय नितरां सुस्पष्ट है कि भगवान्‌ को कोई एक विशिष्ट योनि 
अभीष्ठ नही है, क्योकि वे छोटी से छोटी योनि से लेकर ऊंची से ऊंची योनि 
में पैदा होते हैं। प्रत्येक योनि मे उत्तका प्राकत्य सम्भावित है। और ऐसा 
होना उचित हो है। जब सब योनियो का निर्गम-स्थान स्वयं भगवान्‌ ही 
ठहरते हैं, तव उनके लिए कौन योनि ग्रहण के निमित्त ग्राह्म हो और कौन 
बोनि त्याज्य हो ? इस भेदभावना के लिए यहाँ स्थान ही नही। दूसरा सारमिक 
तथ्य यह है कि इस क्रमवद्धता में वैज्ञानिक विकास-सिद्धान्त का तत्त्व छिपा 
हुआ है । पाठक जानते है कि अंग्रेज वैज्ञानिक डारविन ने १९वीं शती के मध्य 
भाग में अपने वैज्ञानिक कन्वेषणों के आधार पर विकासवाद ( ध्योरी माफ 
इवोत्यूशन ) का तत्त्व पश्चिमी जगत्‌ में सर्वप्रथम प्रतिप्ठित किया। तब से 
लेकर आज तक इसने ज्ञान के सब विभागों मे अपना सिक्का जमा लिया है। 
सृष्टि के विषय मे विकासवाद का यही तांत्पयं है कि सृष्टि का आरस्भ लघुकाय 
जीवो मे प्रथमत: हुआ औौर धीरे-धीरे सृष्टि दीघंकाय प्राणियों मे आविभ्भूत हुई। 
प्रथमतः जन्तु बुद्धि से विहीन थे और पीछे से उनमे बुद्धि तत्व का विकास 
सम्पन्त हुआ । इस प्रकार पश्चिमी जगत्‌ भें विकासवाद सौ बएँ से अधिक 
प्राचीन नही है । 

परन्तु इस अवतार-तत्त्व की समीक्षा विकासवाद की भित्ति पर निःसन्देह 
आधारित प्रतीत होती हैं । सबसे पहले सृष्टि का आरस्भ जलीय प्राणी से होता 
है । मत्स्य उसी का प्रतीक है। मछली का वास केवल पानी ही है | वह पानी 
में ही जीती-जागती है और पानी से वाहर निकलते ही वह गतप्राण हो जादी 
है । आगे चलकर जल तथा थरू दोनो के ऊपर समान रहनेवाले जीवों का 
सर्जन हुआ और इस युग का प्रतिनिधित्व करता है कछुआ, जो जमीन के ऊपर 
भी चल सकता है और जीवित रहता हैं । पानी तक उसकी गतिविधि सीमित 
तथा मर्यादित नहीं रहती । इसके भनन्‍्तर हम स्थलीय जीवो, जमीन के ऊपर 
रहनेवाले प्राणियो का विकास पाते हैं और इसका प्रतिनिधि हम 'वराह- 
शुकर को मानते है । वह जंगल का ही जीव है; जमीन पर रहकर जीवन- 
यापत्र करता उसकी विशिष्टता है । 


१२ पु० वि० 


१्छ८ पुराण-विमर्श 


अब मानव का प्राकट्य होनेवाला है। परन्तु विशुद्ध मानव की उत्पत्ति से 

पूर्व हम ऐसे प्राणी की कल्पना करते है जिसमे पशुत्व तथा मनुष्यत्व दोनों का 
समभावेन मिश्रण पाया जाता है और वह प्राणो है नर्रासह जो आधा पशु है 
और भाघा मनुष्य है। नरसिह के अनन्तर मानव आविर्भेत होता है, परन्तु 
ह होता है बहुत ही ठिगना, लघुकाय; और वामन रूप इसी का प्रतिनिधि 
है । मानव का बीना रूप ही प्राथमिक रूप है जहाँ से वह आगे वठता है। 
मनुष्य का खूंखार, भयानक, रक्तपिपासु रूप वामन के अनन्तर सामने आता है 
ओऔर अपने हाथ में परशु घारण करनेआले तथा इक्कीस बार दुर्दान्तव शासको का 
नाश करनेवाले परशुराम” इस रूप के प्रतिनिधि है। दाशरथी राम हमारे 
मर्यादा-पुरुषोत्तम है जिनमे मानव के जीवन की समग्र मर्यादाओं का विकास 
सम्पन्त होता है । यहाँ आदशे पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा आदि समग्र 
आदशों की पूर्ण प्रतिष्ठा होती है तथा मानव अपने चरम विकास तक पहुंचने 
के लिए उत्सुक होता हैं। बलराम” मे हम वलू के ऊपर अधिक आगह रखने- 
चाले मानव रूप का साक्षात्कार करते हैं जो प्रत्येक समस्या के समाधान के 
लिए अनियन्त्रित वल का ही आश्रयण करता है। धचुद्धों में कृपा की ही अधि- 
करता पाते है। यहाँ मानव कृपा के आधिक्य से इतना सम्पन्न रहता है कि वह 
शत्रु के ऊपर ढल का प्रयोग न कर कृपा, कहणा तथा मेत्री के उपायों द्वारा 
उसे अपने वश में करने मे समर्थ होता है। ऐसा करने पर भी मानव को 


समस्या सुलकती नही । कृपा का प्रयोग कुछ सीमा तक प्राणियों की समस्यामीं 
का समाधान करता है, परन्तु दुर्दान्‍्व तथा उद्ृण्ड प्राणी कृपा-कषणा के कोमल 


साधनों से पराक़ान्त नही होता । 'कल्कि के रूप में हम मानव के 'अक्ृप” रूप 
का साक्षात्कार करते है। दुर्दान्त का दमन हिंसा की सहायता चाहता है। 
उदृण्ड का स्वभाव करुणा की मीठी पुड़िया से शान्‍्त्र नहीं होता। फलता 
कल्कि! के अवतार में हम प्राणियों के वर्तेमान युग की समस्याओं का समा“ 
चातकारक रूप पाते है । 

इस प्रकार अन्त:प्रविष्ठ होकर विचार करने पर अवतारवाद विकासवाद 
के वैज्ञानिक तथ्य के ऊपर आधारित नितान्त सत्य तथा बहुमूल्य देन हे, इसमें 
सशय के लिए स्थात न होता चाहिए | विकासवाद का तत्त्व भारतवर्ष मे सुदुरु 
प्राचीव काल में विवेचित किया गया था । 
पोराणिक अवतारबाद का सूल सोत 

अवतारचाद पौराणिक साहित्य का चिशिष्ट क्षेत्र है, परन्तु इसे पुराणों की 
ही भपती मनमानी मौज तथा उपज मानना नितान्त आच्त है । अवतारों का 
मूल स्रोत स्वयं वेद ही है--मन्चद्राह्मणात्मक वेद, जहाँ से ये संगृहीत कय 


हा हु 
र है. 


पश्चम परिच्छेद : पुराण में अवतारतत्त्व १७०, 


विभिन्‍न एराणों में उपन्यस्त तया परिद्व हित हैं । यह तो स्देधान्य सिद्धान्त है 
कि वेदों का परिव हण इतिहास-पुराण में है और इसो सिद्धान्द का एक पोषक 
साधन यहाँ उपस्थित किया जाता हैं । 

(१ ) मत्त्य मवत्तार की वेदिक कबा शत्तपथ ब्राह्मण ( श८११ ) में 
उपलब्ध होती है * । वेदिक्त कया का रूप इस प्रक्नार है--नदी के तठ पर अबने जन 

करते समय मनु के हाथ में मछली का एक बच्चा अक्ृस्मात्‌ भा गया। 

उसने कहा कि मेरा पालत-पोषण करो, तो मैं तुम्हें पार उतार दूँगा। मनु ने 
आएचयँं-चकित होकर पुछा कि किससे पार उतारोगे ? मछली ने कहा--बड़ी 
बाढ़ ( ओघध ) आनेवाली है जो समग्र प्रजाओ को अपने में समेट छे' जावेगी । 
उससे मैं तुझे बचाऊंगा । मनु ने उत्ते ववाया ओर उसके कब्रदानु खाण उसे घड़े 
में, पीछे तालाब में बौर बन्त मे समुद्र में रखा जहाँ उसने विशाल काय घारण 
कर लिया । ओव-जल्प्लावन-भाया और सत्र वस्तुओं को चष्ट कय डाछा । 
मत्स्य के कथनानुसार नतु ने सव अन्तों के बोजो को पहिले से ही उसमें वचाकर 
रखा था| ओघष शान्त होने पर मनु ने यज्ञ किया और उन्हों सुरक्षित बीजों से 
फिर पदार्थों का सर्जन क्रिया। मत्स्यावतार की यही कथा प्रायः अनेक 
पुराणों में जाती है। मत्स्य पुराण तो इसी के कारण तन्‍्नामधारी है। 
श्रीमदभागवत के एक ही अब्याय में ( स्करत्धच ८, अव्याय २४ ) यह कथा संज्षेप 
रूप में दी गयी है। बन्तर इतना ही है कि वैदिक आउयान में कथानक्त का 
भौगोलिक क्षेत्र हिमाचल है, तो भागवत में द्रविड़ देश को 'कृतमाला” नदी 
( ८।२४।१२ ) तथा तठद्देशीय राजा सत्यक्रत के सम्बन्ध से यह कया द्रविड़ 
देश में चरितार्य मानी गयी है । इस भौयोलिक भेद का जो भो हेतु हो, कया 
के रूप में कोई भी विशेष अन्तर नहीं है । 

एक विशेष बात ध्यान देने योग्य हैं। जलप्लावन की कया, जिसमें संत्तार 
के पू्र॑तृष्ठ समस्त पदार्थों का नाश होने तया नये प्रकार से सृष्टि का आरम्भ 
होने का वर्णव किया नवा हैं, भारत मे ही प्रख्यात नही है, प्रत्युत सामो जातियों 
की कथा परम्परा में भी बह विराजमान है । वाइविल में यह कथा प्राय) इसी 

१. मनः हुवे आतः*'“नमत्म्य पाणी आपेदे। स हास्मे वाचमुवाच 
पविभूहि मा पारयिष्यामि त्वेति । कस्मान्मां पारयिष्यस्ीति ? ओघ इमा: सर्व) 
'अजा: निर्वोढा । ततत्त्वा पारमिष्यामीति । 





+5शतपथ 

२. भाग० १॥३।१४५, रा७।१२; ८ स्कत्धच, २४ अध्याय ११-६१ इलो० | 

मत्स्य पुराण १ ब० २५६; अग्निपुराण २अ० । “४६; गरुड १। १४२१ पद्म शर! 
७9३; महाभारत १्श३४० _ 


१८० पुराण-विमर्श 


से मिल्ते-जुलते रूप मे मिलती है। वहाँ “नह” की 'किश्ती' का हाल विस्तार से 
दिया गया है। कुरान इसी का अनुकरण करता है। अन्य देशो के कथासाहित्य 
मे, यहाँ तक कि जंगली जातियो की दन्दकथाओं में भी यही कथा उपलब्ध होती 
है जिससे इसके ऐतिहासिक होने की सम्भावना विद्वानों ने मानती है। वेद की 
इस कथा ने कब तथा किस प्रकार अन्य देशी मे भ्रमण कर अपना अस्तित्व 
बता लियां--यह गम्भीर अनुशीलन का विषय है । 

इतना तो निश्चित है मत्स्यावतार की कथा पुराण की कल्पना ने होकर 
वेद के द्वारा अनुमोदित तथ्य है। फलत: इस अवतार की कल्पना पृर्णपेण 
वैदिक है | इसमे सन्देह करते के लिए तनिक भी स्थान नही है । 

(२) कूर्मावतार का प्रसंग तैत्तिरोीय आरण्पक (१॥२३॥३ ) में भ्ठे 
प्रकार से निर्दिष्ट किया गया है | इस प्रसग का आशय यह है कि प्रजापति के 
शरीर से रस कम्पायमान हुआ । जल के भीतर कमंरूप से विचरण करते हुए 
देखकर. प्रजापति ने कहा- है कम, तुम मेरी त्वचा तथा मास से उत्पन्न हुए, 
हो । कूर्म ने उत्तर दिया--चही, मैं यहाँ तो तुमसे भी पहिले था । इसीलिए 
उसे 'पुरुष' की सज्ञा हुई अर्थात्‌ पुरस्तिष्ठतीति पुरुष: इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
पहिले से ( पुर. ) रहनेवाला व्यक्ति पुरुष” पद वाच्य होता है। कूर्म वहाँ 
पहिले से निवास करता था । अतः इस व्युत्पत्ति के भनुसार कूर्म पुरुष 
कहलाया । उसके हजार सिर थे ( सहस्रशीर्षा ), हजार आँखे थी तथा हजार 
पर थे | इस रूप में वह कूर्मपुरुप उठा। इसका तात्पयें हे कि 'सहसशीर्पा 
पुरुष: सहस्राक्ष: सहखपातु' पुरुपसुक्त के इस मन्त्र द्वारा वही कुर्म निर्दिष्ट है । 
इस आरण्यक के भाष्य ने उस कूमेझूप को परमात्मा से अभिन्‍न माना है ॥ 
शतपथ ब्राह्मण ने भी इस तथ्य का प्रतिपादन किया है-- 

स यत्‌ कूर्मो नाम एत्तद्‌ वे रूप क्ृत्वा प्रजापति: प्रजा भसृजत 
--+[ शतपथ ७॥५११।४ ) 
इस मन्त्र मे कम का रूप धारण वर प्रजापति के द्वारा प्रजा की सृष्टि करने 
का उल्लेख स्पष्टत: किया गया है। 
इस वैदिक तत्त्व का उपबृ हण समुद्रमन्‍्थन के अवसर पर पुराणों मे किया 
गया हूँ । श्रीमदभागवत के अष्टम स्कन्घध के सप्तस अध्याय मे समुद्रमन्‍्यन के 





बम 


१. अन्तरतः कूमभृत-पयेन्‍्त॑ तमब्रवीतु--मम वे त्वडमासात्‌ समभत । 
नेत्यश्रवीतु । पूवेमेवाहमिहासमिति | ततु पुरुषस्य पुरुषत्वम्‌। स सहस्शीर्षा 
पुरुष; सहस्नाक्ष; सहस्नपात्‌ भूत्वोदलिष्ठत्‌ । 

“पैत्तिरीय आरण्यक १२३३ 


पञ्चम परिच्छेद : पुराण में बवतारतत्त्व १८१ 


अवसर पर निराधार होने के हेतु जब मन्दराचल समुद्र में डूबने लगा और समुद्र- 
मन्यन में महान्‌ प्रत्यूह उत्पन्त हुला, तव भगवान्‌ ने कच्छप का अद्भुत रूप 
चारण कर मन्दराचल को अपने ऊपर घारण कर लिया । अद्भुत का तात्ययं है 
फि बहु कच्छप शरीर से बहुत विशारू था --एक लाख योजन फैछा हुआ, ठोक 
जन्दू द्वीप के समाव । इसी हृढ़ आधार के ऊपर रखकर सन्दराचल से भाना 
वस्तुओं की सहायता से जब उदुद्र का सच्यन किया गया तब एक के बाद एक 
१४ रत्न क्रमणः उत्पन्न हुए। फलतः यहाँ भी एक महान्‌ संकट से उद्धार करने 
के कारण ही भगवान ने कच्छुप का रूप घारण किया । 

, इस प्रकार दूर्म बवतार"+ के लिए पर्याप्त दैदिक आधार उपलब्ध है । फलतः+ 
इसे पुराणों द्वारा वैदिक ठत्त्व का उपबुहण समझना चाहिए । 

( ३ ) वराह अवतार का प्रसंग तैत्तिरीय संहिता में, तैत्तिरीय ब्राह्मण 
में तथा शतउथ ब्राह्मण मे तीन स्वानों पर पृथक्‌ रूप से, परन्तु एक ही आकार 
में, उपलब्ध होता है। इन तीनो स्थलोरे का सारांश नीचे उपस्थित किया 
जाता है-- 





१, विलोक्य विध्नेशविच्ि तदेश्वरो 
दुरन्तवीयों5वितथा भिसन्धिः । 
कृत्वा वपु: काच्छमद्भुतं महत्‌ 
प्रविश्य तोयं गिरिमुज्जहार ॥ ८ ॥ 
> १३4 डः 
दधार पृष्ठेन स लक्षयोजन--- 
प्रस्तारिणा द्वीप इवापरो महान्‌ ॥ ९ ॥ 
“सीोग० पाता 
३, द्रध्व्य भाग० 5७, कू्म पु० ११६॥७७-७८, अग्ति ४ अ० | ४६; 
गरुड १॥१४२; पद्म श४, १३; ब्रह्म १८०; २१३, विष्णु १।४। 
३. (क) भापो वा इदमग्रे सलिलमासीतु। तस्मिन्‌ प्रजापतिर्वायुभूत्वाइच रतु । 
से इमासपश्यत्‌ । त॑ वराहो भृत्वा5-हरत 
४ “5पैत्षि० से ७१५१ 
(ख )स वराहो रूपं कृत्वोपन्यमज्जत । स पृथ्वीमघः आच्छंतु 
“पैत्ति० क्ला० ११।६ 
(ग ) इतीयती ह वा इयमग्नें प्रथिव्यास प्रादेशमात्री 
तामेमूष ज्जवान । सोध्स्या: पत्तिरिति । 
; +शत्त० ज्ञा० १४६१ 


श्प२ पुराण-विमर्श 


( क ) पहिले इस विश्व मे जल ही जल था। प्रजापति वायुरूप होकर: 
उसमे विचरण करने लगा । वहाँ उसने पृथ्वी को देखा । तव वह वराह के 
रूप मे उस पृथ्वी को ( उस लोक से उद्धार कर ) हरण किया | 

--तैत्ति० सं० ७॥१।५॥६ 

(ख ) प्रजापति ने वराह का रूप धारण कर जल के भीतर मिमज्जन 
किया । वह प्रथ्वी को चीचे से ऊपर ले आये। 

-+सतत्ति० ज्रा० ११६ 

(गे ) यह इतनी बड़ी प्रथ्वी प्रादेशमात्र थी | तब पृथ्वी के पति प्रजापति 
वाराहु रूप धारण कर इसे नीचे से ऊपर लाये । 

+-शतपथ १४-२॥११ 

इन दैदिक ग्न्थो में प्रकटित तथ्य अक्षरशः पुराणो* में स्वीकृत है । 
क्षीमद्भागवत के तृतीय रकन्‍्ध के १३ अध्याय में इसका बड़ा ही यथार्थ तथा 
श्लाकपंक वर्णन किया गया है। इस स्थल पर वराह “यज्ञवराह' के रूप में 
विन्रित किया गया है अर्थात्‌ यज्ञ मे जितने साधन तथा अंग लुव, चमस आदि 
प्रयुक्त किये जाते हैं उन सबका प्रतीकरूप वराह के देह में विद्मान था। 
बराह को यज्ञवराह के रूप मे चित्रण स्पष्ठतः वेदिकत्व की छाप को स्पष्ट कर 
रहा है। फलतः वराह अवतार के द्वारा पाताल लोक से भृतधान्नी पृथ्वीका 
उद्धारकाये प्रजापति के कार्यो मे एक विशिष्ट स्थान रखता है, और यह वेद में 
स्पष्टतः निर्दिष्ट होकर पुराणो मे उपब हित किया गया है। आजकल प्रचलित 
रूप में मत्स्य का प्रथम अवतार बतलाया गया है, परन्तु अनेक स्थलों पर 
वराह अवतार को ही आदि अवतार होने का गौरव दिया जाता हैं। यह 
उचित भी प्रत्तीत होता है । * जिस पृथ्वी के ऊपर अन्य अवतारो का लीला-विलासः 





( घ ) वाराहेण पृथिवीसविदाना ( अथव्ं १२१४८ ) 

(ड ) उद्घृतासि बराहेण इृष्णोन शतवाहुना ( तै० आ० १।१॥३० ) 

२. द्रध्व्य ब्रह्मण २१३) ३२-३९; वायु ६१६-२३; ब्रह्माण्ड १५१६८ 
२३, मत्स्य २४८।६६-७४; भाग० ३॥१३॥३५-३९१) विप्णु श(४३२ ३६; 
अग्नि १-३ । 

२. भागवत के द्वितीय स्कन्ध के सप्तम अध्याय मे अवतारो की द्वितीय 
सूची में वराह भवतार ही प्रथमतः वणित है--- 

यत्रोद्यत: क्षितितलोद्धर्णाय. ब्श्रितु 
क्रोडी तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः । 
अन्तरमंहाणंव उपागतमा दिद॑त्य॑ 
त॑ दंष्रयाउद्रिमिव वज्नघरों ददार ॥ 


पञ्चम परिच्छेंद : पुराण में बवत्तारत्तत्त्व श्प३े 


सम्पन्न होता है, उसी पृथ्वी के उद्धारकर्ता अवतार ( वराह ) को प्रथम 
बवतार के रूप में मान्यता प्रदान सवेथा समुचित तथा युक्तियुक्त प्रतीत होता 
है। पुराणों में वराह के साथ यज्ञ का प्रतीक इतना संवलित माना गया है कि 
वह “यज्ञवराह' के नाम से ही विश्वुत हैं ।* 

( ४) नृतिहावतार की पूर्ण सूचना तैत्तिरीय आरण्यक के प्रपाठक १० के 
प्रथम अनुवाक में दी गयी है | वह, नूर्सिह की गायत्री दी गयी है-- 

वज्रननखाय विद्यहे तीक्ष्णदंष्टाय घीमहि 
तन्‍नो. नारसिहः प्रचोदयात्‌ | 

इस गायत्री मे नररसह अवतार के लिए 'वद्ननख” तथा 'तीक्ष्णदंड्र” पदो 
का प्रयोग उसकी भयकरता की ओर. स्पष्टत: लक्ष्य कर रहा है। इसी का 
उपद हण हिरण्यकशिपु को मारकर प्रह्लाद को आशीर्वाद देनेवाले श्रीनृर्सिह 
भगवान्‌ के चरित-चित्रण के अवसर पर पुराणो& मे किया गया है, विशेषतः 
श्रीमदभागवत के सप्तम स्कन्च में | अष्टम अध्याय में नुसिह का जो सदामण्डित 
कराल रूप का वर्णन किया गया है, वह पूर्वोक्त गायत्री के वत्ननखाय तथा 
तीक्षणदंट्राय शब्दो के ऊपर मानो भाष्यरूप है :-- 

प्रतप्तचामोकरचण्डलोचनं 
स्फुटत्‌ू सटाकेसरजृस्मिताननम्‌ ॥ २० ॥ 
करालदंप्ूं करवालचश्चल- 
क्षुरॉन्तजिद्ठ॑ श्रुकटोमुख्नोल्वणम््‌ 
स्तब्धोध्वंकर्ण गिरिकन्दराद्भुत- 
व्यात्तास्यनासं हनुभेदभीषणस्‌ ॥ २१॥ 

(५ ) वामनावत्तार के लिए वेदिक स्रोतों को विशेष प्रयत्नपूर्वेक खोजने 
की आवश्यकता नही है । बह तो ऋग्वेद के विष्णुसूक्तो के अनेक मन्त्रो परे बहुशः 
सकेतित है । उदाहरणार्थ ऋग्वेद, प्रथम मण्डल, १५४ सुक्त के अनुशीलून से 
विष्णु के वैदिक स्वरूप का पूर्ण परित्रय हमे प्राप्त होता है। उनके विशिष्ट 

कार्यो मे तीन डगो से पृथ्वी को माप लेना अपनी प्रधानता रखता है (विचरक्रमा- 





यह तो सूचना मात्र है, परन्तु विशेष. वर्णन के प्रसंग पर भी इसी अवतार 
का प्रथम वर्णन है। द्रष्टव्य भागवत्त तृतीय स्कन्घ, १३ अध्याय । 

१. यज्ञवराह के सागोपाग विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टव्य डा० अग्रवाल 
का एतद्विषयक लेख-पुराणम्‌, वर्ष ५, भाग २, पृष्ठ १९९-२३६; जुलाई १९६३ 
( रामनगर, वाराणसी ) " 

२, भाग० ७।5 अ०; अग्ति ४३-४५, २७६॥१०, २७६।१३ 


श्पड पुराण-विमर्श 


णस्त्रेधोरुगायः ), विष्णु ने अफेले ही तीन पदों मे माप लिया इस दीघे दूर तक 
फैलने वाले सघस्थ ( अन्तरिक्ष ) को जहाँ पितर लोगो का एकत्र निवास होता 
है ( य इदं दीघ॑ प्रयत्वं सघस्थमु, एको विममे त्रिभिरित्‌ पदेभिः ११५४३ ) 
तीन ड॒गो से पृथ्वी की माप लेने के कारण ही 'उरुगाया तथा 'उरुक्रम” विशेषण 
केवल विष्णु के लिए ही वेद मे प्रयुक्त किये गये है| यह प्रसिद्ध मन्त्र इसी तथ्य 
का द्योतक है--- 
इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदये पदस्‌ 
समृढमस्य पांसुरे 
ऋ० वे० १।२२॥१७ 
मन्त्र का तात्पर्य यह है कि विष्णु ने इस जगत्‌ को तीन चरणो से आक्रान्त 
कर पैर रखा और इनके घूलि-धुप्तर ( पासुरे ) पद मे यह भूमि आदि समस्त 
लोक अन्तहित हो गये । विष्णु के लिए वामन' शब्द का प्रयोग हमे शतप्‌थ 
ब्राह्मण मे ( १२५७५ ) की इस उक्ति में मिलता है--वामनो ह॒ विष्णुरास । 
फलतः बेद में विष्णु के तीन डगो को भरने की, उरुगाय-उरुक्रम आदि अन्बर्थक 
नामी के घारण करने की ही उपलब्धि नही होती, प्रत्युत “बामन! विशिष्ट 
ताम का भी प्रयोग हमे वेद मे उपलब्ध होता है। फलत: वामनावतार की 
कथा का मूल स्रोत वेद मे प्रामाणिकहूप में हमे प्राप्त होता है । 
एक तथ्य पर भौर विचार करना आवश्यक है । विष्णुसूक्तो के अनुर्श,लन 
से गोपाल कृष्ण की भी कथा का संकेत उपलब्ध होता है । 
त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोपा अदाभ्यः 
अतो धर्माणि धारयनु ॥ -+क्ट्ृ० १२२१८ 
यह मन्त्र विप्णु को गोपा: के विशेषण से संबोधित करता है। फलतः 
उस्क्रम वामन तथा गोपवेषधघारी त्रिप्छु की एकता का स्पष्ट प्रतिपादक यह 
मन्त्र अध्यात्महृष्टि से अपना विशिष्ट महत्व रखता है। इतना ही नही, चैष्णव- 
मत में भगवान्‌ विष्णु के सर्वोच्च पद को गोलोकः नाम से पुकारते है और 
इसके लिए वैदिक आधार हमे प्राप्त है इस मन्त्र मे-- 
ता वां वास्तृन्युश्मसि गमध्ये 
यत्र गावो भूरिश्वृंगा अयास: । 
अन्राह त्तदुरुगायस्य वृष्ण: 


परम॑ पदमव भाति भूरि॥ 
--१।१५४।६ 


तात्पयं है कि हम इस्द्र-विष्णु के उन लोको को जाने की सतत कामना 
करते हैं जहाँ बहुत ही सीग वाली तथा चंचल गाये निवास करती है। फलूतः 


पदञ्चम परिच्छेद : पुराण में अवतारत्तत्त्व श्दप्‌ 


थशायो के संचार के कारण वह छोक गोलोक” के नाम से भक्ति साहित्य में सर्वत्र 
अभिहित है । यह भी ध्यातव्य है कि विप्णु के सौरदेवता होने के कारण उनका 
किरणों के साथ अभेद्य सम्बन्ध स्थापित है वैदिक मनन्‍्त्रों में । अत: गो” शठ्द का 
तात्पय यहाँ किरणों से समझा जाता है। विष्णु के सूक्तों के गाढ़ अनु शीलन से 
परवर्ती काल में उनके स्वरूप के विकाश का पुरा परिचय आलोचक के सामने 
स्वतः प्रस्तुत हो जाता है । 

शतपथ ब्राह्मण ( १२।५-७ ) में वासमन का प्रसंग, आता है जो पौरा- 
“णिक प्रसंग का मूलरूप माना जा सकता है । संक्षेप मे यह प्रसंग इस प्रकार हैः-- 

देव और बसुर--दोनों ही प्रजापति की सन्तान हैं। ये दोनों आपस में 
“विवाद करने लगे । उनमें से तीक्ष्ण स्वभाववाले असुरी से देवगण परास्त हो 
गये, तव अमुरो ते माना कि यह समस्त भुवन हमारा ही है ॥ १ ॥ 

उन छोगों ने विचार किया कि समस्त पृथ्वी को हम विभाजित कर दे 
और उसे वॉटकर उसी के द्वारा आजीविका निर्वाह करें। यह विचार कर 
उन्होने वृषचर्मं की बहुत बारीक तात बनाया और पश्चिम से लेकर पूरव 
तक उसका वंटवारा करने के लिए उद्यत हुए ॥॥ 

इस बात को देवो ने सुना कि अपुर लोग पृथ्वी का बटवारा कर रहें हैं । 
देवगण विचार कर कहने लगे--चल जहां असुर लोग पृथ्वी का विभाजन कर 
रहे हैं। यदि हमको इसका अंश न मिलेगा, तो हमारा क्या होगा ? हमारा 
काम कैसे चलछेगा ? तब वे बज्ञरूपी विष्णु को आगे कर अर्थात्‌ अपना नेता 
नाकर असुरों के स्थान पर गये ॥ ३ ॥ 

देव बोले---/ हमारे पीछे पृथ्वी का वटवारा मत करो | हमारा भी त्तो 
इसमे भाग है” । इस वात को सुनकर असुर लोग असुया करने छगे और बोले 
कि जितने स्थान पर यह विप्णु सोता है ( अर्थात्‌ “व्याप्त कर लेता है ), उतनी 
'पृथ्वी तुमको दे देंगे ॥॥ ४ ॥॥ 

विप्णुजी वामन थे ( बर्थातव्‌ यदि विप्णु के शयनयोग्य भूमि ही देवो को 
प्राप्त होती, तो वह बहुत थोड़ी थी, क्योंकि विष्णु का रूप वौने का था ) इस- 
लिए देवों ने यह वात स्वीकार नही की और आपस मे कहने लंगे--अमुरों ने 
यज्ञ के बरावर जो भ्रूमि हमें दी, सो ठीक ही है। यह कम नहीं 
बहुत ही है ॥ ५ ॥ 

देव लोगों ने पूर्व दिशा में विष्णु को स्थापित कर छ॒न्दो के द्वारा उन्हे चारों 
ओर से घेर लिया | पूर्व दिशा मे गायत्री छन्द से घेर दिया, दक्षिण में त्रिष्टुप 
<छन्द के द्वारा, पश्चिम दिशा में जगती छन्द से तथा उत्तर दिशा मे उन्हे छन्दों 
य्मे चारों बोर से घेर दिया ॥ ६ ॥ 


श्द पुराण-विमर्श 


पूर्व दिशा में अग्ति की स्थापना की और उसकी पूजा-अर्चा करते हुए वे” 
धारो ओर घूमने लगे और इस अर्चा के प्रभाव से उन्होंने समग्र पुथ्वी को प्राप्त 
कर लिया ॥| ७ ॥ 

इस कथानक के द्वारा देवो के द्वारा असुरो से समस्त पृथ्वी को जीतने का 
वृत्तान्त उपस्थित किया गया है । इस काय॑ में यज्ञरुपी विप्णु का ही हाथ था ।' 
यहाँ स्पष्टत: विप्णु वामन के रूप में चित्रित किये गये हैं। ऋग्वेद के उसुगाय 
विष्णु के त्रिविक्रम को तथा शतपथ के इस बामन आर्यान को एक संग मे 
मिलाकर पुराणों में वामनावतार का पूर्ण प्रसंग प्रस्तुत किया गया है। अन्तर 
इतना ही हे कि जहाँ शतपथ में अमुरो से भूमि जीतने की कथा है, वहाँ पुराणों 
में असुरो के राजा बलि से | शतपथ का कथानक यज्ञ की महिमा का प्रतिपादक 
है और देवो ने अमुरो की भूमि पर यज्ञ का विस्तार कर उसे आत्मसात्‌ जर 
लिया; पुराणों में तीन क्रमो में पुथ्वी, स्वर्ग तवा बलि के शरीर को मापने के 
अनन्तर समग्र पृथ्वी असुरो से छीवकर देवो को समर्पित की गयी है । दोनो 
आख्यान विप्गु के माहात्म्य--द्योतक है । पुराणों ने ऋकसंहिता तथा शतपथ 
ब्राह्मण दोनो पर आधारित कर स्वाभीष कथन को प्रामाणिक बनाया है | 

पुराणों में, विशेषतः भागवत के अप्टम स्कत्च में वामन अवतार वा 
वर्णन राजा वलि के प्रसंग मे किया गया है । स्वर्ग को जीतकर वलि स्वर 
इन्द्र वन गया और देवताणों को पराजित कर उन्हें स्वर्ग से निकाल भगाया । 
देवो की तीज प्राथंना पर भगवान्‌ अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए । इस कामना 
की पूति के निरमित्त अदिति ने 'क्रेशव तोपण' नामक ब्रत किया था ( भाग० 
5८१६ ) वामन रूप में उत्पन्न होकर भगवान्‌ वलि की *यज्ञशाला में पधारे 
भौर तीन डगो जमीन माँगो। शुक्राचार्य के निषेध करने पर भा बलि ने 
वामन की इच्छा पूर्ण की । वामन ने दो ही डगो में पृथ्वी तथा स्वर्ग दोनो को 
नाप डाला औौर तीसरा चरण बलि के आत्मसमपित मस्तक के ऊपर रखकर 





१. बलि का यह यज्ञ नमंदा के उत्तर तट पर 'भृगुकच्छ' आधुनिक नाम 
भडोंच' में हुआ था जहाँ भृगु लोगो ने ऋत्विजु वनकर यज्ञ का कार्य सम्पन्त 
कराया था। बाज भी यहाँ भागंव ब्राह्मणो की प्रसिद्ध बस्तियाँ हैं । 

त॑ नमंदायास्तट उत्तरे ब॒ले- 
ये ऋत्विजस्ते भुगुकच्छसंज्ञके । 
प्रवत्तंयन्तो भृगव: क्रतृत्तममं 
व्यचक्षदारादुदित॑ यथा रविम्‌ ॥ 
-+भाग० ८१८२१ 
+-भाग० ८ १८ भ०, अग्नि० '४॥५।१६-३१ 


पतञ्चम परिच्छेद : पुराण में अवत्तारतत्त्व १८७- 


अपने त्रिविक्रम' मास को चरिताथं बनाया। भागवत में निदिष् यह कया 
प्राय: इसी रूप में अन्य पुराणों मे भी आती है। ध्यान देने की वात है कि 
भागवत वासन के लिए बंदिक विशेषणों का बहुशः: प्रयोग करता हैं। 
पृश्निगर्भ, वेदगर्भ, चिनाभ, त्रिह्र॒प्ठ, शिपिवि४, ब्रह्मण्यदेव आदि नामों के 
साथ ही 'उरुगाय” तथा 'उरुक्रम” प्रयोग वेद का सर्वधा अनुसरण करता है 
( भाग० 5/१७॥२५-२६ ) | निष्क्पं यह है कि वामन अवतार का सक्रेत 
ही नहीं, प्रत्युत विशद उल्लेख भी बंदिक साहित्य मे प्राप्त होता है तथा अन्य 
अवतारों के समाव इस अवतार को भी वेदानुकल सिद्ध कर रहा है । 
इस प्रकार विप्णु के आद्य पाँच अवतारों के वंदिक स्रोतो का यहाँ 
विस्तार से अनुशीलन प्रस्तुत किया गया है। इसके बागे बवतारों में अन्तिम 
दो बवतारो के विषय मे हम जानते है कि बुद्ध को जन्म लिये केवल अढाई 
हजार वर्ष हुए तथा कल्कि का अवतार इसी कलियुग मे अभी भविष्य में 
होने वाला है । अतः इनके लिए वैदिक मूल ढंढने की आवश्यकता नहीं हे। 
रह गये बीच के तीन अवतार--परशुराम, राम तथा कृष्ण इनके लिए 
वेद में पर्याप्त पोषक सामग्री उपलब्ध नहीं होती। भागंवेय राम का निर्देश 
ऐतरेय ब्राह्मण (७॥५।३४ ) के जिस वाक्य में ( प्रोवाच रामो भागवेयों 
विश्वान्तराय ) माना गया है, उसमे यथार्थ पाठ 'मार्गवेधो' हे, भागवेयों नहीं। 
रामायण के कथानक को वैदिक मन्त्रो के माघार पर सिद्ध करने का श्लाघनीय 
प्रयास नीलकण्ठ ( महाभारत के व्याख्याकार )* ने अपने भन्त्ररामाषण 
में किया हे तथा भन्‍्त्रभागवत का प्रणययत कर उन्‍होंने ही ऋणग्वेदों के 
नत्रो से भागवत का पूरा आाख्यान--श्रीकृष्ण की नाना छीछाओ का प्रसंग 
सिद्ध किया है । त्तीलकण्ठ के इस प्रयास की हम भूयसी प्रशंसा करते है, परन्तु 
बआालोचचात्मक तथा ऐतिहासिक हृष्टि से हम इसका प्रामाण्य अक्षरशः मानने के 
लिए तैयार नही है । फिर भी राम तथा कृष्ण का प्रसंग वेदिक साहित्य मे 
यत्र तत्र अवश्यमेव उपलब्ध होता है। इसका संक्षिप्त परिचय यहाँ भव 
दिया जायगा । 


१. मोलकण्ठ चतुघुंरीण वंश में उत्पन्त महाराष्ट्र ब्राह्मण थे। इनके पूव॑ज 
महाराष्ट्र से आकर काशी मे रहने लगे थे। नीलकण्ठ ने काशी में ही अपना 
भघान ग्रस्थ समग्र महासारत का टीका प्रच्य ( भारतभावदीप” नामक ) 
वनाया जो बाज भो महाभारत के मूल अर्थ को जानने के लिए हमारे पास 

वहुमुल्य साधन है। इस ग्रन्थ के नाना हस्तछेखों कक समय १६८७ ई० से 

लेकर १६६४ ई० तक हैं। फलत: नीलकण्ठ का समय १७वी शत्ती का उत्तराघ॑ 
( १६५० ई०-१७०० ई० ) सानना सर्वंधा समुचित है। विशेष द्रष्व्य--मेरा 
अन्य संस्कृत साहित्य का इतिहास” पृ७ १०४, पप्ठ सं०, काशी ) 


श्व८ पुराण-विमर्श 


( ६ ) परशुराम--परशुराम के जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है--- 
कातंबीय हेटय का नाश तथा उद्धत क्षत्रिय शासकों का २१ बार सहार | 
इनका चरित महाभारत तथा पुराणों मे बहुशः: वरणित है। इन कथाओ के 
मूच स्रोत है--महाभारत 7, 49; ॥7, 98, ]6-7 आदि; मत्स्यपुराण 
४७ अ०, विप्णुपुराण ४७, ४११; भागवत १३२०; शाणार२२ 
१५-१६ । परशुराम का अवतार पष्ठ माना जाता है--वामन तथा राम के 
च्‌ में । भत्स्यपुराण की गणना मे भी यह अवतार पष्ठ है। विज्येप बात 

ह है कि मत्स्य के “अनुसार यह अवतार १६वें त्रेतायुग में हुआ था तथा 
विश्वामित्र विप्णु के यज्ञ के पुरोहित थे । भागवत के अनुसार यह सोलह॒वां 
( १३ ) तथा सन्र॒हर्वां अवतार विष्णु के २२ अवतारों के बीच में माना 
गया है ( २७ )। 

यह अवतार राम तया कृष्ण के समान ही ऐतिहासिक माना जाता है, 
क्योंकि प्रशुराम ऐतिहासिक व्यक्ति है । इनके द्वारा सम्पादित कार्य अलौकिक 
भले ही हो, वे कयमपि अतिमानव नही है । क्षतात्‌ किल चायते इति क्षत्रिय: 
इस व्युत्पत्ति के विरुद्ध जब क्षत्रिय शासक प्रजा का तथा विशेषतः अध्यात्म- 
परायण ज्राह्मण वर्ग का, पोषक होने के स्थान पर शोपक बन जाता है, तव 
इस अवतार का उदय होता है। दुर्दान्त तथा अधभिमानी शासक का दमन 
तथा ब्राह्मण की रक्षा इस अवतार का उद्देश्य है। महाभारत-पुर्वं युग मे 
इस जबतार के बत्तित्व का पता नही मिलता | कात्यायव की सर्वानुक्रमणी' 
में जमदग्नि के पुत्र राम किस्ही वैदिक सन्‍्त्रो के द्रप्टा माने गये है (१०११० )। 
सम्भव है ये ही जामदर्न्य राम पौराणिक परशुराम हो, परन्तु वेंदिक 
ऋषि के ऊपर वीर योद्धा के शौयंमण्डित कार्यकापो का आरोप सामान्यतः 
नेंसगिक नहीं प्रतीत होता । 


जी क 22 


( ७ ) वेदो में रामकथा--वेदो में रास की प्रर्यात कया संकेतरूप से भी 
मिलती है या नहीं? इसका संक्षेप में निरूपण करता आवश्यक है। 
रामायण कथा के प्रसिद्ध कतिपय पात्र वैदिक साहित्य मे अवश्य भिलते है, 
परन्तु इनका पारस्परिक सम्बन्ध कही भी निदिष्ट नही मिलता जिससे कथा का 
सूत्र विच्छिन्त ही रहता है। 'इक्ष्वाकु' शब्द ऋग्वेद के एक बार (१०॥६०।४) 
तथा अथर्ववेद में सी एक बार ( १६. ३६, ६) आया है। दशरथ का 

१. एकोनविश्यां जेतायां सर्वेक्षत्रान्तकृदू विभु। । 

जामद्ग्यस्तथा षष्ठो विश्वामित्र पुरःसरः ॥ 





“मत्स्य ४७।२४६९ 


4 


पञ्मम परिच्छेंद : पुराण में अवत्तारतत्त्व १८०, 


उल्लेख वेदिक साहित्य में एक ही वार हुआ है---ऋग्वेद को एक दानस्तुति में, 
जहाँ अन्य राजाओं के साथ ठशरथ की भी प्रशंसा की गयी हैं (१॥१२६।४)--- 
चत्वारिशद्‌ दशरथस्य शोणा: सहसखरस्याग्रे श्रेण नमन्ति ( अर्थात्‌ दशरथ के 
चालीस भूरे रंग के घोड़े एक हजार धोड़ों के दल का नेतृत्व करते हैं )। राम 
नामक भनेक व्यक्तियों का उल्लेख वैदिक साहित्य मे उपलब्ध होता है ( 
एक राजा के रूप में ( ऋग्वेद १०१९२।१४ ); (२) ब्राह्मण कुल में राम 
नामधारी अनेक व्यक्तियों का निर्देश मिलता है-- 

राम मार्गवेय ( ये श्यापर्ण कुल के तथा जनमेजय के समकालीन थे; ऐद० 
ब्रा० ७रणाई४ ) 

राम ओपतस्विती ( याज्ञवल्क्य के समकालीन दाशंनिक आचाये, शत्त० 
ध्रा० ४, ६, १. ७ ) 

राम करातुजातेप ( एक वैदिक बाचाय; जैमिनोय उप० ब्रा० में दो स्थल 
पर निर्दिष्ट ) 

इन नामो का अस्तित्व यही दिखलाता है कि राम ऐसा अभिघान बेदिक 
काल मे राजाओं तथा ब्राह्मणों में उपलब्ध था । इससे आगे किसी बात क 
पता नही । 

इसी प्रकार जनक बेदेह का वहुल परिचय मिलता है तै० ब्रा० में तथा 
शत ब्रा० में | वेदिक साहित्य में सीता” शब्द अनेक्त्र उपलब्ध होता है । 
सीता सावित्री की कया तैत्तिरीय ब्रा० में ( २, ३, १० ) मिलती है | कृषि 
की अधिछात्री देवी से रूप मे सीता का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के चूक्त 
४।१७ में तथा अथवंवेद के सूक्त ३॥१७ में तथा अच्यत्र भी यह ऋलपना 
उपलब्ध होती है । 

इस प्रकार रामायणीय कथा के प्रधान व्यक्तियों के नाम तो अवश्य 
वेदिक साहित्य में मिलते हैं, परन्तु इनका आपस में किसी सम्बन्ध का परिचय 
नही मिलता | इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न दशरथ के पुत्र राम थे, इस घटना का 
परिचय इक्ष्वाकु, दशरथ तथा राम नामों के मिलने पर भी नहीं होता। 
सीता तथा जनक के उल्लिखित होने पर भी सीता जनक को पुत्री थी; यह 
तथ्य अपरोक्ष ही है वेदिक साहित्य में और न राम का सीता ने कोई 
सम्बन्ध ही है । 

इसका निष्कष यही हो सकता है कि वैदिक काल में रामायण की रचना 
हुई थी जबवा राम सम्बस्बी गायाएँ प्रसिद्ध हो छुकी थी, इसको असंदिग्ध 

१. विशेष के लिए द्रष्व्य फादर कामिल वुल्के रचित रामकथा पृ० १-२६। 
प्रकाशक हिन्दी परिषद्‌ विश्वविद्यालय, प्रयाग, १९४०॥ 


"१९० पुराण-विमर्श 


सूचना वैदिक साहित्य के आधार पर उपस्थित नहीं की जा सकती। कुछ 
पात्रों के नाम अवश्य मिलते है, परन्तु उनका परस्पर सम्बन्ध स्थापित नहीं 
किया जा सकता। 
( ८ ) वेदों में कृष्ण-कथा 

अवतारो के वीच में कृष्ण का अवतार नीर्बा अनेकत्र माना गया है, परन्तु 
कही-कही #पण के सग में बलराम भी अवतार माने गये हैँ। भागवत की प्रथम 
सूची ( ३३२३ ) मे राम ( बलराम ) तथा कृष्ण दोनों ही अवतार माने गये 
है । परन्तु जब श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परमात्मा के रूप में गृहीत कर लिये गये, तब 
नवम अवतार वलूराम के रूप में १रिंगृहीत किया गया । इस्नल्ए अनेक पुराणों 
में दछराम का भी वर्णन मिलता है। उदाहरणाथं, अग्निपुराण में बलभ्नद्र 
अनन्त की मूर्ति माने गये है ( १५॥५ ) जिनकी मृत चतुभ्ंजी बनायी जाती 
थी | बायें भाग के ऊपर हाथ में लाज्ूल' ( हल ) तथा निचले हाथ में शंख! 
रखने का विधान है। दाहिने भाग के ऊपरी हाथ मे मूसल तथा निचले हाथ 
में चक्र रखने का नियम है । अश्ति० ( ४९।६-७ ) के पूर्व मे दाशरथी राम 
का तथा इसी अध्याय के आठवें इलोक में बुद्ध का वर्णन उपलब्ध होता है 
जिससे दोनो का बीचवाला अवतार श्रीकृष्ण के स्थान पर नवम अवतार माना 
गया है । हृष्ण का संकेत वैदिक साहित्य में है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३३४१७॥६) 
ने घोर आंगिरस के शिप्य जिस देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा की है वे 
'पूराणों में वणित देवकी तथा बमुदेव के पुत्र श्रीकृष्ण से भिन्‍न नही प्रतीत 
होते | 'बासुदेव” शब्द का उल्लेख न होने पर भी 'देवकी पुत्र” विशेषण ही दोनो 
कफे ऐक्यसाघन के लिए पर्याप्त माना जाता है। इसलिए क्ृपष्णावतार की सूचना 
वेद-प्रतिपाद्य ही है* | 

( € ) वुद्ध का अवत्तार--वुद्ध का जीवनचरित नितान्त विस्यात्त है। 
हीनयान सम्प्रदाय में बुद्ध का वेयक्तिक जीवन ही आदर्श माना जाता है 
जिसका अनुकरण तथा जिनके उपदिष्ट अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण साधक को 
अहँत की उन्‍नत दशा पर पहुँचा देता है, परन्तु थोडी ही शवाब्दियाँ पीछे 
महायान में गौतम बुद्ध अवतार के रूप मे गृहीत किये गये, उनकी मूतति का 
“निर्माण होने लगा तथा कारुण्य और दया की मृति “बोचिसत्त्व' का आदर्श 
सर्वत्र परिगृहीत किया गया। इस प्रकार महायान में वे तुषित स्वर्ग के 
निवासी लोकोत्तर बुद्ध माने जाने लगे तथा इस लोकोत्तरवाद के आगे उनका 

मानवरूप एकदम ह्ास पाकर तिरोहित-सा हो गया। यही तो बौद्ध घमम से बुद्ध 


१. कृष्णचरित के विस्तृत वर्णन के लिए द्रष्टव्य भागवत १० स्कनन्‍्ध | 
ब्रह्म ( म० १८२-२१२ अ० पूरे ३० अध्यायो मे । 


पश्चम परिच्छेद : पुराण मे अवतारत्त्त्व १०१ 


“के अवतार का निर्देश है | ब्राह्मण वैदिकधर्म में भी बुद्ध विप्णु के मवतार माने 
जाने लगे थे । कब तथा किस परिस्थिति में ? यही बिचार का विषय है। 
विक्रम की आरम्मिक शताब्दियो में बुद्धधर्म का भूवान्‌ अभ्युत्थान हुआ । 
इसमे राजाश्रय ही प्रवान हेतु था। मौर्य सम्राट अशोकवर्घेच कॉलिंग युद्ध में 
भूयानु-नरसंहार से इतना संतप्त तथा व्यथित हुआ कि उसने सदा-सबवंदा के 
लिए युद्ध को बन्द कर दिया और बुद्धवर्म को राजघर्म बनाकर इसके प्रचार के 
निर्भित्त विदेशों मे भिवखुओं को भेजा विक्रम पूर्व तृतीय शतती में | इसके लगभग 
चार सी वर्ष के अनन्तर कुषाण नरेश कनिप्क ने प्रथम शी में बुद्धधर्म के 
प्रचार-प्रसार के लिए अश्नान्‍्त परिश्रम किया । चतुथ संगीति बुलाई तथा चीन 
जैसे देश मे अपने प्रचारक भेजे । बुद्धवर्म के बाहरी देशो में अभृतपूर्व विजय के 
साथ ही साथ भारत में भी इसका अश्वुतपूर्व प्रसार हुला। भारतीय जनता, 
विशेषतः निम्नस्तर की, जो वैदिक धर्म में श्रद्धा रखती थी, बौद्धधर्म की 
“सरलता के चाकचिक्य के आगे उस श्रद्धा को भुलकर इस नवीन घर्म में दीक्षित 
होने लगी । पुराणों ने इसी भूली जनता को वैदिक धर्म में पुनर्दीक्षित के करने के 
निमित्त एक सावंभौम घामिक क्रान्ति उत्पन्त की । अवतारो में बुद्ध की गणना 
भी इस क्रान्ति का एक सहनीय साधन था । 
कुमारिल भट्ट ने वौद्धों के दाशंनिक सिद्धान्ती का बड़ा ही प्रौढ़ खण्डन 
अपने इलोकबाठिक तथा तन्‍्त्रवातिक ग्रन्यो में किया | तथ्य तो यही है कि 
कुमारिल तथा शद्भूर--इन दोनो आचार्यो की तकंककेश वाणी मे वौद्धघ्म की 
वज्जियाँ उड़ा दी जिसके कारण इसने अपने मूलस्थान भारत से निष्कासित 
होकर भारतेतर प्रदेशों मे अपना आश्रयण लिया । फलत: कुमारिल बुद्ध के 
प्रति श्रद्धा का भाव रखेंगे--यह सोचना ही गरूत है। उन्होने पुराण का 
हवाला देकर स्पष्ट शब्दो मे घोषणा की है की शाक्य आदि ( वौद्ध धर्म आदि ) 
कलियुग मे धर्म मे विप्लव मचाने चाहे है; पुराणों मे यह कबन वहुशः संस्मृत 
है । तव उन्तके वावय को कौन सुनने लायक है ? 
स्मय॑न्ते च पुराणेषु धर्म-विप्लुति-हेतवः । 
कलौ शाक्यादयस्तेपा को वाक्य श्रोतुमहंत्ति ॥ 
| --तस्त्रवातिक ( जु० सृ० १३७७ ) 
कुमारिल के इस प्रकार प्रख्यात होने पर भी, पुरात्तत्वीय प्रमाणों के 
आधार पर कहा जा सकता है कि अष्टम शी में वुद्ध को अवतार रूप मे गणना 
जन-समाज मे परियृहीत होने लूगी थी। दक्षिण भारत के महावलिपुरम्‌ के 


पर्वत से काटकर बनाये गये मन्दिर से एक शिलालेख उपलब्ध है जिसका एक 
अधूरा एलोक इस प्रकार है--- 


प्राण-विमर्शे 


कि] 
जे 
९ 


७ 8+क ०७+१७ 4७४ $$७ 9७+ ०७ "०१००० ०० लय नारसिहदच द्व वामत्त || 
रामो रामस्य(दच) रामस्य(श्च) वद्धः कल्की च ते दश ॥ 


इस शिलालेप़त का समय सप्तम शी का उत्तराघ बताया गया है। मध्य- 


प्रदेश के 'सीरपुर! नामक स्थान में घम शठी के आसपास का एक मन्दिर है 
झिसमे राम की मुत्ति के बगल में बुद्ध की अपनी व्यानावस्थित मुद्रा मे मूर्ति 
मिलती है। मन्दिर का निर्माणकाल मष्टम जती के आसपास माना गया है। 


॥ के 


+. 
का 

ब्न्फ 
ब्नन्क 


उत्टेस बे महत्व के हैँ।* पिछले युग में काइमीर कवि क्षेमेद्ध ने अपने 
दशावतार महाकाव्य” ( उमाप्ति काछ १०६० ई० ) बुद्ध को नवम अवतार के 
रूप में दणित क्या है। फलतः बुद्ध का विष्णु अवतारों मे गणना का समय 
सबस शती मानना अनुपयुक्त नही होगा । 


पुराणों मे, एक-दो को छोटकर, सवंत्र ही बुद्ध अवतारों मे परिगणित किये 
गये है । परन्तु पौराणिको के सामने विकट समस्या थी कि बुद्ध के वेदबाह्म 
रिद्यान्ता का चैदिक सिद्धान्त के साथ आनुकूल्य केसे दिखलाया जाय ? जिसने 
वंदिक यनयागों की जमकर निन्दा की, वेद को धूर्तो का प्रताप माना, तथा वेद- 


प्रतिपाय ईस्वर तथा बात्मा का भी अभाव ही माना, उस बुद्ध को वैदिक 
कवतारा के बीच स्थान देना बडे ही साहस का काम था | परन्तु एक आवश्यक 


उद्देश्य फी पूर्ति के लिए पुराणो को यही करना पड़ा । वह व्याज था वेद- 
विदाधी असुरो का व्यामोहन । इस तक॑ की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है भागवत 
के इस इदोक मे--- 
तत: कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विपाम्‌। 
बुद्धों नाम्ता जिन-सुतः कीकटेपु भविष्यति ॥ 
“भाग० १३२४ 
राणों के एसदु-विपयक प्रसंगो में पाया 
६ै॥। विश्ुपुराण [ बंध ३, १८ ) में दिगम्बर महामोह प्रथमतः 


8 तू 9, 
न 
(8 । 
जल्क 
कई 
| 
ले 
43 
न 
तय 
४ 
न 

92 


न्तवाद' तथा बात दि शब्दों से सुस्पष्ठ है । इसके बाद का उपदेश, श्रीधर 
सी झी दीपा के अनुछार, बौद्धवर्म के उपदेशरूप मे पुराणकार को अभीष्सित 
( इठोीस २४२१ ) | व्प्णिपएराण में इस उपदेश महामोह के व्यक्तित्व का 
[| कि यह महामोह 


६३ 
कु 
जे 

हर 
कक 
हि 
८ 
हे 
कक 
+ब्ु 
ज्ब्म्स 
५ 
नदी 
4 बे 
(नै | 
१ 
मद 
हे 
हि । 
॥भ्थे 
पं 
ब_्न्‍्नो 
हट 
£2] 
ध्कान्नरी 
ह् 

220, 
लन्ड 
८4 
ख्पि 
श्र 
ब्न्न 


२.४ पिाफीर >४6ठ, 26 6 चाल #ताजण्णठ्ट्टांदर्यों इिपाए०ए रण पाप॑छ 
8७५ ॥., फडधााया5 अैप्रश्हात छ. 5 


पद्चम परिच्छेद : पुराण में अचत्तारत्तत्त्व श्थ्रे 


शुद्धोदत का पुत्र बन गया तथा देत्यो को वेदवर्मं छोड़ने के लिए मोहित 
कियाः-- 
महामोहस्वरूपोज्सी. शुद्धोदनसुत्तोउभवत्तु । 
मोहयामास देत्यांस्तान्‌ त्याजिता वेदवर्मकस्‌ ॥| 
>-अग्तिपु० १६॥२ 
यही तथ्य भविष्यपुराण (४१२२६-२६) में पाया जाता है। श्रीमदभागवत्त 
में चुद्धावतार का अनेकत्र वर्णण किया गया है ( भाग०श७रे७; ६5१९; 
१०।४०॥२२ तथा ११॥४२३ ) फलत:वुद्ध अवतार में प्रायः सव पुराणों में 
स्वीकृत हैं ।* बुद्ध का निश्चित निदेश महाभारत के असली पाठो में नही 
मिलता । महाभारत शान्ति ३४८ अ० में यह इलोक अवश्य पाया जाता है--- 
मत्स्य: कूर्मो वराहुश्च नरसिहोह्थ वामनः। 
रामो रामहच रामश्च वुद्धः कल्कीति ते दश ॥ 
परन्तु इसके अन्तिम चरण का पाठ बन्य हस्तलेखो में है---हृष्ण: कल्कीति 
ते दश । चुद्धा की इस गणना पर अश्वद्धा का कारण यह भी है कि इसी बच्याय 
के ५४ श्लोक मे दशावतारों की पुनर्गंणना की गयी है जहाँ बुद्ध! के स्थान पर 
हंस” का नाम जाता है-- 
हंस: कूर्मश्च सत्स्यश्च प्रादुर्भावा द्विजोत्तम 
वराहो नरसिंहश्च वामनों राम एव च। 
रामो दाशरथिश्चेब सात््वततः कल्किरेव च ॥ 
एक ही अध्याय में यह पूर्वापर विरोध केसा ? फलतः यह निश्चित रूप से 
कहा जा सकता है कि मूल महाभारत में बुद्ध की गणना अवतारों के अन्तर्गत 
नही है ।'* 


१, द्रष्टव्य डा० रामशंकर भट्टाचायें : इतिहासपुराण का अनुशीरून, पृष्ठ 
२८०-२८६, काशी, १९६३ । यहाँ पुराणों से वुद्धविधयक वचन परिश्रम से 
एक्न्न किये गये हैं । 

२. बुद्ध की मति का उल्लेख अग्नि ४९।८ में इस प्रकार है--- 

शान्तात्मा लुम्बकर्णश्च गौराज्भश्चाम्वरावृतः | 
ऊध्वेपद्मस्थितो बुद्धो वरदाभयदायकः ॥ 

यह श्लोक ध्यानावस्यित बुद्ध की अभय मुद्रा का वर्णन करता है। 
लम्वकर्ण' उनकी निजी विशेषता है। गान्धार में निमित बुद्ध की मूति पर यह 
वर्णन पूरे तौर पर लागू होता है। अन्य पुराणों मे भी बुद्धमूति का प्रसस्छू 
बाता है। . 


६३ पु० वि० 


१९४ पराण-विमर्श 


( १० ) कल्कि अवतार--इस अवतार के विषय में शाझ्न का कथन हैं 
कि यह अवतार अभी भविष्य मे होते वाला है--कलियुग के अन्त में, जब 
शासको के दृष्टकर्मो से प्रञजाओ का नितान्‍्त उत्पीडन होगा, जब अधर्म अपनी 
चूडा पर पहुँच जायेगा तथा ब्राह्मपधर्म की सावंत्रिक निन्दा तथा अपमान 
होगा । अवतार के स्थान का भी पता मिलता है । महाभारत ( वनपर्वे १६०- 
९१ ), हरिवश ( १।४१ ) ब्रह्म १०४ अ० भादि के अनुषार संभल या शम्मल 
कल्कि का जन्मस्वान होगा । हरिवंश का कबन है कि कल्कि तथा उनके अनु- 
थायियों का कर्मक्षेत्र गंगा तथा यमुना के बीच का प्रदेश ( अन्तर्वेदी ) होगा 
और यह अनुमेय है कि इसी अन्तवेंदी में कही सम्भल होना चाहिए। महा ० 
( उभापव॑ ५० तथा वनपर्व १९० ) में विप्णुयशस' कल्कि का ही नामानन्‍्तर- 
रूप से दिया गया है, परन्तु महा० ( शान्ति ३४८ अ० ), मत्स्य ४७र४८- 
२४९ तथा भाग० ( १।३॥२५ ) के अनुसार यह कल्कि के पिता का अभिधान 
है । हरि० के अनुसार याज्ञवल्क्य विष्णु के पुरोहित माने गये हैं, परन्तु मत्स्य के 
अनुसार इस कार्य के निममित्त याज्ञवल्क्ष्य के साथ पाराशय का भी नाम 
उल्लिखित हें । 

महाभारत तथा मत्स्य दोनो में कल्कि के अवतार-कार्य को शी का वड़ा 
ही रोचक वर्णन किया गया है कि किस प्रकार ब्राह्मग कल्कि ब्राह्मणों से बिर 
कर अवामिक जनो का अपने नाना तीब्र आयुधों के द्वारा संहार करेंगे तथा 
सबका विव्वंसन कर नये सुखद युग-कृतयुग--की स्थापना करेगे। कल्कि का 
वर्ण हरित पविगल होगा--हरा तथा भूरा का सम्मिश्रण तथा वे धोड़े पर सवारी 
कसकर अपना काय सम्पादन करेंगे और उनके सहायक ब्राह्मणगण भी घोड़े 
पर सवार रहेगे ' कल्कि के द्वारा विव्वंसनीय दस्यु तथा अधामिको के परिचय 
का संकेत हरिवंश ( १४१६५ ) तथा मत्स्य ( ४७॥२४९ ) के एक विशिष्ट 
उल्छेख से मिलता है। ये दोनो ग्रत्य कल्कि अवतार को 'भाव्य सम्भूर्ता अथवा 
आाव्यसंपन्‍न' बतछाते है। नीलकण्ठ ने हरिवंश के इस शलोक को व्याख्या भें 
इसका अर्थ लिखा है--भाव्यसंपत्त: ८ भाव्यः क्षणिकवादिभिः सह संपस्त: 
वादे युद्धे च संगतः ॥ इस व्याख्या के अनुसार वे धर्मविरोवी वौद्ध ही हैं 
जिनकी कल्‍्की के वाद तथा युद्ध दोनों में परास्त किया था। इसी प्रसज्ध मे 
उल्लिखित 'पाखण्ड३ शब्द भी इस तथ्य का पोषक माना जा सकता है । विष्यु 


१. कल्की तु विष्णुयशसः पाराशयंपुर:सरः | 

दशमों भाव्यसंभृतों याज्ञवल्कयपुर:सरः: ॥ ++मत्स्य ४७२४५ 
२. सर्वाश्च भुतानु स्विमितानु पाखण्डांश्चैंव सर्वेशः ! 

प्रगृहीतायुध विप्रेवृ तः शतसहस्तशः ॥| --तत्रेव, २४६ श्लो० 


पदञ्चम परिच्छेद : पुराण में भवतारतत्त्व श्थ्श्‌ 


के अवतारों मे यह अन्तिम अवतार माना गया है--दरसवाँ भयवा वाइसर्वाँ । 
भागवत ( श७॥३८ ) का स्पथ् कथन है कि वंदिक धर्म की स्थापना के निर्मित्त 
तथा अवैदिक धर्म के विव्वंसस के लिए ही इस अवतार का उदय हुआ था। 
फलत; इस अवतार का उद्देश्य भी वही है जो इतर अवतारों का ऊपर बत- 
लाया गया है--धर्मं की स्वापना तथा अधर्म का विनाश ।* 


इतर अवतार 

यहाँ प्रस्यात दश अवतारों की विशिष्ट चर्चा समाप्त होती है। भागवत 
के अवतारो की दोनों सूचियो के मिलाने पर ये इतर अवतार. प्रतीत होते हैं १ 
इनका वर्णन भागवत के अन्य स्कन्धों मे कम या अधिक मात्रा में मिलता है 
तथा अन्य पुराणों में भी। महाभारत में बहुतों का अस्तित्व मिलता है। 
भागवत के प्रथम क्रम ( १३ ) को हो मुख्य मानकर इनका निर्देश संक्षेप में 


इस प्रकार है--- 
नाम भागवत स्थरू इतर स्थल 
(११) चतुशसन दोलों स्थान पर ब्रह्मा के सानसपुत्र तो भाने गये हैं, 
(या कोम्रार सर) अवतार १।३।६ परन्तु विष्णु के अवतार की कल्पना 
तथा शा७।५ नहीं। 
(१२) नारद शशा८ भागवत में अवतार, अन्यत्न नहों । 
(१३) चर-चारायण १३३६ ! महासारत शान्ति ३४२: सत्स्य 
२॥७।६-८ ४७।२३७-३८. 
(१४) कपिल १३।१०, २७३; सहा० सभा १०६-१०७, हरि० 
शे२१२-२३2. ११४१४; विष्णु० डा४ 
दत्तात्रेय ।३8॥४, र।७।४ महा० सभ्चा, ० ४ 
मं 
७१, १०४ 
(१६) यज्ञ ( सुयज्ञ ) १३१२; कूर्मे २१ 
श २७२ 
(१७) ऋषभ १३१३; अन्यत्न नहीं 
२॥७॥१०) ५॥३-५ 


१. यद्मयालियेष्वपि सतां न हरे; कथाः स्थुः 
पाखण्डिनो द्विजजना वृषका नृदेवा: ॥ 

स्वाहा स्वधा वषडिति सम गिरोल यत्र 
शास्ता भविष्यति कल्ेस्रेंगवान्‌ युगान्ते ॥ 


“-भाग० २।७।३८ 


१९६५६ 


नाम 
(१८) पृथु 


(१६) धन्वन्तरि 
(२ ०) सोहिनी 
(२१) वेदव्यास 


(२२) मान्धाता चक्रवर्ती 


(२३) हंस 

(२४) पौष्करक 

(२४) हयशीषं (अथवा) 
हयप्रीव 

(२६) गजेन्द्र सोक्षकारक 


(२७) पृश्निगभ 


है, इतर २२ गौण तथा अल्प प्रसिद्ध । 


पुराण-विमर्श 


सागवत स्थरू 
शा३हइ१४; 
२७६ 
१॥३।१७ 
२॥७॥२१ 
१।३।१७ 


१॥३॥२ १; 
२।७।३६ 

भाग० ६।६ से 
वर्णन होने पर भी 
'अववार कल्पना 
नहीं 


इत्तर स्थल 
पुराणों में बहुदआा: वर्णित परन्तु 
अवतार कल्पना केवल भागवत में ही! 
भागवत में अवतार, अन्यन्न नहीं : 


केवल भागवत में ही अवतार 
कल्पना, अन्यत्र नहीं । 

भहा० शान्ति, ३५६, हरिवंश १।४ १; 
भत्त्य ४७; कूे १४४१ 

केवल मत्स्य में अवतार कल्पना, 
० ४७ 


भाग० २।७ प्रथम महा० शान्ति ३४८।५४५ जहा ने 


सूची में नही 
भाग० में नही 


भाग० २।७॥११, 
१०।१४०।१७ 

वेद फा उद्धार ही 
लक्ष्प ५।१८॥६ 
भाग ० से त्रयोददा 


बुद्ध के स्थान पर उल्लिखित हें ! 
हरि० १।४१।२६-२७, ब्रह्म ०१०४। 
३०-३१ स्पष्ट रूप नही चलता । 
महा० झान्ति० ३४७ सें अवतार 
का कार्य विस्तरदा, उल्लिखित | 
भत्स्य के समान हो बेद के उद्धार 
का कार्य * 

अन्यत्र तही । 


अवतार २।७।१५-१६ 
भागवत में उल्लिखित 

इनके अतिरिक्त कूमंपुराण के ५१वें अध्याय मे अन्य पाँच बवतारों का 
निर्देश सिलता है जिनमेसे अनेक का अभिधान नहीं दिया गया है, केवल 
सामान्य निर्देश ही उपलब्ध होता है । इस प्रकार सकलूून करने पर विष्णु के- 
३२ अवतारो का परिचय मिलता है, जिनमे से आरम्भ मे वरणित १० तो मुख्य 


शिव के २८ अवतारों का नाम कुमे-- 


पुराण के ५३ अध्याय ( पूर्वार्ध ) मे उपलब्ध होता है -- 





१. एतस्मिन्तन्तरे राजन देवो हयशिरोधर:। 


जग्राह वेदानखिलानू रसातलरूगतानु हरिः ॥ 


--शान्ति ३४७।५७-४५८- 


पञ्चम परिच्छेद : पुराण मे बवतारतत्त्व १९७ 


(१ ) सुतार, (२) मदन, ( ३ ) सुहोत्र, (४ ) कड्डाण, जादि। वन्तिम 
६ २८ ) अवतार नकुचीब्बर हैं जो स्पध्तः ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। पाशुउत्त 
मत की उंज्ञा छकुलीश पायुपत होने का यही कारण है कि वह नकुछीश 
( या लछुलीज ) के द्वारा प्रतिप्ठित किया गया था । 

इस प्रकार अवतार की कल्पना तथा उसके विविध रूपो के चरित और 
लीला का वर्णंत पुराणों का प्रधाव विषय है। पुराणों का एक बड़ा भाग 
अबतारो के रीलादर्णन में प्रस्तुत किया गया है । इसीलिए इस विषय का एक 
पतिहासिकर अनुशीलन ऊपर किया गया है । 


+--२०-4&७७६:७--%--- 





बु 


१, इन अवत्यरों के विशेष वर्णन के लिए देखिए &][9॥2990 एफाएछार 
अप $+फ५०३ "ाग १० (१९३४) में भी स, लछ, कात्रे लिखित 3ए०६६725 ए 
२55 णजीर्षक लेख ॥ 


प्रिशिष्ट 


श्रीकृष्ण के लोकिक चरिचत्न का विश्लेषण 


वृन्दावन-विहा री नन्द-नन्दन श्रीकृष्णचन्द्र के अलौकिक व्यक्तित्व की इतनी 
अधिक चर्चा भक्ति-साहित्य तथा क्ृष्ण-काव्यो में है कि उनका लौकिक व्यक्तित्व 
आलोचको तथा सामान्‍य जनो की दृष्टि से एक प्रकार से ओोफल ही रहता है--- 
सत्ता होने पर भी वह असत्ता के साम्राज्य में ही अधिकतर विचरण करता 
दीखता है । भक्तो की उधर दृष्टि ही नही जाती कि उनका छौकिक जीवन भी 
उतना ही भव्य तथा उदात्त है जितना उनका अलौकिक जीवन मधुर तथा सुन्दर 
है । पुराणों मे विशेषकर श्रीम:्भागवत मे, श्रीकृष्ण परमैश्वर्य-मण्डित, निखिल 
ब्रह्माण्डनायक, अघटित घटना-पटीयान्‌ भगवान्‌ के रूप में ही चित्रित किये गये 
है। वे वाणी के परमवर्णनीय विषय माने गये है। जो वाणी श्रीकृष्ण के चरित्र 
का वर्णन नही करती, वह वायसतीर्थ के समान उपेक्षणीय तथा गहंणीय है, 

हँस-तीथं के समान श्लाघनीय तथा आदरणीय नही-- 

न तद्‌ वचश्चित्रपदं हरेयंशो 

जगत पवित्र प्रगुणीत कहिचित्‌ | 
तद्‌ ध्वाडक्षतीर्थ न तु हंससेवितं 
यत्राच्युतस्तत्न हि साधवो&मला: | 
--भागवत १२॥१२॥५० 
यह कथन क्ृप्णचन्द्र के लौकिक चरित्र के अनुरोध से भी सम्बन्ध रखता 
है। भलौक्कि से प्थक्‌ तथा भिन्‍न उनका एक लौकिक चरित्र भी था 
जिसमे उदात्तता का कम निवास न था । श्रीकृष्ण के इसी लौकिक व्यक्तित्व 
की संक्षिप्त मीमासा यहाँ प्रस्तुत की जाती है । 

हरिवंश तथा पुराण--दोनो ही जनता मे ऋृप्ण के प्रति भव्य-भावुक भक्ति 
के उद्भावक ग्रन्थ है । फलत: इन दोनों में श्रीकृण का अलौकिक जीवनबवृत्त 
ही प्रधानतया प्रतिपाद्य है । लोकिक वृत्त के चित्रण का मुख्य आधार है महा- 
भारत जहाँ श्रीकृष्ण पाण्डवो के उपदेशक तथा जीवन-निर्वाहक मुख्य सखा 
के रूप मे चित्रित किये गये है। जीवन के नाना पक्षों के द्रप्टा, स्वयं कार्य करते 
वाले, महाभारत युद्ध के लिए पाण्डवो के मुख्य प्रेरक के रूप मे महाभारत 
उन्हे प्रस्तुत करता है । उसी स्वरूप का विश्लेषण कर उसकी उदात्तता तथा 

मूघेन्यता प्रकट करने का यह एक सामान्य प्रयास है । 


पशञ्मचम परिच्छेद : पुराण में अवत्तारतत्त्व १९९, 


(१) भीकृष्ण की अहयता 
प्रथमत: विचारणीय है कि कृष्ण एक थे। अथवा अनेक ? कृष्ण के बाल्य- 

काल तथा प्रौढकाल के जीवन-बृत्तो का भसामंजस्य ही उनके अनेकत्व की 
कल्पना का आधार है। उनका वालजीवन इतने अल्हड़पते से भरा है--नाच, 
गान, रंगरेलियो की इतनी प्रचुरता है उसमे कि लोगो को विश्वास ही नहीं 
होता कि वृन्दावन का बाल कृष्ण ही महाभारत के युद्ध मे अजुन का सारथि तथा 
गोता के अछौकिक ज्ञान का उपदेश है। युरोपियन विद्वानों ने ही इस 
असामझ्स्य के कारण दो ऋष्णो के अस्तित्व की कल्पना की जो डा० रामकृष्ण 
भण्डारकर के द्वारा समथित* होने पर भारतीय विद्वानों के लिए एक निर्भ॥न्त 
सिद्धान्त के रूप मे प्रस्तुत हुआ । परन्तु श्रीकृष्ण के दो होते की कल्पना नितान्त 
आंत तथा सर्वेथा अप्रामाणिक है । पौराणिक कृष्ण तथा महाभारतीय कृष्ण के 
चरित्र मे पाथयय होना तत्तत्‌ आधार ग्रन्थो की भिन्‍नता के ही कारण है। 
पुराणो का लक्ष्य कृष्णचन्द्र के प्रति जबता की भक्ति जागरूक करना था, फलतः 
अपने लक्ष्य से बहिमुंख होने के कारण इन्होने श्रीकृष्ण के प्रौढ़ जीवन की छीला 
का वर्णन नही किया । पुराणों मे केवल श्रीमद्भागवत ने श्रोकृष्ण के उभ्य- 
भागीय दृत्तो का उचित रीति से वर्णन किया है । दशम स्कच्ध का पूर्वार्ध कंसवध 
तक ही झीमित है, परन्तु इसके उत्तराधे मे महाभारत-युद्ध से सम्बद्ध कृष्ण- 
चरित्र का पूर्ण संकेत तथा संक्षिप्त विवरण दिया गया है | महाभारत का प्रधान 
लक्ष्य श्रीकृष्ण के प्रौद जीवन की घटनाओ का वर्णन है---उन्त घटनाओं का, 
जब ये पाण्डवो के सम्पर्क मे बाते है तथा भारत युद्ध का संचालन करते है। 
फलत: वह उनके वाल्यजीवन की घटनाओ का चर्णन नही करता अपने उद्देश्य 
पूर्ति वहिरंग होने के कारण । परन्तु समय-समय पर उन घटनाओ का संकेत 
अश्रान्त रूप मे करता है। सभा-पव्व॑ मे राजसूय की समाप्ति पर अग्रपुजा के 
अवसर पर शिक्षुपाल ने श्रीकृष्ण के ऊपर नाना प्रकार का छा>छन जब लगाया 
था तब उसमे उनके बारूचरित को लक्ष्य कर ही ऐसा किया था | 

यद्यनेत हता बाल्ये शकुनिश्चित्रमत्र किम | 

तो वा5श्ववृषभो भाष्म योन्र युद्धविशारदौ ॥ ७ ॥ 

चेतनारहित॑ काएं यद्यनेन निपातितम । 

पादेन शकर्ट भीष्म त्तत्र कि कृतमदभतस्‌ ॥ ८ || 

वल्मीकमात्र: सप्ताह यद्यनेत धृतोह््चलरूः। 

तदा गोवर्ध॑नों भोष्म न तच्चित्रं मत॑ मम | ५ ॥| 


१. इसके लिए द्रष्टव्य उत्तका ग्रस्य--दैष्णविज्म, शैविज्म एण्ड माइनर 
सेक्ट्स ( पूना का संस्करण ) 





२०० पुराण-विमशं 


भुक्तततेत वहुन्त॑ क्रीडउता नममूर्थनि | 
इति ते भीष्म ध्यृण्8वाना: परे विस्मयमागता ॥ १० ॥ 
यस्य चानेन धर्मज्ञ भुक्तमत्न॑ वलीयस:। 
सचानेन हतः कंस इत्येतन्त महादभुतस्‌ ॥ ११॥ 
--सभापर्व, ४१ अध्याय । 
इन पद्मों में श्रीकृष्ण के सामान्यतः आएचयंभरी लीला का यौक्तिक उपहास 
किया गया है। सप्तम श्लोक से पूतना, केशी तथा वृषभासुर के वध का संकेत 
है । आठवें श्लोक मे चेतनारहित शकट के पर से तोड़ डालने का उपहास है; 
नवम इलोक बतलाता है कि कृष्ण के द्वारा गोवधेन पंत का हाथ पर घारण 
करना कोई अचरज भरी घटना नही है, क्योंकि इसे तो चीटियों ने खोखला 
बना डाला था !! पहाड़ के शिखर पर नाना पकवानों के भक्षण की बात सुन 
कर दूसरे लोग ही अर्थात्‌ मुख लोग ही आएचये में पड़ते है। जिस कंस के 
अन्त को इसने खाया था, उसे ही मार डालना अद्भुत काम नहीं है--यह तो 
कृतध्वता की पराकाष्ठा है !॥ 
शिशुपाल की यह निन्दाभरी बक्‍तृता श्रीकृष्ण के एकत्व स्थापन में पर्याप्त 
प्रमाण है । यह स्पष्ट बतला रही है कि युविप्ठिर के राजसूय यज्ञ मे जिस व्यक्ति 
को अग्रपूजा की गयी है, वह उस व्यक्ति से भिन्‍न नहीं है जिसने* वाल्यकाल मे 
पृतना, वृषासुर, केशी नामक राक्षतों का वध किया था, गोवर्घन पर्वत को 
हाथ पर धारण किया था तथा उसके शिखर पर बहुत सा अन्न अकेले हो खा 
डाला था तथा राजा कंस का वध किया था। ये ही श्रीकृष्ण की वाल्यकारू 
की आश्चये-रस से भरी लोलाएँ है। फलतः महाभारत की दृष्टि से. कृष्ण की 
एकता तथा अभिन्‍नता स्वेतोभावेन समथित तथा प्रमाणित है। 
द्रोणपर्व॑ में घृतराप्ट्र ने सक्षय से श्रीकृष्ण को स्तुति मे जो बाते निर्दिष्ट की, 
वे उनके बाल्य-जोवन से सम्बन्ध रखती है। इस प्रसग से श्रीकृष्ण के ऐक्य 
प्रतिपादक कतिपय पद्च यहाँ उद्घृत किये जाते हैं :--- 
श्णु दिव्यानि कर्माणि वासुदेवस्यथ सल्भय । 
कृतवान्‌ यानि गोविन्दो यथा नान्‍्य: पुमाच्‌ क्वचित्‌ || 





१. इन लीलाओ का वर्णव अनेक पुराणों मे एक समान ही किया गया 
है-- विशेषत. विप्णुपुराण के पचम अश में तथा श्रीमदभागवत्त के १०म 
स्कन्व ( पूर्वार्थ ) मे । यथ --पुतना-वध ( भाग० १०।३ ), वृपासुरबध ( १० 
३६ ), केशीव्य ( १०१३७ ), गोवर्धंनधारण तथा अस्तभ्नक्षण ( १०२४-२५ ), 
कंस का वध ( १०४४ ) । 


पदञ्मम परिच्छेद : पुराण में अवतारत्तत्त्व २०१ 


गोकुले वर्धभानेन वालेनेव महात्मना। 
विख्यापितं बल वाद्दोस्त्रिपु लोकेपु सज्लय |॥। 


निक 


उच्चे:अवस्तुल्यवरू वायुवेगसम जबे । 

जघान हयराजं त॑ यमुनावनवासिनस्‌ ॥ 

दानवं घोरकर्माणं गवां मृत्युमिवोत्यितम्त्‌ । 

वृषरूपधरं वाल्ये भुजाभ्यां निजघान हु ॥ 

प्रलम्ब॑ नरक जम्भ॑ पीठं च्रापि महासुरस । 

मुरं॑ चामरसंकाशमवधीत्‌ पुष्करेक्षण: || 

तथा कंसो महातेजा जरासन्धेन पालित:ः। 

विक्रमेणेव कृष्णेन सगणः पातितो रखे॥ 

सुनामा नरविक्रान्त: समग्राक्षोहिणीपति: । 

भोजराजस्य मध्यस्थो भ्राता कंसस्य वीय॑वान ॥॥ 

बलदेवद्वितीयेल. छृष्णेनामित्रषातिना । 

तरस्वी समरे दरध: ससेन्‍्य: श्रसेनराट ॥ 

चेदिराजं॑ च विक्रान्तं राजसेनार्पति वली | 

अ्यें विवदमानं च जघान पशुवत्‌ तदा ॥ 

यच्च तन्मह॒दाइचर्य सभायां मम सल्लय । 

कृतवान्‌ पुण्डरीकाक्ष: कस्तदनन्‍्य इहाहँति |॥ 

इन पद्यों मे गोकुल, मथुरा, हस्तिनापुर की लीलाओ का स्पष्ट उल्लेख है । 
“घृतराष्ट्र की दृष्टि मे इन त्रिस्थानों की लोला करने वाला व्यक्ति एक ही कृष्ण 
था ॥ फलत: महाभारत श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व मे देविष्य नही रखता । श्रीकृष्ण 
एक हो व्यक्ति थे--महाभारत का अकात्य प्रमाण इस तथ्य का स्पष्ट 
“साधक है । 
( २ ) श्रीकृष्ण का सौन्दर्य 
श्रीकृष्ण की बाह्य आकृत्ति, उनका सावला रंग, उनका पीताम्बर, उनके 

शरीर की गठन--भादि भौतिक शरीर उस युग के मानवों के ही लिए आकर्षक 
-ये था, प्रत्युत गत सहस्रों वर्षो से वह कवियों के आकर्षण का विषय बना हुआ 
हैं| वाल्यकाल में उतकी रूपछटा का अवलोकन कर यदि सरल ग्रामीण गोप- 
वधू तथा नगर की ल्ल्रियाँ आनन्द से आप्लुत हो उठती थी, तो यह हमारे 
“चित्त मे इतना कौतुक नही उत्पन्न करता । जब हम देखते है कि भीष्म पिता- 
-मह, श्रीकृप्णके पितामह के समवयस्क, सौ वर्ष ऊपर वय बाले, शरशस्या पर 
थोग के द्वारा अपने जीवन समाप्त करने के इच्छुक इच्छामरण भीष्म--श्री- 
-कष्ण के सामने आने पर उनके शरीर-सौन्दय से आकृष् हुए विना नही रहते, 


२०२ पुराण-विमर्श 


तब तो श्रीकृष्ण के शारीरिक सौन्दर्य और आकर्षण को हुठातु मानना ही पड़ता 
है। यह है उनकी प्रौढावस्था की घटना । इसीलिए तो जरशय्या पर पड़े हुए 
भीष्म नारायण के रूप में श्रीकृष्ण की स्तुति करते हुए भी उनकी शारीरिक- 
सुषमा का विशद सकेत करते है-- 


त्रिभुवतकमनं तमालवर्ण 
रविकरगौरवराम्वर॑ ददघाने । 
वपुरलूककुलावृताननाब्जं 
विजयसखे रतिरस्तु मे$नवद्या । 
ललितगतिविलासवल्गुहास- 
प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमाना: 
कृतमनुक्ृतवत्य उन्मदान्धा: 
प्रकृतिमगन्‌ किल यस्य गोपवध्व: | 
--भागवत ११९।३३,४०* 


इन कमनीय पद्यों का आशय है कि उनका शरीर त्रिभुवन-समुन्दर तथा 
तमाल के समान सावला है, जिस पर सूर्य-किरणो के समान श्रेष्ठ पीताम्वर लह- 
राता है, और कमल-सहश मुख पर घुंघराली अलके लटकती रहती हैं, उन 
अर्जुनसखा कृष्ण से मेरी निष्कयट प्रीति हो । जिनकी लटकीली सुन्दर चाल, 
हावभाव-युक्त सुन्दर चेध्य मे, मघुर मुसकान और स्नेह-भरी चितवन से अत्यन्त 
सम्मानित गोपियाँ रासलीछा में उनके अच्तर्धान होने पर प्रेमोन्‍्माद के मत- 
वाली होकर जिनकी लीलाओ का अनुकरण कर तन्मय हो गयी थी, उन्हीं 
भगवान्‌ श्रीक्षण्ण में मेरा परम प्रेम हो । 


यह वर्णन है श्रीकृष्ण की प्रौढावस्था की रूप-शोभा का और वर्णनकर्ता है 
उस युग के सबसे विद्वानु-ज्ञानी शिरोमणि वावा भीष्म जिनके ऊपर पक्षपात 
का दोपारोपण कथ्मपि नहीं किया जा सकता | तब तो हठात्‌ मानना ही पड़ेगा 
कि श्रीकृष्ण की देह-कान्ति सचमुच ही अत्टन्त ही चमत्कारी थी । पीतास्वर के 
वाह्म परिधान से वह और भी सुसज्जित की गयी थी । इस बाह्य शोभा को श्रीकृष्ण 
ने मानसिक गुणो के सवर्धन से और भी चमत्कृत तथा उदात्त बना रखा था । 
क्योकि उस युय के सबसे प्रौढ़ विद्वान काशीवासी साम्प्रत उज्जयिनीप्रवासी 
सान्दीपनि गुरु से चतुपष्टि विद्याओं और कलाओ का अध्ययन कर उन्होंने विद्या 
के क्षेत्र में भी अपनी चरम उन्नति की थी। गीता के उपदेशक होने की 
योग्यता का सुत्रपात श्रीकृष्ण के जीवन-प्रभात मे ही इस प्रकार मानना सर्वेधा 
युक्ति-संगत प्रतीत होता है ( भागवत, १०म स्कन्ध उत्तराधे )। 


पदञ्चम परिच्छेद : पुराण में अवतारत्त्त्व २०३ 


( ३ ) श्रीकृष्ण की अग्रपुजा 


युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ के पर्यवसान मे अग्रपूजा का प्रसंग उपस्थित था ।' 
यज्ञ के अन्त में किसी महनीय उदात्त व्यक्ति की पूजा की जाती है जो “अग्रपूजा' 
की संज्ञा से याज्षिको द्वारा अभिहित की जाती है । सहृदेव के पूछने पर भीष्म- 
पितामह ने श्री कृष्ण को ही अग्रपुजा का अधिकारी बतलाया । इस अवसर पर 
उन्होने कृष्ण के चरित्र का जो प्रतिपादव किया, वह यथाथंतः इनकी उदात्तता, 
तथा अलोकसामान्य वैदुष्य और वीरता का स्पष्ट प्रतिपादक है । इस प्रसंग के 
एक-दो ही श्लोक पर्याप्त होगे-- 
एप ल्वेषां समस्तानां तेजो-बल-पराक्रमेः। 
मध्ये त्तपन्निवाभाति ज्योतिषासिव भास्कर: ॥ 
असूर्यमिवसूर्येण निर्वातमिव वायुन्ता। 
भासितं हलादितं चेव कृष्णेनेदं सदो हि नः॥ 
+सभा० ३६२८-२९ 
इन पद्यों का तात्पय हैं कि इस सभा मे एकत्र राजाओं के बीच--जहाँ 
भारतवषं के समस्त अधीश्वर उपस्थित ये-तेज बल तथा पराक्रम के द्वारा 
श्रीकृष्ण ही ज्योतियों के मध्य सूर्य के समान तप्ते हुए की भाँति प्रतीत होते 
हैं । जिस प्रकार सूर्य से विरहित अन्चतामिस्र से युक्त स्थान को भगवान्‌ सुर्ये 
चमका देता है और निर्वातस्थान को, जहाँ लोगो का हवा के बिना दम घुटता 
रहता है, वायु आह्वादित कर देता है--ठीक उसी प्रकार कृष्ण के द्वारा यह 
सभा उद्भासित तथा आह्वादित की गयी है। 
शिशुपाल इस अग्रपजा के अनौचित्य पर क्षुब्ध होकर कृष्ण के दोषो का 
विवरण देकर भीष्म के ऊपर पक्षपात॒ तथा दुराग्रह का आरोप करता है। इसके 
उत्तर में परम ज्ञानी दीघंजीवी तथा जगतु के व्यवहारों के नितान्‍्त अनुभवी 
भीष्म का कथन ध्यान देने योग्य है। कृष्ण की अग्रपुजा का कारण उनका सस्बन्धी 
होना नहीं है, प्रत्युत उनमे अलोकसामान्य गरुणो का निवास ही मूल हेतु है--- 
उनमे दान, दक्षता, श्रुत (शास्त्र का परिशीलन), शौय, हो, कीति, उत्तम बुद्ध, 
सच्तति, श्री, धृति, तुष्टि तथा पुष्टि का नियत निवास है ॥ इसीलिए वे अच्यंतम 
है (सभा० ३८२०) | अपने गुणो से कृष्ण ने चारों वर्णो के वृद्धों को अतिक्रमण 
कर लिया है ( ३८१७ )। वे एक साथ ही ऋत्विक्‌, गुरु, विवाह्म, स्ना८ कं, 
नृपति तथा प्रिय है। इसीलिए उत्तकी अर्चा अन्य महापुरुषो के रहते हुए की गयी 
है ( २८।२२ )। “सबसे बड़ी बात तो यह है कि वेद-वेदाड्भ का यथार्थ ज्ञान 
ब्राह्मण के महत्त्व का हेतु होता है और बल-सम्पत्ति क्षत्रिय के गौरव का कारण 
होती है । ये दोनो ही कृष्ण से एक साथ अन्यूनभाव से विद्यमान है। इसलिए 


२०४ ,... पुराण-विमर्श 


परी स्पष्ट सम्मति है कि इस मानवलोक में कैशव से बढकर कोई भी व्यक्ति 
वर्तमान नही है ?” भोष्मपितामह की यह सम्मति यथार्थछपेण श्रीकृष्ण के 
परम गौरव की तथा उदात्त चरित्र को प्रतिष्ठापिका उक्ति है-- 
वेदवेदाड़विज्ञानं बल चाभ्यधिक तथा। 
नृणां लोके हि कोश्न्यो$स्ति विशिष्ट: केशवादुतते ॥ 


है] 


-तत्नव ३८।१९ 


संजय भी उस युग के विशिष्ट विद्वान, कुरुपाण्डवों के हित-चिन्तक तथा 
बुतराष्ट्र को शुभ मन्त्रणा तथा श्लाध्य प्रेरणा देने वाले मान्य पुरुष थे । श्रीकृष्ण 
के प्रभाव का संकेत उनके ये शब्द कितनी विशदता से दे रहें है--- 


एकतो वा जगत्‌ कृस्तमेकतो वा जनार्दनः । 
सारतो जगतः कृत्स्तादतिरिक्तो जनाद॑लः॥ 
भस्म कुर्यात्‌ जगदिदं मनसैव जनादंनः। 
न तु कृत्स्तं जगच्छक्त भस्म कतुं जनादंनम्‌ ॥। 
यत: सत्य॑ यतो धर्मो यत्तो हीराजंबं॑ यत्तः | 
ततो भवत्ति गोविन्दो यतः कृष्णस्ततों जयः ॥ 
--उद्योगपर्व ६८।६--१० 
इस प्रसंग मे ये श्लोक निःसन्देह महनीय तथा मननीय है । 
समस्त जगत्‌ तथा केवल कृष्ण को तुलना की जाय, तो सार--मूल्य--गौरव 
की दृष्टि में समस्त जगत्‌ से कृष्ण बढ़कर है । जनादंन मे इतनी शक्ति है कि 
वे सन से ही केवल समस्त संसार को भस्म कर सकते है। इस पद्य मे 'मनसेव' 
पद किसी अलौकिक जादू-टोना का प्रतिपादक नहीं है, प्रत्युत वह एक मानसिक 
चिन्तन, ध्यान तथा केन्द्रित विचारशक्ति का स्पष्ट निर्देशक है। मेरी दृष्टि मे 
यही इसका व्यद्भचार्थ प्रतीत होता है। जिस ओर सत्य रहता है, धर्म होता हैं, 
ही (+-भकार्याव्‌ निवृत्ति: ही: अर्थात्‌ बुरे काम करने से निवृत्त होता ) रहती 
है, और जिधर आर्जव ( ऋजुता, स्पष्ठवादिता तथा निर्दुप्ट चरित्र ) रहता 
है, उधर ही रहते है गोविन्द और जिधर कृष्ण रहते है, उधर ही जय रहता 
है । फलत्त: कृष्ण का आश्चयण विजय का प्रतीक है । 


है कितना सुन्दर चरित्रविश्छेषण है। श्रीकृष्ण का इन नपे-तुले शब्दों में ! भौर 
ये वचन है भी किसके ? ये कौरव-पक्ष के अनुयायी व्यक्ति के है जिसके ऊपर 
पक्षपात करने का आरोप कथमपि मढा नही जा सकता। पाण्डवपक्ष का व्यवित 
मिथ्या प्रशंसा का दोषी ठहराया भी जा सकता है, परन्तु भीष्म तथा संजय के 
इन बचनो मे पक्षपात का भला कही गन्ध भी सूघा जा सकता हैं ? 


५4 0 भू 


पञ्चम परिच्छेद : पुराण में अवतारतत्त्व २०५ 


इस जवसर पर श्रीकृष्ण की सहिष्णुता भी अपने पूर्ण वैभव के साथ 
प्रयोतित होती है । शिशुपाल श्रीकृष्ण के विरोधी दल का नेता था; उसे यह 
अग्रपजा तनिक भी नहीं जँची। लगा वह कृष्ण प्र गालियो की बौछार 
बरसाने | ध्यान देने की वात है कि इन गालियो मे कृष्ण के शौर्याभास का ही 
विवरण है, किसी लरूम्पठता तथा दुराचार का संकेत भी नही है ( जो आाजकल 
लोग उनके चरित्र पर लाञ्छन लगाया करते है गोपी प्रसंग को लेकर )। कृष्ण 
के बाद वह टूट पड़ा भीष्म के ऊपर और लगा उन्हे कोसने नाता प्रकार की 
पक्षपातभरी बातो का हवाला देकर । भीष्म ने तो अपने पक्ष के समर्थंव मे बहुत 
ही युक्तियाँ दी तथा तक उपस्थित किये; परच्तु श्रीकृष्ण ने अपनी मौन मुद्रा का 
भंजन तब किया जब अपनी बूआ को दी गयी पूर्व प्रतिज्ञा की समाप्ति हो 
गयी । श्रीकृष्ण अपनी प्रतिज्ञा के पालन में एक घुरन्धर व्यक्ति थे जिसका संकेत 
उन्होने द्रोपदी को आश्वासन देते समय स्वयं किया थां--- 


सत्यं ते प्रतिजानामि राज्ञां राज्ञों भविष्यत्ति। 
पतेत्‌ चयौहिमवान्‌ शीर्येत्‌ पुथिवी शकली भवेत्‌ | 
शुष्येत्‌ त्तोयन्तिधिः क्ृष्णे न में मोघं वचो भवेत्‌ ॥ 
+-वनपव १२३०-३६ 
आकाश भले ही गिर जाय; हिमालय भले ही चूर्ण-विचूर्ण होकर धराशायी 
हो जाय, पृथ्वी टुकड़े-टुकड़े हो जाय और समुद्र भले ही सूख जाय, परच्तु हे 
कृष्ण द्रोपदी ! मेरा बचन व्यर्थ नही हो सकता। ऐसे सत्यप्रतिज्ञ को प्रतिज्ञा 
कभी झूठी नही होती । 
इस प्रसंग में श्रीकृष्ण की महती सहिप्णुता तथा भूयसी हृढप्रतिज्ञा का 
पर्याप्त परिचय मिलता है । 


( ४ ) श्रीकृष्ण की स्पष्टवादिता 

स्पष्दवादिता महापुरुष का एक महनीय लक्षण है जो व्यक्ति अपने चरित्र 
की चरुटियो को जानता ही नही, प्रत्युत वह उन्हे भरी सभा मे, गण्य-मान्य 
पुरुषो के सामने निःसंकोच भाव से कहने का भी साहस रखता है, वह सचमुच 
एक महान्‌ पुरुष है, आदर्श उदात्त मानव है । इस कस्तौटी पर कसने से श्रीकृष्ण 
के चरित्र की महनीयता स्वतः प्रस्फुटित होती है। एक ही दृष्टान्त उनको 
प्राक्नल स्पप्टवादिता को प्रदर्शित करने मे पर्याप्त होगा । विप्णुपुराण ( ४ अंश, 
अध्याय १३ ) में स्थमन्तकमणि की कथा विस्तार के साथ सुवोध संस्कृत गद्य में 
निवद्ध को गयी हैं। शठघन्वा नामक यादव ने सत्यभामा के पिता सचाजित की 
हत्या कर स्थमन्तक मणि को छीन लिया । कृष्ण को सत्यभामा ने अपने पिता 


“२०६ पुराण-विमर्श 


की निर्मम हत्या की सूचना स्वयं दी। वारणावत से वे द्वारिकापुरी में आाये। 
उसकी खबर पाते ही शतघन्वा अपनी शीघ्रगामिनी वड़वा पर चढ़ पुरव 
की ओर भाग खडा हुआ भौर श्रीकृष्ण ने अपने अन्नज बलभद्र के साथ 
चौकडी-जुते रथ पर चढकर उसका पीछा किया। द्वारिका से भागा हुआा 
शतधन्वा नाना प्रान्तो को पार करता मिथिला पहुँचा जहाँ उसकी वह तेज 
घोडी रास्ते के थकान के मारे अकस्मात्‌ गिर कर सर गयी जिससे बह पैदल 
ही भागा । कृप्ण ने अपना सुदर्शन चलाकर उसका सिर वही काठ डाला, परन्तु 
उनके विवाद की सीमा न रही जब उसके कपड़ो के टटोलने पर भी वह मणि 
नही मिला, वलभद्र ने तो सत्या के मिथ्या वचनो में आसवित रखने वाले अपने 
अनुज की बडी भत्सेता की और रुष्ट होकर वे मिथिलेश राजा जनक के यहाँ चले 
गये । क्या करते ? खाली हाथ कृष्ण द्वारका लौट आये और अपने विपुल उद्योग 
की विफलता पर उन्होने खेद प्रकट किया । शतघन्वा ने वह मणि श्वफल्क के 
पुत्र अक्लर के पास रख दिया था जिन्‍्होने उससे प्रतिदिन उत्पन्त होने वाले 
सोने का वितरण कर 'दानपति” की महनीय उपाधि प्राप्त की थी। 'दानपति' 
क्रूर जी ने स्यमन्तकमणि को श्रीकृष्ण को देने का प्रस्ताव किया, परन्तु यादवो 
की भरी सभा में उन्होंने इसे अस्वीकार करते समय जिस स्पष्टवादिता का 
परिचय दिया, वह वास्तव मे श्लाघनीय तथा वन्दनीय थी। 

श्रीकृष्ण ने कहा--यह स्यमन्तक मणि राष्ट्र की सस्पत्ति है; ब्रह्मचर्य के साथ 
पवित्रता से धारण करने पर ही यह राष्ट्र का कल्याण साधन करता है, अन्यथा 
यह अमंगल कारक हैं। दस हजार स्त्रियों से विवाह करने से उस आवश्यक 
पवित्रता का अभाव मुझे इसे ग्रहण कश्मे की योग्यता प्रदान नहीं करता; 
सत्यभामा तब कैसे ले सकती है ? हमारे अग्रज बलरामजी को मद्यपाव आदि 
समस्त उपभोगो को तो इसके लिए तिलाझजलि देनी पड़ेगी । इसलिए अक्रूरजी 
के पास ही इस मणि का रहना सव्वथा राष्ट्रहित के पक्ष में हे । इस प्रसंग में 
श्रीकृष्ण के सूल शब्दों पर ध्यान दीजिए--- 

एतच्च सर्वकालं शुचिता ब्रह्मचर्यादिगुणवत्ता प्रियमाणमशेप- 
राष्ट्स्योपका रकम; अशुचिना ध्रियमाणस्‌ आधारमेव हन्ति ॥ १५५ ॥ 
अत्तोहहमस्य षोडशस्त्रीसहस्नपरिग्रहा दसमर्थों धारणे, कथमेतत्‌ सत्यभामा 
स्वीकरोति ॥१५३॥ आय॑बलभद्रेणापि मदिरापानाचशेषोपभोगपरित्यागः 
काय: ॥१५७॥ तदल॑ यदुलोको5्यं वलभद्र: सत्या च त्वां दानपते 
प्राथेयामः--तद्‌ भवानेव धारयितुं समर्थ: ॥ १५८ ॥ 

' --विष्णुपुराण ४१३ 

इतनी अमूल्य मणि के पाने का सुवर्ण अवसर कृष्ण के पास था, परल्तु 

उन्होने राष्ट्रके कल्याण के लिए अपनी अयोग्यता अपने मुँह से यादव सभा में 


पष्ठ परिच्छेद : वेद और पुराण २४७ 


(११ ) भागवत के ८१६।३८ इलोक में 'अत्रापि बहवृचर्गीतम्‌' प्रस्तावना 
के साथ सत्य ठथा बनृत को व्यात््या की गयी है तथा सत्य को आत्मारूपी 
वृक्ष का फल-पृष्प बतलाया गया है। यह पूरा प्रसंग ( इलोक ३८-४२ ) ऐतरेय 
आरण्पक के एक अंश की माभिक व्याल्या है जो मूल के अर्थ का विस्तार 
कर उसे संपुष्ट बनाती हे । 

( १२ ) त्रियम्बक यजामहे ( ऋक ७।५६।१२ तथा शुक्ल यजजु ० ३६० ) 
रुद्रशिव का निठान्त प्रस्यात मन्त्र हैं । इस मन्त्र की व्याख्या लिगपुराण में दो 
बार की गयी है जहाँ मन्त्र के पदों की विस्तृत चाना व्याख्या दर्शनीय तथा 
मनसीय है ( १।३५११६-३५ ठथा २।३४।१७-३१ ) 

निष्कपं---ऊपर दिये गये कतिपय मन्त्र स्थछो का व्याख्यान इस तथ्य 
का पर्याप्त द्योतक हैँ कि पुराणों के रचयिता ने वेद के मनन्‍्त्रो के तात्पय॑ का 
विशदीकरण कर उन्हे सामान्य जनता के लिए ( जिन क लिए घमंतच्व वी 
मीमासा करना पुराणों का मुस्य लक्ष्य है ) वोधगस्थ बनाया | नही ता इन 
दुह्ह मन्‍्न्रो का तात्पय॑ समझता साधारण वुद्ध स बाहर को बाद रहती । 
पौराणिक व्याख्या से वेद का रहस्य खिलता है और खुलता भा ह । 

( ग ) बेदिक आदपानों का पौराणिक वृहण 

वैदिक साहित्य मे-संहिता तथा ब्राह्मण मे--प्रसंगव्श अनेके आख्यान 
स्थान-स्थान पर विभिन्‍न देवतानो के स्वरूप-विवेचन के समय वर्णित है । इन 
आख्यानों का पर्याध उपबृ हण पुराणों मे किया गया है। इन आख्यानों को 
दो श्रेणी में विभक्त किया जा सकता हे--धामिक और लौकिक्के | घामिक 
बाख्यानों के भोत्तर प्रजापति तथा विप्णु द्वारा अनेक रूपो के धारण करने को 
वात वबहुणः उपदर्णित है, तो लोकिक बाव्यानों मे किसी विशिन्‍्ट राजा का 
वृत्त, ऋषि का चरित्र या कोई अलौकिक लोकरंजन, प्रणय-कथा संक्षिप्तवूप 
में, कही विल्तृतरहूप में विवृत है। इन समस्त आारूयानों के सूक्ष्म वैदिक संकेतो 
को पुराणों ने बड़े हो वैशद्य के साथ व्याच्या की है । यह व्याख्या-पद्धति पुराण 
की प्रकृति के स्वंबा अनुकूल है । पुराण का प्रणयन लोक-समाज का सलभ 
शेली में गम्भीर वंदिक तत्त्वो का लोकप्रिय उपदेश देने के निमित्त ही किया 
गया है । वेद के आरूयान को पुराणों ने एक विशिल्‍्ठ तात्पय॑ तथा उद्देश्य की 
सिद्धि के लिए ही परिचृंहित किया है । वेदो मे प्रजापदि के ही नाना रूप घारण 
करने का उल्लेख मिलता है। पुराणों ने अवतारवाद के सिद्धान्त की संपुद्टि मे 
इब समग्र कथाओं का उपयोग किया है ओर प्रजापति के स्थान पर वे समग्र 
रूप में विप्णु या नारायण द्वारा गृहीत माने गये हैं । अतिरंजना या मनोरंजक 
सातिशय का भाव अनेक कथाओं के उपचृंहण का निमित्त ठहराया जा 


२४८ पुराण-विमर्श 


सकता है । दो-चार दृश्ान्त ही इस मत के पोषण के लिए यहाँ प्रस्तुत किये 
जाते है । ह 


(१ ) प्रजापति के द्वारा मत्स्य रूप घारण का आख्यान शतपथ ब्राह्मण 
( २६११ ) मे संक्षेपछप से दिया गया है। जलप्छावत से इस कथा का 
सम्बन्ध पूर्व अध्याय में अभिव्यक्त किया गया है। इस कथा का उपबृंहण 
पुराणो में अनेकत्र मिलता है। द्रव्य भागवत १।३।१५; ८२४१ १-६१; अग्नि 
२।४९; गरुड़ ११४२; पद्म ५४७३, महाभारत शान्ति अव्याय ३४०, मत्स्य 
पुराण का आरम्भ तो इस आख्यान के उपव हण के लिए किया गया है। इसका 
प्रथम अध्याय इस प्रसंग मे मननीय है । हि 


(२ ) कूर्म का आख्यान तैत्ति० आर० ( १२३३ ), शतपथ ब्रा० ७५। 
१५ तथा जैमिनीय ब्रा० ३२७२ मे संक्षिप्त रूप से दिया गया है। कूर्मे प्रजा- 
पति का ही स्वरूप बतलाया गया हे । पुराण इस कूमं को भगवान विष्णु का 
द्वितीय अवतार मानकर इस आख्यान को विस्तृत व्याख्या करते है। द्रध्व्य 
भाग० ८७, कूम-पुराण १॥१६॥७७-७८, भग्ति ४॥४६, गरुड ११४२, प्र 
५४ तथा ५१३, ब्रह्म अ० १८० तथा २१३, विप्णु १।४। 


(३ ) प्रजापति को वराह रूप धारण करने की कथा का संक्रेत तैत्तिरीय 
संहिता ( ७/१।५॥१) तथा शतपथ (१४।१।२।११) में उपलब्ध होता है, परन्ठु 
यह कथा ऋग्वेद मे भी उल्लिखित है । ऋग्वेद के अनुसार विष्णु ने सोमपान 
कर एक शत महिषों को और क्षीरपाक्र को ग्रहण किया, जो वास्तव मे 
'एमुप! तामक वराह की सम्पत्ति थे। इन्द्र ने इस वराह को भी मार डाला ।* 
शतपथ के अनुसार इसी एमुप बराह ने जल के ऊपर रहने वाली पृथ्वी को 
ऊपर उठा लिया था। तैत्तिरीय-संहिता पृथ्वी को ऊपर उठाने वाले इस 
वराह को प्रजापति का रूप मानती है। इसी कथा का उपवृंहण बराह 
अवतार के प्रसंग मे पुराणो ने किया है। द्रष्व्य विशेषतः भागवत ३॥१ ३।३५४- 
३९, विप्णु १४॥३२-३६ आदि । 

(४ ) ऋग्वेद के सूक्तो मे उत्गाय त्रिविक्रम विष्णु की कथा वहुशः वर्णित 
है । शतपथ ब्राह्मण ( १२॥५॥१ ) मे वामन का अमुरो से पृथ्वी जीतकर देवों 
को दे देने की घटना का विस्तरशः निर्देश है। इस घढठना का उपबृ हण श्रायः 





१, विश्वेत्‌ ता विप्णुराभरदुरुक्रमस्त्वेषित३ । 
शत महिपान्‌ क्षीरपाकमोदन वराहमिन्द्र एमुषम्‌ ॥ 
--ऋग्वेद ८।७७॥१० 


पष्ठ परिच्छेद : वेद और पुराण २४९, 


नयूराणी में सत्र है। वामन पुराण का नामकरण तो इसी घटना के उपलक्ष्य में 
पकया गया है और वहाँ इसका विस्तार से वर्णन भी है* । 

(४५ ) पुरुरवा उ्वेशी का काख्यान ऋग्वेद के विख्यात आख्यानो में अन्य- 
व्तम है। मूलतः यह स्वल्पकाय है, परन्तु पुराणो मे इसका अतिरंजना के साथ 
-उपबुंहण किया गया है । विष्णु पुराण ( ४।६ ) ने चन्द्रवंश के आरस्भ के प्रसंग 

में पुरूरवा का आख्यान बड़े ही विस्तार तथा वैशद्य के साथ एक पूरे अध्याय मे 
दिया है। हरिवंश १।२६ मे भी यह वर्णित है। श्रीमद्भागवत ने एक पूरे 
अध्याय ( ९१७ ) में ऐलोपाख्यान के अवसर पर इस आख्यान का उपव॒हण 
किया है । इतना ही नहीं, इसी अध्याय के ३३ श्लोक से लेकर ३८ श्लोक तक 
पाँच मन्‍्त्रों के भाव विशद अनुष्टरपों मे अभिव्यक्त किये गये है। चन्द्रवंश के 
प्रारम्भ से सम्बद्ध होने के हेतु इसका संकेत अनेक पुराणों में तो वरतमान ही है 

गवत तथा विष्णु मे इसका उपचृंहण संस्कृत में प्रणय-क्रथा का विशुद्ध 
साहित्यिक रुप भी प्रस्तुत करता है । 

( ६ ) हरिइचन्द्र तथा शुनःशेप का आख्यान ऐतरेय ब्राह्मण ( अ० रेई ) 
में विस्तार से वणित है। यह आख्यान ऋग्वेद के मन्त्रों मे भी अव्यक्तब्पेण 
“संकेतित माना जाता है, परन्तु विस्तार है ऐतरेय ब्वा० मे निशच्चयरूपेण । 
इस कथा का उपव हण पुराणों मे बहुश: किया गया है, विशेषत:ः माक्केण्डेय अ० 

तथा ब्रह्मपुराण अध्याय १०४ ( हरिण्चन्द्र तीर्थ के प्रसंग में ) ब्रह्मपुराण तो 
अपने विवरण के संग-साथ में ऐतरेयस्थ ममन्‍्त्री की भी व्याख्या करता गया है: 
तापुत्रस्य लोको5स्ति तत्‌ सर्वे पशवों विदुः ( ऐत० )-नापुत्रस्थ परो छोको 
विद्यते नुपसत्तम ( ब्रह्म० १०४७ )। मार्कण्डेय का हरिश्चन्द्रोपाख्यान नितान्त 
मंजुल, प्रभावोत्पादक तथा साहित्यिक है। श्मशान का यथार्थ वर्णन कर इस 
पुराण ने कथानक में रोचकता तथा स्वाभाविकता का पूर्ण प्रसार प्रदर्शित किया 
गया है (अ० ८, इलो० १०७-११८ ) | वैदिक कथा का यह उपवृंहण पिछले 
युग के कथा-विकास का मूल प्रवत्तंक माना जा सकता है। श्रीमद्भागवत ने 
९७ में वेदिक मन्त्रों की विशद व्याख्या भी प्रस्तुत कर दी है । देवी भाग० 
७।१३-२७ एंतरेय का बहुशः अनुगमसन कर इस कथा का रोचक ढंग से 
-बर्णन करता 

( ७ ) नाचिकेतोपास्याच--वचिकेत का उपाख्यान तैत्तिरीय-ब्राह्मण तथा 

कठोपनिषद्‌ मे पर्याप्तत्पेण विस्तृत है तथा विद्ज्जनों में विश्वुत है। इस 


१. इन चारो अवतारो के वैदिक मूल तथा पौराणिक उपबु'हण की विस्तृत 
चर्चा पौराणिक अवतारवाद' के प्रसंग मे पच्चम परिच्छेद में की गयी है । 
रजिज्ञासुजन उसका अनुशीलन अवश्य करे। 


२५० पुराण-विमर्ग 


आख्यान का उपव हण इतिहास ( महाभारत ) तथा पुराण ( वराह ) में विशेष 
रूप से मिलता है साथ ही साथ परिवर्तित परिस्थिति में मूल तात्पयें का समया-- 
नुसारी परिवर्तन भी करके आख्यान में रोचकता तथा समयानुकूलता दोनों का 
सामझस्य प्रस्तुत किया गया है । इस कथा के विकास्त का गम्भीर ऐतिहासिक 
अनुशीलन परिणिष्ठ रूप से यहाँ प्रस्तुत किया जाता है जिससे परिव॒ हण की 
दिशा का भी परिचय जिन्नासुजनों को मिल जायेगा । 

(घ ) बेदिक प्रतीकों की पौराणिक व्यास्या 

वेद की भाषा निश्च यर्पेण प्रतीकात्मक है । वर्हां स्पको की सहायता से 
मूल सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाता है, परन्तु रूपको को बवाबंतः समझना 
एक विषम पहली हु । इसकी कुंजी पुराणों में अन्तरनिविष्ट है। पुराणों की सहा- 
यता से ही यह गम्भीर तत्त्त उदवाटित किया जा सकता है। इस विपय में 
वेद तथा पुराण में किसी प्रकार का बिरोध नही है | जो तत्त्व वैदिक मन्त्रो में 
रूपकालंकार की लपेट में गुह्महूप से निर्दिष्ट है, वे ही पुराणों में सरल सुवोध 
शैली में सामान्य जनता के उपदेशार्थ रोचक शब्दों मे प्रकट किये गये है । तात्पर्य 
दोनो ग्रन्थों का एक ही अभिन्‍न है । इसलिए देद मे श्रद्धा रखने वाला जन पुराण 
में अश्वद्धा रखे; यह एक विपम तथा ओऔचित्य-विहीन कथन है। पुराण वे ही 
बाते विस्तार से कहता है जो वेद ने सुक्ष्मरूप में कहा है अथवा केवल संकेतित 
किया है | इस तथ्य को भ्रुढाना कया है ? मानो हिन्दू धर्म के मौलिक तथ्य की 
जानकारी से पराडहमुख होना है। पुराणों के वर्णनों मे कही असम्बद्धता, 
भमसगति तथा व्यवहार-विरुद्धता का जो दोप हृष्टिगोचर होता है, उसे ठीक-ठीका 
समभने के लिए वेदो के पास आलोचको को जाना होगा । चैदिक प्रतीको को” 
यथार्थ रूप से न जानने के कारण ही पुराणों पर दोषों का तीज आरोप किया 
गया है, क्योकि पुराण वंदिक प्रतीको की ही व्यास्या मपनी कही सुबोध शैली 
से, और कही ऐतिहासिक पद्धति में करता है और इस प्रतीकों का अज्ञावः 
अथवा अल्पज्ञान ही पुराणों के ऊपर कलंक लगाने का सर्वेथा उत्तरदायी 
माना जा सकता हैं। ठोस हृष्टान्तो से इस आरोप-परिहार के तथ्य को 
समभना होगा । 
(१) अभहल्याये जार: 

इन्द्र अहल्या का (या मैत्रेयी अहल्या का) जार (उपपत्ति) था--यह कथन 

अनेक बंदिक ग्रन्यो में उपलब्ध होता है इतना ही नही, पुर्व॑ दिशा का स्वामी 


१. शतपथ ३॥३।४।१८, तैत्ति० ११२४; पड़विश १॥१, लाव्यायन श्रीत- 
सूत्र १३१. 


पष्ठ परिच्छेद : वेद और पुराण र५्१ 


इन्द्र सहत्नाक्ष हो जाने से अतिपश्य अर्थात्‌ क्रान्तदर्शी हुआ--यह कथन भी 
अथर्ववेद (११॥३।१७ ) के एक मन्त्र मे उपलब्ध होता है ।” भर्थाव्‌ इन्द्र अह- 
ल्या का जार तथा सहलनेत्र-सस्पन्न व्यक्ति था -यह तथ्य बैदिक ग्रन्थों से 
अभिव्यक्त होता है। अब पुराणों की मोर दृष्टिपात कीजिए । देवीभागवत्त 
( १॥५।४६ ) तथा ब्रह्मुवैवर्त ( कृष्ण-जन्म खण्ड ६१४४-४६ ) में तथा बाल्मी- 
कीय रामायण के वालकाण्ड ( अ० ४६ ) मे गौतम ऋषि और भहल्या की 
कथा वर्णित है जो छोक मे नितान्‍्त विश्वुत है । देवराज इन्द्र ने गौतम ऋषि की 
घमंपत्नी अहल्या का ध्षंण किया, जिससे रुष होकर गौतम ने अहल्या को 
पाषाण बन जाने का तथा इन्द्र को (सहत्नसग' बन जाने का शाप दिया । प्रार्थना 
करने पर ऋषि ने प्रसन्न होकर अहल्या को रामचन्द्र के पादस्पर्श होने पर 
मुक्ति पाने का तथा इन्द्र को सहत्नाक्ष' होने का आशोर्वाद दिया। विचारणीय 
प्रश्न है कि इस इन्द्र-अहल्या वृत्त का वास्तविक तात्पयं क्या हैं ? 

इस समस्या का समाधान कुमारिल्सट्ट ने अपने 'तम्त्रवातिका में बडी 
युक्तिमत्ता के साथ किया है। उन्होंने इस कथानक के रूपक का रहस्य समझाया 
है । यह वेदगाथा सुयंरात्रि के दैनन्दिन व्यवहार की द्योतिका हे। चन्द्रमा हो 
गोतम है ( उत्तम यावों रश्मयो यस्य सः गोतम: )। चन्द्र की पत्ती रात्रि 
ही अहल्या है; अहर्लीयते यस्या सा; दिन जिसम लीन हो जाय ऐसी आर्यवाव्‌ 
दिन को अपने में छीन कर देने वाली--“अहल्या' का यह निरुक्तिगम्य अर्थ है । 
सूर्य ही परमेश्वयं से सम्पन्न होने के हेतु, इन्द्र है। इन्द्र और सूर्य के ऐक्यवोधघक 
वाक्य वैदिक साहित्य मे बिखरे पड़े है, यथा--- 

य एप सूर्यस्तपत्ति, एब उ एवं इन्द्र: । 
-( शत॒पथ ४५ ९।॥४ 

सूर्य के उदय छेते ही रात्रि जंणं॑ होकर भाग खड़ी होती है। अतः रात 
को जीर्ण कर देने के हेतु सूय 'जार' कहलाता है" ( रात्रि को जीणं-परिसमाप्त 
कर देतेवाला )। अतएव कुमारिल ( सप्तमश॒ती ) की सम्मति में “चन्द्रमा 
की पत्ती रात्रि सुय॑ के उदित होते हो जीणं होकर समाप्त हो जाती है? यही 


१, सहत्ाक्षमतिपश्यं पुरस्तातू--अथर्व १११२।१७ 


. २३. सुषुम्ण: सुयेरश्मिचन्द्रमा गन्धवें इत्यप निगमों भवति। सोड5पि 
गौरुच्यते “*** * 'सर्वेष्पि रश्मयों गावः उच्यन्ते । 





--निरुक्त २।२१२.. 
३. भादित्यो5त्र जार उच्यते रात्रेजेरयिता । 


--वही, ३॥३।४ 


रष२ पुराण-विमर्श 


लोक-व्यवहार की प्रतिदिन साक्षात्कृत घटना का वर्णन पूर्वोक्त वेदन्गाथा मे 
किया गया है। कुमारिल से एक हजार व पूर्व होने वाले यास्काताय॑ ने भी 
इसी तात्पयं की ओर संकेत किया है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी इस 
व्याख्या का प्रामाण्य मानकर ठीक ऐसी ही व्याख्या की है। । फलत: पुराण- 
बणित अहल्या-चरित में किसी प्रकार की अश्लीलता या दुराचरण का स्पशं 
भी नहीं है । 

पुराण तथा रामायण में वैदिक गाथा का स्षष्टतः उपबृंहूण है। अहल्या 
की कथा ऐतिहासिक जगतु से भी सम्बद्ध है। इसे यथार्थ इतिहास मानना भी 
पौराणिक शैली से अनुचित नही होगा। इस घर्पण का कारण भी रामायण में 
उपन्यस्त है | गौँतम ऋषि उम्र तपस्वी थे जिनका तप समग्र जनस्थाच को 
व्वस्त तथा दग्ध करते मे समर्थ था। देवो का उनसे इस कारण भयाक्रान्त होना 
स्वाभाविक था। वे गौतम की उम्र तपस्या को भंग करना चाहते थे, १रस्तु 
प्रश्त था किम्त प्रकार ? बिता क्रोध उद्दीप्त किये उतकी तपस्या निष्फल नहीं 
हो सकती थी। इसीलिए इच्द्र देवगणों की इच्छा तथा स्वीकृति से इस कुकर्म 
मे प्रवृत्त हुए। इस घटना से क्षुब्ध होकर गौतम ने शाप वियो जिससे उनकी 
तपस्या का फल विफल हो गया। एक नारी के धरपंण से ( वस्तुतः अहिल्या 
ब्रह्मा की मानसी सृष्टि थो तथा इन्द्र सृक्ष्म देहधारी दिव्य प्राणी थे जिससे 
अमैथुनी सुष्टिविषयक्त होने से यह ध्षण नहीं कहा जा सकता) यदि राष्ट्र के 
लाखो व्यक्तियो का कल्याण हो, तो वह कथमपि हेय नही माचा जा सकता। 

पुराण के उपबृ“हण पर ध्यान दीजिये। इन्द्र को 'जार' (डपपति) बतला 
कर भी वेद उसके दोष के माजन की व्यवस्था नही करता । उधर पुराण मानव- 
मर्यादा की रक्षा के लिए दोपी व्यक्ति के पदाधिकार का बिना ध्यान दिये ही 
उसे उचित दण्ड देने को व्यवस्था करता है। इच्द्ध को वृषणह्वीन होना पड़ी 
( या कालान्तर मे सहस्न भग से सम्पस्त होना पड़ा )। परल्तु इन्द्र ने लोको- 





१. ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिका पृष्ठ ३०० । 
२. कुबंता तपसो विध्न॑ गोतमस्य महात्मतः । 
क्रोधमुत्याद्य हि. सया सुरकार्यस्िदयं कृतम्‌ ॥ 
अफलोउस्मि कृतस्तेन क्रोधात्मा च निराक्षतः । 
शापमोक्षेण महता तपोज्स्यापहुत॑ मया ॥ 
तन्मा सुरवरा: सर्वे ऋषिसघा: सचारणाः । 
सुरकायंकरं यूयं सफल कतुंमहँथ ॥॥ 
--वाल्मीकि-रामायण वालकाण्ड ४5 


पष्ठ परिच्छेद : वेद और पुराण २५३ 


पकारार्थ किये गये कर्म से देवगण सन्तुष्ट हुए और उन्होने इन्द्र को मेष का 
वृषण ( अण्डकोश ) लगाकर उन्हे 'सवृषण” बना दिया । खरूपक-हृप्टि से देखने 
प्र यह घटना दैनन्दित घटना का प्रतीकमात्र है। ऐतिहासिक दृष्टि से विचारते 
पर यह राष्ट्रहित का महनीय कार्य है । उभय दृष्टियो को ध्यान में रखने पर 
पुराणस्थ घटना मे कोई भी विप्रतिर्पत्ति दृष्टिगोचर नही होती । 


( २ ) तारापतिश्चर्तमाः 

वहस्पति तथा चन्द्रमा से सम्बन्ध रखने वाली एक आख्यायिका वेदों में 
उपलब्ध होती है। इन कथा-सूत्रो को एकन्न गुम्फत करने पर कथा का निखरा 
रूप इस प्रकार अभिव्यक्त होता है। चन्द्रमा ने अपने ग्रुरु बृहस्पति की धर्मंपत्नी 
तारा को हठातु छीन लिया । हजार बार मॉँगने पर भी जब उसे नही लौटाया, 
तव घनघोर देवासुर-संग्राम छिड़ गया । ब्रह्माजी ने बीच-बचाव करके तारा 
को वृहस्पति को लौटा दिया | इसी बीच में उसे बुध” नामक पुत्र उत्पन्त हो 
गया था, जो चन्द्रमा का ही पुत्र सिद्ध होने पर उसे ही दे दिया गया। कथा 
नितान्त अश्लील है--इसमे तनिक भी सन्देह नहीं। पुराणो में ( भागवत 
६। १४४४-१४ ) तथा देवीभागवत मे यह कथा इसी रूप मे उपलब्ध होती हे । 
यह पौराणिकरूप वेदिकरूप का उपबृंहण मात्र है। 

अथवेवेद में तथा ताण्डय ब्राह्मण मे इस कथा के बीज स्पप्टहूप से 
मिलते है :--- 

( के) सोम पहला राजा हुआ जिसने ब्राह्मण ( वृहस्पति ) की जायाकों 
विना लज्जा किये निलेज्जतापूर्ण फिर से लौटा दिया । 

( ख ) जिस स्त्री को वढी केशो वालो ( विकेशो ) तारका ऐसा कहते हैं । 

(ग ) सोम के द्वारा ली गयी अपनी जाया को वुहस्पति ने प्राप्त किया | 

( घ ) बुध सौमायन कहलाता है, क्योकि वह सोम का पुत्र है। 


१. ( क ) सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजाया पुनः प्रायच्छदहणीयमाण: ॥ 


+जथवे० ५॥१७२ 
(ख ) यामाहुस्तारकंषा विकेशीति । 
->वही ५।१७।५ 
( ग ) तेन जायामन्वविन्दत्‌ बृहस्पति: सोमेन नीताम्‌ । 
-“-वेंही ५१७॥४५ 


( घ ) सौमायनो ( सोमपुत्रो ) बुध: । 
--ताण्डच ब्रा० २४॥१७६ 


२५४ पुराण वमर् 


विष्णु पुराण ( चतुर्थ अंश, षष्ठ अध्याय १०-३३ ) और श्रीमख्भागवत मे 
ऊपर निर्दिष्ट ( ९१४४-१४ ) के हारा इस कथा के छूप का पता 
चलता है जो संक्षेप मे ऊपर दी गयी है। वेद के दिये गग्रे निर्देशों से इस 
कथानक के भीतर वतंमान प्रतीक का तात्पर्य नही खुलता, परल्तु भागवत्त की 
व्याख्या से इस रहस्य का पता भछी-भाँति लग सकता है--- 


सुरासुरविनाशो5भूत्‌ समरस्तारका मय: | 
भाग० ६।१४।७ 


इस घटना के होने पर जो देवासुर-संग्राम छिड गया था, वह ऐतिहासिक 
न होकर तारकाओों का युद्ध था। 'समरस्तारकामय: इस विचित्र कथा के 
रहस्पोद्घाटन की कुझी है । भागवत के कथनानुसार जब चद्धमा ने तारा को 
देना स्वीकार नही किया, तब शुक्राचार्य ने देवगुरु वृहस्पति के हेष से चन्द्रमा 
को असुरपक्ष मे मिला छिया | और उधर भी शिव ने तथा देवराज इब्द्ने 
देवगणो के साथ बृहस्पति का पक्ष लिया। तभी युद्ध छिड़ गया। युद्ध की समाप्ति 
तब हुई जब तारा बृहस्पति को मिल गयी और बुध चन्द्रमा को प्राप्त हुमा 

इस कथा को ऐतिहासिक रूप मे लेने का अवसर-प्राप्त प्रसंग है भागवत 
पुराण में। चन्द्रवंशीय नरेशों की उत्पत्ति बतलाते हुए भागवत का कथन हैं 
कि ब्रह्म से उत्पस्त हुए अन्रि । अन्रि से चन्द्रमा । चन्द्रमा से बुध ओर बुध से 
पुरुरवा । यह तो हुआ ऐतिहासिक पक्ष । परन्तु वस्तुत: यह एक वैज्ञानिक 
सिद्धान्त का संकेत हैं । यह खगोलविषयक सिद्धान्त का प्रत्तीकात्मक विवरण 
है जिसका स्पष्ट कथन इस प्रकार समभना चाहिए :“बुहस्पति, चन्द्रमा, तारा 
तथा बुध--ये चारो ही खगोलीय नक्षत्र हैं। ब॒हस्पति ग्रह की कक्षा में भ्रमण 
करनेवाला तारा नामक उपग्रह चन्द्रमा के आकषंण के हारा अपनी मूछ कक्षा 
से च्युत होकर चन्द्रकक्ष मे आ गया । इस आकपंण-विकषंण के कारण आकाश- 
मण्डल में बडी गड़बडी सच गयी। पुनः सुय्यख्पी प्रजापति ( भागवत का 
विश्वक्षत्‌ ) के पुन: आकर्षण होने पर तारा अपनी सूरछ कक्षा में बृहस्पत्ति के 
पास आ गयी । इस आकपंण-विकर्षण के कारण चन्द्रमा का कोई भाग, जो 
आकाश के आग्नेयवाष्पो के मिश्रण से उनका अपना स्वरूप ही बन गया था, 
उससे टूटकर्‌ अछग हो गया जिससे बुध” नामक ग्रह का जन्म हुआ | बुध मे 
चन्द्रमा के अनेक अंश की सत्ता विद्यमान होने से वह चन्द्रमा का पुत्र 
माना जाता है ।! 

इस प्रकार की व्याख्या एक ममंज्ञ पुराणविद्‌ ने अपने ग्रन्थ मे की है*, 


35352 बज असल जी मर मकर डील जद कलश आज 


१. पणष्डित साधवाचायं शास्त्री : पुराण दिग्दशंन पृष्ठ २९५-२६७ (दिल्ली) 


पृष्ठ परिच्छेद : वेद और पुराण २५५ 


परन्त ज्योतिष के सिद्धान्तों से इस मत की ठीक संगति नही बैठती । चन्द्रमा से 
-दृह्स्पति सौरमण्डरू में इतनी अधिक दूरी पर है कि इन दोनो के आकर्षेण की 
कल्पना ठीक नही जमठती । दूसरी बात यह है कि बुध ग्रह है और चन्द्रमा 
-उपग्रह है जो बुध की अपेक्षा छोटा हैं । इस दशा में चन्द्र के शरीर से दुघ के 
निकलने का पर्वोक्त संकेत भी संगत नही होता । इसलिए इस पौराणिक आख्यान 
-का ज्य/तिःणातक्ष के नात सिद्धान्तो से सुसंगत व्याख्या यहाँ दी जाती है ।* 
पौराणिक कथा---चन्द्रमा गुरु का शिप्य था, तारा गुरु की पत्नी। चन्द्रमा 
ने तारा का बलातू धर्षण किया । इससे वृहस्पति क्रूद हुए तथा बहुस्पति और 
चन्द्रमा का युद्ध हुआ । देवताओ ने इस युद्ध को छुडा दिया । तत्पश्चात्‌ तारा 
से बुध की उत्पत्ति हुई औौर देवताओं ने उसे चन्द्रमा का पुत्र मानकर चन्द्रमा 
को दे दिया । 
ज्यौतिष अर्थ--पुराण में गृर को देवताओं का गुरु माना गया है; चन्द्रमा 
को एक देवता । अतः चन्द्रमा को गुरु का शिप्य मानना एक पौराणिक कल्पना 
हैं। प्राचीन काल में वैदिक क्षार्य लोग ग्रहों का वेध प्रष्ठमृमि में स्थित तारों के 
किया करते ये। ग्रहों की स्वाभाविक गति होने के कारण वे दूरस्थ 
तें से कुछ हट-बढ़ जाते थे । अतः उन्हें ग्रह मान लिया जाता था । वहस्पति 
भी इसी प्रकार ज्ञान हुआ होगा। सम्भवतः: बृहस्पति का क्रान्ति-वृत्त के 
समीपस्यथ किसी चमकीली तारा के साय देखने से ही ज्ञात हुआ होगा कि ब॒ुहस्पति 
वर्षनर में एक राशि जयवा ३०० पर्व की ओर चलता है । बतः उसका पर्वोक्त 
प्रकाशवर्ती तारा के पास दृश्य होना तथा उसके साथ-साथ बहत दिनो तक 
दिखलाई पइना सम्भव हे । यदि दो प्रकाशवाले तारा ग्रह एक अंश से अधिक 
दूरी पर हो, तो उनके थोग को समागयम कहते * हैं। सम्भवदः बृहस्पति उच्त 
तारा से एक अश से कुछ अधिक दूरी के शरान्तरर पर होगा। इसी समागम के 
कानण उच्त तारा का दृह्पति को पत्ती के रूप में कल्पना की गद्यी होगी ॥ यही 
उस चारा का सज्ञा पड़ गया होगा । कालान्तर मे वहस्प ह्स्पति के स्वगति से कुछ दूर 
इव जाने पर पश्चिम से प्र को आते समय चच्द्रमा से उम्त तारा की य्रुति 


४ रा 
न 
५ 


8॥ 


ट १ | 


धो 





१, इस व्यात्या के छिए लेखक वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 
के ज्योतिषशात्न के प्राव्यापक डाक्टर मुरारिछारू शर्मा का आभार मानता ह। 
इस व्याख्या की संगति बेंठाने का श्रेय उन्ही को हैँ । 
२. समागमोष्णादविक भवतश्चेद्‌ बलान्वितोौ । 

सु० सि० ग्र० प्र० अधि० १९ 


३. शर ८ क्रान्तिवृत्त ( पृथ्वी का सूर्य की कक्षा ) से दक्षिण अथवा उत्तर 
अन्तर । 


२५६ पुराण-विमर्श 


होने के वह ढकी गयी होगी । इसको उसका चन्द्रमा द्वारा घंण माना गया 
होगा । उसके वाद चन्द्रमा शीघ्रगति* होने के कारण बृहस्पति की भोर अग्रसर 
हुआ होगा । यदि बृहस्पति-युति के आसन्‍्न काल में कृष्ण की द्वादशी या भयो- 
दशी रही होगी ठो युद्ध के पश्चात्‌ चच्द्रमा का क्षीणकान्ति दृश्य होना सवा“ 
भाविक है। यदि गुरु तथा चन्द्र का शरान्तर एक अंश से कम हो तो ऐसी 
स्थिति की संज्ञा अपसब्य युद्ध हे ।* अतएवं गुर जौर चद्ध के युद्ध की कल्पना 
है । तत्पश्चातु चन्द्रमा के अमान्त के आसन्‍्न होने के कारण बुध के पास होना 
भी सम्भव है | सामान्य अवस्थाओं में बुध ग्रह का मोर ध्यान नहीं जाता 
क्योकि यह सुर्य के अत्यासन्त रहता है ।* किन्तु उस विशेष परिस्थिति में वेध- 
कर्ता भार्यो का ध्यान उस तारा की तरफ भी गया । बुध की गति अत्यधिक 
होने से उसका ग्रहत्व शीघ्र ही ज्ञात हो गया होगा । इस प्रकार आयों ते एव 
नये ग्रह को खोज लिया जिसमे चन्द्र की तारा से युति ने ही उनका ध्यान 
आकृष्ट किया था । अतएव उसे चन्द्रमा द्वारा तारा के धषँण करने से उत्पच्त, 
चन्द्रसुतत्व कल्पित किया । यही इस कथा की व्याख्या प्रतीत होती है । 

( ३ ) विश्वरूपं जघानेन्द्रः 

शतपथ ब्रा० ( १२३३; १।६॥३।२-४ ) में तथा ताण्डय ब्रा० (१७५१) 
में विश्वरूप तथा इन्द्र के सस्वन्ध में एक विचित्र कथानक है। विश्वरूप त्वष्टा 
के पुत्र थे जिन्हे थे तीन सिर, छः आँखें तथा तीन मुंह । इन्ही विचित्रताओ के 
कारण ही वे 'विश्वडप' नाम से पुकारे जाते थे। वे एक मुख से सुरा पीते थे, 
दूसरे से सोम और तीसरे से अन्न खाते थे । इन्द्र मे उनसे द्ेष किया तथा 
उनके तीनो सिरो को काट डाला । सोमपानवाला मुख बन गया कंपिल्लल, 
सुरापानवाला हो गया कलूविक तथा अन्न खानेवाला मुख हो गया तित्तिर 
( तीतर नामक चिड़िया )। शतपथ के अनुसार यही कथा है। श्रीमज्भागवत 
( ६॥६।४४-४५ तथा ६॥६।१-७ ) में यही कथा चैंदिक कथा से अक्षरश« 
मिलती है । एक-दो बातें बिलकुल नयी है--- 

( क ) त्वष्ठा ब्राह्मण देवता थे, परन्तु इन्होने दैत्यो की अनुजा--छोटी 
वहिन--रचना से शादी को थी । उसो के पुत्र थे--विश्वरूप जो इसी हैतु 
त्वाप्ट' कहलाते थे । 

१. घन्द्रगति लगभग प्रतिदित १३० है । 


२. अंशदूने5पसव्याख्य॑ युद्धमेको5त्र चेदणु: । 
++सू० सि० ग्र० छु० अधि १६ श्लोक 


३. बुध सूये, के अत्यन्त समीप रहता है। इसकी रवि से अधिकतम 
दूरी २८? है। 


पष्ठ परिच्छेद : वेद और पुराण र्ष्छ 


( ख ) किसी कारण से रुप्ट होकर बृहस्पति ने अपने यजमान तथा भक्त 
देवो को छोड़ दिया था, जब वृत्रासुर के मारने के लिए यज्ञ करने का अवसर 
आया, तव वहस्पति के अभाव में देवों ने इन्ही त्रिशिरा, त्वाष्ट्र, विप्रवर्य 
विश्वरूप को अपने यज्ञ का पुरोहित बनाया, यद्यपि वे जानते थे कि हमारे 
शत्रु असुरो के भाजे है । 

(ग ) शतपथ मे त्वाष्टू के इन्द्र द्वारा वध का कोई भी कारण निर्दिष्ट नही 
किया गया है । वहाँ केवल सामान्‍य शब्द है--तमिन्द्रो दिद्वेष ( उससे इन्द्र ने 
हेष किया ) फलतः मारने का कोई भी कारण न होने से वैदिक गाथामे इन्द्र 
द्वारा विश्वह्प-वघ नितान्त अनुचित, अयुक्तिमत्‌ तथा याहच्छिक कार्य था। 
परन्तु पुराण ने उस जघन्य कार्य के लिए एक युक्तियुक्त हेतु, बतछा कर सचमुच 
ही वैदार्थ का उपबृंहण किया है । वह हेतु है--छपके * चुपके परोक्ष मे अमुरो 
को यज्ञ भाग का अपँण । विण्वरूप के हृदय में मातृप्रेम उबलने लगा था और. 
इसीलिए अपने पौरोहित्य के विरुद्ध भी वे देवो के प्रतिपक्षो ( जिनके पराजय के 
मिमित्त वह याग किया जा रहा था ) असुरो को यज्ञ भाग देने में पराडमुख 
नही थे । इन्द्र ने उसे देखा और समझा । उनके शिरों को काठ डाला जिससे 
उन्हें ब्रह्महत्या लगी । ह 

(घ ) ब्रह्महत्या लगने पर इन्द्र ने उसे अंजुली बाँधकर ग्रहण किया और 
उसका पूरा प्रतिशोध-प्रायश्चित्त किया । इस प्रकार देवराष्ट्र के हिंत मे ही 
देवराज इन्द्र ने अपराधी पुरोहित का वध किया बौर उसका यथोचित 
प्रायश्चित्त स्वीकार कर उस हत्या से मुक्त भी हो गये । अपने राजमद के 
वशीभूत वे नही हुए । 

इस प्रकार पौराणिक कथा ने मूल कथा की च्रुटि का परिहार कर और उसमें 
अभवसर-विज्ञेष तथा अपराघ-विज्ञेष की कल्पना कर युक्तियुक्त हेतु का ब्रह्महत्या 
के लिए जो निर्देश किया है वह यथाथतः मूल का संपृप्टिकारक उपबृंहण है । 

( ४ ) ब्रह्मा स्वर्दहितुः पतिः 
ब्रह्मा अपनी पृत्री ( वागु या सरस्वती ) के पति थे जिसका उन्होने घषंण 
किया--यह एक वैदिक प्रतीक है। वेद मे जिस प्रकार से यह उपन्यंस्त है, पुराणों 
ने भी उसे उसी रूप में विना ननु नच किये, ग्रहण किया है। पुराणों पर इस 
वर्णन के लिए तीत् दोष लगाया जाता है कि वह समाजविरोधी अधामिक 
१, स एवं हि ददो भागं परोक्षमसुरान्‌ प्रति। 
यजमानोध्वहद्‌ भागं मातृस्नेहवशानुगः ॥ 
- +भाग० ६३९३ 


१२७ पु० चि० 


श्ष्८ प्राण-विमर्ण 
च् 


तथ्यों का वर्णन कर धर्मविरद्ध अःचरण को प्रोत्साहन देता है। इस कथा के 
पीछे विद्यमान प्रतीक को यथार्थ रूप से समझने की आवश्याज्ता है । 


पुराण ने वैदिक गाथा का, कई अंशो की पूति कर, उचित परिवुंहत किया 
हैं। वैदिक गाया का स्वछप संक्षेप में इस प्रकार है--प्रजापति ने अपनी दुहिता 
का धपंण किया ( ऋग्वेद ), प्रजापति ने अपनी दुह्िता का अनुगमन किया 
( ऐतरेय* ), जिसका समर्थन शतपथ * ब्राह्मण करता है। अयथनंयेद * एक पग 
आगे बढ्कर कहता है--पिता ने पुत्री में गर्भ स्थापित किया । इसो की पुष्टि 
ताण्ड् ब्राह्मण” करता है कि प्रजापति बारम्भ में अकेठा था । वाक्‌ (सरस्वती) 
दूसरी थी। ये दोनों मिथुन बने । तब वह वाक गर्भवती हुई । इन उद्धरणों से 
कयानक का सक्षिप्त रूप स्पष्ट हो जाता है । 


श्रीमद्भागवत ( २१२।२८-३३ ) मे प्रह्मा-सरस्वती का यह प्रसंग ठीक 
इसी रूप मे वणित है । काम के वशीभृत होकर स्वयम्भू मे कामनाहोन 'बाक! 
नाम्नी अपनी पुत्री को चाह्॑--ऐसा हमने सुन रखा है। अपने पिता को इस 
अध्म कार्य मे कृतमति देखकर भरीचि आदि पृत्रो ने उन्हे समक्राया--बाज- 
तक किसी ने भी ऐसा जघधन्य कार्य चही किया है और जागे भी कोई ऐसा कार्य 
न करेगा। अतः आपको भी ऐसे कार्य मे आसक्ति रसना नितान्त अनुचित 
और अवाभिक है ।! पुत्रों को इस प्रकार कहते हुए देखकर प्रजापति ने लज्जित 
होकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। 


दोनं कथाओ का ठीक एक ही आकार है । भागवत ने एक बाद और भी 
जोड दो है कि अधमं के प्रति अपनी अभिरुचि देखकर तथा बपने ही पृत्रो द्वारा 
अपमानित किये जाने पर प्रजापति ने अपना वह शरीर त्याग दिया। यह 
उचित प्रायश्चित्त हे । इसका निर्देश मूल गाया मे नही है । 


इस कथा के भीतर एक गम्भीर आव्यात्मिक तथा वैज्ञानिक तथ्य है जिसके 
न जानने से ही कया में अश्लीलता तथा अनाचार को अभिव्यक्ति हो रही है । 
उसका निर्देश इस प्रकार किया जा सकता है :--- 


१. प्रजापति: सवा दुहितरमधिप्कन्‌ ( ऋग्वेद, १०१६१॥७ ) 

२. प्रजापति सवा दुहितरममभ्यध्यायत्‌ ( ऐतरेय, ३॥३३ ) 

३. प्रजापति: स्वां दुहितरभिदध्यौ ( शत्त०, १।७४।१ ) 

४. पिता दुहितुगर्भभाधात्‌ ( अथवें, ६।१०॥१२) 

५. प्रजापतिर्वां इदमासीत्‌। तस्य वाक्‌ द्वितीयासीत्‌। ता मियुनं समभवत्‌। 
सा गर्ममाधत्त ( त्ताण्डथ० २०११४॥१ ) 


पष्ठ परिच्छेद : वेद और पुराण र५०, 


(के ) वेज्ञानिक तथ्य 

प्रजाओ के पालन करने के कारण मूर्य ही प्रजापति है । यह प्रतिदिव का 
ऋण्य है कि प्राची क्षितिज पर उबा का आगमन पहिले होता है और सूर्य का 
आगमन उसके पीछे होता हैं | सुर्य के आगमन होने पर उषा का जन्म होता है 
और इसलिए वह उसकी दुहिता कदी गयी है । उधा में सुर्ये अपने अरुण किरणों 
का सन्निवेश कर दिवस रूपी पुत्र को उत्पन्त करता है । अहण किरण रूपी बीज 
के निक्षेप के कारण ही दोनों में स्त्रीपुएष का उपचार किया गया है| इस 
प्रकार सूर्य और उषा का देनन्दिन व्यवहार यहाँ ब्रह्मादुहिंतू रूप में चचित 
किया गया है । उषा का सर्य द्वारा अनुगमन पुत्री का पिधा द्वारा अनुगमच 
माना गया हैं तथा अरुण किरणो को विश्वेरकर दिन की उत्पत्ति वीर्याधाव की 
व्याख्या है । यही वैज्नानिक तथ्य इस कथा के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। 
परोक्षप्रिया हि देवा प्रत्यक्षद्विप: की शैली के बाधार पर प्रत्यक्ष दृश्य घठना 
का यह परोक्ष संकेत है ।* 


श्रीमदभागवत ने इस कथानक के वर्णन में इस संक्रेत की संक्षेप में अभि- 


प्रकट करता हैं कि यह दुहिता कोई स्थुल शरीर वाली न होकर सृक्ष्म शरीरिणी 
है तथा निषेद्धा मानसपृत्रों मे 'मरीज्ि' ऋषि का उल्लेख प्रकारान्तर से किरण” 
का भी वोधन करता है । इस प्रकार भागवत सूर्य-डपा परक्र तात्पये को संकेत 
द्वारा प्रकट करता है । 

( ख ) आध्यात्मिक रहस्य 

वेदों मे मन की ही संज्ञा प्रजापति! हैं तथा “ाक! की संज्ञा 
सरस्वती है। यत्‌ प्रजापतिस्तन्मम: ( जैमिनिउप० शाइ३्व२) तथा 
आागू वे सरस्वती ( कौषीतकि ५॥१ ) मन की उत्ता वाणी से पूर्ववर्तिनी 
होती है। मनुष्य जो भी प्रथमतः संकल्प करता है उसे हो वह 
वाणी द्वारा प्रकट करता है। मन की सत्ता पहले है तथा वाणी को स्थिति 
उसके अनन्तर है। इस पारस्परिक सम्बन्ध के कारण मन पिता [( प्रजापति ) 
कहा गया है और वाक्‌ दुहिता । जब मत रूपी विता वाणी रूपी अपनी पुत्री में 





१. इस व्याज्या का वोज क्राह्म॒ग ब्रन्‍्धो मे भो विद्यमाव है--प्रजापतिरष- 
समध्यत्‌ स्‍्वां दुहित्रम्‌ ( ताण्डय ब्र० ८ाए।१० ) जिसका पललवन कुमारिल 
भट्ट ने अपने तस्त्रवातिक में किया है,--प्रजापतिस्तावत्‌ प्रजापालनाधिकारात्‌ 
भादित्य एवोच्यते | स च अद्योदयवेलायामुबसद्ुद्चन्तभ्यत्‌ ॥ सा च तदागमना- 
देवोपजायते इति तद-दुहितृत्वेद व्यपदिश्यत्े। दस्यां चारणकिरणास्यबाज- 
निक्षेपात्‌ स्त्रीपुरुषयोगंवढुपचा र: । -तन्‍्न्रवातिक १।३।७ 


२६० पुराण-विमर्श 


[का ध््ह क्का जन्म ऊ 
प्रेरणा धुपी वीर्य वा बाधान करठा है, तव शब्द हपा पुत्र का जन्म होता है ! 
> घव्धा 7 अप 8 किट टद 2 8 
एसी मनोवैज्ञानिक तथ्य का आविप्करण इस दया के झूल में वतंमान है । इंड 
८ की सचना इद्मवँवते पुराण के क्न्ही श्लोको द्वारा मिलती हैं । 


बा्धिदेदिक स्तर पर भी इसकी व्याव्या की जा सकती है। वैदिक मन्‍्धों 
दी भी व्यास्या तीनों स्तरों को दृष्टि मे रख 
।] की इस त्रिविध व्यास्या दा मारे यास्‍्क में 
अपने निरक्त ने पर्व ही प्रणस्त कर दिया है । उसी प्रक्रिया का प्रयोग पीरा- 
दिक इ्यानणों वी व्यूर्णा के निमित्त सी करता चाहिये । आधिदेदधिक रूए रे 


भी यह कवानद एवं सारगानित तथ्य को अभिव्यक्धना करता है। वह तध्य 
दीदिक ग्रग्यों छा रशृततिग्न्वों मे स्वान-स्थान पर निर्दिप्ट किया गया हैं 
साप्टि ये अदसर पर ब्रह्माजीन अपने शरीर को दो भागो में विभक्त कर डाला । 
उसरा बामभाग तो स्त्रीरृप हो गया तथा दक्षिण साग पुरुष बचा ६ और इन 
दोनी के संगोग से ही सारी सूप्टि--मनुण्य, पशु, गाय, अरद आदि आदि की 


अंग ( १४३४३ ) में इसका विवरण व 
॥ मानव-पश स॒प्टि की प्रक्रिया बड़े सुन्दर दंगे त्त 
दया वाली यह कथा इसी आदिम सृप्टि रह की 


5७७ ४7 
रत 
रा 


पी 
| 
ञ्ग्न्के 
रन (ड; र्प् 
बा 
_-न्‍्बे. अब 
हे 
रथ 
जज 
हि! 
र] 
लन्ड 
द्र्मं 
ञ् 


4 


#ब्क-कफ 
हक 
पड । 
हे 
55 
न्ग््डे 
कर 4 
न 
$ के 
लक 
#४ 7 73 
पे 
पे 
४) * 
भू 


ब्णवहास्णि दृष्टि से भी इसकी पर्यालोचना करने पर इसमें अधर्म की 

बात बही नहीं सटवती । इस अधार्मिक कृत्य की निन्‍दा तव उचित होती, 

जब एसवा गरता बिना दष्टिद हुए रह जाता, प्रायरिचित्त किये बिना जीवित 
। 


का 


लोक के स्॒प्ठा होने पर भी ब्रह्मा को इसकी 


ता) छह 22 
दइच ऊजाता। दर नी दरला नहा 


3५७५५०००७> तन नल नम नत+ 3 +लक+नननक ननननननननी न नि नत लक लऊ॑लऔनभ >> +-++ 


१. मनुस्मृसि में भी यह रहस्य उद्घाटित हँ-- 
दिदारस्टा5>मनो देशमर्घेन पररधो+नवत । 
न डक 2८2 


या तुपरानमसनतन्‌ प्रशु ॥ 
>मनु शहरे 


हा 


3 


इ के तारण ही प्राणों पर अनेझ घृणित दोषों की 


रू 


२४ 


नई समाधान के छिए द्ष्टब्य पण्यित माथबीतास 
मर्दाना [(जुतीय स॑०, प्र माधव पस्तकालप, 
हेगनी, पूर्ट ४१०-३२० ) । ऊपर की कई व्यार्याओं के लिए छेखत इस अरद 


ददिष पार्टी , सदा शाख्ोजी को अपना आभार अद्धित करता 


पष्ठ परिच्छेद : वेद और पुराण २६१ 


दण्ड भोगना पड़ा और वह उम्र दण्ड था अपने प्रिय प्राणों का भी घमंवेदी पर 
समर्पण अर्थात्‌ उनका त्याग--- 


स इत्थं गृणत्तः पुत्रान्‌ पुरो दृष्ट्वा प्रजापतोन। 
प्रजापतिपतिस्तन्वं॑ तत्याजब्रीडितस्तदा ॥। 
“भाग० २१२३३ 
इस प्रकार नाना इृष्टियो से विचार करने से इस बहुशः चचित तथा 
अनेकश: निन्दित कथा का मूल रहस्य सातिशय गम्भीर तथा गौरवशालो है! 
उसी रहस्य की पीठिका पर आश्रित होने से यह कया सारवतो तया महिमान्वित 
हैं। इस प्रकार पुराणों ने वैदिक प्रतीको का सरल-सुवोध तथा सहेतुक व्याख्यान 
प्रस्तुत कर उन्हें जनवाधारण के लिए ग्राह्म तवा आादरणोय बनाया है। यहां 
भी वेदार्थ का चमुपबृंहण नाना दृष्टियों से चरितार्थ होता है । 


परिशिष्ट 


बेद, इतिहास तथा पुराण में नाचिकेतोपाख्यान 


विद्वानों से यह वात सुपरिचित है कि वेदों में नाना प्रकार के भोतिक 
विषयो से सम्बद्ध आ्णत्मिक कहानियाँ मिलती हैं। रामायण, महाभारत तथा 
पुराणों मे कही ये कहानियाँ कुछ विस्तार के साथ तो कही संक्षेप रूप में उप 
लब्घ होती है । कही तो अपने मूल अभिप्राय मे ही ये उपलब्ध होती है पर 
कही अभिप्राय भी वदल जाता है। इन आउन्यानों का यदि अध्ययत्त किया जाये 
तो यह बात्त स्पप्ट हो जाती है कि इस आच्यान का मूल रूप क्या हैं तथा किसः 
प्रकार वह विकसित हुआ है । 


बेद से नाचिकेतोपाख्यानच 


यह वात सुविदित हे कि यह आखज्यान वैदिक है। किन्तु यह भाख्यात 
वेद की किसी मन्त्रसंहिता मे उपलब्ध नही होता । सम्प्रति यह कथा तंत्तिरीय- 
ब्राह्मण ( ३३११।८ ), कठोपनिषद्‌ प्रथम अव्याय, महाभारत ( अनुशासन पर्व॑, 
७१वाँ अ० ), वराहपुराण ( अ० १९३-२१३ ) मे मिलती है। इस कथा के 
तुलनात्मक अध्ययन से यह वात स्पप्ट हो जाती हे कि इन तत्तत्‌ स्थलों पर इंच 
कथा का अभिप्राय एक ही नही रहा है। यहाँ हम इसका विवेचन करेंगे । 
मंत्र-संहिता मे यह आर्यान नही है, इस कथन का प्रामाणिक विवेचन 
धपेक्षित है । ऋग्वेद १०१३४ के देवता यम है तथा यमगोत्र कुमार ऋषि 
है। यह बात अनुक्रमणी से स्पप्ट है--यस्मिन्‍्कुमारों यामायनों यामसमालुष्दु्ं 
तु । इस यमगोत्र कुमार को सायणाचाय नचिकेता ही बताते है । किस्‍्तु सूक्त 
के मन्त्राक्षरों से यह कथा भनिदिप्ट है तथा सन्दर्भ से भी इसकी सम्पुष्ठि 
नही होती । जुसे--- 
यस्मित्‌ वृक्ते सुपलाशे देवे: संपिवते यमः | 
अन्ना नो विश्पतिः पिता पुराणाँ अनुवेनति ॥ 
ऋग्वेद, १०११३४। ६. 
सृक्त का यह आद्य मन्त्र है। यद्यपि इस मन्त्र का सायणभाष्य नाचिकेतो- 
पाख्यानपरक है तथापि विद्वज्जनो को यह अभिमत नही । इस मन्त्र में न# 
यह वहुबचन पद व्यत्यय से एकबचनाच्त कर दिया गया है। विश्पति”' शब्द 
“विश प्रजाना पतिः पालक:” इस विग्रह से प्रजापालक के अर्थ में बहुशः प्रयुक्त 
होता है। चतुर्थ चरण की व्यास्या हैं--पुराणान्‌ पुरातनान्‌ अनु पश्चात्‌ 
तत्समीपे निवसत्वशम्तोिति वेनति मां कासयते सम नविकेतसों जनकः ! 


षष्ठ परिच्छेद : वेद और पुराण २३ 


अर्थात्‌ मेरा पिता चाहता है कि मैं पृवंजो के समीप निवास करू। मूलमन्त्र में 
वेनति' क्रियापद का कोई कम दिखाई चही पड़ता । “मामु' पद का उपन्यास 
भाष्यकार ते किया है अतः उपयुक्त व्यास्या समीचीन नही लगती । स्वयं 
आचाये सायण भी उपयुंक्त व्याख्या से सन्तुष्ट नहीं हुए और वे “यथा वेति? 
वचन से इस सूक्त को सामान्य ऋषिपरक बताते हैं । 

तैत्तिरीय-ब्राह्मण में नाचिकेतोपाख्यान 

तैत्तिरीय ब्राह्मण के तृताय काण्ड, एकादश प्रपाठक, अष्टम अनुवाक में यह 
कथा मिलती हैं और वहाँ यह कथा प्रसद्भप्राप्त है। सातवें अनुवाक मे 
पक्ष्याका रवायुदेवताविषयक नाचिकेतारिति की उपासना तथा फलस्वरूप ब्रह्मलोक 
की प्राप्ति कही गयी है । यह केसे प्राप्त होती है, इसी प्रशव के समावान के 
अवसर पर इस आखुयान का उपन्यास हुआ है। इस आखूयान का विषय संक्षेप 
में इस प्रकार है :+--- 
वाजश्रवा नामक ऋषि ने सर्वेस्व दक्षिणा वाले विश्वजिदादि याग के द्वारा 

उसके फल की इच्छा से याग्रमध्य में ऋत्विजो को सवस्व दान कर दिया | उस 
ऋषि के नचिकेता नामक पुत्र थे । उस समय नचिकेता की आयु उपनयन के 
योग्य थी | दक्षिणा मे जिस समय गाये ले जायी जा रही थी उस समय नचि- 
केता के मनमे दानविषयक श्रद्धा भाविर्भूत हुई । उसने सोचा कि इस याग में तो 
यजमसान को सबंस्व देना चाहिए और मैं भी अपने पिता की ही वस्तु हूँ । यह 
विचार उसने पिता से तीन बार पुछा कि मुझे किसे दे रहे हैं ? पुत्र के इस 
आग्रह से पिता क्षुव्ध हो गये और कह दिया मृत्यु को तुमे देता हूँ। बालक 
“नचिकेता पिता का इस अप्रत्याशित आज्ञा से किचित्‌ विस्मित हो गया । इसी 
समय देवीवाक ने कहा-- पिता ने तुझे मृत्यु को दे दिया । अतः तुम्हे मृत्यु के 
पास जाना चाहिए। यम के प्रवासी रहने पर जाओ, तीन रात बिना भोजन 
किये उनके घर रहो । जब लौटने पर यम पूछे कि कितनी राते वहाँ रहे हो 
तो तीन राते बताना । भोजन विषयक प्रश्त किये जाने पर कहना कि पहली 
रात उपवास करके तुमने उनकी प्रजाओ का भक्षण किया, दूसरा रात में उनके 
पशुओ का भक्षण किया, तीसरी रात्रि में उनके सुकृतो का भक्षण किया ।! दँवी 
वाक्‌ से इस प्रकार आदिप्ट नचिकेता ने इसी प्रकार किया । 


नचिकेता के इस शाह्ममर्मानुसारी वचन से यम का हृदय द्रवित हो गया, 
वे उस बालक के प्रति आकृप्ट हो गये और निश्चय किया कि यह तो सत्काराहं 
हैं, मारणीय नहीं। उन्होंने कह दिया, वर माँगो। नचिकेता ने चढ तीस 
वर माँग लिये। १. तुम्हारे द्वारा सारा न जाकर जीवित ही पिताजी के पास 
चला जाऊं, २. मेरे इष्टापूर्त, श्रौतस्मातंसुकृत की रक्षा हो और ३. पुनर्जन्म- 


रद पुराण-विमर्श 


निवारण के साधन विषयक जिज्ञासा | यम ने तोनो वरों को तुरन्त दे दिया। 
प्रथम वर तो यम के बिना कुछ किये ही प्राप्त हो गया। द्विंतोय वर की परत 
के लिए नाचिकेत अग्नि का विस्तृत उपदेश किया और तीसरे वर में भी पुन: 
नाचिकेतास्नि-विद्या का उपदेश किया । एक भग्नि विद्या से ही दो फलो की 
सिद्धि कैसे हो सकती है, इस शड़्ा का समाधान करते हुए आचायें सायण ने 
लिखा है :-- 

“चयन और उपासना में जिस व्यक्ति की चयन की प्रधानता मोर उपायन 
की गौणता होती है उसकी इष्टापूर्ति अक्षय होती है, वह चिरकाल तक पुण्य 
लोक का अनुभव कर पुतर्जन्म स्वीकार करता हैं। जिसका उपासन प्रधान 
होता है और चयन गौण उसकी ब्रह्मलोक प्राप्ति के द्वारा मुक्ति हो जाती हैं 
जन्मान्तर नही होता ।” 

( वैत्तिरीय वाह्मण, सायणभाष्य, प्र० १३८३, आनन्दा० सं० ) 
भाष्यकारका आशय यह है--दो बर की प्रार्थता मे एक भी अग्निविद्या का 
उपदेश फलभेद से दो प्रकार से उपकारक है। होमाग्नि उपासना में अग्तिचयन 
शब्द से विशिष्ट आकार वाली ईटों से वेदी की स्चना, तदनन्तर अग्ति की 
स्थापना और यज्ञोय साधनों से होमविधान ये सभी भादिष्ठ हैं। वह्नि की 
देवतारूप मे उपासना और यजमान का उसमे मनोनिवेश यह परवर्ती विधि है। 
इसमे प्रथम से तो इष्टापूर्त की अक्षीणता निष्पन्न होती है और दूसरे से मृत्यु 
का अपक्षय होता है, यही सायणाचायं का अभिमत है। 
तैत्तिरीय क्षाह्मगगत आख्यान का यह संक्षेप है । 
कठोपनिषद्‌ में नाचिकेतोपास्यान 

कठोपनिपद्‌ का आख्यान लोक मे नितान्‍्त प्रसिद्ध है। वह आख्यान भी 
तैत्तिरीय-ब्नाह्मण के समान ही है यद्यपि कुछ विस्तृत रूप मे मिलता है । दोनी 
कथाओ में कुछ भेद है जिसमे कठोपनिषद्‌ में जो नवीनता है। उसका यहाँ 
निदर्शंन किया जाता है :--- 

( क ) दक्षिणा मे ले जायी जाती हुई गायो की कृशता ही नचिकेता कर 
पिता से प्रश्क का कारण है। क्योकि :--- 

पीतोदका जम्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रिया:। 
अनन्दा नाम ते लछोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददत्‌ ॥ 
->कठ०, १। १३ 
निरिन्द्रिय गायो का दान आनन्दरहित तथा दुःखदायी छोको को प्राप्त 


कराता है यही विचार कर नचिकेता अपने पिता वाजश्नवा से अपने दान के 
लिए पृछता है । 


पछ परिच्छेद : वेद और पुराण रद्५ 


(ख ) तैत्तिरीय ब्राह्मण में अशरीरिणी वाक्‌ का सद्भाव है जो नतिकेता 
-को भावों कार्य को करने का उपदेश करती है । कठोपनिपद्‌ मे इसका संकेत भी 
नही है । वैत्तिरीय-ब्राह्मण में दंवी वाणी के उपदेश से ही नत्रिकेता अपने काये 
के यथोचित सम्पादन में समर्थ हुआ । कठोपनिषद्‌ मे देवी वाणी का अभाव 
-नचिकेता की तेजस्विता और अन्तःसत्त्व को सद्यः प्रकाशित कर देता है । देवी 
वाणी के विना उपदेश के ही कुशाग्र बुद्धि, अत्षामान्य सत्त्त तथा हृढनिश्चयी 
मचिकेता सभी कार्यो को उसी भाँति निप्पन्त करता है, यह उसके चारिश्य के 
प्रागल्म्य का परिचायक्र है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणग्नन्य में यम द्वारा बताये 
भौतिक वैभवधिलास के प्रलोभन का संकेत भी नही है। पर, उपनिषद्‌ मे वह 
अलोभन नितान्‍्त हृदयहारी है-- 
ये ये कामा दुलंभा मर्त्यलोके 
सर्वान्कामॉश्च्छन्दत: प्रार्थयस्व । 
इमा रामाः सरथा. सतृर्या 
न हीदुशा लम्भवीया मनुष्ये: ॥। 
आभिमंत्पत्ताभि: परिचारयस्व 
नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षी: ॥ 
-+कठ०, १।१।॥२५ 
इन प्रलोभनों से नचिकेता अपने निए्चय से जरा भी नही डिगा, यह उसकी 
अगल्मता और हृढता का परिचायक है । 
(गे ) दूसरा पार्थक्य भी स्पष्ट ही हैं। दो ग्रन्थों में वरो की संख्या वरावर 
हैं--कठोपनिपद्‌ में भी तीन बर हो है। पर प्रथम दो वरो मे भेद न होने पर 
भी तीसरे वर के स्वरूप मे बड़ा भेद है। तैत्तिरीय-ब्राह्मण ने कर्मकाण्ड के अनु- 
रूप याज्ञिक सरणि का अनुसरण कर पुनमुंत्यु-निवारण के लिए नाचिकेताग्नि 
का उपदेश नितान्त समोचीन है। क्योकि ब्राह्मणग्नंथ मे तो याग का ही 
प्राधान्य हैं। उपनिषद्‌ में आध्यात्मिक उत्तर है। बतः ज्ञानकाण्डपरक कठोप- 
निपद्‌ में आध्यात्मिक सस्तर सुतरा संगत है । 
अतः ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ ब्रंथ मे तात्पय में समानता होने पर भी उप- 
देश को भिन्‍नता स्पष्ट प्रतीत होती है । 


इतिहास में वाचिकेतोपास्यान 


महाभारत, अनुशासनपवें के ७१वें अध्याय में समग्र नाच्चिकेतोपाख्यान 
आचीन इतिहास के रूप मे वषित है। नचिकेता के पिता उद्दलक ऋषि ने 
बी 55 
“दीक्षा के समाप्त होने पर नचिकेता को नदी तीर से समिधा, दर्भ, पृष्प, कलूश- 


२६९ पुराण-विमण 


जल लेने के लिए भेजा। किन्तु नदी के वेग से सव कुछ बहू गया था, अतः 
लौटकर बालक नचिक्षेता ने पिता से कह दिया कि उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं 
पड़ा | यह सुन भूख प्यास से आते ऋषि ने नचिकेता को शाप दे दिया--बम 
के पास जा । ऋषि के इस भतकित बाग्वद्ध से आहत नन्रिकेता गतसत्त्त होकर 
सद्य; भूलुण्ठित हो गया । दुःखित पिता ने णेप दिन तथा रात को अत्यन्त दुःखी 
होकर बिताया । 
पिता के अश्रु से रिक्त नचिक्रेता पुन: उठ बैठा। बाज्चर्यत्रक्ति पिता ने 
नचिकेता से यमपुरी का दृत्तान्त पूछा । नचिकेता ने फहा--अत्यन्त प्रकाशमान 
ववस्वती सभा में जाने पर यम ने अर््यादि से मेरा स्वागत क्रिया और कहा 
कि तुम्हारे पिता ने क्ेवद्र यमपुरी देखने के लिए कहा है, अतः तुम मरे न 
हो । मैंने उनसे पृण्यवानों के लोक देखने की हे 
दिखाया । दूध और घी से भरी नदियों को देखकर मैने यम से पुछा-- 
क्षीौरस्यंत्ता. सपिपद्चेव नद्य: । 
शश्वत्‌ ख्रोता: कस्य भोज्या: प्रदिष्टा: ॥ 
अर्थात्‌ दूध और घी से भरी ये नदियाँ किसकी भोज्य है? यम ने कहा--- 
यमोथ्क्रवीद्‌ विद्धि भोज्यास्त्वमेता 
ये दातारः साधवो गोरसातनाम्‌ । 
अन्ये लोका: शाश्वत्ता बीतशोकक: 
समाकीर्णा गोप्रदाने रतानाम् ॥ 
+>महा०, अनु०, ७१।२६- 
यम ने गोदान की प्रभृत प्रशसा की । गोदान छे प्रसंग में पात्र, काल और 
गोविशेष की भी महिमा वणित है। शोभन समय में, शोभन विद से, शोमन 
पात्र को दी गयी गी दाता को अनन्त दिव्य छोकों को देती हे। हीन भौर 
पुरानी गो देने पर दाता को नरक ही देती हे 
दत्वा घेनुं सुन्नता कास्यदोहा 
कल्याणवत्सामपलायिनी च। 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति त्तस्था- 
स्तावद्‌ वर्पाण्यरनुते स्वर्गलोकस्‌ ॥ ३३ ॥। 
यह पद्य गादान की प्रशंसा करता हैं। गौओं के साथ मानवो का प्रेम 
सदा से रहा है । इसका प्रतिपादक यह इलोक देखिए--- 
गावो लोकांस्तारयन्ति क्षरल्त्यो 
गावश्चान्नं संजनयन्ति लोके। 


/5॥ 
हु है 


जप 


हवा 


षष्ठ परिच्छेद : वेद और पुराण रएछ- 


यस्तं जाननु न गवां हादमेति 
स॒ वे गन्ता निरयं पापचेता: ॥ ५२॥ 
-[ महाभा० अनु ० ७१ ) 
इस प्रकार इस सम्पूर्ण अध्याय मे वैवस्वत यम ते गोदान का गौरद 
बताया है। 


विवेचन 


यहाँ महाभारतीय नाचिकेत कथा का संक्षिप्त विवेचन किया जाता है। 
७१ वे अध्याय से पूर्व ही गोदान का प्रसद्भोपात्त वर्णन हैं। अनुशासन पर्व॑ 
अध्याय ६९ मे गोदान का माहात्म्य सामान्यतः वरणित है । ७० वे अध्याय में 
नृग राजा के गोदानजन्य कीति का वर्णन है ( नृग का वर्णन श्रीम:द्भागवत 
१०१६४ में विशेष रूप से है )। तदनन्तर गोदान की दृढता से महत्त्वस्थापन 
के लिए प्रसद्धोपात्त ७१ वाँ अध्याय आता है। वहाँ 'अन्राप्युदाहरन्तीममिति- 
हास पुरातनम्‌” अर्थात्‌ (इस विषय में यह पुराना आखजूयान है ) कहकर 
नचिकेता की कया संक्षेप मे वणित है । क्योकि कथा संक्षेप मे चवणित है बतः 
कई कथाशो मे सामझस्व स्थापित नही होता । जैसे:-- 

( १) नचिकेता के अल्पापराध से ऋषि उद्दालक का शाप अनुचित प्रतीत 
होता है। ऋषि ने नचिकेता को नदीतीरसे इ७घ्मादि के आहरण के लिए 
कहा | नदी वेग से तत्तत्‌ पदार्थों के वह जाने से नचिकेता उन्हें व छा सका 
बनतः उसका इसमे कोई अपराध नही । इस प्रकार इस कथा में यह अनौचित्य 
दिखाई पड़ता है । 

( २) कठोपनिषद्‌ मे वणित इस कथा में पिता द्वारा निरिन्द्रिय गायी के 
दान को देखकर नचिकेता का हृदव दुःखित हो उठा अतः उसने स्पष्ट इसका 
प्रतिरोध क्रिया । इस प्रकार उपनिषद्‌ मे नचिकेता ने गोदान के उचित नियस 
का प्रतिपादन कर लपने ऊपर विपत्ति ली | यहाँ उसके हृदय की उत्कट गोभक्ति 
का परिचय मिलता है । स्वर्ग में गोदानकर्ताओ को उत्तम गति मिलती है 
इस महाभारतीय कथा का औपनिषदिक कथा से सामझस्य होता है । किन्तु 
महाभारत में इस कर्थांण का निर्देश नहीं अत. वहाँ पूर्वोत्तर के कथाश में असा- 
सझ्ञस्य खठकता है । 


पोराणिक चाचिकेतोपाख्यान 


वराह-पुराण में अध्याय १९३ से २१२ तक नाचन्ककितोपाख्यान चणित 
वहाँ इस कथा को “पुरावृत्ता कधैषा' कहा गया है जिससे इसकी प्राचीनता 
ती है । वहाँ इस आख्यान की महिमा भी वर्णित है :-- 


/30 


५) 


है 
सिद्ध 


॥| 


| 


ए्‌ 


२६८ पुराण-विमर्श 


शण राजन्‌ पुरावृत्तां कथां परमशोभनाम्‌ | 

धर्मवद्धिकरी तित्यां यशस्यथा कीतिवधिनीम ॥ 

पावनी स्वपापानां प्रवृत्तो कीतिवर्धिनीस्‌। 

इतिहासपुराणानां कथां वे विदुपां प्रियास्‌॥ 
“-वराहपुराण, १९३।१०-११ 


२१२ वे अध्याय के अन्त मे कथा-समाप्ति के अवसर पर भी इसका महत्त्व 
प्रतिपादित है :--- 


इंद॑ तु॒ परमाख्यानं॑ भगवद भक्तिकारकस्‌ । 
खणुयाच्छावयेद वापि सर्वकामानवाप्तुयात्‌ ॥ 
“-वेराह० २१२२०-२१ 
यहाँ कथा अत्यन्त संक्षिप्त रूप से वणित हैं। कथा का स्वरूप इस 
प्रकार है :--- 
उद्दालक नामक कोई प्रसिद्ध ऋषि थे जो समस्त वेद-वेदाद्भ में पारज्धत 
ये। उनके पुत्र नचिकेता हुए भोर वे भी अत्यन्त वुद्धिमान्‌ तथा समस्त वेद- 
वेदाज़ मे पारज्भत थे। पिता ने रुड् होकर पुत्र को शाप दिया--जामो शोर 
बम को देखो” । योग विधि के ज्ञाता पुत्र ने पिता से कहा--आप का वचन 
मिथ्या न हो इसलिए मैं शीघ्र ही धरमंराज को पुरी में जाऊँगा । यम का दशन 
कर निस्सन्देह यहाँ पुनः भा जाऊंगा 7 क्रोध मे ऋषि ने तचिकेता को शाप तो 
दे दिया पर पीछे उन्हे बहुत पश्चात्ताप हुआ अतः उन्होने पुत्र को यमपुरी 
जाने से बहुत रोका । किन्तु नचिकेता ने भावी पुत्रवाश को आशडू से सन्त्रस्त 
पिता को सत्यमार्थ से विचलछित देखकर उन्हें सत्यमार्ग से न हटने के 
लिए बहुत प्रयत्न किया । सत्य की महिमा के प्रतिपादक ये इलोक अत्यन्त 
उदात्त है :--- 

उदधिलघयेन्तेव.. मर्यादां . सत्यपालित: 

मन्त्र: प्रयुक्तः सत्येन सर्वंलोकहिताय ते ॥ 

सत्येत्त यज्ञा व्॑न्ते मन्त्रपुता: सुपुजिताः। 

सत्येन वेदा गायन्ति सत्ये लोका: प्रतिछ्िता: ॥ 

सत्यं गाति तथा साम सर्व सत्ये प्रतिष्ठितस । 

सत्य॑ स्वर्गस्च धर्मश्च सत्यादल्यन्त विद्यते ॥ 

सत्येन सर्व लूभते यथा त्तात मया श्रुतस्‌ । 

न हि सत्यमतिक्रम्य विद्यते किश्विदुत्तमस ॥ 
--वराहपुराण० १९३।३८-४१ 


षष्ठ परिच्छेद : वेद और पुराण २६०, 


पिता को अपने धर्म पर स्थिर कर नचिकेता उस परम स्थाव पर गया 
जहाँ राजा यम रहते है । उन्होने वाहक को आया देख यथा बिधि अचेता कर 
तुरत छीठा दिया-- 
अचितस्तु यथान्याय॑ दृष्ट्नेव तु विसजित:॥ 


तचिकेता वहाँ से लौटकर अपने पिता को आजनन्दित करते हुए अपने 
आश्रम में आया । पुत्र की लोटा देख जपने भाग्य की उद्दलक प्रशंसा करने 
लगे और परलोक की कथा सुनते की इच्छा वाले अन्य ऋषि-मुनियों को 
बुला लिया। आश्रम में इकद्ठे उन लोगो ने यमलौक विषयक्र अनेक कौतू- 
हलोत्पादक प्रश्नों को पुछा ( भ० १९४ )। यहाँ से लेकर २१२ अध्याय तक 
नन्रिकेता ते उन लोगों के प्रश्वों का उत्तर देकर उन्हें सन्तुष्ट किया । परलोक- 
विषयक जिज्ञासुझ्लों के लिए ये अध्याय उपयोगी है तथा उन्हें इसका मालोडन 
करना चाहिये। १९४५ वे अध्याय में यसदोकस्थ पापियों और १९६ मे 
घर्मराज की नगरी का विस्तृत वर्णन है जहाँ (पृष्पोदका नामक नदी 
वहुती है। उसके तट पर ऊंचे प्रासाद हैं जो दर्शकों के मत को मुग्ध कर 
लेते हैं । 

१९८ अध्याय मे यमकृत चजिकेता की अभ्यथेना वणित है। छुशास्ट्रठ, 
पृष्पोपशोभित स्वर्ण आसन पर यम की आज्ञा से नचिकेता बठे। यम का 
रौद्र मुख उस समय सौम्य हो गया। वालक नचिकेता ने उनको प्रशस्त 
स्तुति की जिससे प्रसन्न होकर यम ने उन्हें चित्रगुप्त के पास भेजा । नचिकेत्ता 
को चित्रगुप्त ने विविध चरक यातनाओं का दर्शव कराया। इन खबका 
नचिकेता ने अपने पिंता के सामने यवावत वर्णन किया । 


विवेचन. - 


वराहपुराण मे दी हुई कथा के विवेचव से निम्वलिखित बातें स्पष्ट- 


होतो हैं :-- 


( के ) वराहपुराण में यह कथा “पुरावृत्ता! कही गयी है। इससे यह 
द्योतित होता है कि यह कथा प्राचीन है तथा यह अनुमान होता है कि यह 
कया चेंदिक हैं। यह भी अनुमान किया जा सकता है कि पुराण-काल में 
यह कथा विस्मृतप्राय हो गयी थी । 


( ख ) ऋषि उद्दाकक के क्रोध का कारण न देने से यहाँ कथा की मैसर्ि- 


कता में बाधा जाती है । किसी के भी क्रोध का हेतु होना चाहिये, उसके दे 
होने से अनौचित्त्य प्रतीत होत्ता है । 


२७० पुराण-विमर्श 


भावी पुत्नवियोग को आशका से उद्दालक का पश्चात्ताप, उद्देग, सत्य से 
प्रच्युति पाठकों को उद्विन कर देती है। ऋषि के हृदय में जिस हृढता की 
अपेक्षा होती है उसको कमी देखकर पाठकों का मन दुःखी होता है । 

( ग) पुराणकार का अभीष्ठ प्रतीत होता है यमलछोकके वृत्तान्त, पुण्य कर्मो 
के परिपाक और पाषियों की नरकबातना का वर्णन । इसी उद्देश्य से प्राचीन 
नाचिकेत कथा यहाँ निर्दिष्ट है। साक्षात्‌ देखी हुई वस्तु के वर्णन में जितनी 
श्रद्धा होती है उतनो सुनी हुई वस्तु के वर्णन में नहीं । इस विपय में नचिकेता 
की कथा नितान्‍्त उचित प्रतीत होती है । पिता के शापवश नचिकेता ने स्व 
तथा नरक की गतियो का साक्षात्‌ अवलोकन किया--इस वँदिक कथा को 
'पुराणकार ने साग्रह तथा साभिप्राय यहाँ उपनिवद्ध किया है। हृ४ वस्तु में 
श्रुत॒ की अपेक्षा अधिक विश्वास जमता है। यही विचार कर नाचिकेत कथा 
पुराण में उपनिवद्ध है । कथा की प्राचीनता, प्रामाणिकता और विपयोपका- 
रिता स्पष्ट है । समस्त स्थानों पर जहाँ यह आखुयान है मुनिवालक का नाम 
नचिकेता या नाचिकेत है । 
नासिकेतोपास्यान 

उपयुक्त पौराणिक कया में कुछ सम्बद्ध, यद्यपि अनेक भिन्‍नताएँ वर्तमान 
है, एक नासिक्रेतोपास्यान नामक पुस्तक उपलब्ध होती है । इसके कई हस्तलेख 
मिले है तथा कही से प्रकाशित भी हुई है | संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 
के सरस्वती भवन पुस्तकालय में उपऊब्ध हस्तलेखों के आधार पर इस कथा 
का उपन्यास किया जाता है । 

यहाँ यह स्पष्ट कह देना उचित है कि नासिकेतोपास्यान की कया नाचि 
'केतोपाख्याव से सुतरा भिन्‍न है । इस आख्यान में कथा का संक्षिप्त रूप इस 
प्रकार है :--- 

वेद-वेदाड़ मे पारद्धत महपि उद्दालक अपने आश्रम में उग्र तप कर रहे थे 
तभी वहाँ पिप्पलाद नामक ऋषि आये । उन्होने गृहस्थाश्रम की बड़ी प्रशंसा 
की तथा पुत्रप्राप्ति की महत्ता वणित करते हुए कहा-- 

कुलानि तारयेत्‌ तस्य सुपुत्रो वंशवर्धन:। 
अपुत्रस्थ गुहं शन्यमपुत्रेण गृहेण किम । 
अपन्रो वशत्ताशो$स्ति श्रत्तिरिेषा सनात्तनी॥ 

मुनि अपने भाग्य को पूछने स्वर्गलोक मे चले गये जहाँ प्रजापति ने उन्हे 
बताया कि पहले तो तुझे पुत्रलाभ होगा फिर पत्ती मिलेगी। आश्रम में लौटकर 
मुनत्ति विषय की चिन्ता करने छगें, और उनका वीय॑ स्खलित हो गया। उसे 
उन्होंने कमल के पुष्प मे रखकर गंगा नदी से छोड़ दिया। दैवयोग से किसी 
“रघु नामक राजा की चन्द्रावती नामक छड़की थी जो उसी समय गंगास्तान के 


पष्ठ परिच्छेद : वेद और पुराण ' २७१ 


पलए गयी और उसने उस कम्लपुष्प को देखा । सखियाँ उस फूल को उठा 
लायी और राजकुमारी ने उसे सूंघ लिया। उद्दालक के ममोघ वीय से उसे 
आभे हो गया और दसवें महीने उसने नासाग्र से एक पुत्र उत्पन्न किया । नासाग्र 
से उत्पन्न होने से उसका नाम नासिक्रेतु या नाप्चिकेत पडा--- 
नासाग्रेण समुत्पन्ष ऋषिरताम तवाकरोत्‌ | 
नासिकेत इति ज्ञात्वा मम प्रोक्तं महात्मना | 
इस पुत्र को अन्याय से प्राप्त जानकर उस कन्या ने काष्ठ मज्जूषा में रखवा 
कर सखियो द्वारा गंगा जल में फेकवा दिया। उस राजकुमारी के पिता को जब 
वृत्तान्त ज्ञात हुआ दो उन्होंने अनर्थ की आश्द्धा] से उठ रूडकी को जंगल मे 
छोड़वा दिया । काप्ठमंज़ूषा में वहते वाहक को उद्दारलूक के शिष्य ने देखा 
और उसे उठा लाया) ऋषि ने उसका पालन-पोषण किया। चदच्धावती भी 
जउनके आश्रम पर पहुँची और अपना समस्त पूर्व वत्तान्त वताया--- 
आगतं पद्मपुट्क॑दर्भेग परिवेष्टितम्‌ | 
तस्मिच्नाश्रातमात्रण जात॑ गर्भस्य धारणम्‌ ॥--४४१ 
ऋषि को सव वृत्तान्त ज्ञात हो गया । उन्होने रघु से जाकर समस्त समा- 
“चार निवेदन किया और नासिकेत को पुत्र रूप में तथा तदनन्तरः चनच्द्रावती को 
पत्नीरूप में ग्रहण किया । इस प्रकार प्रजापति द्वारा कही बात हो गयी । 
किसी समय पिता ने नासिकेत को अग्निहोत्र को सामग्री छाने के लिए 
बन में भेजा। नासिकेत वन के किसी रमणीय भाग में जाकर समाधिस्थ हो 
“गये और भआाघा वर्ष बीत गया । आने पर अग्निहोत्र में प्रत्यवाय की आशा 
कर पिता उद्दालक ने नितान्त आक्रोश प्रकट किया। नासिकेत ने अग्निहोन्र 
“की निन्‍दा कर योगविधि की प्रशंसा की-- 
अग्निहोत्रमदं॑ तात संसारस्य तु बन्धनम | 
जन्ममृत्यमहामोहे संसारे तव न शख्रवम्‌॥ 
योगाभ्यासात्‌ परं नास्ति संसाराणंवतारणम्‌॥ 
उसका वात सुनकर क्रूद्ध पिता ने तुरन्त शाप दिया--- 
उदवाच गच्छ शाघ्रं त्वं यम पर्य सुताधम ॥ 
अर्थात्‌ तुम शीक्र यम का मुख देखो । 
नासिकेत ने यमलोक से जाकर यम्॒ की आज्ञा तथा चित्रगुप्त के अनुग्रह 
के यमलोक की यातनाओ तथा सुखो को स्वयं देखा | यमलोक से लौटने पर जब 
-मुनियों ने उससे यमलोक का वृत्तान्त पूछा तो नासिकेत ने सभी बता दिया-- 
इत्यादि स्वमाख्यातं तत्र दुष्ट मुनीस्वरा: । 
सन्देहों नात्र कत्तंव्यः स्वप्रत्ययदर्शनात्‌ ॥ १७२९ 


२७२ पुराण-विमर्ण 


इस ग्रन्थ की हस्तप्रतियो का अवलोकन करने पर इसके दो पाठ दिखाई 
पड़ते हैं--( १ ) बुहत्पाठ और ( २) लूघुपाठ | इसको वहुत्त सी हस्तप्रतियाँ 
उपलब्ध है। लघुपाठ वाले आन्यात का १८०३ ई० में सदल मिश्र ने कलकत्ता 
से हिन्दी अनुवाद प्रकाशित कराया जो हिन्दी के आरम्भिक ग्रन्थों में अपना 
विज्येष महत्व रखता है| बिहार राष्ट्रभापा परिषद्‌ ने इसे प्रकाशित किया है ।* 
नाचिकेतोपास्यान-विमरां 

वेद, इतिहास तथा पुराण में उपलब्ध नाचिकेतोपान्यान का संक्षिप्त विमर्श 
यहाँ प्रस्तुत किया जाता है : 

(१ ) ब्राह्मण तथा उपनिपद्‌ अनन्‍्च मे ऋषिवालक का नाम नतचिकेतस्‌ 
या नचिकेत्ता है; इतिहासपुराण मे नाबिफेत है। ब्राह्मण तथा उपनिपद्‌ में 
पिता का नाम चाजिश्रवस है। फिर कठोपनिपद्‌ मे औद्चलकिरासणि:मत्पसिष्ट: 
में आरुणि को औद्यालकि भी कहा गया है। शाइूर भाष्य में उद्दालक एव 
ओऔद्यालकिः' है अत: उसके पिता का उद्दालक भी नाम परिचित प्रतीत होता हैं। 
पुराण और महाभारत में उद्दयलक या उद्दाठकि ही नाम है । 

(२ ) यह उपाख्यान वेदिक ही हैे। यह बआाशख्यान सर्वप्रथम तैत्तिरीय- 
ब्राह्मण में दिखाई पड़ता है । अतः यह मनुमान किया जा सकता है कि ते त्तिरीय- 
ब्राह्मण ही इसका यूल है। पर यह अनुमान किया जा सकता है कि मूलतः 
यह आख्यायिका कठशाखा के अध्येताओं में ही प्रचलित थी । इस अनुमान का 
समर्थक यह प्रमाण है: तैत्तिरीय ब्राह्मण के मूल प्रपाठको मे स्वर्ग शब्द का 
उच्चारण सुवबर्ग' है, यथा-- 

अपदातीनृत्विजः समावहल्त्या सुब्रह्मण्याया । 
सुवर्गस्य लोकस्य समपष्ठये । 
वाच॑ यत्वोपवसित-सुवर्गस्य लोकस्य गुप्त्ये ॥ 
. “दैत्तिरीय ब्ला० शाप! 
किन्तु ११वें प्रपाठक्त से आरम्भ कर तैत्तिरीय ब्राह्मण के अन्त तक यह 
वहुप्रचलित पद्धति उलट जाती है | यहाँ सूत्रगे शब्द स्वर्ग हो जाता है, यथा-- 
यो हू वा अग्नेर्ताचिकेतस्थ शरोर॑ वेद, सशरीर एवं स्वर्ग लोकमेति | 
हिरण्यं वा अग्निर्नाचिकेतस्थ शरीरस । य एवं बेद । सशरीर एव स्वर्ग 
लोकमेति । 


तैत्तिरीय ब्राह्मण, प्रपाठक ११, अनुवाक ७ । 





१. नासिकेत्तोपाख्यान की हस्तलिखित प्रतियो के विषय मे विस्तृत विमर्श 
के लिए देखिये, काशिराजन्यास, रामनगर को पुराण पत्निका ( ६२) मे मेरा 
एतट्ठिषयक निवन्ध ।--घ० ३९५०-९६ | 


पछ परिच्छेद : वेद और पुराण २७३ 


अतः यह बनुमान होता है कि ये दोनों प्रपाठक किसी दूसरी शाखा के हैं 
जो इधर-उधर से यहाँ आ गये हैं। मूलतः ये दोनों प्रपाठक्त कठ शाखा के ये 
यह अनुमान करना भी कठिन है। एकादश प्रपाठक में उपलब्ध यह आख्यान 
कठ शाखा का है; यह ऊयन भी विरुद्ध नहीं । अतः यह कहा जा सकता है कि 
कठोपनिपद्‌ में सर्वाज्भ रूप से उपलब्ध यह कया कठशाखीय याज्ञिक सम्प्रदाय 
में ही मूलतः: उत्पन्त हुई और अन्य त्रंथों में भी तात्पय-भेद से यृहीत वा 
स्वीकृत हुई । 

(३ ) प्रेक्षक्नों को तात्पय॑ में भेद भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस आख्यान 
का याज्ञिक सम्प्रदाव से सम्बन्ध रहा और यह वहीं उद्युत हुआ । बतः यह्‌ 
बात्यान कर्मंकाण्डविषयक था इसमे कुछ विशेष कहने की अपेक्षा नही । कठोप- 
निषद्‌ का वर्णन नाचिकेताग्ति का वैशिप्ट्य दर्शाता है। अन्य अग्तियों के चयन 
से उसके चयन में, ईठो की संख्या मे भेद है--“लोकादिमग्लि तमवाच तस्से 
या इष्टका यावतीर्वा यथा वा ।” यह कठोपनिषद्‌ का ही वचन है। व्राह्मण-प्रच्य 
में इस आल्यान का कर्मंकाण्ड ही उद्देश्य हैं। नाचिकेतारिति के सेवन से स्वर्ग- 
प्राप्ति तया मृत्युहानि--ये दो तात्यय॑ ब्राह्मण-प्रंथ में सुस्पष्ठ हैं। चूँकि उप- 
निपद्‌ में ब्रह्मविद्या का प्राधान्य है, अत: यह कया अव्यात्मविषयक है। उप- 
निपद्‌ में नचिकेता का गोओ के लिए तीज कप्ठ को बद्धभीकार करना, यमलोक 
में यम से ब्रह्मविद्या सोखना तथा छौठकर पिता का दर्शन वर्णित है। इतिहास- 
पुराण में इसके केवछ दो ही भाग--गौ के लिए कप्टस्वीकृति तथा लौठना--- 
ये ही मुल्य रूप से वर्णित हैं। महाभारत मे बह कथा गो-महिमा के रुप में 
उपनिवद्ध है। पापी छोग परलोक मे नाना तीज बातनाओ को सहते हैं और 
अ>पयात्मा लोग दिव्य लोक़ों को प्राप्त कर दिव्याड्भरनाओं के साथ अक्षग्य सख 
भोगते हैं-“-यह नचिक्रेता के मुख से प्रामाणिक्त रूप से कहलरूवाकर प्रण्य का 
परिषाक शुभ मौर पाप का परिपाक बज्ुभ होता हैं। यही इस आख्यान का 
छार हूं। इस प्रकार ग्रन्यों के तात्ययंभेद, कालभेद तथा परिस्थितिभेद से कथा 
का अभ्प्राव बदल जाता है। मूलतः कर्मकाण्डपरक यह कया उपनिषद में 
विद्याल्तुतिपरक हो गयी महाभारत में गोदानप्रशंसापरक तथा इतिहास-पुराण 
मे कम्रकल की ख्याविका हुईं । यह कारूभेद के कारण हुआ । मूलतः: नचिकेता 
का भरित्र तेजस्वी, ब्रह्मवर्चससम्पन्त तया उदात्त था। ब्र ह्यणकाल से आज 
तक परिव्द्धित होता हुई भी यह कवा अत्यन्ठ लोकोपकारक हूँ । 


फैल] | 


«(>> ट2८००- 


श्थ हे 0 वचि० 


सप्तम परिच्छेद 
पुराणों का वर्ण्य विषय 


पुराणों का मुख्य वण्यं विषय पर्वलक्षण ही है--प्तगें, प्रतिश्नगें, वंश, 
मस्वन्तर तथा वंशानुचरित । इन लक्षणों के स्वरूप का समीक्षण पुराणों के 
समभतने के लिए नितान्त आवश्यक है। पीछे दिखलाया गया है कि पुराण का 
यही सर्वप्राचीन लक्षण है। इस परिच्छेद और अगले परिच्छेद में इन पांचों 
विषयो की समीक्षा सक्षिप्त रूप में ही प्रस्तुत है। साथ ही साथ इतर विषयों 
का सामान्य निर्देश करने के अनन्तर पुराणनिदिष्ठ भुगोल का भी विवरण अन्त 
में दिया जायेगा । 


(१) 
पौराणिक सृष्टितत्त्व 

पुराण मे सुष्टि-विद्या का बड़े वैशद्य से वर्णन किया गया है। 'पर्ग' (सृष्टि) 
पुराणो के पञ्चलक्षणो में से आद्य तथा मुख्य लक्षण है। पौराणिक सृष्ठि-विद्या 
में सांख्य-दर्शन के द्वारा निदिष्ट सृष्टि-विद्या का विशेष अवलम्बन तथा आश्र- 
यण लिया गया है। सांड्य का प्रभाव पुराणो के ऊपय विशेष रूप से पड़ा है; 
इसका प्रत्यक्ष प्रत्येक आलोचक को अल्प प्रयास से ही हो सकता है । ष्यातव्य 
तस्व यही है कि पुराण के सृष्टिप्रकरण पर सांझ्य का विपुल प्रभाव पड़ा है 
अवश्य, परन्तु पौराणिक सृष्टितत्व साख्योय सुष्ठितस्व का अक्षरशा 
अनुवाद नही है। पौराणिक सुष्टिविद्या का अपना वैशिष्ट्य है, स्वातस्त्रय 
है, सांख्य मत से प्रभावित होने पर भी उसमें अपना व्यक्तित्व है। पुराणों 
में वणित सुष्टितत्व महाभारत तथा मनुस्मृति के एतद्‌-वर्णब के अनन्तर 
किया गया है। वैदिक सृष्ठितत्व का भी प्रभाव इन तीनों ग्रस्थों के सुष्ठि- 
वर्णन में ऊपर विशेषर्पेण दृष्टिगोचर होता है। पुराणक्ालीन सरब्य 
निरीश्वर दर्शंद न होकर सेश्वर दर्शन है भर्थाव्‌ सांख्य-वेदान्त में किसी 
प्रकार का विरोध या वैषम्य इस प्राचीद काल में लक्षित नही होता जैसा वह 
अवान्तर काल में स्पष्टतया प्रतीत होता है ! यहाँ तो सोख्य तथा वेदान्त की 
मज्जुल सामरस्य है बर्यात्‌ प्रकृति-पुरुष के द्वैत का प्रतिपादक्त सांहय अहम 
ब्रह्म के द्योतक वेदान्त के साथ मिलकर पौराणिक दर्शन की मूल भित्ति तैयार 
करता है। प्रकृति तथा पुरुष दो भिन्‍न तत्त्व नहीं हैं, प्रत्युत वे दोनों ब्रह्म के 
द्वारा प्रेरित होकर ही अपने कार्य के सम्पादन में समर्थ होते है। ब्रह्म हें 


